भगवत्पतञ्जलि-विरचित 


व्याकरण-सहाभाष्य 


(प्रथम नवाहिक) 
क्का्‌ 
हिन्दी अनुवाद तथा विवरण 


अनुवादक व विवरणकार 


श्री गान्धिचरितपू , अनुवाद-कला, उपसगोर्थ-चन्द्रिका, प्रस्तावतरङ्गिणी, 
याक्यमुक्तावळी, व्याकरणचन्द्रीदय, शब्दापशब्दविवेक' 
आदि ग्रन्थों के निर्माता तथा वाक्यपदीय के परिष्कर्ता 


` चारुदेव शास्त्री 


एम्‌, ए., एम्‌ , ओ, एक्‌, 


प्रकाशक 


श्री मोतीलाल बनारसीदास 
घाच्यपुरतक-प्रकाशक व विक्रेता 
बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ! 


प्रथम संस्करण संवत्‌ २०२५ मूल्य ० रुपये 


प्रकाशक ¦ 


श्री मोतीलाल वनारसीदास 
बंगला रोड़ जवाहर नगर, दिल्ली ! 


सुद्रक : 

देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर 

विश्वेश्वरातन्द वैदिक रिसर्च 

इन्स्टीच्यूट प्रेस, साधु श्राश्नम, 
होशिआरपुर । 


नमो भगवते पतक्षरूये । नमो गुरुभ्य । 
प्रकृतक्कतिविधयक किश्चिद्वक्तव्य 
महाभाष्य के प्रथम आहिकत्रय का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मैने लिखा था-- 


“यह अनुवाद किस लिये हुआ है । इस लिये नहीं कि महाभाष्य की भाषा क्लिष्ट 
है, दूर व्यवहित अन्वय आदि के कारण दुर्वोध है । भाषा इतनी सरल, सुन्दर तथा 
मधुर है जितनी कि कभी हो सकती है । वस्तुतः इतने प्रसाद और माधुर्यभरे कुछेक ही 

ग्रन्थ समस्त संस्कृत साहित्य में मिळते हे । जैसे मीमासा शाबर भाष्य, शाड्टर ब्रह्मसूत्र 
भाष्य, अथवा उपनिषदों के सवाद-स्थल । तो प्रश्न होता हे कि फिर इस हिन्दी अनुवाद 
की क्या आवश्यकता थी ? उत्तर में यही कहना होगा कि भाष्याशय अति गम्भीर हे जो 
अप्रौढावस्थ सुकुमारमति छात्रों के लिये प्रायः अगम्य है । प्राचीन विवरणकारा केयट आदि 
महाविद्वानौ के संस्कृत में किय हुए व्याख्यान निश्चय ही आजकल अधिक जटिल प्रतीत 
होने लगे है, विशेषकर उद्द्योतकार नागेश की उक्तियॉ दुरूह तथा व्यामोहक प्रतीत होती 
हें । भाष्य के विषय में भर्तृहरि ने अपने वाक्यपर्दाय में कितना यथार्थ वचन कहा हे-- 


अलब्धगाधे गाम्भीयाँदुत्तान इव सौष्ठवात्‌ । 
पिनां नेवावास्थित 
तस्मिन्नकृतबुडीनां नंवावास्थित निश्चयः ॥ 


अर्थात्‌ भाष्य में जहा अथाह गहराई है वहाँ रचना-सोन्दर्य के कारण 
अत्यन्त प्राश्ललता है । इत्थम्भूत भाष्य में असंस्कृत (अपरिपक्व) बुद्धिवालो को 
भाष्य के आशय का निश्चित ज्ञान न हो सका । यदि भर्तृहरि के समय में 
तथा उससे पूर्व ऐसी अवस्था थी तो आज यदि भाष्याशय की दुर्वोधता की 
अनुभूति हो तो क्या आइचये हे । अतः हम ने भाषान्तर करते हुए सर्वत्र 
भाष्याशय को स्पष्ट करन का यल किया हे । स्थान-स्थान पर भाष्य के पोर्चापर्य 
की संगति दिखाने के लिये तथा भाष्यकार के अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिगि 
सुविस्तृत टिप्पण दिये हैं । व्याख्येय पदों का अर्थ निर्देश तथा विग्रह आदि 
भी दिया हैं। इसी से इस कृति की कृतार्थता हे, अन्यथा भाषान्तर मात्र व्यधै- 
सा होता। मुझे पूणे आशा है, आप्प्र-ममैज्ञ विद्वान्‌ इस का आदर करेंगे और 
भाष्याथे जिज्ञासु संस्कृत छात्र इसे रुचि से पढ़ कर लाभ उठायेंगे ।? 

यह मेरी आशा पूर्ण खूप से समृद्ध हुई । विशेषज्ञ विद्वानों ने इस कृति 
का सविशेष समादर किया । छात्रवर्ग में इस का प्रचुर प्रचार हुआ। इस 


से सुक्ने प्रेरणा मिली कि सैं उस अनुवाठकार्य को आगे बढाउँ । प्रकाशक 


(२) 


महोदय श्रेष्ठी श्री सुन्दरलाळ जी से पर्याप्त प्रवर्तना प्राप्त हुई जिस से पराङ्मुख 
रहना मेरे लिये दुष्कर हो गया । सो मैंने आगि बढ़ने का निइचय किया और 
अगले छः आहिकों पर कार्य प्रारम्भ किया । कार्यान्तर व्यासक्क के कारण यह 
कार्य ४ वर्षे के पश्चात्‌ सन्‌ १९६६ में समाप्त हुआ। दो वर्ष इस के मुद्रण 
में लगे। प्रथम तीन आहिशों का फिर से पर्याप्त परिष्करण किया गया। भाव- 
प्रदर्शनार्थ अनेक नये टिप्पण दिये गयग्रे। अगले छः आहिकों की सप्रपश्च विशद 
व्याख्या की गई। विस्तीर्णता का इतने से अनुमान हो सकता है कि नौ आहिकों 


१८५२२ 
८ 


की यह व्याख्या परिमाण के ७४३ पृष्ठों में परिपूर्ण हुई हे । जहाँ 


भाष्यस्थ पद-वाक्यों का यथेष्ट विशकलन किया हे वहाँ कैयट तथा नागेश की 
उक्तियो का भी परिस्फुट विवेचन किया है। यथासंभव कोई भी सन्दिग्ध स्थल 
व्याख्यानास्पृष्ट नहीं छोडा हे । 


मुझे महान्‌ परितोष है कि मुद्रण अतिसुन्दर तथा परिशुद्ध हुआ है । पाठक 
जन इसे अत्यन्त रोचक पायेंगे । 

मुद्रित पाठ की जो दुर्लभ परिशुद्धता सिद्ध हुई है उस में मेरे स्नेह- 
भाजन आयुष्मान्‌ पे० डुनीचन्द्र शास्त्री वि० वै शोध-4स्थान साधु आश्रम (होश्यारपुर) 
के अन्यतम साहित्यथशोधक ने जो मेरी सहायता की उसके लिये में इनका 
हृदय से आभारी हूँ । इस निष्कारण प्रणय का एकमात्र निवेश में इन्हें आशीर्वाद 
तथा धन्यवाद ही दे सकता हैँ। पँ० देवदत्त शास्त्री विद्याभास्कर का भौ में कृतज्ञ 
हूँ जिन्‍्हों ने आडंरी प्रूफ का भी सावधानी से पुन. परीक्षण किया । 


मेरा संकल्प हे कि इसी शैली से सम्पूण महाभाष्य का अनुवाद तथा विवरण 
लिये. । यदि आयु" शेष हुई और जीवन निर्बाध निरातङ्क रहा तो यह पुण्य 
कार्य कुछ वर्षों में सिद्ध हो जायगा । यह सिद्धि भगव्रत्कपा और मगरुरुजनों के 
आशीर्वाद पर निर्भर है, अत दोनों के लिये प्रार्थना करता हुआ में इस वक्तव्य 
को समाप्त करता हूँ । 


देहली अनुवादक तथा विवरणकार 
३/५४ रुपनगर्‌ | विदवच्चरणपङ्गनचन्चरीक 
चेशाखी पूर्णिमा, संवत्‌ २०२५ चारुदेव शास्त्री ॥ 


र 


अथ शब्दानुशासनम्‌! 


अथेत्ययं शाब्दोऽधिकारार्थः प्रथुज्यते | शब्दानुशासन नाम शास्त्र 





-11117खब शब्दानुशासन (= शब्द शिक्षण-नाम शास्त्र) का प्रारम्भ होता दै । 
यहाँ 'भथ? शब्द प्रारम्भ अर्थ सँ प्रयुक्त किया गया हैं । झब्दानुशासन-नामक 





१ चेयाकरण-सम्प्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना जाता है। भाष्य के 
लक्षण में: स्वपदानि च वण्येन्ते ऐसा कहने से भाष्यक्रार इसकी स्वर्यं व्याख्या करते 
हैं इसमें कुछ भी असमञ्जस नही । पर मनुभाष्यकार मेधातिथि इसे भगवान्‌ पाणिनि 
के सूत्र ग्रन्थ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हें । उनका कहना हे कि--पौरुषेये- 
प्वाप अन्धेषु नेव सवेषु प्रयोजनाभिधानमाद्रियते। तथा हि भगवान्‌ पाणिनिरनुक्स्वैच 
प्रयोजनम्‌ अथ शब्दानुशासनमिति सुत्रसन्दर्भमारभते ( मनु० १।१ ) । कारिकाकार 
अष्टाध्यायी की व्याख्या मे प्रदत्त हुए अथ शब्दानुशासनम्‌ को आदि मे पढ़ते हैं 
और इसकी व्याख्या करते हैं। इससे उनके मत मे यह सूत्रकार का वचन है ऐसा 
झलकता-हे । श्रन्यदीयं वचन से प्रारम्भ करने में कुछ भी औचित्य प्रतीत नहीं होता | 
किं च । पातज्ञल योगसूत्र का अथ योगानुश्यासनम्‌ प्रथम सूत्र है, तो भथ 
शब्दानुशासनम्‌ यह पाणितीयाष्टक का प्रथम सूत्र क्‍यों न हो । महा- 
भाष्यकार पतञ्नलि और योगसूत्रकार पतञ्जलि एक ही व्यक्ति थे, इसमें ऐतिह्य के 
अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं । वस्तुतः शव्दानुशासन अष्टाध्यायी की संज्ञा है और 
इसी वात को भाज्यकार शब्दानुशासनं चाम शास्त्रम्‌ में नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे 
हैं। अमरसिंह की अमर कृति का नाम भी प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करते हुए 
नामलिङ्गानुझासन हे । 


शब्दानुशासन शब्द में शब्दानामनुशासनं शब्दानुशासनम्‌ यह षष्टी समास है । 
शब्दानाम्‌ यहा कर्म में षष्टी हे । अनुशासन किया के कर्ता आचार्य पाणिनि स्वतः 
गम्यमान हैं अतः उन्हें शब्द द्वारा नहीं कहा गया । केवळ कर्म का ही प्रयोग किया गया है । 
कतो कर्म दोनों का प्रयोग न होने से उभय प्राप्ति नहीं हे, अन. यहा उभयप्राधौ कर्सणि 
से षष्ठी न हो कर कर्तूंकर्मेणोः कृति से षष्टी हुई हे। उस में कर्मणि च से षष्टी समास 
का निषेध न होगा तो इध्मप्रत्रश्ननः की तरह शब्दानुशासनम्‌ यह समास का रूप 
शुद्ध बन जायगा । 

२. अथ यह निपात आरम्भ अर्थ का द्योतक हे । कोषकार इसे सगल 
भनन्तर, आरम्भ, प्रश्न, कात्स्न्यै ( परिपूर्णता ) इन अर्थी में पढ़ते हें | पर्‌ 


३ व्याकरणमहाभाष्य 


मधिकृतं चेदितव्यम्‌। केषां’ शब्दानाम्‌ । लौकिकानां चेदिकानां च। 
ली किकास्तावत्‌-गोंरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिर्मुगो ब्राह्मण इति । वैदिकाः 
जब्घपि-शान्नो देवीरमिष्टये (अ. सं. १,१,१), इपे त्वोञजे त्वा (ते. सं. १,१, 
१५५), अग्निमीळ पुरोहितम्‌ (ऋ १,१,१), अग्न आयाहि चीतय (सा. सं. १, 
१,१) इति । 


शाख (यहां से) प्रारम्भ होता हे ऐसा जानना चाहिए । 

किन शब्दों का अनुशासन ? लौकिक और वेदिक इन दोनों प्रकार के 
शब्दों का । लौकिक शब्द जेखे--गौः, छइवः, पुरुषः, हस्ती, शकुनि; (=पक्षी), 
खगः, बराह्मण. । वैदिक भी जैसे- शन्नो देवीरभिष्टये, इषे त्वोज्जे त्वा, अग्निमीळे 
पुरोहितम्‌ , अग्न अ.याहि वीतये इत्यादि । 


सगळ अथ शाब्द का योल अर्थ नहीं । जैसे किसी दूसरे के लिये लिये जा रहे दही 
का दर्शन मंगल है ऐसे ही अथ शब्द का श्रवण मंगल है। भगवान्‌ शङ्कराचाय का 
वचन भी हे--अथान्तरप्रमुष्त एव ह्यथशव्दः श्रस्प्रा मद्न छप्रयोजनो भवति । 


० 4 


१ यद्यपि शब्दानुशासन शब्द में शब्द शाब्द गुणीभूत हे । उत्तरपद्‌ 
अनुशासन के साथ उस का अर्थ संसृष्ट है पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन इस 
नियम के अनुसार शब्दानुशासन इस सम्पूर्ण पदार्थ के एकदेश शब्द शब्द का पृथक्‌ 
परामश न होने से केषां शब्दानाम्‌ यह प्रश्‍न अनुपपन्न हे । इस के स्थान में 
कीदशं शब्दानुशासनम्‌ १ ऐसा प्रश्‍न होना चाहिये था । उसका उत्तर भी लौकिकानां 
वैदिकानां च न हो कर लोक्रिक डैदिकं च ऐसा होना चाहिये तो भी सम्पूर्ण पदार्थ के 
एकदेश अथवा युणीभूत शब्द शब्द का भी बुद्धि से परामशै कर के उक्त निर्देश 
बन जायगा । अन्यत्र भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं, जैसे राजपुरुषो$यम्‌ । 
कस्य राज्ञः ॥ 

२, ठै किक का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध। लोक से यहा सर्वलोक अभिप्रेत है । 
साधु शब्द ठोक मै सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपश्रश कहीं-कहीं । सो यहां सर्वेलोक- 
प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपन्रेशों का नहीं । लौकिक वाग्व्यवहार में 
पदानुपूर्वी नियत नहीं होती, वेदवाक्यों म पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा 
सकती । अत लौकिक शब्दों को एक-एक बरके स्वतन्त्र रूप में पढ़ दिया हैं, पर 
वैदिक शब्दों को मन्त्रस्थ-कम-विशिष्ट ही पढ़ा हे । 

३. शज्नों दवी ... ... यह अथर्ववेद की पिप्पछाद शाखा का प्रथम मन्त्र है। श्री 
दुर्गामोइन भट्टाचा द्वारा सम्पादित तथा कलिकाता संस्कृत कालेज अनुसन्धान-प्रन्थ-माला 


प्रथम भाहिक हे 


अथ गौरित्यत्र कः शाब्दः । कि यत्तत्सास्नालाङ्‌गूलककुदखुर- 
विषाण्यर्थरूपं स शाब्दः । नेत्याह! द्रव्यं नाम तत्‌। यत्तर्हि तदिङ्गितं 
चेष्टितं निमिषितमिति स शाब्दः । नेत्याह । किया नाम सा! यत्तर्हि 
तच्छुछो नीळः कपिलः कपोत इति स शाब्दः । नेत्याह | गुणो नाम सः । 
यत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्य भूतं स शब्दः | नेत्याह । 


अब गौः इसमें कोनसा शब्द है ? क्या जो गळकस्त्रल, पूँछ, कुहान, खुर, 
सींगवाळा पदारथ है वह शब्द है ? वैयाकरण कहता हे-- नहीं, वह तो द्रव्य है । 
तो क्या जो सङ्केत करना (आँख भादि से हृदय के भाव का प्रकाशन) 
चेष्टा (शरीर की हलचल) तथा आँख का झपकना, वह शब्द हे? वैयाकरण कहता 
है-नहीं, बह तो क्रिया हे । 
तो क्या जो छुक्ळ, नील, कपिल (भूरा), कपोत (चितकबरा) है वह शब्द 
है । वैयाकरण कहता हे--नहीं, वह तो गुण है । 
तो फिर क्या जो भिन्न-भिन्न पदार्थो (रच्यो) में एकरूप है और जो उनके 
नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, सब में साधारण, अनुगत हे वह शब्द हे? 
वेयाकरण कहता है--नहीं, वह तो जाति है । 


में प्रकाशित पेप्पलाद संहिता प्रथम काण्ड देखें । संभवतः भाष्यकार पिप्पलाद 

शाखीय अथवेतेदी थे । खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे चपेटां द॒दाति इस वचन से भी भाष्य- 
वचेदी संकेतित 

कार का अथ होना संकेतित माना जाता हैं। 


१. लोक-यवहार से यह विदित ही है कि शाब्द अ्र्थबोधक वर्णात्मक 
ध्वनि को कहते हैं, तो गौः यहां शब्द कौन सा है यह जिज्ञासा ही नहीं होती । 
फिर इस प्रश्‍न का क्या आशय है? लोक में शब्द और अर्थ का अभेद से व्यवहार 
ही इस शङ्का का बीज हे । सामने उपस्थित गलकम्बळ आदि चाले पदार्थ के विषय में 
जब प्रश्‍न होता हे--यह क्या है, अर्थात्‌ इसक्रा वाचक (नाम) क्या है, तो हमारा 
उत्तर होता है-यह गौ है। यहां यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य हे और 
गो विधेय है। दोनों का सामानाधिकरण्य से निर्देश हुआ है। अर्थ शब्द है ऐसा 

कह रहे हैं। सो शब्द और द्रब्य का अभेद तो इतने से ही स्पष्ट हे । इसलिये इस 
अभेद के कारण द्रव्य में शब्द की शङ्का उपपन्न ही है । रही जाति, गुण, क्रिया में 
शब्द की शड्का की उपपत्ति, सो यूं हे--जाति, गुण, क्रिया का, जो द्रव्य में रहते हे, 
सीधा शब्द के साथ अभेद न सही, तो भी जाति-व्यक्ति का, गुण-गुणी का, क्रिया- 
क्रियावत्‌ का अभेद होने स जाति, गुण, क्रिया से अभिन्न द्रव्य के साथ अभेद-प्राप्त 
हुए शब्द का जाति, गुण, किया के साथ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। गौः इस उच्चा- 


डे व्याकरणमहाभाष्य 


आकङ्कतिर्नाम सा । कस्तहि शाब्दः | येनोच्चारितेन सारनाळाङगूलकङुद- 
खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति ख शाब्दः । 


अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिं; शाब्द इत्युच्यते। तद्यथा 
११ क | ७९ कै च 
शब्द कुरु, मा शब्द कार्पीः शब्दकार्यय॑ माणवक इति ध्वनि कुवनेव- 
सुच्यते । तस्माद्‌ ध्वनिः शब्द: । 


~ » 
कानि पुनः राव्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहागमळघ्वसन्देहाः 
प्रयोजनम्‌ । रक्षार्थ वेदानामध्येय व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णचिकारश्ञो हि 





तो आखिर शब्द हे क्या ? 


जो उच्चरित ध्वनियों से भभिव्यक्त होकर गलकम्बळ, पूँछ, कुहान, खुर, 
42 ~ रें ~_ २ 
(ग वाले गो व्यक्तियों का बोध कराता हे वह शब्द हे । 


अथवा लोक-व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता हे वह शब्द 
कहलाता है । जैसा कि ध्वनि करत हुए एक छड्के को उद्देश करके कहा जाता है-- 
(शर अधिक) शब्द करो, शब्द मत करो, यह लड़का शब्दकारी (शोर करने वाला) 
हे । अतः ध्वनि शब्द हे । 


~ ७. Xs 
शब्दानुशासन (शास्त्र के अध्ययन) के क्या-क्या प्रयोजन हँ ? 


रक्षा, ऊद्द (विभक्ति करादि का परिवर्तन), शागम (विधायक शास्त्र ), 
० ह ~ ~ 
लाघव (सरलता, आसानी), सन्देहनिवृत्ति-ये प्रयोजन हैँ । 


रण के अनन्तर बुद्धि में जो नाना अर्थ (द्रव्य के अतिरिक्त) जाति गुण क्रिया 
भामते हैं उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द हैं 
यह झाङ्का युक्त ही हं । 


१. वैयाकरण का मत हे कि उन्च्चारित होकर क्षणान्तर में नष्ट हो जाने वाले 
वर्ण अथे का वोध नही करा सकते । उनमें वाचकत्व नहीं। जो श्रवण का विषय है 
वह घोधक नहीं । वैयाकरण झाब्द को एक नित्य तत्त्व मानता है जो उच्चारित 
घ्वनिय से अभिव्यक्त होता ह और अभिव्यक्त होने पर उस-उस अर्थ का वोध कराता 
हे । इसलिये उमे 'स्फोट' कहते हे, जिसका अर्थ है--स्फुटत्यथॉडस्मादिति । 


२ यद्वा लोक व्यत्रहृपर में जैसा गन्द समझा जाता है उसका लक्षण किया है, 
Cz नित्य २. चे ~ क ~ द्र 
यह कार्ये द, अनित्य है । नयायिक इसे ही शब्द समझते हैं । 


प्रथम आह्निक पु 


सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति । ऊहः खल्वपि। न स्वेलिज्ञेन च 
सर्चाभिर्विभक्तिभिवेंदे मन्त्रा निगदिताः। ते चावश्य यज्ञगतेन पुरुषेण 
यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नावैयाकरणः शाक््नोति यथायथं 
विपरिणमयितुम्‌ । तस्माद ध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमेः खब्वपि। ब्राह्मणेन 
( वेदों की) रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ता चाहिए। क्योंकि लोप, आगम, 
आदेश को जानने वाला वेदों की ठीक सरद से रक्षा कर सकेगा । ऊह भो प्रयोजन 
हे । वेद में सन्त्र सभी लिङ्गो में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढे गये । उन्हें 
यज्ञ से प्रदत्त हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीति से बदलना होता है। (ओर) 
व्याकरण न जानने वाला उन्दै उचित रीति से बदल नहा सकता । इसलिए व्याकरण 
पढ़ना चाहिये । 
शास्त्र भी (व्याकरणाध्ययन का) प्रयोजक (विधायक, प्रेरक) है । (वद्द कदवता है) 





१, भाव यह हे कि लोक में लोप, आगम और आदेशों को न देखकर और 
वेद में उन्हे देखकर व्याफरण न जाननेवाला धान्त हो सता है और लोक का 
अनुसरण करते हुए वैदिक शब्दों को भी वैसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा ऐसी संभावना 
हो सकती हे । देवा अदुहृ--यहा र्‌ का आगम हुआ है और 'त? कालोप। लोक 
में अदुद्दत ऐसा लङ्‌ बहु० ग्रा में प्रयोग होता हे । मध्या कतोर्बिततं संजभार 
यहा हू के स्थान मे भ्‌ आदेश हुआ हे । लोक में संजहार रूप प्रसिद्ध हे । 

२. प्रकृति याग में विनियुक्त मन्त्रों के देवतादि वाचक पदों को विकृति याग 
के देवता आदि का बोध कराने के लिए बदलना ऊह कहलाता है। सव इष्टियागों 
की दर्शपूणैमास प्रकृति हे और सभी सोमयागो की अम्निष्टोम याग प्रकृति है। जिसमें 
इतिकतेव्यता पूर्णरूप से ही कही होती है वह प्रकतियाग होता हैं और जिसमें प्रकृतिवद्‌ 
विकृति: कतेव्या इस वचन से प्रकृति याग से ली जाती है वह विकृति । अब प्रकृति 
याय के अग्नये त्वा जुष्टं नित्रेपामि इस सन्त्र में आये हुए अग्नि शब्द के स्थान 
पर सौर्य चरु नित्रपेद्‌ ब्रह्मवचेसकामः (त्रह्मतेज चाहता हुआ सूर्य को चरु की आहुति 
दे ) इस वचन के अनुसार चतुथ्यन्त सूर्य शब्द का प्रयोग करके सूर्याय स्वा जुष्ट निर्‌- 
चपासि इस मन्त्र से आहुति देनी है । यह प्रकृति का ऊह हे, विभक्ति का नही, विभक्ति 
वही रहो । लिङ्ग का ऊह यथा--देटीराप शुद्धाः स्थः में स्त्रीलिङ्ग, झुड़ाः के 
स्थानपर देवाऽऽज्य शुद्धमसि इस मन्त्र में आज्य शब्द के साथ अन्वित होने के कारण 
झुद्धस्‌ इस प्रकार नपुंसक लिंग में विपरिणाम । 

३, आगम के साथ आया हुआ अयोजन शब्द प्रयोजक को कहता है। यहां 


द व्याकरणमहाभाष्य 


निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो श्ेयश्चेति। प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु 
व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यल्लः फळवान्भवति । 


लष्वथ चाध्ययं व्याकरणम्‌ | ब्राह्मणनावञ्यं शाब्दा शया इति। न 
चान्तरेण व्याकरणं छघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम्‌। असन्देहार्थं 
चाध्ययं व्याकरणम्‌ । याशिकाः पठन्ति~स्थूळपूषतीमाग्निवारुणीमनड्वाही- 
माळभेतेति | तस्यां सन्देहः--स्थूला चासो पृषती च स्थूळपूषती, स्थूलानि 
पृषन्ति यस्याः खेयं स्थूलपृषतीति । तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । 
यदि पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वं ततो बहुब्रीहिः, अथ समासान्तोदात्तत्वं 
ततस्तत्पुरुष इति । 





ब्राह्मण को बिना कारण ( लाभ आदि प्रयोजन-रहित) धमेस्वरूप छुः भंगों 
वाला वेद पढ़ना चाहिए आर उसे जानना चाहिए । छुः अंगों में व्याकरण 
प्रधान हे और प्रधान में किया हुआ यल प्रचुर फल वाला होता है । 
लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए । आह्यण को शब्द अवश्य जानने 
हें । व्याकरण को छोड़ और किसी लघु ( छोटा, सरळ) उपाय से शब्द जाने 
नहीं जा सकते । 
सन्देह की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिये । याज्ञिक (कर्मकाण्डी) 
गोग पढ़ते हें-स्थूलएषती गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश से आलम्भन 
करे अर्थात्‌ भेंट दे । स्थूलपूषती इस विशेषण पद्‌ के अर्थ मं सन्देह होता है, वह 
मोटी भी हे कौर बिन्टुमती भी हे (ऐसा अर्थ हे) अथवा जिसके ( शरीर पर ) स्थूल 
बिन्दु हे एसा | जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय सें स्वर से निश्चय नहीं 
कर सकता । यदि ( समास “स्थूलपृषती? ) के पूर्वपद ( स्थूल ) का अपना ही स्वर 
यहां हे तो यह बहुनीहि दे, यदि समास का अन्त्य अच्‌ उदात्त हे तो यह तत्पुरुष है। 


रक्षोहागमळध्त्रसन्देहा. यह द्वन्द्व बहुवचनान्त है, पर प्रयोजनम्‌ यह एकवचनान्त है । 
यहा एकशेष हुआ है--प्रयोजनी ( रक्षा ) च प्रयोजनइच प्रयोजनइच प्रयोजनं (लघु) 
प्रयोजनइ्चति प्रयोजनम्‌ । पक्ष में प्रयोजनानि भी होगा । इसमें नपुंसकमनपुंसकेनेकव- 
च्चास्यान्यतरस्याम्‌ (१।२।६९ )--यह शास्त्र प्रमाण है । 

१, यहाँ असन्देह शब्द में सन्देह का प्रागभाव समझना चाहिये | प्रध्वंस नहीं । 
व्याकरण को सन्देह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता | वत्कि उसे सर्वथा सन्देह उत्पन्न 
ही नहीं होता । 

२. वेदार्थ में स्वर (उदात्त, अनुदा, स्वरित ) नियामक है । मनमाना अर्थ 


प्रथम आहिक छु 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि--ते$खुराः । ढुष्ट; 
शब्द: | यद्धीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविद्वांसः । विभक्ति कुर्वन्ति। यो 
था इमाम्‌। चत्वारि। उत त्वः। सक्‍तुमिव। सारस्वतीम्‌। दशास्यां 
पुरस्य | सुदेवो असि चरुणेति । 

तेऽसुरा हेलयो हेळय इति कुर्वन्तः परावभूवुः। तस्माद्‌ ध्राह्मणन न 
म्लेच्छितवै नापभाषितवै । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । तेऽसुराः । 

दुष्टः शब्द: । “ठुएः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 


शब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन ६ं-तेऽसुराः । दुष्ट, शब्द । यद्‌- 
धीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते । अविद्वांसः । विभक्ति कुवन्ति । यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । उत 
त्वः । सक्तुमिव । स।रस्वतीम्‌ । दशम्या पुत्ररय । सुदेवो असि वरुण इति। 

वे असुर हेलय', हेलयः ( हे शन्नओ, हे शन्नुओ ) चिछ्लाते हुए पराजित हो 
गये। इसलिये ब्राह्मण को स्लेच्छन अर्थात्‌ अपभाषण नहीं करना चाहिये। जो 
अपशब्द हे वह निश्चय से स्लेच्छ है । तेऽसुराः । 

स्वर भौर वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द 
अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कहता । वह वाणीरूप बज्र हो यजमान को मार देता हे 
जेस इन्त्रशत्रु ( इत्र ) स्वर दोष के कारण मारा गया । दस दोष-युक्त शब्दों का प्रयोग 
न करें, इसलिये हमें व्याकरग पढ़ना चाहिये । दुष्टः शब्दः । 





नहीं किया जा सकता । स्वर और संस्कार ( =प्रकति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति ) 
जाने बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते 
हैं। स्थूरुद्रषतो शब्द के अर्थ में ज्र सन्देह हुआ तो इसका निश्‍चय स्वर को देखकर 
ही हो सकता है । अब व्याकरण शास्त्र बताता हैं बहुत्रीही प्रकृत्या पूवेपदम्‌ (६।२।१ ) 
अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास में पूर्वपद का ही अपना स्वर ( =उदात्त ) रहता है शेष निघात 
( अनुदात्त ) हो जाता हे । कारण कि पद में ( यहा समात होकर जो नया पद बना 
हे उसमे भी) एक अच्‌ उदात्त होता है (अथवा स्वरित होता है) शेष अनुदात्त 
रहता है । स्थूल शब्द अन्तोदात्त है। इसका पषत्‌ के साथ समास हुआ 
हे । समस्त पद में एक ही स्वर ( उदात्त ) होने से एषत्‌ निघात होगा । समास होकर 
स्त्रीत्व विवक्षा में ढगितश्च ( ४।१।६ ) से डीपू प्रत्यय होगा । डीप प्रत्यय भी अनुदात्त 
होता है, अतः एषती भी सारा अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के ल (उदात्त ) से 
परे पृ अनुदात्त को उदात्तादचुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।५६ ) से स्त्रित होकर शेष दो 
अनुदात्तो का प्रचय रहेगा । तो स्थूलष्ठषती ऐसे स्वराङ्कन होगा । तत्पुरुष में समासान्त 
उदात्त होने से स्थूलपूषती ऐसा । 


é व्याकरणमहाभाष्य 


तमथमाह | स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌” ॥ 
इति | ढुष्राञ्छन्दान्मा प्रयुक्ष्महीत्यध्ययं व्याकरणम्‌ | दुष्टः शब्दः । 
यद्धीतम्‌ । “यक्रचीतमविश्ञातं निगदेनेच शब्यते। अनग्नाविव 
शुष्कँधो न तज्ज्वळति कर्हिचित्‌ ॥” तस्मादनर्थकं साधिगीप्महीर्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ | यदधीतम्‌ । 
यस्तु प्रयुङ्क्ते । “यस्तु प्रमुङक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावदू 
व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत वाग्योगचिद्‌ इुष्यति चाप- 
व्देः ॥ कः | वाग्योगविदेवे । कुत एतत्‌ । यो हि शब्दाञ्जानात्यपशाब्दा- 
जा (मन्त्रादि) अक्षरादिरूर से ग्रहण तो किया, पर समझा नहीं, केवळ पाठ 
मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करवा जैसे अग्नि के अभाव में 
सूखा ईन्धन कभी नहीं जळता । यदधीतम्‌ | 
जो शब्दों के प्रयोगविज्ेष में कुअछ व्यवहार के समय उन्हे ठीक-डीक प्रयोग 
करता हे वह शब्दा सम्वन्ध जानने वाला परलोक में भनन्त उत्कर्ष को प्राप्त होता 
छीर अपराव्डों से पाप का भागी होता हे । 
कौन १ 
शब्दार्थ सम्बन्ध जानेवाला ही । 


१ ऐसी कथा हे कि त्वष्टा के पुत्र विइवहप को इन्द्र ने मार दिया। अब 
त्वटा इन्द्र को मारने के ल्यि एक अभिचार यांग करता है। उसमें वह स्वाहेन्द्रशन्नु- 
वेधेस्थ ऐसा मन्त्र पढ़ता है । यहां शत्रु क्रिया शब्द दै संज्ञा शब्द नही । शत्रु-शातयिता 
न्नाशक। अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि तू ऐसे बढ़ कि तेरी ज्वालाओं 
में उत्पन्न हुआ असुर ( वृत्र ) इन्द्रशत्रु अथोत इन्द्र का नाशक हो । यह अभिप्रत 
श्रथ तव सिद्ध होता यदि वह इन्द्रशत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अन्त 

दात्त पढ़ता | पर उसने प्रमाद स पूवपद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया जिससे 
यह बहुब्रीहि समाम हो ग्या, जो अन्‍य पदाथ प्रधान होता ह जिससे वह यह कह वेठा 
कि है अग्नि तू इन्द्र हे नाशक जिसका ऐसे स्पवाला होता हुआ वढ़। तिस पर बृत्र 
उत्पन्न होता हुआ ही इन्द्र से मारा गया । यह कथा तत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड 
के पञ्चम प्रपाठक में दी गई है! 
अनग्नौ--यरहा उपस्लेपत्प आधार में सप्तमी है । उपस्लेप-सयोग, 
सामीप्य । अथात्‌ जब अग्नि का इन्धन के साथ संयोग नहीं । हि 
३ माङ्‌ उपपद होनेपर इट अभ्ययने का यह छड उत्तमपुरुष ब्हु० में स्प है । 
४. प्रत्यासत्ति से ( पास में श्रूयमाण होने से) वाग्योगविद्‌ का ही दुप्यति 


प्रथम भाहिक द्‌ 


नप्यसौ जानाति । ययैव हि शब्दज्ञाने धर्मः, एवमपशाब्दश्ञानेऽप्यधमेः ] 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्तोति | भूयांसोऽपशव्दाः, अल्पीयांसः शाब्दा इति । 
- _ एकेकस्य हि शाब्दस्य बहवो5पश्चेशाः | तद्यथा । गोरित्यस्य शब्दस्य 
गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपश्रंशाः। अथ योऽवाग्योगवित्‌। 
अज्ञान तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः । तात्यन्तायाऽश्ञानं शरणं भवितु- 
मर्हति । यो ह्यजानन्वे ब्राह्मण हन्यात्‌ खुरा वा पिवेत्लोऽपि मन्ये पतितः 
स्यात्‌ । एवं तहि । खोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगचिदू दुष्यति चाप- 
शब्देः ॥ कः। अवाग्योगचिदेच । अथ यो वाग्योगविद्‌ , विज्ञान तस्य. 
शरणम्‌ । क पुनरिदं पठितम्‌। आजा नाम इलोकाः। कि च भोः इलोका 


ऐसा केसे जाना ? 
जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता हे । जैसे शब्द-श्ञान में 
घर्म हे वेसे ही भपशव्दज्ञान में अधर्म भी । अथवा अधिक अधम होता है | 

क्यों ? 

इस लिये कि अपशव्द अभिक हैं, शब्द ( उनकी अपेक्षा ) थोड़े हैं । 

एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं, जेसे 'गौ' इस एक शब्द के गावी 
गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि भपभ्रंश होते हें। अब जो वागु अर्थ सम्बन्ध को 
नहीं जानता उसका अज्ञान रक्षक होता हे, अर्थात्‌ अज्ञान उसे पातिस्य से बचायेगा । 
यह कथन ठीक नहीं । अज्ञान पूर्णरू्प से बचा नहीं सकता । जो कोई न जानता हआ 
भी ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा पीए, मं मानता हूँ कि वह सी पतित होगा । 
अच्छा तो सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्न वाग्योगविदू दुष्यति चापदाब्दे.-यह जो. 
पढ़ा दे यहाँ "दुष्यति? का कती कौन है ? निश्चित ही अवाग्योगविद्‌ क्योंकि जो वाग- 
योगचिद्‌ ( शब्दार्थसस्बन्ध का जानने वाला ) हे विशिष्ट हान उसका रक्षक दै | 

यह वचन कहाँ पढ़ा है ? 

आज नामक इलोक हैं (वहां) । 

क्यों जी, इलोक भी प्रमाण होने लगे ? 





करिया-पद के साथ अन्वय होना चाहिये, ऐसा पूर्वपक्षी का अभिप्राय है। जिसे बह 
आगे युक्ति से पुष्ट करता है । 
१. कहने बाले का भाव यह है कि अज्ञान से किया हुआ कमे मानो न कियासा 
होता है, उस से पाप का प्रसङ्ग नही । 
इसे भाष्यकार स्वयं आगे चलकर अथवा पुनरस्त ज्ञान एव घर्म 
इत्यादि सन्दे से स्पष्ट करेंगे । <= 
३. आज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत इलोक कहे जाते हैं । - + ~ 


१७ व्थाकररणमंहार्भाष्ये 


अपि प्रमाणस्‌। कि चातः । यदि इळोका अपि प्रमाणम्‌ , अयमपि ईलोकः 
प्रमाणं भवितुमर्हति। “यदुदुम्वरवर्णांनां घटीनां मण्डलं महत्‌ । पीतं न 
गमयेत्स्वर्ग कि तत्‌ क्रतुगतं नयत. ॥” प्रमत्तगीत एप तत्रभवतः। यस्त्व 
प्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणम्‌ | यस्तु प्रयुङ्क्ते ॥ 

अविद्दांस: । “अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुतिं विदुः । कामं 
तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं चदेत्‌ ॥” अभिचादे स्त्रीचन्मा भूमेत्यध्येयं 
इयाकरणम्‌ | अविद्वांसः ॥ 


इससे क्या हुना ? 

यदि इलोक भी प्रमाण हैं दो यह इळोक भी प्रमाण हो जायेगा । 

जो तांबे के वर्ण वाळी मटकियो का बडा समूह पीआ हुआ स्वर्ग की प्राप्ति 
नहीं करा सकता तो यज्ञ (सौत्रामणी याग) में थोडा-सा सुरापान कभी स्वर्ग की प्राप्ति 
करा सकता है ? 

प्रमाद (अनवधान) से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है | 

जो (कोई अन्य) वचन सावधान होकर पढ़ा गया हे बही प्रमाण है । 

अविद्वांसः । जो अविद्वान्‌ भभिवादन के उत्तर (आगशीर्वाढ वाक्य) में 
(अभिवादक के) नाम को प्लुत करना नद्दी जानते, वाहिर से आकर उन के प्रति 
मळे ही अयमहमून्यह में हैँ पेसा कदे जैसे स्त्रियों के विषय मै कहने की रीति हे! 
अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा ब्यवहार न हो, भतः व्याकरण पढ़ना चाद्विये। 


१, सौत्रामणी याग में किश्चित्‌ सुरापान का विधान हे, वह यज्ञाङ्ग हे और 
अदृष्ट की उत्पत्ति में सहकारी हे । उम अदृष्ट से दैत्यों को वञ्चित करने के हेतु मद्देवर 
ने प्रमत्त-सा होकर उनकी इसमें अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिये यह वचन कहा 
ऐसा सम्प्रदाय दै । 

२, अभिवादन के विपय में मनु का ऐसा विधान दै-- 

अभिवादात्पर विप्रो ज्यायांप्मसिवादयन्‌ । 
असो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवाई न जानते । 
तान्प्राज्ञोऽयमहं बुयात स्त्रिय. सर्वास्तथैव च ॥ ( २। १२२) 
्रयीत्‌ विप्र ( देवदत्त आदि ) अपने से बड़ी उम्र वाले को नमस्कार करना 
चाहता हुआ अपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादये देचदत्तोई भोः ऐसा 
अभिवादन वाक्य बोले । पर उन लोगों के प्रति जो प्रत्यभिवादन में नाम को प्छत 


प्रथम भाद्धिक ११ 


विभाक्तै कुर्वन्ति । याज्ञिकाः पठन्ति--प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या 
इति । न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिका: शक्याः कतुम्‌ । 
विभक्ति कुन्ति ॥ 

यो वा इमाम्‌। यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशश्च वाचे 
विदधाति स आत्विजीनों भवति । आरत्तिविजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यो चा इमाम्‌ ॥ 


विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हें । यजुर्वेदी कर्मकाण्डी लोग पढ़ते हँ-- 
प्रयाज मन्त्रों को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाहिय, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों 
को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभक्ति कुवैन्ति ॥ 

जो इसको । जो इस (वाणी का पद, स्वर तथा अक्षर के विषय में ठीक- 
ठीक उच्चारण करता है वह आर्खिजीन ( ऋस्विक्‌ प्राप्ति का अधिकारी यजमान 
अथवा ऋत्विक्‌ कमे कराने का अधिकारी याजक) होता हे। इम आच्विजीन हों 
इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । यो वा इमाम्‌ । 


करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी भयमहम्‌ ही कहे । भगवान्‌ 
सूत्रकार पढ़ते हैं-प्रत्यभिवादेऽझद्रे ( ८। २ । ८३ )। शुट्वविषयक् प्रत्यभिवादन से 
अन्यत्र वाक्य की टि को प्छत होता हे । तदनुसार आयुष्मानेधि देवदत्ता३ इस प्रकार 
का आशीवोद वाक्य होता है । 

१, जब किसी कारण कर्म-विच्छेद हो जाय तो पुनराधेय इष्टि की जाती है । 
उस पुनराधेयेष्टि की इतिकतेव्यता के विषय में यह वचन पढ़ा गया है। प्रयाज पाच 
होते हैं । ये पहले ही विभक्ति सहित पढ़े ही हैं, फिर इस विधान का क्या अर्थ हैं। 
विभक्ति प्रत्यय है इससे प्रकृति का आक्षेप होता है और चूँकि त्वमज्ञे प्रयाजानां पुरस्तात्त्व 
पश्चात्‌ ऐसा वेदवाक्य हे, अतः भझ्चि शब्द ही यहा प्रकृति ली जाती है और इसे 
प्रथमा ( सम्बुद्धि ), सप्तमी, तृतीया और द्वितीया इन चार विभक्तियों से युक्त पढ़ा 
जाता हे । समिधघोड्झे आज्यस्य व्येतु इत्यादि पांच मन्त्र हैं । पहले चार में अग्ने अग्ने 
अग्नावग्ने, अग्निना अन्ने, Rie ने इस प्रकार एक और अग्नि शब्द विभक्ति युक्त 
पढ़ा जाता है । चतुषु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीदेदाति नोत्तमे इस आपस्तम्ब के वचना- 
नुसार अन्त्य पांचवें मन्त्र में अग्नि शब्द सविभक्तिक नहीं दिया जाता | 

२, विद्धाति-करोति, उच्चारण करता हे। क्रिया-सामान्य से क्रियाविशेष 


विवक्षित है । वाजसनेय प्रातिशाख्य ( ८।२७ ) में भी कहा है-वर्णशोऽक्षरशो ज्ञानाद्‌ 
विभक्तिपद्शोपि च । 


३. आत्विजीन शब्द को दो प्रकार से व्युत्पादन करते हैं । सूत्रकार कहते हैं-- 


१२ व्याकरणमहाभाष्य 


चत्वारि | “चत्वारि श्यज्ञा चयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा वद्धो वृपभो रोरचीति महो देवो मत्या” आ विवेश ॥” इति। 
चत्वारि श्एङ्गाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच | त्रयो अस्य 
पादाः चयः काला भृतभविष्यद्वर्तमाना: । दवे शीर्षे द्वौ आाव्दात्मानौ नित्यः 
कार्यश्च । सक्त विभक्तयः! त्रिधा वद्धः त्रिषु स्थानेषु वद्ध उरसि कण्ठे 
शिरसीति | वृपभो चर्षणात्‌ । रोरवीति शाब्दं करोति | कुत एतत्‌ । रौतिः 
शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या, आविवेशेति महान्‌ देवः दाब्दः | मर्त्या 
मरणधर्म्माणो मनुष्यास्तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादि- 
त्यध्येयं ब्याकरणम्‌ । 

अपर आह--चत्वारि चाकपरिमिता पदानि तानि विदुर्व्राझ्मणा ये 


चार । इसके चार सींग हैं, तीन चरण हैं दो सिर हें और खात हाथ दें। 
तीन स्थानों मे वधा हुआ त्रषभ बड़ा शब्द करता हैं| महान्‌ देव मचुष्यों में 
प्रवेश किये हुए है । जो इसके चार सींग कहें दें वे चार पदरादियां हैं भौर व हॅ-- 
नाम, आख्यात, उपसरी भौर निपात । जो इसके तीन पाद हैं वे भूत, भविष्यत्‌ , 
वर्तमान--ये तीन काळ हैं । जो इसके दो सिर कहे हैं वह दो प्रकार का शब्द हे-- 
एक नित्य, दूसरा कार्य (उत्पाद्य, अनित्य) । जो इसके सात हाथ हैं वे सात विभक्तियां 
हुँ । 'तीन स्थानों में बधा हुआ” इस का अर्थ है--छाती, कण्ठ व सिर में वधा हुना । 
(कामनाओं की) वृष्टि करने से वह दृषभ हे । रोरवीति का अर्थ ह शब्द करता है। 
यह केसे ? रु धातु शब्द करने अर्थ मे पढ़ी है । महो देवः इत्यादि का अर्थ हे-- 
(बह) मदान्‌ देव रूप शब्द मरण-स्वभाव वाळे मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए 
है। उस सहान देव के साथ हमारा सायुज्य हो, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
दूसरा कहता हे--वाणी चार पर्दो में परिच्छिन्न हे, इन चार पदों को मन 





यज्ञात्वर्न्यां घखनो ( ५। १। ७१ ) अथात्‌ यज्ञ और ऋत्विक्‌ से उसके योग्य दै 
इस अथे में क्रम से घ, खन्‌ प्रत्यय होते हैं । इससे खनप्रत्ययान्त आर्तिजीन का अर्थ 
यजमान हुआ । इस पर वातिककार का कहना है कि यज्ञत्थिग्भ्यां तत्कमौईतीति चोप- 
सख्यानम्‌ इससे ऋत्विक्‌ के कर्म में योग्य होनेवाले मै प्रत्यय होकर आत्विजीन 
ऋत्विक्‌ ( याजक ) का बोधक होता है । 

१, ० ४।५८।३ 

>. वेद में वाक आद्युदात्त पढ़ा हैं। पदपाठ में भी पृथक्‌ पद ही पढ़ा हँ! 
भवः यह प्रवमान्त स्वतन्त्र पद हे ऐसा प्रतीत होता प्रथमान्त का अन्वय सीघा 


प्रथम आह्विक १६ 


मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग- 
निपाताइच । तानि विटुर्बाह्मणा ये मनीषिणः । मनस ईषिणो मनीषिणः । 
गुहा चीणि निहिता नेङ्गयन्ति! गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न 
वेष्टन्ते न निमिषन्तीत्यथेः । तुरीयं वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु चतेते चतुथ- 
मित्यर्थः । चत्वारि ॥ 

उत त्वे;। “उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचसुत त्वः श्टण्वन्न श्टणो- 
त्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्ने जायेव पत्य उशती खुवासाः ॥'' उत 
त्वः अपि खल्बेकः पश्यक्षपि न पश्यति चाचम्‌। अपि खल्वेकः शण्वन्नपि 
न स्टणोत्येनाम्‌ इति अविद्वांसमाहार्थम्‌ । उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे तजु 
विवृणुते । जायेव पत्य उशती सुवासां: । तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना 





का संयम किये हुए ब्राह्मण जानते हैं । इसके तीन भाग गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं 
करते । वाणी के चौथे भाग को मनुष्य ( साधारण अवैयाकरण ) बोलते हैं ॥ चार 
चाणी के परिच्छेदक पद-समूह नाम आख्यात उपमे और निपात हैं । मनीषी ब्राह्मण 
उन्हें जानते है। मन पर अधिकार रखने वाळे सनीषी कहलाते हैं--गुहा'*'****** 
नेङ्गयन्ति का अर्थ यह है कि तीन (भाग) गुफा सें छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, 
झपकते नही । तुरीय'''"'वदन्ति का अर्थ यह है कि यह वाणी का चौथा भाग है 
जो मनुष्या में है (जो मजुष्य-अवेयाकरणों के व्यवहार में आता हे) | चत्वारि । 

और एक । उत त्वः--इस मन्त्र का अर्थ यह हे--कोई एक वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्‍चय ही नहीं सुनता | ऋचा 
का यह आधा भाग भविद्ठान्‌ के विषय में हे । उतो विमख्ने का अर्थ यह हे कि और 
किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोळ देती हे । जायेव"“*सुवासा' का अर्य यह 
है कि जिस प्रकार सुन्दर छुञ्र चख धारण किये हुए (ऋतु-स्नाता) खी कामना करती 





लग जाता है--वाक्‌ चत्वारि परिमितानि पदानि भवति । षष्ठी पूर्वपद समास मानने में 
जहा स्वर से विरोध पड़ता है वहा समास भी असमर्थ ही होता है, क्योंकि वाकू का 
पदानि के साथ सम्बन्त्र है। यहा चारों पदों से नाम, आख्यात, उपसग और निपात 
का ही ग्रहण इष्ट हे, परा, पयन्ती, मध्यमा तथा वैखरी का नही । पद्‌ कहने से ही 
उनका व्यवच्छेद हो जाता है । 

१. ऋ० १११६४४५ ॥ 

२, वेद में त्व एक अर्थ का वाचक सर्वनाम हे । 

३. विसल्ले--यह विपूवेक सू का लिट्‌ प्रथम पु० एक० का रूप हे । 

४, उशती--वश कान्तौ इस धातु का झत्रन्त स्त्रीलिंग रूप है । 

५. सुवासाः, शोभने वाससी यस्याः सा । रजस्वला स्री मळवद्वासाः ( मेले 


LES 


१४ व्याकरणमहाभाष्य 


सुवासाः स्वमात्मातं विवृणुने एवं वाग्‌ वाग्विदे स्वात्मानं चिवृणुते । 
वाङ्नो विद्ठणुयादात्मानमित्यध्ययं व्याकरणम्‌ । उत त्वः ॥ 

सक्तुमिच । “सक्तुमिव तितडना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां ळच्मीर्निहिताऽचि 
चाचि ॥ सक्तुः सचतेकुर्घावो भवति । कसतेर्वा विपरीताद्‌ विकसितो 
भचति । तितड परिपवनं भवति । ततवद्वा दुन्नवद्वा। धीरा ध्यानवन्तः । 
मनसा प्रज्ञानेन । वाचमक्रत वाचमक्कषत । 


अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते। क्व। य एष दुगों मार्ग 
एकगस्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते । वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ । भद्वेषां लक्ष्मी- 


है अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती है इसी प्रकार वाणी वाणी को 

जानने वाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती हे । वाणी अपने स्वरूप को 
हमारे प्रति प्रकट करे इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । उत त्वः। 

सत्तुओं की तरह । जैसे सत्तुओों को चाळनी से छानते हैं ऐसे ही जब (जिस 
अवस्था में) ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण (विश्लेषण, 
प्रकृतिप्रत्यय-विभाग, शब्दापशव्द-विवेचन) करते हैं तव ( उस अवस्था में ) समान 
दर्शन चाले आपस में सायुज्य को अनुभव करते हें । कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी 
में निहित होती है । सक्तु सच धातु से निष्पन्न होता हे, इसे धोना (साफ करना) 
कठिन होता है। हो सकता हे कि सक्तु कसू धातु के आयन्त विपर्यय करने से बना 
हो, खिळा सा होता हे ( इससे धात्वर्थे की संगति होती हे )। तितउ का अर्थ 
चालनी हे । यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाढी होती हे (इस लिये तितड नाम 
हुमा) । धीर ध्यानी होते हें । मनसा का बर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमक्रत का 
अर्थ हे वाणी को व्याकृत किया । उत त्वः ॥ 

यहाँ समानख्याति ( समान दशन ) वाळे होकर सायुज्य को अनुभव 
करते हैं । 


कहाँ ? 
यह जो एक सात्र गम्य (साँकरा) दुर्गम वाणी का मार्ग है (वहॉ) । 
वे कौन हैं ? 


कपड़ों वाली स्नान न करने से ) होती है, इसीलिये उसे मलिनी भी कहते हैं। 
स्नान करने पर वह झुत्र वस्न पहन लेती है, इसलिये उसे यहा सुवासाः कहा है । 

१, अमर्‌ कोप में तितउ ऐुँल्लिङ्ग पढ़ा है । भाष्यकार-वचन-प्रामाण्य से 
नपुंसक लिङ्ग भी साधु ह्‌। 


प्रथम आह्विक ९५ 


निहिता अघि वाचि | एषां चाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मी" 
लक्षणात्‌ भासनात्परिवुढा भवति । सक्तुमिव ॥ 
सारस्वतीम्‌ । याज्षिकाः पठन्ति “आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य 
प्रायडिचत्तीयां सारस्वतीमिष्टि निर्वपेत्‌ ।” प्रायश्चित्तीया मा भूमत्यध्ययं 
व्याकरणम्‌ । सारस्वतीम्‌ ॥ 
द्राम्यां पुत्त्रस्य । याशिकाः पठन्ति--“दशम्युत्तरकालं पुत्त्रस्य 
जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमवृध त्रिपुरुषानूकमनरि 
प्रतिष्ठितम्‌ ।” तद्धि प्रतिष्ठिततर्म भवति | हथक्षर चतुरक्षरं चा नाम छतं 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ इति । न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या _ 
विज्ञातुम्‌ । दशाम्यां पुत्त्रस्य ॥ 
सुदेवो असि । “सुदेचो असि वरुण यस्य ते सत्त सिन्धवः । अनु- 
क्षरन्ति काकुदं सुस्थे खुषिरामिच ॥” सुदेवो असि वरुण सत्यदेवोऽसि। 
यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः! अनुक्षरन्ति काकुदम्‌। काकुदं 
चेयाकरण । 
यह क्यो ? 
क्योंकि इनकी वाणी से कल्याणसयी छचमी निहित होती हे! लक्ष्मी को 
इसलिये लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि वह लक्षण करती हे, चमकती है । अथवा अधिकार 
वाली होती है । 
सरस्वती देवता को दिये जाने वाली । यजुर्वेदी लोग पढ़ते हँ---अग्न्याधान 
करके क्षपशब्द का प्रयोग कर बैठने पर प्रायश्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिप 
इष्टि-याग करे । इम प्रायश्चित्त के योग्य नहो इस लिये इम व्याकरण पढ़ना 
चाहिये । सारस्वतीम्‌ ॥ 
दशमी रात्रि के अनन्तर पुत्र का । याज्ञिक लोग पढ़ते हें--पुन्र के जन्म से 
दशमी रात के वीतने पर (भर्थात्‌ ग्यारहर्वे दिन) उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखे, 
जो आदि में घोषवान्‌ वर्णवाला हो, बीच में अन्तःस्थ वण वाला हो और वृद्धि स्वर 
(आ, ऐ, औ) से युक्त न हो, जो पिता के तीन पूर्वे पुरुषों के नाम का स्मरण कराता 
हो और जो श्नु के नाम के रूप में प्रसिद्ध न हो । नाम दो अक्षर वाला अथवा चार 
अक्षर वाळा रखें, चह छृदन्त हो, तद्धितान्त न हो ! व्याकरण के बिना कृत्‌ चा तद्धित 
प्रत्ययो का ज्ञान ही नहीं हो सकता है । ददाम्या पुत्रस्य ॥ 
तू शोभन देव है । हे वरुण तू सुदेव-सत्यदेव हे जिसके गळे से निकळती 
हुई सात नदियाँ (=सात विभक्तियां) ताल में बहती हें । काकुद तालु होता है कारण 
कि काकु नाम जिह्वा का हे और वह उसमें उठाकर ळगाई जाती दै । सूर्म्यं सुषिरामिव-- 


१६ ध्याकरणमेहाभाष्ये 


तालु । काङुजिह्वा, सास्मिन्नुयत इति काकुदम्‌ । सूर्य सुषिरामिव । 
तद्यथा शोभनामूर्मि सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति एवं ते सत्त सिन्धचः 
सप्त विभक्तयस्ताद्वङुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेव: । सत्यदेचाः स्यामेत्य- 
ध्ययं व्याकरणम्‌ | सुदेचो असि ॥ 

_ कि पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वास्यायतेः 
न पुनरन्यदपि किञ्चित्‌ । औओमित्युक्त्वा डृत्तान्तशः शामित्यादीन्‌ शाब्दा- 
न्पठन्ति। पुराकल्प पतदासीत्‌- संस्कारोत्तरकाळं ब्राह्मणा व्याकरणं 
समाधीयते । तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा डप- 





जैसे अग्नि सुन्दर खोखली लोहे की प्रतिमा को अन्दर प्रविष्ट होकर जळाती हे इसी 
प्रकार सात सिन्धु अर्थात सात विभक्तियाँ तेरे तालु सें बहती हें। इससे तू सत्यदेच 
हे । इम भी सत्यदेव हों, अतः हमे व्याकरण पढ़ना चाहिये । सुदेवों असि । 

- कया कारण हे कि केवर व्याकरण पढना चाहने बालों के लिये प्रयोजन बताये 
जा रहे हैं, कुछ भौर ( वेद आदि ) पढ्ने वालों के लिये नहीं ६ (चेद पढ़ना चाहते 
हुए तो ) ओम्‌ (स्वीकार करता हूँ) कहकर प्रपाठक-प्रपाउक करके “शम? इत्यादि शब्दों 
को पढ़ते हैं 1 पुरातन युग में ऐसा था उपनयन संस्कार के पइ्चात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ना प्रारम्भ कर देते थे, तब जब वे वर्णोच्चारण-स्थान ( कण्ठादि ) करण ( जिह्वा 
के अग्न, उपाग्र मादि भाग) मर अनुप्रदान ( आभ्यन्तर च बाह्य प्रयत्नस्संवृत 

विद्वत सवार विवार आदि ) जान लेते थे तो उन्हें वेदिक शब्दों का उपदेश किया 
जाता था। आजकल वैसा नहीं। ( आजकल तो ) पहले वेद को पढ़ते हैं भौर 


१. ओम्‌ यहां स्वीकार अर्थ में है, अभ्यादान अर्थ में नहीं । अधीष्व (पढ़ो) 
के उत्तर में शिष्य ओम्‌ का उच्चारण करता है, स्वीकार करता हूँ, अथात्‌ जैसे आपकी 
आज्ञा वेसे करता हूँ । 

२, वृत्तान्तश. में शस प्रत्यय चीष्सा अर्थ में हैं। वृत्तान्त का यहां प्रपाठक अर्थ है। 

३, ब्राह्मण वाळक का उपनयन आठे अथवा गर्भ से आठवें वर्ष में करने 
की विधि हें। ऐसी छोटी अवस्था में जव व्याकरणाघ्ययन प्रारम्भ हो जाता था तो 
अनतिप्रौढ होने से उन बालकों को व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भी नहा होता था । पर अव वेदा- 
च्ययन पहले ही प्रारम्भ हो जाता है । वेदाध्ययन को समाप्त कर प्रीढावस्था को प्राप्त 

हुए ब्रह्मचारी यह शङ्का करने लगते हैं, लोक तथा वेद से हमने उभयविध दाशद 


प्रथम आहिक ` १७ 


दिदश्यन्ते। तदद्यत्वे न तथा । वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति-- 
'वेदान्नो वैदिकाः शाब्दाः सिद्धा लोकाच्च छौकिका; । अनर्थकं व्याकरण- 
मिति ।' तेभ्य एवं विप्रतिपन्नबुद्धिभ्योञ्ध्येतरभ्य; सुदृदुभूत्वा आचार्य इदं 
शास्त्रमन्वाचष्टे । इमानि प्रयोजनान्यभ्येयं व्याकरणमिति । 

उक्त; शब्द्‌;। स्वरूपमप्युक्तम्‌। प्रयोजनान्यप्युक्तानि । शब्दानुशासन- 
मिदानीं कर्तव्यम्‌ । तत्कथं कतेब्यम्‌ । कि शब्दोपदेशः कतव्य आहोस्विद- 
पशब्दोपदेश आहोस्विदुभयोपदेश इति । अन्यतरोपदेशेन इतं स्यात । 
तद्यथा भक्ष्यनिँयमेनाभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते 


पढ़कर उतावळे हुए एक दम कहने ळग जाते हैं---वेद से हमने वेदिक शाब्द जान 
लिये, और लोक से लौकिक । व्याकरण का (हमें) कुछ प्रयोजन नहीं | उन विपरीत 
बुद्धि वाले छात्रों का सुहृद बन कर आचाय (पतञ्जछि, रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयो- 
जनम्‌ को वार्तिक मानने वालों के मत में कात्यायन) इस शास्त्र (प्रयोजन निर्देशक) 
का अन्वाख्यान करते हैं और कहते हें यह प्रयोजन हैं, व्याकरण पढ़ना चाहिए । 

शब्द से क्या ग्राह्य हे यह कह दिया । शब्द का स्वरूप भी कह दिया गया | 
प्रयोजन भी कह दिये । अब शब्दानुशासन करना चाहिये | सो केसे किया जाय ? 
क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, अथवा भपशब्दो का, अथवा दोनों का ? 
किसी एक के उपदेश से काम चळ जायगा । जेसे भक्ष्य का नियम करने से अभक्ष्य 
का निषेध स्वतः ही आ जाता दै । पांच नखों वाले पांच ही भक्ष्य हैं ऐसा कहने से 
गिनाये हुए पांच नखों वाळे पांचों से अतिरिक्त पांच नख वाले अभक्ष्य हैं, ऐसा बिना 
कहे ही प्रतीत होता दै । 





लौकिक व वैदिक जान लिये, अब व्याकरण का हमें कुछ प्रयोजन नही रहा । 

१, त्वरिता,=जातत्वराः । गृहप्रवेशाय त्वरमाणाः, विवाह करके गृहस्थ वनने 
के लिये उत्तावले--ऐसा प्रदीपकार कैयट का भाव है। भाष्यकार को यह विवक्षित 
है वा नहीं इसमें सन्देह है । 

२. नियम शब्द यहां परिसङ्ख्या अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । मीमांसक विधि 
नियम और परिसङ्छ्या का इस प्रकार लक्षण करते हे-- 

विधिरत्यन्तमप्रा्तौ नियमः पाक्षिके सति | 
तत्र चान्यत्र च प्राक्त परिसङ्ख्येति गीयते ॥ 

अपूर्वं अत्यन्त अविदित क्रिया का जव विधान किया जाता है तव उसे विधि 
अथवा क्षपूवे विधि कहते हैं जसे ब्रीहीन्श्रोक्षति (धान पर जल छ्डिकता है ) । 


१८ व्याकेरणेमहांभाष्य 


गम्यत एतदतोन्येऽसक्ष्या इति । अभक्ष्यप्रतिषेधेन वा भक्ष्यनियमः । तद्यथा 
अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अमक्ष्यो भ्राम्यसूकर इत्युक्ते गम्यत एतद्‌-- 
आरण्यो भक्ष्य इति | एवमिहापि । यदि तावच्छन्द्रोपदेशाः क्रियते, गौरि- 
त्येतस्मिन्डुपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गाव्यादयोऽपशाब्दा इति । अथाप्यपशब्दो- 
पदेशः क्रियते, गाव्यादिधूपदिष्टेषु गम्यत पतद--गौरित्येष शब्द इति । 





अथवा अभक्ष्य का निषेध करने से भक्ष्य का नियम हो जाता है जैसे गांव का 
कुक्कुट अभक्ष्य है, गांव का सूअर अभक्ष्य है ऐसा कहने से जंगल का भक्ष्य हे ऐसा 
( बिना कहे ही ) प्रतीत हो जाता हे । इसी प्रकार यहां भी । यदि शब्दों का उप- 
देश किया जाय, गौः ऐसा उपदेश करने पर यह (स्वयं) जाना जाता है कि गावी भादि 
अपशब्द टें । और यदि भपशड्दों का उपदेश किया जाय, तो गावी भादि का 
उपदेश किये जाने पर यह ( अपने आप ) जाना जाता है कि गो शब्द है । 





यह वचन इदम्प्रथमतया ( इससे पहले कोई दूसरा नहीं) बतलाता है कि 
दशेपूणेमास इष्टियों में ब्रीहि का प्रोक्षण किया जाना चाहिये। यह ब्रीहि का 
संस्कारक होकर यज्ञान्न हे । इसका अनुष्ठान न हो तो यज्ञ विकलाङ्ग होगा । 
प्रकृत वचन न होता तो इसका हमें कैसे पता चलता ६ जो क्रिया कई प्रकार से 
(क्रम से ) सम्पादन की जा सकती हो वहा एकका नियम कर देना नियम अथवा 
नियमविधि कहलाती है । अत्र यज्ञार्थ चावल ( ब्रीहि ) को वितुष ( तुष रद्दित ) करना 
इष्ट हैं। वितुप करना कई एक क्रियाओं द्वारा ( अनेक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने की 
योग्यता होने पर एक समय किसी एक से ) सम्भव दै जैसे अवहनन अथवा अवघात 
( उळूखळ मे मूसळ से कूटने ) से, मदेन ( मसलने ) से अथवा नखविदलन 
( नाखूनों से छीलने ) से। यहा शास्त्र नियम करता है त्रीहीनवहन्ति, चावर्लो का 
अवघात ( ही ) करे । परिसड्ख्या वह विधि है जो अपूर्व विधान तो कुछ नहीं करती 
जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक ही समय में सम्भव, पहले से विदित, दो वा 
दो से अधिक क्रियाओं में से एक का नियम कर देती है । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । यह 
परिसङ्ख्या है । यहां पाच पांच नखोंवाले शशक आदि का भक्षण का विधान नही 
किया गया। क्षुधा की निवृत्ति के लिये यत्‌ किंचित्‌ शशक आदि पदार्थ का 
भक्षण तो प्राप्त ही ( पहले से विदित ही) है। मनुष्य ने इसे शास्त्र से नहीं सीखना । 
अव कुथा के शमन के लिये वह चाहे तो एक ही समय पाच-पाच नखों वाले शशकादि 
को भी खा सकता है और इन पांचों से अतिरिक्त पांच नखोंवाले मनुष्य आदि को 
भी! अव इस प्रकार अनेक कियाओं की युगपत, प्राप्ति ( प्रसङ्ग ) होने पर शास्त्र 
नियम करता दै पाच नखों वाले शशकादि पांच ही भक्ष्य ( खाने योग्य ) हैं, अर्थात. 


प्रथम भाहिक १ दे, 


चछब्दोपदेश कप 

कि पुनरत्र ज्यायः। लघुत्वाचछब्दोपदेशः। छघीयाञ्छब्दोपदेशः । 
गरीयानपशब्दोपदेशः । एकैकस्य शब्दस्य बहचोऽपश्रंशाः । तद्यथा गोरि- 
त्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकत्येचमादयोऽपस्रंशाः। 
ृष्टान्वाख्यानं खद्वपि भवति । 

अधैतस्मिञ्शब्दोपदेशे सति कि शाब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः 
कर्तव्यः, गौरश्वः पुरुषो हस्ती शक्कुनिसुंगो ब्राह्मण इत्येवमाद्यः शब्दाः 
पठितव्याः । नेत्याह । अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 
एबं हि श्रूयते--बृ्स्पतिरिन्द्राय दिव्ये वरषंखहस्नं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
शब्दपारायणं? प्रोवारचं नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्यता, 


तो इन दो उपायों में से बढ़िया उपाय कौन सा हे? 

लघु होने से शब्दोपदेशा । शब्दों का उपदेश दूसरे की अपेक्षा थोड़े मे हो 
जाता है, भपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है। एक-एक शब्द के अनेक क्षपश्नेश 
(विकृत-सेस्कार-रहित रूप ) होते हें । जसे गौः इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश होते हें । ( साधु शब्द के प्रयोग में धर्म होता है इस 
कारण) इष्टप्राप्तिजनक झड्दों का भी इस प्रकार मन्वाएयान=अचुञ्चासन हो जाता हे 

अब शब्दों का उपदेश होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होने पर प्रश्न यह हे कि 
शब्दों के बोध के लिये एक-एक करके शब्द पढे जायें जसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, 
शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि । नहीं ऐसा नहीं । शब्दों के बोध में शब्दों को एक- 
एक करके पढ़ देना कोई उपाय नहीं । ऐसा सुनते हैं--( देवशुरु ) बृहस्पति ने एक 
हजार दिव्य वर्षो तक इन्द्र को प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण पढ़ाया, पर समाप्ति तक न 
पहुँचे । बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाळा (आचार्य) हो, और इन्द्र जैसा पढ्नेवाळा शिष्य हो, 


इन पाचो से भिन्न पाच नखवाले अभक्ष्य ( न खाने योग्य ) हैं। परिसङ्ख्या का 
निषेध भै तात्य होता हे। प्रकृत में यदि शब्दों का उपदेश क्रिया जाय तो उनका 
श्रवण से साक्षात्‌ बोध हो जायया और तदूभिन्न अपशब्दों का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
हुआ भी गम्यमान ( =प्रतीयमान ) रहेगा । पाच नखोंत्राले भक्ष्य ये है--शशकः 
शल्यकी गोधा खङ्गी कूमेश्‍च पञ्चम.--खरगोश, सहा, गोह, गेण्डा और कछुआ । 

१ मालुष वर्ष ( =३६५ दिन ) दिव्य ( देवताओं का ) एक दिन रात के 
बराबर हे। 

२, शब्दपारायण शब्द योगरूढ होकर ग्रन्थविशेष का नाम है ऐसा कैयट 
का कथन हे । प्रतिपदोक्तानास इस विशेषण को देने के लिये फिर शब्दानाम्‌ 
यह विशेष्य पढ़ा है, यह भास रही पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त यत्न 
मात्र है । वस्तुतः यह वैदिक काल से चली आ रही एक शैली थी--जैसे विद्या हि त्वा 
गोपतिं शूर गोनाम्‌ ( ऋ० १०।४७।१ ) इत्यादि अनेक स्थलों में देखी जाती हे । 

३, प्र पूर्वक ब्रू ( वच्‌) का मुख्यार्थ पढ़ाना है--स्वाघ्यायप्रवचनाभ्या मा प्रमदः । 


२० व्याकरणमहाभाष्य 


दिव्यं वर्पस हस्रमध्ययनकालो न चान्तं जगाम किं पुनरद्यत्वे । यः सर्वथा 
चिरं जीचति चर्षशतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति-- 
आगमकालेने, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकाळेनेति। तत्र 
चास्यागमकाळनेवायुः त्स्नं पर्युपयुक्तं स्यात्‌ । तस्मादनभ्युपायः शब्दानां 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 
> eo शाब्दा किंचि ~ ७ 
है 0002 तद्धाम ए प्रतिपत्तव्याः | किचित्सामान्य विशेषवल॒क्षणं 
प्रवत्यम्‌ । येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्प्रतिपचेरन्‌ । कि पुन- 
स्तत्‌ । उत्सर्गापवादी । कश्चिदुत्सर्गः कर्तव्यः, कड्चिदपवादः । कथे- 
जातीयकः पुनरुत्सगेः कर्तव्यः कर्थजातीयको5पवादः । सामान्येनोत्सर्गः 
कर्तन्यः। तद्यथा कर्मण्यण्‌ । तस्य विशेषणापवाद्‌ः । तद्यथा--आतो 
नुपसर्ग कः | 
तिस पर भी एक हजार दिव्य वर्ष ( लम्बा ) पढ्ने का समय, तो भी समाप्तिन 
हो सकी, भाज कल का तो कहना ही क्या । जो बहुत चिर तक जीता हे वह सौ 
बरस जीता है । 
चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता हे--युरु से पढ़ते समय, स्वयं गुरुमुख 
से अधीत की आवृत्ति करते समय, (शिप्यों को) पढ़ाते समय भौर यज्ञादि कमे 
में व्यवहार (प्रयोग) के समय । उस प्रतिपद-पाठ की अवस्था में इस (विद्यार्थी) 
की सारी आयु गुर से पढ़ते-पढ़ते ही समाप्त हो जायगी । अतः शब्दों के बोध के 
लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं । 

तो शब्दों को केसे जाना जाय ? 

कोई छोटा सा सासानन्‍्य-विशेष वाला शास्त्र बनाना चाहिये जिससे थोड़े से 
यत्न से वड़ी-बडी शब्द-राशियों को जान जाये । 

ऐसे (शास्त्र) लक्षण का क्या स्वरूप है ? 

उत्खर्म और अपवाद । कोई लक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोई अपवादात्मक । 

उत्समै का कैसा स्वरूप होता है । अपवाद का केसा स्वरूप होता है £ 

सामान्यरूप से कथन उत्सर्ग होता हे जैसे कर्मण्यण्‌, कर्मकारक (मात्र) उपपद 
होने पर धातु मात्र से अण्‌ प्रत्यय हो | उस उत्सग का विशेष कथन से अपवाद, 
जैसे आतोडनुपसर्ग कः कर्म कारक (मात्र) उपपद्‌ होने पर उपसर्ग-रद्वित आकारान्त 
धातु से क प्रत्यय हो । 

१, आगमकालेन इत्यादि में आवार में करणत्व की विवक्षा करके तृतीया 
प्रयुक्त हुई है एसा नागेश का मत है । हमारा विचार है कि यहां उपलक्षण में तृतीया 
है, आगमकालेनोपललिता विद्योपयुक्ता उपयोगवती भवति । 

२, पा० ३।२।१॥ ३, पा० ३।२।३॥ 


प्रथम भाहिक २१ 


कि पुनराकृतिः पदार्थ आहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌ । उभयमित्याह । कथं 
ज्ञायते । उभयथा ह्याचाय्येण सूत्राणि पठितानि। आक्राति पदार्थ मत्वा 
जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यते । द्रव्यं पदार्थ सत्वा 
सरूपाणाम्‌ इत्येकशेष आरभ्यते । 





क्या पद का अर्थ---जाति है अथवा द्रव्य ? 

चेयाकरण कहता है--दोनों (जाति और द्रव्य) । 

(यह) केसे जाना जाय ? 

दोनों अर्थी को स्वीकार कर भाचायँ पाणिनि ने सूत्र पढ़े हैं । 


पद का अर्थ जाति हे ऐसा मान कर जात्याख्यायाम--इत्यादि सूत्र पढ़ा है । 
दृष्य पदार्थ है ऐसा स्वीकार कर सरूपाणाम्‌ इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया है। 





१, व्याकरण शाक्त में किसी एक पक्ष से सर्वत्र व्यवस्था न हो सकने से कही 
जाति को पदार्थ माना हे और कहीं व्यक्ति (द्रव्य ) को । यदि एक ही पक्ष का सवेत्र 
आश्रयण हो, व्यक्ति ही पदार्थ हे ऐसा सर्वत्र इष्ट हो तो सम्पन्ना ब्रीहयः यहा व्यक्तियों 
( धान्य के कणों ) का बहुत्व होने से बहुवचन सिद्ध हे ( साध्य नहीं ) अतः उसके 
लिये नात्याख्यायाम-- इत्यादि बहुवचन-विधान-रूप यत्न सूत्रकार क्यों करे । और 
यदि जाति ही पदार्थ हे ऐसा मत अभिमत हो तो जाति नाम एकार्थ होता है, 
उसे कहने के लिये एक शब्द का ही प्रयोग प्राप्त होता है, उसी से तज्जात्यवच्छिन्न 
सकल व्यक्तियों की उपस्थिति हो जायगी, अतः अनेक व्यक्तियों को कहने के लिये 
अनेक शब्दों के प्रयोग का प्रसङ्ग ही नही, तो फिर सरूपाणाम्‌ एकशेषः--- 
( समानरूप वाले शब्दों में से एक रहे, अन्य निवृत्त हो जायं एक विभक्ति परे होने पर ) 
ऐसा योग-निर्माण करने का यत्त क्यों किया इससे प्रतीत होता हे कि यहाँ 
आचार्य पाणिनि व्यक्ति पदार्थ हे ऐसा मान रहे हें । यहां इतना विशेष जान लेना 
चाहिये कि जहा जाति पदार्थ होता है वहा जाति में क्रिया का अन्वय न हो सकने से 
जात्याश्रय (जाति के अधिष्ठानभूत ) व्यक्ति का जाति द्वारा वोध होता हे । ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः । यहां ब्राह्मण शब्द जातिवाचक है, इनन क्रिया ब्राह्मणत्व जाति में संभव 
नहीं, उसका व्यक्ति में ही अन्वय हो सकता है। जहा व्यक्तिपरक निर्देश हे--इमा 
गावः सुदोहाः, वहा जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता हे । गावः-गोत्वो- 
परक्षिता=गोत्वावच्छिन्ना गोव्यक्तयः=सास्नादिमन्तः पदार्थाः । 


२२ व्याकरणमहां भाष्य 


८२ नित्य शङ ८१ च 

कि पुनर्नित्यः शब्द आहोस्वित्कार्यः' । सङ्ग्रह एतत्प्राधान्येन परी- 
क्षितम्‌-- नित्यो वा स्यात्कार्यो वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । 

~ ha ७ € ७ 

तत्र त्वेष निर्णय:--यद्येव नित्यः, अथापि कार्यः, उभयथापि लक्षणं 
प्रवर्त्यमिति । 

3 ० ~ ० ba e 

कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम्‌ 

सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे १-१ 
सिद्धे शब्देऽ्थ सम्वन्धे चेति । 





क्या शव्द नित्य है अथवा कार्य (अनित्य) ! 

संग्रह ग्रन्थ में इस पर मुख्य रूप से विचार किया गया है कि शब्द नित्य 
है वा अनिव्य । यहाँ दोनों पक्षों में प्रसक्त दोष कह दिये हें । शास्त्र की प्रबृत्ति के 
प्रयोजन भी कह दिये हैं । वहाँ यही निर्णीत किया गया है, चाहे नित्य हो चाहे 
अनित्य, दोनो पक्षों में शास्त्रारम्भ होना ही चाहिये । ु 

तो किस अभिप्राय को लेकर भगवान्‌ आचार्य पाणिनि का शास्त्र प्रवृत्त 
हुआ हं ? (उत्तर) 

(वा०) शब्द, अर्थ भोर उनके सस्बन्ध के सिद्ध रहते हुए । 

अव यहाँ सिद्ध शब्द का क्या झर्थ हे? 

सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक है । 


१. मीमांसक आदि कुछ लोग ध्वनि से व्यङ्गय नित्य वर्ण को ही शब्द मानते हैं । 
उन के मत में पद और वाक्य सब वर्ण-समूह-हप ही हैं। वेयाकरण लोग वर्ण से भिन्न 
पद्स्फोट या नित्य वाक्यस्फोट को ही शब्द मानते हैं। कुछ नयायिक आदि केवल अनित्य 
ध्वनि को ही शब्द मानते हैं । उनके मत में सार्थक अनर्थक ध्वनि ही शब्द हे | स्फोट की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार शब्द विपय में सन्देह होने से यह प्रश्‍न किया गया है कि-- 
किं पुनर्नित्यः शब्द आहोस्वित्‌ कार्य; । 

२, दोनो अवस्थाओं में ढोषों का निराकरण किया जा सकता ह । इस हेतुसे। 

३ किस अभिप्राय को लेकर, अर्थात्‌ शब्द अर्थ और इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा असिद्धि को । प्रश्न का तात्पय यह ह कि यदि शब्द अर्थ 
और सम्ध्न्व लोकसिद्ध हे तो भात्नारम्भ व्यर्थ हे और यदि ये अभिद्ध हैं तो शात्रा- 
रम्भ दक्य ही नहीं । अर्थीत्‌ सर्वथा शास्र अनारम्भणीय ही ठहरता हे । 

४. यह समाहार हन्द्र ह--शब्द्रच, अर्थश्च, सम्वन्धइचेति शब्दार्थसम्बन्धम्‌, 
तस्मिन्‌ दाव्दार्थसम्बन्धे । तीनों का त्रिकाळाऽघाधित ( नित्य) अवियोग दिखाने के 


लिये समाहार इन्द्र का आश्रयण किया है । 


प्रथम आह्रिक -- २६ - 

अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः। नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः । 
कथं ज्ञायते । यत्कूटंस्थेष्वचिचालिषुं भावेषु वर्तते । तद्यथा-सिद्धा यौः, 
सिद्धा प्रथिवी, सिद्धमाकाशमिति । नजु च भोः कार्येष्वपि वर्तते तद्यथा-- 
सिद्ध ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूरिति । यावता कार्येष्वपि वतेते, 
तत्र कुत एतक्नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहण न पुनः कार्ये यः सिद्धशब्द इति । 

संग्रहे तावत्‌ कार्यप्रतिइन्द्रिभावान्मन्यामहे नित्यपर्यायचाचिनो 
ग्रहणमिति । इहापि तदेव । 

अथवा समन्त्येकपदान्यप्यचघारणानि । तद्यथा-अब्भक्षो वायुभक्ष 
इति--अप एव भक्षयति, वायुमेव भक्षयतीति गस्यते । एवमिद्दापि । सिद्ध 
एव न साध्य इति। 


यह कैसे जाना जाय ? 

क्योंकि यह एक स्वरूप-स्थित (अविनाशी), एकत्र नित्यावस्थित पदार्थो को 
कने में प्रयुक्त होता है । जेसे द्युरोक सिद्ध है, एथिवी सिद्ध है, आकाश सिद्ध है । 

क्यों जी, (सिद्ध शब्द) कृत्रिम (क्रिया से बने) पदाथा को कहने में भी तो 
प्रयुक्त होता है । जैसे--भात (सिद्ध) बना हे, दाळ (सिद्ध) बनी हे, यवागू (पतला 
भात) (सिद्ध) बनी हे । चूंकि यह सिद्ध होने वाळे अथौ को कहने में भी प्रयुक्त होता 
है तो यहाँ नित्य समानार्थक का ग्रहण हे न कि उस सिद्ध शब्द का जो सिद्ध द्वोने 
वाळे (क्रियानिष्पाद्-का्ये) अथे में प्रयुक्त द्दोता है, यद् केसे जाना जाय ? 

संग्रह ग्रन्थ में “सिद्ध? शब्द 'कार्थ' शब्द के विरोधी रूप में प्रयुक्त होने से 
इम समझते हैं कि चहा “नित्य? अर्थ वाले का ग्रहण है । यहाँ भी वैसा ही । 

अथवा एक (इकेरे) पद से अवधारण ( नियम ) देखा जाता है। जेसे-- 
अब्भक्षः--पानी ही पीता हे, वायुभक्षः, वायु ही खाता है--ऐसा बोध होता है । इसी 
प्रकार यद्दो भी | (जो) सिद्ध ही दै साध्य (कभी) नहीं, ऐसा अर्थ जाना जाता हे । 


१, कूटमयोघनः तद्वद ये तिष्ठन्ति! अयो हन्यतेऽस्मिन्निति अयोधनः, 
वह लोह संघात ( निहाई ) जिसपर लोहे को कूटा जाता है | 

२, विचारः स्थानान्तरसङ्कसः, दूसरे स्थान में जाना विचाळ कहलाता 
हे । दूसरी जगह अष्टाध्यायी में झूपान्तरापत्तिर्विचाळ. रूप का बदलना विचार का अर्थ 
अभीष्ट हे ( काशिका ५।३।४३ ) | 

३ एक पदें यस्यावधारणस्य तदेकपद्म्‌ ( बहुत्रीहि )। एव शब्द का प्रयोग 
दोने पर द्विपद अवधारण ( नियम ) होता है। एव वहां द्योतक होता हे। द्योतक के 


२४ व्यार्करणर्महाभाष्ये 


अथवा पूवपदलोपो5त्र द्रष्टव्यः । अत्यन्तेसिद्धः सिद्ध इति। 
तद्यथा--देवदत्तो दत्तः, सत्यभामा भामेति । 


अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति्नेहि सन्देहादलक्षणम्‌ इति 
नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


कि पुनरनेन वण्येने । किं न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्त:, 
यस्मिन्डुपादीयमानेऽ सन्देहः स्यात्‌ । मङ्गलार्थम्‌ । माङ्गलिक आचार्यो महतः 
शास्त्रीधस्य मङ्गळार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । मङ्गळादीनि हि 
शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च 
सिद्धार्था यथा स्युरिति । 


अथवा यहाँ पूर्वपद का लोप समझना चाहिये । अत्यन्त सिद्ध को सिद्ध 
कह दिया है । जैसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को भासा (कह देते हैं) । 


अथवा व्याख्यान (स्पष्टीकरण) से विशेष बोघ हो जाता हे, सन्देह मात्र से 
लक्षण अळक्षण नहीं बन जाता इस कथन के अनुसार यहाँ नित्यपर्यायवाची सिद्ध 
शब्द का ग्रहण है ऐसा व्याख्यान करेंगे | 


तो फिर इस यत्न से व्याख्येय ( सिद्ध ) शब्द से क्या लाभ ? गला खोळ 
कर "नित्य! शब्द ही क्यों नहीं पढा, जिसके उपादान से सन्देद ही न रहता ! 


मङ्गल के लिये । मङ्गल ( अनिन्दित भभीए भर्थ की सिद्धि ) चाहता हुआ 
आचार्य बढे भारी शाख-समुदाय ( त्वार्तिक समूह ) के मङ्गल के लिये आदि में 
सिद्ध शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि आदि में मङ्गल वाले शाख प्रचरित होते हैं, 
इनके जानने वारे वीर ( वाद में त्रिजेता ) और दीर्घायुवाले होते दै और पढ्ने वाले 
कृतार्थ होते हैं । 


विना भी अर्थसङ्गतिवश जव नियम का बोध हो जाता है तब एकपद अवधारण 
कहलाता हैं। 

१, अत्यन्त काळापरिच्छेदेन सिद्धः = भत्यन्तसिद्धः; अर्थात्‌ सभी कालों 
में सिद्ध । 

२, वर्ण्येस्व्याख्या योग्य, यत्न से व्याख्येय । शक्यार्थ में कृत प्रत्यय । 
यत्नेन चर्णयितुँ शक्यं वण्यम्‌ । घ्याख्या-राम्यम्‌ । 


प्रंथम॑ आह्निके ९५ 


अयं खलु नित्यशब्दो नावञ्यं कूटस्थेष्वविचालिषु भावेषु वतेते | 
किं तर्हि । आभीध्ण्येपि वतेते। तद्यथा- नित्यप्रहसितो नित्यप्रजदिपत 
इति। यावताभीध्ण्येपि वतेते तन्नाप्यनेनेवार्थः स्यात्‌ व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति। प्यति त्वाचार्यो मङ्गळार्थशचैव 
सिद्धशब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति, शक्ष्यामि चैनं नित्यपर्यायवाचिवं 
वर्णेयितुमिति । अतः सिद्धशब्द पचोपात्तो न नित्यशब्दः 


अथ कं पुनः पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते--सिद्धे शव्देच्थ 
सम्बन्धे चेति। आङतिमित्याह। कुत एतत्‌ । आझतिहि नित्या 
द्रव्यमनित्यम्‌ । 


यह नित्य शब्द भी एक-रूप अविनाशी तथा एकत्रावस्थित पदार्था को ही 
कहता हो ऐसा कोई नियम नहीं | तो क्या ? आवृत्ति ( अभ्यास ) अर्थ में भी आता 
हे । जैसे--नित्य ( =बार-बार ) हँसता रहता है, नित्य बोळता रहता हे । जब कि यह 
झभ्यास अर्थ में भी आता हे तो वहां भी इसीले निर्वाह हो जायगा ( इसीसे काम 
लेना होगा )--व्याख्यान से विशेष बोध दो जाता है, सन्देह मात्र से रक्षण अलक्षण 
नहीं हो जाता । पर भाचाये देखते हैं, आदि में प्रयुक्त हुआ सिड शब्द मङ्गल के 
लिये रहेगा और (साथ ही) में इसे नित्य का पर्यायवाची भी बतला सकूँगा । अतः 
'सिद्ध” शब्द ही पढ़ा है, नित्य? नहीं । 

अब प्रश्‍न होता हे--किसे पदाथ मानकर यह विग्रह किया जाता है--शब्द, 
क्षय और इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर । आकृति को (पदाथ मानकर) । 

यह केसे ? 

आकृति नित्य है, द्रव्य अनित्य है । 


१, नित्यं दसितुमारव्धः-प्रशब्दः आदिकर्मणि । क्रि क्तः । 


२. भादित;-भादौ । आद्यादित्वात्‌ तसिः । आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ से 
यहां सब विभक्तियों के अथे में तसि प्रत्यय होता है । 


३. जब यह निश्चित हो चुका कि वार्तिक में सिद्धू शब्द नित्य का पर्यायवाची 
है तो प्रश्‍न होता हे कि शब्दायसस्वन्धे इसका जो शब्देऽर्थे सम्बन्धे च ऐसा 
विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मान कर किया गया हे--जाति (और आकृति ) 
अथवा द्रव्य । प्रश्‍नकती जाति की सिद्धता ( नित्यता) को तो समझ सकता है पर 
उसे आकृति और द्रव्य की नित्यता खटकती है, उसे खीकार करने में सकोच है । 
शब्दायेसस्बन्धे इस हन्द के समीप में स्थित सिद्धे इस पद का शब्द, अर्थ, 


२६ व्याकरणमहाभाप्य 


अथ द्रव्ये पदार्थे कर्थं विश्रह: कर्तब्यः। सिद्धे शब्दे अर्थसम्वन्धे 

चेति । नित्यो ह्यथवतामर्थेरमिसस्वन्थः । 
अथवा द्रव्य एव पदार्थे पष विग्रहो न्याय्यः--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्वन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या। कथं ज्ञायते । एवं हि दृश्यते 
लोके सत्कयाचिदाकत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाक्तिमुपम्चद्य घटिकाः 
क्रियन्ते, घटिकाकतिमुपस्ृध कुण्डिकाः क्रियन्ते । तथा सुवर्ण कयाचिदा- 
कृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिसुपस्॒य रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृति- 
मुपरुय कटकाः क्रियन्ते, कटकाकतिमुपस्ृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरा- 


यदि द्रव्य पदार्थ हो तो कैसा विग्रह करना चाहिये । 

सिदे. शब्दे अर्थसम्वन्धे च इस प्रकार ( विग्रह करना चाहिये) । क्योंकि 
शब्दो का अथी के साथ सम्बन्ध नित्य है । 

अथवा द्रव्य को पदार्थ मान कर भी यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थे 
सम्बन्धे च ( शब्द, अर्थ, सम्बन्धों के सिद्ध होने पर )। कारण कि द्रव्य नित्य है 
और आकृति अनित्य है । 

केसे जान ? 

ऐसा लोक में देखते हैं मिट्टी किसी एक आकृति से युक्त पिण्ड ( गोला ) 
बन जाती है, पिण्ड आकार को मिटाकर छोटे-छोटे घड़े बनाए जाते हैं, इन घड़ों की 
आकृति को मिटाकर कुण्डिकाएँ वनाई जाती हैं । इसी प्रकार सोना किसी एक आकृति 
से युक्त हुआ पिण्ड वन जाता है, पिण्डाकार को मिटाकर सुचक नाम के भूषण 
बनाए जाते हैं, रुचकों की आकृति को मिटाकर कड़े बनाए जाते हैं, कड़ा के आकार 
को मिटाकर स्वस्तिक बनाए जाते हें । गलाया हुआ फिर सुवर्ण पिण्ड चना हुआ 


सम्बन्ध--इन तीनों के साथ श्रन्वय होता हे । इन्द्वादौ इन्द्वान्ते ढन्ढ्रसमीपे च श्रूयमाणं 
पदं प्रत्यकम सिसम्बध्यते --ऐसा न्याय हे । 

१, यहां द्रव्य के अनित्य होने से अर्थ को सम्बन्ध का विशेषण वना दिया 
गया है । पर फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि अनित्य अर्था के साथ शब्दों का 
सम्वन्ध नित्य केसे हो सकता हे ? वह इस तरह से हे कि दाब्द में श्र्थवोधन की 
योग्यता सहज है । यही योग्यता शब्द का अध के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। वह 
श्रम के अनित्य होते हुए भी अनित्य नहीं हो जाता । नष्ट और भावी वसतु का 
भी शब्द से वोध होने से वौद्ध ( आन्तर, सुक्ष्म, वासना हप सें स्थित) अर्थ के साथ 
नित्य सम्बन्ध घना रहता है । 


प्रथम आह्विक २७ 


त्ैत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरया55छत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले 
भवतः । आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव । आहृत्युपमर्देन 
द्रव्यमेचाचशिष्यते । 

आङ्तावपि पदार्थ एष विग्रहो न्याय्यः-सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे 
चेति । ननु चोक्तम---आकृतिरनित्येति। नैतदस्ति । नित्याऽऽकृतिः। कथम्‌। 
न कचिदुपरतेति त्वा सर्वत्रोपरता भवति । द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते । 


अथवा नेदमेव नित्यळक्षणम--द्ुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकार्यबुत्पत््यवृद्धयव्यययोगि यत्तन्नित्यमँ इति । तदपि नित्यं यस्िस्तत्त्व 
न विहन्यते । 


सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खैर के (धधकते हुए) कोयले के 

समान दो कुण्डलै के रूप में परिणत हो जाता है। आकृति ( बदलकर ) और 
होती जाती है, द्रव्य वैसे का वैसा रहता है । आकृति-विशेष के नाश होने पर द्रव्य 
ही बचा रहता है । 

आकृति (जाति) को भी पदार्थ मानकर यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्धे च । 

अजी अभी कहा था--भाकृति अनित्य है। ऐसा नहीं । आकृति नित्य 
(ही) है। 
केसे ? 

किसी एक द्रव्य में अनभिव्यक्त (अनुदूभूत=भग्रत्यक्ष) होने से सभी दव्यो में 
भनभिव्यक्त रहे ऐसा नहीं, दूसरे द्रव्य में तो इसकी उपलब्धि होती ही है । 

अथवा कोई यही नित्य का लक्षण नहीं--जो ध्रुव (> कूटस्थ ) एक मात्र रूप 
मे अवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिभास-रहित ), परिणाम-रहित, उपजन ( = विपरिणाम ) 
अपचय-रूप विकार-रहित, उत्पत्ति वृद्धि और क्षय-रहित हो वह नित्य होता है । वह भी 
नित्य होता है कि जिसके नष्ट होने पर उसमें रहने वाला धर्म (तत्त्व) नष्ट न हो। 





*१. आवृत्त.न्आवर्तित., औटाया हुआ, गलाया हुआ । आइपूर्वक वृत 
(णिच्‌) का ऐसा अर्थ है इसमें अमरकोप का दैजसावतैनी सूषा यह पाठ 
प्रमाण है । 

२. इस पर नागेश का वचन है--अच्व्यन्ते विकृतेः कर्तृत्व बोध्यम्‌ । 
यह वात भी प्रायिक है। इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका में 
उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखें । 

३, यहा भरव शब्द का कूटस्थ व्याख्यान है, अथीन्तर नहीं । इतना कहने 
से संसर्गोनित्यता ( सेसगे-सेस्लेष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता) का परिहार 


२८ व्याकरणमहाभाष्य 


कि पुनस्तत्त्वम्‌ । तद्भावस्तत्त्वम्‌ । आकृतावपि तत्त्वं न विहन्यते । 

अथवा कि न एतेन-इदं नित्यमिदमनित्यमिति। यन्नित्यं तं पदार्थ 
मत्वेप वित्रहः क्रियते-सिद्धे शब्देष्थ सम्वन्धे चेति । 

कथं पुतक्षयते--सिद्धः शव्दोऽर्थः सस्बन्धइचेति । 

लोकतः १-२ 

यल्लोकेऽथमर्थसुपादाय शब्दान्ययुअते, नेपां निर्वृत्तौ यल कुर्वन्ति । 
थे पुनः कार्या भावा निर्खत्त तावत्तेषां यलः क्रियते। तद्यथा--घरेन कार्य 
करिण्यन्कुम्मकारकुलं गत्वाह--कुरु घटं कार्यमनेन करिप्यामीवि । न ताव- 

तो तत्त्व क्या पदार्थ है ? 

किसी वस्तु का स्वभाव, (उसमें रहने वाला धर्म जो उसके स्वरूप को बनाता 
है वह) तत्त्व हे । आकृति में भी तत्त्व नष्ट नहीं होता । 

अथवा हमें इससे क्या--यह नित्य है, यह अनित्य है, जो भी नित्य है 
( आक्कति हो वा द्रव्य हो) उसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता है--सिद्धे 
शब्देउर्थ सम्बन्ध च । 

यह केसे जाना जाय कि शब्द, अर्थ, सस्वन्ध ये तीनों ही नित्य है? 

(वा०) लोक से । 

क्योंकि लोक में उस-उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, 
पर इन छव्दों के निर्माण में यत्न नहीं करते । परन्तु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते 
है उनकी निप्पत्ति (सिद्धि) के निमित्त यत्न किया जाता है । जैसे--घढ़े से काम लेना 
चाहता हुआ कुम्हार के घर जाकर कहता है--घड़ा वनाइये, में इससे काम ढुँगा । 


किया हे । जैसे स्फटिक ( विछार ) के पास लाक्षा आदि के पडे होने से उसका अपना 
स्वरूप तिरोहित हो जाता है और छाक्षा का रूप ( लौहित्य-छाली ) उसमें प्रति- 
भासित होने लगता है। ज्यों ही लाक्षा को परे हटाओ यह लौहित्य-प्रतिभास भी हट 
जाता है । विचाल कहते हें रुपान्तरोत्त्ति को, जो परिणाम कहलाता है । धर्मी 
( वस्तु ) के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व धर्म की निद्धत्ति होकर एक नये धर्म 
की उत्पत्ति होती है उसे साडख्य दशन में परिणाम कहते हैं जैसे वदरी फल में परिपाक 
होने पर श्यामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा ( लाली ) का आविभाव हो जाता 
है-यही परिणाम है । इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है। अविचालि 
कहने से परिणामानित्यता का भी परिहार कर दिया है । गेय अनपाय-त्यादि विशेषणों 
से प्रवसानित्यता का निरास कर दिया है। अनपायोपजनविकारि--इसका विग्र इस 
प्रकार है--अपायइ्व उपजनश्च इत्यपायोपजनौ, तौ .च विकारौ ,च ( कर्मधारयः ), 


प्रथम भाहिक २९ 


च्छब्दान्प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरणकुलं गत्वाह--कुरु शब्दान्प्रयोक्ष्य इति । 
तावत्येवार्थमुपादाय शब्दान्प्रयुञ्जते । 

यदि तर्हि लोक एषु प्रमाणम्‌ , कि शास्त्रेण क्रियते । 

लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः १-३ 

लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। किमिद 
धर्मनियम इति । धर्माय नियमो धर्मनियमः, धर्माथो वा नियमो धर्म- 
नियमः, धर्मप्रयोजँनो वा नियमो धर्मनियमः । 

यथा लौकिकवैदिकेषु १-४ 


पर शब्दों का प्रयोग करना चाहता हुआ वैयाकरण के घर जाकर नहीं कहता है--- 
(मेरे लिये) शब्द बना दीजिये, मे इन्हें प्रयुक्त करूँगा । उसी समय (विवक्षा होते 
ही) उस-उस अर्थ को कहने के लिये शब्दे का प्रयोग करते हैं । 

यदि लोक शब्द, अर्थ, सम्बन्ध--इनमे प्रमाण है (अर्थात्‌ ये तीनो सिद्ध हैं 
ऐसा बताता है) तो शास्र क्या बनाता है? 

(वा०) लोक व्यवहार से अर्थ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शास्त्र 
धर्म का नियम करता है । धमोनेयम का क्या अर्थ है ? धर्म के लिये नियम, धर्म-रूप 
नियम, धमे है प्रयोजन (प्रयोजक) जिसका ऐसा नियम । 

वा० जैसे लोक और वेद में १-४ 


अस्य स्त., इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थीय इनि. ), तद्विनम्‌ अनपायोपजनविकारि । 
यहा वाष्योयणि ने जो छ' भाव विकार माने हैं उन्ही का निषेधमुख परिगणन किया 
गया है । अपाय, उपजन, उत्पत्ति ( =सत्ता व जन्म ), दृद्धि, व्यय ( नाश )। व्ययेन 
योगोऽस्यास्ति इति व्यय-योगि, तड्भिन्नम अव्यययोगि । 

१. धमीय नियम.--यह तादर्थ्यं सम्बन्ध को दिखाने के लिये अर्थ-निदेश है, 
विग्रह-वाक्य नहीं । 

२ यहां नियम धर्म के लिये है अतः नियम को धर्म नाम से कह दिया हे । जो 
जिसके लिये होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है। तादर्थ्यात्ताच्छन्यम्‌। सो यहां 
कमेधारय समास विवक्षित हे, जिसका विग्रह होगा--ध्मेरचासौ नियमरच । 

३. घमैप्रयोजन का फलितार्थ भर्मम्रयोज्य हे। प्रभाकर आदि के मत में 
लिङ्‌ आदि का क्रियाजन्य अपूर्वं (अदृष्ट) रूप कार्य वाच्य है । जव वह अपनी सिद्धि के 
लिये पुरुष को प्रेरित करता है तो उसे नियोग कहते हैं, वही धर्म है । यही धर्म असाधु- 
शब्द के निदृत्तिह्प नियम का कारण वनता है। इन के मत में अपूर्व (धर्म) ही 
यायादिका मुख्य फल है, स्वर्गादि तो गौण । 


३० च्याकरणमहाभाण्य 


ग्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः-यथा लोके चेदे चेति प्रयोक्तब्ये' यथा 
लौकिकवैदिकेष्विति प्रयुञ्जते । अथवा युक्त एवात्र तद्धितः । यथा लौकिकेषु 
वैदिकेपु च इतान्तेघु । लोके तावदू अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्रास्य- 
सूकर इत्युच्यते । भक्ष्यं च नाम श्रुत्प्रतिघातार्थसुपादीयते । शक्यं चानेन 
इवमांसादिभिरपि श्रुत्प्रतिहन्तुस्‌। तत्र नियमः क्रियते--इदे भक्ष्यमिदम- 
भक्ष्यमिति । तथा--खेदात्स्त्रीषु प्रवृत्तिभवति। समानइच खेदविगमो 
गस्यायां चागम्यायां च । तत्र नियमः क्रियते--इयं गस्येयमगस्येति । वेदे 


दाक्षिणात्य (दक्षिण मे रहने वाले) लोग तद्धित-रुचि होते हैं, जैसे लोके वेदे 
च( लोक व वेद मे ) इस प्रकार प्रयोग न कर लौकिक्वैदिकेघु ऐसा व्यवहार करते 
हँ । अथवा यहाँ तद्धित युक्त ही है ( इस मे तद्धितम्रियता कारण नहीं ), जैसे लोक- 
प्रसिद्ध व वेदप्रसिद्ध सिद्धान्तों ( सिद्धान्त प्रतिपादक वाक्यों) मे। लोक में कहा 
जाता हे--ग्राम का कुक्कुट अभक्ष्य है, ग्राम का सूअर अभक्ष्य है । भोज्य पदार्थ का 
ग्रहण क्षुधा की निवृत्ति के लिये किया जाता हे और क्षुधा को पुरुष कुत्ते के मांस 
आदि से भी मिटा सकता है । वहाँ नियम किया जाता है--यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य 
है । इसी प्रकार राग से पुरुष स्त्री से समागम करता है और स्त्री चाहे समागम योग्य 
हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवृत्तितो ( दोनों में ) एक सी है। वहाँ 
नियम किया जाता है--यह समागम-योग्य हे और यह समागम के अयोग्य । वेद में 


स्वात्मसिद्धयनुकूलस्प्र नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
कु्वत्स्वयोदिकमपि प्रधानं कारयमेव नः ॥ 

१. समुदायेषु इत्ता शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते--अथौत्‌ शब्दॉका कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जो समुदाय-वाचक शब्द होते हैं वे समुदाय के एकदेश को कहने मै भी 
व्यवहृत हो जाते हें । लोक और वेद दोनों शब्द समुदायरूप अर्थ को कहते हैं और लोक 
के एकदेश ( अवयव ) और वेद के एकदेश (अवयव ) को भी। ऐसी अवस्था में 
यथा लोके वेदे च ऐसा ही कहना युक्त ( गोरवदोप-रहित ) होता । पर तद्धित में रुचि- 
विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय ( अवयवी) लोक व वेद और इनके एकद्रेश 
( अवयव ) में (जो वस्तुत अभिन्न हैं ) भेद की कल्पना करके आधाराधेय भाव रूप 
सम्बन्ध वनाकर तत्र भवः इस अर्थ में तद्धित ( उन्‌) प्रत्यय करते हैं। अर्थ केवळ 
व्लोक में? “वेद मे? इतना ही है । जव कृतान्त विशेष्य हो तो वह न लोकस्वरूप है न 
वेदस्वरूप, किंतु लोक और वेद के अन्दर वर्तमान है, वदा आधाराधेय-भाव वास्तव है, 
अत. तत्र भवः अर्थ मे तद्धित युक्त ही है । तद्धितग्रियता तद्धितप्रत्यय करने मे हेतु नहीं। 

२, शक्र्यै चानेन खमासादिभिरपि क्वन्‌ प्रतिहन्तुम्‌। शक्‌ धातु से लिज्न-सर्वनाम 
नपुंसक युक्त कमै-सामान्य में यत्‌ प्रत्यय कर के शक्यं क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ यह रुप वना है। 
पीछे से छ्थ्‌ इस ख्रीलिङ्ग पद के साथ सम्वन्ध होने पर भी अन्तरङ्गसंस्कारो बहिरङ्ग 


प्रथम आहिक ३ 


खल्तपि--पयोब्रतो' ब्राह्मणो यवागूद्रतो राजन्य आमिक्षा्रतो वैश्य इत्यु- 
च्यते । व्रत च नामाभ्यवहारार्थसुपादीयते । शक्यं चानेन शालिमांसादी- 
न्यपि ब्रतयितुस्‌ । तत्र नियमः करियते । तथा वेल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ 
इत्युच्यते । यूपश्च नाम पश्वचुवन्धार्थसुपादीयते। शक्यै चानेन यत्किञ्चिदेव 
काप्ठसुच्छित्याँडुच्छ्रित्य वा पशुरजुवन्डुम्‌। तत्र नियमः क्रियते। तथा 
अग्नौ कपालान्यधिश्रित्याभिमन्त्रयते--श्वगूणामङ्गिरखां घर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌ इति । अन्तरेणापि मन्त्रमग्निदेहनकर्मा कपालानि सन्तापयति । 
तत्र च नियमः क्रियत--एवं क्रियसाणमभ्युदयकारि भवतीति । एवमिहापि 


भी--त्राह्मण दूध का आहार करे, क्षत्रिय यवागू ( पतली भात ) का ही और वैश्य 
आमिक्षा का ही । कोई भी खाद्य वस्तु आहार रूप में ळी जा सकती हे वह मांसौदन, 
आदि का भी आहार कर सकता है । वहां नियम किया जाता हे । 

इसी प्रकार यूप विल्व का अथवा खैर का बना होना चाहिये ऐसी विधि 
है । यूप पक्ष बाँधने में उपयुक्त होता है । कोई व्यक्ति किसी सी काष्ठ को लेकर उसे 
छीर कर ( तराश कर ) अथवा विना छीले उससे पछु को बाँध सकता हैं। वहाँ 
नियम किया जाता हे । इसी प्रकार अग्नि पर कपालो को रख कर उस पर मन्त्र पढ़ता 
है--शगुऱं और अङ्गिरस्‌ गोत्र के ऋषियों के तेज की गरमी से तपो। सन्त्र के 
विना सी जलाने की क्रिया करने वाला अग्नि कपालो को तपायेगा ही । वहाँ नियस 
किया जाता है--ऐसा करना कल्याणकारी होता हे । इसी प्रकार यहाँ भी शब्द और 


संस्कारेण न वाध्यते । इस न्याय से गक्र्यम्‌ यह नपुंसक लिङ्ग ही रहेगा । गक्र्या इस 
प्रकार स्रीलिङ्ग नहीं वनेगा । जैसा कि रामायण में भी प्रयोग है रक्यसञ्षलिभिः पातु 
वाताः केतकगन्धिनः। यदि पहले से ध्‌ रूप कर्मविशेप के साथ सम्वन्ध करके शकू 
से यत्‌ प्रत्यय करेंगे तो ख्रीलिङ्गा का विशेषण झाकता क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ ही वनेगा । उस में 
यदि प्रतिघात क्रिया का छुथ्‌ कर्म विवक्षित हो और शक्रोति किया का प्रतिघात, तव 
क्षुधं अतिहन्तु शक्यम्‌ ऐसा तीसरा रूप वनेगा । ये तीनों ही रूप उक्त रीति से द्ध हैं । 

१. पयो ब्रतयतीति पयोत्रतः । कर्मण्यण्‌ । यहा ब्रत प्रातिपदिक से भोजन 
(खाने) अर्थ में णिच्‌ होकर ण्यन्त धातु ब्रति से अण्‌ छत प्रत्यय हुआ है। 
त्रतयति=भुङक्ते । अन्यत्र त्रतयति=भोजनं परिहरति । 

२. क्षार के योग से सन्तप्त दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है, 
उसे आसिक्षा कहते हैं, स्थूल भाग को वाजिन कहते हैं । 

३. उच्छित्य-सन्तक्ष्य, छीलकर, तरागकर । श्रिञ्‌ का ल्यवन्त रूप हे! उद्‌ 
उपसरग-वश अर्थान्तर हुआ है यही संगत अर्थ है । गाइकर तथा सीधा खडा कर यह 
अर्थ नहीं, कारण कि यहा दो प्रकार का नियम किया गया है। पञ्जुवन्धन काष्ठ विल्व 
होना चाहिये या खैर, इस से अतिरिक्त नहीं । दूसरा नियम यह है कि वह काष्ठ यूप- 


६२ व्याकरणमहाभाष्य 


समानायामर्थावगती शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते शब्देनेवार्था- 
ऽनिधेयो नापशब्देनेति। एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति । 
अस्त्यप्रयुक्तः 

सन्ति वे शब्दा अप्रयुक्ताः । तद्यथा--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । 

किमतो यत्सन्त्यपयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवाञ्छव्दानां साघुत्वमध्यव- 
स्यति । य इदानीमपयुक्ता नामी साधवः स्युः । 

इदे तावद्‌ विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति चै शब्दा अप्रयुक्ता इति। 
यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः, अथाम्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताञचेति विप्रति- 
पिद्धम्‌। प्रयुञ्जान एच खलु भवानाह-सन्ति शाब्दा अप्युक्ता इति। कडचे- 
दानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शाव्दानां प्रयोगे साधुः स्यात्‌। नैतद्‌ 
विप्रतिषिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्‌ बूमः, यदेताञ्शास्त्रविदः शास्त्रेणानुविदधते । 


अपशब्द से एक वरावर अर्थ वोध होने पर धर्म नियम किया जाता है--शब्द से 

अर्थ कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं । ऐसा करने से अभ्युदय होता है । 

(वा०) अप्रयुक्त (शब्द) भी है। 

निश्चय ही अप्रयुक्त शब्द भी हैं । जैसे--ऊघ, तेर, चक्र, पेच । 

इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी हैं ? 

आप प्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्व का निश्‍चय करते हैं । हो सकता है 
जो अप्रयुक्त हैं वे असाधु हों । 

यह कहना कि अप्रयुक्त शब्द हैं, परस्पर-विरूद्ध है । यदि शब्द हैं तो अप्रयुक्त 
नही हैं, और यदि अप्रयुक्त हैं तो नही हैं, हैं भी ओर अप्रयुक्त भी, यह परस्पर- 
विरोधी वात है। ( और यह भी बड़ा कौतुक है कि ) आप उष तेर आदि शब्दा का 
प्रयोग करते हुए ही थह कहते हैं कि (ये) शब्द अप्रयुक्त हैं । 

इस समय आप जैसा दूसरा कोन पुरुप शब्दों के प्रयोग मै चतुर होगा ? (नही) 
यह परस्पर विरोधी वचन नहीं है । हम कहते हैं शब्द हैं क्योकि शास्त्रकार इनका शाख 





रूप होना चाहिये । यूप-रपापत्ति विना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नहीं, क्योंकि 
कहा है--अध्टाश्रियूपो भवति ( आठ किनारों वाला यूप होता हे )। अतः निखनन 
(गाइना) और उच्छूयण (सीवा खडा करना) यद्यपि दोनों विधि के अंग हैं पर प्रकत 
नियम का विषय नहीं हैं । यूपमुच्छ्यते उस नियम विधि का यहा श्रवण भी नही है । 

१. साधु का यहा कुळ अर्थ दै । यहा भाष्यकार की प्रशंसा में तात्पर्य है । 
दूसरे सरोग यहाँ सोत्रान ( कटाक्षर्गभित ) कथन समझते है । प्रयोग करना और साथ 


Lol 


ही कहना कि ये शब्द प्रयुक्त नहीं होते, यह तो बड़ी चतुराई (चालाकी) है । 


प्रथम आहिक ३३ 
अप्रयुक्ता इति ब्रूसः, यल्लोके5प्रयुक्ता इति । यदप्युच्यते-कश्चेदानीमन्यो 
भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति। न मूमोऽस्साभि- 


रप्रयुक्ता इति । किन्तर्हि लोकेऽप्रयुक्ता इति । नजु च भवानप्यभ्यन्तरो लोके । 
अभ्यन्तरोऽहं लोके, न त्वह लोकः । 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्दप्रयोगात्‌ 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेत्‌ । तन्न। कि कारणम्‌। अर्थ शब्दप्रयोगात्‌ । 
अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चैषां शाब्दानामर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते । 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वातै 


द्वारा अनुकरण ( अथवा अन्वाख्यान ) करते हें । हम कहते हैं ये अप्रयुक्त हैं, क्योकि 
लोक में इनका प्रयोग नहीं । यह तुम्हारा कहना कि इस समय आप जैसा दूसरा कौन 
पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा, ( इसमे हमारा यह कहना है कि ) हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त हैं, किन्तु लोक में अप्रयुक्त हैं । 

क्यों जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं । 

(ठीक है) में लोक के भीतर हूँ , पर लोक तो नही हूँ । 

(वा०) शब्द अप्रयुक्त भी होता है--यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं । अर्थ 
सें गन्द का प्रयोग, होने से । 

शब्द अप्रयुक्त भी हे ऐसा कहना ठीक नहीं, कारण कि अर्थ को कहने के लिये 
शब्दों का प्रयोग होता हे और इन शब्दों के अर्थ हें जिनमें ये प्रयुक्त होते हें । 

(वा०) अप्रयोग ( भी ठीक ही है ), इनके स्थान मे अन्य शब्दों का प्रयोग 
होने से । 


१, इससे अप्रयुक्त ( असाधु ) शब्दों का अन्वाख्यान करनेवाली व्याकरणस्मरति 
अप्रमाण हो जायगी । 

२. अभ्यन्तरोहं लोके इत्यादि । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोक शब्दो को 
अर्थ बोधन कराने के लिये प्रयुक्त करता हे वैसे मैंने इनका प्रयोग नही किया, मैने तो 
इनका स्वरुप दिखाने के लिये उच्चारण क्रिया है। लोक शब्द से भाष्यकार का 
अभिप्राय जन समुदाय से है जो अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करता है । 
उष, तेर, चक्र, पेच--ये क्रम से वस्‌, त, कृ, पच्‌ थाठुओं के छिद्‌ लकार के मध्यम 
पुरुष चहुवचन मे रूप हैं । 

३. प्रयुज्यत इति प्रयोगः शब्दः, सोऽन्यो यस्याथैस्य स प्रयोगान्यः । यहा पूर्व- 
निपात-प्रकरण के अनित्य होने से सर्वनाम अन्य का पर निपात हुआ । 


३४ ब्याकरणसहासाण्य 


अप्रयोगः खल्वप्येपां शब्दानां न्याय्यः । कुतः। प्रयोगान्यत्वात्‌ । 
यदेषां शब्दानामर्थेऽन्याञछव्दान्प्रयुञ्जते । तद्यथा--ऊपेत्यस्य शब्दस्यार्थे 
क यूयमुपिताः, तेरेत्यस्यार्थ क्क यूयं तीर्णाः, चक्केत्यस्यार्थे क यूयं कृतवन्तः, 
पेचेत्यस्थार्थ क यूयं पक्कवन्त इति । 

अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्‌ 

यद्यप्यप्रयुक्ता अवञ्यं दीर्घसत्रवल्लक्षणेलाबुविधेयाः । तद्यथा दीर्घ- 
सत्घाणि वार्पशतिकानि वार्षलहस्तिकाणि च। न चाद्यत्वे कङ्चिदप्याहरति। 
केबलसूपिसस्प्रदायो धर्म इति त्वा यान्निकाः शास्त्रेणाडुविदधते । 

सर्वे देशान्तरे* 


हन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही हे । केसे ? अन्य शब्दों का प्रयोग होने 
से । क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हें । जैसे---ऊष इस 
शब्द के अर्थ में क यूयसुपिता. ( आप कहाँ रहे) इस वाक्य मै उघित शब्द का 
प्रयोग, तेर इस शब्द के अर्थ में क्क यूयं तीणाः ( तुम कहाँ तेरे) इस वाक्य में 
तीर्ण शब्द का प्रयोग और चक्रे शब्द के अर्थ में क्व यूयं कृतवन्तः ( तुमने कहाँ 
काय किया ) इस वाक्य से कृतवन्तः शब्द का प्रयोग तथा पेचे इस शब्द के अर्थ 
सं क यूथ पक्रवन्त" ( तुमने कहाँ पकाया ) इस वाक्य में पक्कवन्तः शब्द का प्रयोग । 

( वा० ) अप्रयुक्त शब्दों के विषय में दीधेसत्रो की तरह । 

यद्यपि अध्रयुक्त हैँ तो भी लम्बे समय तक रहने वाले यज्ञा की तरह झाख- 
हारा इनका अन्वाख्यान करना ही होता हे । जैसे सो वर्षे तक ओर हजार वर्ष तक 
रहने वाले यज्ञ होते हें, पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता । केवल वेदाध्ययन धर्म हैं 
ऐसा मानकर याज्ञिक लोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते हैं । 

(वा०) सभी (अप्रयुक्त शब्द) दूसरे देशों में । 





१ बर्षाणां शतं वपिशतम्‌। वर्षृशत(ढितीया) भावीनि वार्षणतिकानि। ग्रास्वतीयष्टन्‌ । 

२ करविस्वेद । सम्प्रदायः--सम्यक्‌ प्रकर्षेण दीयते गुरणा शिप्यायेति । 
भुवेच्ययनपृथक ही दिष्य का वेदाव्ययन होता है । 

३. जिस प्रकार दीर्घ सत्रो के आजकल न किये जाने पर भी उनके विपय के 
अध्ययन और जान से पुण्य होता है, उसी प्रकार पाणिनि के समय में अप्रयुक्त पर 
उससे पूर्वे प्रयुक्त शब्दों के नानमात्र से पुण्य होता है, अतः उनका इस व्याकरण में 
अनुशासन समूल और युक्‍त दवी दै । किं च। इन शब्दों का पूर्वकाल में प्रयोग होता था, 
यह भी वर्तमान व्याकरणस्हवि में इनके अनुशासन के वल पर ही जाना जाता है। 

४, वस्तुनः जिन दन्डो को हम अप्रयुक्त समझते दै वे भी विसी न किसी 


प्रथम आहिक ३५ 


सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चेचोपलभ्यन्ते । उप- 
लब्धी यलः क्रियताम्‌। महाञ्शब्द्स्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, 
त्रयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याँ बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्यु- 
शाखाः, सहस््रवर्त्मा सामवेदः, एकार्विशतिधा बाहवृच्यं , नवधाऽऽथर्वणो 
वेद्‌ः, वाकोवाक्यमँ , इतिहासः,पुराणं वैद्यकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषयः 
एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनङुनिशम्य सन्त्यपयुक्ता इति वचनं केवलं 
साहसमातरमेव । एतस्मिर्चातिमहति शब्द्स्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र 
तत्र नियतविषया इञ्यन्ते । तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्वोजेष्वेच भाषितो 

भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः 


ये सभी ( अप्रयुक्त ) शब्द दूसरे देशों में प्रयुक्त होते हैं, पर हमारी 
उपलब्धि का विषय तो नहीं हैं। उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये। शब्द 
प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रथम तो एथिवी के ही सात द्वीप हैं। तीन लोक 
हैं । चार वेद हैं अङ्ग और रहस्य सहित। इनके नाना भेद हैं--यजुर्वेद की १०१ 
शाखा हैं, सामवेद के १००० मागी हैं, बहूवर्चो का आम्नाय २१ प्रकार से भिन्न है और 
अथववेद ९ प्रकार से । ( यही नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास है, पुराण है और 
वैद्यक भी--इतना शब्द के प्रयोग का विषय हे । इस सारे शब्द के विषय को जाने 
बिना “अप्रयुक्त शब्द भी हैं? ऐसा कहना केवल साहसमात्र है । 

इस बहुत बड़े प्रयोगक्षेन्न में शब्द अपने-अपने नियत विषय में ही प्रयुक्त 
होते हैं । 

जैल शव्‌ धातु का तिङन्त रूप में कम्बोज लोग ही प्रयोग करते हें, आये 
लोग इससे बने हुए ( कृदन्त ) शव का प्रयोग करते हैं। हम्म्‌ धातु सुराष्ट्‌ देश मे, 
रंह प्राच्य और मध्य देश मै देखी जाती हैं । आये लोग तो ( इस अर्थ मे) गम्‌ का 


दूसरे देश में प्रयुक्त होते हैं केवल हमारा उनके विषय में ज्ञान नहीं होता, कारण 
कि प्रयोग का क्षेत्र अति,महान है । 

१. रहस्य शब्द का अर्थ उपनिषद्‌ है, कोई वेदमूलक मन्वादि स्मृति को भी 
रहस्य कहते हैं । 

२. बहव ऋच एषां सन्ति ते बहूवृचाः, ऋस्वेदिनः । बहच्रचानाम्‌ आम्नायः 
(वेदः) बाहदच्यस्‌ । 

३. प्रइनोत्तररूप ग्रन्थ को वाकोवाक्य कहते हैं । जैसे--किं स्त्रिदावपनं महदू 
सूसिरावपनं महत्‌ ( यजुः २३।४५-४६ ) । 


९६ व्याकरणमहाभाज्य 


प्राच्यमध्येपु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुक्षते । दाविलेवनार्थ प्राच्येपु, 
दाञसुदीच्येछु । 

ये चाप्येते भवतो$प्रयक्ता अभिमताः शब्दा एतेपामपि प्रयोगो 

इद्यते । छ । वेदे । तद्यया-'खप्तास्ये रेवती रेवदूष, यद्वो रेवती रेवत्यं 

तदृप, यन्मे नरः श्र॒त्यं ब्रह्म चक्र, यचा नझ्चक्रा जरसं तनूनाम्‌’ इति । 

कि पुनः शाब्दस्य ज्ञाने धर्म आहोस्तित्प्रयोगे । 

ज्ञाने धम इति चेत्तयाऽधमः 

ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाऽधर्मोऽपि प्राप्नोति । यो हि शब्दा्चानात्यप- 
शब्दानप्यसो जानाति । यथेव राव्दन्नाने धर्म एवमपराब्दज्ञानेऽप्यधर्मः । 
अथवा भूयानधर्मः पाप्नोति । भूयांसो ह्यपशान्दा अल्पीयांसः शब्दाः । एके- 
कस्य शाव्द्स्य वहचोऽपश्रंशाः। तद्यथा गोरित्यस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्येवमादयोऽप्रशाः । 


ही प्रयोग करते हें । दा ( तिङन्त ) का काटने अर्थ में प्रयोग प्राच्य लोगो मे होता 
ह, दात्र ( कृदन्त नास ) का प्रयोग उदीच्य लोग करते हैं । 

आर जो डाव्द आपने अप्रयुक्त मान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता हे । कहाँ 
चेट में । जसे सप्तास्ये इत्यादि श्रति में उप का प्रयोग है, यन्मे इत्यादि श्रतियों में 
चक्र शव्द का प्रयाग है । 

क्या नन्द के ज्ञान म धर्म (-लाभ ) होता हे अथवा प्रयोग में ? 

( चा० ) यदि ज्ञान में धर्म हो तो वसे अधर्म ( भी होना चाहिये ) । 

ज्ञान म धर्म कहोगे तो अधर्स भी होना चाहिये । जिस प्रकार दाव्ठ-ज्षान मे 
धर्म होता हे इसी प्रकार अपरत्र ज्ञान म अधर्म भी होगा । अथवा अधर्म अधिक 
हूगा। अपशब्द अधिक हँ आर उनकी अपेक्षा शब्द थोड़े ई । एक-एक शब्द के बहुत 
से अपभ्रंश होते हौ 1 जैसे गो शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि 
अपङ्ग हं । 

१. ऋ० सँ० ४।५१।४ ॥ ऋ० सं० १।६५।११ ॥ ऋ० सं० १।८९।९॥ 

२ पकः शब्द; सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्त्रगो लोके कामधरा 
भवति--एसी श्रुति रै । वारनिककार न कहा हआ थम-नियम श्रतिमूलक दै । पर इस 
ठनि सें डान आर्‌ प्रयाग दोनो म धम ( अमभ्युदयरुप फल्वाला ) कहा गया हे । अतः 
प्रत में प्रश्‍न तिया गया दे । वया ऐसा समझा जाय कि जान से थम होता है, छद्ध 
प्रयोग तो जे उन बात का सूचक होता है कि गाव्द अच्छी तरह जाना गया दै 
अथवा ये सनसे कि शुद प्रयोग से धर्म होता है, बुद्ध प्रयोग हुआ है इसका सम्यक्‌ 
ग्रान से अनुमान गोता हु 1 


प्रथम आहिक ३७ 


आचारे नियम: 


आचारे पुनर्कषिनियम वेदयते-तेऽसुरा हेळयो हेळ्य इति कुर्वन्तः 
परावभूडुरिति । 

अस्तु तर्हिं प्रयोगे । 

प्रयोगे सवलोकस्य 

यदि प्रयोगे धर्मः सवौ लोकोऽभ्युद्येन युज्येत । कश्चेदानीं भवतो 
मत्सरो यदि खर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत । खलु कश्चिन्मत्सरः । प्रयला- 
नर्थक्य तु भवति । फळवता च नाम प्रयल्लेन भवितव्यम्‌। न च प्रयत्नः 
फलाद्‌ व्यतिरिच्य । 

ननु च ये कृतप्रय्लास्ते साधीयः शान्दा्प्रयोक्ष्यन्ते, त एव साधीयो- 
ऽभ्युद्येन योक्ष्यन्ते । 

व्यतिरिकोऽपि चे लक्ष्यत । दश्यते हि--रुतप्रयलाय्वाभवीणा अकृत- 
प्रयत्नाइच प्रवीणाः । तत्र फळव्यतिरिकोपि स्यात्‌ । 

( वा० ) आचार मे नियम है । 

चेद आचार ( प्रयोग ) से नियम बतलाता है। वे असुर हे$ल्यः, हेऽल्यः 
ऐसा अपम्रयोग करते हुए पराजित हो गये । 

तो प्रयोग मे (धर्म) सही । 

( वा० ) प्रयोग से धर्म मानने से सभी का ( एक समान अभ्युदय होया ) । 
यदि प्रयोग में धर्म हो तो सभी अभ्युदय से युक्त हो जायेगे । 

तो इसमे आपको जलन क्या ? 

जलन कोई नही, प्रयत्न तो व्यर्थ पड़ता है । प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये । 
प्रयत्व फरव्यतिरिक्त ( फलरहित ) नही होना चाहिये । 

अजी, जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरो की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह (अति 
शुद्ध रूप में) शब्दों का प्रयोग करेगे ओर वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त होगे । 

वैपरीत्य ( उल्टापन ) भी देखा जाता है- व्याकरण सें ) प्रयत्न करने पर 
भी कोई ( प्रयोग में ) प्रवीण नही होते और कोई एक विना प्रयत्न किये ( प्रयोग मे) 
प्रवीण होते हें । ( जैसे प्रवीणता का भेद हे वेसे ) वहां अभ्युदय-सूप फल का भी 
अभाव रहेगा । 


च 


१. आचार=व्यवहार, प्रयोग । नियसस्सङ्कोच । अपछब्दों के प्रयोग का 
अनिष्ट फल-निर्देश करने से वेद, साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसा नियम 
सूचित करता है । 


४८ व्याकरणमहाभाष्य 


एवं तर्हि नापि ज्ञान एव धमो नापि प्रयोग एव । किन्तर्हि 
शास्त्रपूवेके प्रयोगे5भ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन 


शास्त्रपूर्वकं यः शब्दान्प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते। तत्तुल्यं वेद- 

अप्येवमभिवदन्ति ~ स्निष्टोमेन चेनमेवं ७. 

शब्देन । वेद्शब्दा दन्ति--यो 5 ग्निप्टोमेन यजते य उ चैनमेवं 
वेद, योग्न नाचिकेतं चिल्ुत य उ चैनमेवं वेद । 


अपर आह--तत्तुल्थं वेदशब्देनेति । यथा वेदशब्दा नियमपूर्वमधीताः 
फल्वन्तो भवन्त्येवं यः शास्त्रपूर्वकं शाब्दान्प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यत 
इति । 
अथवा पुनरस्तु ज्ञात एव धर्म इति। नज चोक्तम्‌ शाने धर्म इति 
चेत्तथाऽधर्म इति। नेप दोषः। शब्दप्रमाणका वयम्‌। यच्छब्द आह 
तदस्माकं प्रमाणम्‌। शब्दच राव्दज्ञाने धर्ममाह, नापशाब्दज्ञानेऽधर्मम्‌। 


ऐसी स्थिति में ( प्रय्न की अनर्थकता होने पर ) यह मानना होगा कि न तो 
केवळ ज्ञान मे धमे है और न केवल प्रयोग मे, किन्तु-- 


( वा० ) शास्त्रबोध-पूयैक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है। जो 
कोई शास्त्र को जानकर ( साधु रूप से ) शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय से 
युक्त होता है। वेद के शब्द भी ऐसी ही बात कहते हैं--जो अग्निष्टोम याग करता है 
और जो इसे ( शास्त्र से ) जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता हे और 
जो इस चयन को ( विधिशास्त्र से ) जानता है । 


दृसरा कोई तत्तुत्यं वेदशब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है---जिस 
प्रकार देद के शब्द नियमपूवेक पढ़े गये फल वाले होते हैं इसी प्रकार जो शास्त्रज्ञान- 
पूर्वक गव्दो का प्रयोग करता हे वह अभ्युदय से युक्त होता है। 

अथवा फिर ज्ञान में ही धर्म मान लो । अजी, अभी कहा था-- 


यदि ज्ञान में धर्म मानोगे तो उसी प्रकार अधर्म भी प्राप्त होगा। यह कोई 
दोप नही । हम शब्द ( श्रति आप्तोपदेश ) को प्रमाण मानते हैं । शब्द शाब्द के 
ज्ञान से धर्म कहता है, लपशश्द के ज्ञान में अधमे नहीं कहता । और जो कोई कमै न 


ee rn 2 गप 


५ यरा द्रव्दळ्मादर्थकनो वलीयानु--उस न्याय से य उ चैनमेच वेद इसका 
अर्थ परदे होना चाह्यि । जो अग्निप्टोम को जानवर टसका अनुष्ठान करता है; यहा 
वेद सी तानपर्वरु अनुष्ठान का विधान करता है । 





ु प्रथम आह्निक ३६ 
यंच पुनरशिष्टामतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति, नाभ्युद्याय । तद्यथा हिकित- 
हसितकण्ड्रयितानि नैव दोषाय भवन्ति, नाभ्युद्याय । 

अथवाऽभ्युपाय एवापशब्दशोनं शब्दज्ञान । यो ह्यपशव्दाभ्षानाति 
शब्दानप्यसौ जानाति । तदेवं ज्ञाने धर्म इति घुवतोऽथीदापन्नं भवति-- 
अपशाब्दज्ञानपूर्वके शाब्दज्ञाने धर्म इति। 

अथवा कूपखानकवदेतद्भविष्यति । तद्यथा कूपखानकँः कूपं खनन्य- 
यपि सुदा पांसुभिदचावकीर्णा भवति, सोऽप्खु संजातासु तत एव तं शुण- 
मासादयति येन स दोपो निहेण्यते, भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति। 
एवमिहापि । यद्यप्यपराब्दज्ञानेऽधर्मस्तथापि यस्त्वसौ शाब्दज्ञाने धर्मस्तेन 
च स दोषो निर्धानिष्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यति । 


तो विहित हो और न ही प्रतिषिद्ध हो उसके करने से न दोष होता है और न अभ्युदय, 
जैसे हिचकची, हँसी और खुजली करना न दोषकारक होता है और न ही 
अभ्युद्यकारक । 

अथवा अपशब्द-ज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है । जो कोई अपशब्दों को 
जानता है वह शब्दों को भी जानता है। इस प्रकार ज्ञान में धर्म है ऐसा कहने 
वाले के लिये पूरे में अपशब्द ज्ञान होने पर जो शब्दज्ञान होता है उसमे धर्म है यह 
अर्थ-सामथ्य से ही सिद्ध हो जाता है । 

अथवा यह कूं को खोदन वाले की तरह होगा । जैसे कृ्‌एँ को खोदने वाला 
कू को खोदता हुआ मिट्टी और धूलि से विलिप्त ( दूषित ) हो जाता है, पर पानी 
निकळने पर वह उस स्नानपान आदि इष्ट-साधन उत्कर्ष को प्राप्त होता है जिससे वह 
दोष नष्ट हो जाता है, और बड़े अभ्युदय से योग होता हे । इसी प्रकार यहाँ भी। 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान मे अधर्म हे ( ऐसा मान भी लिया जाय ) तो भी जो शब्द-ज्ञान 
मे धर्म है उससे दोष ( पाप ) नष्ट हो जायगा और बड़े अभ्युदय से योग होगा । 





१, शब्द ज्ञान में अविनाभावी रूप से अपशब्द ज्ञान होता है, अपराव्दज्ञान 
उसमे सहकारी ( सहायक ) होता है । अपशब्दं को स्वरूपतः जान लेने पर तद्विन्न 
शब्दों का ज्ञान होता हे । फल आब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है, तदङ्गभूत अपशब्द-ज्ञान 
का एथकू फल कुछ नहीं । 

२ यहाँ कती में प्युल किया है, प्रकृत में शिल्पी विवक्षित न होने से शिल्पिनि 
प्डुन्‌ ( ३।१।१४५॥ से घ्युन्‌ नहीं हुआ । ष्बुन्‌ होनेपर खनक रूप होता । 

३. निर्‌ पूवेक हन्‌ धातु का कर्मवाचक लुट्‌ का प्र० पु० एक० में रुप है। 


ए७ व्याकरणमंहांभाष्य 


यदप्युच्यते आचारे नियम इति । याज्ञे कर्मणि स नियमोऽन्यत्रा- 
नियमः। एवं हि श्रयते-यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो वभ्ूछुः प्रत्यक्ष- 
धर्माणः परावरज्ञा विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्याः । ते तत्र 
भवन्तो यद्वा नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते, याज्ञे पुनः 
कर्मणि नापभापन्ते । तैः पुनरसुरैर्याज्ञे कर्मण्यपभाषितम्‌ , ततस्ते पराभूताः । 
अथ व्याकरणमित्यस्य झाव्दस्य कः पदार्थः । 
सूत्रम्‌ । 
सूत्रे व्याकरणे पष्ठवर्थाऽनुपपन्नः 


सूत्ने व्याकरणे पष्ठय्थो नोपपद्यत-व्याकरणस्य सूत्रमिति। कि हि 
तद्न्यत्सूजाद्‌ व्याकरणं यस्याद्‌ः सूजे स्यात्‌ । 


और जो कहा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार मै धर्म का नियम है, वह नियम 
यज्ञसम्बन्धी कर्म म लागू होता है, अन्यत्र नहीं । ऐसा सुनते हें--यवन्‌ और तर्वन्‌ नाम 
के ऋषि हुए धर्म को साक्षात्‌ किये हुए जो पर और अवर ब्रह्म को जानते थे, जिन्हे 
ज्ञेयमात्र का ज्ञान था और जिन्होंने ज्ञेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था। 
चे पूज्य लोग यद्वा न”, तद्वा न. (जो कुछ हमारे लिये हो, वही हमारे लिये हो) ऐसा 
न कहकर यर्वाणस्तवोण इस तरह का प्रयोग करते थे ( जिससे उनकी इसी नाम से 
प्रसिद्धि हो गई), पर वे यज्ञ कर्म मे अपभापण नहीं करते थे ! असुरो ने यज्ञ कर्म में 
अपभाएण किया, अतः चे पराजित हुए । 


अव ( यह विचाये है ) कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है । 

सूत्र ( अथ है ) । 

(वा०) व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र हो तो घष्ठी का अथ संगत नही होता 
व्याकरण का सूत्र । व्याकरण सूत्र से कोनसा भिन्न पदार्थ है जिसका चह सूत्र हो । 


बिर्य से चिष्वद्भाव होने से इन्‌ के हू को घ्‌ हुआ और उपधा वृद्धि हुई । पक्ष में 
निहणि यतै एसा रूप होगा । 

१ प्राय. नुठ्रित भाष्य घुम्तकोँ मे परापरक्षा. ऐसा पाठ है, पर द्वे ब्रह्मणी 
वेद्िसाओ परे चेराउरे च--उत्यादि मे अपर देखा जाता है, वही प्रकत में होना चाहिये ) 
परापरज्ञा* एस पाठ हे। तो परा विद्या ऑर अपरा विद्या इन दोनों को जानने वाले--- 
यह अथ है । 


२, यधातव भाउ"म्याधातथ्यम्‌ । तथाऽनतिक्रम्य यथातवम्‌ । 


प्रथम भाहिक छठ 


a 


राब्दाप्रतिपत्तिः 
शब्दानां चाप्रतिपत्तिः प्राप्तोति। व्याकरणाच्छव्दान्मरतिपचामहे इति। 
न हि सूत्रत एव शाब्दान्प्रतिपद्यन्ते । कि तर्हि व्याख्यानतरच । 
लजु च तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति। न केवलानि चर्चा- 
पदानि व्याख्यानम्‌ वद्धिः, आत्‌ , ऐज इति। कि तर्हि । उदाहरणं प्रत्यु- 
दाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत्ससुदितं व्याख्यानं सवति । है 
पर्व तर्हि शब्द: । 
शाब्दे व्युडर्थ 
- यदि शाब्दो व्याकरणं द्युडथो नोपपद्यते । व्याक्रियन्ते शब्दा अने- 
नेति व्याकरणम्‌। ल हि शाब्देन किञ्चिद्‌ व्याक्रियते । केत तर्हि । सूत्रेण । 


(वा०) गव्दे का बोध भी नही । 

( सूत्र अर्थ होने पर ) शब्दो का बोध न हो सकेगा । (हस व्याकरण से गव्डो 
को जानते हैं? ऐसा व्यवहार भी न बन सकेगा । सूत्र मात्र से तो झब्दों को जानते 
नही । 

तो किससे ? 

व्याख्यान से भी । 

अजी, वही सूत्र पदच्छेद करके पढ़ा हुआ व्याख्यान हो जाता हे । 

केवळ विभाग करके पढ़े गये पद व्याख्यान नदी वन जाते--- 

बृद्धि , आत्‌, ऐच्‌ । 

तो क्या ? 

उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार-यह सब मिळजुळकर व्याख्यान 
बनता है । 

तो ऐसी अवस्था मै व्याकरण का अर्थ शब्द मान लो । 

(वा०) शब्द अर्थ हो तो ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ नहीं जुड़ता । यह व्याकरण 
है इस लिये कि इससे शब्दों का प्रक्ृतिप्रत्यय-आदि-रूप विभाग किया जाता है । 
शब्द से तो कुछ सी विभाग नही किया जाता । 

तो किससे ? 

सूत्र से । 








१ वाक्य को बनानेवाळे पद जो दूसरे सूत्रों में पडे हे उनकी स्वरितप्रतिज्ञा 
के वल पर कल्पना करना प्रकृत में वाक्याध्याहार है । 


२ यहा यह मानकर आक्षेप किया गया है कि ल्युट्‌ करण ( और अधिकरण ) 
में ही होता है। 


व्याकरणमहाभांप्यं 


ce 
ग्रह 


भवे च तद्धितः 
भवे च तद्धितो नोपपद्यते--व्याकरणे भवो योगो वैयाकरण इति । 
नहि शाब्दे भवो योगः । क तर्हि । सत्रे । 
ग्रोक्तादयश्च तद्धिताः 
परोक्तादयङ्च तद्धिता नोपपद्यन्ते । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
आफिशळं काराकत्स्नसिति। नहि पाणिनिना शाब्दाः प्रोक्ताः। किं तर्हि। सूत्रम्‌ 
किमर्थमिदसुसयझुच्यते भवे प्रोक्तादयर्च तद्धिता इति । न प्रोक्ताद- 
यङ्च इत्येच भवेऽपि तद्वितइचोदितः स्यात्‌ । 


पुरस्तादिदमाचार्येण दष्टं भिवे च तद्धितः’ इति पठितम्‌ । तत उत्तर- 
काळमिदं इष्टं प्रोक्तादयझच तद्धिता इति, तदपि पठितम्‌। न चेदानीमा- 
चार्याः सराणि कृत्वा निवर्तयन्ति । 

अयं तावददोपः--यदुच्यते शाब्दे ल्युडर्थ’ इति । नावश्यं करणाधि- 
करणयोरेब ढ्युइ विधीयते। कि तर्हि। अन्येष्वपि कारकेपु कृत्यल्युटो वहुलम्‌ 
इति | तद्यथा~-प्रस्कन्द्नं ्रपतनंमिति । 


(वा०) तत्रमव. “उसमें होता है? इस अर्थ मै तदित प्रत्यय भी नही हो 
सकेगा-- व्याकरण म होनेवाळा योग वेयाकरण होता है। ( यहाँ व्याकरण से तद्धित 
अण हुआ हे ) । शब्द में तो योग होता नही । 

कहां हाता है । 

सूत्र म । 

चा० नेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१०१॥) से होने वाटे तद्वित भी नहो सकेंगे। 
पाणिनि से प्रोक्त को पाणिनीय कहते हैं, इसी तरह आपिशलि से प्रोक्त आपिशळ और 
का नक्कत्स्नि से प्रोक्त काशकृत्स्न कहलाता हे । पर पाणिनि ने शब्दा का प्रवचन नहीं 
किया, सूत्र का किया है । 

ये दोनों बात भव अर्थ म तद्वित, और प्रोक्त आदि अर्था में तद्धित क्‍यों 
कही जाती हँ ? आर प्रोक्त आदि तडित कहने से ही क्या भव अर्थ भै भी तदित 
प्रत्यय का आक्षेप (= संकेत) न हो जायगा ? 

पहले आचाय की दृष्टि में भवे च तद्धितः आया और उसे उन्होंने पढ़ दिया, 
पीछे उन्होंने प्रोकादयइच नदिता- इसे देखा छीर इसे भी पढ दिया । अव आचार्य 
सूत्रों को पटकर नही हराते हैं । 





१ प्रपठति अस्माद्‌ दति प्रपतनम्‌ प्रपातः = सगुः, अतरः, विना ढलान के 
सीची रा्ी हुई ऊची घश्रन । 


प्रथम आह्विक ४३ 


अथवा राब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते-तद्यथा-गोरित्युक्ते सर्वे 
सन्देहा निवर्तन्ते, नाइवो न गदभ इति । 


अयं तहि दोषः-भवे प्रोक्तादयञ्च तद्धिता इति। 
पर्वं तर्हि— 
लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ 


लक्ष्य च लक्षणं चेतत्ससुदितं व्याकरण भवति। किं पुनर्लक्ष्यम्‌, किं 
चा रक्षणम्‌ । शब्दो लक्ष्यः, सूत्र लक्षणम्‌। एवमप्ययं दोपः--समुदाये 
व्याकरणशब्दः प्रवृत्तो$वयवे नोपपद्ते। सूत्राणि चाप्यधीयान इष्यते 
चेयाकरण इति । नेष दोषः। समुदायेषु हि शाब्दाः प्रबुत्ता अवयवेष्वपि 
चर्तन्ते । तद्यथा-पूर्वे पञ्चालाः, उत्तरे पञ्चालाः, तैलं भुक्तम्‌, घृतं भुक्तम्‌, 


जो कहा था कि शब्द अर्थ होने पर शब्द मे ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ न घटेगा । 
इसमें कोई दोष नहीं । करण तथा अधिकरण में ही ल्युट्‌ प्रत्यय होता है इसमें कोई 
नियम नही । बहुत बार दूसरे कारकों के अर्थ में भी कृत्य और ल्युट्‌ देखे जाते हैं, 
जैसे प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि (में) । 

अथबा शब्द भी दूसरे शब्दों का व्याख्यान करते हैं जैसे गो कहने से सारे 
सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, न घोड़ा है न गधा । 

यह एक दोष रह गया--“उसमे होता है? इस अर्थ में और प्रोक्त आदि तद्धित 
नही हो सकेंगे । 

तो इस अवस्था में । 


(वा०) लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है । लक्ष्य क्या हे और 
लक्षण क्या है । शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है । ऐसा होने पर यह दोष बना रहेगा-- 
समुदाय में प्रवृत्त होने वाला व्याकरण शब्द अवयव में प्रवृत्त हो सकेगा । केवल 
सूत्रों को पढ्नेवाले को भी वैयाकरण कहना इट ही है। यइ कोई दोष नहीं । 
समुदाय को कहनेवाले ( जिनका समुदायत्व प्रवृत्ति-निमित्त है ) शब्द अवयव अथै 
में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे पञ्चाळ के पृ4भाग को पूवपञ्चाल कहते हे, उत्तर भाग 
को उत्तरपञ्चाल, औषध आदि में संस्कृत तेल और घृत की मात्रा को लक्ष्य करके 
कहने की रीति हे--(सैंने ) तेल खाया, (मैंने ) घी खाया । वस्त्र आदि के एक 
देश के शुक्ल, नील, कपिल, कृष्ण आदि होने पर कहा जाता हे चख आदि शुक्ल 





१. व्याक्रिया से यहा भी एथग्भाव (जुदा करना ) अथवा प्रविभाग अर्थ 
विवक्षित है। 


४४ व्याकरणमहाभाष्य 


शुकळो नीळः कपिलः, कृष्ण इति । एवमयं समुदाये व्याकरणशब्दः प्रवृत्तो 
5वयवेष्वपि वर्तते । 

अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌ । 

तनु चोक्तम--सूत्रे व्याकरण पष्टयर्थोडुपपन्न इति। नेष दोषः । 
व्यपदेशिवद्धावेन भविष्यति । 

यदप्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि सतत एव शब्दान प्रति- 
पद्यन्ते । किन्तर्हि व्याख्यानतइ्चेति। परिद्ृतमेतत--तदेव स्र विग्नहीत॑ 
व्याख्यानं भवतीति । ननु चोक्तम--न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ 
बुद्धि, आज , ऐजिति । किर्न्ताह । उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतत्सस्ुदितं व्याख्यानं भवतीति । अविजानत एतदेवं भवति | सूत्रत एव 
हि शब्दान्प्रतिपद्यन्ते । आतइ्च सृत्रत एव । यो ह्यत्सूत्रं कथयेन्नादो शृह्येत । 

अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः 


नीळ, कपिल अथवा कृप्ण है । इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 
होता हुआ भी अवयवों को भी कहने में प्रवृत्त होता है। 

अजी, वहाँ यह भी तो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर व्याकरण से पळी 
विभक्ति संगत न होगी । यह कोई दोव नही । मुख्य के साथ जैसा व्यवहार होता है 
गाण (कल्पित ) के साथ भी वैसा व्यवहार होता है इस न्याय से घळी विभक्ति की 
संगति छग जायगी । 

ओर जो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर शव्डो का वोध न हो पायेगा, 
क्योकि (केवल)सृत्र से शब्दों को नही जानते हैं किन्तु व्याख्यान से भी! इस दोप का 
परिहार क्रिया जा चुका जब यह कहा गया कि वही सूत्र पदच्छेद से व्याख्यान चन जाता 
है। अजी यह भी ता कदा गया था-केवल विभाग करके पढे हुए पढ व्याख्यान नही 
हो जाते--प्रद्धि , आत , ऐच । तो क्या? उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार 
यह सच मिलजुल कर व्याख्यान होता द । न जाननेवाले के छिय्रे ऐसा होता हे, 
सूत्र से ही शब्दों का जानते हे । और इस हेतु से भी सूत्र से ही जानते है--जो 
मी सूत्र का लतिक्रम करके कहेगा, चह उसका वचन न माना जायया । 

अव यह दिचाय ह कि वणा का उपदेश किस लिय किया गया ह । 





३. व्यपदेशिवद्धाविन-- जिन पदार्थ का किन्ही निमिता के कारण एक 
क जै जिससे ~ 

शष्ट सुय नाम (व्यपदेश ) होता है जिससे उसे कहा जाता है उसे व्यपंडेशी 

बत्स हे, पर उन निमिचों की अनुपस्थिति म भी एक अकेळे पदाव से व्यउटेदी के 


बक 


उस व्यपदर्शी से) नाज में करे हुए काय किये जाते #। इस -अनिट्रेश के 


ता 


प्रथम भाहिक ४५ 


वृत्तिसंमवायाथे उपदेशः 
वृत्तिसमवायाथी वर्णानासुपदेशः । किमिदं वृत्तिसमवायार्थ इति । 
वृत्ते समवायो वृत्तिससवायः । वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्तिसमवायः । वृत्ति- 
प्रयोजनो वा समवायो वृत्तिसमवायः । का पुनर्वेत्तिः । शास्त्रप्रवृत्तिः । 
अथ कः समवायः। वर्णानामाजुपूव्येण संनिवेशः। अथ क उपदेश; । 
उच्चारणम्‌ । कुत एतत्‌। दिशिरुञ्चारणक्रियः। उच्चार्य हि वर्णानाह-- 
उपदिष्टा इमे वर्णा इति । 


(वा०) वृत्ति समवाय के लिये वर्णो का उपदेश है । 

वृत्ति समवाय क्या चीज हे ? 

वृत्ति के लिये समवाय वृत्तिसमवाय है, बृत्ति का उपकारक समवाय बृत्ति- 
समवाय है अथवा वृत्ति का प्रयोजक समवाय बृत्तिसमवाय है । 

वृत्ति क्या चीज है ? 

शास्त्र की प्रबृत्ति । 

समवाय क्या पदार्थ है ? 

वर्णी का क्रस से रखना । 

उपदेश क्या है ? 

उच्चारण । 

यह केसे ? 

दिश्‌ धातु उच्चारणार्थक है। उच्चारण करके ही तो कहता है इन वणो का 
उपदेश हो गया । 
व्यपदेरिवद्भाव कहते हैं । अत इन्‌ (४।१।९५) से अदन्त प्रातिपदिक ( सुबन्त वनाकर ) 
से अपत्य अर्थ में इञ्‌ प्रत्यय का विधान है, सो अइन्त दक्ष से इन्‌ होकर दाक्षि सिद्ध 
होता है। अब अ अन्त में होने से दक्ष शब्द का अदन्त यह व्यपदेश ( विशिष्ट- 
अपदेश=नाम) हे, सो यह इस व्यपदेशवाला अथवा व्यपदेशी है, पर अ (=विष्णु ) तो 
असहाय अकेला है, इसे अदन्त इस व्यपदेश वाळा अर्थात्‌ व्यपदेशी तो नही कहा 
जा सकता, तो भी जहा तक शास्त्र कार्य का सम्बन्ध है इससे भी व्यपदेशी का सा 
व्यवहार क्रिया जाता है । अस्यापत्यस्‌ इ । इञ्‌ प्रत्यय होता है । भाष्यकार 
आायन्तरदेकरस्मित्‌ ( १।१।२० ) के स्थान पर व्यपदेशिवदेकस्मिन ऐसा 
न्यास चाहते हैं । 

१ वणे समाम्नाय के होनेपर अच्‌ आदि संजाओं की सिद्धि होने से थोड़े में 
ही शास्र की प्रबृत्ति हो सकेगी और इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ / १।१।४५) आदि यथा- 
सङ्ख्य संज्ञा भी हो सकेगी । 





४६ व्याकरणमहाभाष्य 


अनुबन्धकरणार्थ्च 
अडुवन्धकरणार्थहच वर्णानासुपदेशः--अडवन्धानासङ्क्ष्यामीति । 
न छानुपद्श्य वर्णोनचुवन्धा; शक्या आसङ्क्तुम्‌। स एष वर्णानासुपदेशो 
त्तसमवायार्थशचाछुवन्धकरणार्थकच । वृत्तिसमवायइ्चालुवन्धकरणं च 
प्रत्याह(रार्थम्‌ । प्रत्याहारो वृत्त्य्थः । 


इष्टवुद्धवर्थर्च 
इष्टवुद्धवर्थशच वर्णानामुपदेशः-इघ्टान्वर्णान्भोत्स्यामहे' इति। न 
हालुपद्श्य चर्णानिष्टा वर्णाः शक्या विज्ञातुम्‌ । 


इषटवुद्धयर्थश्चेति चेटुदात्ताबुदात्तस्वारितानुनासेकदीर्धप््तानामप्युपदेदाः 


इष्टवुद्धबर्थदचेति चेद॒दात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकदीर्घप्लुतानामप्यु- 
पदेशः कर्तव्य; । एवंगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते । 


(वा०) अनुवन्ध छगाने के लिये भी । 

अनुवन्ध लगाने के लिये भी वर्णी का उपदेश किया है- भै अनुवन्ध को 
लगाउँगा । पर वणो का उच्चारण किये विना अनुवन्ध लगाए नही जा सकते | सो वह 
वर्णौ का उपदेश वृत्ति-समवाय ( =्शाख-प्रवृत्ति) के लिये भी हे और अनुवन्ध 
लगाने के लिये भो । वृत्तिसमवाय और अनुवन्ध लगाना प्रत्याहार बनाने के लिये है । 
प्रत्याहार शास्त्र की प्रवृत्ति के लिये है । 

(वा०) इष्ट ( वणो ) के बोधन के लिये भी । 

इथ वणी के बोध के लिये भी वर्णी का उपदेश किया है, हम इष्ट वणो को 
जानेंगे इसलिये । क्योंकि विना उपदेश किये इष्ट वणे जाने नहीं जा सकते। 

( चा० ) इष्टवर्णा के बोध के लिये यदि वर्णी का उपदेश मानते हो तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्त्रित, अनुनासिक, दीर्ध, प्छुत---इनका भी उपदेश करना चाहिये । 
इन गुणा वाले वणे भी इए ही हैं । 

( वा० ) जातिपरक निर्देश होने से इटसिद्धि हो जायगी। अत्व जाति का 
उपदेश होने से सभी प्रकार की अ व्यक्तियों का ग्रहण ( वोध ) हो जायगा । इसी 
प्रकार उत्व जाति का ओर उल्म जाति का उपदेन सभी प्रकार के इवण और उवर्ण 
का ग्रहण करा देगा । 


१. भोत्स्यामहै-्वोधयिप्याम । यहा णिच्‌ का अथ अन्तर्भूत है, प्र यय से नहीं 
उद्र गया । 
२, प्रद्याहन्यत्रों में के अ इ उ आदि अचो का एक्थुति से पाठ होने से 


प्रथम भाहिके 9७ 


आकृत्युपदेशात्सिद्धम्‌ 


अवर्णाकृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति । तथेवर्णाकृतिः । 
तथोवर्णाकृति: । 
आकृत्युपदेशास्सिद्धमिति चेत्संबृतादीनां प्रतिषेधः 


आहत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुनः 
संवृतादयः । संब्रृतः कलो ध्मात एणीकृतो५म्वूळतोद्धको श्रस्तो निरस्तः 
प्रगीत उपगीतः छ्विण्णो रोमश इति । अपर आह-- 
ग्रस्तं निरस्तमचळस्वितं निहतमम्वूकतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्दष्टमेणीकृतमर्थकं दुत विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति । 
अतोऽन्ये व्यञ्चनदोषाः । 
नेष दोषः | 
(बा०) आकृति उपदेश से यदि इष्टसिद्धि मानते हो तो संवृत आदि ( दोषा ) 
का प्रतिषेध करना चाहिये । 
तो संवृत आदि कौन से हैं । 
संवृत, कळ, ध्मात, एणीकृत, अस्वक्कत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, ्रगीत, उपगीत, 
क्विवण्ण और रोमश । दूसरा कोई ( वृत्तिकार ) कहता है--ग्रस्त, निरस्त, अवलम्बित, 
निइईत, अम्बूकृत, ध्मात, विकम्पित, सन्दष्ट, एणीकृत, अर्धक, द्रत और विकीण--ये 
स्वर दोष हैं । इनसे भिन्न व्य्जनोच्चारण के दोष हैं । 


१, संदृत आदि स्वरो के उच्चारण में दोष परिगणित किये हैं । संवृत अ 
का तो गुण ही है, शेष स्वरों के विषय में दोष रहेगा । जिह्वामूल की कण्ठ के समीप 
स्थिति होने से संत्रतता नामक गुण हस्व अ में आता है। कल=अपने स्थान को छोड़ 
दूसरे स्थान से उच्चारित होना, जिसे काकली कहते हें । ध्मात--जब खास की 
अधिकता से हस्व भी दीधे झलकता है । एणीकृत--साधारण रूप, जहां यह सन्देह हो 
कि इसने ओ का उच्चारण किया है अथवा औ का। अम्वूकृत--जो व्यक्त होता हुआ 
भी मुँह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है। अर्धक--जो दीर्घ भी हस्व प्रतीत होता 
हैं। अस्त--जो जिह्वामूल में निएहीत, अव्यक्त | निरस्त--निष्डुर ( कर्कश ) अथवा 
मतान्तर में त्वरित । प्रगीत--सास की तरह गाकर उच्चारण किया हुआ । उपगीत-- 
समीप में दूसरे वणे के गाने से अनुरक्त। क्विण्ण--क्रम्प युक्त । रोमश---गम्भीर । 
अवलम्वित--वणौन्तर से मिला हुआ । निहेत--खक्ष । सन्दष्ट--वढाकर उच्चारण 
किया हुआ । विकीर्ण---आगे आनेवाळे दूसरे वर्ण में जा मिला हुआ अथवा एक होता 
हुआ भी जो अनेक भासता हो । 


४८ व्याकरणमहाभाष्य 
गगादोबिदादिपाठात्संबृतादीनां निवृत्तिः ॥ 

गगांदि विदादिपाठात्संदुतादीनां निठुत्तिभैविष्यति । 

अस्त्यन्यद्‌ गर्गादिविदादिंपाठे प्रयोजनम्‌। किम्‌ । समुदायानंं 


साधुत्वे यथा स्यादिति । एवं तह्मपादराधा भिन्नां निवुत्तकलादिकासवर्णस्य 
प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि । सा तर्हि वक्तव्या । 


लिड्राथो तु प्रत्यापात्तिः ॥ 


( वा० ) गर्गोदि गण तथा विढादि गण-पाठ से (अनिष्ट) संबृत आदि की 
निवृत्ति हो जायगी । 
गगोदि, बिदादि पाठ का तो और प्रयोजन है । क्या ? 


( गर्गीदि ) समुदायों का साधुत्व हो इसलिये । 


ऐसी अवस्था मे जैसे कछादिदोष रहित अठारह प्रकार के अकी शास्त्र के 
अन्त में प्रत्यापत्ति ( =घुन स्वरूप प्राप्ति) कही है वैसे ही 'इ”, 'उ' आदि के विषय 
मै भी कह दूँगा । 

तो यह प्रत्यापत्ति तुम्हे कइनी पड़ेगी ( अर्थात्‌ इससे गोरव दोष भायगा ) । 


( वा० ) कलादि-टोषरूप लिज्ञों की निवृत्ति के लिये भी प्रत्यापत्ति रहेगी ( और 
इससे अनुवन्या के स्थान में इन ढोवों को लिङ्ग स्वीकार करने से अनुबन्धो की भी 
निवृत्ति हो जायगी, जिससे ऊुछ भी गौरव नहीं होगा) । 


१. समुदाय से यहा गर्ग आदि समुदाय अभिप्रेत हे । जहा इनके गण पाठ में 
उपदेश से विशिब्टवणानुपर्वी का साधुच ज्ञात होता है वहा इनके अन्तरगत अकार 
आदि में करादि दोपों की गृत्यता भी प्रतीत होती है । क्योंकि आचार्य ने इन्हें शुद्ध 
ही पटा है, पर दतने से गाग्ये आदि अन्य समुदायों में वर्तमान अकार आदि के कल 
आदि दोपों की निम्रत्ति हा सकेगी--एऐसा कैयट के अनुसार अर्थ है । नागेश इससे 
विपरीत अर्थ लेते हें । उनका कहना हे कि गर्ग आदि के गण में पाठ का प्रयोजन 
गर्ग आदि प्रकुतिया से यन्‌ आदि प्रत्यय करके निष्पन्न याग्य आदि समुदायों का साधुत्व 
संताना रै, इस म चरितार्थ हुआ गर्माडि पाठ संग्रत आदि दोपों की निदतत्ति न 
कर्‌ सबैगा । 


प्रथम भाह्विक ४९ 
लिङ्गाथी सा तर्हि भवति । तत्तर्हि वक्तव्यम्‌। 'यद्यप्येतदुच्यते, अर्थ 
वैतर्हि अनेकमनुवन्धदातं नोच्चार्यमित्संशा च न वक्तव्या, लोपरच न 
वक्तव्यः । यदनुवन्धैः क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यते । 
सिध्यत्येचम्‌, अपाणिनीयं तु भवति | यथान्यासमेवास्ठु । ननु 
चोक्तम--आहकत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेध इति। परिहत- 
मेतत्‌ --गर्गादिबिदादिपाठात्संवृतादीनां निवत्तिर्भविष्यतीति । ननु चान्यद्‌ 


तब धातु आदि में कलादि लिङ्ग कर दिये जायें । जब यह कहा जाय तो सैंकड़ों 
अनुबन्ध नहीं लगाने पड़ेंगे, इत्संज्ञा भी नहीं करनी होगी, ( इत्संज्ञक का ) लोप भी 
नहीं कहना पड़ेगा । जो कार्य अनुबन्धो द्वारा होता हे वह ( सब ) कलादि लिङ्गों द्वारा 
किया जायगा । 

हौँ इस तरह भी इध सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शास्त्र के प्रतिकूल 
होगा । तो आकृत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌--यह जो कहा था, वही ठीक हे । अजी वही ठीक 
कैसे ? उसके मानने से तो प्रसक्त हुए संवृत आदि दोषों का निषेध करना चाहिये 
ऐसा कहा था। पर उसका उत्तर दिया जा चुका जब यह कहा गया--गगौदि, बिदादि 
गण पाठ से संवृत आदि ( दोषों ) की निवृत्ति हो जाएगी। अजी वहां यह भी तो 
कहा गया था कि गगौदि, बिदादिगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन है । क्या? ( गर्गादि ) 
समुदायो की साधुता जिससे हो। अच्छा तो गगीदि बिदादि पाठ से दोनों कार्य 





१. यद्यपि = यदा, जव । 

२, अथवैतर्हि = तदा, तब । 

३. जैसे अधिकार सूचित करने के लिये स्वारित चिह्न कर दिया जाता हे, वैसे 
ही आत्मनेपद के लिये एध शीङ आदि धातुओं को अनुदात्तेत्‌ और ङित्‌ न पढ़कर 
कलदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा । कळछादात्मनेपदम्‌ ऐसा सूत्र-न्यास कर दिया जायगा । 
इसी प्रकार स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ धातुओं को घ्मातदोष्युक्त पढ़ दिया जायगा । तव 
घ्मातात्कतृगामिनि क्रियाफछे--ऐसा सूत्र-न्यास होगा । थे कलादि दोष सिङ्गि-ूप से 
आसक्त किये गये प्रक्रिया दशा में श्रूयमाण होंगे, प्रयोग में तो अकार आदि शुद्ध ही होंगे, 
क्योंकि शास्त्र के अन्त मे प्रत्यापात्ते कह दी गई है । 


४, वर्ण समाम्ताय का समर्थन करते हुए जव यह कहा कि इसमें अचो और 
हों का जातिपरक निर्देश है, तव संद्रत ( अकार में यह दोष नहीं प्रत्युत गुण ही है ) 
आदि दोष अतिप्रसक्त हुआ, इसके वारण के लिए गौरव-युक्त व्याख्यानसापेक्ष इस 


प्रकार के समस्त शास्त्र के अन्यथाकरण ( अदळ बदल ) सें बृद्चिकविपभीतः सर्पेण दष्टः 


wo व्याकरणम हांभाष्यं 


गर्यादिविदादिपाठे प्रयोजनम्‌। किम्‌। समुदायानां साधुत्वं यथा स्यादिति | 
एवं तह्युभयमनेन क्रियते--पाठइचेच विशेष्यते, कलादयङ्च निवर्त्यन्ते । 
कथे पुनरेकेन यत्नेनोभयं ळभ्यम्‌। ळभ्यमित्याह । कथम्‌। द्विगता अपि 
हेतवो भवन्ति । तद्यथा आ/म्राइच सिक्ताः पितरञ्च प्रीणिता इति। तथा 
वाक्यानि द्विष्टानि भवन्ति--इवेतो धावति, अळम्वुसानां यातेति । 

अथवा इदँ तावदयं प्रएव्यः -- क्वेमे संबृतादयः श्रूयेरक्निति। 
आगमेपु। आगमाः शुद्धाः पठ्यन्ते। विकारेषु तर्हि । विकारा अपि शुद्धाः 
पर्यन्ते । प्रत्ययेषु तर्हि । प्रत्यया अपि शुद्धाः पठ्यन्ते! धातुषु ताह । 
'धातवोपि शुद्धाः पच्यन्ते । प्रातिपदिकेषु तर्हि । प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि 


किए ज्ञाते हॅ--पाठ भी विशिष्ट होता हे (इस-इस आजुपूर्वी-बिश्रेष वाले गये आदि 
प्रातिपदिको से यन्‌ प्रत्यय हो औरों से न हो) और कल आदि दोष भी निवृत्त किए 
जाते हैं । 

पर क्या एक ही यत्न से दो फलो की प्राप्ति हो सकती है ? 

हॉ, हो सकती है । 

केस? 

कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो दो प्रयोजनो को सिद्ध करते हैं । (जैसे जब आम्रवृक्ष 
के मूल में वेठा हुआ मनुष्य पितृतर्पण करता है तो) आमों का सिंचन भी हो जाता है 
सौर पितरों की तृप्ति भी । इसी प्रकार वाक्य भी द्वयर्थक होते हँ--खेतो धावति 
इस वाक्य के दो अथे ह- कुत्ता यहां से दोडता है, खेत गुणवाला दौड्ता है। 
अलम्बुसानां याता इस वाक्य के भी दो अश्र हॅ--अलम्डुस नामक देश को जानेवाला, 
बुम को प्राप्त करने वाला समर्थ है । 

अथवा इससे (आक्कत्युपदेश से संवृताठि दोघा. की प्रसक्ति वतानेत्राळे से) हम 
पृछ्ते दूँ कि य संब्रृतादि कहाँ सुन जा सकते हैं। यदि कहो आगमा में । आगम तो 
(आचाय ने) शुद्ध पढे ह । तो विकारों (आदेशा) में सही। विकार (आदेश) भी 
शुद्द पटे हैँ । तो प्रत्ययां म । प्रत्यय भी झुद्ध पढ़े हॅ । तो धातुओं म । धानु भी झुद्ध 
पढ़े हैं | तो प्राविपदिको में । प्रातिपदिक भी डाद्ध पढ़े हैं । तो फिर जिन प्रातिपदिकों 
(चिच्छ के विप्र से उरे हुए को साप ने डमा) यह न्याय लागू होना हे । 

१, गर्ग आडि रणन्पठित प्रानिपदिको छ अफारादि तो आचार्य के उचारण से 
ढा पन्धन्य ही टे, सपत प्रानिपडिवों के अकारादि मी शस ही शुद्ध जानने चादिसें, यहद 
अभिप्राय हू । 


प्रथम आहिक ७१ 


पठ्यन्ते । यानि तर्हाश्रहणानि प्रातिपदिकानि । एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वी- 
शानार्थं उपदेशः कर्तव्यः । शशाः षष इति मा भूत्‌ । पलाशः पलाष इति 
मा भूत्‌। मञ्चको मञ्जक इति मा भूत्‌। 

आगमाइच विकाराइच प्रत्ययाः सह धातुभिः । 

उच्चार्यन्ते ततस्तेपु नेमे प्राप्ताः कलादयः ॥ 


इति प्रथमं पस्पशाहिकमू ।॥ 


क्रा विधिवाक्य में उदेश नहीं किया है (उनमें) । उनका भी स्वर और वर्णाजुपूर्वी 
के ज्ञान के लिए सङ्ग्रह इष्ट है, ताकि गश के स्थान में षध, पलाश के स्थान में 
पलाष, मञ्चक के स्थान में मञ्जक न हो। 
आगम, आदेश, प्रत्यय भौर घातये सभी शुद्ध उच्चारण किए हैं, अतः 
इन कलादि दोषों का प्रसङ्ग ही नहीं ॥ 


यहा पस्पशा नामक प्रथम आहिक समाप्त हुआ । 


द्वितीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक के अइ उ णू ॥१ १.१॥ इस सुत्र से लेकर झ भ नु ॥१.१.८॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः 
प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हँ-- 

अइउण्‌ 

१ प्रक्रिया दशा में अकार वित्रृत है यह अ अ (८।४।६०८) सूत्र से ज्ञापित करके 
विदृतोपदेश के प्रयोजन बताये हैं। 

२. अस्य च्वौ इत्यादि अनुदृत्तिनिर्देशों के अकार को सवत्र एक मान कर अण्‌ 
सिद्ध किया है। 

३. अकार को एक मानने में प्राप्त दोषों का समाधान किया है । फिर व्यक्तिः 
पक्ष में अकार की भिन्नता दिखा क्र आक्वतिपक्ष में सवत्र एक अकार सिद्ध किया है । 

ऋ लक्‌ 

लूकारोपदेश का प्रयोजन वताकर वार्तिककार ने लकार का खण्डन कर दिया है। 
किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणार्थ लकारोपदेश को माना है। 

एओङ,ऐओऔच 

१, एत्‌ ओत ङ्‌, ऐत्‌ औत्‌ च्‌ इस प्रकार तपरनिर्देशयुक्त सुत्रन्यास का खण्डन 
करके ए ओ छ, ऐ औ च्‌ यही न्यास निर्दोष सिद्ध किया है । 

२, वणे ग्रहण में वंगैक्रदेशों का ग्रहण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्रात दोपों का समाधान किया है । 

हयवरट्‌ 

१, हयवरट्‌ ओर हल यहाँ हकार के दो घार उपदेश का प्रयोजन वताकर 
हयवरट्‌ इस न्यास को निर्दोप सिद्ध किया है । साथहीहरयवदटू इस न्यास में 
दिए. गए दोपो का समाधान भी कर दिया दे! .- 

२, अयोगवाहों का लक्षण तथा उदाहरण देकर उनके पाठ का प्रयोजन बताया है! 

३. वरणो की अर्थवत्ता और अनर्थकता पर विचार करते हुए धातु-प्रातिपदिक- 
प्रत्ययनिपातस्थ वणी क्रो अथवान्‌ सिद्ध किया है । 

४, प्रत्याहवारो में अनुत्रन्धो का ग्रहण नहीं होता यह बताकर अणुदित्सूत्र में 
अण्‌ ग्रहण का प्रयोउन बताया है । 

र्ण 

अइ उण्‌ और ल णु में दो बार णकार अनुवन्ध लगाने का प्रयोजन वताते 

हुए व्याख्यानतो विरोपप्रतिपत्तिनडि सन्देद्दादलञ्षणमू यह परिभाषा जापित की दै । 
जमडणनस्‌,झभन्‌ 

जमद णन मू में मफार अनुवन्ध का खण्डन किया है। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति 
दिन्श दर उसका अर्थ क्या दे । साथ ही अक्षर समाम्नाय के ज्ञान से स्वर्गश्राप्ति रूप 
फूट का विदेश भी क्या द ।' 


अथ दितीयाहिकम 
अइउण्‌ ॥१॥ 
अकारस्य विद्वतोपदेश आकारग्रहणार्थः ॥१॥ 


अकारस्य विबृँतोपदेशाः कर्तव्य; । कि प्रयोजनस्‌ । आकारग्रहणार्थः । 
अकारः सवर्णग्रहणेनाकारमपि यथा ग्रहणीयात्‌ । कि च कारणं न शृहणीयात्‌। 
विवारभेदात्‌ । किमुच्यते विवारभेदादिति, न पुनः कालभेदाद॒पि । यथेव 
ह्ययं विवारभिन्नः, एवं कालभिन्नोपि । सत्यमेव तत्‌ । वक्ष्यति- ठुल्यास्य- 
प्रयत्नं सवर्णम्‌ इत्यत्रास्यश्रहणस्य प्रयोजनम--आस्ये येपां तुल्यो देश; प्रयत्नश्च 


अ इ उ ण्‌ ॥१॥ 

( वा० ) अकार बिदृत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये । 

अकार का विद्वत उपदेश करना चाहिये । क्या प्रयोजन है? आकार के 
ग्रहण (बोधन) के लिय । ताकि अकार अपने सवर्णे के ग्रहणद्वारा आकार का भी अहण 
कराये । क्या कारण है कि ग्रहण नहीँ करायेगा ? विवृत-प्रयत्न रूप भेद से। विवृत- 
प्रयत्न-भद्‌ से--ऐसा क्यो कहते हो, कालभेद से सी--ऐसा क्यों नहीं कहते ? जैसे 
यह आकार वितृत होने से भिन्न है वैसे ही काल से (द्विमात्रिक होने से) भी भिन्न है। 
ठीक है, पर आचायै हुल्यास्यप्रयलं सवर्णम्‌ इस सूत्र में आस्य-अहण का प्रयोजन बताते 
हुए कहग--जिनके आस्य ( मुख ) में स्थान और प्रयत्न समान हैं वे ( आपस मे) 
सवर्णसंज्ञक होते हैँ । काळ तो आस्य से वाइर है। अतः काळ-भेद होते हुए भी 
अकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विदृतरूप प्रयत्नभेद के कारण नहीं करा सकेगा । 





१. यहा अ इ उ आदि वर्णो के अर्थवान्‌ होने पर भी अर्थवत्ता की विवक्षा न 
होने से उन से परे सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नही की गई है। आदूणुण. आदि अच्‌ 
सन्धि भी इसी लिये नहीं होती कि वर्णोपदेशकाल में अभी अच्‌ आदि संज्ञाओं की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जब तक पहले पुथक्‌ २ वर्ण नही पढे जायेंगे तव तक अच्‌ आदि प्रत्याहार 
कैसे बनेंगे ! और जव तक अजादि प्रत्याहार नहीं बन जाते तव तक आदूगुण आदि की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

२ अकार लोक में संवृत ही है, पर शास्त्र प्रक्रिया मै जब तक इसे वित्रत न 
माना जाय, काम नहीं चळ सकता । प्रयलभेद्‌ के कारण अ और आ की सवर्ण संज्ञा 
न होगी, और इस लिये । अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६९ ) इस अ्रहणक गास्न 
की अवृत्ति न होने से अस्य च्वौ ( ७४।३२ ) इत्यादि में अ से आ का अहण (वोध) 
नहीं होगा । जिससे रङ्गी सवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी । 


५४ व्याकरणमहाभाष्य 


ते सवर्णसंना भवन्तीति । वाह्यइच पुनरास्यात्काळः । तेन स्यादेव काळ- 
भिन्नस्य ग्रहणम्‌ , न पुनर्विवारभिन्नस्य । 
कि पुनरिदे वित्रृतस्योपदिइयमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहो- 
स्पित्संद्वतस्योपदिवयमानस्य विद्वतोपदेशश्रोच्यत । विद्वतस्थोपद्श्यमानस्य 
घयोजनमन्वाख्यायते । कर्थं ज्ञायते। यदयम्‌-अ अ इतिं इत्यकारस्य 
वित्तस्य संवृतताप्रत्यापत्ति शास्ति । 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌ । अतिखट्वः, अतिमाळ इत्यतान्तर्यतो वित्तस्य विद्युतः प्राप्नोति, 
NSN EEE 


यह (इस वार्तिक मै) क्या समझा जाय--क्या किये हुए विश्वतोच्चारण का प्रयोजन 
बताया जा रहा है अथवा संद्वतो्चारण के स्थान में विवृतोचारण करना चाहिये यह 
कहा जा रहा है ? किये हुए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा हे । यह कैसे 
जाना जाय ? इससे कि आचाय ( शास्र के अन्त में) अ अ इति सूत्र के द्वारा 
वित्त अकार को पुनः संवृत गुण की प्राप्ति का विधान करते हैं । 

यह कोई इस वात का ज्ञापक नहीं । अ अ इति इस वचन का कोई और 
प्रयोजन है । 

क्या ? 

अतिखटूवः, अतिमालः यहा सदगतम आदेश विवृत के स्थान मे विवृत प्राप्त 


१. काळ के विपय में कई मत हैं, पर मुख्य दो हैं-- 

(१) क्रिया ही काल हैं। 

(२) किया से अतिरिक्त क्षण समूह काल है । किसी वस्तु के अन्दर होनेवाली 
क्रिया को दूसरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करती हे । यहा दूसरी वाह्य वस्तु की अपेक्षा 
करने से काळ को वाद्य कहा गया है । जैसे निमेप आदि क्रिया के भेद से मात्रा आदि काळ 
कदा जाता है । 

अथवा नाभि प्रदेश मे ही किए गए विशिष्ट प्रयत्न (वायु की अत्पता, अधिकता) 
म छस्व, दोघे टप काळ की अभिव्यक्ति होने से और नामि आस्य (सुख ) से वाह्य है इस 
कारण स भी काळ को वाद्य कहा है । 

२. यह अष्टाव्यायी का अन्तिम सूत्र है। इसमे प्रथम अ उद्देश्य है और 
द्वितीय विधय द । अर्थ यह दे कि अभी तक प्रक्रिया (प्रयोग साधना) के निमित्त इस 
दाहा यायी नार म जो हस्व अ विदत माना गया था, वह प्रयोग-इशा म सर्वत्र सरत 
होता £ ऐसा समसना चाहिए । इसी लिए पूव के विरत होने से और उससे उत्तरवर्ती 
द्वितीय भक सदत होने से प्रयत्नमेद क कारण सवण दीर्ध एकादेश नहीं हुआ । 


द्वितीय आह्विक ५५ 


संवृतः स्यादित्येवमर्था प्रत्यापत्तिः’ । नेतदस्ति। नेव लोके न च वेदेऽकारो 
विद्वतोस्ति। कस्तहिं। संवृतः। योस्ति स भविष्यति। तदेतत्प्रत्यापत्तिवचनं 
ज्ञापकमेव भविष्यति विवृतस्योपदिद्यमानस्य प्रयोजनसन्वाख्यायत इति । 
कः पुनरत्र विशेषः। विश्वृतस्योपदिक्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, 
संत्ुतस्योपदिइयमानस्य बा बिब्वुतोपदेशइचोचेतेति। न खल करिच- 
द्विरेषः । आहोपुरुषिकामाचं` तु । भवानाह-संत्रतस्योपदिञ्यमानस्य 
विव्वतोपदेशश्चोद्यत इति । वयं तु ब्ूमो--विश्तस्योपदिश्यमानस्य प्रयो- 
जनमन्वाख्यायत इति। 


होता है, संब्रृत हो, अतः आचार्ये ने प्रत्यापत्ति का विधान किया है। नहीं, ऐसा 
नहीं । न तो लोक में और न ही वेद में अकार कहीं विद्युत है । 

तो कैसा ? 

सेवृत । जो है वही तो (आदेशरूप में) होगा । 

इसलिए यह अ अ इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही 
रहेगा कि किए गए विद्वृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है । 

इसमें क्या भेद हे--किए गए वित्रृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है ऐसा 
माने अथवा संवृतोच्चारण किए गए के स्थान में वित्रृतोच्चारण करना चाहिए, ऐसा ? 

कुछ भी भेद नहीं । अभिसानमात्र है। आप कहते हँ--किए गए संबृतोच्चारण 
के स्थान में विदृतोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हें-किए गए विवृतोच्चारण 
का प्रयोजन बताया जा रहा है । 





१, ज्ञापक का खण्डन करने के लिए कहते हैं कि इस अ अरूप प्रत्यापत्ति का 
और प्रयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं । प्रयोजन यह है कि अतिखट्वः 
आदि प्रयोगो में जहा गोस्त्रियोरुपसभेनस्य (१।२।४८) से दीघे आकार को हस्व होता है 
वहा वह हस्व संइत हो, स्थानी आ के विद्वत होने से आन्तरतम्य (सहशतम होने से) 
उसके स्थान में हस्व अ विद्वत न हो जाय । अत' अकार का आचार्ये ने वित्रत-गुण-युक्त 
उपदेश किया है इसमें कोई ज्ञापक नहीं। यदि कहो कि अकार के विवृत उपदेश के 
बिना अकार और आकार का सावर्ण्य न होने से आकार के अच्‌ न होने पर अतिखट्वः _ 
के आकार को हस्व प्राप्त ही नही ( इसलिए आचार्य ने अकार का वित्रृतोपदेश किया है 
ऐसा मानना होगा) तो इसका उत्तर यह हे---उदीचामातः स्थाने यकपूवीयाः (७।३।४६) 
इस ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आकार को भी हस्व होता है । क्योंकि उदीचामात.० यह 
सूत्र आकार के स्थान में हुए हृस्व अकार को इत्व विकल्प करता हे । 

२. अहो भदे पुरुष इत्यहोपुरुषः । सयूरव्य॑ंसकादि समासः। तस्य भाव आहो- 
पुरुषिका । सनोज्ञादि होने से घुञ्‌ । अर्थ--अहंकार । 


५६ व्याकरणमहाभाट्यं 


तस्य विवृतापदेशादन्यत्रापि' विवृतोपदेशः सबर्णग्रहणार्थ: ॥२॥ 

तस्यैतस्याक्षरसमास्नायिकस्य विद्वतोपदेशादन्यत्रापि वित्ृतोपदेशः 
कर्तव्यः । क्वाऽन्यत्र । घातुघातिपदिकप्रत्ययनिपातस्थस्य । कि प्रयोजनम्‌ । 
सवर्णग्रहणार्थः। आक्षरसमाम्नायिकेना$स्य अहणं यथा स्यात्‌ । किंच 
कारणं न स्यात्‌ । विवारभेदादेव । आचार्यप्रबृत्ति्ञापयति--भवत्याक्षर- 
समाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ्रहणमिति । यदढ्यम्‌--अकः सवर्णे दीर्घः’ 
इति प्रत्याहारेऽको ग्रहणं करोति । कथं कृत्वा जापकम्‌ । न हि ठ्वयोराक्षर- 
समास्नायिकयोर्युगपत्समवस्थानमस्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 


न्न 





(वा० ) इस अकार का यहां ( प्रत्याहार सूत्र में) विबृतोपदेश से अन्यत्र भी 
विवृतोपदेश करना चाहिए, खवर्ण ग्रहण के लिए । 

इस अकार का जैसे अक्षरसमाम्नाय मे विवृतोच्चारण किया है वैसे ही अन्यत्र 
भी करना चाहिये। 

अन्यत्र कहाँ ? 

धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा निपात में श्रयमाण अकार का । 

क्या प्रयोजन ? 

सवण ग्रहण के लिये । 

अक्षर समाम्नाय वाला अकार इस दूसरे अकार का ग्रहण करा सके । 

किख कारण अहण नदी करा सकता ? 

विवृतरूप प्रयत्न भेदसे । 

आचार्य का व्यवहार ज्ञापन करता है कि अक्षरसमाम्नाय वाला ( विद्वत ) 
नकार धातु आदि में वर्नमान ( संबृत ) अकार का अ्रहण कराता ही हे । क्योंकि 
झाचाय अक सवर्णे दीघ. इस सूत्र में प्रत्याहार के रूप मे अक्‌ का अहण करता है । 

यह केस ज्ञापक वनता है ? 

अक्षरसमाम्नाय-स्थित दो अकारा की एक ही काळ मे सह-स्थिति का 
सभव नही । 
यह कोई ज्ञापक नही । 





द. 


१. अन्यम् धातु आदि म। पट हुए घाठु आदि का अक्रार जो कि (व्यक्ति पक्ष 
में उच्चारण-उच्चारण मे वर्णभेद होने म) अक्षरसाम्ताय वाले अकार से भिन्न है, उसके 
विपय में भी विरतत की प्रतिता बरनी चाहिये, क्योत्रि बह आवार्य ने सेद्रत ही पढ़ा हैं। 

२. अक्षर समाम्नाय के अह्वार का विएनीपदेश होने पर भी ( व्यक्तिपक्ष में ) 
लदसिल प्रयोगस्थ आ तो सात ही रहा, प्रयत्न-भेद छे कारण अक्षरसमाम्नायस्थ 
लू टूसवा ग्रह न करा सक्या, सा रसे नी का्यार्थ विदत करना चाहिए। टस पर 


द्वितीय आहिक ७७ 


अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । यस्याक्षरसमाम्नायिकन 
ग्रहणमस्ति तदर्थमेतत्स्यात--खट्वा5५ढकम्‌, माळाऽऽढकमिति | सति 
प्रयोजने न ज्ञापकं भवति । तस्माद्विवृतोपदेशः कर्तव्यः। क एष यत्नश्चोद्यते 
विव्वतोपदेशो नाम । विद्वतो वोपदिश्येत संवृतो वा । को न्वत्र विशेषः । 
स एप सवे एवमर्था यत्नः क्रियते-_याल्येतानि प्रातिपदिकान्यग्रहणानि 
तेषामेतेना भ्युपायेनोपदेशङ्चोद्यते, तद्‌ गुरु भवति | तस्माद्‌ वक्तव्य धात्वा- 
दिस्थरच विद्वत इति । 

दीधप्ळुतवचने च संबृतनिवृत्त्यथ: ॥ २ ॥ 


इस ( अकः सवर्णे दीर्घः ) वचन में अक्‌ ग्रहण का कोई और प्रयोजन हे । 

क्या ? 

जिस ( आ ) का इस अक्षर-समाम्नाय वाले हस्व ( विदत ) अ से ( सवर्णता 
के कारण) ग्रहण होता है उसके लिये यह अक्‌ अहण चरितार्थ है । (जैसे) खट्वाढकम्‌ , 
सालाढकम्‌ ( यहाँ खट्वा आढकम्‌ , माळा आढकम्‌ दो ( विवृत अत एव सवर्ण ) आकारों 
के स्थान में सवणे दीर्घ एकादेश हुआ )। जब प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो जापक 
नहीं बनता । इस लिये धातु आदि में का अकार विवृतोच्चारण करना चाहिये । 

विवृत उच्चारण करना चाहिये इसमें वार्तिककार का क्या अभिप्राय है? 

सूत्र अथवा गणों में पढ़े हुए घातु आदि में आये हुए सभी अवर्णो को आचार्य 
पाणिनि विवृत पढ़ देंगे, विवृत पढ़ें अथवा संवृत, प्रयास का तारतम्य कुछ भी न होने से 
गोरव-लाघव कुछ भी नहीं । सो यह यत्न इस लिये किया जा रहा है कि जिन शश, 
पलाश, सञ्चक आदि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गण में नहीं पढ़ा है उनके भी 
अकार का इस उपाय से विवृत उच्चारण विधान किया जा रहा है, अन्यथा स्वतन्त्र 
रूप से प्थकू-पथक्‌ उनका उच्चारण करने से गौरव होता । इस लिये ( लाघव के लिये ) 
धातु आदि में के अकार का विवृत उच्चारण करना चाहिये ऐसा वचन अपेक्षित है । 

( वा० ) दीधे और प्छुत ( आदेश ) विधान में भी संवृत की निवृत्ति के 
लिय धातु आदि में वर्तमान अ का विवृत उपदेश करना चाहिये । 


कहते हैं कि एक लौकिक प्रयोग में एक साथ दो तो क्या एक भी अक्षर समाम्नायस्थ 
अ दुलेभ है, पर आचार्य ने अक' सवर्णे दीधः ( ६।१।१०१ ) सूत्र में अ से प्रारम्भ 
करके अक्‌ प्रत्याहार पढ़ा है। अक्‌ का भ अक्षरसमाम्नायस्थ अ है, ककार रुप चिह्न के 
होने से, सो यह प्रतिज्ञा से विद्वत है । इसका धात्वादिस्थ अ सवर्ण तभी हो सकता हे जब 
कि वह भी इसी प्रकार विश्वत हो । यदि वह आचार्य को वित्रत अभिप्रेत नही था, तो अकू 
प्रत्याहार के स्थान में इक्‌ प्रत्याहार पढ़ते । 


५८ व्याकरणमहांभाव्य 


दीर्घप्छुतवचने च संत्रृतनिद्वत्त्वर्थो विश्वतोपदेशः कर्तव्यः । दीर्घ 
प्लुतो संवृतो मा भूतामिति। वृक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता ३ इति नेच लोके न च 
वेदे दीर्घप्लुती संवृता स्तः । को तर्हि । विवृती । यौ स्तस्तौ भविष्यतः 

स्थानी प्रकल्पयेदेतावचुस्वारो यथा यणम्‌ 

संवृतः स्थानी संद्वतो दीर्धप्लुती रकल्पयेत्‌ । अनुस्वारो यथा यणम्‌। 
सँय्यन्ता, सँब्चत्सरः, यँल्छोकम्‌, तँड्लोकम्‌ इति । अनुस्वारः 
स्थानी यणमजुनासिकं प्रकल्पयति । विषम डपन्याखः। युक्तं यत्सतस्तत्र 
घकलसिर्भवति । सन्ति हि यणः सानुनासिका निरनुनासिकाइच ! दीर्घप्लुतौ 
पुनर्नैव लोके नेव च वेदे संवृती स्तः। कौ तर्हि। विवृती । यो स्तस्तौ 
भविष्यतः । एवमपि कुत एतत्‌--तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः, 
पुनस्तुल्यप्रयत्नौ स्थानभिन्नौ स्याताम्‌ , ईकार ऊकारो वेति । वक्ष्यति 
स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थाने इत्यज्चुवर्तमाने पुनः स्थानेत्रहणस्य प्रयोजनं 
यत्रानेकविधमान्तर्थ तत्र स्थानत एवान्तर्य चलीयो भवतीति । 





इस लिये कि ( हस्व अ के स्थान सें ) किये हुए दोघे और प्छुत कहीं संब्रृत 
न हो जॉय । वृक्षाभ्याम्‌ ( वृक्ष भ्याम्‌), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ )। ( परन्तु यह 
कोई प्रयोजन नहीं ) क्योंकि न लोक में ओर नही वेद में दीर्ध और प्त संवृत होते 

। तो केसे होते हें ? वितृत । जैसे होते हैं वैसे आदि होगे । 

पर संवृत स्थानी अपने सऱ्या संत्रत दीव और प्लुत की कल्पना कर लेगा, 
जैसे अचुस्त्रार अपने सद्या अनुनासिक यण्‌ की। जैसे--सैंय्यन्ता ( संयन्ता ), 
सेव्वत्सरः ( संवत्सर* ), यॅल्लोकम्‌ ( ये लोकम्‌ ), तँल्लोकम्‌ ( ते खोकम्‌ ) इत्यादि में 
अनुस्वार ( जो अनुनासिक के स्थान से हुआ हे ) अपने स्थान में अनुनासिक यण्‌ 
(यत्र ल ) की कल्पना करता हे । यह दान्त ठीक नहीं । जो विद्यमान ( सिद्ध ) है 
उसकी कल्पना तो युक्त है यण ( य च र--दोनों ) प्रकार के प्रसिद्ध हैं, पर दीधे व 
ग्ळुत कहीं भी संवृत नही, न लोक म, न वेद सें । तो केसे हैं ? 

विवृत्त । 
सेम ह वैसे हगि । 
ऐसा होने पर भी यह क्यांफर हे कि दस्त (संवत) अ के स्थान में तुल्य स्थान (कण्व्य) 
पर भिन-प्रयल चाळे ( लाव विवत ) दीव नोर प्छत आकार तो होते हैं, तुल्य प्रयत्न 
वाळे पर भिङ्टन्ठ्यान वाळे टकार जव्रवा उक्तार नही ? ( उत्तर )-- 

स्थान5न्वरतमः इस सूत्र में आचार्य कहगे--स्थाने पद की ( पळी स्थाने योगा 
दुस सूत्र स) सनुवृत्ति आने पर भी फिर राने ग्रहण का प्रयोजन यह्‌ हे कि जहाँ 


te A sone = 


१ रदः संतता अन्यत्रामवसाम्न, यह चचन किन्ही सामग आचारयों का दै 





द्वितीय भाहिक ५९ 


तत्रानुइत्तिनिदेशे सवणाग्रहणमनण्त्वात्‌ ॥ 

तत्रानुवृत्तिनिदेशे सवर्णानां ग्रहण न प्राप्नोति अस्य च्वौ, यस्येति 
च । किं कारणम्‌ अनण्त्वात्‌ । न ह्येतेऽणः, ये$नुवृत्तो । के तर्हि । येऽक्षर- 
समाम्नाय उपदिद्यन्ते । 

एकत्वादकारस्य सिद्धमै ॥ 
एकोऽयमकारो यश्चाक्षरसमाम्नाये यश्चाजुव॒त्ती, यश्च धात्वादिस्थः । 
अनुबन्धसङ्करस्तु ॥ 

नाना प्रकार का साइऱ्य हो वहां स्थान-कृत सादृश्य बलवत्तर होता है । 

(वा०) तो भी साक्षात्‌ शास्त्र-प्रवत्ति के अनुकूल सूत्र-निर्देश ( अर्थात्‌ 
प्रत्याहार-रहित ) में सवणे का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश, अण्‌ नहीं । 
जैसे, अस्य च्वौ सुन्न मै निर्दिट इ अ से सपर्ण दोघे ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा, 
तथा यस्येति च सुत्र में निर्दिष्ट इ अ से सवणे दीर्घ ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा । 
इन सूत्रों में उच्चारण किए हुए अ, इ अण्‌ नही। अण्‌ से अक्षर-समाम्नाय मे उपदि अ 
इ उ इत्यादि का ग्रहण होता है । 

( वा० ) अकार के एक होने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी (अर्थात्‌ उक्तदोप नही 
आएगा) । 

जो अकार अक्षर समाम्नाय में है, जो प्रत्याहार-रहित सून्रनिर्देश मै, जो धातु 
आदि में हे, वह सब एक ही हैं । 

( वा० ) पर ऐसा होने से अनुबन्ध-लङ्कर प्राप्त होता हे । 


उनके मत म इंकार ऊकार भी संवृत प्रयत्न वाले होते हैं। इस लिए संत्रत अकार के 
स्थान में संदृत ईकार ऊकार प्राप्त होते हैं। जेस संत्रत अकार के स्थान में तुत्य स्थान 
वाले भिन्न प्रयत्न वाले दीधे प्छत अकार प्राप्त होते हैं वैसे तुल्य प्रयत्न वाले भिन्न 
स्थानवाले ईकार ऊकार क्यों न हो जावे यह प्रश्‍न है ॥ 

१. अनुदृत्तिनिदेशः -- वृत्तिमलुगत इत्यचुवरत्तिः । अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ 
द्वितीयया इससे प्रादिसमास, अनुदृत्तिश्चासी निर्देशश्च = अलुवृत्तिनिर्देशः । वृत्ति = 
शास्त्रप्रदृत्ति, उसके अनुकूल निर्देश, जहा प्रत्याहार का आश्रयण न करके वर्णो का लक्ष्य- 
संस्कार के लिए सीधा उच्चारण है, जैसे अस्य च्वौ (3४1३२) में अ का । 

२, अस्य च्यौ-- इस में जो अ पढ़ा है यह अण्‌ नहीं, जैसे आ अण्‌ नहीं वैसे 
ही अ भी नहीं, क्यों प्रति उच्चारण में वर्णभेद होता है ऐसा व्यक्तिपक्ष में माना जाता 
है । प्रत्याहारस्थ क्‌ ( जैसे अकू मे, ण्‌ जैसे अण्‌ मे) आदि से अभ्नरसमाम्नायस्थ अ का 
अनुमान हो जाता है, पर अस्य च्वौ में तो वेसा चिह्न नहीं है । 

३. अकार, इकार आदिं नित्य व्यक्तिया हैं, एक ही अ व्यज्जक-घ्वनि-भेद से 
भिन्न सा भासता है, जैसे एक ही मुख आदि खङ्ग, तैल, आदर्श (दपर्ण) में प्रतिविम्वभेद 


६० व्याकरणमहाभाष्य 


__ अनुवन्धसंकरस्तु प्राप्नोति । कर्मण्यण्‌ आतो5ह्ुपसर्गे कः, इति 

के$पि णित्कृतं प्राप्नोति । 
एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चानुपपत्तिः ॥ 

Ms एकाजनेकाज्य्रहणेषु चाजुपपत्तिर्भवति। तत्र को दोपः । किरिणा गिरि- 
ज्ळक्षणमन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति । इह च घटेन तरति घटिक इति 
द्रयज्ळक्षणष्ठन्‌ न प्राप्नोति । 

द्रव्यवच्चोपचाराः | 
ट्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्चुवन्ति। तद्यथा द्रव्येषु नेकेन घटेनानेको 
युगपत्कार्य करोति । एवमिममकारं नानेको युगपदुच्चारयेत्‌ । 
विपयेण' ठु नानालिङ्गकरणात्सिद्वम्‌ ॥ 





अर्थात्‌ अ के एक होने से एक अनुवन्ध के कार्य के साथ साथ दूसरे अनुवन्ध 
के निमित्त से कार्यान्तर भी प्रसक्त होता हे, जैसे क प्रत्यय का अ और अण्‌ प्रत्यय 
का अ यदि एक ही है तो आतोनुपसमे कः, की प्रवृत्ति होने पर गोद रूप बनेगा और 
स्त्रीत्वविवक्षा में डीप होगा, नकि टापू, कारण किक का अ इत्संज्ञक णकार वाला 
भी है ऐसा समझा जाएगा। इतना ही नही णिच्च के कारण आतो युकू-से युक्‌ 
आगम भी ग्राप्त होता हे । 

( वा० ) जिन सूत्रों में एकाच्‌ अनेकाच्‌ का--निमित्त रूप से ग्रहण किया है 
उनमें इष्ट रूप की असिद्धि रहेगी । 

इससे यह दोष आयया कि किरिणा, गिरिणा यहाँ एकाच हो जाने से विभक्ति 
अन्तोदात्त हो जाएगी और घटेन तरति घटिकः यह रूप न वन सकेगा, कारण कि 
ठन्‌ प्रत्यय हवच्क से विधान किया है, पर यहां अ व्यक्ति के एकत्व के कारण घट 
शाब्द एकाच हो जाएगा । 

( वा० ) अकार के साथ द्रव्य का-सा व्यवहार प्राप्त होता हे । जैसे दब्यो के 
विपय मै ऐसा हँकि अनेक लोग एक ही घट से एक ही समय में कार्य नहीं करते । इसी 
तरह अनक लोग इस एक अकार को एक साथ उच्चारण न कर सकेंगे । 

( वा० ) विषय विषय में जो आचार्य अकार के साथ भिन्न-भिन्न लिङ्ग 





म नाना मासता है। अत. सव अ अणा ही, दे । अत* सर्वत्र प्रहणक्र शास्त्र (अणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्यय ) की प्रररत्ति होगी । यह व्यक्ति-स्फोट वादी सिद्धान्येकदेशी का मत हूँ । 
१ वातिककार ने विययत्व-ह्प सामान्य को लेकर और अधिकरणन्व के स्थान 
[es विपत्रण रै, 
में करणन्व की विवक्षा कर रि यह तृत्तीया-एक वचन का प्रयोग किया है, भाष्यकार 
विधय-भद को दृष्टि म र्यकर अधिकरणता का बोच करान के लिए विपये-ऐसा, प्रयोग 
करत ह । 


द्वितीय भाहिक ६१ 


यद्यं विषये विषये नानालिङ्गमकारं करोति--कर्मण्यण, आतोनुप- 
सगै कः, इति तेन ज्ञायते नानुवन्धसङ्करोस्तीति। यदि हि स्यान्नानालिङ्ग- 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । एकमेचायं सर्वयुणमुच्चारयेत्‌ । नेतद्स्ति ज्ञापकम । 
इत्संज्ञाप्रक्लप्त्यर्थमेतत्स्यात्‌ । न ह्ययमञुवन्धेः शल्यकवच्छ्क्य उपचेतुम्‌। 
इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्‌। आयस्य हि द्वयोरित्संज्ञा स्यात्‌ । कयोः । 
आद्यन्तयोः । एवं तर्हि-- 

विषयेण तु पुनलिंङ्गकरणात्सिद्धम्‌ ॥ 

यद्यं विषये विषये पुनर्ङिङ्गमकारं करोति--प्राग्दीव्यतोऽण्‌, शिवादि" 
भ्योण्‌ इति । तेन ज्ञायते नानुवन्धसङ्करोस्तीति। यदि हि स्यात्पुनर्लिङ्ग- 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । 

अथवा पुनरस्तु 





जोड़ता है, जैसे कर्मण्यण-- इसमें ण्‌ आतोनुपसगे कः--इसमें कू, इस से जानते हैं कि 
एक ही स्थळ में नानाऽनुबन्ध-निसित्तक कार्यो का साङ्कयै नही होगा । यदि यह साइूर्य 
हो जाय, तो भिन्न-भिन्न लिङ्ग लगाना व्यर्थ हो जाए । एक अकार को सभी अनुबन्धो 
सहित पढ़ दे। यह कोई ज्ञापक नही । नानाछिङ्गी (अनुबन्धों) का लगाना इत्संज्ञा की 
सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा । एक ही अकार को शल्यक (सेहा जो ऊपर नीचे कांटा 
से ढपा हुआ होता दै) की तरह अनुबन्धो से डांपा नही जा सकता, कारण कि इत्संज्ञा 
में दोष आएगा । यत्न करने पर दो की इत्संज्ञा हो सकेगी । आदि और अन्त के हली 
की । अच्छा तो-- 

(वा०) विषय-विय में जो आचार्य अकार को बार-बार एक ही लिङ्ग (अनुबन्ध) 
से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दीन्यतोऽण्‌- यहां और फिर शिवादिभ्योऽण्‌ - यहां भी, 
इससे जानते हें कि अनुबन्ध-संकर नहीं होता । यदि हो तो बार-बार एक ही रिङ्ग 
को लगाना व्यर्थ हो जाय । 

अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुभा-- 





१ गुण से यहा अनुवन्ध विवक्षित है। अनुवन्ध कार्य करने के लिए आश्रित 
किये जाते हैं, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते हें सर्वगुणम्‌ = 
सवोनुबन्धम्‌ । कर्मण्यण्‌ न कह कर कर्मणि कण्ट्‌ ऐसा कहे । 

२. आयम्य, यत्त कर। आङ्‌ यमू का अर्थ खींचना, लम्बा करना होता है । यत्न 
करना गौणाथे है । कण्द्‌ इस अनुवन्ध समुदाय के आदि क्‌ की लदाक्रतद्धिते (१।३।८) 
से इत्संज्ञा हो जायगी, अन्त्य द्र की हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से इत्संज्ञा हो जाएगी, पर वीच 
के ण्‌ की तो किसी शास्त्र से इत्संज्ञा न हो सकेगी । 


क्ष 
A 


च्याकरणनह्ाभाऱ्य 


आ 


७ बर नाता मन देडकरणा व्तिद्वम्‌ Ean 
विस्य तु नाचाळङ्ककरणातकदम्‌ ॥ 


इत्येव । नस चोऊम्‌-इत्संबाघक्लूप्त्यर्थमेतत्स्यादिति। निष दोपः 1 
लोळत एतत्सिद्धम्‌ । तद्यथा लोके कदिचदेव देवदसमाह-- 


इह झुण्डा भव, इह जटिलो सव, इह दिखी भवेति! यल्न्ङ्गो घचोच्चन 


कार्की वक इ _ 


दल्छिहुस्तशोपतिप्ठत । एवमयमकारो यल्लिद्लो बज्ोच्चत तल्लिङ्घस्तत्राप- 
स्थास्यत । 
थद्प्युच्यव--एकाजनेकाज्त्रहणयु चाडुपपच्तिरिति-- 


एळ्ाउरळ्ाज्डठोण ~ ज त्ता 
क्र कारन राधा } 





एकाजनेकाज्त्रहणयु चात्रत्तः संख्यानादनेकाच्त्वे भविष्वति। तद्यथा-- 
समदझ खामियन्यो मदन्ति इति निः प्रथमामन्वाह जिरुत्तमाम इन्वाञ्वचितः 


सपत्तदहत्व भवति । एवमिद्दा्वाङ्गक्ितोऽसिक्ाच््चे अविष्यति । भघदादुच्चितः 


क 





a 


2 न Dean सङ्करः ऱ्य = द्य 
(०) वियवेण तु नाना इत्यादि वातिक न्यास ही ननुवन्ध-सङ्करन्त्प दोर की 


७०५ हि... ७”. ल्ल्लि का लगाना उर्त्यक्का ~ 
गच्छ कर दना 1 अडा; लमी क्ट था कि नाना गलङ्गा का लगाना इल्ला का लस्ट 
1 











क लिए चरिठाय 4 न्रा ही क ज्ञापक्र न 2०) सगा नत झळ से ऊछ विगइला नहीं 

च लर चरठाथ चटया कार जाके च द्रा सक सत दा. इससे ऊळ विनळता नहा । 
साना ० 2 अज्र का अभाव तो Se न्द ss लोक में es द्रेववास को 
सानानल्क-हचुक सङ्गर का नसा ता टाक स लिटि द।ज्सराकनकाइदवबड्तक 
प जद 


= 


यहा | /सन्‍्याता त तन अण्डा 22: चट्टा ~ त्रथाचचाशस DSS याल नटादाद परत जर यहा 
चद्दा ६सन्यासाश्रम म); डुण्डा दा, यह (डद्यचचान्रम =) ज्डादाद हा, अह 
( Eo = निन्वावाचा बारा हा टर 
यदस्यात्रस न) नन्वावाचा हा । 

श्री 


र ~ < र न ऊ ३ लाल“ प्वार अकार 
अझ कदा काठा द डस पचि डाला वदा उपाच्यच हा दाता हैँ 1 इला प्रकार नका 


= 


सी दिस चिहदाल्य PA पख ञ्च डिक््ठादि 4०० ऊरी कहा दाठा Y= पचिहदाला दहा 
सा न्य हवाल (छस्व, च्द्भत््ठ, टेत्कादि) नद्या च्ह्य दाठा ६ उस 138121 3६ 
a] 


च. 
खपास्थठ दा चाएुना । 





स = S ~ ~ we we ~ लनकाच >. 3 वहाँ = 
केर चा ऊद्या गया इ कि डिन सत्त मं एकाच, अनका का अइण है वद 
इटलिदि > हागी उसना > 

बटालाच नहीं दा, उसका उत्तर चद हुल 

दा एकाच कचकच हि 2. ere वावचि [a दारा ल्लब्ध मल्या >>> 

( दा० ) काच तचा क अदण न लाञ्चाच द्वारा लच्च ख्या से 

सत्कार कि जायरा Te ee कट्टा दन विक्कखियाग A समिद्ाधान = 

कच्काच्ळ हा वाचना 1 बस ड्रम कटा हू ) चकत्या न सच्रट लान नाच क 

~= आळ > ओक Pa 





दाच दार उच्चारम & स्चछर 
च 








संख्या वन झाठी इ 1 इसी प्रकार यहां (घर 


स्न्यि 
बाद =F अहा न्ड सत्काच्त् ~ = एरा द्व्स्य््द ताच > बिडित ar घध्त्य्य 
ब्याद न खादा स नक हा करना, बदल उच स गवाइत दद उप 


० >> _ माउत्ति करके 
हो कार्या कीर टिक: चद इट स्प सि हो जाएगा)! अच्छा आदचि करक 





नन्दि हो जत्ति से उघ (सन्न की ति $ दा परिहार संसत हेने 
इछ्क्ाय ग्म हा जान से दुषण ( प्र का नब्चगाठ 3 च्ञ पाच्हार खनत्र हान पर री 
स्न 


चहा किस गिरिणा में स्वस्य से एकाच्च ( एक दी इकार ) के होते से एकादे 


द्वितीय आह्निके ६8 
कार्य परिह्ृतम? । इह तु खळु किरिणा गिरिणेत्येकाज्ळक्षणमन्तोदात्तत्वं 
प्राप्तोत्येवे । एतदपि सिद्धम्‌ । कथम्‌ । लोकतः। तद्यथा कैपिसहस्त्रमेकां 
कपिलामेकैकशः सहस्वकृत्वो दत्त्वा तया सर्वे ते सहस्नदक्षिणाः सम्पन्नाः । 
एवमिहाप्यनेकाच्त्वै भविष्यति! यदप्युच्यते द्वव्यवच्चोपचाराः प्राप्लु- 
वन्तीति । भवेद्‌ यद्संभवि कार्य तन्नानेको युगपत्कुर्यात्‌ । 


को मानकर जो विभक्ति की अन्तोदात्तता प्राप्त होती हैं वह तो होकर रहेगी ( यह 
दूषण अपरिह्ृत रहा ) । 
इसका परिहार भी हो जाएगा । 
केसे ? 
लोक व्यवहार से । 
जैसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिला गो को हजार वार (किसी 
ब्राह्मण को) देते हैं, इससे वे खहस्र गोदान करनेवाले कहे जाते हें ( सहस्त्र गोदान 
का फल उन्हें मिलता है, न कि एक गोदान का) । इसी प्रकार यहाँ भी अनेकाच्त्व हो 
जाएगा । जो यह कहा है कि अकार के एक होने से इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार 
प्राप्त होता है । (उसमें हमे यह कहना है)-- जो कार्य असम्भव है वह भले ही अनेक 
पुरुष एक ही ससय न कर सके, जो कार्य हो सकता हैं उसे अनेक लोग भी एक साथ 


१. यदि अ एक ही है तो घट शब्द एकाच हो जाएगा, तव इससे तरति 
इस अथै में नौद्वयच. ठन्‌ (४।४।०॥) से ठन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति, 
इस अर्थ में घटिकः यह इष्ट रूप न वन सकेगा । इस सूत्र से यहां अव्याग्ति रहेगी । 
इसका परिहार आवृत्ति से किया है । 

२ किरे, गिरि में यदि इकार व्यक्ति एक ही है तो यह किरि { सूअर ) और 
गिरि शाब्द स्वरूप से एकाच्‌ हुए, तो सावेकाचस्टृतीयादिर्विभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस 
सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--भे पद्‌ अन्तोदात्त हो जायेंगे । 


३. यहा कुछ विद्वान्‌ दान प्रतिम्रहमाला समझते हैं। वे ऋषि दाता भी हैं 
और प्रतिग्रहीता भी । सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम ऋषि केवळ दाता ही होगा, 
प्रतिग्रहीता नहीं । ऋषियों का प्रतिग्रहीतुत्व उनके दातृत्व का अपकर्षक भी है । वस्तुतः 
स्वत्व-निदत्तिपूवेक दानकर किसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से प्रत्येक ऋषि उस एक 
कपिला गौ को मोल लेकर उसे ही प्रतिग्रह-रूप में लौटा देता है । यहां लोकव्यवहार 
से यह सिद्ध होता हे कि -- गौणी सुख्या वा उत्तरा सङ्ख्या पूर्वी संख्यां वाघते, 
आउत्ति से यहां एक ही गौ सहच = संख्याक हो गयी, क्योंकि उन सह्य ऋषियों 
को एक गोदान का फल नहीं मिला, किन्तु सह्ल गौओं के दान का । ऐसे ही प्रकृत में 


६४ व्याकरणॅसहाभांन्य 


यत्खलु संभवि कार्यमनेकोपि तद्युगपत्करोति । तद्यथा--घटस्यं 
दर्शनं स्पर्शानं बा । संभवि चेद्‌ कार्यमकारस्योच्चारण नाम, अनेकोऽपि तद्‌ 
युगपत्करिप्यति । 
आन्यभाव्ये' तु काळशब्दव्यवायात्‌ ॥ ११ ॥ 
आन्यभाव्यं त्वकारस्य । कुतः । काळशव्दव्यचायात्‌। काळव्यचा- 
याच्छव्दन्यवायाच्य । काळव्यवायाद्‌-दण्ड अग्रम्‌। झव्दव्यचायात्‌-दण्डः । 
न चेकस्यात्मनो व्यवायेन भवितब्यम्‌। भवति चेद्भवत्यान्यभाव्यमकारस्य । 


युगपच्च देशपुक्वदशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
युगपच्च देशंपृथक्त्वदर्शनान्मन्यामह आन्यभाव्यमकारस्येति। यद्यं 
युगपद्‌ देशपृथक्त्वेषूपल भ्यते-अइवः, अर्कः, अर्थ इति । न ह्येको देवदत्तो 
युगपत्सुच्ते च भवति मथुरायां च । 
यदि पुनरिमे चर्णाः 


करते हैं जैसे घड़े का स्पदी और दर्शन । अकार का उच्चारण- रूप कार्य भी हो सकता 
है, अनक लोग इसे एक-साथ उच्चारण कर सकते हैं । 
( वा० ) अकार अन्यान्य ( नाना ) होने चाहिये कालकृत व्यवधान तथा दाव्द 
कृत व्यवधान होने से । 
अकार का नानाख सिद्ध होता है। केसे? कालकृत व्यवधान तथा दाव्दकृत च्यव- 
घान के कारण । काळक्रत व्यवधान, जेसे दण्ड अग्रम्‌ , यहाँ । शब्द कृतव्यवघान, जैल 
दण्ड, यहां । एक ही पदार्थ में व्यवधान नही होता है तो ( निश्चित ही ) अकार 
नाना हे । 
( वा० ) पुक साथ नाना देशो ( स्थाना) मे उपलब्ध होने से । 
एक साथ नाना स्थानों में देखे जाने से हम समझते हैं कि अकार नाना है । 
क्योंकि यह अर्व, अर्क इत्यादि स्थलों में एक-साथ देखा जाता हे । एक ही देवदत्त 
एक साथ खुव्न और मथुरा में नहीं हो सकता । . 


यदि ये वर्ण पक्षियों की तरह होवें । 
स्वरूप से यद्यपि किरि, गिरि (इ के एक होने से ) एकाच्‌ हैं, पर आतत्ति से प्रात हुई 
उत्तर संख्या इथचकता स्वरूप-सिद्ध पूर्व संख्या एकाचत्व को वाघ लेगी और इससे यहां 
सूत्र की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

१. अन्यस्य भावः = अन्यभाव, स एव आन्यभाव्यम्‌ । स्वार्थ प्यन्‌ । 

२, देश से यहा वर्ण-समुदाय रुप दाव्ड का ग्रहण है । 





द्वितीय आहिक ६५ 


शकुनिवत्स्यु, ॥ 
तद्यथा शकुनय आशुगामित्वात्पुरस्तादुत्पतिताः पञ्चाद्‌ दश्यन्ते । 
अयमकारो द्‌ इत्यच दृष्टो ण्ड इत्यत्र दश्यते । 
सेच शक्यम्‌ । अनित्यत्वमेव स्यात्‌ । नित्याइच शब्दाः । नित्येषु च 
शब्देषु कूरखेथेरविचाळिथिवर्णेथवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
यदि पुनरिमे वर्णाः-- 
आदित्यवत्स्युः ॥ 
तद्यथा--एक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देशपृथक्स्वेषूप- 
लभ्यते । विषम उपन्यासः । निको द्रष्टाऽऽदित्यिमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ 
देशापृथक्त्वेपूपलभतेऽकारं पुनरुपलभते । अकारमपि नोपळभते । किं 
कारणम्‌ । श्रोत्रोपलब्धिगुद्धिनिग्रोह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द्‌ः। 
एकं च पुनराकाशम्‌ । आकाशदेशा अपि वहचः । याचता वहचस्तस्मादान्य- 
भाव्यमकारस्य । 
जैसे पक्षी आगे की ओर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देख जाते 
हैं इसी प्रकार द मे देखा हुआ अ ण्ड से ( पीछ की ओर ) देखा जाता हे ( अ्थीत्‌ 
वर्ण-संक्रम = स्थान परिवर्तन हो जाता है )। 
यह नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार शब्द में अनित्यता आ जायगी । 
परन्तु शब्दों मे वणी को कूटस्थ ( नित्य अवस्थित ) स्थानपरिवर्तेन-रहित, हास, वृद्धि 
और आदेश से रहित होना चाहिये । 
यदि ये वर्ण--- 
( वा० ) आदित्य की तरह हो 
जैसे एक ही सूये उदय आदि काळ सें अनेक स्थानो में स्थित, भिक्ष-मिन्न स्थाना मे 
( रहने वाळे लोगो से ) एक-साथ देखा जाता है ( ऐसेही एक ही अकार भी )। यह 
इष्टान्त ठीक नही । ( यहां विषमता है और वह यह है कि ) एक ही पुरुष भिन्न-भिन्न 
स्थानों मे वर्तमान सूये को भिन्न-भिन्न स्थानो में एक-साथ नही देख पाता, अकार को 
तो देखता हे ( इससे अकार व्यक्तियों का नानात्व ही सिद्ध होता हे )। इस पर एकत्व- 
वादी फिर कहता है-- भकार को भी इस प्रकार एथक्‌ पथक्‌ स्थानो मे नही देखता । 
क्या कारण ? शब्द ( स्फोट रूप) श्रोत्र से उपलब्ध तथा बुद्धि से निर्गृहीत, ध्वनि से 
अभिव्यक्त होता है, और आकाश इसका देश हे! आकारा एक अखण्ड वस्तु है। (नही) 
आकाश के सी नाना प्रदेश हे । ( अर्थात्‌ उपाधिसेद से मठाकाश घटाकाश, इत्यादि 
नाना आकारा-देश हैं ) । चूँकि नाना प्रदेश हैं इसीलिये तठाश्रित अकार भी नाना हें 
एक नही । 


१. श्रोन्नोपलब्धि = श्रोत्रेणोपलभ्ग्रत इति । कर्मणि क्तिन्‌ । 


६६ व्याकरणमंहार्भाग्य 


आकृतिग्रहणात्पिद्वम्‌ 


अवर्णाकतिरुपदिप्ा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति, तथेवर्णाक्कतिः, 
तथोवर्णाक्कतिः । 


तद्टच्च तपरकरणम्‌ ॥ 


एवं च कृत्वा तपराः क्रियन्ते~आङतिग्रहणेनातिप्रसक्तमिति। ननु च 
सवर्णद्रहणेनातिप्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌। प्रत्याख्यायते तत्‌-- 
सवर्णेऽण्य्रहणमपंरिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्चेति । 

हल्प्रहणपु च ॥ 

किम्‌ । आकृतिग्रहणात्सिद्धमित्येच । झलो झलि, अवात्ताम , 

अवात्तम्‌ , अवात्तं । यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान्गरह्मातीति । 


( वा० ) आकृति ( जाति ) का ही सर्वत्र ग्रहण होने से समस्त दोपों का वारण 
और सर्वेश सिद्धि हो जायगी । 

अकार जाति का निर्देश होने से सारे अकार-कुल का अर्थात्‌ भटारह प्रकार के 
अकार का ग्रहण हो जायया । इसी प्रकार इकार जाति का निर्देश होने से, इसी प्रकार 
उकार जाति का ( शेप सभी वणी के विषय मे भी ऐसे ही जानो )। 

( चा० ) इसी ल्यि तो तपर किया गया है । 

आकृति ग्रहण ( जातिनि्ेश से जहाँ अतिप्रसङ्ग का भय होता है वहाँ आचार्य 
तपर करते ) । 

क्यों जी, तपर तो जहाँ सवण ग्रहण से अतिप्रसङ्ग होता हो उस के वारण के 
लिये भी किया गया हो सकता हे । ( नही ) सवर्ण-आहक शास्त्र में पढ़े हुए अणू का 
सवर्णे5ग्परहणमपरिभाव्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्च इस वचन से प्रत्याख्यान किया गया है। 


१, त्यदादीनामः, इत्यादि में वर्णसमाम्नाय में जातिपरक निर्देश है इस पक्ष 
में तथा उदात्त आदि गुण भदक नहीं होते इस पक्ष में दीर्ध आदि के वारण के लिये 
अणुदित्सून्न में अप्रत्यय ( = अविधीयमान ) का ग्रहण करना आवश्यक है । उदित्‌ ग्रहण 
भी इष्ट है, केवळ अणू का प्रत्यास्यान क्रिया गया है । 

२. व्यक्तिपक्ष में झल्‌ से एक तकार-व्यक्ति का वोध हंगा । झलो झलि सूत्र 
में यदि पञ्च न्त झलः पद से त्‌ का ग्रहण होगा तो सप्तम्यन्त अलि पद से दूसरी तकार- 
व्यक्ति का हण नहीं हो सकता। तो प्रकृत में ( अवात्‌ स्‌ ताम्‌ इत्यादि में ) स्‌ 
का लोप न । सकेगा और इप्ट-हप अवात्ताम्‌ सिद्ध न होगा । ( ऐसा होने पर 


द्वितीय आहिक ६७ 


रूपसामान्याद्वा ॥ 
रूपसामान्याह्वा सिद्धमेतत्‌ । वद्यथा- तानेव शाटकानाच्छादयामो 
ये मथुरायाम्‌, तानेव शालीन्मुञ्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 
यन्मथुरायां गृहीतस्‌ , अन्यस्मिंदचान्यस्मिन्‌ रूपसामान्यात्‌ तदेचेदमिति । 
एवमिहापि रूपसामान्यात्सिद्धम्‌ ॥ 





( वा० ) जिन सूत्र में हळ का ग्रहण है उनमें भी आकृति-निर्देश से इथ्ट- 
सिद्धि हो जायगी । 

जहाँ अण नही और इस लिये सवर्णम्रहण का प्रसङ्ग ही नही, जैसे झल से परे 
स्‌ का लोप होता हे झळ परे होने पर--अवात्‌ स्‌ ताम्‌=भवात्ताम्‌, अवात्सू 
तमू = अवात्तस्‌ , अवातूसूत = अवात्त । 

( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का आश्रयण न करनेपर ) हस्ग्रहण वाले सूत्रों मै 
रूप की समानतां को लेकर इष्टसिद्धि हो जायगी । 

जैसे---हम उन्ही शाटकों को पहन रहें हैं, जो मथुरा में थे, उन्ही चावला को 
खा रहे हैं जो मगध मे थे, यह आप का वही कार्षापण है जिसे ( आपने ) मथुरा 
में लिया था । और-आऔर पदार्थ में केवळ रूप-साइर्य से ऐसी प्रतीति होती हे कि 
यह वही है । इसी प्रकार प्रकृत में हरू वर्णी में (प्रति उच्चारण वर्णभेद होने पर 
भी ) रूपसाइश्यसे यह वही वर्ण है ऐसी प्रतीति होने से सब इष्ट ( कार्य ) सिद्ध हो 
जायगा ॥ 





भी सूत्र ( झलो झलि ) व्यथ नही हो जाता । वह अबान्ध स्‌ ताम्‌ इत्यादि स्थलो मे 
चरितार्थ रहेगा, क्यों कि वहों झल्‌ पद से दो भिन्न व्यक्तियों ध्‌ त्‌ का ग्रहण है ) । अतः 
अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के लिये जातिपक्ष स्वीकार करना होगा। तव झल से जो त्‌ 
शृहीत होता है वह तत्वावच्छिन्न परक है । वह तकारमात्र लिया जाएगा । 


१. व्यक्ति पक्ष में उदात्त आदि, हस्वदीर्घादि अनुनासिक, निरनुनासिक आदि 
भेद के कारण अचो मे रूप-सामान्य डुलेम है, अतः वहाँ स्पसामान्य को लेकर निर्वाह 
नहो हो सकता । हॉ, हलों मे इस प्रकार का कोई धर्मभेद न होने से रूप-सामान्य का 
आश्रय करके सामान्य-मूलक अभेद का आरोप करके निर्वाह हो जायगा । झल पढ से 
गृहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रूपसामान्य होने से अभेदा- 
रोप करके झल्वेन अहण हो जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि स्प-सिद्ध से वाधा न 


होगी । 


६८ व्याकरणमहाभाऱ्य 


ऋलक ॥ 

अथ लकारोपदेशः किमर्थः । किं विशेषेण लकारोपदेशश्रोयत न 
पुनरन्येपामपि वर्णानाङुपदेशाश्चोयते । यदि किञ्चिदन्येपामपि वर्णानाक्ुपदेशे 
प्रयोजनमस्ति, त्कारोपदेशस्यापि तद्धवितुसर्हति । को वा विशेपः। अयमस्ति 
विशेपः । अस्य हि लकारस्याट्पीयांश्चेच घ्रयोगचिषयः। यहचापि प्रयोगः 
विषयः सोऽपि कस्द्रपिस्थस्थैव । क्त्टपेइच लत्वमसिद्धम्‌। तस्यासिद्धत्वा- 
दकारस्येवाच्कार्याणि भविष्यन्ति । नार्थ लकारोपदेदोन । 

अत उत्तरं पठति-- 

ळकारोपदेशो यद्च्छाशयाक्तिजानुकरणप्ट्टत्याद्यर्थः || 

लकारोपदेशः क्रियते यडच्छाशव्दार्था$शक्तिजानुकरणार्थः प्लुत्या- 
यर्थश्च। यडच्छाशव्दार्थस्तावतू--यरच्छया करिचत्‌ रूतको ताम । तस्मिन्न- 
च्कार्याणि यथा स्युः-र्‍दध्य्लतकाय देहि, मध्ब्छतकाय देहि उदडडलूत- 
कोऽगमत्‌, प्रत्यडग्ड्लछूतको5गमत्‌ । चतुण्रयी शब्दानां प्रच्त्तिः--जातिशब्दा 
शुणराव्दाःक्कियाशव्दा यदच्छाशव्दाइचठुथो; । 





ऋलक्‌ । 

यही प्रश्‍न होता है कि ( अक्षरसमाञ्नाय मे ) टुकार उपदेश (छकार पढ्ने) 
का क्या प्रयोजन है । पर विशेष करके लुकारोपदेश के विषय मे क्यों पूछते हो, दूसरे 
वणो के उपदेश के विपय से क्यों नहीं पूछते हो । यदि दूसरे वणो के उपदेश का कोई 
प्रयोजन है वह लकारोपदेश का भी हो सकता हे । अथवा भेद क्या है? भेद यह 
हे--प्रथम तो लकार के प्रयोग का विषय ही थोड़ा है और जो हे भी वह क्लप 
धातु के ळूकार का ही । और क्ळपू का रत्व असिद्ध होने से अच्कार्य ( अच्स्थानिक, 
अच-निमित्तक कार्य ) ऋकार को ही हो जायंगे, लकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नही । 

इसलिये उत्तर पढ़ते हे-- 

( वा० ) लकारोपदेश यरृच्छा ( सज्ञाशब्द ), अशक्ति से किये हुए अनुकरण, 
तथा प्लुत आदि कार्या के लिए चाहिये । 
पहले यच्च्छा को लीजिये---अपनी इच्छा से किये गये संकेतके कारण कोई लूतक 
नाम से प्रसिद्ध है । उस रूतक नाम के परे रहते अच निमित्तक कार्य जिस प्रकार 
हो सकें-- जैसे ) 
दध्य्लुतकाय देहि ( लतक नामक पुरुष को दही दो ), सध्व्ळ्तकाय देहि ( शहद 
छुतक नामक पुरुष को दो'--हन दो वाक्यो सै दाधे और मधु के इ, उ के अनन्तर 


द्वितीय भाहिक ६९ 


अशक्तिजाबुकरणार्थः--अशक्त्या कयाचिद्‌ ब्राह्मण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये छूतक इति प्रयुक्तम्‌। तस्यानुकरणं ्राह्मण्य्ळ्तक इत्याह कुमार्य्‌ 
लवक इत्याह । 

प्लुत्याद्यर्थषच । के पुनः प्लुत्यादयः। प्लुतिह्वि्वचनस्वरिताः। 
क्ल्रेतरिखः । क्लप्प्तः । प्रक्ल्ः । प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्छत्वै सिद्धस्‌। 
तस्य सिद्धत्वाद्च्कार्याणि न सिध्यन्ति । तस्माद्‌ रूकारोपदेशः करियते । 

नषेतानि खन्ति प्रयोजनानि । शि 

तक के लुकार आने पर ल को अच मानकर इ, उ के स्थान में यण्‌ हुआ है और 

जैसे उदड्डलळूतको5गमत्‌ , प्रत्यड्डलृतको5गमत्‌ ( छूतक उत्तर की ओर गया, रूतक 
पश्चिम की ओर गया) इन दो वाक्यों से उदङ और प्रत्यङ्‌ के डू से परे ळतक का 
लूकार होने से अच्‌ मानकर ङ्सुट्‌ आगम हुआ है । चार प्रकार के शब्दो का प्रयोग 
देखा जाता है--जातिशब्द, गुण शब्द, क्रियाशब्द ओर चौथे यदृच्छाशब्द । 

अशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए--(जैसे) किसी एक बाह्मणी 
ते असामथ्ये के कारण ऋतक उच्चारण न करके छतक ऐसा उच्चारण कर दिया । दूसरा 

ह बताने के लिए कि उस ब्राह्मणी ने केसा उच्चारण किया उसका अनुकरण करते 

हुए कहता हे--ब्राह्मप्य्‌ लृतक इत्याह, कुमार्‌यूळतक इत्याह (यहां ल को अच्‌ मानकर 
ब्राह्मणी-शब्द के अन्त्य ई को यण्‌ हुआ है) । 

प्छुत आदि कार्यों के लिए भी (अचो म रू का उपदेश (पाठ) होना 
चाहिए )-- यहां प्छुत आदि कौन से कार्य समझने चाहिए ? प्छतं द्विर्वचन और 
स्वरित । ष्छुत जैसे क्ळ३प्तशिख मे, दविर्वचन ( टित्व ) जैसे क्ळप्सः में, स्वरित 
जैसे प्रक्स" में। इन कार्यों के प्रति कृप्रो रो छः (८।२।१८ ) सूत्र से क्रप्‌ 
धातु के ऋ के स्थान में जो लकार हुआ हे वह सिद्ध है (क्योकि यह कार्य त्रिपादी 
होने पर पर हैं और ललविधि पूर्व है)। ल का अचो में पाठ किए बिना ये कार्य 
सिद्ध नही हो सकते, अत. ल का अक्षरसमास्ताय से अचो के मध्य में पाठ 
किया गया है। 

ये प्रयोजन नही--- (इससे हेत)-- 


१. गुरोरनृतो5नन्त्यस्य़ाप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८1२1८६ ) से प्छुत। 

२. अनचि च ( ८।४।४७ ) से द्वित्व । 

३. प्रक्लृप्तः में गतिरनन्तरः ( ६1२४९ ) से प्रके प्रकति-स्वर उदात्त होने से 
शेष निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित" ( ८।४।६६ ) से क्ल स्वरित होता है । 
गतिरनन्तरः की प्रतरृत्ति के लिए यहा लपू का अन्तर्भावित ण्यर्थ समझना चाहिए, तभी 
उसमें सकर्मकता आयगी । 


७० व्याकरणमहा भाज्य 


स्यभावात्कत्पनं संज्नादिपु ॥ 
न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्कल्पनं संन्नादिपु साथु मन्यन्ते । 
ऋतक एचासा न त्द्र्वक इति । अपर आह-- न्याय्य ऋतक शव्द; णास्त्रा- 
न्त्रितोस्ति, स कल्पयितब्यः साथुः संनादिपु । ऋतक एबासो, न रूतक 
इति । अयं तर्हि यडच्छाबव्दो४परिहार्य:--लफिड हफिडइचेति । एपोपि 
काफेड काफिडूक्च । कथम्‌ ? अर्तिप्रबुत्तिशचेव हि लोके लक्ष्यते, फिड 
फिड्रावाणादिको प्रत्ययो । चयी च ब्दानां प्रबृत्ति: -- जातिशब्दा 
गुणशब्दा क्रियाशव्दा इति । न सन्ति यदृच्छाशब्दाः । 
अन्यथा कृत्वा प्रयोजनसुक्तमन्यथा कृत्वा परिहारः। सन्ति यडच्छा- 
व्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तं ने सन्तीति परिहारः। समाने चार्थे शास्त्रा- 


( घा० ) न्याय्य ( प्रकृति प्रत्यय से निपन्न ) ऋतक शब्द के होने से उसी 
का संज्ञा आदि में प्रयोग करना उचित है ऐसा मानते हैं । अतः उस पुरुप का 
संस्कृत नाम ऋतक हे, लतक नहीं । दूसरा कोई व्रृत्तिकार इस वातिक का ऐसा 
व्याख्यान करता ह॒॑गास्त्रानृकूल संस्कारवान्‌ ऋतक शाब्द है, उसी का संज्ञा आदि 
में प्रयुक्त हुए असाध शब्द के स्थान में अनमान कर लेना चाहिए, वह ऋतक ही हे, 
लतक नहीं ( इससे ऋतक के ऋ को निमित्त आदि मानकर अच्कार्य हो जाएगा, लू 
के उपदेशा की कोई आवउ्यकता नही ) । 

अच्छा तो यह यदृच्छाशब्द मानना ही होगा--छूफिड, लूफिट्ट । यह भी व्युत्पन्न 

साधुरूप मै ऋफिड और ऋफिड ही हैं। केसे? ऋ थाठु का प्रयोग लोक म देखते 

फिड और फिट्ट औणादिक प्रत्यय है । इस लिए कहना होगा कि शब्द तीन 

प्रकार के ही हैं--जाति-शब्द, गुण-शब्द तथा क्रिया-शब्द । यदृच्छा-गब्द कोई नहीं हैं। 

एक प्रकार का कथन करके प्रयोजन बताया, ओर उससे भिन्न प्रकार का कथन 

करके परिहार बताया यदृच्छा चन्द हैं, इस पक्ष को स्वीकार कर रूकारोपदेश का 

प्रयोजन बताया । यदृच्छा शव्द नहीं होते ऐसा मानकर लकारोपदेश की कर्तव्यता का 

निषेध कर दिया (सो उचित नही) । (और रही न्याय्य शब्द ऋतक आदि के प्रयोग 
अथवा अनुमान की वात) वहां हमें यह कहना है कि वाच्यार्थ के एक होते हुए 





१ न सन्ति-यडच्छा शब्दों का क्रियशाव्दों में अन्तर्भाव करके । आचाय ने 
अव्युत्पत्तिपक्ष का आश्रयण करके छकार का उपदेश किया हैं, वार्तिककार व्युत्पत्तिपक्ष का 
आश्रयण कर इसका खण्डन करते हं । 

२, समाने चार्थे । यहा ऋतक शब्द असाधु ळतक शब्द का निवर्तक होगा यह 
जो पूव युक्ति न्याव्याभावात्कत्मनं सँनादिषु मेंदी ग है वह ठीक नहीं । कारण कि 
अर्थ के समान होते हुए शास्त्रानुसारी ( शास्त्रव्युलादित ) रूप अशास्त्रान्वित ( अव्यु- 


द्वितीय आहिक ७१ 


न्वितोऽशारत्रान्वितस्य निवर्तको भवति । तद्यथा--देवदत्तशब्दो देवदिण्ण- 
शब्द निवर्तयति, न गाव्यादीन्‌। नेष दोपः । पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति। 


Lote 


अनुकरणं रिष्टारिष्टाप्रतिषिद्वेषु यथा लौकिकवैदिकेषु ॥ 
अचुकरणं हि शिष्टस्य वा साधु भवति, अशिष्टाप्रतिपिद्धस्य वा, नेव तद्‌ 
दोषाय भवति, नाभ्युद्याय। यथा छैकिकवैदिकेपु। यथा लौकिकेयु वेदिकेषु 
च कृतान्तेषु। लोके तावत-य एवमसौ ददाति, य एवमसौ यजते, य एवमसा- 
वधीत इति तस्याडुङुर्वन्‌ दद्याच्च यजेत चाधीयीत च। सोऽप्यस्युद्येल युज्यते। 


संस्कारवान्‌ शब्द संस्कारहीन का निवर्तक होता है जैसे-- देवदत्त शब्द देवदिण्ण 
शब्द को हटा देता है, पर गावी आदि ( संस्कारहीन भिन्नार्थक ) शब्दों को तो नहीं 
हराता । यह कोई दोष नही, पक्षान्तर का आश्रयण कर के भी परिहार (खण्डन आदि) 
होते हैं । 
( वा० ) अनुकरण शिष्ट ( विहित ) का अथवा जो न तो शिष्ट हो और न ही 
प्रतिषिद्ठ हो उस का, साधु होता हे, जैसे--डौकिक तथा वैदिक क्रियाओं में । 
अनुकरण शिष्ट का साधु होता है, अथवा जो न शिष्ट हो और न ही प्रतिषि 
हो, उसका । यह दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है और न मञ्गलकारी होता है । 
जैसे लौकिक और वैदिक कर्मी में पहले लोक मे उदाहरण लीजिये--जो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ यदि कोई दे, यज्ञ करे अथवा पढ़े, चह भी मङ्गल से युक्त होगा। वेद मे 
भी--जो थे प्रजापति लोग इस प्रकार दीर्ध-काळ-भावी यज्ञां को करते हैं उन का 


त्पादित ) रूप का निवर्तक होता है । यहा तो अर्थ भेद है--ऋतक में क्रिया प्रत्रत्तिनिमित्त 
है और ळतक में शब्द प्रवृत्तिनिमित्त है । इसका भाग्य मे उत्तर नहीं दिया गया । इस 
पर कैयट का यह कहना है कि अव्युत्पन्न-संज्ञाशब्दपक्ष में भी परम्पराप्राप्त शिष्टजनो से 
प्रयुक्त-पूर्व संज्ञाएं ही प्रयोग में लानी चाहिये । भाव यह है कि ऋतक भिन्नार्थक हे ने 
से छतक का निवर्तक मत हो, हिष्टद्वारा प्रयुक्त न होने से ही उसकी नित्रत्त हो 
जाएगी । 

१, जैसे द्रव्यपक्ष में सरूपाणाम्‌ एकरोष एकविभक्तौ इस का आरम्भ किया गया 
है और जातिपक्ष में प्रत्याएयान । व्यक्तिपक्ष मे अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस सूत्र 
में अण्‌ ग्रहण किया जाता है, जातिपक्ष में इसका प्रत्याख्यान । उपदे ेऽजनुनासिकः-- 
यहा अनुवन्ध अनेकान्त ( अनवयव=अवयव-भिन्न) हैं ऐसा मान कर उपदेश ग्रहण किया 
जाता है, अनुवन्ध एकान्त ( अवयव ) हे इस पक्ष में उपदेश ग्रहण का प्रत्यास्यान । 
ऐसे ही और भी पक्षान्तर-द्वारक परिहार के उदाहरण हैं । 


७२ व्याकरणमहाभाष्य 


चेदे$पि-य एवं विश्वस्रुजः खचाण्यध्याखते इति तेपामनुकुर्चस्तद्वत्स- 
त्राण्यध्यासीत, सोऽप्यभ्युदयेन यज्यते । अशिष्टा्रतिपिद्धं यथात्य 
एवमसो हिक्कति, य प॒वमसो हसति, य पवमसो कण्ड्रयतीति तस्यान कुर्वन, 
हिक्रेच्च हसेच्च कण्ड्रयेञ्च नेव च तद्दोपाय स्यान्नाभ्यदयाय । यस्तु खल्वसौ 
त्राह्मणं हन्ति, एवमसो सुरां पिवतीतिं तम्याज्ञकुचन्त्राह्मणं हन्यात्सुरां घा 
पिवेत्सोपि मन्थे पतितः स्यात्‌ । 

विषम डपन्याखंः। यश्चैवं हन्ति, यश्चानहन्ति, उभो तो हतः । यश्चापि 
पिवति, यव्थानुपिचति, उभी तो पिवत: | यस्तु खल्वेवमसो ब्राह्मणं हन्ति,पव- 
मखो सुरां चा पिचतीति तस्यानुङुर्वन स्।तान॒लिप्तो माल्यगुणकण्डः कदलीस्तम्भं 





अनुकरण करता हुआ कोई और दोघे काळभावी यज्ञ करे वह भी मङ्गल से युक्त 
होगा । अशिष्ट- अप्रतिविड का उदाहरण यह है-- जो यह इस प्रकार हिचकचाता है, 
जो यह इस प्रकार हसता है, जो यह इस प्रकार खुजली करता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा हिचक्रचाए, हंसे अथवा खुजली करे, न तो यह अनुकरण 
कुछ हानि करेगा और न मङ्गल । पर जो ब्राह्मण की हत्या करता हे ( यह निषिद्ध 
कम हे ) भोर जो इस प्रकार सुरा पीता है (यह भी निषिद्ध कर्म हे) उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण की हत्या करे अथवा सुरा पीए वह भी निश्चित ही 
पाप कमे करने से पतित हो जाएगा । 

यह दृष्टान्त ठीक नहीं । जो इस प्रकार मारता हे और जो उसका अनुकरण करते 
हुए मारता हैं, वे दोनो (एक समान) मारते हें । और जो पीता है ओर जो उसका अनु- 
करण करते हुए पीता है, वे दोनो बराबर पीते हैं । पर जो कोई इस प्रकार ब्राह्मण को 
मारता है और जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्नान 
धूवेक चन्दन-लेप कर गले मे पुष्पमाला धारण किए कटळी-स्तस्भ को काटे अथवा 


१ विषम उपन्यास' । वार्तिककार का दिया हुआ दृष्टान्त ठीक नही । यहा एक 
पहले मारता है और दूसरा पीछे मारता है, हनन क्रिया दोनों की एक ही है । अनुकरण 
पश्चात्करण को नहीं कहते । क्रिया-साइइय होना चाहिए, जैसे भाष्यकार उदाहरण से 
स्पष्ट करते हैं । अनुकार्य के असाच होने पर भी अनुकरण साधु ही होता हे । जिस प्रकार 
कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, अथवा सुरापान करता हैं, उसी प्रकार यदि कोई कदंली- 
स्तम्भ का छेदन करता है अथवा दूध पीता है तो ढोपी नहीं होता। इस वात को 
अळकाने के लिए भाष्यकार स्नातानलिप्तः, और माळ्यगुणकण्ड -- ये दो विशेषण देते 
ह । पहले विशेषण से उसकी स्वस्थचित्तता टपकती है, दूसरे से स्त्रलङ्क्त होने से 
्रत्यक्षविपयता अथवा प्रकटरूपता प्रतीत होती है, क्योकि अळड्क्रिया अपने आपको 
दूसरों की रुचिका विपथ वचनाने के लिए की जाती है । अङ्रत्य निषिद्ध कमे करने वाला 
न ठु स्वस्थचित होता है और न प्रकट-हप । वह लज्जा-्वशा छिपना चाहता है । 


द्वितीय आह्विक ७३ 


छिन्यात्पयो चा पिबेत्‌, न ख मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवमिहापि य एवमसावप- 
शब्दं प्रयुङ्क्त इति तस्याज्ुकुर्वक्षपशब्दं प्रयु्जीत, सोप्यपशान्दभाक्‌ स्यात्‌ । 

अयं त्वन्यो ऽपशब्दपदार्थकः शब्दों यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः | न चाप- 
शान्दार्थकः शब्दोऽपशब्दो भवति। अवश्य चेतदेवं विज्ञेयम्‌। यो हि मन्यतेऽ- 
पशब्द्पदार्थकः शाब्दोऽपशब्दो भवतीति, अपशब्द इत्येव तस्याऽपशब्दः 
स्यात्‌ । न चैषो ऽपशब्दः । 

अयं खल्वपि भूयोऽनुकरणशान्दो ऽपरिहार्यः, यदर्थ उपदेशः कर्तव्य; । 
साध्वूलकारमधीते, मध्वूलकारमधीत इति। कस्थस्य पुनरेतदचुकरणम्‌। 
क्लूपिस्थस्य। यदि क्ळपिस्थस्य, क्ळपेश्च लत्वमसिद्धम्‌ , तस्यासिद्वत्वाहकार 
एवाच्कार्याणि भविष्यस्ति। भवेत्तदर्थेन नार्थः स्यात्‌। अयं त्वन्यः 
क्ळपिस्थपदार्थकः शाब्दः, यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । इद्मवश्यं 


दूध पिए, मेरे विचार में वह पतित न होगा । इसी प्रकार जो कोई अपशब्द का 
प्रयोग करता है उसका अनुकरण करता हुआ स्वयम्‌ भी अपशब्द का प्रयोग करे, 
वह अपशब्द प्रयोग के कारण से दोषी होगा । 

परन्तु जहां (अनुकार्य) अपशब्द का प्रत्यायक ( बोधक, वाचक ) (अनुकरण) 
शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए वर्ण-समाम्नाय मे रुकार का उपदेश करना ही 
होगा । अपशब्द का वाचक शब्द स्वयम्‌ अपशब्द नही होता । ऐसा अवश्य स्वीकार 
करना होगा । जो ऐसा मानता हे कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है, 
उसके लिए अपशब्द भी अपशब्द (असाधु शब्द) हो जाएगा, पर वस्तुतः अपशब्द 
अपशब्द नहीं । 

किच । एक (साधु) अनुकार्यं त भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
लिए अवश्य वर्ण-समाम्नाय में उपदेश करना होगा । यथा साध्वूळकारमवीते (लकार 
का शुद्ध उच्चारण करता है), मध्वूळ्कारमधीते (लकार का मधुर डच्चारण करता है) 
इन स्थलों में । यदि पूछो कि यह कहाँ के लकार का अनुकरण हे तो हम कहेगे-क्लप- 
घातु के खकार का । यदि क्ळूप्‌ धातु के ळकार का (प्रकृत मे) अनुकरण हे, ठो 
हो, पर इसके लिए वर्णसमाम्नाय में रूकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नही । 
कारण कि क्लृपू का रू पूवत्नासिद्यम्‌ ( ८।२।१ ) से असिद्ध है, अच्‌-निसित्तक 
काये ( प्रकृत सें यण्‌ ) ऋ को मानकर हो जाएगा । क्ळप्‌ के रू के लिए उपदेश भले 
ही व्यर्थै हो । पर मध्वूळकार इत्यादि में जो ल हे वह क्लप्‌ का रू नही, किन्तु उसका 
अनुकाये रूप से बोधन कराने के लिए अनुकरण-रूप है । (अनुकार्य अनुकरण का भेद 


१. अपशब्दं प्रयुञ्जीत, अपशब्द को उसी अर्थ मे प्रयुक्त करे तो उसने वही 
क्रिया की, अनुकरण नहीं किया, इससे वह दोपी होगा । 


७४ व्योकरणमहा भाप्यि 


कर्तव्यम्‌ प्रकतिवदनुकरणं भवतीति। किं प्रयोजनम्‌। द्विः पेचन्त्वि- 
त्याह तिङ्ङतिङ इति निघातो थथा स्यात्‌ । अग्नी इत्याह ईदुदेदहि- 
वचनं प्रग्रद्ममिति प्रगृह्यसंज्ञा यथा स्यात्‌ । यदि प्रकतिवदनुकरणं भवती- 
त्युच्यते, अपशब्द एवासौ भवति -- कुमार्य छूतक इत्याह । ब्राह्मण्यूुतक 
इत्याह। अपशब्दो हास्य प्रकृति; । न चापशब्दः प्रकृतिः । न द्यपशब्दा उप- 
दिञ्यन्ते । न चाङुपदिष्टा प्रकतिरस्ति । 





स्वीकार कर) इस अनुकरण रूप रू में अच्च कार्य हो सकें तदर्थ इसका वर्ण समाम्नाय 
में अचे के मध्य में पाठ होना चाहिए । (इस पर एकदेशी कहता है) रू के पाट की 
कोई आवश्यकता नहीं । इसके स्थान में प्रकृतिवदनुकरणं भवति ( अनुकरण 
में प्रकृति-अनुकार्य का धर्म आ जाता है ) यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए । 
(जिससे अनुकरण रू में असिद्वता आ जाएगी )। तो इस परिभाषा का 
( और ) क्या प्रयोजन हे? द्विः पचन्तु इत्याह -- दो वार पचन्तु इस शब्द 
का उच्चारण करता है -- यहां अतिडन्त ट्विः शब्द से परे आए हुए पचन्तु 
शब्द को तिङन्त मानने से उसे तिइ्अतिडः ( ८।१।२८ ) सूत्र से निघात (सर्वानु- 
दात्त) होता हे । इसी प्रकार अग्नी इत्याह में भी अग्नी को द्वित्ववोधक द्विवच- 
नान्त सानकर प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव होता हे । और यदि प्रकृतिवव--इस 
परिभाषा को मान छो तो कुमायूटृतकू इत्याह इत्यादि में अनुकरण लुतक प्रकृति 
( अनुकार्य ळतक ) के धर्म को लिए हुए अपशब्द ही ठहरता है। ( अपशब्द = 
असाधु शव्द में शास्त्र की प्रबृत्ति न होने से इसके लिए लू का उपदेश अनावश्यक 
हैं ) । (इस पर सिद्धान्ती का कहना हैं) पर शास्त्र में कही भी अपशब्द प्रकृति नहीँ । 





१. द्विः पचन्तु इत्याह में पचन्तु शब्द तिङन्त प्रतिरूपक है, तिडन्त नहीं, 
शब्दपरक निर्देश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं, इसी 
प्रकार अग्नी इत्याह में अग्नी द्विवचनान्त-प्रतिभासी होता हुआ भी द्वित्व का अनभिधायक्र 
होने से ( अर्थात्‌ दो अग्निया इस अर्थ को न कहने से ) डिवचनान्त नहीं है । प्रकृति- 
वदनुकरणं भवति इस न्याय से पचन्तु को तिडन्त और अग्नी को द्विचनान्त मानकर 
शास्त्रप्राप्त कार्य किया गया है । 

२. मध्वूरूकारमधीते इत्यादि में साधु रू के अनुकरण के लिए वर्ण समाम्नाय 
में ठुकारोपदेशा का कुछ भी प्रयोजन नहीं यह प्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे बढ़ता 
और यह कहना चाहता है क्रि अशक्तिज ( अतएव असाधु ) शब्द के अनुकरण के लिए 
भी ठुकारोपँडदा व्यर्थ है । 

३. प्रकरण से शास्त्रीय प्रकृति ही अभिप्रेत है, शास्त्र-निवन्धन कार्य काही 
अतिदेश विधान किया जा रहा हे । अपन्दत्व न तो आास्त्रीय कार्य हे और न उसका 


द्वितीय आहिक ७५ 


एकदेशाविकृतस्यानन्यत्वात्‌ प्छुत्यादयः ॥ 


एकदेशविक्कतमनन्यवद्धवतीति प्लुत्यादयोपि भविष्यन्ति । यदि 
एकदेशविकृतमनन्यवळूवति इत्युच्येत, राज्ञः क च, राजकीयम्‌ अछ्लोपोऽन 
इति लोप; प्राप्नोति । 

एकदेशविङतमनन्यवत्‌ षष्ठीनिर्दिष्टस्य । यदि षष्ठीनिर्दिष्स्येत्यु- 
च्यते क्लूशेसशिख इति प्लुतो न प्राप्नोति। न ह्यत्र ऋकारः पष्ठीनिर्दिष्टः । 
कस्तर्हि । रेफः । ऋकारोप्यत्र षष्ठीनिर्दिष्टः । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः-- 
कप उ; रः लः कृपो रो ल इति । 


आचार्य ने अपशब्दों का उच्चारण नहीं किया और बिना उच्चारण किये प्रकृति 
नाम का कोई पदार्थ नहीं है। 

(वा०) रहे प्लुति आदि कार्य, वे भी ऋ के अवयव-भूत रेफ को लत्व रूप 
विकार हो जानेपर भी अन्यन हो जाने से सिद्ध हो जायेगे ( सो उन कार्यों के 
लिये भी ढ़ का उपदेश अनावश्यक है ) । [ लोक में भी देखा जाता है किसी वस्तु 
के एकदेश के विकृत हो जाने से वह अन्य नही हो जाती । पूँछ कट जाने पर भी यह 
कुत्ता है ऐसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस लोकिक न्याय को मानने 
मे यह दोष देखता है-- राज. क च (४।२।१४०) इस सूत्र से राजन्‌ शब्द से 
शैषिक छ प्रत्यय होता है और साथ ही क अन्तादेश होता है । जिससे राजकीय 
शब्द सिद्ध होता है। यदि एकदेश विकृत होने पर राजक मे राजन्‌ बुद्धि बनी रहती 
है तो अल्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) इस शास्त्र से अल्लोप होना चाहिये । इस पर 
प्रत्याख्याता कहता है--एकदेश विकृत होने पर वही स्थानी अन्यवत नही होता जिसका 
विकार (आदेश) विधायक शास्त्र में षष्ठी से निर्देश किया गया हो । प्रकृत सूत्र से 
अनः ऐसा षष्ठीनिर्देश करके अक्‌ रूप आदेश नही विधान किया है, किन्तु राजन्‌ के 
न्‌ के स्थान भै कू अन्तादेश विधान किया है, सो यहाँ राजक्‌ रूप के अक्क 
में अन्‌ बुद्धि नहीं लाई जा सकती है । अन्‌ न होने से अल्लोपोऽनः का प्रसङ्ग नही । 
इसपर शङ्का होती हे--यदि षष्टी-निर्दिट (स्थानी) में ही एकदेशदिकार होनेपर 
अनन्य बुद्धि होती है तो क्ठु३प्तशिख में कृपो रो छ सूत्र में ऋ के पहीनिर्दिष्ट न होने 
से लू मै (ऋका धर्म) अच्त्व नही आएगा, सो प्छुतन हो सकेगा। क्योंकि 
उक्त सूत्र मे रेफ घष्टीनिर्दिंट है, न कि ऋकार। नहीं । ऋकार भी यहाँ घष्टीनिर्दिध 
है। केसे ? सूत्र में कृप यह विभक्तिरेहित निर्देश हे, ततः उः यह ऋ का षष्टी से 
निदेश है । ततः रः यह भी षष्ठयन्त पढ़ा है । 


अतिदेश किया जा सकता है । इस कथन से भाष्यकार अशक्तिज के अनुकरण के लिए 
लुकारोपदेश आवश्यक है इसकी स्थापना करते हैं । 


७४ व्याकरणसहाभाण्य 


अथवा पुनरस्तु अविदोपेण । नचु चोक्तं राज्ञः क च राजकीयम्‌ अल्लो- 
पोऽन इति प्राप्नोति इति।निष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌ इवादीनां सम्प्रसारणे नका- 
रन्तत्रहणमनकारान्तप्रतिपेधार्थम्‌ इति । तत्परुतमुत्तरचानुवतिष्यते--अललो 
पोऽनः, नकारान्तस्येति | इह तर्हि क्लरेप्तजिखं अनृत इति प्रतिषेधः 
प्राप्नोति । 
रवत्प्रतिषेधाच्च | 


रवत्प्रतिपेधाच्चेतत्सिष्यति । गुरोररवते इति वक्ष्यामि । यदि अरवत 


अथवा जो भी कोई एकदेश-विक्ृत होता है ( चाहे वह विकार विधि में बढी- 

निर्दिष्ट हो अथवा न हो ) वह अन्यवत्‌ नहीं होता, ऐसा ही कहो । 
अजी, अभी कहा था--राज्ञः क च सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्न होता है। 
हॉ अल्लोपोऽनः सूत्र से राजक्‌ में राजन्‌ बुद्धि के चने रहने से अन्‌ के अ का लोप 
प्राप्त होता हे । यह कोई दोष नही । आगे ( ६।४।१३३ पर ) वार्तिककार इवादीनां 
सम्प्रसारणे *** “**इत्यादि वातिक पढेगे जिसका अर्थ यह है कि नकारान्त इयन्‌ आदि 
शब्दे को सम्प्रसारण हो, अनकारान्ता को न हो। उसकी अचुदृचि अल्लोपोऽनः 
( ६।४।१३४ ) सूत्र मै आएगी, अर्थ होगा नकारान्त अन्‌। ( यहाँ तो कारान्त अन्‌ 
है ) । पर इस न्याय के बल पर रू में ऋ बुद्धि होने से क्ल्डप्तशिख में गुरोरनुतो 5न- 
न्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) सूत्र से ऋ को प्ळुत का निषेध प्राप्त होता है! 
रेफचान्‌ का प्रतिषेध करने से ( क्ळुशक्षशिख मै ) प्छत रूप इए सिद्धि हो 
जायगी। गुरोरवत इस प्रकार सूत्र को पढुँगा । यदि ऐसा न्यास करोगे अथौत्‌ जो रेफवाला 
न हो उसे प्छुत होता है ऐसा कहोगे तो होतृ ऋकार यहा सवर्णदीध होकर होतू ३ कार 


१ भाव यह है कि लौकिक न्याय से द्वित्व और स्वरित क्छुपिस्थ रू मे ऋ 
बुद्धि करके सिद्ध हो जायेगे उससे ल में अच्छा आ जाएगा, पर क्ळक्सशिख में प्छत 
न हो सकेगा, अत जैसे अशक्तिज के अनुकरण के लिए लकारोपदेश आवश्यक है 
वैसे ही प्छति के लिये भी कु पढ़ना होगा । 

२ गुरोरनृतः-- इस को वदल कर शुरोररवतः--इत्यादि रूप से पढ़ दूँगा-- 
यह लकारोपदेश-खण्डक ( छकारोपदेश के प्रयोजन को न माननेवाला ) कहता है । 
इस नये न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा दिये गये दोष का परिहार करना चाहता है । 
यहाँ रवानू में नित्ययोग में मलुप्‌ किया है। नित्य रेफ वाला ऋ ही है रू नहीं । 
(यद्यपि ठु में एकदेश विक्कतन्याय से ऋबचुद्धि हो जाएगी) पर जैसे पुच्छहीन श्वा में 
श्वत्व व्यपदेण होने पर भी पुच्छवान्‌ यह व्यवहार नहीं होता, ऐसे ही रू रेफवान है 


ऐसा व्यवहार नही होता । 


द्वितीय आह्विक ७७ 


इत्युच्यते होत ऋकार होतृ ३ कार अत्र न प्राप्नोति । 'गुरोररवतो हस्वस्थे' 
इति वक्ष्यामि। स एष सूत्रसेदेन लुकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सत्मत्याख्या- 
यते, सैषा महतो वेशस्तम्बाल्लदवा5सुकृष्यते ॥ 


एओडः ॥३॥ ऐ औच्‌ ॥४॥ 

इदं विचार्यते--इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वोपद्श्यिरन पत्‌ 
ओतू एत्‌ औत्‌ च इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति । करचात्र विशेषः। 

सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत्तपरोच्चारणम्‌ । 

सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशरचेत्तपरोच्चारणं कतव्यस्‌। 

प्ठुत्यादिष्ताज्विथिः । 

प्लुत्यादिष्वजाश्रयो विधिर्न सिध्यति। गोरे चरात नो ३ चात इत्यत्र 
अनचि च इत्यच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विवेचनं न प्राप्नोति। इह च 
प्रत्यङ्ङै३ेतिकायन, उदङ्ङौ ३ पगव इति अचि ङ्छुडागमो न पाप्नोति । 
में प्छुत न हो सकेगा, कारण कि ऋ रेफवास्‌ है । इस दोष के वारण के लिए सै शुरो- 
ररवतो हस्वस्य ऐसा पढूँगा । सो यह सूत्र को अद्ळबदळ करके जो प्छुति आदि 
के लिए लूकारोपदेश प्रयोजनवान्‌ है उसका प्रत्याख्यान एक बड़े वंश स्तम्ब (बांसझुर) 
से लट्वा नामक (तुच्छ फल) को खेच कर उतारने के समान है । (अर्था आयास 
अत्यधिक और फल अत्यल्प, अतः युक्त नही) ॥ 

ए ओड ॥३॥ ऐ औच्‌ ॥४॥ 

यहाँ यह विचार का विषय है--ये सन्ध्यक्षर तपर पढ़े जाएं, एत ओतूङ ऐत्‌ 
औत च इस प्रकार, अथवा अतपर जैसे कि सूत्रो में पढ़े हैं। इसमें क्या भद हे ? 

( वा० ) सन्ध्यक्षर {ए ओ ऐ जो ) मे यदि तपरोच्चारण का फल है तो इन्हे 
तपर पढ़ना चाहिये । ( पर फळ न होने से आचाय ने तपर नदी किया ) 

( वा०) प्छत आदि होने पर अच को मानकर जो विधि प्राप्त होती है वह न 
हो सकेगी । गो ३ त्रात यह अनचि च इस सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्विर्वचन विधान 
किया है, सो ( द्विमात्रिक ओ, औ की अच संज्ञा होनेसे ) न हो सकेगा । और प्रत्यङ्- 
कै ३ तिकायन, उदङ्डौ ३ पगव यहाँ अच को आश्रय करके जो ङ्सुट्‌ आगस का 
विधान किया है ( तपर होने से द्विमात्रिक ए, ओ, ऐ ओ को अच सञ्ञा होगी, 
त्रिमात्रिक की नही । ) सो यह डस्ट आगस न हो सकेगा । 


१ ऐसा न्यास करने से नित्य रेफवान्‌ जो हस्त्र हो उसी को ग्छत का निषेध 
होगा, दीधे को नहीं, इससे कुछ भी अनिष्-प्रसङ्ग न होगा। गुरोररवतो हस्वस्यन्गुरो 
रवतो हस्वस्य न । असानोनाः प्रतिषेधे इस वचन के आधार पर व्यस्त अ शब्द निपेधार्य 
स्वीकार किया जाता है । 


७८ व्याकरणमहाभाष्य 


प्ठुतसंज्ञा च | 

आ प्लुतसंजा च न सिध्यति। ऐ ३ तिकायन, औ ३ पगव ऊकालोज्य़- 

बद इति प्छुतसंज्ञा न प्राप्नोति । सन्तु तरह्मतपराणि । 

अतपर एच इम्प्रस्वादेश | 

यद्यतपराणि एच इग्घ्रस्व्रादेश इति वक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌। पडो 
हस्वादेशशासनेप्चर्थ एकारोऽध ओकारो वा मा भूदिति। नज च यस्यापि 
तपराणि तेनाप्येतङ्कक्तव्यम्‌। इमविचो समाहारवणौ मात्रावर्णस्य मात्रेवर्णो- 
वर्णयोः, तयो हैस्वादेशशासनेछु कदाचिद्वर्णः स्यात्‌, कदाचिद्‌ इवणोवणौ । 


( वा० ) प्छुतसंज्ञा भी । 

प्छुतसडज्ञा भी न हो सकेगी। ऐ३तिकायन, औश्पगव। उकालो ज्यस्वदीध- 
प्छुत इस शास्त्र से तपर ( द्विमात्रिक ) एच की अच संज्ञा होने से त्रिमात्रिक एच्‌ 
अच ही नही तो उसकी प्छुत संज्ञा केसे होगी ? त्रिमात्रिक अच की ही तो प्लुत संज्ञा 
विधान की हे । अच्छा तो तपररहित जैस अब पढ़े है पैसे रहने दीजिये । 

( वा०) यदि ए ओ ऐ औ अतपर ही रहें जैसे पढ़े हैं, तो एच के स्थान मै 
हस्त्रादेश कर्तव्य हो, तो इक ही हस्व हो यह वचन करना पड़ेगा। इस वचन का क्या 
प्रयोजन है ? जहां जहाँ एड को हस्वादेदा विधान किया गया है वहां वहां अर्घ एकार, 
अर्ध ओकार न होजाए। अजी, जो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र) 
करना ही होगा । (कारण कि) ये ऐच ( ऐ औ ) समाहार वणे हें, जिनमे एक 
मात्रा अवणै की है और एक-एक मात्रा इवण और उवर्णकी। उनको हस्त्र करते 
समय कभी अवण हो जाएगा कभी इवर्ण वा उवण। अवणे कभी भी न हो (इस लिए)। 
ऐच को हृस्व कर्तव्य हो तो एच इाप्रस्वादेरे ( १।१।४८) इस वचन से कुछ 
प्रयोजन नही । ऐचोइचोत्तरभूयस्त्वात्‌ इस वार्तिक से इसका प्रत्याख्यान कर ;दिया 


१ अतपर की दशा में ए, ओ द्विमात्रिक भी होंगे, एकमात्रिक भी। 
एकमात्रिक ए ओ का भी अच्‌ करके ग्रहण होगा। द्विमा्िक ए ओ के स्थान में 
अन्तरतम होने से अर्ध ए, अर्ध ओ (एक मात्रिक ए, एकमात्रिक ओ) हस्व हो 
जायेंगे, सो एड के लिए सुत्र करना पड़ेगा । 

२ तपरत्व पक्ष में भी ऐच के लिये सूत्र के आरम्भ की आवश्यकता है, कारण 
कि ऐन समाहार वर्ण हैं, इन में अवर्ण, इवर्ण और उवणे एक-एक मात्रा के ह 
जिससे कमी अ ( हस्व ) होगा और कभी इ वा उ। ऐच्‌ में अवर्ण के विदिः 
स्फुट उपलभ्यमान होने से संश्लिष्ट अवर्ण होने की अवस्था में प्रसक्त हुए अर्घ एकार व 


अर्थ ओकार हस्वादेश का तो संभव नहीं । 


द्वितीय आह्निके ७९ 


मा कदाचिदवर्णो भूदिति। प्रत्याख्यायत एतत्‌-णेचोइचोत्तरभूयस्त्वांदू 
इति। यदि प्रत्याख्यानपक्षः, इदमपि प्रत्याख्यायते-सिद्वमेङः सस्थानत्वादँ 
इति । ननु चैङः सस्थानतरावर्थ एकारोऽध ओकारः । न तौ स्तः । यदि 
हि तौ स्यातां तावेवायसुपदि्शित्‌। नखु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुश्रिरा- 
णायनीया अरधमेकारमर्धमोकार चाधीयते--सुजाते एश्वसूनते, अध्वर्यो 
ओद्रिभिः स्तम्‌ , शुक्रं ते एन्यद्‌, यजतं ते एन्यद इति । पारिषदक्तिरेपा 
तत्र भवताम्‌ । नैव लोके नान्यस्मिन्वेदेऽथे एकारोऽध ओकारो चाऽस्ति । 


एकादेशे दीधग्रहणम्‌ । 


एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌--आदूशुणो दीर्घः, वृद्धिरेचि दीर्घः इति। 
कि ्रयोजनम्‌। आण्तर्यतस्रिमात्रचतुर्माचाणां स्थानिनां त्रिमा्रचतुर्मात्रा 


हैं । रही एड को हस्व कर्तव्यता के निमित्त एव इग्‌ इस सूत्र की आवश्यकता, सो भी 
नहीं । सिद्धमेङ. सस्थानत्वात्‌ इस वातिके से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। 
वार्तिकार्थ यह हे - एड के स्थान में दस्वादेश इ, उ ही होंगे कारण कि इ उ, ये ए, 
ओ के तुल्य स्थान वाले हें । अजी, अधे एकार अधे ओकार इनके साथ अधिक स्थान 
तुस्यता रखते हैं (वे हो जायंगे) । नहीं । वे तो हैं ही नहीं । यदि वे होते तो आचार्य 
उन्ही को पढ़ते । अजी, यह केस कहते हो कि अर्ध एकार अधे ओकार हैं ही नही, 
देखिये सात्यश्चुश्रिराणायनीय सामगान करने वाले ऋषि सुआते एरत्र सूनृते, अध्वर्यो 
ओद्विसि सुतम्‌, झुक्रं ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्त्रो में अर्ध एकार अर्ध 
ओकार पढ़ते हैं । यह्‌ तो उन पूज्यो की अपनी परिषदा में उच्चारण करने की रीति हे । 
न तो लोक मै और न ही किसी दूसरे (सास से भिन्न) वेद में अर्घ एकार अर्थ ओकार 
देखा जाता है । 
(वा०) एकादेश में दीर्ध का ग्रहण । 
जहाँ ( पूवे और पर के स्थान मे ) एकादेश विधान किया है वहाँ दीर्ध का 
अहण (उच्चारण) करना पड़ेगा--आद्‌ युणः इस सूत्र को आदूगुणो दीर्धः ऐसे पढ़ना 
पड़ेगा, बृद्धरेचि इसे वृद्धिरेचि दीधेः ऐसे पढ़ना पड़ेगा । इसका क्या प्रयोजन दै? 
जहाँ ( पूर्वं और पर ) स्थानी ( मिलकर ) त्रिमात्र व चतुर्मात्र हो जाते हैं वहाँ उनके 
स्थान मै एकादेश कही त्रिमात्र च चतुर्मान्र न हो जाय, कारण कि आदेश 
स्थानी के अन्तरतम-सदृशतस होना चाहिये । दीधे ग्रहण करने से द्विमात्रिक प्च 
१. ऐ औ में अ की $ मात्रा और इ, उ की ११ मात्रा है, इस लिये कहा है 
यहा उत्तर भाग भूयान्‌ ( अपेक्षया अधिक ) है । 


२ एड सस्थानत्वात्‌। प्रातशाख्यमत हे कि ए, ओ जुद्ध तालव्य और शद्ध 
कण्ठय है । 


८० व्याकरणसहामाप्य 


आदेशा मा भूवन्चिति । खटूचा इन्द्रः खर्वेन्दः, खद्या उदकम्‌ खट्वोदकम्‌, 
खट्या ईपा खट्वेपा, खट्वा ऊढा खट्वोढा, खढ्वा एछका खद्वेळका, 
खट्चा ओदनः खट्वौदनः, खद्चा ऐतिकायनः खद्वेतिकायनः, खट्वा 
आपगवः खट्वौपगव इति। तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌। उप- 
रिद्‌ योगविभागः करिप्यते-अकः सवणे एको भवति। ततो दीर्धः। 
दीर्घदच ख भवति । यः स पकः पूर्वपरयोः इत्येचं निर्दिष्ट इति । इहापि 
तर्हि प्राभोति--पद्युम्‌, विद्धम्‌ , पचन्तीति । नेप दोपः । इह तावत्पशुमिति 
'अम्येकः? इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेव सिद्धे सति यत्पूर्व्रहणं करोति तस्यै- 
तत्प्रयोजनं यथाजातीयकः पूर्वैस्तथाजातीयक उभयोर्यथा स्यादिति । विद्धः 
मिति। पूर्व इत्येवाबुवर्तते । अथवा ५५ चार्यप्रवृत्तिज्ञींपयति--नानेन सम्प्र- 


(पु आओ, प ञो) ही आदेश होगा । खट्वा इन््रः=खद्वेन्द्रः, खट्वा उदकम्‌=खद्वो- 
दकम्‌ , खट्वा ईपा-खटवेषा, खट्वा उढामखट्वोढा, खद्वाएलका-खदटवैलका, 
खरवा ओदन'न्खट्वीदनः, खट्वा फेतिकायनः=खट्वैतिकायन., खट्वा औपगव = 
खट्वोपगवः ( यहाँ पहले चार उदाहरणा में स्थानियौ के त्रिमात्र होने से आदेश 
त्रिमात्र प्राक्त था, पिछले चार उदाहरणा में स्थानियाँ के चतुर्मात्र होने से आदेश 
चतुमीत्र प्राप्त था )। तो क्या दीधेग्रहण करना ही पड़ेगा? दीर्घ ग्रहण नही 
करना पड़ेगा । (केसे ?) अगले सूत्र अकः सवर्णे दीर्धः को इस प्रकार विभक्त करके 
पढ़ेंगे--(१) अक सवणे एको भवति (यहीं एकः पूर्वपरयो से एक. यह आ 
रहा है ), दीर्घ (२), वह दीर्ध होता है (कौन ?) वही जो पूर्व और पर के स्थान में 
एक हुआ हे। अच्छा यही ( दिये हुए गुण वृद्धि के उदाहरणो मे ) तो निर्वाह हो 
जायगा, पर इससे अन्यत्र भी दीर्ध की प्राति हो जायगी--पशुम्‌ , विद्धम्‌ , पचन्ति 
इत्यादि स्थला म (यहाँ सत्र एकादेन विधि है) । नदी इससे कुछ दोष नही आयगा । 
पहले पशुम्‌ को लीजिय। यहीँ अम्येक ऐसा सूत्र न्यास करते तो भी एकादेश हो 
जाता, फिर अमि पूर्व ऐसा जो न्यास किया अर्थात्‌ जो वहॉ पूर्व अहण किया उसका 
यह प्रयोजन हे जिस प्रकार का पूर्व (स्थानी) है उसी प्रकार का आदेश दोनो के स्थान 
में हो ( इससे पशुम में हस्व एकादेश, रमाम्‌ और वातप्रमीम्‌ में दीर्घ होता है ) । 
त्रिढम्‌--यही व्यध्‌ क्त इस अवस्था मे अहिज्या--सूत्रसे य्‌ को सम्प्रसारण इ हो 
जानिवर सम्प्रसारणाच्च ( ६।१।१०८ ) सूत्र में पूर्वे की अजुबृत्ति होने से पूर्व के ही 
सरश एक आदेश होता है, पूर्व हस्त्र इ के सश ही अ, इ--इन दोनों के स्थान में 


आदेश होता है। ६ 
अथवा आचार्य ( पाणिनि ) की प्रवृत्ति बतछाती हैं कि सम्प्रसारणाच्च से 


द्वितीय भाहिक ८१ 


सारणस्य दीर्घौ भवतीति यद्यं हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति। 
पचन्तीति । “अतो गुणे परः? इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति 
पद्ूपञ्रहणं करोति तस्येतत्रयोजनम्‌ यथाजातीयर्क परस्य रूप तथाजातीय- 
कमुभयोर्यथा स्यादिति । इह तहिं खट्वश्यो माल्य इति दीर्घवचनादकारो 
न, अनान्तर्यादेकारौकारौ न । तत्र को दोषः । विग्रृहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत | 
न बूमो यत्र क्रियमाणे दोषस्तत्र कर्तव्यमिति । किं तर्हि । यत्र क्रियमाणे न 
दोषस्तत्र कर्तव्यमिति | क च कियमाणे न दोषः । संज्ञाविधी--वद्धिरादेच 
दीर्घ, अदेङ्‌ गुणो दीर्घ इति । तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌। न कर्तव्यम्‌ । 

कस्मादेवान्तर्यतस्त्रिमात्रचतुम' ख्रिमाचचतुर्मात्राणां स्थानिनां जिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा न 
भवन्ति । तपरे गुणबृद्धी । ननु च तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः | नेत्याह । 
तादपि परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपरः ऋदोरप्‌ इतीहैव स्यात--यवः 


जो एकादेश होता है वह दीध नही होता, कारण कि आपले 7. गणना होता, कारण कि आचार्य हल, (६४२) 
इस सूत्र से जो सम्प्रसारण को दीर्ध विधान करते हैं वह नियमार्थ रहेगा । पचन्ति 
( पच्‌ अ अन्ति ) में अतो गुणे पर ऐसा कहने से ही पर-रूप एकादेश हो जाता, 
तो भी जो रूप ग्रहण करते हैं. (अतो गुणे पररूपम्‌ ) इससे यह जतलाना चाहते हँ 
कि यहां जैसा पर का रूप है ( वह हस्व है ) वैसा ही दोनों के स्थान से एकादेश 
होता हे । अच्छा, तो सदया ऋश्य , माला ऋश्यः यहां गुण न हो सकेगा । एकादेश 
दीधे होता है इससे अकार ( जो गुणसंज्ञक है) न हो सकेगा। एकार भोर ओकार 
( जो दीर्घ गुणसंज्ञक हैं) भी न हो सकेगे, क्योकि थे स्थानियाँ के अन्तरतम नही हैं । 
ऐसी अवस्था मे खट्वा ऋश्य , माला ऋश्यः ऐसा जुदा-जुदा ही श्रवण होगा, यह दोप 


हम यह नही कहते हैं कि जहां दी अहण करने से दोष आता है वहां 

दीधे ग्रहण किया जाए, किन्तु जहां दीर्घ अहण करने से दोष नही आता वहाँ 
दीघ ग्रहण करना चाहिए । कहां दीर्ध ग्रहण करने से दोष नही आता? सञ्चाविधि 
। वृद्धि संज्ञा-विधायक वृद्धिरादैच सूत्र को वृद्धिरादेच दीर्ध. ऐसे पढ़ेगे। गुण- 
संज्ञा-विधायक सूत्र को अंदेद गुणो दीर्घ ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या फिर दीर्घ ग्रहण करना 
चाहिए ? नही करना चाहिए। तो फिर त्रिमात्र चतुमात्र स्थानियो को सदशतस त्रिमात्र 
चतुर्सात्र (गुण-बृद्धि-रूप) आदेश क्यो न होगे ? गुणबृद्धिसंज्ञा-विधायक शास्त्र में 
संज्ञी एङ्‌ व ऐच्‌ तपर पढ़े है। अजी तपर का अथे तो तः परो यस्मात्‌ सोऽय तपर" 
(त्‌ परे हो जिससे चह तपर होता है) ऐसा बहुत्रीहि समास मान कर अर्थ किया 
जाता हे । नही । पञ्चमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपर" त्‌ से जो परे हो वह भी 
पपर कहलाता है। इससे तपर ( तत्काल = द्विमान्निक ए ओ की गुण संज्ञा, और 
पत्काल-द्विमान्रिक ऐ औ की बढि संज्ञा होगी )। यदि त्‌ से परे जो हो वह भी 


८२ व्याक्रणमहाभोरप्य 


स्तवः, लव; पव इत्यत्र न स्यात्‌ । नेप तकारः। कस्तर्हि । दकारः। कि 
दकारे प्रयोजनम । अथ कि तकारे । यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोऽपि। अथ 
सुखसुखार्थस्तकारः, दकारोपीति । 


तपर होता है तो ऋदोरप्‌ (३।२।५७) इस सूत्र से (उ के तपर होने से ) यवः, 
स्तव. में ही अपू प्रत्यय हो सकेगा, लवः, पवः में नहीं। (क्योंकि यहाँ ळू , पू--ये 
दीर्घ उकारान्त धातु हैं )। यहां स्वतः सिद्ध तकार नहीं जिसे जइत्व होकर दकार हो 
गया है, किन्तु स्वतः सिद्ध दकार है। दकार का क्या प्रजाजन हे? हम आपसे पूछते हैं 
तकार का क्या प्रयोजन हे ? यदि कहो असन्देह ( सन्देह निवृत्ति के लिए ) तकार 
पढ़ा हे, दकार का भी असन्देह के लिए ही उच्चारण माना जा सकता है। यदि 
कहो तकार, उच्चारण-सोकर्य के लिए पढ़ा है, दकार का भी वही प्रयोजन माना जा 
सकता है । 





१, समास--हृय-वादी पूछता ह--आप जो यहा केवल बहुब्रीहि समास मानते 
हैं, तो तपरकरण व्यर्थ हो जाता हे । दीर्घ ऋकार अण नहीं । अत. अणुदित्वून्न से 
तद्धिन्नकाळ वाले ऋकारों के ग्रहण का कोई प्रसङ्ग नहीँ । अनण्‌ होने से (अण्‌ ने होने से) 
ही गुण अभेदक होंगे, अतः उनकी प्राप्ति (तद्ढेढ-मिन्नों के ग्रहण ) के लिए भी तपर 
करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 

२. ठकारोपीति । 

यदि कहो कि उक्त भाष्य का तित्स्तरितम्‌ सूत्रस्थ भाष्य से विरोध है। 

क्योंकि वहा तित्‌ में प्रत्ययग्रहण किया है जिससे तित प्रत्यय को स्वरित हो। तित्‌ 
आदेश को स्वरित न हो । उससे डुभ्याम्‌ मे दिव उत्‌ से हुए हस्व उकार आदेश को 
स्वारित नहीं होता । फिर वहा प्रत्यय ग्रहण का खण्डन करते हुए दिव उत में तपर न 
मानकर उदू इस प्रकार दपर माना है और तपरस्तत्कालस्य सूत्र में तपर के समान दपर 
में भी तत्काळता स्त्रीकार की है। यहा ऋदोरप्‌ में दपर मानकर तत्कालता का अभाव 
मान रहे हैं तो इसका उत्तर है कि क्रुदोरप्‌ में ठकार से तात्पर्य थकार या धकार से है। 
ऋदोरप्‌ में दपर नहा समझना चाहिए वल्कि थपर या घपर हैं। थया धको जरत्व 
होकर दकार हो गया है । इस लिए दपर न होने से तत्काळता नहीं होगी । ठकार को 
चत्वे होकर त्तपरस्तत्काळस्य ऐसा सूत्र अभीष्ट हे । वस्तुतः तित्स्वरितम्‌ सूत्र का 
भाष्य केवळ प्रौडिवाद मात्र है । दपर में तत्कालता इष्ट नहीं हैं। तपर में ही इष्ट हैं। 
इस लिए ऋदोरप्‌ में तपर न होने से दोप न होगा और द्ृभ्याम्‌ में उत्‌ आदेश के 
तपर होने पर भी तित्स्वरितम्‌ से स्वरित न होगा । क्योंकि प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव 
ग्रहणम्‌ इस परिभाषा से तित्‌ प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, आदेश का नहीं । 


द्वितीय भाहिक ८३ 


हद विचार्यते--य एते वर्णेषु वर्णकदेशा वर्णान्तर-समानाकतय फते- 
पामवयबग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा न वेति । कुतः पुनरियं विचारणा । इह हि 
समुदाया अप्युपदिद्यन्ते अवयचा अपि । अभ्यन्तरश्च समुदायेष्वयवः । 
तद्यथा वृक्षः प्रचलन्सहावयवैः प्रचलति। तत्र समुदायस्थस्यावयस्यावयव- 
ग्रहणेन ग्रहण स्याद्वा नवेति विचारणा । कश्चात्र विशेपः । 


अच यह विचार का विषय है--ये जो बण से वर्वमान वणा के अवयव, जो 
स्वतन्त्र वणी के समानाकार हैं, अवयव सदृश स्वतन्त्र वणे मानकर जो कार्य स्वतन्त्र 
वणी को प्राप्त होता है वह इनमें होगा अथवा नही । यह विचार ( सन्देह ) क्योकर 
उत्पन्न होता है ? इस लिए कि यहां शास्त्र में समुदायों का भी उपदेश है और उनके 
अवयवों का भी । और अवयव समुदाय के भीतर वर्तमान होता है, जिस प्रकार वृक्ष 
जब हिळूता है तो अपने अवयवो को साथ लिए हुए ही हिलता है। इस लिए 
समुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को एथग्ग्रण करके तन्तिमित्त कार्य होना चाहिए 
अथवा नहीं, यह सन्देह होता है । तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


१. आकार आदि में अकार आदि सहश अवयव, ऋकार ठकार में रेफ लकार 
सदृश अवयव, सन्ध्यक्षरों में अकार इकार उकार सद्दश अवयव दीख पढ़ते हैं, इन 
मे केवल ( =स्वतन्त्रतया प्रयोग में श्रयमाण) अकारादि को जो कार्य प्राप्त होता है, 
वह होगा अथवा नहीं--यह विचार है। 


२. समुदायों का सी उपदेश है । यथा ऋछ, एऐ, ओओ का । अवयवों का भी, 
जैसेअइउ(ण्‌)र (ट)ल (ण्‌) का। यहा दो पक्ष उपस्थित होते है-- 
(१) अहणपक्ष (२) अग्रहणपक्ष । ग्रहणपक्ष में सन्देह का बीज यह है कि जहां समुटाय- 
परक निर्देश है ( यथा क्रलु एऐ इत्यादि) वहा अवयवों (रेफ ल अ इ इत्यादि ) का 
प्राधान्य से निर्देश नहीं । तिसपर अवयवभूत अकार की एच्‌ आदि समुदाय संजा 
न होने पर भी स्वतन्त्र अकार के रूप में उसका ग्रहण संभवी हे ! अग्रहण पक्ष में 
अवयवों के समुदाय में तिरोहित होने से, समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अपने 
कार्य के प्रति अप्रयोजक होने से जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहाँ। समुदाय एच 
आदि के अवयव में अत्व आदि कुछ भी न होने से चर्णान्तर के साथ सार्प्यमात्र से 
उसमें तन्तिवन्धन कार्य नहीं होना चाहिए--यह शङ्का का वीज है। इस पक्ष मे इृक्ष 
दृष्टान्त दिया हे । समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को अपने आप हो गया, 
समुदाय-रप वक्ष के कम्प में अवयवों का कम्प नान्तरीयकतया सिद्ध ही है । 


८४ व्याकरणमहा भाज्य 


वर्णेकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्व्यक्षेरे समानाक्षरविधिप्रतिपेधः । 

वर्णेकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्रयो विधिः प्राप्तोति, 
स प्रतिपेध्यः । अशे इन्द्र, वायो उदकम्‌, अकः सवर्णे दीर्घ इति दीर्घत्वं 
प्राप्रोति । 

दीर्घ हृस्वविधिप्रतिषेधः । 

दीर्घ हस्वाश्रयो विधिः प्राप्तोति स प्रतिपेध्यः। आळूय प्रळय हस्वस्य 
पिति कृति तुग्‌ इति तुक्‌ प्राप्रोति । नेप दोपः । आचार्यप्रवृत्तिर्शापयाति न 
दीर्घ हस्वाश्रयो विधिर्भवतीति यद्यं दीर्घाच्छे तुकं शास्ति! नेतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌? "पदान्ताद्वा? इति 
विभाषां वष्ष्यामीति । यत्तर्हि योगविभागं करोति । इतरथा हि दीघात्पदा- 


( वा० ) वर्णी के अवयत्रों को यदि स्वतन्त्र वर्ण ( जिनके वे सदृशा हैं ) मान 
लिया जाए तो सन्ध्यक्षरा में समानाक्षरो के लाश्रित जो विधि प्राप्त होती हे उसका 
प्रतिविध करना होगा-- अग्ने इन्द्र--यहां सन्ध्यक्षर ए के अवयव इ को पृथक्‌ वर्ण 
मानकर अकरः सवर्णे दीर्धः इस सूत्र से दीर्ध प्राप्त होता है! इसी तरह वायो उदकम्‌--- 
यहाँ भी ओ के अवयवभूत उ को मानकर दीव प्राप्त होता है । 

( वा० ) दीर्ध मै हस्व के आश्रित जो विधि प्राप्त होती हे उसका प्रतिवेध 
करना होगा । आल प्रदय--यहां छू के उकार के अवयव हस्व उ को पृथग्‌ वर्ण मान 
कर हस्तस्य पिति कृति तुक इस सत्र से तुक का आगम प्राप्त होता है । यह कोई दोष 

11 क्षाचार्य की प्रवृत्ति वतलाती है कि दीर्घ मै ( उसके अवयव ) हस्व के आश्रित 
विधि नही होती, क्योंकि आचार्य दीर्घ से परे छ परे होने पर ठुक्‌ का विधान करते 
हं। यह ज्ञापक नही वन सकता । इस वचन का कुछ और प्रयोजन हे । क्या? पदा- 
न्ताद्वा इस विकल्प विधायक शास्त्र में दीर्घात्‌ इसकी अनुवृत्ति हो, इस लिए । अच्छा, 
तो जो दीर्घीलदान्ताद्वा इस प्रकार एक सूत्र न करके योगविभाग करके दीर्घात्‌ यह 
जुदा सूत्र पढ़ा है यह ज्ञापक रहेगा । (अन्यथा अपदान्त दीर्ध, चेच्छिद्यते इत्यादि के 
चकारोत्तरवर्ती ए के अवयव ह (हस्व) से परे छेच से ही तुक्‌ की सिद्धि हो 


१, समान गब्ड से यहा पूर्वाचार्यो के संकेतानुसार अक्‌ वर्णो का ग्रहण होता 
हैं। पूर्वाचार्यी का सूत्र हे--दश समाना --अ आ इई उऊ ऋ ऋ ल रू--ये दस 
समानाक्षर कहलाते है । 

२, यदि दीर्घात्‌ ऐसा न पढ़ा जाए तो कुड्यच्छाया यहा भी विकल्प से 
ठुक होगा । 


द्वितीय आहिक os 


्ताद्वा इत्येच ब्रूयात्‌ । इह तर्हि--खट्वाभिः, अतो भिस ऐस्‌ इत्यैस्भावः 
प्राप्राति । तपरकरणसामर्थ्यान्न भविष्याति । इह तर्हि याता चाता अतो लोप 
आधधातुक इत्यकारलोपः प्रामोति। नडु चात्रपि तपरकरणसामर्थ्यादेव न 
भविष्यति । अस्ति हान्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌। सर्वस्यं लोपो मा 
भूदिति । अथ क्रियमाणेऽपि तपरे परस्य लोपे इते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। 
परलोपस्य स्थानिवद्भावादसिँद्धत्वाच्च । एवं तर्ह्याचार्यमरवृत्तिर्शापयाति 
नाकारस्थस्याऽकारस्य लोपो भवतीति । यदयम्‌ आतोऽनुपसर्गे कः इति 
ककारमनुबन्धं करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणे पतत्प्रयोजनम्‌- 
कितीत्याकारलोपो यथा स्यादिति । यद्याकारस्थस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌, 


जाने से दीर्ध ग्रहण व्यर्थ होता )। अच्छा तो खट्वाभिः यहां हस्ताश्रय विधि अतो 
मिस एस्‌ से मिस के स्थान में ऐस प्राप्त होता है। (उत्तर ) अकार तो तपर करने 
के बल पर यहाँ ऐस नही होगा (प्रकृत मे यदि ऐस्‌ हो जाए तो तपरकरण व्यर्थ हो 
जाय )। अच्छा तो याता वाता -- यहाँ अतो लोप आर्धधातुक्र इस सूत्र से आके 
भीतर के हस्त्र अ का लोप होना चाहिए । अजी यहां भी तपरकरण के बल पर ही लोप 
नहीं होगा । नही, यहां तपरकरण का कोई दूसरा प्रयोजन है। क्या! सारे दीर्ध 
आका लोप न हो जाए (आके एक अवयव अका लोप तो होगा ही)। यदि 
पूछो तपर करने पर भी परले अ का लोप होने पर पूर्व अ का लोप क्यो नही होता तो 
हम कहेंगे स्थानिवद्भाव होने से ओर असिद्ध होने से। ऐसी अवस्था में आचार्य-परवृत्ति 
बतळाती है--- ¢} 

आकार के भीतर वर्तमान अका लोप नही होता, क्योंकि आचार्य आतो- 
ऽनुपसर्गे कः ( ३।२। ३ ) इस सूत्र में प्रत्यय को इत्संञक ककार-सहित पढ़ते हें । 
यह क्यो कर ज्ञापक हुआ? कित्करण में यही तो प्रयोजन है कि कित्प्रत्यय परे 
होने पर ( धातु के) आ का लोप हो जाय। यदि आकार के भीतर वर्तमान अ 
ER tl NN १ ह पत 


१. अतपर होने पर अ अपने सवर्णो का ्राहक होगा, जिससे सम्पूर्ण आका 
लोप होने लगेगा । 

२, असिद्धवदत्राभात्‌ ( ६।४।२२ ) इस शारत्र से। यह इस तरह समझना 
चाहिये-अपाचितरास्‌ में चिणो छुकू ( ६।४।१०४) इस शास्र से त का छक्र 
होनेपर तराम्‌ शब्द का भी जब इसी शास्त्र से लक्‌ प्राप्त हुआ तो इसी शास्त्र से 
किए हुए त-लुक्‌ को असिद्धवत्‌ मान कर व्यवधान होने से तराम्‌ शब्द के लुक 
को रोका जाता है, इसी प्रकार प्रकृत में अतो लोप" शास्त्र से किये गये परले अ के 
लोप को असिद्धवत मानकर इसी शास्त्र से प्राप्त पूर्वं अ के लोप का रोका जाता हे । 


८६ व्याकरणमहाभाष्य 


कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । परस्याकारस्य छोपे कृते द्रयोरकारयोः पररूपे 
हि सिद्धं रूपं स्याद्‌ गोदः कम्वळद इति। पञ्यति त्वाचाय्यो नाकारस्थ- 
स्याऽकारस्य लोपः स्यादिति, अतः ककारमनुवन्धं करोति! नेतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । उत्तयार्थमेतत्स्यात्‌--तुन्दशोकयोः परिस्ुजापडुदोः इति। 
यत्तर्हि गापोष्टक्‌ इत्यनन्याथ ककारमजुवन्ध करोति । 


एकवर्णवच्च । 


एकवर्णवच्च दीर्घो भवतीति बक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ । वाचा तर- 
तीति द्रयज्ळक्षणष्टन्मा भूदिति। इह च वाचो निमित्तम्‌ , तस्य निमित्तं 
संयोगोत्पातौ इत्यनुवर्तमाने गोद्वयच इति द्रबज्लक्षणो यन्मा भूदिति । 
अतापि गोनौग्रहणं शापकम्‌-दीर्घाद्‌ द्वयज्लक्षणो विधिर्न भवतीति । अयं 
तु सवेपामेव परिहारः-—- 


का ( अतो लोप से) लोप हो जाय तो इस सूत्र म कित्करण व्यर्थ हो जाय। आ 
(=अ+भअ ) के परले अका लोप होने पर प्रत्यय के अ और प्रकृति के अवशिष्ट 
अ के स्थानम (अतो गुण ६1१।९७ से ) पररूप एकादेश होने पर दृष्ट रूप 
गोद', कम्बलढः सिद्ध हो जायगा । पर आचार्य जानते हैं आकार के अवयत्र-भूत 
अ का लोप न होगा । अतः ककार अनुवन्ध छगाते हॅ । पर यह तो ज्ञापक नही वन 
सकता । यहीँ का क प्रत्यय उत्तर सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये रहेगा । जैसे तुन्द- 
शोकयोः परिशृजापनुदोः (२।२।५) इस कत्र मे । अच्छा तो जो गापोष्टक्‌ ( ३। २।८ ) 
मे जो ककार अनुवन्ध लगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नही, वह ज्ञापक रहेगा । 

(वा०) एक वणी की तरह । 

दीधे एक वर्ण एकाच्‌ होता है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? वाचा 
तरति इस विग्रह को आश्रित कर वाच्‌ से ( नोद्वयचऽउनू ४। ४1७ से ) द्वयच्कता 
( दो अचो ) को मान कर कही ठन्‌ प्रत्यय न हो जाय । और वाचो निमित्तं संयोग 
उत्पाते वा इस विग्रह को आश्रित कर के गोद्व्यचः ( ५।१।३९ ) इस सूत्र से वाच्‌ में 
हृथच्कता को मान कर कहीँ, यत्‌ न हो जाय। नहीं, ऐसा नही होगा । यहाँ भी गो और 
नो का इन दोनों सूत्रों में द्वयच से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है दीर्घ से द्वयज्‌- 
निमित्तक विधि नही होती। पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार हे-- 


१. सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति प्रयोजन हो तो जापक नहीं होता । यहाँ तो 
क्रित्‌ करण प्रयोजनवान्‌ हैं । यदि प्रत्यय कित्‌ न हो ( जो यहो हे ) तो आकार के उत्तर- 
भाग अकार का अतो लोप से लोप होने पर धातु के अवशिष्ट अ और प्रत्यय के 
अका पररूप एकादेश हो जाने पर और इस को घाठ के प्रति अन्तवद्भाव होने 


द्वितीय भाहिक ढक 
नाउव्यंपवृक्तस्थावयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येषु । 

नाऽव्यपद्वक्तस्याऽवयचाश्रयो विधिर्भवति यथा द्रव्येषु । तद्यथा 
द्रव्येषु सप्तददा सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तदशारत्निमात्रं काष्ठमग्ना- 
चभ्याधीयते। विषम उपन्यासः । प्रत्यचं चैव हि तत्कर्म चोद्यते । असम्भवः 
इचाग्नौ वेद्यां च। यथा तर्हि सप्तदश प्रादेशमात्रीराइवत्थीः समिधो 
ऽभ्यादधीत इति न सप्तदशपरादेशमात्रं काप्ठमग्नावभ्याधीयते । अत्रापि 
प्रतिषणव चैतत्कर्म चोद्यते। तुल्यशचासंभवोऽग्नौ वेद्यां च। यथा तहिं 


( वा० ) अभिन्नतया भासमान वर्ण समुदाय के अपृथगू-भूत ( अस्वतन्त्र ) 
अवयव को तत्सदृश, स्वतन्त्र, भिन्न वर्ण के तुल्य विधि नहीं होती जैसे दव्या मे। जैसे 
(वेद में कहा है) सक्षदश सामिधेन्यो भवन्ति अर्थात्‌ समिदाधान के सत्तरह ऋग्मन्त्रो 
से सत्तरह ( एक-एक हाथ छम्बी) समिधा रखी जाती हैं, पर इस वचन के आधार पर 
सत्तरह हाथ लम्बी एक ही लकड़ी तो अग्नि में नहीं रखी जाती ( यद्यपि वहाँ भी एक 
एक हाथ लम्बे टुकड़े समुदाय-घटकतया विद्यमान हैं, पर वे अभिन्न-बुद्धि-गम्य-समुदाय 
के अभिन्न अस्वतन्त्र अवयव हैं, सत्तरह हाथ लम्बे उस एक काळ मे सत्तरह काष्ट हैं 
ऐसी बुद्धिं नहीं होती, अतः तदाश्रित कार्य नहीं होता) । यह दृष्टान्त ठीक नहीं । 
एक एक ऋचा को उच्चारण कर एक-एक समिधा को रखने का विधान है 
ओर अग्नि व वेदी में सत्तरह हाथ लम्बा काष्ठ रखा भी नहीं जा सकता। ( अच्छा 
तो दूसरा दृष्टान्त लीजिए ) जैसे सत्तरह एक-एक बालिइत लम्बी अइवत्थ ( पीपल ) 
की समिधाओं को अग्नि में धरे--इस विधान बरू पर सत्तरह बालिइत लम्बा 
एक ही काष्ठ अग्नि में नहीं धरा जाता। (यहां भी इष्टान्तविषमता है) यहां भी 
प्रति ओकार उच्चारण के साथ एक-एक काण्ड धरने की विधि है। और ( यद्यपि 
बालिइत अल्प-प्रमाण है, हाथ का आधा है तो भी ) यहां भी १७ बालिदत लम्बे 
एक ही काष्ठ के अग्नि व वेदी में आधान का पहले जैसा असम्भव हे। अच्छा तो 


से और उसे सुपि च से दीघे होने पर भी एकदेशविक्कतन्याय से धात्वन्तावयव ही 
रहने से छन्दोगाय यहा आतो धातोः ( ६।४।१४० ) से आ लोप होने लंगेगा । यह कोई 
दोष नहीं । सन्निपात परिभाषा से यहाँ लोप नहीं होगा। अदन्त अङ्ग अर्थात्‌ अको 
आश्रित कर के जो ढेन्येः से य हुआ है वह अ के लोप का निमित्त नहीं बनेगा । 

१. व्यपञ्क्तं व्यपवर्गो भदः। अविद्यमानं व्यपत्रक्तमस्येत्यव्यपद्रक्तम्‌ , तस्य 
अभिन्नबुद्धिविषयसमुदायस्य । अव्यपत्गक्तस्य और अवयवस्य ये दोनो व्यधिकरण 
पष्ठियों हैं, समानाधिकरण नही, अब्यपबृक्त के अवयव का ऐसा अर्थ है, न कि 
अच्यपद्गक्त जो अवयव उस का ऐसा । 


२. और सम्भवमात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य-निमित्तक बुद्धि हो तभी होते हैं। 


ट्ट व्याकरणमहा भाँप्य 


तळं न विक्रेतव्यम्‌, मांस न चिक्रेतव्यम्‌ इति व्यपवृक्त च न विक्रीयते, 
अव्यपवृक्त--गावः सरषपाइच विक्रीयन्ते। तथा लोम नखं स्पृष्ट्या 
शौचं कर्तव्यम्‌ इति व्यपञ्गक्तं स्पृष्ट्वा नियोगतः कर्तव्यम्‌। अव्यपवृक्ते 
कामचारः । यत्र तर्हि ब्यपवर्गोस्ति । छ च व्यपचर्गास्ति। सन्ध्यक्षरेषु । 
सन्व्यक्षरेषु विवृतत्वात्‌ । 
यद्चा5वर्ण विश्वततरं तदन्यस्मादचर्णाद्‌ । ये अपीवर्णोवर्ण विद्वततरे 
ते अन्याभ्यामिवर्णोचर्णाभ्याम्‌ । अथवा पुनेन गह्यन्ते । 


अग्रहणं चेन्नुङ्विधिलादशविनामपु ऋकारग्रहणम्‌ । 


यह दृष्टान्त लीजिए-- ( स्मृतिकार का वचन है ) तेल नही वेचना चाहिए, मांस नहीं 
बेचना चादिए, पर एथग्भूत तो वेचा जाता दै, और अएथरा-भूत जैसे गो और तिल 
नहीं वेचे जाते । इसी प्रकार ( स्मृति है--- ) लोमा को और नखों को छूकर स्नान 
करे । यहां जुदा हुए-हुए छोमों और नखों को छूकर अवद्य स्नान करना होगा, परन्तु 
अरीरस्थ लोम, नर्खा को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो, न करे। अच्छा तो 
जिस समुदाय मे एश्रकता भास रही हो ( वहाँ अवयवाश्चित कार्य क्‍यों न हो? )। 
कडा प्रथकूता भासती है ? सन्ध्यक्षरो में । 

( वा० ) सन्ध्यक्षरों में विवृत होने से (अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरों से जो अवण ( अवयव ) हे वह लोक में प्रयुक्त स्वतन्त्र अ की अपेक्षा 
विद्वततर हे ( अतः यह उसका सवर्ण नही ) और जो इ वर्ण क्षौर उ वर्ण है वे भी 
दूसरे इवणी उवणी से विवृततर हैं ( अतः यहां के इवर्ण उव स्वतन्त्र इवर्ण 
डवर्ण के सरण नहीं ) । अथवा इन अवयवो का स्वतन्त्र वर्णी की तरह ग्रहण नही 
होता--यहृ पक्ष रहे । 

( वा० ) यदि ग्रहण नही होता तो नुट विधि, लादेश, विनाम (णत्व) की 
कर्तव्यता म ऋकार का ग्रहण करना होगा । 


१ परमार्थत पृथग्‌ उपलभ्यमान स्वतन्त्र वणी की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्त. सत्ता नहीं दै, केवल वर्णीन्तर साइ्ट्य़ से प्रत्यभिज्ञा होती है । समुदाय वर्णी 
में समुदाय वुद्धि भी ताच्तिकी नहीं हैं, यहा ्रान्तिवण अवयवाभास होने से वैसी बुद्धि 
कल्पित होती है । 

पदे न वर्णा वियन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्मदानामत्यन्तं प्रविवेको न कदचन ॥ 

इस वाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवाले वेयाकरणों के 
लिये इस पूर्व पक्ष का कौन सा अवसर है । 


द्वितीय भाहिकं 40. 


अग्रहणं चेन्चुड्विधिलादेशविनामेषु ऋकारग्रहणं कर्तन्यम्‌ । 'तस्मा- 
न्युड्‌ द्विहलः ( ७४७१) ऋकारे चेति वक्तव्यम | इहापि यथा स्यात्‌-- 
भानधतुः, आनृधुरिति। यस्य पुनर्मृद्यन्ते द्विहल इत्येच तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि 
न गुद्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। ङिहल्ग्रहणं न करिष्यते तस्मान्चुड्‌ भवतीत्येच। 
यदि न क्रियते आटतुः, आइरित्यत्रापि प्राम्मोति। अश्नोतिञ्रहणं नियमार्थे 
भविष्यति, अइ्नोतेरेवाऽवणाँपधस्य, नान्यस्याऽव्णोपधस्येति । 
( लुड्विधिः )। 

लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । कृपो रो छः ऋकारस्य चेति वक्त- 
व्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-कलूतः क्लतवानिति। यस्य पुनशृह्यन्ते र इत्येच 
तस्य सिद्धम्‌ । यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। ऋकारोप्यत्र निर्दि- 
इयते । कथम्‌। अविभक्तिको निर्दैशः--क्कप, उः, रः, लः, कृपो रो छ इति। 


तस्मान्नुड्‌ द्विहलः इस सूत्र में ऋकारे च ( ऋकार परे होने पर भी ) ऐसा 
पढ़ना होगा ताकि आनृधुः (ऋध्‌ का प्र० पु० द्विवचन से लिट ), आनृघुः ( बहु० 
में लिट्‌) यहां भी चुट्‌ का आगम हो जाय। जिसके मत में वणी के एकदेश का 
स्वतन्त्र वर्णी के रूप में ग्रहण होता है, उसके लिए द्विइळः कहने से ही सुट्‌ आगम 
हो जाएगा । जिसके मत में ग्रहण नही होता उसमें भी यह (ऋकारग्रहणरूप) दोष 
नही आता । वह हिंहलू का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुड्‌ ( भवति), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जाएगा, आरतुः, आाहः--यहाीं भी नुट्‌ की प्राप्ति 
होगी । (नही होगी) अइनोतेश्च ( ७४७२ ) सूत्र में अशूङ्‌ धातु का चट्‌ विधान 
के लिए जो अहण किया है वह नियमार्थ होगा, अथीत्‌ अवणे उपधावाले धातु को 
यदि घुट्‌ द्वो तो अझूड को द्वी हो, अन्य को न हो। ( नुड्विधि के विषय में 
कह दिया ) । 
लादेश विधि में भी ऋकार का अहण करना होगा । इपो रो लः ( ८।२।१८ ) 
यहाँ ऋकारस्य च ( ऋकार को छादेश हो ) ऐसा पढ़ना चाहिए, ताकि क्लप्तः 
क्ळप्तवान्‌--यहो भी लत्व हो जाय । जिसका यह पक्ष है वणी के एकदेशो का स्वतन्त्र 
वणी के रूप में ग्रहण होता है उसके लिये तो सूत्र मे पढ़े हुए रः से ही कार्यसिद्धि 
हो जायगी । (ऋकारस्थ रेफ भाग को छत्व करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी) । जिसका 
पक्ष हे महण नही होता, उसके विषय में भी ऋकारग्रहण गौरव रूप दोष नही आता। 
(क्योकि) यहीँ ऋकार का निर्देश पहले से ही किया हुआ है। वह केसे ? कृपो 
रोल सूत्र में कप यह अविभक्तिक ( विभक्ति-रहित ) निर्देश है, ऋ का पृष्ठयन्त 
रूप उः है, इप के पकारोत्तरवर्ती अकार से मिल कर ओ गुण हुआ है। 


९० व्याकेरणेमहांभांज्ये 


अथवा उभयतः स्फोटमार्ज निर्दिश्यते रञ्चतर्लश्वतिर्मवतीति । ( छादेशः ) 
विनामे ऋकारप्रहणं कर्तव्यम्‌ । रपाभ्यां नो णः समानपदे ऋकारा- 
च्चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-मातूणां पितृणामिति | यस्य पुन- 
यृह्मन्ते रषाभ्यामित्येव तस्य सिद्धम्‌। न सिध्यति । यक्तद्वेफात्परं भक्ते- 
स्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌। अड्व्यवाये इत्येव सिद्धम्‌। 
न सिध्यति । वर्णैकदेशाः के वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते ये व्यपचूक्ता अपि वर्णा 
भवन्ति । यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिदपि व्यपवृक्तं दश्यते । एवं 
तर्हि योगविभागः करिष्यते, रपाभ्यां नो णः समानपदे, ततः “व्यवाये? । 
व्यवाये च रपाभ्यां नो णो भवतीति । ततः 'अट्कुप्वाङ्छुम्भिः इति! 
इदमिदानीं किमर्थम्‌। नियमार्थम्‌। एतेरेवाक्षरसमाम्नायिकेर्न्यवाये, नान्यैः, ` 


अथवा ऐसा समझिये कि यही ( कृपो रो लः ) सूत्र में दोनो स्थानी र और आदेश छ - 
में जातिस्फोट र, ल का निर्देश हे । (यह लादेश विषय में कह दिया) 

विनाम {णत्व विधि) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । जहाँ णत्व विधायक 
शास्त्र रपाभ्यां नो ण. समानपदे पढ़ा है वहीं उसके साथ ऋकाराच्च ( ऋकार से परे 
भी) ऐसा कहना चाहिये । ताकि मातूणाम्‌ पितुणाम्‌-यह् भी णत्व हो सके । जिस 
का अहण पक्ष है उसके मत में तो रघाभ्याम्‌ इतने से ही कार्य-सिद्धि हो जायगी । नहीं 
होगी । जो रेफ रूप भाग से परे अज-भक्ति है उससे व्यवधान के कारण रषाभ्याम्‌ 
इस सूत्र से प्राप्ति ही नही । मत हो। अट्कुप्वाटू सूत्र से अट्रूप व्यवधान होने पर 
भी णत्व होता है, (सो णत्व निर्वाध है) । णत्व ( इस सूत्र से भी ) नही हो सकेगा । 
वर्णी के एकदेश (अवयव) वे ही तो वणीरूप से गृहीत होते हैं जिनके सदृश स्वतन्त्र 
वर्ण हैं । रेफ रूप भाग से परे जो अच्‌ भक्ति मानी जाती हे वह ( तत्सदृश वर्ण ) कहीं 
भी दीखता नही । अच्छा तो हस योगविभाग करगे । रषाभ्यास्‌-इस सूत्र को पढ़कर 
व्यवाये यह वचन पढेंगे, अर्थ होगा र्‌ प्‌ से परे न्‌ को ण्‌ होता है और (किसी वर्णके) 
व्यवधायक होने पर (भी) यह णत्व हो जाता हे । इसके अनन्तर अट्कुप्वाइ्नुम्भिः 
(अर्‌ , कवर्गे, पवर्गे, आटू, नुम्‌ इनके द्वारा व्यवधान होने पर) ऐसा पढ़ेगे । यह किस 
ख्यि १ नियम करन के लिये । अक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट वर्णी द्वारा यदि व्यवधान 
हो तो इन्डी (अट्‌ , कवर, पवर, आङ ओर जुस्‌ ) द्वारा व्यवधान होने पर णत्व हो, अन्य 

१ क्कपः उ. रेफस्य लत्यम्‌-यह एक वाक्य, कृपो रेफस्य लत्वम्‌--यह दूसरा । 
इस प्रकार वाक्यभेद हो जाता है । पर यह न्याय है कि एकवाक्यता के संभव होने पर 
चाक्य-भेट का आश्रयण युक्त नहीं, अत. भाष्यकार पक्षान्तर का उपन्यास करते हैं । 

२, यह नियम अक्षर-समाम्नाय में पढे हुए वर्णी द्वारा व्यवधान का संकोच करता 


द्वितीय आद्विक ९१ 


इति। यस्यापि त गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। आचार्यप्रवृत्तिक्षीपयति--भवति 
ऋकारान्नो णत्वमिति, यदयं क्षुभ्नादिपु बृनमनराब्दं पठति। नैतदस्ति शाप- 
कम्‌। वृद्धयर्थमेतत्स्यात्‌-नार्नमनिः । यत्तर्हि तप्नोतिशाब्दं पठति | यच्चापि 
नुनमनराब्द्‌ं पठति । ननु चोक्तं बृद्वयर्थमेतत्स्यात्‌। बहिरङ्गा बुद्धिरत्तरङ्ग 
णत्वम्‌। असिद्धे बहिरङ्गमन्तरङ्गे । अथवा उपरिष्टाद्योगविभागः करिष्यते । 
ऋतः नो णो भवति । ततः 'छन्दस्यवच्रहात्‌? ऋत इत्येव । 
प्छुतांवेच इदुतौ ॥ 

एतच्च वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनर्मुह्यन्ते शुरोष्टेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्‌ 

यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एव । 


द्वारा व्यवधान होने पर न हो। जिसका अग्रहण पक्ष है उसे भी यह ऋकार ग्रहण-रूप 
दोष नहीं आता । आचायै की प्रवृत्ति बतलाती हे ऋकार से परे न्‌ को ण्‌ होता है जो 
वे क्ुभ्नाति गण में नुनमन शब्द पढ़ते हैं (प्राप्त था तभी तो वारण करने के लिये 
क्षुभ्नाति गण में पाठ कर दिया )। नहीं यह कोई ज्ञापक नही । इस ( नुनमन ) का 
पाठ तो इसलिये किया गया हो सकता है कि जब अपत्यार्थे इज प्रत्यय आने पर आदि- 
बृद्धि होकर पूर्व पद में रकार सिळ जाय तब उससे परे न्‌ को ण्‌ न हो । नार्नमनिः 
ऐसा रूप हो । अच्छा जो इसी गण में तृप्नोति शब्द पढ़ा है, यह ज्ञापक रहेगा । और 
नृनमन शब्द का पाठ भी ज्ञापक होगा। अजी अभी कहा था कि उसका पाठ वृद्धि 
होकर नानेमनिः रूप में रकारनिसित्तक णत्व को रोकने के लिये हो सकता है। नही। 
( बहिभूत निमित्त इन्‌ प्रत्यय होने से ) बृद्धि बहिरङ्ग है और ( अन्तर्भूत निसित्त 
होने से ) णत्व अन्तरङ्ग हे । अन्तरङ्ग शाख की दृष्टि मै बहिरङ्ग शास्र असिद्ध होता 
हे ( सो ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के लिये ही नुनमन शब्द का पाठ है ) । 
अथवा अगले सूत्र को विभाग करके पढ़ेगे--ऋतः ( सूत्र के अविभक्तिक ऋत्‌ की 
पञ्चमी । और अर्थ होगा ऋ से परे न्‌ को ण॒ होता है। तब छन्दस्यवग्रहात्‌ पढ़ेंगे 
जिसमें पूर्व सूत्र से ऋतः इसकी अचुदृत्ति होगी । 

( अहणवादी का कथन )--प्छतावैच इदुतौ ( ८।२।१०६ ) अर्थात्‌ ऐच के 
अवयव इ, उ को प्छुत होता है--यह तुम्हें कहना पड़ेगा । जिस के मत मे अवयवी 
का स्वतन्त्र वणी की तरह अहण होता है, उस के मत मे गुरोरनृतः इत्यादि सुत्र से 
ही प्लुत हो जायगा । ( उत्तर ) जिस के मत मे अहण नहीं होता, उस सें भी कोई 
दोष नही ( गौरव नहीं आता ) । सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सूत्ररूप में पढ़ 
रखा है ( यहाँ कोई अपूर्व वचन नही पढ़ना है ) । 


pl pv) कक की Tl + अं 
है। रेफ रूप भाग से परे जो अजूभक्ति मानी जाती है उसका नहीं, सो वहां च्यवाय इस 
योगविभाग से निर्वाध णत्व होगा । 


९२ व्याकरणमसहाभाल्य 
तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनविधिः ॥ 


तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञजनाश्रयो विधिर्न सिध्यति ङुरेक्कटः, 


पिउप्पली, पिउत्तमिति । यस्य पुनयृह्यन्ते तस्य डो ककारो, दो पकारो, दो 
तकारो । यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि द्वौ ककारौ, छो पकारौ, दो तकारौ । 
कथम्‌ । मात्राकाळोऽत्र गम्यते । न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति। अनुपदिष्ट 
सत्कर्थ शाक्य विन्नातुम्‌। असञ्च कथं शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । यद्यपि तावदतरै- 
तच्छक्यते बकलुं यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान्णुह्णातीति । इह तु कथम्‌— 
सर्येयन्ता, सवँँवत्सरः, यळँलोकम्‌, तळँलोकम्‌ इति । यत्रैतदस्त्यण्‌ सवर्णान्‌ 





( वा० ) ( ग्रहणवादी फिर दोष देता है )--तुल्यरूपवाले अवयव जिस वर्ण 
में हैं और जो संयोगसंज्ञा के योग्य ( एक ) वर्ण है वहां तुम्हें ( अग्रहणवादी को ) 
हळू-हय-आश्रित संयोगसंज्ञा अप्राप्त होने से कहनी चाहिये । जिस से संयोग के परे 
होने पर पूर्व की गरु संज्ञा होने से शुरोरनृत.- से कुइक्कुट, पि३प्पली, पिउत्त 
इत्यादि मै प्लुत हो सके। ( हमारे मत में अवयव-सूत ककारादि को लेकर दो 
ककार, दो पकार, दो तकार हैं )। ( उत्तर--) जिसके मत में ग्रहण नहीं होता 
उसके सत में भी दो ही ककार, दो ही पकार और दो ही तकार हैं । तुम पूछो केसे ? 
(दुम्हारा यहाँ क, प्प, त्त में एक वणे मानना भ्रान्ति हे) कारण कि मात्रा काळ संयोग 
का बोध हो रहा है, पर मात्रा काल वाला व्यन्जन तो है नही । जब आचार्य ने उसका 
प्रत्याहारसूत्रो में उपदेश नहीं किया तो उसकी सत्ता केसे जानी जाय और जो 
अविद्यमान है उसे केसे स्वीकार किया जाय। यहाँ पूवेपक्षी ( अहणवादी ) कहता 
है कि जहां अण्‌ भिन्न वणी क्क, प्प, त्त आदि से अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) 
य्हणकास्त्र नहीं लगता वहां तुम भले ही उपदेशाभाव और असच्चरूप अग्रहण 
में हेतु दे सको, पर जहां सयैँयन्ता, सदँवत्सरः, यर्ळूलोकस्‌, तळँलोकस्‌ आदि में अण्‌ 
से गुहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिष्टत्व और सत्त्व है ही । वहां 
अण्‌ रूप यू, व्‌ , छ्‌ अपने सवणो का ग्राहक होने से दो य्य, दो च्व, दो ल्ल को एक 
वर्ण हळू के रूप में अहण ( वोध ) करायेंगे सो अग्रहण पक्ष में दो हळू न होने से 

संयोग संज्ञा न वनेगी। (उत्तर) यकारादि के अण्‌ होने पर भी द्वियकारदि को वदद 
ग्रहण नहीं करा सकता, जो है उसीका अहण करा सकता दै। य्य आदि मात्राका- 





१. तुल्यरूपावयवः संयोगस्तुल्यरूपः । मध्यमपदलोपी समासः । तुल्यरूप- 
संयोग की पूर्वपक्ष में एक्वर्णता है, सिद्धान्त में वणद्दयरूपता । झीघ्रोच्चारणवशात्‌ 


एकत्व ज्ञान तो आन्त है । 


द्वितीय आह्निक ९३ 


गुह्ातीति । अत्रापि मात्राकालो गृह्यते । न च मात्रिर्क व्यञ्जनमस्ति । अचु- 
पदिष्ट सत्कथं शक्यं विज्ञातम्‌ । असञ्च कथं शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 


हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वे वर्णाः सकदुपदिष्टाः; अयं हकारो हविरुपदिइयते-पूर्व्चेव 
परङ्च। यदि पुनः पूर्व एवोपदिश्येत, पर एव वा । कश्चात्र विशेषः । 


हकारस्य परोपदेरोऽड्ग्रहणेषु हग्रहणम्‌ ॥ 


हकारस्य परोपदेशेऽड्ग्रहणेषु ग्रहणं कर्तव्यम्‌ आतोटि नित्यम्‌ , शइछोरिँ, 
दीर्घादटि समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-महाँ 
हिसः! 
~ डे 
उत्वं च ॥ 
उत्वे च हकारश्रहणं कर्तव्यम्‌ अतो रोरप्लुतादप्लुते हशि च हकारे 


लिक हैं, च्यन्जन ( हरू ) तो सात्राकालिक होता नही (वह तो अर्धमान्निक होता है ), 
उसका आचार्य ने उपदेश नही किया, उपदेश के विना उसकी सत्ता केसे जानी जाय । 
जो अविद्यमान हे उसे कैसे स्वीकार किया जाए ? 
हयवरय्‌ ॥५॥ 
सभी वणी का ( वर्णससाम्नाय में ) एक ही वार उच्चारण किया गया है, पर 
हकार ही का दो चार उच्चारण किया गया है, पहले भी और पीछे भी । यदि पहले 
ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे ही, तो इसमें क्या भेद पड़ता है ? 


( चा० ) हकार के केवळ पर उपदेश होने पर जिन सूत्रों में अट्‌ अहण किया 
है उनमें हकार भी गहण करना चाहिए, ( जैसे ) आतोऽटि नित्यम्‌ , शस्छो5टि , 
दीघाद्टि समानपदे इन सूत्रों में इकार परे होने पर भी ( इन सूत्रों से विहित कार्य ) 
होते हैं ऐसा कहना चाहिए ताकि मह हि सः--यहाँ भी स्त्व और अनुनासिक हो जाय। 
(वा०) उत्तर की कतेच्यता में भी हकार ग्रहण करना चाहिये अतो रोरप्छताद- 


१, सानुनासिक और निरनुनासिक यहा दो वणे हैं । 

२. यह सूत्र अट्प्रत्याहारार्थ हकार के उपदेश मे प्रसङ्गोच्चारित है। अट्कुप्वाङ्‌ 
आदि के साथ प्रसङ्ग से पढ़ दिया है। वस्तुतः इस अदू में हकार के उपदेश का कोई 
प्रयोजन नहीं । क्योंकि हकार परें रहते शकार का मिलना सर्वथा असम्भव हैं । 

३. उत्व के साथ भोभगोभघोभपूर्वस्य योऽशि यहाँ अग्र प्रत्याहार में भी 


हकार के उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिये । भो हसति देवा हसन्ति, आदि में हकार 
परे रहते रु को यत्व होता है । 


५४ ज्याकरणमहाभाण्य 


चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌--पुरुपो हसति ब्राह्मणो हसतीति । 
अस्तु तहि पूर्वोपदेशः । 
एर्वापदेशे किच्वक्सेड्विधयो झल्महणानि च ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं विधेयम्‌--स्निहित्वा, स्नेहित्वा, सिस्ति- 
हिपति, सिस्नेहिषति रलो व्युपधाद्धलादेः इति किस्वं न प्राम्मोति। 
क्सविधिः-क्सङ्च विधेयः--अधुक्षव्‌, अलिक्षत्‌ शल इगुपधादनिटः 
कस इति क्सो न घाप्रोति । इड्विधिः-इट्‌ च विधेयः-रुदिहि वलादि- 
लक्षण इण्न प्राप्रोति । झल्ग्रहणानि च । किम्‌ । अहकाराणि स्युः। तत्र को 
दोषः । झलो झलि इतीह न स्यात्‌-अदाग्यास्‌ अदाग्धम्‌। तस्मात्पूर्वः 
शचैवोपदेष्टव्यः परइच। यदि च किंचिदन्यत्राप्युपदेशे प्रयोजनमस्ति 
तत्राप्युपदेशाः कर्तब्यः। 
इदे विचार्यते-अथं रेफो यकारवकायाभ्यां पूर्व एवोपदिइयेत हरय- 
वस्‌ इति, पर एवं वा यथान्यासम्‌ इति । करुचाञ विशेषः । 


प्लुते की अनुवृत्ति करते हुए हशि च सूत्र में हकार परे होने पर भी उत्व हो ऐसा 
कहना चाहिये ताकि पुरुषो हसति, ब्राह्मणो हसति यहाँ भी उत्व हो जाय। अच्छा तो 
पूर्व ही उपदेश हो । 

(वा०) यदि पूर्वं ही उपदेश हो तो किच्च विधि, क्स विधि तथा इटू विधियाँ 
नही सिद्ध होतीं और जहाँ झल अहण किया गया है वह हकार-रहित होगा । 

यदि पूर्वोपदेश ही किया जाय तो कित्त्व का विधान करना पड़ेगा । स्निहित्वा, 
सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति में रलो व्युपधाद्धलादे'-इस सूत्र से हकार के रल्‌ प्रत्या- 
हारान्तर्गत होने से सेट्‌ क्त्वा ओर इडादि सन्‌ विकल्प से कित नहीं हो सकत । क्स- 
विधिः--क्स का भी विधान करना पडेगा | अधुक्षत्‌ , अलिक्षत्‌ (दुइ ओर लिह्‌ का छुड) 
में शळ इगुपधादनिटः क्सः इस सूत्र से क्स की प्राप्ति नहीं होती । इड्विधि--इट्‌ का 
भी विधान करना होगा (क्यो कि अव) वळादि प्रत्ययनिसित्तक इद्‌ की प्राप्ति नहीं। 
झळ्ग्रहण भी । क्या कहना चाहते हो ? यही कि अल प्रत्याहार इकार रहित हो जायेगे । 

अब इस बात पर विचार किया जाता है रेफ का यकार वकार से पूर्व ही 
उच्चारण करके (सूत्र को) हरयवट्‌ इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचार्य ने इसे 
रखा है (हयवरट्‌ के रूप मॅ) । तो इसमें क्या विशेष है ? 

१ यहाँ विधि शब्द में कर्मणि कि प्रत्यय समझना चाहिये । कित्त्व क्स इट्‌ 


ये विधेय हैं । 
२, वर्णी का उपदेश किसी शास्त्रीय प्रयोजन के लिये किया जाता है ( केवळ ) 


स्वरूपयोधन के लिये नहीं । 


द्वितीय आह्निक धुषु 
रेफस्य परोपदेशे ऽनुनासिकद्विर्वचनपरसवणप्रातिषेधः ॥ 


रेफस्य परोपदेशेऽचुनासिकद्विर्चचनपरखवर्णानां प्रतिषेधो चक्तव्यः। 
अनुनासिकस्य--स्वर्नयति, प्रातनयति यरोजुनासिकेऽनुनासिको वा 
(८४1४५) इत्यनुनासिकः प्राप्रोति । हिर्वचनस्य-मद्रहृद्‌ः, भद्रहदः यरः 
(८।३।४६) इति द्विर्वचनं घ्राप्रोति । परसवर्णस्य--कुण्ड रथेन, चनं रथेन 
अनुस्वारस्य ययि (८४५८) इति परखवर्णः प्रामोति। अस्तु तर्हि 
पूर्वोपदेशः । 

पूर्वापदेशे कित्वप्रातिषेधो व्यलोपवचनं च ॥ 

यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं प्रतिषेध्यम्‌ । देवित्वा दिदेविषति रलो ब्यु-- 
पधादिति किस्वं प्राप्तोति । नेष दोषः। नेवं विज्ञायते रलः व्यपधादिति। किं 
तर्हि । रळः अव्‌ व्युपधादिति । किमिदम्‌ अब्‌ व्युपघादिति। अचकारान्ताद्‌ 
व्युपधाद्‌ अव्व्युपधादिति । व्यलोपवचनं च--व्योश्च लोपो वक्तव्यः । 


(वा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसवण 
का निषेध कहना होगा । अनुनासिक के निषेध का विषय स्वनेयति, प्रातर्नयति, यहाँ 
यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इस सूत्र से रेफ को यर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत होने से अनु- 
नासिक प्राप्त होता है । द्विवचन के निषेध का विषय--मद्रइदः, भद्रद्ददः यहाँ अचो 
रहाभ्या दवे सूत्र से रेफ के यरप्रत्याहारान्तर्गत होने से द्वित्व प्राप्त होता है । परसवर्ण 
के निषेध का विषय--ङुण्डं रथेन, वनं रथेन यहाँ अचुस्वारस्य ययि परसवर्णः इस सूत्र 
से रेफ के ययू प्रत्याहवारान्तगैत होने से अनुस्वार को परसवर्ण प्राप्त होता है । अच्छा 
तो (रेफ का) पूर्व उपदेश ही हो । 

(वा०) पूव उपदेश होने पर कित्व का प्रतिपेध करना होगा और वकार यकार 
का झोप भी कहना होगा । म 

यदि (रेफ का) पूर्व उपदेश किया जाय तो कित्त्व का प्रतिषेध करना होगा 
देवित्वा दिदेविषति। यहाँ व्‌ के रळ्‌ प्रत्याहारान्तर्गत होने से रलो व्युपधाद्धलादेः ˆ 
संश्च (१।२।२६) इस सूत्र से सेट्‌ क्त्वा ओर सेट्‌ सम्प्रत्यय को विकल्प से किच्च प्राप्त 
होता है। यह कोई दोष नही । हम सूत्र का पदच्छेद रलः व्युपधात्‌ ऐसा नहीं समझते 
किन्तु ररः अव्‌ व्युपधात्‌ ऐसा समझते हैं । तो अव्‌ व्युपधात्‌ इसका क्या अर्थ है? जो 
व्युपध हो पर वकारान्त न हो उससे । व्‌ य्‌ का लोप भी--गोधेरः, पचेरन्‌ , यजेरन्‌ जीव्‌ 

घातु से रदानु प्रत्यय करने पर -- ऐसे स्थला मै कहना होगा, कारण कि अच रेफ 
वत्त्रत्याहारान्तर्गत न रहा अतः लोपोव्योवेलि ( ६।१।६६ ) इस सूत्र से लोप न हो 
सकेगा । यह कोई दोष नही । व्योवैलि सूत्र में रेफ का भी निर्देश (उच्चारण) आचार्य 


५९ व्याकरणेमंहाभाव्य 


गोधेरः, पचेरन्‌ , यजेरन्‌ , जीवे रदाचुः-जीरदाजुः। चळीति लोपो न 
प्राम्मोति नेप दोपः। रेफोऽप्यत्र निर्दिश्यते लोपो व्योर्‌ वलि इति, रेफे च 
वलि चेति । 

अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। ननु चोक्तं रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिक- 
द्विवचनपरखवर्णप्रतिपेध इति। अनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्यतिपेधो न 
वक्तव्यः, रेफोष्मणां सवर्णा न खन्ति। द्विर्वचनेऽपि। नेमौ रहो कार्यिणै 
हिविचनस्य । कि तर्हि । निमित्तमिमौ रहौ द्विर्यचनस्य। तद्यथा ब्राह्मणा 
भोज्यन्तां माठरकोण्डिन्यौ परिवेविषातामिति। नेदानीं तो सुञ्जाते' । 


इदं विचार्यते-इमेऽयोगवाहा न कचिदुपदिइयन्ते श्रूयन्ते च। तेषां 


ने किया है, लोपो व्योर्वलि ऐसा सूत्रन्यास अभिप्रेत है । ( संहिता कार्य से रेफ 
का लोप हुआ है )। अर्थ हुआ वळू परे होने पर भी लोप ददो और रेफ परे होने 
पर भी। 

अथवा ( सूत्रानुसार ) परोपदेश ही रहे ( क्या हानि है ? )। अजी अभी कहा 
था, परोपदेश होने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसवर्ण का प्रतिवेध करना होगा । 
अनुनासिक और परसवर्ण के निवेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि रेफ 
जोर उष्म वर्ण (ग घ स इ ) के सवण नहीं होते । रहा द्विवचन का निषेध, सो भी 
न कहना होया, कारण कि हकार यर्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से द्वित्व-रूप कार्य 
का भागी ही नहीं, और रेफ यद्यपि यर्‌ है तो भी द्वित्व विधि मे निमित्त होने से 
कार्यी नहीं हो सकता । ( इसमें लौकिक दान्त देते हैं ) जेसे ब्राह्मणा को भोजन 
कराया जाय, माठर और कौण्डिन्य (मठर और कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण) भोजन परोस । 
परोसते हुए वे स्वयम्‌ भोजन नहीं करते । 

अब इस वात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णी का 
कहीं भी उपदेश नहीं किया, पर शास्त्र मै और लोकव्यवहार में इनका श्रवण होता है। 
अतः शास्त्र-का्य के लिए इनका उपदेश होना चाहिए । अयोगवाइ नाम के कौन से 


१. सामान्यतया यह लोकव्यवहारसिद्ध वात है कि विशेष विधि द्वारा 
सामान्य विधि की वाधा हुआ करती हे । अचो रहाभ्यां द्वे इस द्वित्व विधि में यर्‌ 
सामान्य है । रेफ विशेष हैं । उसका निमित्तत्व प्रत्यक्ष विहित है । यर्‌ प्रत्यारारान्तर्गत 
होने पर भी उसका कार्यित्व प्रत्यक्ष विहित नहीं है किन्छु अनुमेय है। प्रत्यक्षविहित 
रेफ का निमित्तत्व उसके कार्यित्व को वाथ लेगा तो मद्रहदः में रेफ को द्वित्व नहीं 
होगा । दध्युदकम्‌ आदि में इको यणचि से होनेवाले यणादेग में तो इक्‌ का स्थानित्व 
प्रत्यक्ष है । अचि इस निमित्त के अन्तगत इक्‌ का निमित्तत्व अनुमेय है। वहा इक का 


द्वितीय भाहिकं ३७ 


कार्यार्थमुपदेशः कर्तव्यः। के पुनरयोगवाहाः । विसर्जनीयंजिक्षामूलींयोपे- 
ध्मानीयाजुस्वारनासिक्ययमाः । कथं पुनरयोगवाद्दाः । यदयुक्ता बहत्ति 
अनुपदिष्टारच श्रूयन्ते । क्क पुनरेषासुपदेशः कर्तव्य; । 
अयोगवाहानामट्छु णत्वम्‌ ॥ 

अयोगवाहानामद्सूपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌। णत्वम्‌ उरःकेण, 

उरःकेण, उरःपेण, उर^पेण । अड्व्यवाय इति णत्वं सिद्ध भवति । 
शर्षु जशभावषत्वे | | 

शषूपदेशः क्त्यः । किं प्रयोजनम्‌। जशूभावषत्वे। अयमुब्जिरुपध्मानीयोपधः 
पठथते। तत्र जइत्वे कृते उब्जिता, उब्जितुमित्येतदूपं यथा स्यात्‌ । यद्युब्जि- 


£ 


रुपध्मानीयोपधः पठयते, उब्जिजिषतीत्युपध्मानीयादेरेव द्विर्वचनं प्राप्मोति। 


वणे हैं ? (उत्तर)--विसग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीयश अनुस्वार, -अनुनासिक 
और यम । इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैँ ? इसलिये कि इनका योग=उपदेश ( अक्षर- 
समाम्नाय मै) किया नहीं, और इनका शास्त्र और लोक में वहन=च्यवद्दार होता हे । 
तो इनका कही उपदेश करना चाहिये ? 

(वा०) अयोगवाहों का अट्‌ प्रत्याहार में अन्तर्भाव करना चाहिये। इससे 
क्या सिद्ध होगा ? (उत्तर) णत्व । उरः केण, उर%केण उर.पेण उर*पेण, यहाँ अट्कृत 
व्यवधान द्दोने पर भी णत्व सिद्ध द्दोता दै । 

(वा०) शर्‌ प्रत्याहार में अयोगवाहौ का अन्तर्भाव करना चाहिये । इससे 
क्‍या सिद्ध दोगा ? जश भाव भौर घत्व । 

उब्ज घातु उपध्सानीयोपध ( जिसमें उपध्मानीय उपधा है ) पढ़ा है । शर्‌ 
में पाठ होने से शर्‌ झळ के अन्तगेत है ) झला जश्‌ झशि ( ८।४।५३ ) इस सूत्र से 
उपध्मानीय को जश्‌ होने पर उब्जिता, उब्जितुम्‌ ऐसा रूप सिद्ध दरोगा । ( शङ्का ) 
यदि उब्जु उपध्मानीयोपध पढ़ा है पेसा स्वीकार करते हो तो अजादेद्वितीयस्य 
(६।१।२) सूत्र से उपध्मानीय सहित द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व प्राप्त होता 


स्थानित्व प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसके निमित्तत्व का वाधक नहीं होता, क्योंकि तस्मादि- 
त्युचरस्य इत्यादि यण्‌ विधान रूप ज्ञापकों से स्थानी होता हुआ भी इक्‌, यण्‌ का 
निमित्त वन जाएगा । उदकम्‌ का उकार इक्‌ भी है और अच्‌ भी है । वहॉ उकार का 
स्थानित्व प्रत्यक्ष हे । निमित्तत्व अनुमेय हे । लक्ष्यानुरोध से कहीं पर बाध्यवाधक 
भाव में विशेष आदर भी नहीं किया जाता जैसे चिचीषति यहा दीर्ध और कित्त्व दोनों 
की प्राप्ति में कोई भी पहले हो सकता है । 

१. यदि द्विवचन की कतेव्यता मे जइत्व असिद्ध हे अथवा यदि पूर्वत्रासिद्धी- 
यमद्विवेचने इस परिभाषा के अनुसार जश्त्व सिद्ध ही है । दोनों अवस्थाओं में उविच्जि- 
षति ऐसा अनिष्ट रुप प्रसक्त होता है । 


५८ व्याकरणमदाभांप्य 


दकारोपधे पुनर्‌ न न्द्राः संयोगादयः इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । 
यदि दकारोपधः पठयते, का रूपसिद्धिः उब्जिता उब्जितुमिति। 
असिद्धे भ उदूजेः ॥ 

इदमस्ति-“स्तोः श्चुना इचुः” इति, ततो वक्ष्यामि भ उदूजेः, उदजेः 
इचुना सन्निपाते भो भवतीति। तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌। निपातनादेच 
सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। “भुजन्युव्जी पाण्युपतापयोः” इति। इहापि तर्हि 
घ्राप्नोति-अभ्युङ्गः समुद्ठः इति। अकुत्वविषये तन्निपातनम्‌। अथवा नेतदुव्जे 
रूपम्‌ । गमेरेतद्‌ ढयपसगाड्डो विधीयते । अभ्युद्गतोऽभ्युदूगः, समुद्गतः 
ससुदूग इति। घत्वं च प्रयोजनम्‌। सर्पिःपु 'घनुःपु । शर्व्यचाये इति पत्वं 
सिद्ध भवतीति। नुस्विसरजनीयशार्व्यचायेऽपि’ इति विसज॑नीयग्रहणं न कर्तव्यं 
भवति। नुमश्चापि तहिं ग्रहणं शाक्यमक्तुम्‌। कथं सर्पीषि धनूंषि । 


हे इससे उब्जिजिषति यह इष्ट रूप सिद्ध न होगा । दकारोपध ( उदज्‌ ) मानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६।१।३ ) इस सूत्र से दकार के द्विवचन का निषेध हो 
जाने से द्वितीय एकाच जिस्‌ को द्वित्व होगा । यदि दकारोपध ( उद्ज्‌ ) पाठ है तो 
उब्जिता, उड्जितुम्‌ इन रूपों की सिद्धि कैसे होगी ? 
असिद्धे भ उद्जे; ॥ 
झसिद्ध काण्ड त्रिपादी में स्तोः श्चुना इचु" ( ८1४४० ) यह पढ़ा है, वहां 
इसके आगे भ उदूजेः ऐसा पढ़ देंगे, अर्थ होगा-- इचु (शकार चत्री) के योग 
में उद्ज्‌ के सकार तवर्ग को भ हो ( और वह अव्यवहितपू्धे दू को ही होगा )। तो 
क्या ऐसा अपूर्वं वचन करना चाहिए ? नहीं । निपातन से ही इृष्टसिद्धि हो जाएगी । 
कीन सा निपातन? भुजन्युव्जी पाण्युपतापयोः ( ७३।६१ ) (यही न्युब्ज में 
दू के स्थान में भू निपातित है, और जइत्व से उसे व्‌ हुआ है ) । यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार ) अभ्युद्दः 
समुद्गः यहाँ भी दकार का श्रवण न होकर वू का ही श्रवण होना चाहिए। (उत्तर) 
यह विशिष्टविषयक निपातन है जहाँ चजो, कु घिण्ण्यतो. ( ७३॥५२ ) सूत्र से 
कुत्व प्राप्त हो और ङ॒त्वाभाव निपातन किया हो वही इस भत्व का विधय है । 
अथवा यूँ समझिए- ये दोनों रूप उव्ज्‌ घालु के नही हैं। येतो गम्‌ धातु से दो 
उपसर्ग अभि उद्‌, और सम्‌ उद्‌ रहते ड प्रत्यय से निम्पन्न होते हैं ।. अभ्युद्ग- 
अभ्युद्गत, समुद्ग--न्समुद्गत । 
दार्‌ पाठ में घत्व भी प्रयोजन हे । जैसे सर्पि.घु धनु-पु यहां शर्‌ कृत व्यवधान 
दोने पर पत्व सिद्ध द्वोवा हे । इस पाठ का यद्द भी छाभ है नुम्विसर्जनीयशार्व्यवाये$पि 


द्वितीय भाहिक ९९ 


अनुस्वारे छते 'शर्‌व्यवाये' इत्येव सिद्धम्‌। अवद्यं नुमो ग्रहण कर्तव्यम्‌। 
अनुस्वारविशेषणं बुम्प्रहणम्‌ । जमो योजञ॒स्वारस्तस्य यथा स्यात्‌, इह मा 
भूत्‌-पुंस्विति । अथवाऽविशेषिणोपदेशः कर्तव्यः । कि घयोजनम्‌। 
अविशेषेण संयोगोपधासंज्ञाऽळोम्त्यद्विवःचनस्थानिवद्भावप्रतिषेधाः ॥ 

अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌, उरेन्जक, हलोऽनन्तराः संयोग 

इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुर्विति गुरुसंशा गुरोरिति प्लुतो भवति। उपधा- 
संज्ञा च प्रयोजनस्‌--ढुप्कृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , निष्पीतम्‌ , इदुदु- 

(८।३।५८) --इस सूत्र मै विसजनीय ग्रहण नही करना पड़ता (यह लाघव है )। 
तो सूत्र में चुम्‌ का ग्रहण भी छोड़ा जा सकता हे । यदि पूछो सपीषि, धनुषि मे षत्व 
कैसे सिद्ध होगा ? नुम्‌ को अनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के शर्‌ अन्तःपाती 
होने से शर्‌ व्यवाये--इसी से षत्व हो जायगा । ( नहीं ) नुम्‌ का तो अवश्य ग्रहण 
करना होगा । सूत्र मै चुम्‌ ग्रहण अनुस्वार का विशेषण है ( अनुस्वार विशोष्य 
है), अथे हुआ चुस्‌ का ( नुम्स्थानिक ) जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर 
घत्व हो, इससे एंए यहाँ षत्व नहीं होता (यहां पुम्स्‌ के म्‌ को अनुस्वार हुआ है )। 

अथवा किसी प्रत्याहारविशेष मे न पढ़कर अयोगवाहा को अळू आदि 
सामान्य प्रत्याहारो में पढ़ना चाहिए । क्या प्रयोजन है ? 


( वा० ) सामान्यरूप से अळ्‌ आदि प्रत्याहदारा मे अयोगवाहा के पाठ के ये 
प्रयोजन हँ---संयोगसंज्ञा, अळोन्त्यविधि, द्विवचन तथा स्थानिवद्भावप्रतिषिध-सिद्धि । 

सामान्य रूप से अल अन्तगेत होने से संयोगसंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता हे-- 
उ३्च्जक, यहां हलोनन्तराः संयोगः ( १।१।७) इस सूत्र से संयोगसंज्ञा, संयोगे 
गुरु ( १।४।११ ) इस से गुरु संज्ञा और उस गुरु को गुरोरनृतः (८।२।८६) इत्यादि 
सूत्र से प्छुत सिद्ध होता है। उपधा संज्ञा प्रयोजन है--दुष्कृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , डुष्पीतम्‌ , 

निष्पीतम्‌--यहां दुष्कृतम्‌ इत्यादि मे विसजनीय (जिह्वामूलीय, उपध्मानीय) को अछ्‌ 

१. अनुस्वार शर्‌ प्रत्याहारान्तगेत है, इस लिए अनुस्वार-कृत व्यवाय में भी 
षत्व सिद्ध ही था, तो नुम्‌-प्रहण क्यों किया? नुमू-ग्रहण नियमार्थ है । नुम्‌ के स्थान 
मे जो अनुस्वार हुआ उसी के व्यवाय होने पर पत्व हो अन्यत्र मत हो । जिस तरह 
नक्षत्रे इष्ट्वा वाचं विरूजेव्‌ (नक्षत्र दशन होने पर मौन ब्रत तोड़ दे) यहा नक्षत्रदीन 
काळ-विशेप का उपलक्षण है, जिससे दिन में नक्षत्र द्दीन होने पर भी मौन-त्याग नहीं 
होता, और रात्रि को मेघादि के होने से नक्षत्र दर्शन न होने पर मौन त्याग होता है, 
इसी तरह नुम्‌ के होते हुए अनुस्वार के अभाव में षत्व नहीं होता, पर नुम्‌ के न रहने 
पर तत्स्थानापन्त अनुस्वार के होने पर पत्व होया । 


१०० व्याकरणसहाभाण्य 


पधस्य-चापत्ययस्येति षत्व॑ सिद्धं भवति । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । न इदु 
दुपध-अहणेन विसर्जनीयो, विशेष्यते । किं तर्हि । सकारो विशेष्यते-इदु- 
दुप॒धस्या सकारस्य यो विसर्जनीय इति । अथवोपधाग्रहणं न करिष्यते, 
इदुद्भ्यां तु परं विसर्जनीय विशोपयिष्यामः-इदुद्भ्यासुत्तरस्य विसर्ज- 
नीयस्येति। अळोऽन्त्यविधिइच प्रयोजनम्‌--वृक्षस्तरति, प्लक्षस्तरति। 
अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यलोऽन्त्यस्य सत्वं सिद्धं भवति। एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌ । निर्दिञयमानस्यादेशा भवन्तीति विसर्जनीयस्येव 
भविष्यति । द्विवचनं च प्रयोजनम्‌ उर<>कः ¦ उर~>पः : अनचि च अच 
उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विर्वचन सिद्धं भवति । स्थानिवद्भाचप्रति- 
पेघइच प्रयोजनम्‌--यथेह भवति उरःकेण, उरःपेणेति अड्व्यवाय इति 
णत्वम्‌, एवमिहापि स्थानिवद्धावात्‌ प्राभोति--व्यूढोरस्केन महोरस्केः 
नेति । तञानल्विधाविति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । 


सानकर उकार, इकार की अलोन्त्यात्‌ पूर्व उपधा ( १।१।६५ ) इस शास्त्र से उपधा 
संज्ञा सिद्ध होती दै । तब इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) इस सूत्र से विसजेनीय 
को पत्व-हो जाता है । यह कोई प्रयोजन नहीं । इदुदुपध--यह विसजैनीय का विशेषण 
नही; तो किस का ? यह सकार का विशेषण है ( विसर्ग होने से पूर्व सान्तावस्था मे 
इकारोपध उकारोपध जो सकार उस के विसर्ग को धत्व होता है ऐसा अर्थ होगा) । 
थवा प्रकृतसूत्र मै उपधा ग्रहण न करेंगे, इकार उकार को परविसजनीय-का विशेषण 
यनायेंगे ।-अर्थ होगा--इ, उ से अव्यवहित उत्तर जो विसरे उसे घत्व होता है । 
अलोन्त्यविधि भी प्रयोजन, है--जैसे बक्षः तरति, प्लक्ष. तरति मै विसजेनीयस्य स ( ८। 
३।३४) इस सुत्र से विसञेनीयान्त को सू प्राप्त होने पर पष्ठी निर्दिष्ट कार्य अन्त्य अल्‌ के 
स्थान में होता है, इख वचन से अन्त्य अछ दिसर्ग के स्थान में होता है। यह भी प्रयोजन 
नहीं । सकार आदेश हे और आदेश सूत्र में साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं इस 
परिभाषा के अनुसार स्‌ विसरे के ही स्थान में होगा। द्विर्वचन भी प्रयोजन है-- 
उर%*कः :, उर%% प. : यहाँ विसजेनीय, जिह्वामूलीय उपध्मानीय के अल प्रत्याहार 
में पाठ करने से यर्‌ प्रत्यादारान्तरीत होना भी अपने आप सिद्ध हो जाता हे, तब 
अनचि च सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्वित्व हो जाता है। स्थानिवद्धावम्रतिषेध 
सी प्रयोजन है--जैसे उरः केण, उरःपेण अड्व्यवाय होने पर भी णत्व होता है, 
वैसे ही स्थानिवद्भाव से च्यूढोरस्केन मद्दोरस्केन यहाँ भी प्राप्त होता दै। अव बिसजै- 
नीय के अळू होने से स्थानी अळू के आश्रित यदि कोई विधि कर्तब्य हो तो अनल्विधौ 
इस वचन से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता है (जिस से स्‌ का च्यवधान होने 
से णत्व रुक जाता है ) । 


= 
ना 


द्वितीय आह्निक.” १०१ 
कि पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः, आहोस्विदनर्थकाः । 
अर्थवन्तो वर्णधातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामिकवर्णानामर्थदर्शनात्‌ ॥ 


अर्थवन्तो वर्णाः । , कुतः, धातुघ्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णाना- 
मर्थद्शनात्‌ । घातव एकवर्णा अर्थवन्तो इञ्यन्ते एति, अध्येति-अधीते 
इति । प्रातिपदिकान्येकवर्णान्यर्थवन्ति आभ्याम्‌, पसिः, एघु। प्रत्यया 
अर्थवन्तः--औपगवः, कापटवः । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः--अ अपेहि, 
इ इन्द्रं पय, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम। धातुपातिपदिकप्रत्ययनिपाताना- 
मेकवर्णानामर्थदशेनान्मन्यामहे-अर्थवन्तो वर्णा इति । 


ब्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ 


वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहेऽर्थवन्तो वर्णा इति। कूपः 
सूपो यूप इति । कूप इति खककारेण कदिचदर्थो गम्यते । खूप इति ककारा 


तो क्या ये (सभी) वर्ण.अर्थवान्‌ हैं अथवा अनर्थक हैं ? 


(चा०) वर्ण अर्थवान्‌ हैं क्योकि हस देखते हैं कि एकवणेघटित धातु, 
प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात अर्थ वाले हैं । 

वर्ण अर्थवान्‌ हैं । यह क्यांकर ? इसलिये कि एक वर्ण वाले धातु, ग्रातिपदिक, 
प्रत्यय और निपातो का अर्थ देखने में आर्ता हे । धातु एकवणघटित अर्थवान्‌ देखे 
जाते हैं ( जैसे ) इण्‌ ( गत्यर्थक ), भधिइक्‌ ( स्मरणार्थक ), अघि इङ्‌ ( अध्य- 
यनार्थक ) । प्रातिपदिक एकव्रणेघटित अर्थ वाले देखे जाते हैं ( जैसे ) आभ्याम्‌, 
णुसिः, एपु ( यहाँ विभक्ति परे होने पर इदम्‌ के स्थान में अ भात्र अवशिष्ट रहता 
है और यही तदथ का वोधक है ) । प्रत्यय ( एकवर्णघटित ) अर्थ वाले देखे जाते हैं, 
( जैसे ) औपगव , कापटवः ( यही अण॒ प्रत्यय हे )। एक वर्ण वाले निपात अर्थवाले 
देखे जाते हैं ( जैसे ) अ अपेहि, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ट, अ अपक्राम ( यहाँ अ, 
इ, उ का वितर्क आदि अर्थ है ) । सो धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात--इनका 
एकत्र्णीवटित होने पर भी अर्थ देखा जाने से हम समझते हैं कि वर्ण अर्थवान्‌ हैं । 

(वा०) वर्ण के बदर जानि पर अर्थ बदल जाने से ॥ 

वर्ण के बदर जाने पर अर्थ बदल जाने से हम जानते हैँ कि वर्ण अर्थवान्‌, 
हँ । (उदाहरण) कूपः, सूप , युपः । कूप शब्द में जव तक ककार है तब कुछ विशेष 





१. प्रक्रियोपयोगी प्रकृति-प्रत्ययो का वणे स्फोट मान कर वाचकत्व कहा गया 
a =e 
हे । शात्र-व्यवहार में ही इसका उपयोग।है । इस वासना से वासितान्त,करण शासन 
भी लोकव्यवहार में ऐसा कहते हैं । 


१०२ प्याकरणमहाभाप्य 


पाये सकारोपजने चार्थान्तर॑ गस्यते। यूप इति ककारसकारापाये यकारो- 
पजने चार्थान्तरं गम्यते । तेन मन्यामहे - यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः 
रूपे सूपार्थः स खकारस्य, यो यूपे यूपार्थः ख यकारस्येति । 


© ~ 0 ७ 
वणानुपळव्धी चानथगतेः ॥ 


चर्णाडुपळच्धो चानर्थगतेर्मन्यामहेऽथवन्तो वर्णा इति। वृक्ष ऋक्षः, 
काण्डीर आण्डीरः। वृक्ष इति सवकारेण कञ्चिद्थौ गम्यते, ऋक्ष इति 
वकारापाये सोर्थो न गम्यते। काण्डीर इति सककारेण कश्निदर्थों गम्यते, 
आण्डीर इति ककारापाये सोर्थों न गम्यते । किं तह्च्यते--अनर्थगतेरिति । 
न साधीयो ह्यतार्थस्य गतिर्भवति । एवं तर्हीदे पठितव्यं स्यात्‌--चर्णाचु- 
पलब्धी चातदर्थगतेरिति। किमिदमतदर्थगतेरिति। तस्यार्थस्तदर्थः । तदर्थस्य 
ग तिस्तदर्थगतिः । न तदर्थगतिरतदर्शगतिरतदर्थगतेरिति। अथवा सोर्थस्त- 
दर्थस्तदर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः न तदर्थगतिरतद्‌र्थगतिरतदर्थगतेरिति!। ख 
अर्थ का बोध होता है । सूप में ककार के चले जाने से भोर सकार के आ जाने से कोई 
दूसरा अर्थ प्रतीत होता हे! युप मे ककार सकार दोनों के चले जाने से और यकार 
के आ जाने से कुछ और ही अर्थ का वोध होता है। इससे इम जानते हैं कि कूप 
गाव्द म जो कुआं अर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अथ हे वह सकार का है 
और यूप में जो यूपाथ (यज्ञिय पञ्जु-वन्धन काळ) है वह यकार का है । 
(दा०) वर्ण का अददीन (अश्रवण) होने पर (पूवे) अथ का बोध न होने से ॥ 
(मा०) वर्ण का अददीन (अश्रवण) होने पर जो (पूर्व) अथे का बोध नहीं होता 
इससे हम जानते हैं कि वर्ण अर्थवान्‌ है । (उदाहरण) वृक्ष ऋक्ष, काण्डीर आण्डीर । 
चकार सहित बृक्ष का कुछ विशेष अर्थ ( पादप ) अवगत होता हे, जव वकार नहीं 
रहता तो त्र्क्ष मात्र से उस अथ का वोध नहीं होता । इसी प्रकार काण्डीर शब्द जब 
ककार सहित है तव किसी एक अथै का बोधक होता है, जब ककारके चले जाने से 
आण्डीर रूप रहता है तब उस अथै का बोधक नहीं होता। अनर्थगतेः यहां क्या 
कहा हे? इस वचन से अच्छी तरह अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती। अच्छा तो ऐसा 
पढ़ना चाहिए -- वर्णानुपलव्वी चातदर्थगतेः । अतदर्थगतेः इसका क्या अथे है? 
तदर्थः=उसका अथ । तदर्थगतिः=उसके अथे की प्रतीति । नन्पूर्वक पञ्चम्यर्थं का अर्थ 
होया=उसके अर्थ की प्रतीति न होने से। अथवा तदर्थः ( समानाधिकरण तत्पुरुष 
मानकर) वह अथ | तदर्थगतिः=्उसर अथ का बोध । नन्पूर्वक पञ्चम्यन्त अतदर्थगतेः 
का अधर होगा-उस अथ का वोध न होने से। तो फिर ऐसा निर्देश करना चाहिए 
१, ऋक्ष=्नक्षत्र (नपुंसक लिंग म), भाल, (पुँल्लिंग में) । काण्डीर=काण्डवान्‌ 
=शरधारी । आण्डीरः=्भण्डवान्‌ । अण्डपर्याय आण्ड भी है और आण्डी भी । 


द्वितीय आह्विक १०३ 


तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्य; । न कर्तव्यः। उत्तरपदलोपोत्र द्रष्टव्यः। तयथा-- 
उष्टूसुखमिव सुखमस्य उष्ट्रमुखः, खरमुखः । पचमतदर्थगतेरनर्थगतेरिति। 


सङ्धातार्थवत्वाच्च || 


सङ्घातार्थवत्वाञ्च मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। येषां संघाता अर्थ- 
वन्तः, अवयवा अपि तेषामर्थवन्तः। [यिषां पुनरवयवा अनर्थकाः ससुदाया 
अपि तेषामनर्थकाः] तद्यथा--एकश्वक्षुष्मान्‌ दर्शने समर्थः तत्समुदायः 
शतमपि समर्थम्‌। एकञ्च तिळस्तैळदाने समर्थः तत्समुदायः खार्यपि 
तेळदाने समर्था । येषां पुनरवयवा अनर्थकाः ससुदाया अपि तेपामनर्थकाः। 
तद्यथा-पकोन्धो दशनेऽसमर्थस्तत्समुदायः शतमप्यसमर्थम्‌। एका च 
सिकता तैळदानेऽसमथो तत्समुदायरच खारीशतमप्यसमर्थम | 

यदि तर्हीमे वर्णा अर्थवन्तः, अर्थवत्कृतानि प्राप्नुवन्ति। कानि। 
अर्थवत्प्रातिपद्कम्‌ इति प्रातिपदिकसंक्षा, प्रातिपदिकादिति स्वाद्यत्पत्तिः, 
सुबन्तं पदमिति पद्खंज्ञा। तत्र को दोषः। पदस्य’ इति नलोपादीनि 
प्राप्नुचन्ति धने वनमिति । 

नहीं । अनथंगतेः में ( नज्‌ की अपेक्षा से ) उत्तरपद तदू का लोप समझना चाहिए । 

जैसे (अन्यत्र भी) उष्ट्मुखमिव सुखमस्य इस विग्रह के आश्रित उष्ट्रमुखः (और इसी 
प्रकार खरमुखः) में उत्तरपद मुख का लोप देखा जाता है। ऐसे ही अतदर्थगतेः के 
स्थान में अनर्थगतेः (उत्तरपद तद्‌ का लोप करके कहा है) । 

( वा० ) सङ्घात (वर्णससुदाय) के अर्थवान्‌ होने से ॥ 

सङ्घात के अवान्‌ होने से हम जानते हैं वर्ण अर्थवान्‌ होते हैं। ( इसमें 
हेतुमभनुकूल तर्क यह है )। ( जिन अवयवो के ) सङ्घात अर्थवान्‌ होते हैं वे 
अवयव भी अर्थवान्‌ होते हैँ । [ ओर जिनके अवयव अनर्थक होते है उनके सङ्घात 
समुदाय भी अनर्थक होते हैं ] जैसे एक पुरुष आँखोवाला देखने मै समर्थ है ऐसे 
सो का समुदाय भी समभे हे । एक तिल तेल देने में समर्थ हे ऐसे तिलो का समुदाय 
खारी परिमाण भी तेल देने में समथ हे । और जिनके अवयव अनक होते हैं उनके 
समुदाय भी अनथक होते हैं । जैसे एक अन्धा पुरुष देखने मै असमथ है, ऐसो का 
समुदाय सो अन्धे भी देखने मै असमर्थ हैँ । रेत का एक कण तेल देने मे असमै है, 
उनका समुदाय सौ खारी परिमाण भी तेल देने में असमर्थ है । 

यदि ये वर्ण अर्थवान्‌ हैं. ऐसा स्वीकार करते हो तो जो (शास्त्रीय ) कार्य 
अर्थवान्‌ को होते हैं इन्हें भी होने लगेगे। वे कोन से हैं ? अर्थवान्‌ शव्द की प्राति- 
पदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति होती है कोर स्वादि- 
प्रत्ययान्त (सुबन्त) की पदसंज्ञा होती है। इसमे क्या दोप आता हे? पदसंज्ञा होने पर 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यादि से धनं वनं इत्यादि से नकोप शादि प्राप्त द्वोते हे । ` 


१०४ व्यार्करणंसहाभाप्ये 


सङ्कातस्यैकार्थ्यात्युत्रमावो बणीत्‌ ॥ 
सङ्कातस्यैकत्वमर्थः । तेन वर्णात्सवुत्पत्तिन भविष्यति । 
अनर्थकास्तु प्रतिवर्णमर्थादुपळव्धेः || 


अनर्थकास्तु वर्णाः । कुतः । प्रतिवर्णमर्थादुपलव्धेः । नहि प्रतिवर्ण- 
मर्था उपलभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति । वर्ण वर्ण प्रति प्रतिवर्णम्‌ । 


व्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदनात्‌ ॥ 


वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेप्वर्थदशनान्मन्यामहे--अनर्थका वर्णा 
इति । वर्णव्यत्यये--क्ृतेस्तर्कः, कसेः सिकताः, हिंसेः सिंहः । वर्णव्य- 
त्ययो नार्थव्यत्ययः । अपायो लोपः-हतः, घ्नन्ति, घ्नन्तु; अध्नन्‌ । वर्णा- 
पायो नार्थापायः । उपजन आगमः--लविता ळवित॒म्‌ । वर्णोपजनो नार्था- 
पजनः । चिकार आदेशः--घातयति घातकः । चर्णविकारो नार्थविकारः । 


(वा०) सद्भाव (वर्णससुदाय) के एकार्थवाचक होने से प्रतिवण से सु आदि 
प्रत्यया की उत्पत्ति नहीं होती । 


सङ्घात ( वर्ण समुदाय ) का एकत्व अर्थ हे, अत. सद्धात से सु प्रत्यय की 
उत्पत्ति होगी, प्रतिवर्ण से नहीं (यद्यपि एक-एक वणे का भी एकत्व अथे है) । 


(वा०) वर्ण तो अनर्थक हैं प्रतिवण में अथे की उपलव्धि न होने से ॥ 


वर्ण तो अनर्थक हैं । केसे ? प्रत्यक वर्ण भे अर्थ के न देखे जाने से। वर्ण-वर्ण 
मे तो अर्थी की उपलव्धि होती नही । प्रतिवणमू का क्या अथै है ? वणे वर्ण में । 


(वा०) वर्ण व्यत्यय (पूवीपर वणे व्यत्यास), वर्णापाय ( बर्ण-लोप ), वर्णोपजन 
(वर्णागम) और वर्णविकार (वर्ण-आदेश) के होने पर अथ देखे जाने से ॥ 

वर्णव्यत्यय, अपाय, उपजन, चिकार इन के होने पर ( भी ) अर्थ देखे जाने 
से हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं । वर्णव्यत्यय होने पर कृती छेदने से तर्क सिद्ध 
होता है, कस गतो से सिकता, हिसि हिंसायाम्‌ से सिह । यहाँ वर्णब्यत्यय तो स्पष्ट 
है पर अर्थव्यत्यय कुछ भी नहीं । अपाय नाम लोप का है। जैसे हतः घन्ति घ्नन्तु 
अघ्नन्‌ मै हन्‌ धातु के मध्यवर्ती अकार का लोप हुआ है 1 वर्णापाय तो हे पर अर्थापाय 
कुछ भी नहीँ । उपजन नाम आगम का है। जैसे रूविता ळविदुम्‌--यहा लघातु से 
आार्धधातुक प्रत्यय को इट्‌ आगम ( उपजन ) हुआ हे, पर अर्थोपजन कुछ भी नहीं । 
चिकार नाम आदेश का है । जैसे घातयति, घातकः । यहाँ हन्‌ कें हू को घ हुआ । 
दणीविकार तो हुआ दै अर्थविकार कुछ भी नही । ( यदि वर्ण अर्थवान्‌ होते तो ) जैसे 


द्वितीय शाह्िके १०७ 


यथेव वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति, तद्गदर्थव्यत्ययापायोपजन- 
विकारैभवितव्यम्‌ । न चेह तद्वत्‌ । अतो मन्यामहे--अनर्थका वर्णा इति। 

उभयमिद वणेषृक्तम्‌-अर्थवन्तोऽनर्थका इति च । किमत्र न्याय्यम्‌। 
उभयमित्याह । कुतः । स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधीया- 
नानां च केचिदर्थेथुज्यन्ते, अपरे न । 

न चेदानी कश्चिदर्थवानिति कत्वा सर्वेरर्थवद्धिः शक्यं भवितुम्‌ , 
कडहिचद्वा$नर्थक इति कृत्वा सवेरनर्थकैः । तत्र किमस्माभिः शक्यं कतुस--- 
यद्धातुप्रातिपद्किप्रत्ययनिपाता एकवणी अर्थवन्तो5तो5न्ये5नर्थका इति। 
स्वाभाविकमेतत्‌ । कथं य एष भवता वर्णानामर्थवत्तायां हेतुरुपादिष्ट/-- 
अर्थवन्तो बर्ण धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णीलामर्थद्शनादूच्य 
त्यये चार्थान्तरगमनाद्वर्णानुपलब्धो चानर्थगतेः सङ्घातार्थवत््वाच्चेति। सङ्घाः 
तान्तराण्येवैतान्येवञजातीयकान्यर्थीन्तरेषु वर्तन्ते कूपः सूपो यूप इति। यदि 
हि वर्णव्यत्ययङृतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌ , भूयिष्ठः कूपार्थः सुपे स्यात्‌, सूपा- 
थश्च कूपे, कूपार्थ्च यूपे, यूपार्थशच दूपे, खुपार्थइच यूपे, यूपार्थशच सुपे । 


वर्णव्यत्यय आदि होते हैं वैसे ही अथैव्यत्य आदि भी होने चाहिये थे, पर ऐसा होता 
नही । इस से हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं । 


वणौ के विषय मे यह दोनो बातें कही गई हं--वर्ण अर्थवान्‌ हैं, वर्ण भनर्थैक 
हैं। इस में न्याय्य पक्ष कौनसा है ? दोनों पक्ष न्याय्य हैं । यह केसे ? स्वभाव से । 
जैसे एक बराबर यत्त करते हुए और पढ़ते हुए छात्रों में से कुछ अर्थवान्‌ ( सफल ) 
होते हैं, दूसेर नहीं । 

किसी एक के अर्थवान्‌ ( सफल, अर्थयुक्त ) होने से सभी तो अर्थवान्‌ नहीं हो 
जाते भौर न ही कोई एक अर्थशून्य ( असफल, अ्थरहित ) है तो इतने से सभी अस- 
फल हों ऐसा कोई नियम हे । यहाँ हमें क्या सिद्धान्त करना चाहिये-यही कि एक 
वर्णघडित धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात अर्थवान्‌ हैं, इनसे अतिरिक्त अनर्थक हैं । 
ओर यह स्त्रभावसिद्ध हे । ये जो पूवैपक्षी ने वणौ की अर्थवत्ता ( साथैकता ) मे हेतु 
दिये हें--अर्थवन्तो वणी धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्ीनात्‌ इत्यादि 
उनका क्या समाधान हे? (इस पर सिद्धान्ती कहता हे) कूप, सूप, यूप, इत्यादि स्वतन्त्र 
एक दूसरे से असम्बद्ध सञ्घात हें और इसीलिये भिन्न-भिन्न अर्थी से वर्तमान हें । यदि 
चर्ण के बदलने से सञ्जात ( एक माना हुआ ) का अर्थ बदलता हो, तो चहुतसा 
कूपार्थ सूपशब्द से बोधित होना चाहिये (कुछ अंशा न भी हो), सूप का बहुतसा अर्थ 
फूप शब्द से, बहुतसा कृपार्थ यूपशव्द से, बहुतसा यूपाथे कूपराव्द से, बहुत सा सूपार्थ 
यूपशच्द से भोर वहुतसा यूपार्थं सूपशब्द से। पर चूँकि सूप का अशमात्र अर्थ भी 


५०६ व्यार्केरणिमरहाभाण्यं 


यतस्तु खळु न किञ्चित्खूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, 
सूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा सुपे, सूपस्य वा यूपे । अतो मन्यामहे- खंह्गाता- 
न्तराण्येतान्येचञ्जातीयान्यर्थान्तरेषु चतेन्त इति। 

इदं खल्वपि भवता वर्णानामर्थवत्तां छुबता साधीयोऽनर्थकत्वं योतितम्‌। 
यो हि मन्यते--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सपार्थः स सकारस्य, 
यो यूपे यूपार्थः स यकारस्योति, ऊपशव्दस्त्वस्यानर्थकः स्यात्‌। तन्रेदमपरिः 
इते सह्वातार्थवत्त्वाच्च इति । पतस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञायां परिहारं वक्ष्यति । 

अइउण्‌, कलक, ए ओड, ऐ औच्‌ । 
ग्रत्याहारेऽचुबन्धानां कथमञ्ग्रहणेषु न 


यूपशब्द से बोधित नहीं होता, नाहीं सूप का यूपशव्द से, यूप का कूपराव्द से, कूप 
का यूपशब्द से, सूप का कूपशब्द से, कूप का सूप शब्द से, इससे हम जानते हैं कि 
कूप, सूप, यूप--ये स्त्रतन्त्र सङ्घात अपने-अपने अर्थी मै व्यवहृत होते हैं । 

आपने वणी की अर्थवत्ता का उपपादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उन 
की अनथैकता झलका दी । यदद जो आप मानते दै कि जो कूप शब्द में कृपाथ है वदद 
ककार का दै, सूप शब्द में जो सूपाथै है वह सकार का है, यूपशब्द में जो यूपार्थ है 
वह यकार का है, ऐसा मानने से 'ऊप' शब्द तो अनर्थक हो जाता है (यह क्यो नहीं 
देखते ! ) । र्दा सड्घातार्थवत्वाच्च इस हेतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपदिकसेज्ञावि- 
धायक सूत्र 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? में कहेंगे । 

अइ उण्‌, ऋ लक, ए ओंड, ऐ औच्‌ । 

( वा० ) अच प्रत्यादार मै जो अनुबन्ध (ण्‌, क्‌, ङ्‌, च) सुने जाते हैं उन 
का अच ग्रहण से ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? 

१. इसी बात को वाक्र्यपदीयकार महावैयाकरण श्रीभतृहरि ने इस प्रकार कारिका 
में निवन्धन किया हे-- 

न कूपसूपयूपानामन्वयोथेस्य विद्यते । 
अतोऽर्थान्तरवाचित्वं सद्डातस्यैव गम्यते ॥ 

२ वहों यह परिहार कहा है--दृष्टो ह्यतदर्थेन गुणेन गुणिनोञथैभाव', ऐसा 
देखा जाता है कि एक-एक अवयव में जो गुण नही है वह भी कहीं अवयवी ( सङ्घात ) 
में आ जाता है जैसे रथ के प्रत्येक अड्ड में गति क्रियाविपयक सामर्थ्य नहीं तो भी 
समुदाय रथ में गति--सामथ्य होता है, अथवा जैसे सुरा के प्रत्येक घटक अवयव-- 
द्रव्य में मादकता गुण नहीं तो भी अवयवी ( उन अवयवो से घटित ) ( समुदाय ) 
सुरा मे माटकता देखी जाती है, सो यह कोई नियम नहीं कि संघात यदि अर्थवान्‌ है 
तो अवयव भी अर्थवान्‌ ही हों । अतः जहां अन्वय-व्यतिरेक से अर्थवत्ता सिद्ध हो वहीं 
स्वीकार करनी चाहिए, न कि सर्वेत । 


द्वितीय आद्विक १०७ 


य एते5श्लु प्रत्याहाराथी अचुवन्धाः क्रियन्ते णतेषामज्ग्रहणेन ग्रहणं 
कस्मान्न भवति | किं च स्यात्‌! दाधि णकारीयति, इको यणचि हाते 
यणादेश. प्रसज्येत । 

आचारात. 

किमिदमाचारादिति । आचार्याणामुपचारात्‌ । नेतेप्वाचार्या अच्का- 

याणि कृतवन्त. । 
अप्रधानत्वात्‌ 

अप्रधानत्वाच्च। न खल्वेतेपामश्षु पाधान्येनोपदेशाः कियते । क्क 
तर्हि । हल्पु। कुतः । पपा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते यज्ञुल्यजातीयांस्तुल्य- 
जातायेषूपदिशति-अचोऽश्चु हलो हल्पु । 

लोपश्च बलवत्तरें: 


जो ये अचं में प्रत्याहार ( अक्‌, अण्‌ आदि ) के लिए अनुचन्ध क्‌ , ण्‌, आदि 
किए गये हैं इनका अज्महण से (अच्‌ कहने से) अद्वण क्यों नहीं होता? क्या हो (यदि 
हो नाय)? दधि णकारीयति--यहां इको यणचि ( ६1१७७ ) से यणादेश होने 
लगेगा। 

आचारात्‌ 

आचार इसका अर्थ हे । जाचायों का व्यवहार, उससे । नाचायी ने इन 

क णादि के परे होने पर अचु-निमित्तक कार्य नहीं किया । 
अप्रधान होने से 

अप्रधान होने से भी । इन क्‌ ण्‌ आदि का अचो में प्रधानतया उपदेश (उच्चारण) 
नहीँ किया हे । तो कहां प्रधानतया उच्चारण किया हैं? हले में । यह क्यों कर ? 
आचाय की ऐसी अली दीखती है कि तुल्य जाति के दणी को एक साथ उपदेश करते 
हें अचो का एक साथ उपदेश करके पञ्चात्‌ हले का उपदेश करते हैं । 

लोप भी वलवत्तर हैं । 


१. आचाय का व्यवहार, उससे । दृषिद्धघिक्कपः काञ्यपस्य ( १।२।२५ ) में 

झूपि के इ से परे कृषि के ककार के परे टोने पर यण्‌ न करना--यह आचार हैं । 
प्रवानाप्रवानसेनिधी प्रवानमेव कार्याणां प्रयोजकम्‌ अर्थात्‌ प्रधान व अप्रधान 

के साथ उच्चारित होने पर प्रधान को ही कर्य होता है ऐसा न्याय है। परार्थ होने से 
अनुवन्ध अप्रधान हैं, अतः इनकी अच संजा नहीं होती । 

२. शीलादागता शेली, समवधानपूर्विका प्रदृत्ति- । 

४. लोप पर, नित्य और अन्तरङ्ग होने से वल्वचर है, अथात पहले ही अन- 
बनवा का लोप होने से संज्ञा-बिवान राळ में उनके न होने से उनकी अच संज्ञा नहीं 


१०८ व्याकरणसहा भाप्य्र 


लोपः खल्वपि तावद्धवाति । 
उकालो5जिति वा योगस्तत्काळानां यथा भवेतं । 
अचां ग्रहणमच्कार्यं तनेपां न भविष्यति ॥ 
अथवा योगविभागः करिष्यते -- ऊ कालोऽच्‌ उ ऊ ड ३ इत्येवं- 
कालो भवति । ततो 'हस्वदीर्घप्छुृतः” हस्वदीर्धप्लुतसंश्नश्च स भवति 
ऊकालोऽच्‌। णवमपि कुक्कुट इत्यचापि घाप्नोति। तस्मात्धू्वोक्त एव 
परिहारः । एप पवार्थः । अपर आह--- 
हृस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योगोऽस्तु । 





लोप भी निश्‍चय से इन क्‌ ण्‌ आठि का हो जाता है । 

( वा० ) ऊकालो ऽच्‌ ऐसा योगविभाग करने से उ ऊ उ ३ काल वाले 
वर्णौ की अच्‌ संज्ञा होने से इन क्‌ ण्‌ आदि को अच निमित्तक कार्य नही होता । 

अथवा योगविभाग किया जायगा । ऊक्रालोऽच्‌ इतना एक सूत्र होगा । अर्थ 
होगा उ (एकमात्रिक) ऊ (द्विमान्रिक), उ ३ (त्रिमात्रिक) वणी की अच 
संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र होगा-- हस्वदीधे'छतः, अथै होगा-- एकमात्रिक, 
द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अच क्रम से हस्व, दीर्ध, प्लत संज्ञक होता है । 

पर इस प्रकार एकमात्रिक वणे की अच्‌ संज्ञा होने से कुक्कुट में क (संयोंग- 
रूपएक अक्षर) की (एक मात्रिक होने से) अच्‌ संज्ञा होने लगेगी, अतः पूर्वोक्त परिहार 
ही ठीक रहा । (ऊकालोऽज्‌ वातिक से कहे हुए ।) अर्थ को दूसरा वार्तिककार 
ऋषि थू कहता हे-- 

(वा० ) ऊक्रालोऽञ्ञूस्वदीधेगछत , इस सूत्र में हस्वदीर्घप्छत, इस अंश से 





होती । अनुवन्धों की उच्चारण-काल में ही सत्ता है, इत्संजा के आवार पर जो कार्य प्राप्त 
होता है उसे वे अविद्यमान होते हुए भी करते हैं, स्वयं किसी कार्य का विषय नहीं 
बनते । 

१. अकार आदि का उपदेश होने से और सवर्णो का ग्रहण होने से अचत्व सिद्ध 
ही है, योग विभाग से काल-विशिष्ट विशेष-विशिष्ट अकारादि की ही अच संजा होने से 
अनुवन्धा का ऊकाल ( एकमातिक, ढिमात्रिक, त्रिमात्रिक ) न होने से अचत्व नहीं । 

बण समाम्नाय मे ककार जाति का निर्देश होने से मानिक क्क को अच 
समझ कर प्रश्‍न हे । 

३ यद्यपि यहा--'ढो कक्रार ह, और दो वर्णो से एक जाति की अभिव्यक्ति 
नहीं होती”, यह भी परिहार हो सकता है, तो भी पूव कहा हुआ--मात्राकालोऽत्र 
गम्यते, न च मात्रिकं व्यन्जनमस्ति-यह परिहार अभिमत है । 


द्वितीय भाहिक १०९ 


अच्कार्याणि यथा स्थुस्तत्कालेष्वक्षु कार्याणि ॥ 


अथ किमर्थमन्तःस्थानामणूसूपदेशः क्रियते । इह स यूँ यूँ यन्ता। ख 
दूँ चूँ वत्सरः, य छू छूँ लोके, त छँ छै लोकमिति परसवणेस्यासिद्धत्वाद- 
नुस्वारस्यैव द्विर्वचनम्‌ । तत्र परस्य परखव्णे कृते तस्य ययूअहणेन ग्रहणात्‌ 
पूर्वस्यापि परसवणौ यथा स्यात्‌ । नेतदस्त प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ 
द्विचने परसवणत्वं सिद्धं वक्तव्यमीत । यावता सिद्धत्वसुच्यते परसवर्ण 
एव तावद्भवति । परसचणै तर्हि कृते तस्य य्ैहणिन ग्रहणाद्‌ द्विवचनं यथा 
स्यात्‌ । मा भूद्‌ दविवेचनम्‌। न्च च भेदो भवति_सति द्विर्वचने जिय- 
कारकम्‌ । असति द्विर्वचने द्वियकारकम्‌। नास्ति भेदः । सत्यापि द्विर्वचने 

द्वियकारकमेच । कथम्‌ । 'हलो यमां यसि लोपः’ इत्येवमेकस्य लोपेन 


पूव उक्कालोऽच्‌ इत्ये रूप ही थक्‌ योग रहे, जिससे एकमान्निक, द्विमात्रिक, 
त्रिमात्रिक अचो को ही अच्‌ को उद्देश्य अथवा निमित्त मान कर विधान किए काये 
हो सकें । 

अब इस पर विचार किया जाता है कि अन्तःस्थ वर्ण यव छ का अण 
प्रत्याहार में पाठ करने का क्या प्रयोजन है । यहीँ सं यन्ता, से वत्सरः, ये लोकप््‌ , ते 
लोकम्‌, इस अवस्था में वा पदान्तस्य (८।४।५९) इससे यय्‌ परे होने पर अनुस्वार 
को परसवपी भी प्राप्त होता हे और अनचि च से द्वित्व भी । द्विवचन शास्त्र अनचि च 
( ८४४७ ) की दृष्टि में परसवर्ण शास्त्र वा पदान्तस्य ( ८ । ४। ५५ ) के असिद् 
होने से अनुस्वार को द्वित्व ही होगा। तब स - -~ यन्ता इस अवस्था मे परळे 
अनुस्वार को परसवर्ण यूँ करने पर ग्रहणक शास्त्र अणुद्त्‌- के छगने पर 
अणत्वेन गृहीत होने पर सानुनासिक यकार के ययू प्रत्याहारान्त पाती हो जाने से 
पू अनुस्वार को भी परसवण हो जाय ( यह प्रयोजन है)। ( जिससे स ये दू 
यन्ता रूप सिद्ध हो जाय )। यह कोई प्रयोजन नही । आगे कहेंगे कि द्विवचन 
की करैच्यता मैं परसवण को सिद्ध कहना चाहिए। अब चैँकि परसवण सिद्ध है, अतः 
पर होने से पहळे परसवण ही होगा । अच्छा तो अब भी अण्‌ में पाठ का प्रयोजन 
बना रहा, कारण कि अनुस्वार को परसवर्ण यूँ होने पर और ग्रहणक शास्त्र के 
बल पर इस यर्‌ सान कर अनचि च से द्वित्व हो जाएगा । सत हो द्वित्व 
( द्वित्व का कुछ प्रयोजन नहीं, अतः अण्‌ मे पाठ की सार्थकता नही )। अजी 
द्वित्व सप्रयोजन है, इससे शब्दरूप मे भेद होता हे । जब द्वित्व हो तो आब्दु 
( स यैं थे यन्ता ) तीन यकारो वाला होता है, द्वित्व न हो तो द्वियकार वाला । 
नहीं कुछ भद नही । द्वित्व होने पर भी द्वियकार वाला ही रूप होता हे। केस? 
हलो यमा यमि लोप" (८४६४) इससे एक यकार का लोप हो जाण्या । तो 


११० व्याकरणमहाभाष्य 


भवितव्यम्‌। एवमपि भदः । सति द्विर्वचने कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌, कदाचित्‌ 

त्रियकारकम्‌ । असति त्रियकारकमेच । ख एप कथं भेदो न स्यात्‌ । यदि 
नित्यो कप ~ 

। लोप! स्यात्‌ । विभाषा च स लापः । यथाऽभदस्तथास्तु । 


अनुवतते विभाषा शरोडाचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्‌ | 


यद्यं शरो चि” इति द्विर्चचनप्रातिपेचं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचारयौ- 
ऽचुवर्तते विभापेति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । 


नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिपिधार्था न कश्चित्स्यात्‌ । 


यदि नित्यो लोप. स्यात्‌ प्रतिपधवचनमनर्थकं स्यात्‌ । अस्त्वत्र 
द्विर्वचनम्‌, झरो झरि सवर्णे' इति लोपो भविष्यति । प्यति त्वाचार्यः- 
विभाषा स छोप इति ततो द्विर्वचनप्रतिपेधं शास्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ | 
नित्येपि तस्य लोपे स प्रतिपेधो$वच्यं वक्तव्य: । यदेतत्‌ अचो रहाभ्याम' 
इति द्विवचनं ळोपापवाद्‌. स विज्ञायते । कथम्‌ । यर इत्युच्यते । पताचन्तश्च 
भी भेद रहेगा । द्वित्व होने पर कभी ( पाक्षिक लोप होने पर ) द्वियकारवाळा, कभी 
( लोपाभाव पक्ष में तीन यकार वाला । जव द्वित्व हुआ ही नहीं तो द्वियकारवाळा 
एक ही रूप होता हे । यह भद कैसे न हो ? तभी जब हलो यमा-- यह लोप नित्य 
हो । पर यइ लोप विभाषा होता हे । जिस प्रकार ( द्वित्व शास्त्र की प्रवृत्ति ओर 
अप्रवृत्ति में ) एक समान रूप रहे वैसे ही हो । 


( वा० ) हलो यमां-- में झयो होऽन्यतरस्यास्‌ ( ८४६२ ) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌ ) की अनुवृत्ति आती हे । क्योकि आचार्य शारोऽचि ( ८।४।४९ ) सूत्र 
से द्वित्व का प्रतिवेध करते हैं । यह ज्ञापक केसे हुआ ! 


( चा० ) उस हलो यमा-- लोप के नित्य होने पर दारोऽचि से द्वित्व प्रतिषेध 
करना व्यथ हे । 


यदि लोप नित्य हो तो प्रतिषिध-वचन (द्वारोऽचि) व्यर्थं हो जायगा । निषेध 
वचन न हो, द्वित्व हदो, ता भी झरो झरि सवर्णे ( ८।४।५५ ) से द्वित्व से निष्पन्न हुए 
एक यकार का (नित्य) लोप हो जायया । पर आचाय जानते हें कि वदद करो झरि सवणे 
से विहित लोप वैकल्पिक हे, अत एव द्वित्व का प्रतिषेध करते हैं । यहद कोई ज्ञापक 
नही । झरो झरि सवर्ण के लोप के नित्य होने पर भी वद्द प्रतिषेथ (दारोऽचि) अवश्य 
कहना होगा । यह जो अचो रहाभ्याम्‌ ( ८४४६ ) द्वित्व त्रास है, यह ळोप का 
अपवाद है । कैसे ? द्वित्व यर्‌ को कहा दै। इतने ही तो यर्‌ हॅ--यम्‌ भोर 


द्वितीय भाहिक १११ 


यरः। यदुत झरो वा यमो वा। यदि चात्र लोपः स्याद्‌ छिर्वचनमनर्थक स्यात्‌। 
किन्तर्हि तयोर्योगयोरुदाहरणम्‌। यदृते द्विर्वचने त्रिव्यञ्जनः संयोग:-- 
प्रसम्‌ , अवत्तम्‌ , आदित्यः । इहेदानीं सामथ्याल्लोपो न भवति, एवमिद्दापि 
लोपो न स्यात्‌ कर्षति वर्षतीति । तस्मान्नित्येपि छोपेऽवश्यं स प्रतिषेधो 
वक्तव्यः । तदेतदत्यन्तं सन्दिग्धं वर्तत आचार्याणां बिभाषाऽनुवर्तते न वेति। 


रण्‌ ॥६॥ 
अयं णकारो द्विरञुवध्यते पूर्वश्चैव परश्च । तत्राण्ग्रहणेष्विण्ग्रहृणेघु 
च सन्देहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण चेति। कतमस्मिंस्तावदण्य़हणे 
सन्देहः, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो$णः इति । 
( असन्दिग्धम्‌ ) 
असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण । कुत एतत्‌ । 


झर्‌ । यदि यहाँ ( द्वित्व होने पर ) लोप हो, तब द्वित्वविधान अनर्थक हो जायया । तो 
इन झरो झरि, इलो यमां-- इनका क्या उदाहरण है ? जहाँ द्वित्व किये विना तीन 
ब्यन्जनों का समुदाय है, जैसे प्रत्तम्‌ ( प्र दा तमूनप्रदूत्‌ तम्‌ ), अवत्तम्‌, आदित्यः 
( आदित्‌ यूय ) । कत्ती हत्ती में अचो रहाभ्या दवे द्वित्व विधान व्यर्थ मत हो इसलिये 
झरो झरि से लोप नहीं होता । जेसे द्वित्व सामर्थ्य से लोप नही होता, इसी प्रकार 
कर्षति वर्षति में भी लोप नहीं होगा । इसलिये लोप के नित्य होने पर भी आरोऽचि 
यह प्रतिषेध कहना पड़ेगा । सो यदद अत्यन्त सन्दिग्ध हे कि आचार्यों के मत में हलो 
यमा यमि लोपः, अरो झरि सवर्णे में झयो होऽन्यतरस्याम्‌ से विभाषा (=अन्यतरस्याम्‌) 
की अनुवृत्ति आती है अथवा नहीं । 
लण्‌ ॥ ६ ॥ 
यह णकार दो बार अनुवन्ध-रूप से आया है--पहले और पीछे । सूत्रो मै 
जहाँ जहाँ अण्‌ ग्रहण किया हे अथवा इण्‌ ग्रहण किया है वहाँ पूरे णकार ( अइ उ ण्‌ 
इस सूत्र के णकार ) से प्रत्याहार समझना चाहिये अथवा परले णकार ( लण्‌ सूत्र 
के णकार ) से । 
कोन से अणुप्रहण में सन्देह हैं? ढूलोमे पूर्वस्य दीर्घोऽण. ( ६।३।३११ ) 
इससूञ्र के अण्‌ के विषय म । 
( निःसन्देह ) 
निःसन्देह यहाँ अण्‌ पूर्व णकार से लिया जाता है परसे नहीं । यह क्योंकर ? 


१ फिर भी आचार्यो के उपदेशपारम्पर्य से तथा वृत्तिकारो की सूद्लों पर रचित 


१११ व्याकरणमहाभाष्य 


पराऽभाबात्‌ | 


नहि ढूलोपे परेऽणः सन्ति । नचु चायमस्ति-आतृढ आवूढ इति । 
एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, न परेण। यदि द्वि परेण स्यादण््रहणमनर्थकं 
स्यात्‌ । 'दूळोपे पूर्वस्य दीर्घा$चः' इत्येव बूयात्‌ । अथ वेतदपि न ब्रूयाद्‌ 
अचो ह्येतद्धवति--हृर्वो दीर्घः प्छुत इति । 

अस्मिंस्तह्मण्ग्रहणे सन्देहः--केऽणः इति । असन्दिग्धं पूर्वेण, न 
परेण | कुत एतत्‌। पराभावात्‌ । नहि के परेऽणः सन्तिं। ननु चायमस्ति 
गोका नोकेति । पव तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, न परेण । यदि हि परेण स्यादण्‌ 
ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । केऽचः इत्येव बूयात्‌। अथवैतदपि न च्रुयात्‌ । 
अचो झ्येतद्भवति--हृस्वो दीर्धः प्लुत इति । 





(बा०) पर अण के न होने से । 


ढूलोप होने पर परले अण्‌ (ऋ से लेकर छ तक ) होते ही नहीं । देखिये 
( ढळोप होने पर ) आवृट-आडढ में ऋ रूप पर अण मिळवा है। अच्छा, तो अण्‌ 
ग्रहण-सामथ्ये से हम जानत दें कि यहीँ पूरै ण्‌ से अण्‌ ग्रहण होता है, पर से नहीं । 
यदि परळे से हो अणू-प्रहण अनर्थक द्वो जाय । तब तो ढलोपे पूर्वस्य दोर्घोऽच ऐसा 
ही कडे । अथवा अचः कहने की आवन्यकता नहीं । हस्व, दीव, प्लत अच्‌ को द्वी तो 
होते हैं ( ये अच मात्र के धर्म हैं )। 


तो इस अणु-अहण मे सन्देह है केऽणः ( ७।४।१३ ) इति। निःसन्देइ पूर्व 
ण्‌ से ग्रहण होता है, परळे से नहीं । केले जाने ? परळे भण्‌ के अविद्यमान होने से । 
क समासान्त परे रहते परले अण्‌ का संभव नही हे । अजी यह देखिये गोका नौका में 
क परे रहते ओ-मरूप परला भण्‌ मिळता है । अच्छा तो अण्-ग्रहण-साम्थ्य से पूर्व ण 
से अण्‌ लिया जाएगा, पर से नही । यदि पर ण्‌ से अहण हो, तो अण्‌ अहण अनर्थक 
हो जाय । के$्च ऐसा ही कह दे। अथवा अच यद भी न कहे, हस्व, दीर्ध, प्लुत अच्‌ 
को ही तो होते हैं । 





वरत्तियों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि लोप भ विभाषा की अनुत्रत्ति आती दै । हरो 
यमाँ थमि लोप" मे मी और अरो झरि सबर्ण मै भी । इस लिये सर्यर्ययन्ता आदि में 
द्वित्व हुए यकार के खोपाभावपक्ष में तीन यकारों के श्रवण के लिये अणुदित्सृत्र में अण्प्रहण 
करना आवश्यक हे । यदि दो यकार वाळा रुप ही अभीष्ट होता तो अण्‌ ग्रहण न करके 
अजुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः इस प्रकार अच्‌ श्रद्ण ही पर्याप्त था । 

१, यदि कहो अल्पोपानत्का (अव्या उपानत्‌ यस्या सा) यहा क परे रहते परळा 


द्वितीय आह्निके ११३ 
अस्मिस्तहीण्य्रहणे सन्देहः--'अणोऽप्रणुह्यस्याचुनासिकः’ इति। 


असन्दिग्धं पूर्वेण, न परेण। कुत एतत्‌ । पराभावात्‌। नहि पदान्ताः 
प्रेऽणः सन्ति । ननु चायमस्ति-कर्तं हर्द इति । णवं तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, 





तो इस अण्ग्रहण में सन्देह दै-अणोऽप्रशह्मस्यानुनासिक' ( ८। ४1५५७) | 
निःसन्देह यहाँ पूर्व ण से अण्‌ लिया जायेगा, परले से नही । कैसे जानें? परले अण 
न होने से । पदान्त परळे भण्‌ नही मिलते । अजी कते हते में पदान्त परला ऋ-रूप 
भण्‌ मिलता हे । अच्छा तो अण्ग्रहण-सामथ्ये से पूवे णकार से अण्‌ छिया जायगा, 





अण्‌ नइ का इकार संभव हे । नद्दो धः से उपानत्‌ में हुए हकार के धकार को 
पूर्वत्रासिद्धीय होने से असिद्ध मान कर हकार सुनाई देगा । इसी प्रकार गीष्का ( गीरेव 
गीष्का) यहां गिर्‌ का रेफ भी विसर्गे के असिद्ध होने से परला अण्‌ क परे रहते संभव 
है, तो इसका उत्तर है--न मु ने में न इस योगविभाग से नहो धः, खरवसानयोः आदि 
के असिद्धत्व का निषेध हो जायगा तो उक्त प्रयोगों में परला अण्‌ न मिलेगा । 


१. यदि कहो वृक्षं इश्चतीति इक्षइट्‌ । तमाचष्टे दृक्षव्‌ । यहा णाविष्ठवद्भाव 
से टिलोप होकर णिजन्त ब्रक्षवि शब्द सिद्ध हुआ, उससे विच्‌ परे रहते णिलोप होकर 
बृक्षव्‌ यह रूप बनता है । इसमें परला अण्‌ वकार पदान्त में संभव हे । तो इसका उत्तर 
है अणोऽप्रणह्मस्याुनासिकः मै भम्रणुह्यस्य इस पयुदास से अच्‌ रूप अण्‌ को ही अनु- 
नासिक होना माना जायगा, हल्‌ रूप अण्‌ को नहीं । क्योंकि प्रशृह्य संज्ञा अच्‌ की ही 
होती है । वृक्षव्‌ में वकार हळू रूप अण्‌ है, अच्‌ रूप नहीं है। इस लिये उसे अनुनासिक 
नहीं होगा । भाष्य का पदान्त अणो के अभाव में तात्पर्य नहीं, किन्तु अनुनासिक प्राप्ति 
योग्य पदान्त अण्‌ नहीं मिलते इसमें तात्पर्य है । वृक्षव्व॒स्च इस क्रिंबन्त से तदाचष्टे अर्थ 
में णिच्‌ तथा टिलोप होकर वृक्षवि यह नामधाठु वनता है । उससे कती अर्थ में यदि 
विच न करके किपू करें तो क्वो विधि प्रति न स्थानिवत्‌ के वचन से णिलोप टिलोप के 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से इक्षद्‌ के चकार को अद्विज्या० से सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है। साथ ही लोपो न्योवैलि से वकारलोप भी प्राप्त होता है । विच्‌ करने में 
स्थानिवद्भाव हो जायया तो सम्प्रसारण तथा वलोप दोनों ही रुक जाते हैं । इक्षव्‌ करोति 
इस सन्धि में इलि सर्वेषाम्‌ ( 4३1२२ ) से वकार का लोप करने में तो पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ से स्थानिवङ्काव का निषेध हो जाने से वकार का लोप प्राप्त होता हे वह 
अश्‌ ग्रहण की अनुदृत्ति करके रुक जाता है। उससे अशू श्रत्याहारान्तगत हल परे रहते 

इलि सर्वेषाम्‌ से वकार का लोप होगा । करोति का ककार अश से बाह्य हल हे इस 
लिये इक्षव्‌ करोति में बकार का लोप नहीं होता । 


११४ व्याकेरणमहाभाप्य 


न परेण । यदि हि परेण स्याद्‌ अण्य्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । अचो-प्रग्रद्मस्या- 
जुनासिक इत्येव त्रूयात्‌। अथैतदपि न घ्रृयात्‌। अच पव हि प्रगृह्या 
भवन्ति । 
अस्समिंस्तर्हण््रहणे सन्देहः-'उरण्‌ रपरः'। असन्दिग्धं पूर्वेण, न 
परेण । कुत एतत्‌ । पराभावात्‌ । न ह्यः स्थाने परेऽणः सन्ति। न॒ 
चायमस्ति कर्थ हर्जर्थमिति । किं च स्याद्यद्यच् रपरत्वं स्यात्‌। दयो 
रेफयोः श्रवणं प्रसञ्येत । हिलो यमां यमि लोपः इत्येबमेकस्यात्र लोपो 
भविष्यतीति । विभापा स लोपः, विभाषा श्रवणं प्रसज्येत! अयं तहिं 
नित्यो ळोपः “रो रि? इति । पदान्तस्येत्येवं सः। न शाक्यः स॒ पदान्तस्ये- 
त्येवै विज्ञातुम्‌। इह हि लोपो न स्यात-जर्गुघोर्छङ्‌ अजघीः, पास्पद्धैः 
अपास्पाः इति । इह तहिं मातृणां पितृणामिति रपरत्वं प्रसज्यते । आचार्य 
प्रवृत्तिशीपयति नाच रपरत्वं भवतीति । यदयम्‌ 'ऋत इद्धातोः इति धातु- 
ग्रहणं करोति। कथं कृत्वा नापकम्‌। धातुग्रहणस्येतत्मयोजनम-इह मा 
भूत्‌ मातृणां पितृणामिति । यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातु्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । 
परळे से नहीं । यदि परले से ग्रहण हो अण-ग्रहण व्यर्थं हो जाय। अचोडप्रगृह्मस्यानु- 
नासिकः ऐसा ही कहे । अयवा अचः यह भी न कहे, अच्‌ को ही उद्देश्य कर के प्रगृह्य 
संज्ञा विधान की गई है । 
तो इस अण्ग्रहण में सन्दे है--उरण रपरः ( १।१।५१ )। निःसन्देह 
पूर्व णकार से अण्‌ लिया जायगा। परले से नहीं। यह क्यॉकर ? परले अण 
के न होने से ( ऋ के स्थान में परे अण मिलते ही नहीं )। अजी क्रथम्‌; हत्नेर्थम्‌ 
में ऐसा ररूप अण मिलता दै । क्या हानि हो यदि यद्दौ रपर हो जाय। दो रेफ 
सुनाई देगे । ( नहीं ) हलो यमा यमि लोपः इस से एक का लोप हो जायगा। 
वह लोप विभाषा है ( नित्य नहीं ), अतः पक्ष में ( दो रेफों का ) श्रवण प्रसक्त 
होगा । अच्छा ( हलो यमा यमि-से लोप नहीं करेंगे किन्तु) रो रि (41 ३। १४ ) 
जो नित्य विधि है, उस से लोप करेंगे। पर रो रि तो पदान्त रेफ का छोप विधान 
करता हे । नदीं, ऐसा नहीं माना जा सकता । सुधू धातु के यङ्छुक्‌ के लड्‌ छकार 
में और स्प घातु के यडलक्‌ के लड में अजघोः, अपास्पा:--ये रूप न बन सकेगे। 
अच्छा तो मातृणाम्‌, पितणाम---अ्रददों रपर हो जायगा । ( नहीं होगा ) आचाये की 
प्रवृत्ति ( व्यवद्दार ) वतडाती है कि यहाँ रपरत्व नहीं होता । कारण कि आचार्य 
ऋत इदूघातो. (७१॥१००) इस सूत्र में धातु ग्रहण करते हैं । कैसे ज्ञापक हुआ ! 
धातु ग्रहण का यही प्रयोजन है कि मातुणां पितृणाम्‌ में रपरत्व न ह्यो । यदि यहाँ भी 
रपरत्व हो जाय, धातुग्रहण व्यर्थे हो जाय | कारण कि रपरत्व होने पर (मातर) ऋ अन्त्य 
न रद्दा, तो इत्व प्राप्त ही न हो । आचारय जानते हैं कि यहाँ ( अधाठु के अवयव 


द्वितीय आहिक ११७ 


रपरत्वे कृतेऽनन्त्यत्वादित्वं न भविष्यति । पश्यति त्वाचार्यो नात्र रपरत्वं 
भवतीति, ततो धातुद्रहणं करोति। इहापि तर्हिं न प्राप्रोति चिकीर्षति, 
जिहीर्पतीति । मा भूदेवम्‌ । उपधायाइच' इत्येवं भविष्यति । इहापि तहिं 
प्राप्नोति मातृणां पितृणामिति । तस्मात्तत्र धातुग्रहणं कर्तव्यम्‌ । एवं तहिं 
साम्यात्पूँयैण, न परेण । यदि परेण स्यादण््हणमनर्थकं स्यात्‌ , उरञ्रपर 
इत्येव ब्रूयात्‌ । 

अस्मिस्तह्मण््रहणे सन्देहः-अणुदित्लवर्णस्य चाप्रत्ययः इति। 
असन्दिग्धं परेण, न पूर्वेण । कुत एतत्‌ । 

सवर्णेऽण्‌ तु परं द्युक्रत्‌ । 

यदयम्‌ उर्कत्‌ इत्युकारे तपरकरणं करोति । तज्ज्ञापयत्याचार्यः 
परेण, न पूर्वेणति । 

इण्ग्रहणेषु तर्हि सन्देहः । असन्दिग्धं परेण, त पूर्वेण । कुत एतत्‌ | 


ऋकार को दोघे करते समय ) रपरत्व नहीं होता, अतः धातु अहण करते हैं । तो यहीँ 
भी--कृू, ह॒ से सनू प्रत्यय परे रहते ऋ को दीधे रपर ऋ होने पर इत्व की प्राप्ति 
न रहेगी । क्रृतइद्धातोः से इत्व न हो, उपधायाञ्च ( ७।१।१०१ ) इस सूत्र से इत्व 
हो जायगा । तो इसी सूत्र से मतुणाम्‌ पितृणाम्‌ में ( रपर दीर्घ होने पर ) भी उपधा 
को इत्व होने लगेगा । इसलिये ऋत इद्धातोः में धातु ग्रहण सप्रयोजन होने से करना 
ही होगा ( सो यह जापक न हुआ )। इसलिये प्रकृत अण्ग्रहण पूर्वे ण से होगा, 
परळे ण्‌ से नही । यदि परले ण से हो तो अण्‌ ग्रहण व्यर्थ हा जाय, उरच्‌ रपरः ऐसा 
ही पढ़ देते । 

अच्छा तो इस अण्‌ ग्रहण मै सन्देह हे--अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) । 
नि.सन्देह परले णू से अण्‌ लिया जायया, पूर्व से नही । यह केसे ? 

(बा०) अणुदित्सवर्णस्य सूत्र मै अण परले णकार से लिया जाता है पूर्व से 
नही इसमे उक्त इस सूत्र में जो तपर किया है वह ज्ञापक है । 

आचार्य जो उर्क्ेत्‌ ( ७४1७ ) ऋ के स्थान से ऋ का विधान करते हुए उसे 
तपर करते हैं इससे ज्ञापित करते हे कि भण्‌ प्रत्याहार परले णकार से लिया जाता 
है पहले से नही । 


तो इण ग्रहण मै सन्देह हे । निःसन्देह इण परले णकार से लिया जाता है, 
पूव से नही। यह केस ? 





१ उरत्‌ ( ७४1७ ) इस सूत्र मै तपर इस लिये किया हे कि भअचीकृतत में 
ऋकार के स्थान में ऋकार ही हो । दोघे ऋकार न हो। यदिपूर्वणकारसे अणू ग्रहण 
हो तो ऋकार अणू नहीं, अतः भिन्न काल (ऋ) का ग्राहक नहीं होगा । 


११६ व्याकरणमहाभाष्य 


व्वोरन्यत्र परेणेणू स्याल्‌ । 
यत्रेच्छति पूर्वेण, सम्म ग्रहणं तत्र करोति-य्वोरिति। तच्च गुरु 
भवति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । तत्र विभक्तिनिर्दैशे सँम्रृय ग्रहणे चादचतस्रो 
मात्राः । प्रत्याहारग्रहणे पुनस्तिस्रो मात्राः । सोऽयमेवं लघीयसा न्यासेन 
सिद्धे सति यद्‌ गरीयांसं यत्नमारभते तज्ज्ञापयत्याचार्यः परेण, न पूर्वेणेति । 


कि पुनर्वणोत्सत्ताविवायं णकारो द्विरनुवध्यते । 
व्याख्यानाच्च द्विरुक्तित. | 


पतज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा-च्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति । अणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय 
पूर्वणाणप्रहणम , परेणेण्‌ ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


(वा०) इ का समदैन ( यणादेश से निवृत्ति ) करके जहाँ इकार उकार 
का अहण किया है जैसे अचि इनुधातुश्रुवा य्वोः ( ६।४।७७ ) सूत्र में, उसे छोड़कर 

अन्यत्र सब स्वलो में इण्‌ प्रत्याद्दार परले णकार से लिया जाता है । 

जहाँ आचार्य चाहते हैं कि पूर्वै णकार से इण्‌ प्रत्याहार लिया जाय वद्वा 
वे इण्‌ का ग्रहण न करके इ को यणादेश करके स्वोः ऐसा निर्देश करते हँ । 
यह निर्देश गुरु होता है । यह ज्ञापक कैसे होता है ? यणादेश करके विभक्तिसद्वित 
य्वोः ऐसा उच्चारण करने पर ३३ मात्राय होती हैं । प्रत्याहार ( विभक्ति सहित ) 
इणः उच्चारण में ३ मात्रायें होती हैं । आचाये जो लघु न्यास ( मात्ना-त्रयात्मक ) 
से कार्य सिद्ध होने पर गुरुवर न्यास ( ३३ सात्रात्मक ) करते हैं इससे यह जतलाते 
हैं कि इण्‌ प्रत्याद्दार परले णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं । 

प्रत्याहार सूत्रा में यह ण्‌ क्यों दो वार लगाया गया है ? क्या दूसरा वर्ण 
लगाने को नही रहा था ? 

(वा०) णकार का दो वार उच्चारण होने से ( परम्परा प्राप्त ) व्याख्यान से 
शब्द (अण,इृणु) शक्ति का निश्‍चय होगा । ॥ 

ण रूप अनुवन्ध दो वार लगाने से आचार्य यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि 
यद परिभापा होती है--व्याख्यानतो विदेघप्रतिपत्तिनेद्दि सन्देहादलक्षणम्‌ अर्थात्‌ 
( सन्देह होने पर ) व्याख्यान से एककोटिक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, 
सन्देद मात्र से लक्षण ( =शास्त्र) अलक्षण ( अननुप्ठापक) नहीं दो 
जाता । हम ऐसा व्याख्यान करेंगे कि अपुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस एक को 


तपर होने से ऋकार के न तो स्थानी होने का कोई प्रसङ्ग है, न आदेश! चूंकि 
तपर (ऋत. ) किया है, यह ज्ञापक हुआ कि अणू परले णकार से लिया जाता है। 


द्वितीय आद्विक ११७ 


ञमडणनम्‌ ॥७॥ झभन्‌ ॥८॥ 


किमर्थमिमी मुखनासिकावचनाबुभावचुवध्येते, न अकार एवानु- 
बध्येत । कर्थं यानि मकारेण ग्रहणानि, सन्तु अकारेण । कथ--हलो यमां 
यमि लोपः’ इति । अस्तु अकारेण । हलो यञां यञि छोपः इति। 
नैव शक्यस्‌ । झकारभकारपरयोरपि झकारभकारयोळापः प्रसज्येत । 
न झकारभकारौी झकारभकारयोः स्तः । कर्थ--पुमः खय्यम्परे इति । एतद्‌- 
प्यस्तु अकारेण 'पुमः खय्यञ्परे" इति । नेवं शक्यम्‌। झकारभकारपरेऽपि 
हि खयि रुः प्रसज्येत । न झकारभकारपरः खयस्ति। कथ-- डमो हस्वादचि 
ङमुण्नित्यम्‌ इति । एतदप्यस्तु अकारेण ङञो हृस्वादचि ङञ्ञुण्नित्यम्‌' 
इति । नेवं शक्यम्‌। झकारभकारयोरपि हि पदान्तयोर्झकारभकारावागमो 
स्याताम्‌ । न झकारभकारौ पदान्तौ' स्तः । एवमपि पञ्चागमास््य आगमिनो 


छोड़कर अण्‌ प्रत्याहार पूर्व णकार से लिया जाता है और इण्‌ परले णकार से ही । 
जमडणनम्‌ ॥ ७॥ झभज्‌ ॥ ८ ॥ 

क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक म्‌, म्‌ अनुबन्ध रूप से पढ़े है ? क्या 

एक ही जकार अनुबन्ध से काम न चलेगा ? जिन प्रत्याहारो से मकार अनुबन्ध है 

वहाँ केसे होगा ? वहाँ भी मकार के स्थान मे जकार अनुबन्ध रहे । उदाहरण--हलो 

यमा यमि लोपः यहीं सकार प्रत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध है, अब इस के हट जाने से 

शाख कैसे प्रवृत्त होगा ? नकार अनुबन्ध लगा देंगे और हलो यजां यजि लोपः ऐसे 


पढ़ेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झ भ परे रहते भी पूर्वे झ भ का लोप होने लगेगा । 


( नहीं यह कीई दोष नहीं) झ भ परक झ भहें ही नही। अच्छा पुसः 
खय्यम्परे ( ८।३।६ ) यहाँ मकारानुबन्ध से अम्‌ प्रत्याहार पढ़ा है, यहाँ कैसे इष्ट 
कार्य होगा ? यहाँ भी म्‌ के स्थान में न्‌ अनुबन्ध ल्गा देगे। और सूत्र को पुमः 
खय्यञ्परे ऐसे पढ़ेगे । ऐसा नही हो सकता । झकारभकार परक खय्‌ होने पर भी पूर्व 
पुम्स्‌ के स्‌ को रु होने छगेगा । ( यह कोई दोष नहीं )। झअकारभकार-परक 
खयू मिलता ही नही । अच्छा तो ङमो हस्वादचि डसुण्नित्यम्‌ ( ८।३।३२ ) । यहाँ 
कैसे होगा? इसे भी जकार अचुवन्ध से पढ़ देंगे और सूत्र का रूप होगा--डजो हस्वा- 
दचि डमुन्‌ नित्यम्‌ । ऐसा नहीं हो सकता । पदान्त झकारभकार को क्रम से झकार 
भकार आगम होने लगेंगे । ( यह कोई दोष नही ) पदान्त झकार भकार मिलते ही 
नही । ऐसी अवस्था से भी ( लक्ष्यसंस्कार वेळा में ) आगम पांच (ड म ण झ भ) 





१. झ भ को पदान्त में जश्‌ हो जाने से तदभाव प्रसिद्ध ही है । रहा उज्सझ्‌ का 
झ, उसका संयोगान्तस्य लोपः से जोप हो जाता हे । 


११८ च्याकरणमहाभाण्य 


चेपस्यात्सङ्ख्याताजुदेशो न प्रामोति। सन्तु तावद्ेषामागमानामागमिनः 
सन्ति। झकारभकारौ पदान्तौ न स्त इति कृत्वाऽऽगमावपि न भविष्यतः।' 
अथ किमिदमक्षरमिति । 
अक्षरं नक्षर विद्यात्‌ । 
न क्षीयते न क्षरतीति वाऽक्षरम्‌ । 


भरनोतेवी सरीऽक्षरम्‌ । 
अइनोतेर्वा पुनरयमोणादिकः सरन्प्रत्ययः | अश्नुत इत्यक्षरम्‌ । 
वर्ण वाहुः पर्वसूत्र 
अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते । 
किमर्थमुपदिऱ्यते 





होंगे और आगमी केवळ तीन (ङ स ण ), सो सङ्ख्या-विषमता के कारण सङ्ख्या- 
तानुदेश न होगा । ( अथात्‌ तीन आगमियो में प्रत्येक को पांच आगम होगे । यह 
कोई दोष नही ) । जिन आगमो के आगमी हैं उन्हे वे हो जाएं, झकार भकार 
पदान्त हैं ही नही उनके आगम भी नहीं होंगे । 

अव यह विचार प्रस्तुत होता है कि अक्षर किसे कहते हैं ? 

( वा० ) अक्षर को नक्षर समझे । अथवा जो क्षीण नहीं होता अथवा जो 
अपने स्वरूप से प्रच्युत नही होता, उसे अक्षर कहते हैं । 

अझङ्‌ ( व्याप्त्यर्थक ) से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय किया गया है, जो व्याप्त 
होता है । 

पूर्व सूत्र ( पूर्वाचायाँ के व्याकरण ) में वर्ण की अक्षर संज्ञा की गई है। 

वा० अक्षर ( वणी ) का किस लिये उपदेश किया है ? 

१ इस परकार भाष्यकार ने मकार अनुवन्ध का खण्डन कर दिया है । 

२ भाष्य में अक्षर समाम्नाय इस शब्द का व्यवहार हुआ है, यो वा इमां 


स्वरशोऽकषरणः इत्यादि प्रयोजन-परक भाष्य में अक्षर शब्द का, अतः तदर्थवोध के 
ल्यि प्रकृत प्रश्‍न है । 


3 


२ अक्षर यह क्रियाशव्द है, चाहे कि क्षये से व्युत्पन्न माना जाय चाहे क्षर 
सचलने से। परमार्थ रुप में ब्रह्मतत्त्व ही अक्षर ( अविनाशी ) है। वर्णपदवाक्य-रूप 
स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है । सभी शब्दो का आकाशादि 
की तरह सृष्टि के आदि में उतात्ति और प्रलय में विनाश होता है। 

४. अझडू व्याप्ती--इस धातु से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय से अक्षर शब्द निष्पन्न 
होता हे । अर्थमइनुते व्याप्नोतीत्यक्षरम्‌ । 


द्वितीय आक्लिक ११९ 


अथ किमर्थसुपदेशः क्रियते । 
वर्णशानं वाग्विषयों यत्र च ब्रह्म वतते । 
तदर्थमिष्टबुद्धवर्थं लघ्वर्थ चोपदिश्यते ॥ 

सो ऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारक- 


चत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावापिङ्चास्य ज्ञाने 
भवति, मातापितरै! चास्य स्वगे लोके महीयेते ॥ 


इति श्रीमद्भगवत्पतञ्जाळिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
ह्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


( उत्तर ) वा० --यह अक्षर समाम्नाय जिससे वर्ण जाने जाते हैं (जो वर्ण 
का ज्ञापक है ), जो वाणी का बन्धन (प्रतिपादक ) है, जिसमें ब्रह्म (-वेद ) स्थित 
है उस (शास्त्रं) की प्रवृत्ति के लिये, (इष्टडुद्धय्थै ) कलादिदोष रहित वर्णज्ञान के 
लिये, ( लघ्वथै ) अनुबन्धकरण के लिये उपदेश किया गया हे । 

सो यह अक्षर-समाम्न्य ( वाक्समाम्नाय ) वाणी के सङ्ग्रह का डपाय है। 
इसे पुष्प ( दृष्टफल ) युक्त, फल (अदृष्ट फल ) युक्त, चन्द्र और तारो की तरह 
स्वलंकृत ब्रह्मतत्त्व ही रव्दरूपतया भासमान समझना चाहिये। इसके परिज्ान से 
सर्ववेदाध्ययन-लभ्य पुण्य-फल की प्राप्ति होती है, इसके ज्ञाता के माता पिता (भी) 
स्वर्गलोक मे सम्मान के पात्र हेति हैं ॥ 


१. चतुदेशसूत्री-ल्प ( माहेश्वर सूत्र नाम से प्रसिद्ध) और तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिक्कत अष्टाध्यायी शास्त्र । 


तृतीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में वृद्धिरादेच ॥१।१।१॥ इस सूत्र से लेकर इको गुणवृद्धी ॥१।१।३॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार किया है । क्रमशः प्रति- 
पाद्य विचार ये है-- 


वृद्धिरांदच-- १ वृद्धिरादैच्‌ में चोः कुः से प्राप्त कुत्व का समाधान किया 
है, तथा तद्वावित अतद्गावित सभी आदैचो की दृद्धि सज्ञा स्वीकार की है। 


२ संज्ञाधिकार का प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया है । संज्ञा संज्ञी के 
असन्देह को भी युक्ति प्रमाणो से सिद्ध किया है । 


३ वृद्धिरांदेच्‌ के वृद्धि शब्द को मङ्गलार्थ मानते हुए इद्धि संज्ञा में प्राप्त 
इतरेतराश्रय दोप का समाधान किया है । 


४ प्रत्येक शब्द के विना भी आ ऐ औ इनमें प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा सिद्ध 
करके आदैच्‌ में तपरकरण ऐच्‌ के लिये सिद्ध किया है। 


इको गुणवृद्धी-- १. इक्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूत्र को सार्थक सिद्ध 
क्रिया है । 


२. गुण, वृद्धि शब्दों से विहित शुणब्रृद्धि मै ही इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति 
मानी है । 

३ इकू परिभाषा को अलोन्त्यपरिभाषा का शेष अथवा अलोन्त्य का अपवाद 
दोनों ही न मानकर स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है। उससे अनिरिचित गुण, वृद्धि 
के स्थानियों मे इक्‌ पद की उपस्थिति होती है यह सिद्धान्त व्यवस्थित किया है। 
पक्षान्तर मे अलोन्त्यशेष में प्राप्त दोषों का समाधान भी किया है । 


४. वृद्धि ग्रहण का प्रयोजन वताते हुए अतो हलादेरूघोः में अकार ग्रहण से 
सिच्यन्तरङ्गं नास्ति यह ज्ञापित किया है । 


१७३ 


, इक्‌ परिभाषा को स्वतन्त्र विधि न मान कर विधिशेषभूत सिद्ध किया । 


अथ तुतीयमाहिकम्‌ । 


वृद्धिरादैच्‌ ॥ (१।१।१)॥ 


कुत्वं कस्मान्न भवति चोः कुः पदस्य इति । भत्वात्‌ । कथ भसंज्ञा । 
अयस्मयादीनि च्छन्दसि इति। छन्दखीत्युच्यते, न चेदं छन्दः । छन्दो- 
वत्सूआणि भवन्ति । यदि भसंज्ञा, “वृद्धिरादेजदेड गुणः” इति जश्त्वमपि 
न प्राप्नोति। उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दांसि इञ्यन्ते । तद्यथा 'स स॒ष्डुमा स 
ऋक्चता गणेन' पदत्वात्कुत्वम्‌ । भत्वाज्जइत्वं न भवति। एवमिहापि 
पदत्वाज्जर्त्वं भत्वात्कुत्वं न भविष्यति । 

कि पुनरिदं तद्भांवितग्रहणम्‌-ब्वृद्धिरित्येचं ये आकारैकारौकारा 


वृद्धिरादच्‌ (१।१।१` इस सूत्र में पदान्त च्‌ को चोः कुः ( ८।२।३० ) सूत्र से 
कवर्गादेश क्यो नही हुआ ? 

भसंज्ञा होने से । 

असंज्ञा कैसे (हुई) ? 

अयस्मयादीनि च्छन्दसि (१।४।२०) इस सूत्र से । 

पर यही तो छन्दोविषय में यह भसज्ञा-विधि हे ऐसा कहा है, भौर यह 
(अक्ृतसूत्र) छन्द (वेद) नही है । 

यदि भसंज्ञा मानकर ( ङुत्व का चारण करते हो ) तो वृद्धिरादेजदेड गुण. 
ऐसा संहितापाठ में जइत्व ( चकार के स्थान ज्‌) भी न हो सकेगा । 


छन्दा मै एक-साथ दोना संज्ञायें देखी जाती हें । जैसे--स सुष्टुभा स ऋक्वता 
गणेन--यहाँ ऋक्वता मे पदसंशा होने से ऋच्‌ के च्‌ को कुत्व हो गया, पर साथ 
ही भसंज्ञा होने से जश्‍त्व ( कूको श्‌ ) न हुआ। इसी प्रकार यहां भी (सूत्र में भी ) 
पदसंज्ञा सानकर जइत्व हो गया, पर भसंज्ञा मानकर ङुत्व न होगा । 

अब यह विचार है कि सूत्र में तदूभावितों का यहण है अर्थात्‌ वृद्धि शब्द 
उच्चारण कर के जो आकार, ऐकार, औकार सावित ( विहित, उत्पादित ) होते हैं 


१ सूत्र में आदैच्‌ मात्र का ही ग्रहण प्रतीत होता है, अनः यह प्रशन अनुपपन्न 
हें। नहीं । शास्त्र में पक्षद्वय के देखे जाने से प्रश्‍न युक्त ही हैं। छगादि सेनाओं मे 


५२२ व्याकरणमहांभांव्यं 


भाव्यन्ते, तेपां ग्रहणम्‌, आहोस्विदादैज्माजस्य । कि चातः। यदि तद्भावित- 
ग्रहणं शालीयो मालीय इति घृद्धळक्षणदछो न प्राप्नोति। आम्रमयम्‌, शाळ- 
मयम्‌, दृडलक्षणो मयण्न प्राप्नोति। आम्रगुप्तायनिः, शाळशुत्तायनिः, 
बृद्धलक्षणः फिञ्‌ न प्राप्नोति । 
अथादिज्माजस्य प्रहणम्‌, सर्वा भासः सर्वभास इति “उत्तरपदवृद्धौ 
सर्व च” इत्येष विधिः प्राप्नोति । इह च तावती भायी यस्य तावद्‌भार्यः, 
यावदूभार्यः “वृद्धिनिमित्तस्य-” इति पुंबदूभावपरतिपेधः प्राप्नोति । अस्तु 
तर्हि -आदैज्माचस्य ग्रहणम्‌। ननु चोक्तम्‌- सौ भासः सर्वभासः इत्य्‌ 
“उत्तरपदवृद्धौ सर्व च” इत्येष विधिः प्राप्मोतीति। नैप दोषः । नेवं 
उन का ग्रहण है, अथवा जो भी कोई आकार, ऐकार, औकार हाँ उन सबका? 
इससे क्या ? 
यदि तदूभाविता का ग्रहण है तो शालीयः, मालीय'--यहाँ। इद्धाच्छ 
(३।२। १४ ) इस सूत्र से छप्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं। आन्रमयम्‌, झालमयस्‌न 
यहां नित्यं वृद्धगराद्रिभ्यः ( ४।३।१४४ ) से वृडसज्ञा को निमित्त मान कर होनेवाला 
विकार और अवयव अथे में विहित मयट्‌ न हो सकेगा। आत्रयुत्तायनि., शालमुप्ता- 
यनि , यही “उदीचां बुद्धादगोन्रावः ( ४।१।१५७ ) से ( अपत्यार्थं में ) फिज्न न हो 
सकेगा । ( आम्रगुप्तस्यापत्यम्‌ आत्रगुप्तायति ) । 
यदि कहो कि यहाँ आकार, ऐकार, भकार मात्र ( तदूभावित हों अथवा 
अतदू भावित ) का ग्रहण है, तो सर्वो भास. सर्वभासः यहाँ ( कर्मधारय तत्पुरुष 
समास मै ) उत्तरपद मे वृद्धिसेज्ञक आकार होने से उत्तरपठवृद्धौ सर्व च ( ६।२।१०५ ) 
से सत्रघव्ड अन्तोदात्त हो जायगा । और तावती भायी यस्य तावदूभायेः, यात्रदू- 
भार्यः--यहँ वृद्धिनिमित्तस््र च तद्धितस्यारक्तविकारे ( ६1३1३७) से [आ 
सर्वनाम्न (६।३।९१) से आये आकार की भी वृडिसंज्ञा होने से और उसके सर्व में 
तद्धित प्रत्यय वतुप्‌ की निमित्तता से] पुंवद्भाव निषेध ग्राप्त होता है। 
अच्छा ( यदि तद्भावित पक्ष में दिये हुए दूषणो का उद्धार नही हो सकता) 
तो आकार, ऐकार औकार मात्र का अहण सही, (इसमें क्या हानि है ? )। 
अजी अभी कहा गया हे कि कर्मधारय तत्पुरुष सर्वेभासः मै “उत्तरपदवृद्धौ 
सर्वे च (६।२।१०५) से सै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 
यह कोई दोप नही । उत्तरपढबृद्धौ इस पद का उत्तरपद की वृद्धि होने पर 
तद्वावित पक्ष का ग्रहण है और लोप संज्ञा में अदर्शन मात्र का ग्रहण है। सत्र में 
पद्धि तन्नेणोच्चारित है एसा मानकर, इसकी आवृत्ति स्वीकार कर अथवा एकशेष 
अङ्गीकार कर तद्भावित आदैच्‌ का ग्रहण होता हे । उस अवस्था में एक बृद्धि शब्द 
देज्ञावान्‌ आउच्‌ का विशेषण रहेगा और दूसरा संज्ञापरक । 


तृतीय भाहिक - १२३ 


विज्ञायते--उत्तरपदस्य बृद्धिरुत्तरपदवृद्धिरुत्तरपद्वुडाविति । । कथं तर्हि । 
“उत्तरपद्स्य” इत्येवं प्रकृत्य या बृद्धिस्तद्वत्युत्तरपदे, इत्येवमेतद्विशायते । 
अवश्य चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । तद्भावितग्रहण सत्यपीह प्रसञ्येत-सर्वः कारकः 
सर्वकारक इति । 

यदप्युच्यते--इह तावती भार्या यस्य ताचद्भार्यः, यावद्धार्य इति च 
“वृद्धिनिमित्तस्य--” इति पुवद्धावप्रतिषेधः प्राप्नोतीति । नेष दोपः । नेवं 
विज्ञायते- घृद्धोर्निमित्तै उद्धिनिसित्तं वृद्धिनिमित्तस्येति । कथं तर्हि । वृद्धेः 
निमित्तं यस्मिन्सोये वृद्धिनिमित्तः, वृद्धिनिमित्तस्येति | कि च दृद्धेर्नि- 
मित्तम्‌। योऽसो ककारो अकारो णकारो वा । अथवा यः छेत्स्नाया बृद्धे- 
निमित्तम्‌ । कञ्च कृत्स्नाया दुद्धेनिमित्तम्‌ । यस्त्रयाणामाकारेकारो- 
काराणाम्‌। 

सज्ञाविकारः सञ्चासम्प्रत्ययार्थः ॥ 
“अथ संज्ञा” इत्येवं प्रकृत्य वृद्धयादयः शाब्दाः पठितव्याः । किं 


ऐसा अर्थ नही समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( ७३॥१० ) इस अधिकार 
में जो वृद्धि विधान की गई हो त्यक्त उत्तरपद परे होने पर, ऐसा अर्थ हे । और 
अवश्य ऐसा ही अर्थ मानना होगा । कारण कि तदूभावित आ के ग्रहण करने पर 
भी सर्वकारकः इस तत्पुरुष समास में सी ( जहाँ कारक में कृ के ऋ को अचोड्णिति 
से वृद्धि होकर आ हुआ है ) उक्त सूत्र से सबै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 

और जो यह कहा है कि तावद्भार्यः, यावदूभार्यः में ( तद्भावित ग्रहण न 
करने पर ) वृद्धिनिमित्तस्य--इस सूत्र से पुंवद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता है, 
सो यह भी कोई दोष नहा । वृद्धिनिमित्तस्य इस पद का दाद्धिका निमित्त, उसका 
ऐसा अर्थ नही, किन्तु वृद्धि का निमित्त जिसमें है, उसका ऐसा अर्थ हे । 

फिर वृद्धि का निमित्त है क्या ? 

जो (इत्संज्ञक) प्रसिद्ध क्‌, न्‌, ण । अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो । 

सकल वृद्धि का कौन सा निमित्त है ? 

जो तीना अर्थात्‌ आकार, ऐकार, औकार का निमित्त हो । 

(वा०) संज्ञा का अधिकार करना चाहिये संज्ञा के वोध के लिए । अथ सज्ञा 
अब संज्ञा-विधान का प्रारम्भ होता है--ऐसा कह कर वृद्धि आदि संज्ञा शब्दों 


१ निमित्त शब्द के उपादान से ही यहाँ व्यधिकरण बहुत्रीहि लिया जाता है, 
अन्यथा बृद्धेस्तद्धितस्य ऐसा ही कहे, वृद्धि का निमित्त होने से तद्धित को वृद्धि कह दिया 
जायया । ( जस आयुर्व इतम्‌ में आयु का निमित्त होने से घृत को आयु कह दिया है ) 

२ अथवा बृद्धीना निमित्तम्‌ एसा विग्रह समझना चाहिये । व्यधिकरण 
बहुत्रीहि की अपेक्षा तत्पुरुष मानने मे लाघव भी है । 


१२४ व्याकरणमहासाप्य 


प्रयोजनम्‌ । सैज्ञासम्प्रत्ययार्थः । वृद्धवादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष सम्प्र- 
त्ययो यथा स्यात्‌ । 


इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोके ॥ 


अक्रियमाणे हि संनाधिकारे बुद्ध्यादीनां संन्नेत्येष सम्प्रत्ययो न 
स्यात्‌ । इदमिदानी वहुखत्रमन्थकं स्यात्‌ । अनर्थकमित्याह। कथम्‌ । 
यथा लोके । छोके ह्यर्थवन्ति चानर्थकानि च वाक्यानि इञ्यन्ते । अर्थवन्ति 
तावत्‌--देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन, देवदत्त गामभ्याज ङृष्णाम्‌ 
इति । अनर्थकानि-दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पलाळपिण्डः; 
अधरोरुकमेतत्कुमार्याः स्फेयळतस्य पिता घ्रतिशीन इति । 


संज्ञासंव्यसन्देहरच | 


क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंन्षिनोरसन्देहो वक्तव्यः। कुतो 
होतत्‌-त्रृद्धिशव्द्‌ः संज्ञा, आदेचः संनिन इति । न पुनरादेचः संन्ना, वृद्धि- 
शव्द; संजीति । 





को पढ़ना चाहिये । 

क्या प्रयोजन हे? 

सेज्ञाओं के चोध के लिये । वृद्धि आदि शब्दा के विषय में ये संज्ञाएँ हैं 
ऐसा बोध हो सके, इस लिये । 

(वा०) नही तो ऐसा वोध न हो सकेगा जैसे लोक में । 

यदि संज्ञाधिकार न किया जाय तो वृद्धि आढि शब्द संज्ञाएँ हैं ऐसा बोध न 
होगा । ऐसा होने पर वहुत से सूत्र अनर्थक हो जायंगे। यह जो आप अनर्थक कहते 
हं सो केसे ? जेस लोक मे । लोक में दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हे--सार्थक 
झर अनर्थक । पहले साथको को लीजिये--देवदत्त गामभ्याज आक्का दण्डेन ( देवदत्त 
सफेद गी को इडे से हांको) देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम्‌ (देवदत्त काली गौ को हांको) । 
अनर्थक जेख---दस दाढिम (दाड), छ अपूप (पूए), कुण्ड, बकरी का चाम, फल- 
अन्य काण्डा का समूह, कुमारी का यह लहंगा, रुफ्यक्रत का पिता प्रतिव्याय युक्त हे । 

(वा०) संज्ञा ओर सज्ञी का असंदिग्धरूप से निर्देश होना चाहिये । 


संज्ञा अधिकार के किये जाने पर भी यह संज्ञा है, यह संज्ञी हे इसका विस्पष्ट 
रूप से कथन होना चाहिये। क्या कारण है कि वृद्धि शव्द संज्ञा हो और आदैच्‌ संज्ञी 
ह ? आढेच संज्ञा और बृद्धि शव्द संज्ञी क्यो न हो ? 


तृतीय भाहिक १२७ 


यत्तावदुच्यते--संज्ञाधिकारः कर्तव्यः संज्ञासम्प्रत्ययार्थ इति, न 
कर्तव्य; । 
आचार्याचारात्सझासिद्ठिः ॥ 
आपचार्याचारात्सज्ञासिद्धिर्भविष्यति । किमिदमाचार्यांचारादिति । 
आचार्याणासुपचारात्‌ । 
यथा लौकिकवैदिकेषु ॥ 
तद्यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कतान्तेषु। लोके तावत्‌ मातापितरौ 
पुरस्य जातस्य संदते$वकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्त इति । तयो- 
रुपचारादन्येपि जानम्ति इयमस्य संज्ञेति । वेदे याज्ञिकाः संन्नां कुवन्ति 
स्फ्यो यूपरचषाळ इति। तत्र भवतासुपचारादन्येऽपि जानन्ति इयमस्य 
संक्षेति । पवमिहापि-इहेच तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आहः चुद्धिशब्दः 
संज्ञा, आदैचः संशिन इति। अपरे पुनः सिचि वृद्धि” इत्युक्त्वाऽऽकारे- 
कारौकाराचुदाहरन्ति । तेन मन्यामहे यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये 
प्रतीयन्ते ते संज्ञिन इति । 
यद्‌प्युच्यते-क्रियमाणेपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंिनोरसन्देहो 


यह जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करना चाहिये संज्ञाओं के बोध के 
लिये । इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
( वा ) आचायों के व्यवहार से संज्ञा की सिद्धि हो जायगी । 
आचायों के आचार से संज्ञा-सिदड्धि हो जायगी । 
आचार्याचार से क्या अभिप्राय हे ? 
आचार्यों ( वृत्तिकारो ) का व्यवहार । 
( वा० ) जैसे लौकिक व वैदिक व्यवहारों मे । 
जैसे लोकिक तथा वैदिक व्यवहारो में ( सजा जानी जाती है )। लोक मे 
देखते हैं कि माता-पिता नवजात पुत्र का गुह्य स्थान ( घर के भीतर ; में देवदत्त, 
यज्ञदत्त इत्यादि नाम धरते हे उन के व्यवहार से दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह 
उस बालक की संज्ञा है । वेद में याज्ञिक ( यज्ञकाण्ड के द्रृष्टा ऋषि ) यज्ञोपकरणो के 
स्फथे, यूपै, चषालं इत्यादि नाम धरते हें । उन पूज्या के व्यवहार से दूसरे भी जानते 
हैं कि यह उस-उस पदार्थ की संज्ञा है। इस से हम जानते हैं कि जिस शब्द से 
पदार्थों का प्रत्यायन किया जाता हे वह संज्ञा है, जो प्रतीत होते है वे संज्ञी हैं । 
जो यह कहा गया है कि संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा भौर सङ्गी का 
१ खेर का वना हुआ खङ्ग सदृश यज्ञसाधन । 
२ छील तराश कर बनाया हुआ यज्जियपझुबन्धन-काष्ठ । 
३ यूप के अग्र भाग मे स्थापित यूप-वलय-नामक काष्ठ । 


१२६ व्याकरणमहाभाप्य 


वक्तव्य इति | 
सज्ञासब्यसन्देहरुच || 
संज्ञासंनिनोरसन्देहः सिद्धः । कुतः । आचार्याचारादेव । उक्त 
आचार्याचारः । 
अनाकृतिः ॥ 
अथवाष्नाकृतिः संज्ञा, आकृतिमन्तः संनिनः । लोकेऽपि ह्याकृतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 
लिङ्गन वा ॥ 
अथवा किञ्चिल्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थलिङ्गा संभेति। वद्धिः 
शब्दे च तल्लिङ्गं करिष्यत, नादेच्छव्दे । 
इद्‌ तावदयुक्तं यढुच्यते-आचार्याचारादिति । किमत्रायुक्तम्‌ । 
तमेवोपालभ्य अगमकं ते सूत्रम्‌ इति, तस्येव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतदः 





रूप से निर्देश करना चाहिये । 
(वा० ) संज्ञा और संज्ञीका असन्देहे (विवेक) सिद्ध ही है। केसे ? 
आचायौँ के आचार से । आचाय का आचार क्या चीज है यह पहले बता चुके हैं । 
( वा० ) अनाकृति ( आकृतिरहित ) । 
अथवा आकृति-रहित शब्द संज्ञा है और आकृति चाले शब्द संज्ञी हैं। 
लोक मे भी आकृति वाले सांसपिण्ड की देवदत्त? यह संज्ञा की जाती है । 
( वा० ) अथवा लिङ्ग ( चिल्ल ) से । 
अथवा कुछ चिह्न लगा कर कहूँगा इस प्रकार के चिह्न वाला संज्ञा शब्द 
हैं। वृद्धि! शब्द में वह कल आदि दोष रूप चिह्न कर टिया जायगा । आदेच 
शब्द मे नही किया जायगा । 
आपका यह कहना कि आचार्य ( सूत्रकार ) के व्यवहार से ( संजा का पता 
चल जायगा ) युक्त नही । 
इस में क्या अयुक्त हे ? 
यही कि पहले ( हे सूत्रकार ) तेरा सूत्र ( सम्बन्ध का जापक न होने से ) 
अत्रोधक ( अनर्थक ) हे, इस प्रकार“निन्दावचन कहकर पीछे उसी को ( अर्थात्‌ उसी 





१, ( वार्तिक में ) असन्देह:--यह बहुत्रीहि हे, अविद्यमानः सन्देहोत्र । 
सन्देह का निवतक अब्द कहना चाहिये, अर्थात्‌ “परा संज्ञा” ऐसा वचन 
पटुना चाहिये । 


तृतीय आह्निक १२७ 


युक्तम्‌ । अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण 'अनाङृतििङ्गेन वा’ 
इत्याह । 
तच्चापि वक्तव्यम्‌ । यद्यप्येतदुच्यते । अथवैतर्हि इत्संज्ञा न वक्तव्या 
लोपइ्च न वक्तव्य: | संश्ञालिङ्गमनुवन्धेषु करिष्यते। न च संज्ञाया निवृत्ति- 
रुच्यते । स्वभावतः संज्ञा संज्ञिन प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते । तेनानुबन्धाना- 
मपि निदृत्तिर्भेविष्यति | सिध्यत्येवम्‌। अपाणिनीयं तु भवति । 
यथान्यासमेवास्तु । नचु चोक्तम-संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थ 
इतरथा ह्यम्प्रत्ययो यथा लोक इति। त च यथा लोके तथा व्याकरणे। 
प्रमाणभूते आचार्य दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्सुख उपविश्य महता 
प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌, किं 
पुनरियता सूत्रेण। किमतो यदशक्यम्‌ । अतः संज्ञासंक्षिनावेव | कुतो न 
खल्वेतत्‌ खंज्ञासंश्िनावेवेति । न पुनः साध्वनुशासनेऽस्मिञ्शास्त्रे साधु- 
के बृत्तिकारों को ) प्रमाण मानना । और आपने भी इस समाधान से असन्तुष्ट होकर 
ही अनाङृतिलिङ्गेन बा--यह दूसरा समाधान कहा है । 
तो लिङ्घ कगाना होगा । ( इस प्रकार के लिङ्ग वाला शब्द संज्ञा है ऐसा 
कइना होगा ) । यद्यपि ऐसा वचन करने से ( गौरव होगा तो भी अपेक्षाकृत लाघव 
ही होगा ) कारण कि अब ( अचुवन्धों की ) इत्संज्ञा नहीं कहनी पड़ेगी, इत्संज्ञको 
का लोप भी नहीं कहना पड़ेगा । संज्ञा का लिङ्ग ( कल आदि चिह्न ) अनुबन्धो मे 
किया जायगा । संज्ञा की निवृत्ति वचनसाध्य नहीं है । संज्ञा का ऐसा स्वभाव है, 
संज्ञी का बोध करा कर स्वयं निवृत्त हो जाती है । इससे अनुवन्धा की भी निवृत्ति हो 
जायगी (इतना लाघव होगा) । हॉ ठीक है, पर ऐसा करना अपाणिनीय होगा । 
तो जैसे आचायै ने सूत्र पढ़ा है वैसे ही रहने दो । अजी, अभी आपने कहा 
था---सज्ञाधिकार कहना चाहिये ताकि कोन शब्द संज्ञा है यह बोध हो सके, नदी तो 
सम्बन्ध की प्रतीति न होगी जैसे लोक में । नहीं, जैसे लोक में वैसे ही व्याकरण-शास्त्र 
में हो--यह कोई नियम नही । प्रामाण्य को प्राप्त भगवान्‌ सूत्रकार ने कुशापीड 
से पवित्रपाणि हो, शुद्ध-प्रदेश मे स्थित हो, पूर्व को ओर मुह कर, आसन पर वेठ, बड़े 
प्रयत्न से इन सूत्रा को रचा है उनमें एक वर्ण भी अनर्थक नही हो सकता, इतने वर्णी 
से घटित समग्र सूत्र को अनथेकता तो दूर रही । 
इस से क्या यदि एक वणे भी अनर्थक नही ? 
इस से यही आता है कि वृद्धिशब्द संज्ञा हे और आदैच संज्ञी है । 
क्या शब्द्साधुत्व का अनुशासन करनेवाले इस शास्त्र म इन दो वृद्धि भार 
आदैच्‌ का साधुत्व तो नही बताया जा रहा ? 








१ प्रमाणभूत आचार्यः --आ्रामाण्यं प्राप्त । भू ग्राम्ताचात्मनेषदी | 


६२८ व्याकिरणमेहाभाप्य 


त्वमनेन क्रियते। कृतमनयोः साघुत्वम्‌। कथम्‌। वृधिरस्माय विशेपेणोपदिटः 
प्रक्तिपाठे, तस्मात्‌ क्तिन्प्रत्ययः । आदेचोप्यक्षरसमाम्नाय उपदिष्टाः 

प्रयोगनियमार्थं तहींदे स्यात--बृद्िशब्दात्पेर आदैचः प्रयोक्तव्या 
इति । नेह प्रयोगनियम आरभ्यते । किन्तर्हि संस्कृत्य सेस्कृत्य पदान्य- 
त्खुज्यन्ते तेपां यथ्ेष्रमभिसस्वन्धो भवति । तद्यथा--आहर पात्रम्‌, 
पात्रमाहरेति | 

आदेशास्तर्हमि स्युः । वृद्धिशव्दस्यादेच आदेशाः । पष्टीनिर्दिप्टस्या- 
देशा भवन्ति । न चात्र पष्टी पद्दयामः ! 

आगमास्तहीमे स्युर्वुद्धिशव्दस्यादेच आगमाः । आगमा अपि पष्ठीनि- 
दिष्टस्येवोच्यत्ते। लिङ्गेन च। न चात्र पष्ट न खल्वप्यागमलिङ्गँ पश्यामः 


इनका साधुत्व पहले ही बताया जाचका हैं । धातुपाठ में व्याकरणाध्येता के 
लिये बृष का सामान्यरूपेण उपदेश कर दिया गया हैं, उससे परे क्तिन्‌ प्रत्यय विहित 
है, आदैच भी अक्षर-समाम्नाय सं उपदिष्ट हैं । 

तो यदृ सूत्र प्रयोगविषयक नियम करनेवाला हा सकता हैं--अथोत 
वृद्धिशव्द से परे (नकि पूव) आदेच ब्दो का प्रयोग हाना चाहिये । इस शास्त्र में 
प्रयोग ( प्रयुज्यमान पढौं का क्रमविषयक ) नियम बताने का उपक्रम नही किया 
गया है, किन्तु उन प्रयोगों का साधुत्वान्वाख्यान मात्र किया जाता है, पीछे वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध होता है, जैसे आहर पात्रम्‌ (पात्र लाओ ) 
ऐसी आनुपूर्वी से भी कहा जाता है, पात्रमाहर ऐसा भी । 

तो ये आदेश हो सकते हैं । दृद्धिशब्ढ के स्थान में आदैच आदेश होते हैं। 
पर आादेग वष्ठीनिर्दिट के स्थान में होते हैं, और यहाँ ( इस सूत्र मे षष्टी विभक्ति 
दीखती नहीं । 

तोथे भागम हो सकते ६--ब्ृद्धिशब्द को आदेच का आगम हो । पर 
आगम भी पष्टीनिर्दिट को ही होते हें। और आगम लिङ्ग (कू, टू ) से जाने जाते 
हं।न ठो यहाँ पष्टी दीखती हे और नहीं आगम-लिङ्ग दीखता है । 

और यहाँ प्रकृत-सूत्र मे यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि ये दोनों पद 
वृद्धि और आदैच्‌ समानाधिकरण और एकविभक्तिक हँ । और ऐसा सम्बन्ध केवल 
दो का होता हैं। कोन से दो का ? 


यहा पष्टी शब्द से पष्ठयथ का अभिप्राय है । जहा पष्टी विभक्ति के अर्थ 
का निर्देश है वहीं आदेश होते हैं, पष्ठी विभक्ति का निर्देश न होने पर भी यदि षष्टी 
का अथ ह तो आदेश हो जाते हैं । जसे नाभि नर्भ च, परस्त्री परुं च यहाँ नाभि को 
नम और परस्त्री को परशु आदेश होते हैं यद्यपि नाभि, परस्त्री में पष्टी विभक्ति का 
निर्देश नहीं है किन्तु पष्ठी का अर्थ है । 





तृतीय भाहिक १२९ 


इदं खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यमेकविभक्तिकत्वं चे । &योइचेत- 
दूभवति । कयोः। विशेषणविशेष्ययोबी संज्ञासंनिनोचौ । तनैतत्स्यातू- 
विशेषणविशेष्ये इति । तघ्च न । हयो हिं प्रतीतपदार्थकयोळॉके विशेषण- 
विशेष्यभावो भवति न चादैच्छव्दः प्रतीतपदार्थकः । तस्मात्संज्ञासंश्षिनावेव 


तत्र त्वेतावान्सन्देहः--कः संशी का संशेति स चापि क्क सन्देहः । 
यत्रोभे समानाक्षरे | यत्र त्वत्यतरल्लघु सा संज्ञा, यद्शुरु स संशी | कृत 
पतत्‌ । लघ्वर्थ हि संक्षाकरणम्‌ । तचाप्ययं तावच्यं गुरुलघुतामेचोपलक्ष- 
यितुमहैति, किन्तर्हि, अनाकृतितामपि । अनाकृतिः संज्ञा आकृतिमन्तः 
संज्ञिनः । लोकेपि छ्याकृतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संक्षा क्रियते । 


अथवा $५वर्विन्यः संक्षा भवन्ति । बृद्धिशब्द्दचावर्तते, नादेच्छब्दः । 
तद्यथा--इतरत्रापि देवदत्तशब्द आवतते, न मांसपिण्डः । 


या तो विशेषण विशेष्यका, या संज्ञा और संज्ञी का । तो ये दोनों विशेषण- 
विशोष्य हो सकते हैं। नहीं । प्रसिद्ध अर्थवाले दो शब्दों का लोक में विशेषण-विशेष्य 
भाव होता है । पर लोक भे आदेच तो अप्रसिद्ध हें । इसलिए यहां संज्ञासंक्षिभाव 
ही मानना चाहिए । 

अब इसमें इतना सन्देद रहता दे--संज्ञी ( संशावाला ) कोन हे, संज्ञा कौन 
है। वह सन्देह भी कहां होता है ? जहां दोनों उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान 
शब्द्‌ समसंख्यक अक्षरा वाळे हो । पर जहां दोनों में से एक लघ्वक्षर हो, चह संज्ञा 
समझनी चाहिए, जो क्षधिकाक्षर हो वह संज्ञी । यद्द क्योकर ? व्यवहार मे लाघव 
के लिए संज्ञा की जाती हे । पर केवल गुरुरूघुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
युक्त न होगा, अनाकृतिता ( आक्कति-दीनता ) को भी। सङ्गा अनाक्कति होती है, 
संजी आाकृतिमान्‌ होते हे । लोक मे भी आकृतिवाले मांसपिण्ड की देवदत्त यह संज्ञा 
की जाती है । 

अथवा जो संज्ञायें होती हैं उनकी विधिसूत्रों मे आवृत्ति (पुनः पुन; उच्चारण) 
होती है । वृद्धिशव्द की आवृत्ति देखी जाती है, आदैच्‌ शब्द की नही । जैसे अन्यत्र 
( लोक ) में भी देवदत्त शब्द की आवृत्ति होती है, मांस पिण्ड की नहीं । 





१. देवदत्तः पचति यहां सामानाधिकरण्य है किन्तु एकविभक्तिकनच नहीं है। 
गौरदइवः यहां एक विभक्तिकत्व है, सामानाधिकरण्य नहीं । इद्धिरादैच्‌ यहां सामानाधि- 
करण्य और एकविभक्तिकन्व दोनों हैं। इस लिये दोनों का अलग अलग ग्रहण क्या है । 
कुछ डोग सामानाधिकरण्य अब्द का मानते है कुछ अर्थ का । दोनों के तात्पर्य में कोई 
भेद नहीं है । 


६६८४ न्यकिरणम द्विभार्प्य 


अथवा पूर्वोच्चारितः संशी, परोच्चारिता संश्ा। कुत एतत्‌ | सतो हि 
कार्यिण; कार्येण भवितव्यम्‌। तद्यथा-इतरत्रापि सतो मांसपिण्डस्य 
देवदत्त इति संक्षा कियते । 

कथं वृद्धिरादैज्‌ इति । पतदेकमाचार्यस्य मङ्गळार्थ सृष्यताम्‌। माङ्ग- 
लिक आचायो महतः शाख्नीघस्य मङ्गलार्थ बृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । 
मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषकाणि 
चाध्येतारदच चुद्धियुक्ता यथा स्युरिति । सर्वत्रैव हि व्याकरणे पूर्वोच्चारितेः 
संशी, परोच्चारिता संज्ञा अदेङ्‌ गुण' इति यथा। 


दोषवान्खल्वपि संज्ञाधिकारः। अष्टमेपि हि संक्ञा कियते-तस्य 
परमा्रेडितम्‌ इति । तत्रापीदमजुवर्त्यं स्यात्‌ । 


अथवाऽस्थानेऽये यत्नः क्रियते । नहीदँ लोकाद्‌ भिद्यते । यदीदं 


अथवा जिसका पूर्वोच्चारण है वह संज्ञी जानना चाहिए, जिसका पीछे 
उच्चारण है वह संज्ञा । यह क्याँकर ? इसलिए कि बुद्धिद्वारा विषयीकृत अर्थ को 
पहले शब्द से कह कर उसको संज्ञा आदि कार्य विधान किया जाता दे, जेसे अन्यन्न 
( लोक में ), छछ्धिसद्भूप मांसपिण्ड की देवदत्त संज्ञा की जाती है । 

तो वृद्धिरादेच्‌ यह सून्न-न्यास कैसे हुआ ? (यहां जो क्रम का व्युत्क्रम हुआ 
हे) वह आचार्य ने मङ्गल के लिए किया है, सो यह एक दोष मर्षणीय हे । मङ्गला- 
काक्षी आचार्य ने बृहत्‌ सूत्रसमूह के मङ्गल के लिए वृद्धि शब्द को आदि मै 
प्रयुक्त किया हे । कारण कि आदि में मद्नलयुक्त शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैँ, ओता 
वाद से वीर ( अपराजित ) तथा चिरंजीव होते हैं, और अध्येता वृद्धि-युक्त होते हॅ । 
व्याकरण में सत्र पदले उच्चारित संज्ञी होता है और पीछे उच्चारित संज्ञा । जैसे 
अदेङ्‌ गुणः इस सूत्र में । 

सञ्चाञधिकार करना भी दोषयुक्त ही है। अष्टम अध्याय में भी संशाये 
की जाती हैं जैसे तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८1१।२) । जहां दो उच्चरित किए जाते हें उनमें 
से दूसरे को आम्रेडित कहते हैं । वहां भी इस अधिकार की अनुवृत्ति होगी । 


अथवा संज्ञा आदि निर्देश-रूप यत्न का कोई अवसर नहीं । संछा आदि 





१ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः यह संज्ञा सूत्र न मानकर परिभाषा सूत्र मान लिया 
जाएगा इस प्रकार सर्वत्र व्याकरण में संज्ञा का उच्चारण संज्ञी के बाद किया हुआ सिद्ध 


हो जाता है । 


तृतीय भाह्विक १३१ 


लोकाद्‌ भिचेत ततो यत्नार्ह स्यात्‌। तद्यथा--अगोशाय कङ्चिद्‌ गां 
सफ्थनि कर्ण वा गृहीत्वोपदिशति-अयं गोरिति।' न चास्मायाचष्टे 
इयमस्य संज्ञति। भवति चास्य सम्प्रत्ययः । 


तन्नैतत्स्यात्‌--कतस्तत्र पूर्वेरभिसस्वत्ध इति । इद्दापि कृतः पूर्वैरभि- 
सम्बन्धः । केः। आचायैः। तत्रैतत्स्यात्‌-यस्मै तर्हि सम्प्रत्युपदिशति 
तस्याकृत इति | लोकेऽपि हि यस्मै सम्प्रत्युपदिशति तस्याकृतः। अथ तत्र 
कृतः, इहापि ङतो द्रष्टन्यः ॥ 


सतो वृद्धयादिषु संज्ञाभावात्तदाश्रय इतरेतराश्रयत्वादप्रसिद्विः ॥ 


सतः संशिनः संज्ञाभावात्‌। तदाश्रये संज्ञाश्रये संज्ञिनि बृद्धयादि- 
ष्वितरेतयश्रयत्वादप्रसिद्धिः। का इतरेतराश्रयता । सतामादैचां संशया 


निर्देश न होना कोई लोक से न्यारी बात नदीं दै । यदि शास्त्र में लोक से न्यारी बात 
हो तो अवश्‍य इसके किए वचन-रूप यत्न करना होगा । जैसे कोई गो को पहचानता 
नही, उसे दूसरा कोई गौ को ऊरुभाग अथवा कान से पकड़ कर बताता है--यह 
गो (बेळ) दै, ओर यह नहीं कहता कि यद इसकी संज्ञा (नाम) है । तिसपर भी 
उसे यथेष्ट बोध हो जाता है । 


वहां तो यह हो सकता है कि वृद्धी ने अपने व्यवहार से गो शब्द का उस 
पदायै के साथ (वाच्य-चाचक) सम्बन्ध किया हुआ है । यहां भी पूर्व लोगों ने सम्बन्ध 
किया हुआ हे । किन्दॉने ? आचाय ने। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिसके 
लिए अब उपदेश हो रहा है उसके लिए तो यद सम्बन्ध असिद्ध दै । (पर यह भी लोक 
के न्यारी बात नदीं ) लोक मै भी जिसे गवादि शब्दार्थ सम्बन्ध अभी बताया जा 
रहा है उसके लिए तो असिद्ध ही है। (यदि अनुमान आदि द्वारा) लोक से सिद्ध 
साना जाता है, तो शास्त्र मै भी सिद्ध मानने में कोई अडचन नहीं । 


( वा० ) निभ्पन्न का वृद्धयादि संज्ञा के साथ सम्बन्ध होने से तथा संजी का 
संझाऽऽश्रित होने से अन्योन्याश्रय होने से वाक्यार्थ की सिद्धि न होगी । 


संज्ञी के विद्यमान होने पर संज्ञा होने से । तदाश्रये अर्थात्‌ संज्ञाऽऽश्रय संक्षी 
होने पर वृद्धयादि पदी में अन्योन्याश्रय होने से वाक्यार्थ न बन सकेगा । 


यहाँ कोन सा अन्योन्याश्रय है ? 
आदैच्‌ पहले सिद्ध हौ तो उनकी वृद्धिसंज्ञा हो, और संज्ञा से शादैच की 


१३२ व्याकरणसहाभाग्य 


भवितव्यम्‌, संशयां चादैचो भाव्यन्ते । तदेतद्‌ इतरेतराश्रयं भवति । 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा--नौर्नावि वद्धा नेतरश्रा- 
णाय भषति । 


तनु च भो इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि इञ्यन्ते। तद्यथा--नौः 
शकटं बहति, शकटे च नाचे बहति । अन्यदपि तत्र किञ्चिदू भवति जलं 
स्थळं वा । स्थले शकटं नावं वहति । जले नीः शकटं बहति । 


यथा तहिं निविष्टब्धकम्‌। तत्राप्यन्ततः खूत्रकं भवति । इदं पुनरि- 
तरेतराश्रयमेव । 


सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। नित्यदाब्द्त्वात्‌। नित्याः शब्दाः, नित्येषु 
शब्देषु खतामादैचां संज्ञा कियते, न च संश्चयाऽऽदेचो भाव्यन्ते। 


उत्पत्ति होती दै, अन्योन्याश्रय हे । अत्योन्याश्रितकायै' नही सिद्ध होते । जैसे एक 

(कर्णधार रहित) नौका ऐसी ही दूसरी नौका से बांधी हुईं एक दूसरे की रक्षा करने 
सँ असमथ होती है । 

अजी अन्योन्याश्रित कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाते है, जैसे नौका छकड़े 
को देशान्तर मै ले जाती है और छकड़ा नोका को । (यह दृष्टान्त ठीक नही ) कुछ 
और भी वहां विशेष होता है जल अथवा स्थळ । स्थळ मै छकड़ा नौका को ले जाता 
है, जल में नौका छकडे को (सो यहां अन्योन्याश्रय नही) । 

अच्छा तो त्रिवि्टव्धक इटान्त सही । यहाँ भी भीतर कीलकादि कारणान्तर 
सिद्धि का प्रयोजक है । प्रकृत मै तो अन्योन्याश्रय दोष अपरिहायै ही ठहरा | 

( वा० ) शब्द की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा । 

इस दोष का परिहार हो जाता हे । 

कैसे ? 

शब्द नित्य हैं, इस हेतु से । 

शब्द नित्य हैं, शब्दों के नित्य होते हुए ( पहले से ) विद्यमान क्षा, पे, भौ 


की ( वृद्धि) संज्ञा की जाती है न कि संज्ञा द्वारा { अपूये ) आ, ऐ, औ को बनाया 
जाता है। 





१, संजा द्वारा इद्धिविधायक जे बुद्धिः इत्यादि शास्त्र में । 


तृतीय भाह्विक १३३ 
यदि तर्हि नित्याः शाब्दाः, किमर्थं शास्त्रम्‌ । 


किमर्थ शास्त्रमिति चेन्निवतेकत्वात्सिद्धम्‌ ॥ 


निवतेकं शास्त्रम्‌ । कथम्‌ । सूजिरस्सायव्रिशेषेणोपदिष्टः। तस्य 
सर्वत्र सजिवुद्धिः प्रखक्ता। तत्रानेन नित्रृत्ति. क्रियते मजेरक्डित्सु 
प्रत्ययेषु स्जिप्रसङ्गे मार्जिः साधुर्भवतीति । 


वृद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येक वचनम्‌ ॥ 
बृद्धियुणसंज्ञयोः प्रत्येके ग्रहण कर्तव्यम्‌ । प्रत्येकं वृद्धिगुणसंशे भवत 
इति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । समुदाये मा भूतामिति । 
अन्यत्र सहवचनात्समुदाये संज्ञाऽप्रसङ्गः ॥ 
अन्यत्र खहवचनात्ससुदाये ब्रृद्धिगुणसंश्षयोरप्रसङ्गः । यत्रेच्छति 





यदि शब्द नित्य हैं, तो शास्त्र किस काम का रहा ? 
(चा० ) यदि पूछो शास्त्र किस कास का रहा, शास्त्र निवर्तक होने से 
सफल है । 

शास्त्र निवतेक है । केस ? अध्येता के लिए मृज्‌ धातु का सामान्यरूप से 
उपदेश कर दिया गया है । उसकी सर्वत्र मज रूप ही साधु है ऐसी बुद्धि होने लगी । 
तब शास्त्र इस प्रकार इसकी निवृत्ति करता है--कित्‌ डित्‌-भिन्न प्रत्ययो के परे 
रहते सृज्‌ के प्रसङ्ग (अवसर) से माजि रूप साधु होता है । 

( वा० ) वृद्धिगुण संज्ञा करते समय प्रत्येक शव्द का उच्चारण करना 
चाहिए । 

अर्थात्‌ यह कहना चाहिए कि वृद्धि और गुणसज्ञा आदैच्‌ (भा, ऐ, औ ) 
भौर अदेङ्‌ (अ, ए, ओ ) मे के प्रत्येक की होती है । 

इसका क्या प्रयोजन है ? 

समुदाय ( भादेच भदेङ्‌ ) की मत हो । 

( वा० ) जहां सह आब्द उच्चारित नहीँ होता वहां समुदाय की संशा का 
प्रसङ्ग ही नहीँ । 
जहां आचार्य समुदाय को काये करना चाहते हैं वहां सह शब्द का उच्चारण 


१३४ व्याकरणमहाभाष्य 


सहभूतानां कार्य करोति तत्र सहग्रहणम्‌। तयथा “सह सुपा” “उभे 
अभ्यस्तं सह” इति । 


प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमाप्ते' | 


प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमातिरङ्यते । तद्यथा देवदत्तयज्ञदत्तचिष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तामिति । न चोच्यते प्रत्येकमिति। प्रत्येकं च भाजेः परिः 
समाप्यते । 

तल चायमप्यास्ति दष्टान्तः--समुदाये चाक्यपरिसमाप्तिरिति। 
तद्यथा गर्गाः शातं दण्डयन्तामिति। अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति, 
न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्हप्ान्ते यादे तत्र सहग्रहणं कियते, 
इहापि प्रत्येकमिति वक्तव्यम्‌ । अथ तत्रान्तरेण सहग्रहणं सहभूतानां 
कार्य भवति, इहापि नार्थः प्रत्येकमिति वचनेन ॥ 


अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते । 


आकारस्य तपरकरण सवर्णार्थम्‌ ॥ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियते। कि प्रयोजनम्‌ । सवर्णाथम्‌ । तपरस्त- 





करत हैं जैसे सह सुपा ( २।१।४ ) उभेअभ्यस्तं ( ६1१५ ) सह इत्यादि में । 

( वा० ) प्रत्येक में भी वाक्या्थ की परिसमाति देखी जाती हे इस लिए भी 
प्रत्येक की संज्ञा होगी । जैसे देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र को भोजन खिलाओ । यह 
नह कदा जाता कि इनमें से प्रत्येक को, पर प्रत्येक में भोजन क्रिया पर्यवसित 
( पूर्णरूप से समाप्त ) होती है । 

अजी यह भी तो दृष्टान्त है--ससुदाय में वाक्यार्थ की समाप्ति होती है । 
जैसे गर्ग लोगो से सी दण्ड (जुर्माना) लिया जाए। राजाओं को धन की अपेक्षा 
होती है पर वे प्रत्येक से दण्ड नहीं लेते । इस दृष्टान्त के होते इए भी यदि वहां 
( गर्गदण्डन में ) सह अहण किया जाता हो तो यहाँ प्रकृत में भी प्रत्येकम्‌ यह कहना 
चाहिए । पर यदि वहां विना सहग्रहण समुदाय को कार्य होता है, तो यद्वां भी 
प्रत्येकम्‌ इस वचन का कुछ प्रयोजन नहीं । 

भव यह विचार उपस्थित होता हे कि सूत्र में आकार तपर क्यों किया 
गया दै । 

( वा० ) आकार का तपर करना सवण अहण के लिए हे । आकार तपर 
किया गया हे । इसका क्या प्रयोजन है ? सवर्ण अहण के लिए । तपरस्तत्कालस्य 


तृतीय आडिक १३५ 


इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌। केषाम्‌। उदात्तायुदात्त- 
स्वरितानाम्‌। कि च कारणं न स्यात्‌ । 


भदकत्वात्स्वरस्य ॥ 
भेदका उदात्तादयः । कथं पुनर्शायते भेदका उदात्ताद्य इति। एवं 
दृश्यते लोके य उदात्ते कतव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे 
चपेटां ददाति अल्यत्त्व करोषीति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किन्तर्हि । इति-- 


भेदकलादूगुणस्य ॥ 
भेदकत्वाद्गुणस्येति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। आनुनासिक्यं नाम 
गुणः, तद्धिन्नस्थापि ग्रहणं यथा स्यात्‌। कि च कारणं न स्यात्‌। भेदकत्वाद्‌ 
युणस्य। भेदका शुणाः। कथं पुनज्ञायते भेदका गुणा इति। एवं हि इच्यते 


इस शास्त्र से अपने समान काछवाले दूसेर सवण आकारों का भी ग्रहण ददो सके, 
इस लिए । कित का? 

उदात्त अनुदात्त स्त्रित ( आकारां ) का । 

क्या कारण है कि ( तपर किए बिना ) इनका ग्रहण न होगा ! 

( वा० ) उदात्त आदि स्तरों के भेदक होने से ॥ 

उदात्त आदि भेदक हैं । 

यह केसे जाना कि उदात आदि भेदक दोते दें ? 

ऐसा लोक में देखा जाता है जो शिष्य उदात्त उच्चारण करने के स्थान में 
भनुदात्त उच्चारण करता है खण्डिकोपाध्याय उसके सुइ पर चपत देता है यह कहते 
हुए कि त्‌ कुछ और का उच्चारण कर रहा दे । 

तो यह तपरत्व का प्रयोजन ठहरा न? तो न्या कहना है ? यह कि-- 

( वा० ) गुणों के भेदक होने से ॥ 

गुण के भरक होने से यइ कइना चादिण । 

आनुनासिक्य गुण है, तदूगुणविजिए का ग्रहण हो जाए इस लिए । क्या कारण 


है कि आचुनासिक्य गुण ( धर्म ) वाळे आदेच्‌ (भा ऐ भोर भौ) का ग्रहण नहीं 
होता ? 


१६६ व्याकरणमहांभाष्य 
लोके-पकोऽयमात्मां उदर्क नाम, तस्य गुणभेदादन्यत्त्व भवति-अन्यदिदं 
शीतम्‌ , अन्यदिदसुष्णमिति । 


नडु भो अभेदका अपि गुणा दृश्यन्त। तद्यथा देवदत्तो झुण्ड्यपि 
जट्यपि शिख्यपि स्वाभाख्यां न जहाति, तथा बालो य॒वा बृद्धो वत्सो 
दस्यो बलीवर्द इति । 


उभैयमिदं गुणषूक्तम्‌- भेदका अभेदका इति । कि पुनरत्र न्याय्यम्‌ । 
अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌ । यदयम्‌ अस्थिदधिसक्थ्य- 
क्ष्णामनङुदात्त” इत्युदात्तश्रहणं करोति तउ्ज्ञापयत्याचारयोऽभदका गुणा 
इति। यदि हि भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवोच्चारयेत्‌। 


गुणौ के भदक होने से । गुण भदक हैं । 
केसे जानते हो कि गुण भेदक होते हैं ? 


ऐसा ही लोक में देखते हें । सभी जल एक अभिन्नद्वव्य है । उसका गुणभेद 
से भद हो जाता दै, यद शीत जळ और हे और यह उप्ण जल और । 


अजी गुण अभेदक भी देखे जाते हे, जेसे देवदत्त चादे मुण्डित सिर वाळा 
द्वा, चाहे जटा वाळा और चाहे शिखा वाला, अपने ( देवदत्त इस ) नाम को नहीं 
छोड्ता इसी प्रकार वही देवदत्त बाल्य यौवन और वृद्धत्व को प्राप्त हुआ भी देवदत्त 
दी रहता है। तथा एक ही गो-पिण्ड अवस्थाभेद से वत्स, दम्य और वलीवदे 
कहलाता है । 

गुणा के विषय में दोनों बाते देखी जाती है--शुण भेदक भी हें और भभेदक 
भी । शास्त्र में कोन सा पक्ष न्याय्य ( युक्त ) है । गुण अभेदक हैं यही न्याय्य है। 

यह कैसे जानें ? 


जो आचायै अस्थिदधिसक्थ्यक्षणामनङ्उदात्तः इस सूत्र मे अनङ्‌ को उदात्त 
बतळाते हैं इससे शापित करते हैं कि गुण अभेदक होते हें । गुणों के अभेदक होने 
से उच्चारित किए गए उदात्त अनङ्‌ की तरह अनुच्चारित अनुदात्त का भी ग्रहण 
होता । यदि गुण भेदक हों तो उदात्तगुणयुक्त अनङ्‌ का उच्चारण कर दे ( जिससे 
तदूगुणविशिप्ट का दी अहण होगा दूसरे का नहीं ) । 


Se "प प 


sor 





१. आत्मन्‌ शब्द यहाँ द्रव्याची है । 


२ आम्नाय शब्दो मे स्वर नियत है, अतः वेद मे गुण भेदक ही है । 
लोक में दोनों तरह से व्यवहार है । एक ही गोपिण्ड का वत्स आदि अवस्था 


तृतीय आशिक १३७ 


यदि तल्लेभेदको गुणा अजुदात्तादेरन्तोद(त्ताच्च यदुच्यते तत्स्वरि- 
तादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति । नेप दोपः। आश्रीयमाणो गुणो भेदको 
भवति । तयथा-शुक्ळमालमेत, कृष्णमाळभेत । तत्र यः शुक्ल आलब्धव्ये 
कृष्णमालभते, न हि तेन यथोक्तं कृतँ भबति । 


असन्देहार्थस्तर्हि तकारः । ऐेजित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्‌ किमिमावे- 
चावेव, आहोस्विदाकारोप्यत्र निर्दिइयत इति। सन्देहमात्रमेतद्धवति | 
सर्वसन्देहेबु चेइसुपतिष्डते-व्याख्यानतो विशेपप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहाद- 
लक्षणम्‌ इति | याणां ्रहणमिति व्याख्यास्यामँः । अन्यत्राप्येचऽजातीयकेषु 





अच्छा यदि गुण अभेदक हैं तो जो कार्थ अनुदात्ताठि भथवा अन्तोदात्त को 
विधान किया जाता है वह स्वरितादि अथवा स्वारतान्त को भी होने लगेगा । यह 
कोई दोष नही । स्व-वाचक शब्द द्वारा निर्दिष्द गुण भदक ही होता है। जैसे झुक्छ 
का आळम्भन ( यायार्थ वध ) करे, कृष्ण का आछम्भन करे । ऐसी चोदना होते 
हुए जो शुक्छ के स्थान में कृष्ण का आळम्भन करता है, वह शास्त्रोक्त अनुष्ठान 
नही करता । 


अच्छा तो प्रकृत में तपर नही किया है, असन्देह के लिए तकार का उच्चारण 
किया हे ऐसा समझना चाहिए। यदि त्‌ न पढा जाय, केवळ ऐच्‌ ही पढ़ा जाय 
तो सन्देह होगा कि यहां ऐच मात्र का निर्देश है अथवा आकार भी प्रडिलिष्ट है । यह 
केवल सन्देह है ( कोई दोष नही), और जहां भी सन्देह हो वहाँ यह परिभाषा 
उपस्थित होती हे--व्याख्यान से विशेष बोध होता है, सन्देह होने से ही लक्षण 
अळक्षण नही हो जाता तीनो का ग्रहण इष्ट है ऐसा विवरण कर देगे। अन्यत्र भी 


भेद से व्यवहार है, और यह वही गोपिण्ड है ऐसी पहचान होने से अभेद से भी । 
अत्र=्शास्त्रे । 

१ गशुण-रहेत का उच्चारण तो होगा नहीं, उच्चारण अवश्य ही उदात्त 
अथवा स्वरित सहित ही होगा । यदि गुण अभेदक होते हैं यह पक्ष है तो करिसी एक 
स्वर से उच्चारण किया हुआ अकारादि स्वरान्तर-युक्त अकारादि का भी वोवक हो 
सकता है जव तक कि वह उच्चारितस्वर विवक्षित है यह बताने के लिए उसके साथ 
तद्वाचक उदात्त आदि शब्द का उच्चारण न हो। यढि गुण भेटक होते हे यह पक्ष 
है तो किसी एक स्वर से उच्चारण करना ही अन्य-स्वर-युकत अकारादि की निव्रत्ति के 
लिए पर्याप्त होगा । 


२ प्रस्थेऽश्रृद्धसकर्क्यादीनास्‌ (६।२।८७) इस सत्र से उन्त्रप्रम्थ' की तरह माटाप्रस्वः 


१३८ व्याकरणमहाभाष्य 
सन्देहेपु न कंचिद्‌ यत्नं करोति । तद्यथा--औतोस्शसोः” इति । 


इदं तर्हि प्रयोजनम--आत्तर्यतस्त्रिमाचचतुर्माचाणां स्थानिनां 
त्रिमात्रचतुर्मांचा आदेशा मा भूवज्निति। खट्वा इन्द्रः खटवेन्द्रः, खट्वा 
उदकम खटवोदकम्‌, खटवा ईषा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खट्वोढा, खद्वा 
पुलका खट्वैलका, खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः 
खद्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वौपगव इति । 


अथ क्रियमाणेपि तकारे कस्मादेव तिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां 


त्रिमाचचतुमीचा अदेशा न भवन्ति । तपरस्तत्कालस्य इति नियमात्‌ । 
नचु तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः। नेत्याह। तादपि परस्तपरः। यदि 





इस प्रकार के सन्देहा में कोई वचन-रूप यत्न नही किया जाता, जैसे औतोम्दासोः 
इस सूत्र में व्याख्यान से अवगत होता हे कि आकार और ओकार-दोना का 
निर्देश है । 

तो तपर करण का यह प्रयोजन हे--आन्तरतम्य से त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानिया 
को त्रिमात्र चठुर्मात्र आदेश न होने लग जाय । खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः ( यहाँ ए 
त्रिमात्र न हो ), खट्वा उठके खट्वोदकम्‌, खट्वा उपा खट्वेषा ( यहां ए चतुर्मान्न- 
न हो), खटवा ऊड़ा खट्वोटा, खट्वा एलका खट्वैलका ( यहां ऐ चतुमात्र न हो) 
खट्वा ओदनः खट्वौटन', खट्वा ऐतिकायनः, खट्वैतिकायनः, खट्वा औषगवः 
खट्वौपगव । 

प्रश्‍न यह है कि तकार उच्चारण करने पर भी किस कारण त्रिमात्र 
चतुर्मात्र स्थानियो को न्निमात्र चतुर्मात्र आदेश नहीं होते ? तपरस्तत्कालस्य इस 
नियम से । पर त्‌ जिससे परे हो वह तपर होता है (पेच से तो त्‌ पूर्वोच्चारित हे ) । 
नहीं, त्‌ से जो परे हो वह भी तपर होता है। यदित सेपरे भी तपर होता 





में भी पूषपद्‌ आद्युढात्त विधान किया है । वह आकार की त्रृद्धि संजा को सिद्ध करता है । 
माला के आकार की वृद्धि संजा होकर माला यह शब्द समुदाय दृद्धिर्यस्याचामादिस्‌ 
तद्‌ वृद्धम्‌ से दृद्धसंजक हो जाता है । अत्रृद्ध न रहने से प्रस्थेञ्बृद्धम से पूवपद आद्युदात्त 
प्रात नही था उसके विधान के लिए मालादीनां च (६।२।८८) यह चरितार्थ हो जाता हे! 
अन्यथा माला शब्द वृद्ध सनक न हो कर अबृद्ध ही रहता तो प्रस्थेऽबद्धम्‌ से ही उसमें 
स्वर सिद्ध था । यही व्याख्यान ह । ओतोऽम्शासो में भी इसी प्रकार व्याख्यान से आ 
ओतः यह छेट समझा जाता हैं । 


तृतीय आहिक १३९ 


तादपि परस्तपरः, “ऋदोरप्‌”? इतीहैव स्यात्‌--यवः स्तवेः, लवः पव 
इत्यत्र न स्यात्‌ । नैष तकारः। कस्तर्हि । दकारः। कि दकारे प्रयोजनम्‌ । 
अथ के तकरे। ययसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि। अथ सुखसुखार्थस्तकारः, 
दकारोपि । बृद्धिरादैच्‌ ॥ 


इको गुणवृद्धी ॥ १।१।३॥ 
इभ्ग्रहणं किमर्थम्‌ । 
इग्ग्रहणमात्सन्ध्यक्षरन्यञ्जननि वृत्त्यर्थम्‌ || 


इग्ग्रहणं क्रियते । किं प्रयोजनम्‌ । आकारनिवृत्त्यर्थ सन्ध्यक्षरनि- 
वृत्त्यर्थ व्यञजननिव््त्यर्थ च । 

आकारनिवृत्त्य्थ तावत्‌-याता वाता । आकारस्य गुणः प्राप्रोति । 
इग््रहणान्न भवति । सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यथम--ग्लायति म्लायति। सन्ध्यक्षर- 





है तो ऋदोरप्‌ ( ३।३।५७ ) इस सूत्र से यवः स्तवः यहाँ ही अप प्रत्यय हो सकेगा, 
लवः पवः यहाँ नही । पर इस सूत्र में तकार नहीं है । तो क्या है ? दकार । दकारो- 
च्चारण का क्या प्रयोजन हे ? हम आप से पूछते हैं तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन 
हे । यदि संदेहाभाव के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता है । और 
यदि उच्चारण सौकयै के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता हे । यहां 
ृद्धिरादैच सूत्र की व्याख्या समाप्त हुई ॥ 

इको गुणवृद्धी ॥ 

इस सूत्र में इक्‌ का ग्रहण किस लिए किया है? 

(चा०) इक्‌ का ग्रहण, आकार सन्ध्यक्षर और व्यञ्जन की निवृत्ति के लिये 
(किया गया है) ॥ 

इक्‌ का ग्रहण किया है । प्रयोजन क्या है ? 

आकार-निवृत्ति के लिये, सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये तथा व्यञ्जन की 
निवृत्ति के लिये । 

आकार की निवृत्ति के लिये इकू ग्रहण अर्थवान्‌ है--याता वाता। यहां आकार 
को गुण प्राप्त होता है । इक्‌ अहण से रुक जाता है । सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये 
इक्‌ अहण चाहिये ग्लायति म्लायति । यहाँ सन्ध्यक्षर को गुण प्राप्त होता है, इक्‌ ग्रहण 


१. यु स्तु (अदादि) हख उकारान्त हैं लू पू ( क्रधादि )-दीध उकारान्त है । 


१४० ध्याकरणमहाभाष्य 


स्य शणः प्राप्तोति । इग्ग्रहणान्न भवति। व्यब्जननिवृत्त्यथम-उम्मिता 
उम्भितुम्‌ । उस्मितव्यस्‌ । व्यञ्जनस्य शुणः प्राप्नोति । इग्प्रहणान्न भवति। 


आकारनिवृत्त्यर्थन तावन्नार्थ । आचार्यप्रवृत्तिक्षापयति-नाकारस्य 
गुणो भवतीति । यदयम्‌ “आतोऽनुपसग क. ' इति ककारमलुबन्ध करोति । 
कर्थं कृत्वा ज्ञापकम्‌। कित्करण पतत्रयोजनम्‌-कितीत्याकारलोपो यथा 
स्यात्‌ । यदि चाकारस्य शुणः स्यात्‌ कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । गुणे कृते 
द्र्योरकारयो; पररूपेण सिद्धं रूपं गोदः कम्बरूद इति। पञ्यति त्वाचार्यों 
नाकारस्य गुणो भवतीति, ततः ककारमनुवन्धे करोति । 


ध्यक्षरनिवृत्त्यथेनापि नार्थः । उपदेशसामर्थ्यात्‌ सन्ध्यक्षरस्य 
गणो ल भवति | 


व्यः्जननिवृत्त्व्थेनापि नार्थः । आचार्यप्रवृत्तिक्षीपयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भवतीति । यद्यं जनेर्ड शास्ति। कथं कृत्वा श्ञापकम्‌। डित्करण 


से रुक जाता है। व्यन्जन की निवृत्ति के लिये भी इकू ग्रहण चाहिये उम्भिता 


उम्भितुम्‌ । यहाँ व्यञ्जन (भु) के स्थान में (ओय होने से) (ओ) गुण प्राप्त होता 
है, इक्‌ ्रहण से रुक जाता हैं । 


आकार निवृत्ति के लिये इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नही । आचार्य का 
व्यवहार वताता ह कि आकार को गुण नही होता । आचार्य का आतोऽनुपसर्गे क. 
इस सूत्र म ककार अनुवन्ध लगाना इसमें ज्ञापक हे । यह ज्ञापक केसे होता हैं ? 
कित्‌ करने का यही प्रयोजन ह॑ कित्‌ प्रत्यय को निमित्त बनाकर ( आतो लोप इटि च 
(६।४।६४) इस सूत्र से धातु के आकार का लोप हो जाय। (पर) यदि आकार को 
गुण (अ) होता हा ता कित, करना व्यर्थ हो जाय । गुण होने पर ( गुण-रूप) अ 
और ( प्रत्यय-्स्प) अ के ( अतो गुण ६।१।९७ ) इस सूत्र से पररूप होने से 
याट कम्वळदः-य रूप सिद्ध हो जायंगे। आचार्य जानते हे कि आको गुण नही 
होता, अतः इष्ट-रूप सिद्धि के लिये ककार अचुवन्ध लगाते है । 
सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नही । आचार्य 
ने ( ऐे थ ) सन्ध्यक्षरा को वर्णसमाम्नाय में पढ़ा है, वह पढ़ना ( उपदेश ) व्यर्थ 
ठो जायया यदि ऐ औ के स्थान मे गुण ( ए, ओ ) हो जाय । 
व्यञ्जन नित्रृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण की कोई आवश्यकता नही । आचार्य 


का व्यवहार बताता हूँ कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता । आचाय का जन्‌ धातु से ड 
प्रत्यय करना इस में ज्ञापक है । 


तृतीय आहिक १४१ 


पतत्रयोजनम्‌-डितीति टिलोपो यथा स्यात्‌ । यदि व्यञ्जनस्य गुण; 
स्याद्‌ डित्करणमनर्थकं स्यात्‌ | गुणे कृते तअयाणामकाराणां पररूपेण सिद्धं 
रूपं स्यादुपसरजो मन्दुरज इति । पड्यति त्वाचायों न व्यञ्जनस्य गुणो 
भवतीति । ततो जनेडे शास्ति । 
नेतानि सन्ति ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यत--कित्करणं ज्ञापकं नाकारस्य गुणो 
भवतीति । उत्तरार्थमेतत्स्यात्‌-- “तुन्दशोकयोः परिख्ुजापन्नुदोः” इति। 
यत्तर्हि “गापोष्टक्‌” इत्यनन्यार्थ ककारमनुबन्ध करोति | 
यदप्युच्यते-~उपदेशसामर्थ्यात्सन्ध्यक्षरस्य गुणो न भवतीति। 
यदि यद्यत्खन्ध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तदुपदेश-सामर्थ्याद्‌ वाध्यते, आया- 
दयोपि तर्हि न प्राप्नुचन्ति। नेष दोषः। ये विधि प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, 
स विधिवीध्यते । यस्य तु विधेनिमित्तमेव, नासो वाध्यते। गुणे च 





डित्‌ करने का यही प्रयोजन है कि डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर टि-लोप 
हो जाय। ( पर ) यदि व्यञ्जन को गुण होता हो तो डित्‌ करना व्यर्थ हो जाय। 
( कारण कि) गुण होने पर तीन अकारों ( जकारोत्तरवर्ती अकार, न्‌ को गुण 
करने से प्राप्त अ तथा प्रत्यय का अ) का पर-रूप होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
ये रूप सिद्ध हो जायंगे। आचाय जानते हैं कि व्यञ्जन को गुण नही होता, अत 
जन्‌ धातु से ड प्रत्यय का विधान करते हे । ( और इस तरह इष्ट रूप की सिद्दि 
करते हैं )। 

ये ज्ञापक नहीं हैं । यह जो कहा गया हे कि आतोऽनुपसग क. से कित 
करना इस बात का ज्ञापक है कि आकार को गुण नही होता, सो यह ( सम्रयोजन 
होने से ) उत्तर-सूत्र तुन्इशोकयो परिमजापनुदोः मे अजुवृत्ति के लिये होने से 
ज्ञापक नहीं । 

अच्छा तो गायोश्क्‌ मै ककारानुबन्ध का तो और कुछ प्रयोजन नही सो यह 
शापक होगा । 


७ 


यह जो कहा गया हे उपदेश की साथैकता के लिए सन्ध्यक्षर को गुण न 
होगा । यदि जो-जो काये सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस कार्य का उपदेश के बल 
पर बाध हो जाय तो सन्ध्यक्षरों को आय्‌ आदि आदेश भी न हो सकेंगे । यह कोई 
दोष नही । जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता हो उस विधि का वाध 
होता है। जिस विधि का सन्ध्यक्षर निमित्त ही हो उसका बाध क्योकर हो? गुण 





१. रहे के स्थान में ग्छाय भी नहीं पड़ सकते। उस अवस्था में त्वय़ा 


१४२ व्याकरणमहाभाष्य 
प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, आयादीनां पुननिमित्तमेच ॥ 


यदप्यच्यते--जनेर्डवचनं ज्ञापकम्‌--न व्यञ्जनस्य गणो भवतीति | 
सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भचति। न च जनेर्गुणन सिध्यति । 
कुतो ह्तत्‌--जनेर्गुण उच्यमानोऽकारो भवति, न पुनरकारो वा स्यादोकारो 
वेति आन्तर्यतोऽधमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिकोऽकारो भविष्यति। 
पचमप्यचुनासिकः प्राप्नोति। पर-रूपेण शुद्धो भविष्यति। एवं तहिं 
गमेरप्ययं डो वक्तव्यः । गमेश्च गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्राम्नोति। 
तस्मादिग््रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 





के प्रति (यदि गुण हो जाय) उपदेश अनर्थक हो जाता है, आय्‌ आदि आदेशो का 
तो निमित्त ही है। 

यह जो कहा गया है कि जनू धातु से ड विधान करना इस बात का ज्ञापक 
ह कि व्यञ्जन को गुण नही होता, ( सो यह भी ज्ञापक नहीं ) (प्रकारान्तर से) कार्य 
सिद्धि होते हुए जा विधि आरम्भ की जाती है वह (व्यै होने से) ज्ञापक होती है। 
जन्‌ को गुण करने से तो इष्टरूप सिद्ध नहीं होता। इसमे क्या हेतु हैं कि जन्‌ के 
नकार के स्थान मे अ गुण हो, ए अथवा ओ नहो? ( उत्तर ) आन्तरतम्य 
से अर्धमात्रिक व्यञ्जन के स्थान मे एकमात्रिक अ ही होना उचित है ( द्विमात्रिक 
ए ओ नहीं )। पर अनुनासिक न्‌ के स्थान मे अनुनासिक अँ होगा। (कोई 
हज नही, अतो गुणे से ) पर-रूप होने ( पर=्शुद्ध प्रत्यय का अ ही रूप होने) से 
शुद्ध अकार मिल जाएगा । अच्छा यदि यह वात है (तो भी ज्ञापक नही बन सकता 2 
यह ड उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए साथक हे । अन्येष्वपि हश्यते इस वचन से गम्‌ 
से भी ड विधान किया जाता है। यदि गम्‌ को गुण विधान किया जाय तो स्थान के 
आन्तरतम्य से ( ओळ्य होने खे) म्‌ के स्थान में ओ होगा । अतः इक्‌ अहण 
करना चाहिए । 





ग्लायते इन्यादि टप नहीं बनेगें । इसलिए ग्ले के स्थान मे ग्ले ही पढ़ा जा सकता था 
वमा न पटू कर जो ग्ले पढा है उससे गुण का अभाव ज्ञापित होता है। आयादेश तो 
ग्छै पट्ने पर ही प्राम हो सकता है इस लिए ग्लै पढ्ने के सामर्थ्य से आयादेश का 
अभाव नहीं टो सकता । हाँ ग्ले न पढ़ कर रले पढ्ने से जैसे गुण का अभाव ज्ञापित 
होता है वैसे आदेच उपटेशेऽशिति से होने वाला जो ग्छा यह आत्त्व है उसका अभाव 
भी प्राप्त होता हे वह न घ्याख्याप॒मूछिमदाम्‌ इस ज्ञापक से रुक जाएगा । 


तृतीय भाहिक १४३. 


यदीग्प्रहण क्रियते ययोः, पन्थाः, सः, इमम्‌ इति, एतेऽपीकः 
प्राप्नुवन्ति । 
संज्ञया विधाने नियमः || 
संशया ये विधीयन्ते तेषु नियमः । 
किं वक्तव्यमेतत्‌ । न हि | कथमनुच्यमानं गैस्यते । गुणवाद्धित्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ । कथं पुनरन्तरेणं गुणवृद्धिगप्रहणामिको गुणवृद्धी स्याताम्‌ । प्रकृतं 
गणबृद्धिप्रहणमचुवर्तते । ६ प्रकतम्‌ | “व्ृद्धिरादैजदे ङ्गुणः” इति। यादि 
यदि इक्‌ ग्रहण किया जाता है तो दिव औत ( ७।१।८४) दिव्‌ के इक्‌ 
के स्थान में औ (वृद्धि) होनी चाहिए, पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ( ७।१।८५ ) से पथिन्‌ 
के इक्‌ के स्थान में औ (वृद्धि) होनी चाहिए, त्यदादीनामः ( ७२१०२ ) से 
तद्‌ में इक्‌ न होने से अ (गुण) न हो सकेगा, तथा इदम्‌ के द्वितीया एकवचन 
में भी। 
( वा० ) जहां गुण बृद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है वहां 
इक्‌ के स्थान में वे गुण वृद्धि हों ऐसा नियम है । 
संज्ञापूवक जो गुण वृद्धि विधान किए जाते हैं उनमें यह नियम है । 
क्या इस वार्तिक रूप वचन के कहने की आवश्यकता है ? नही । बिना वचन 
किए इस नियम का कैसे बोध होगा ? इस सूत्र में गुणत्रद्धि्रहण के बल पर । पर 
यहां सूत्र में गुणवृद्धि अहण न करे (अर्थात्‌ इकः इतना ही सूत्र पढे) तो इक्‌ के 
स्थान से गुणबृद्धि हों इस विधेय का लाभ कैसे होगा? गुणव॒द्धि का अधिकार 
(प्रस्ताव, प्रारम्भ) हे सो इस सूत्र में गुणत्रद्धि की अनुवृत्ति आती है ( उससे )। वह 
कौन सा अधिकार ? इृद्धिरादेच्‌ , अदेड्गुणः । (यह सूत्र-द्वय) । 


१. पूढे सृन्नो से गुण इद्धि की अनुइत्ति आने से युणब्ृद्धि इक्‌ के स्थान में 
होंगे, तो यहा सूत्र में गुणवृद्धि ग्रहण किसलिए किया? इसलिए कि जहा गुणत्रृद्धि- 
शब्दोच्चारण पूर्वक ( गुण हो, श्रद्धि हो) अदेड्‌, आदेच का विधान है वह इक्‌ के 
स्थान में हो । ( अन्यत्र नियम नही । वहा अनिक्‌ के स्थान में भी गुणबृद्धि होने 
में कोई वाधा नहीं )। 

२ इस प्रश्‍न का उत्थान इस तरह होता हे--जव प्रकृतसूत्र में गुणवृद्धि 
शब्द संज्ञापूर्वक विधान में इनका नियमन करने में चरितार्थ = क्षीणशक्तिक हो गए 
तव गुणवृद्धि का विधान केसे होगा। अर्थात्‌ उसके लिए अतिरिक्त गुणवृद्धि 
चाहिए । 

३. पूर्व सूत्र बढिरादैच्‌ में बढि शब्द जैसे स्वटपपदार्थक है ( संज्ञापरक है) 


१४४ व्याकरणमहाभाण्यं 


तदजुवर्तते अदेङ्गुणो वृद्धिइच इत्यदेङां वृद्धिसंशापि प्राप्नोति। 
सस्वन्धमचुर्वतिप्यते--बद्धिरादैच्‌ । अदेङ्शुणः इति वृद्धिरादेच्‌ । ततः 
इको गुणवृद्धी इति शुणब्रृद्धित्रहणमञ्ुवर्तते, आदैजदेङच्रहणं निच्रुचम्‌ । 

अथवा मण्टूकगतयोधिकाराः । यथा मण्डूका उत्व्लुत्योत्ळत्य 
गच्छन्ति तददघधिकाराः । 

अथवैकयोगः करिष्यते--वृद्धिरदिजदेड्गुणः, तत इको गुणवरद्धी 
इति । न चैकयोगे५नुवृत्तिर्थवति । 

अथवा अन्यचचनाच्चकाराकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथो- 
त्सगैण प्रसक्तस्यापचादो वाधको भवाति । अन्यस्याः संज्ञाया वचनाच्च- 
कारस्य चानुकपणार्थस्याकरणात्प्रकताया ब्रुद्धिसंज्ञाया गुणसंज्ञा वाधिका 
भविष्यति । यथोत्सर्गेण प्रखक्तस्यापवादो वाधको भवति । 





यदि ऐसा हे तो अंदेद गुणः मे व्रद्धि की अनुवृत्ति होने से अदेङ्‌ की बृद्धिसंज्ञा भी 
प्रसक्त होती है । ससम्त्रध्यमान ( जिस का आगे सम्बन्ध जुड़ता है ) की अनुवृत्ति 
होगी । पहले वृद्धिरादेच , तदनन्तर अदेङ्‌ गुणः, तदनन्तर अनुवृत्त सूत्र वृद्धिरादैच्‌; 
तब इको गुणबृद्धी--इसमें केवर गुणबृद्धि की अनुवृत्ति होगी, आठच अदेङ्‌ की 
निवृत्ति हो जायगी । 

अथवा अधिकार मढक की चाल चलते है, जैसे मेंढक उछल-उछल कर 
( थोड़ा-थोड़ा अवकाश छोड़कर पदन्यास करते हुए ) चलते हैं, ऐसे ही अधिकार 
( अर्थात व्रि शब्द वृद्धिरादैच्‌ सूत्र से चलकर बीच में आये अदेङ्गुणः को फांद 
कर इस प्रकृत सूत्र इको गुणत्रद्धी से आजाता है, गुण शब्द अनन्तरपूर्व सूत्र से 
चला आता है ) । 

अथवा वृद्धिराढेच्‌ और अदेड्‌ गुणः को एकसूत्र के रूप में पढ़ा जायगा, तब 
इको गुणवृद्धी इसे पढ़ देंगे । एक योग में अनुवृत्ति का अन्झट ही नहीं । 

अथवा अन्य सञ्ञा ( गुणसंज्ञा ) कहने से और पूर्वसूत्र में कही हुई संज्ञा 
( बद्धिसंज्ञा ) के अलुकर्षण ( आगे को खेच लाने) के लिये चकार न पढ्ने से 


प्रकृत बृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाघ लेगी, जिस प्रकार उत्सर से प्राप्त हुए कार्य का 
अपवाद बाधक होता है । 





वसे ही अदेद्शुणः में अनुद्रत्त हुआ हुआ भी। यहां अर्थाधिकार का आश्रयण है, 
शब्दाधिकार का नही । 


१ सम्वभ्यत इति सम्बन्ध कमणि घज्‌ । आटिचू का संजाभूतत उृद्धि शब्द 


तृतीय आह्निक १३५ 


अथवा चक्ष्यत्येतत्‌- अज्ुवर्तन्ते च नाम विधयः। न चाचुवर्तना- 
देव भवन्ति । किन्तर्हि यत्नाद्भवन्ती'ति । 

अथवा उभयं निवृत्तम्‌- तदपेक्षिष्यामहे ॥ 

किं पुनरयमलोन्त्यशेषः, आहोस्विदळोन्त्यापचाद्‌ः। कथं चायं 
तच्छेषः स्यात्‌, कर्थं वा तदपवादः । 

यद्येकं वाक्यम्‌-तच्चेदं च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको 
गुणवुद्धी अलोन्त्यस्य इति । ततोयं तच्छेषः । अथ नानाबक्यम्‌-तच्चेद 
च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गुणबृद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च 
इति । ततोऽयं तदपवादः । 

कर्चात्र विशेषः । 


अथवा ( आचार्य गोनर्दीय ) विभाषा तिलमातरोमाभङ्गाणुभ्यः ( ५।२। ४) 
में कहेगे--पूर्वेविधिवाक्यो की उत्तर विधिवाक्यों मै अनुवृत्ति होती है, पर अनुवृत्ति 
सात्र से उन का सम्बन्ध नही बन जाता, जव तक सम्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविदोष 
न किया जाय । वहाँ विभाषा अहणरूप यत्न है और प्रकृत सूत्र मे पुन. गुणबृद्ि 
ग्रहणरूप यत्न है । 

अथवा बृद्धिरांदैच्‌ तथा अदेङ गुणः इन दोनों की खरितादिलिङ्च के अभाव 
मे निवृत्ति हो गई अव अपेक्षा-छक्षण लौकिक अधिकार का आश्रयण करेंगे ॥ 

अब यह विचार का विषय है कि क्या यह इको गुणत्रद्धी अलोन्त्यस्य का 
शेष हे अथवा अलोन्त्यस्य का अपवाद है । 

यह किस प्रकार उसका रोष हो सकता है, और किस प्रकार उसका अपवाद ? 

यदि (वह और यह) ये दोनो मिल कर एक वाक्य बनायें । पष्ठीनिर्दि के 
अन्त्य अछ को विधियों होती हैं, इको गुणवृद्धी को इसके साथ मिला कर इस प्रकार 
का एक वाक्य होगा--अन्त्य अळू इकू को गुण वृद्धि होते हें। भव इको गुणवद्धी 
अलोन्त्यस्य का शेष (अङ्ग) हो जाता है । यदि भिन्न-भिन्न दो वाक्य रई--अन्त्य 
अळू के स्थान में विधियाँ होती हैं, इक्‌ के स्थान मे गुण वृद्धि होते हैं चाहे वह इक्‌ 
अन्त्य हो अथवा अनन्त्य । तब यह अलोन्त्यस्य का अपवाढ हो जाता है । 

इसमें क्या अन्तर हे ? 

झदेंडू गुणः यह अनुदृत्त हो रहा है, यतः अंदेड्‌ के साथ इस का सम्बन्ध बनता नहीं, 


अत अनुवृत्त हुआ आदैच्‌ को छोड़ देता है, जैसे कान्तार ( महारण्य ) के पार करने 
के लिये साथै का उपादान और पार करने पर उस का परित्याग । 


१४६ व्याकरण्सॅदाभीष्य 


बृद्धिगुणावळोन्त्यस्येति चेन्मिदिमृजिपुगन्तरघूपधाच्छिद्ाशि- 
क्षिप्रक्षद्रेष्विग्प्रहणम्‌ ॥ 


वृद्धिशुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिदिसजिपुगन्तलघूपर्धरछ्दशि क्षिमञ्चुदरे- 
ष्विग्प्रहर्ण कर्तव्यम्‌। मिदेर्गुणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न 
पाप्नोति । म्रजेरदृद्धि) इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
पुगन्तळघूपधस्य गुण; इक इति चक्तव्यम्‌ अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
ऋच्छेलिंडि गुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। 
कडशोडि' गुणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । क्षिप्र- 
श्रुद्रयोभणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 


सवदिशप्रसङ्गश्चानिगन्तस्य || 
सर्वांदेशञ्च गुणोऽनिगन्तस्य प्राम्मोति । याता वाता । किं कारणम्‌ | 


(वा०) यदि बृद्धि और गुण अन्त्य अछ इक के स्थान में होते हैं तो मिद्‌; 
खज्‌, पुगन्तरधूपध, ऋच्छ्‌, दश, क्षिप्र, क्षुद्ध-इनके इक्‌ को गुण हो ऐसा वचन 
करना पड़ेगा । मिदेगुणः - यही. इक्‌ के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये । 
(इ) यहा अन्त्य नहीं है अत. गुण की प्राति नही। मजेबृद्धिः--यहाौँ इक्‌ के 
स्थान में बृद्धि हो ऐसा वचन करना पड़ेगा, इक्‌ ( ऋ ) यही अन्त्य नहीं, अतः वृद्धि 
की प्राप्ति नहा । पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्त और लघूपध को सावधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते गुण होता है सो अब यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
मै गुण होता है ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहा । ( ऋच्छ) 
धातु को लिट्‌ परे रहते ऋतच्छत्युता गुण, ( ७४1११ ) इससे गुण विधान किया 
गया है, वहाँ वह इसके इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में हो ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ (त्र) 
के अन्त्य न होने से प्राप्ति ही नहीं । ऋटशोऽडि गुण.-इसमे अङ्‌ परे होने पर दश 
को गुण विधान किया दै, यहा इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि इक्‌ (ऋ ) के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । क्षिप्रक्षद्र अब्दो को ( ईयस्‌ 
इछन्‌, दमनिच प्रत्ययौ के परे रहते ) गुण-विधान किया है, यहाँ भी इक्‌ ( इ, उ) 
के स्थान मे गुण हो ऐसा कहना चाहिये, कारण कि इक्‌ के अन्त्य न होने से 
प्राप्ति नहीं । 

(चा० ) जो अङ्ग इगन्त नही है उस सारे के स्थान में गुण प्रसक्त होता है! 
जसे याता वाता से या, वा को गुण प्राप्त होता हे । 


( इस प्राति का ) क्या कारण है? 


तृतीय आह्निक १४७ 


“अलोन्त्यस्य” इति षष्टी चैव ह्यन्त्यमिकसुपसंक्रान्ता, अङ्गस्येति च 
स्थानषष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्कं तस्य गुणः सर्वादेशः प्राप्नोति । 

नेष दोषः । यथैव ह्मलोन्त्यस्येति षष्ठी अन्त्यमिकसुपसङ्क्रान्ता, 
एवमङ्गस्येत्यपि स्थानषष्ठी । तयदिदानीमनिगन्तमङ्ग तत्र षष्ठ्येव नास्ति, 
कुतो गुणः, कुतः सर्वादेशाः । 

पर्व तर्हि नायं दोषसमुच्चयः । कि तर्हि । पूर्वापेक्षोयं दोपः । ह्यर्थे 
चाय चः पठितः मिदिस्ुजिपुगन्तळघूपध्च्छिरशिक्षिमशचुदे ष्विग्त्रहणं 
सर्वादेशप्रसङ्गो ह्यनिगन्तस्य इति। 

मिदेर्गुणः इक इति बचनादन्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति वचनादिको 
न । उच्यते च गुणः । स सवीदेशः प्राप्नोति । एवं सर्वत्र ॥ 

अस्तु तर्हि तदपवादः । 

तच्छेष पक्ष में अलोन्त्यस्य इस षी का अङ्ग के अन्त्य इक्‌ के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, अङ्गस्य यह स्थानबळी है । अब जो अनिगन्त अङ्ग है ( वहाँ ष्ठी का 
अन्त्य अळू में उपसंहार (सम्बन्ध ) न होने से ) मिंदेगुणः इत्यादि मे मिद्‌ आदि 
समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है । 

यह कोई दोष नही। जिस प्रकार अलोन्त्यस्य यह षष्ठी अन्त्य इक्‌ मे उपसंहृत 
हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड़ जाती हे ), इसी प्रकार अङ्गस्य यह स्थान षष्टी भी 
अन्त्य इक्‌ मे उपसंहृत हो जाती है । अब जो अनिगन्त अङ्ग है वहाँ षष्टी ( अथौत्‌ 
अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत षष्टी ) ही नहीं है, तो तच्छेष पक्ष में गुण की भी प्राप्ति नही 
रहती, सवीदेश का तो क्या कहना । 

तो यहाँ पूर्वे दोष से भिन्न एक और दोष दिया है, ऐसा नही। तो केसे है ? 
पूर्व निर्दिष्ट दोष मे यह हेतुकथन है । चकार यहाँ हि के अथे (हेतु) में पढ़ा हैं। इन 
दोनों वार्तिकों को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चाहिए - मिदिम्रजि- 
पुगन्तलघूपधर्चिछर शिक्षि प्रक्षुद्रे व्विग्प्रहणं सीदे गश्रसङ्गो द्यनिगन्तस्य । 

मिदेगुणः, यह जो गुण विधान किया है वह गुण वृद्धि उक्‌ के स्थान मे होते 
हे, इस वचन से अन्त्य दू के स्थान में नहीं हो सकता, घळी निर्दिष्ट के अन्त्य अळू 
के स्थान में कार्य होता है इस वचन से इक्‌ के स्थान मे नहीं होता । पर आचाय 
ने गुण-विधान किया है, (शास्त्र च्यर्थ न हो) इसलिए वह सारे सिद रूप अङ्ग के 
स्थान में होगा, इसी प्रकार सुज आदि के विषय में जानो। ( अतः यह व्यवस्थित 
हुआ कि इक्‌ का ग्रहण करना चाहिए ) । 

अच्छा तो यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो । 


१४८ व्याकरणमहाभान्य 
इड्मात्रस्येति चज्जुसि सावधातुकाधधातुकहस्वादोगुणेष्वनन्त्यप्रतिषेधः ॥ 


इङ्मात्रस्येति चेज्जुसि सार्वधातुकार्धधातुकहस्वाद्योर्गुणेष्वनन्त्य- 
प्रतिषेधो बक्तव्यः | जुसि गुणः--स यथेह भवति अजुहवुः अविभयुः इति। 
एवम्‌ अनेनिजुः पर्यवेविषुः अत्रापि प्राप्नोति। सावेधातुकार्थघातुकयोर्गुण:-- 
स यथेह भवति-कर्ता हता नयति तरति इति । एवम्‌ ईहिता इहितम्‌ 
ईहितव्यम्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । हृस्वस्य शुणः~ख यथेह भवति-हे अग्ने हे 
चायो इति । एवं ३ अश्चिचित्‌ सोमसुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । जसि शुणः-स 
यथेह भवति-अग्नयो बायच इति। एवम्‌ अग्निचितः सोमसुत इत्यचापि 
घाप्नोति। कतो ङिसर्वनामस्थानयोर्गुणः-स यथेह भवति - कर्तरि कर्तारौ 
कर्तार इति । एवं सकृति सकती सकत इत्यत्रापि घाप्रोति। घेडिति ग॒णः— 
स यथेह भवति-अग्नये वायचे इति। एवम्‌ अग्निचिते सोमसुते इत्यत्रापि 





(वा० ) यदि इक्‌ मात्र ( अन्त्य अथवा अनन्त्य इक्‌ ) को गण-वृद्धि होते 
हें ( यही अपवाद पक्ष है ) तो जुस परे रहते गण, सार्वधातुक-आर्थघातुक प्रत्यय 
परे रहते गुण, हस्वादियों को गुण, उ को गुण--इन विधियों मै अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण प्राप्त होता है उसका प्रतिषिध करना चाहिए । 

जुसू प्रत्यय परें रहते (जुसि च ७।३।८३ से) जैसे अजुहवु , अविभयुः में अन्त्य 
इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजु., पर्थवेविषु मै अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । 

सावधातुक आधधातुक प्रत्यय परे रहते कर्ती हती नयति तरति में अन्त्य इक्‌ 
को गुण होता है वैसे ही ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ मे अनन्त्य इक्‌ को भी होने 
लगेगा । 

हस्व को गुण जैसे हे अग्ने, हे वायो में अन्त्य इकू को होता है वैसे ही 
है अमिचित्‌ हे सोमसुत्‌ में अनन्त्य इकू ( चित्‌ में इ, सुत्‌ मेड) को भी होने 
लगेगा । 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते असे अग्नयः, वायवः मे अन्त्य इक्‌ को गुण होता हैं 
वैसे ही अभिचित. सोमसुत. में अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । 

ऋतो डिसवनामस्थानयो. ( ७।३।११०) इस सूत्र से विद्वित गुण जैसे 
कतरि कतोरी कतार, में अन्त्य इक्‌ (क्र) को होता है वैसे ही मुक्ति सुक्कती इक्क 
म अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । 

घेर्टिति ( ७३॥१११ ) इस सूत्र से जैसे अग्नये वायचे में अन्त्य इक्‌ (उ) 
का गुण होता है बसे ही अग्निचिते सोमसुते में अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ मे इ, तथा सुव 


तृतीय भाद्धिक १४९ 


प्रप्रोति । ओर्गुण;-स यथेह भवति वाभ्रव्यो माण्डव्य इति । एवं सुञ्रुत्‌ 
सौश्चुत इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 


नेष दोष: । 


पुगन्तळघूपधम्रहणमनन्त्यनियमार्थम्‌ || 


पुगन्तळधूपथत्रहणमनन्त्यनियमार्थे भविष्यति । पुगन्तलघूपधस्ये- 
वानन्त्यस्य नान्यस्यानन्त्यस्येति । 


प्रकृतस्थैव नियमः स्यात्‌ । कि च प्रकृतम्‌ । सार्वधातुकार्थधातुकयोः 
इति। तेन भवेदिह नियमान्न स्याद्‌ ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यस्‌ इति । 
हस्वाद्योर्णणस्त्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति । 

अथाप्येचे नियमः स्यात्‌--पुगन्तळघूपघस्य सार्वघातुकार्घचातु- 
कयोरेवेति । एवमपि सार्वधातुकार्धधातुकयोर्गुणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि 
पराप्नोति ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति। 
में उ ) को भी होने लगेगा । 

ओगुणः ( ६।४।१४६ ) इस सूत्र से भसंज्ञक के उ को जैसे वाभ्रव्यः, माण्डव्यः 
में (जहां उ अन्त्य हे ) गण होता है वैसे ही सुश्रुत सौश्ुत में अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण होने लगेगा । 

यह कोइ दोष नहीं । 

( वा० ) पुगन्तलत्रूपध ग्रहण अनन्त्य के नियम के लिए होगा । यदि अनन्त्य 
इकू को गुण हो तो पुगन्त और लघूपध अद्भ के ही अनन्त्य इक्‌ को हो और किसी 
अनन्त्य इक्‌ को नहीं ( ऐसा नियम होगा ) । 

पर नियम प्रकृत का ही होगा । 

क्या प्रकृत है ? 

सावेधातुकार्धधाठुकयोः ( ७३।८४) । इससे हो सकता हे कि ईहिता, 
ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ , मे नियम की प्रबृत्ति होने से गुण न हो, पर (हस्वस्य गुणः इत्यादि 
शास्त्र से ) हस्वादियो को जो गुण-विधान है उसका नियस न होने से वह अनन्त्य 
इक्‌ को भी होने लगेगा । 

नियम इस प्रकार भी हो सकता है--पुगन्तरघूपध को यदि गुण हो तो सार्व- 
घातुक आधघातुक प्रत्यय परे रहते ही हो! इस तरह भी सार्वधातुक आर्धधानुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि है उसका नियम न होगा । वह गुण अनन्त्य इक्‌ के 
स्थान मै भी होने लगेगा, अर्थात्‌ ईहेता, ईहितुम्‌, ईहितव्यमू सै गुण का प्रसङ्ग होगा । 


1०० व्माकरणमहाभाण्य 


अथाप्युभयतो नियमः स्यात्‌--पुगन्तळघूपधस्यैच सार्वघातुकार्ध- 
धालुकयोः । सार्वधातुकार्धधातुकयोरेव पुगन्तलघूपधस्येति। पवमप्ययं 
जुसि गुणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति अनेनिजुः पर्यवेविषुः इति । 


एवं तहिं--नाय तच्छेषः, नापि तदपवादः । अन्यदेवेदं परि- 
भापान्तंरमसम्वँद्वमनया परिभाषया । 
परिभापान्तरमिति च मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति 


नियमादिको गुणवृद्धी भवतो" विप्रतिषेधेन || इति | 





अथवा दोनो प्रकार का नियम होगा--पुगन्तरघूपध को ही सार्वधातुक भार्ध- 
धातुक प्रत्यय परे होने पर, पुयन्तरुधूपघ को गुण होता है सार्वधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर ही । ऐसा होने पर भी जुस्‌ प्रत्यय परे रहते गुण का नियम न 
होगा । वह अनन्त्य इक्‌ को होने लगेगा । 

अतः (दोनों पक्षो म दोष होने से) न तो यह उसका शेष है भौर न अपवाद | 
यह एक स्वतन्त्र परिभाषा है जो अलोन्त्यपरिभाषा से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । 

(इस पक्ष में क्रोप्टीय लोगों का समथेन भी प्राप्त है )। क्रोष्ट्रीय लोग इसे 
परिभाषान्तर ( स्वतन्त्र परिभाषा ) मानकर ऐसा ( विप्रतिषेध वार्तिक ) पढ़ते हैं-- 

नियम ( अलोन्त्यस्य ) को बाधकर विम्रतिषिध से इको गुणतृद्धी शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती हे । 





१. अनेनिज्ञ' में लघूपध अङ्ग है और सार्वधातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्त्य 
इक्‌ को भी गुण की प्राप्ति है । 

पुरन्तळघूपधस्य च सूत्र के उभयतो नियमार्थ मानने पर भी जहॉ सार्वधातुक 
आधेधातुक तथा पुगन्तलघूप दोनों ही नहीं हैं वहा का नियम न होगा तो हे पिचव्य ! 
हे बुडे ! बुद्धय यहा हस्वस्य गुणः तथा जसि च से पिचच्य में पि के अनन्त्य इकार 
तथा बुद्धि में छु के अनन्त्य उकार को गुण प्राप्त होता है । 

२. परिभाषान्तरम-अन्तर-विशेष । अतः अन्यत्‌ भी कहा और अन्तर भी। 

i होने > ~ र 

पयायवचन न होने से दोना के एक साथ प्रयोग में कोई विरोध नहीं । 

३ असम्त्रद्वम्‌=न तो इन परिभापाओं में शेप-शेब्रिभाव (= अङ्गाङ्गिभाव, 
ग्रुणप्रवान-भाव ) है और न उत्सर्गापवाद-भाव है । 

४. विधेय (गुण वृद्धि) के द्वित्व का सूत्र मे आरोप करके भवत. में द्विवचन 
का प्रयोग किया गया है । 


तृतीय भाद़िके १५१ 


यदि चायं तच्छेषः स्यात्तेनैव तस्यायुक्तो विप्रतिषधः । अथापि तद्‌- 
पवादः, उत्सगांपवादयोरप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । तत्र नियमस्यांवकाशः-- 
“रज्ञः क च” राजकीयम्‌। “इको गुणवृद्धी” इत्यस्यावकाश;ः--चयन 
चायको ळवर्न लाचक इति। इहोभयं प्राप्नोति-मेद्यति माष्टीति। इको 
गुणवृद्धी इत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन । 


नेवं थुक्तो विप्रतिषेधः । “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच्यते । पूर्वश्वायं 
योगः, परो नियमः । 


इष्टवाची परशब्दः । विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भवतीति । एवमप्य- 


यदि यह इको गुणत्रद्धी उसका शेष हो, तो उसी के साथ इसका विप्रतिषेध 
( तुल्य बलविरोध ) युक्त न होगा । और यदि यह उसका अपवाद है, तो भी उत्से 
और अपवाद का विप्रतिषेध अयुक्त है। नियम (अलोन्त्यस्य) का अवकाश है--राक्ष:क च 
(राजन्‌ से छ प्रत्यय हो और अन्त्य अळू न्‌ को ककारादेश हो )-- सिद्धरूप 
हुआ-राजकीयम्‌। इको गुणइद्धी इसका अवकाश है चयनं चायकः लवनं लावक । 
यहां दोनों की प्राप्ति है--मेद्यति मार्टिं। इको गुणत्रृद्धी इसकी प्रवृत्ति होती है 
विप्रतिषिध से । 

यह विप्रतिषेध युक्त नहीं । विप्रतिषेध होने पर परशास्त्र प्रवृत्त होता है, यह 
सूत्र ( इको शुणद्वद्धी ) तो पूर्व है, और नियम ( अलोन्त्यस्य ) पर है । 

परशब्द इट्वाची है । विभ्रतिबेध होने पर पर जो इषटरूप का साधक है 
बह होता है । 

तो सी यहाँ विप्रतिषेध युक्त नही । स्थानी का दो कार्यो के साथ योग होना 
विप्रतिषेध कहलाता है । यहां तो एक स्थानी को दो कार्यो के साथ योग ( दो कार्यों 
की प्राप्ति नही है । 

१ पूवाचार्य अलोन्त्यस्य को नियम-नाम से कहते है । 

२. अखोन्त्यपरिभाषा का यहो कुछ फल न होने से उसकी उपस्थिति नहीं, ऐसा 
आशय है । 

यद्यपि चायकः लावक यहा अचोग्णिति से होनेवाली वृद्धि मै अच्‌ स्थानी के 
निर्दिष्ट होने से इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति अनावश्यक है तो भी वृद्धिग्रहण के लिङ्ग 
से अच्‌ को विशेषण मान कर अचूसम्वन्धी जो इकू उसको वृद्धि हो इस प्रकार इक्‌ की 
उपस्थिति मानने में कोई हानि नहीं ऐसा आशय हे । 


१०३ व्याकरणमद्दाभाप्य 


थुक्तो विप्रतिषेधः । द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः। न चात्रैको डिकार्य- 
युक्तः। नावद्यं द्विकार्ययोग एव चिप्रतिषेधः । किंतर्हि । असम्भवोषि । स 
'ास्त्यचासँभवः । कोऽसावसंभवः । इह वावद्‌ चृक्षेभ्यः पुक्षेभ्य इति | 
एकः स्थानी, दावादेशो, न चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशी 
स्याताम । इहेदानीं-मेययति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति दौ स्थानिनो, एकादेशः, 
न चास्ति संभवः। द्योः स्थानिनोरेक आदेश स्यादित्येपोऽसम्भवः। 
सत्येतस्मिन्नसम्भवे युक्तो विप्रतिपेधः । 

एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । द्वयोर्हि सावकाशयोः खमवस्थितयोविं- 
प्रतिपेधो भवति । अनवकाशङ्चायं योगः । 


ननु चेदानीमेवास्यावकाशः प्रकल्द्धः चयनं चायको लवनं लावक 





यह कोई नियम नही कि दो कार्यों की युगपत्‌ प्राप्ति ही विप्रतिषेध होता है । 
तो क्या ? असम्भव भी विम्रतिविघ होता हे । वह असंभव यहां हे । वह असम्भव 
विन्स्वरूप है ? इसका प्रथम निदर्शन है--उश्षेम्य", प्लक्षेम्य. । यहाँ लुपि च से यनाढि 
सुप्‌ प्रत्यय भ्यस्‌ परे होने पर अदन्त अङ्गरूप स्थानी को दीवे प्राप्त होता है और वहुवचने 
झल्येत्‌ खे उसी को ए प्राक्च होता दै । यह सम्भव नही कि एक स्थानी को दो आदेश 
हो । द्वितीय निदर्शन हे--मेग्ति मेद्यतः मेयन्ति-यहाँ दो स्थानी हैं, एक आदेग है 
( इको गुणवृद्धी से मिदू का इ स्थानी हे और अलोन्त्यस्य से मिदू का दू स्थानी दै। 
यह संभव नहीं कि दो स्थानिय को एक आदेश हो ) सो इस प्रकार के असम्भव 
के होने से विप्रतिपेध युक्त ही है । 

ऐसा होने पर भी विप्रतिधिध अयुक्त ही है, कारण कि अपने-अपने विषय मे 
सावकार ( चरितार्थ ) एकत्र युगपत्माप्त दो विधित्रास्त्रो का विप्रतिपिध होता है। 
यह योग (इको गुणवृद्धी) तो अनवकाश है (इसका अलोन्त्य--से अनवरुद्ध 
(न विरा हुआ ) स्वतन्त्र विषय नदी है )। 


अजी अभी अभी इसका अवकाश दिखाया गया है--चयनं चायकः, वर्ग 


१ द्विकार्ययोग. यह बहुब्रीहि है । द्वाभ्यां कार्याभ्यां योगो यस्य स्थानिनः 
स हिकार्ययोग. । इसका विद्रतिवेध के साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हुआ कि 
विप्रतिपेथ का विपय होने से स्थानी को ही विप्रतिषिध कह दिया हैं। 

२. एक साथ दो आदेश न हो सकने में हेतु यह है कि अ को दीर्वत्व अनन्तर 
अन्‌ परे होने पर विहित है और एत्व अनन्तर झळू परे होने पर । अव यह संभव नहीं 
कि इन दोनों कार्यो का अपने अपने निमित्त के साथ आनन्तर्य हो । 


तृतीय आह्विक १५ 


इति । अत्रापि नियमः धाप्नोति । नामाप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते । 
याचता च नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते, ततस्तस्यापवादोऽयं योगो 
भवति । उत्लर्गापवादयोङ्चाशुक्तो विप्रतिषेधः । अथापि कथंचिद “इको 
गणवृद्धी” इत्यस्याचकाशः स्यात्‌, एवमपि यथेह विप्रतिषिधादिको गुणो 
भवति मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति, एवमिहापि स्यात्‌-अनेनिञ्जुः, पर्यवे- 
विषुरिति । 

पच तर्हि वृद्धि्भवति गुणो भवतीति यत्र घूयाद्‌ इक इत्येतत्तत्रोप- 
स्थितं द्रष्टव्यम्‌ । कि कृते भवति। द्वितीया षष्टी प्रादुभाव्यते। तत्र 
कामचारः, गृह्यमाणेन वेकं विशेषयितुम्‌ , इका वा ग्रृद्ममाणम्‌ । यावता 
कामचारः, इह तावन्मिद्स्िजिपुगन्तलघूपधर्छिद शिक्षिप्रक्षुद्वेषु ग्रह्ममाणमिकं 
विशेषयिष्याम:-- एतेषां य इगिति। इहेदानी जुसि सार्वधातुकार्धधातुक- 





लावकः । यहाँ सी अलोन्त्यस्य की प्राप्ति हे । इसकी प्राप्ति होने पर ही इको गुणवृद्धी 
इस सूत्र का आरम्भ हे । चूँकि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति होने पर ही इसका आरम्भ 
होता हे अत थेन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय 
से यह इको शुणग्रृद्धी अलोन्त्यस्य का अपवाद ठहरता हे और उत्समै और अपवाद 
का विप्रत्पिध युक्त नही । और यदि किसी प्रकार (ज्यो त्यो अर्थात्‌ अलोन्त्यस्य 
की प्रवृत्ति का कुछ फल न होने से उसकी अप्रवृत्ति मानकर ) इको गुणतद्धी इसका 
स्वतन्त्र अवकाश मिल जाय, तो भी जेसे पूर्वे विप्रतिषेध से मेयति, मेत , 
मेद्यन्त में इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिज्ञ', पर्यवेविषुः मे भी उक्‌ को 
गुण होने लगेगा । 

( अब सिद्धान्त पक्ष कहते हैं ) तो ऐसा समझना चाहिए कि जहां सूत्रकार 
यह कहे बृद्धि हो, गुण हो, वहां डक यह पढ उपस्थित हो जाता है ( इसे पदोप- 
स्थिति पक्ष कहते हैं ) ऐसा समझना चाहिए । 

इससे क्या होता है ? 

एक दूसरा पथ्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता हे । ऐसा होने पर यह स्वेच्छाचार 
है कि चाहे हम गृह्यमाण (सूत्र मे पढे हुए पग्थ्यन्त ) पढ को विशेषण मानकर 
उक्‌ को उसका विशेष्य साने, अथवा इक को विशेषण तथा गृह्यमाण घप्ट्यन्त पद 
को विशेष्य ( पहली अवस्था में अङ्गस्य यह अवयव पष्टी होगी । दूसरी अवस्था से 
अज्ञस्य स्थानषष्ठी होगी और इकू के विशेषण होने से तदन्तविधि होगी, अर्थात्‌ 
इगन्त अङ्ग को कार्य होगा )। इससे सर्वेष्टसिद्धि हो जायगी । मिदिमजिपुगन्त- 
इत्यादि वार्तिक म पढे हुए शब्दों से इक्‌ को विशिष्ट करेगे, अर्थ होगा--इनका जा 
अवयव इकू उसे गुण होता हे । जुसि सावेवाठुक्० इत्यादि मे उक्‌ से गृद्यामाण 


4०४ व्यांकरणमंहांभाप्ये 


हस्वादयो्गुणिप्विका गृह्यमाणं विशिपयिष्यामः:--एतेपां गुणो भवति, 'इक* 
इगन्तानामिति । 


अथवा सर्वचेवाच स्थानी निर्दिशयत । इह तावन्मिदेरित्यविभक्तिको 
निर्देशः, मिद्‌ पः मिदेरिति। अथवा पष्ठीसमासो भविष्यति-मिदः इः, 
मिदि , मिदरिति । 

पुगन्तळवूपथस्येति । नवं विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य छघूपधस्य चेति। 
कथ तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः, लब्वी उपधा लघूप्था, पुगन्तरच ळघूपधा 
च पुगन्तळवूपधम्‌ , पुगन्तळधूपथस्येति । अवश्य चैतदेव विज्ञेयम्‌, अद्गः 
विशषण सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तीति । 


ऋच्छेरपि प्ररिलएनिर्देशोऽयम्‌-ऋच्छति क क ऋताम-ऋच्छत्यू- 
ताम्‌ इति 


( पढ़े हुए स्थानी गव्दों ) को विशिष्ट केरंगे--अथै होगा इनको गुण होता हे, इग्विशिष्ट 
अर्थात्‌ इगन्ता को । 

अथवा इन समे स्थानी का निर्देश पहले से ही हुआ है। (केस?) मिद्‌ 
को ही पहले लीजिए । यहां मिटे: में मिदू अविभक्तिक निर्देश है और एः इ का 
घळ्यन्त रूप है । अथवा मिदेः यह पी समास समझना चाहिए मिद' इः 
( मिड का इकार ) सिद्धि, उसका घळ्यन्त रूप हुआ--मिंदेः । (इस प्रकार यहां 
स्थानी इक्‌ ( इ ) का स्पष्ट निर्देश दै! 

पुगन्तलवूपथस्थ- यहां भी स्थानी निर्दिष्ट है (कसे?) पुगन्त और लघूपथ 
अन्न का ऐसा अर्थ नहीं, किन्तु पुकू परे होने पर (पुकू आगम वाले) अङ्ग के अन्त्य अवयव 
का और छब्बी उपधा का, ऐसा अत्रे दे । ( ळघूपधा यह विनेषणविदोप्य समास दै ), 
पीछ पुगन्तस्च ठघूषधा च इन दोनों का समाहार इन्र पुगन्तळघूपथम्‌ ऐसा हुआ । 
उसका पः्व्यन्तरूप है पुगन्तलघूपधस्य । अवञ्य ऐसा विग्रह समझना चाहिए, कारण 
कि यदि छवूरथ अद् का विशेषण हो तो भिनत्ति छिनत्ति में भी गुण प्रसक्त होगा । 

ऋच्छि ( घालु) में भी स्थानी का प्रइळेष से निर्देश हे--ऋच्छति ऋक 
ऋताम-कऋच्छत्युताम्‌ 1 





१ यदि घुगन्तछवृपधस्य च सत्र मे रघ्वी उपधा ठवूपधा तस्या गुणो 
भवति टस प्रार्‌ स्थानी का निर्देश मानने तथा तच्छेष पक्ष के आश्रयण से वहां इकू 
परिभाषा वी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी तो लघूपधयुण के झलक्षण न होने से सिन्रम्‌ 
छित्वम्‌ म क्डिति च से गुण का निषेध नहीं प्राप्त होगा तो इसका उत्तर है-_त्रसिशधिः 


तृतीय आह्विक १५५ 


टशोरापे योगविभागः करिष्यते -“डरङि गुणः? डः अङि गुणो 
भवति ततो “हशेः” हशेशचाङि गुणो भवति । उरित्येव । 


क्षिप्रक्षुद्रयोरपि “यणादिपरं गणः” इतीयता सिद्वम्‌ । सोऽयमेवं 
सिद्धे सति यत्पूवत्रहणं करोति तस्यैतत्प्रयोजनम्‌-इको यथा स्यादनिको 
मा भूदिति । 

अथ वृद्धित्रहणं किमर्थम्‌ । किं विशेषण वृद्धित्रहणे चोद्यते न 
पुनर्गुणप्रहणर्माप । यदि किञ्चिदूशुणत्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, बृद्धित्रहण- 
स्यापि तद्भवितुमहेति । को वा विशेषः । 


अयमस्ति विशेषः। गुणविधो न क्वचित्स्थानी निर्दिश्यते । तत्राचइ्यं 
स्थानिनिर्देशार्थ गुणग्रहणं कर्तव्यम्‌ | बृद्धिविधी पुनः सर्वत्रेव स्थानी 


रशि (दृश्‌ धाठु) के विषय में योगविभाग से स्थानी की लब्धि हो 
जाएगी ऋट्शोऽडि गुण इस सूत्र का इस प्रकार विभाग करेंगे-उरडि गुण. 
तर को अङ्‌ प्रत्यय परे रहते गुण होता हे । तब पढ़ेंगे दृरेशचाडि गुणः । इसमे 
पूव योग से ऋ की अनुवृत्ति आएगी, अथ होगा--इश्‌ को अड्‌ परे रहते गुण 
होता है भर वह उसके ऋ को हो । 


स्थूलदूरयुवक्चुद्रक्षिप्राणा यणादिपरं पूवस्य च गुणः (६।४।१५६ ) यहां भी 
क्षुद और क्षिप्र के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुआ हे । यहां यणादिपरं गुण. 
ऐसा न्यास करने से भी लोप और (उ, इ को) गुण हो जाते, फिर जो पूवे ग्रहण किया 
है उसका प्रयोजन यह है कि गुण इक्‌ को हो, इक्‌ से भिन्न व्यञ्जन) को न हो । 

अब यह विचार का विषय है कि इको गुणत्रद्धी मे वृद्धि अहण का क्या 
प्रयोजन है । यह प्रश्‍न वृद्धि ग्रहण के विषय में ही क्यों करते हो गुण ग्रहण के 
विषय में भी क्यों नहीं करते ? यदि सूत्र मे गुण ग्रहण का कुछ प्रयोजन है, (ऐसा 
समझते हो ) वही बृद्धि ग्रहण का भी हो सकता है । अथवा इनमे क्या अन्तर हे? 

यह अन्तर है--गुण विधि में स्थानी का निर्देश किसी स्थल मे हुआ है 
किसी में नही भी हुआ । वहां स्थानी ( इक्‌ ) के निर्देश के लिए गुण अहण अव्य 
ही करना चाहिए । वृद्धि विधि में तो स्थानी प्राय स्त्र निर्दिष्ट है--जेसे अचोज्णिति 


'उषिक्षिपेः क्नुः यहा क्यु प्रत्यय को और हलन्ताच से सन्‌ प्रत्यय को जो कित्‌ क्रिया है 
उस जापक से इग्लक्षण न होने पर भी लघूपधगुण का निपेध हो जाएगा । अन्यथा 
गुध्नुः विभित्सति यहा क्नु सन्‌ प्रत्ययों मै ल्घृपधगुण के इग्ळक्षण न होने से क्डिति च 
से निपेध की प्राप्ति ही नहीं तो कित्‌ करना व्यर्थ हे । 


१५६ व्याकरणमहा भाग्य 


निर्दिश्यते “अचोडिणति” “अत उपधायाः” “तद्वितेष्वचामादेः” इति । 
अत उत्तरं पठति-- 
वृद्धिम्रहणमत्तरायम्‌ || 
वृद्धिप्रहणं क्रियते । किमर्थम्‌। उत्तरार्थम्‌ । “क्ङिति” इति 
प्रतिषेधे वक्ष्यति । स ब्ृद्धेरपि यथा स्यात्‌ । 
करचेदानी किङत्मत्ययेघु वृद्धेः प्रखङ्गः। यावता “न्णिति” 
इत्युच्यते । 
तच्च मृज्यथम्‌ || 
सुजेबृद्धिरविशेषेणोच्यत । सा क्ङिति मा भूतू--सष्टः स॒ष्टवानिति । 
इहार्थ चापि ॥ 
इहार्थं चापि सुज्य्थे वृद्धिम्रहणं कर्तव्यम्‌ । मजेर्वद्धिरविदोपेणोच्यते 
सेको यथा स्यात्‌ , अनिको मो भूदिति । 











( ७२।११५ ) अत उपधायाः ( ७२1१३६ ), तद्धितेश्वचामादे’ ( ७२1११७) मे, 
सो वृद्धि ग्रहण के विषय मे प्रन युक्त ही है । 

इसका उत्तर वार्तिककार पढ़ते हैं -- 

( वा० ) दृद्धि ग्रहण उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए है । 

बृद्धि ग्रहण किया हे । किस लिए ? उत्तर सूत्र के लिए। किडिति च इससे 
प्रतिपेध कहेंगे, वह प्रतिपेध जैसे गुण का हैं पैसे वृद्धि का भी हो। 

पर क्डित्परत्यय पेर रहते वृद्धि का कौन सा प्रसङ्ग ( अवसर ) हे क्योंकि 
वृद्धि की प्राप्ति जित्‌, णिन्‌ प्रत्यय परे होने पर होती है । 

( वा० ) वह बृद्धि ग्रहण सजि के लिए (सजू घातुविषयक वृद्धि निषेध 
के लिए ) है । 

खज धातु को सामान्यरूप से (प्रत्यय-विशेष का आश्रयण किए बिना) वृद्धि 
विधान की हैं। वह वृद्धि क्डित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो--मृष्ट , मृष्टवान्‌ । 

( वा० ) यहां = शरि व्रृद्धि के लिए भी । 

यहाँ अर्थात मूजेवृद्धिः के लिए भी बृद्धि अहण करना चाहिए। शुज को 
दि सामान्यरूपेण अर्थात (इष्ट स्थानी का उच्चारण किए बिना विधान की 
गई हे। वह वक्‌ को हो, इक्‌-भिन्न को न हो, इस लिए इको गुणबृद्धी में बृद्धि 
भण इक्‌ पद की उपस्थिति के लिए सफल है । 

१. अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य के स्थान से वृद्धि होगी, अन्त्य यहा जू हैन 
यह अभिप्राय है । 


तृतीय आहिक १५७ 


मृज्यर्थमिति चद्योगविभाग।स्सिद्म्‌ ॥ 


स॒ज्यर्थमिति चेद्योगविभागः करिष्यते “सृजेद्वद्धिरचः”। ततः 
“ङिणति” जित णिति च वृद्धिभवति अचः’ इत्येच । 


यद्यचो बुद्धिरुच्यते, न्यमार्ट्‌ अटोपि बृद्धि; प्राप्नोति । 
अटि चोक्तम्‌ ॥ 


किमुक्तम्‌ । 'अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्ये भवति’ इति । 


बृद्धिप्रतिषेधाबुपपत्तिस्तिकृप्रकरणात्‌ [ तस्मादिग्छक्षणा बृद्धि; ] 
वृद्धेस्तु प्रतिषधो नोपपद्यत | कि कारणम्‌ । इक्प्रकरणात्‌ । इग्ल- 





(वा०) रूज़ के इक्‌ को वृद्धि हो इस लिए वृद्धि ग्रहण किया हे यदि ऐसा 
कहते हो तो वह तो कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि योगविभाग से ही दृष्ट सिद्ध हो 
जायगा । 
हड स्ृज के लिए यदि कहते हा, तो यहां योगविभाग कर छेगे--एजेबद्धिरच , 
ऐसा एक योग पढ़ेंगे ( अर्थात्‌ अगले सूत्र का अचः इस पूर्व योग के साथ 
पढेगे ), इसके अनन्तर ञ्णिति यह पढ़ देंगे । इसमे पूवे योगसे अचः की 
भनुवृत्ति आ जाएगी । 

यदि यहां वृद्धि अच्‌ को विहित है ऐसा कहते हो तो छावस्था में ही अट्‌ 
( आगम ) होने पर पश्चात्‌ अच्‌ के स्थान मे होने वाली वृद्धि अट्‌ को भी होने 
लगेगी । 

(वा० ) अट्‌ के विषय मे उत्तर दिया जा चुका है । क्या? 

यह न्याय है कि जब दो अनन्त्य स्थानियो को आदेश प्राप्त होता हो 
तो उस अनन्त्य के स्थान मे आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो । ( इससे अन्त्य 
ज्‌ के समीपवर्ती ऋ को ही वृद्धि होगी ) । 

( वा० ) वृद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नही होता, इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रक्रम= 
प्रकरण) होने से । 

बृद्धि का प्रत्षिध तो नही बनता । क्या कारण हे? इक्‌ प्रकरण होने से। 


१, लावस्था में ही अट्‌ करने पर अट्‌ सहित मृज्‌ भी मृज ही है, अत 
शुजेबवृद्धिरचः इस योग से अट्‌ के अ को भी वृद्धि होने लगेगी । 


१५८ ब्याकरणमहांनान्य 


क्षणयोर्गुणवृद्धयोः प्रतिपेधः। न चैवं सति मृजेरिग्लक्षणा इद्धिर्भवति । 
तस्मान्सुजेरिग्लक्षणा वृद्धिरेपितव्या । 

एवं तहि- इहान्ये वेयाकरणा मजेरजादो संक्रमे विभाषा वृद्धिमार- 
भन्ते--परिस्ृजन्ति परिमार्जन्ति, परिस््ुजन्तु परिमाजन्तु परिममरजतुः 
परिममार्जतुरित्याद्यर्थम्‌। तदिहापि साध्यम्‌। तस्मिन्साध्ये योगविभागः 
करिष्यते 'मूजर्वद्धिरचो? भवति। ततः “अचि क्ङिति” अजादौ च 
क्ङिति सजेवेद्धिभवति । परिमान्ति परिमाजन्तु परिममार्जतुः । 

किमर्थमिदम्‌ । 

नियमार्थम्‌ , अजादाचेच क्ङिति नान्यत्र । क्वान्य मा भूत्‌ | मृष्टः 
सूष्टवानिति। ततो “चा” वाऽचि क्ङिति मजर्वुद्धिमवाते। परिग्यजन्ति 
परिमाजान्ति परिमसुजतुः परिममार्जतुरिति । 
क्डिति शास्र इक्‌-स्थानिक गुणवृद्धि का प्रतिषेध करता हैं। पर ऊपर कहे हुए 
योग विभाग से झज़ की बृद्धि इग्लक्षणा इक्‌ को निमित्त मान कर न होगी, 
अतः क्डि।त से इस अज्ञ लक्षणा वृद्धि का निषेध न हो सकेगा। इस लिए निषेध 
की सिद्धि के लिए स्थानी के लाभाथ यहां इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति स्वीकार 
करनी चाहिप्‌ । 

इस पर इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति सूचित करते हुए एकदेशी कहता 
हे--पाणिनि से अतिरिक्त वैयाकरण यहाँ अर्थात्‌ खज्‌ के विषय मे अजादि सङ्क्रम में 
अर्थात्‌ गुण-ब्रद्धि-प्रतिषिधक अजादि किन्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वृद्धि 
का विधान करते हें । उदाहरण--परिमृजन्ति परिमान्ति, परिमजन्तु परिमाजेन्छु, 
परिममृजठुः, परिममार्जतुः । यह वैकल्पिक बृद्धि पाणिनीय लोगों को भी इष्ट होने से 
साध्य है । इसके साधन के लिए योगविभाग करेंगे-मृजेदरद्धिचः ऐसा पढ़ेगे, 
तदनन्तर अचि कडिति ऐसा पढ़ेँगे। अथे होगा--अजादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे 
होने पर भी स्रज़ को वृद्धि होती है । परिमान्ति, परिमार्जन्तु परिममाजतु. । 

तो इस योगविभाग का क्या प्रयोजन है ? 

यह उत्तर योग नियमार्थे रहेगा--अजादि ही कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर 


वृद्धि हो । 
और कहाँ न हो--दृष्टः मृष्टवान्‌ (यहाँ क्त क्तवतु कित्‌ है पर अजादि नही) । 
इसके अनन्तर वा यह पृथक्‌ योग पढेगे, पूर्वसूत्र से अचि क्डिति की अखुवृत्ति 
आएगी जिससे इष्ट वेकल्पिकरूप--परिमृजन्ति परिमान्ति, परिमझजलुः परिममाजेठु 
सिद्ध हो जायेंगे । 


तृतीयं आह्निकं १५५ 


इहार्थमेवं तर्हि सिजर्थं वार्देग्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशेषेणो- 

च्यते सेको यथा स्याद्‌ अनिको मा भूदिति । कस्य पुनरनिकः प्राप्नोति । 
अकारस्य । अचिकीर्षीत्‌ , अजिहीर्षीत्‌ । नैतदस्ति। लोपोत्र वाधको भविष्यति। 
आकारस्य तर्हि प्राप्नोति-अयासीत्‌ं अवासीत्‌। नास्त्यत्र विशेषः सत्यां 
बुद्धावसत्यां वा । सन्ध्यक्षरस्य तर्हि प्राप्नोति । नेव सन्ध्यक्षरमन्त्यसस्ति । 


अच्छा तो जैसे झ्जि के लिए, वैसे सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७२।१ ) 
से विधीयमान वृद्धि इक्स्थानिक हो इसके लिए इको गुणत्रृद्धी से बृद्धि अहण 
करना चाहिए। कारण कि सिज्निमित्तक वृद्धि सामान्येन=स्थानिविरेष का 
्षाश्रयण किए बिना विधान की गई है, वह इक्‌ के स्थान में हो, इक्‌-भिन्न के 
स्थान में न हो । 

पर सिचि वृद्धि कौन से अनिक्‌ के स्थान भें प्राप्त होती है? 

अकार के स्थान में । अचिकीर्षीत्‌ , अजिहीपाँत--यहां । 

नहीं, अतो लोप आधधातुके से अचिकीषे, अजिहीर्ष इन सन्नन्त भज्ञों के अन्त्य 
अ का लोप इस वृद्धि का बाधक होगा । 

अच्छा तो आकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है--अयासीत्‌, अवासीत- 
यह । 

यदों बृद्धि हो अथवा न हो, कुछ अन्तर नहीं पड़ता ( रूप एक ही 
रहता है )। 

सन्ध्यक्षर को वृद्धि प्राक्त होती है । 

पर अन्त्य ( वृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर मिलेगा ही नही । 


१, एव यहा अपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

२. यह अपवाद होने से सक्‌ और इट्‌ आगम पहले हो जायेगे, तव आकार 
अन्त्य नहीं रहेगा सो सिचित्रद्धि न हो सकेगी, यह परिहार भी दिया जा सकता 
था--कैयट । 

३. यदि कहो गो शब्द से आचार क्विप्‌ करने पर गौरिवाचारीव्‌ अगवीत यहा 
नामधातु मे गो यह सन्ध्यक्षर अन्त्य है जिसे इद्धि सम्भव है तो उसका उत्तर हैं 
सिचि उद्धिः परस्मैपदेऽु में ऋत इद्धातोः से धातु ग्रहण की अनुःत्ति करके युद्ध वातु 
रूप जो धातु है उसे दृद्धि मानी जायगी । पीछे धातु बने नामधातु में सिचि इद्धि न 
होगी । उससे अगवीत्‌ में दोष न होगा । 


१६६ व्याकरणमहाभाष्य 


नड चेदमस्ति ढळोपे कृते उद्चोढाम्‌ उदचोढम्‌ डद्वोढेति। नेतदस्ति | 
असिद्धो ढलोपः | तस्यासिद्वत्वान्नेतदन्त्यं भवति । व्यञ्जनस्य तर्हि प्राप्नोति 
अभैत्सीत्‌ अच्छेत्लीत्‌ । हलन्तलक्षणा वृद्धिवाधिका भविष्यति यत्र 
तर्हि सा प्रतिपिध्यते “नेटि” इति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ । सिचि बृद्धेरप्येष 
घत्पिधः । कथम्‌ । लक्षण हि नाम ध्वनति भ्रमति मुहृत्तेमपि 
नावतिष्ठत । 


अजी ऐसा सन्ध्यक्षर यहाँ उदवोढाम्‌, उदवोढम्‌, उदवोढ में ढलोप होने पर 
मिळता है ( उसे बृद्धि का प्रसङ्ग है ) । 

नहीं, ऐसा नही । ढलोप के असिद्ध होने से पहले हलन्तलक्षणा वृद्धि होगी, 
तब ढलोप के होने पर उस के असिद्ध होने से ओकार अन्त्य न होगा, अतः उसे 
सिचि वृद्धि से वृद्धि न होगी । 


ता व्यन्जन के स्थान में बृद्धि प्राप्त होती हे । अमैत्सीत्‌, अच्छेत्सीत्‌ यहाँ 
हलन्तलक्षणा वृद्धि इस वृद्धिकी वाधिका होगी । 


पर जहॉ हलन्तलक्षणा का निषेध है नेटि ( ७।२।४ ) इस सूत्रसे जैसे अकोषीत्‌ 
अमोप्रीत ( वहाँ व्यज्जन को ही हो जाएगी ) । 

नेटि प्रतिपिध हलन्तलक्षणा वृद्धि का ही नहीं, सिचि वृद्धि का भी है। 
यह कैसे ? 

रक्षण ( सूत्र, शास्त्र ) का स्वभाव है कि वह ( अव्यक्त रूप से ) ध्वनन 
करता हुआ सबैत्र व्याएत होता है, अत एव किसी एक लक्ष्य मे ही विश्रान्त नद्दी 
हो जाता । 


१. नेटि यह शास्त्र सामान्यरूप से इडादि परस्मेपट-परक सिच्‌ पेरे होने पर 
हलन्त को जो भी कोई वृद्धि प्राप्त होता ह उस सबका निषेध करता है। अव्यक्तर्‌ 


~ 


निर्विशिप रुप से कथन को ध्वनन कहते हैं। यहा भी नेटि हलन्त-लक्षणा वृद्धि का 
ही निपेष करता है एसी ब्यक्ति (स्पष्टता) नही । ऐसा हो सकता हैं कि शास्त्र 
की प्रतिपेत्य विषय म प्रत्रत्ति होने स चरितार्थता होने पर दूसरे प्रतिषेव्य विषय में 
उसकी प्रत्न न हो, अत कहा १--श्रमति अर्थान्‌ सर्वत्र व्याप्त होता हैं। यह भी 
हो सकता ह कि जब यह ( शास्त्र) एक के निपेध में व्याप्त हो रहा है उसी काल 
में द्वितीय विवि प्रदत्त हो रही हे और प्रत्रत्त हुए विधि का निषेध हो नहीं सकता, 


तृतीय भाहिक १६१ 


अथवा “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेपु” इति सिचि वाद्दिः प्राप्तोति। 
तस्या हलन्तलक्षणा वुृद्धिबाधिका । तस्या अपि “नेटि” इति प्रतिषेधः । 


अस्ति पुनः क्वचिद्न्यचरापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगाँपि न भर्वीते । 
अंस्तीत्याह--सुजात अश्वसूनृते, अध्वर्यो अद्राभेः खुतम्‌, शुक्रं ते अत्य- 
दिति । पूर्वरूपे प्रतिषिद्धेध्यादयोपि न भवन्ति । 


उत्तरार्थमेव तर्हि सिजर्थ वृद्धित्रहणं कर्तन्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविदो- 


अथवा सिचि त्रुद्धिः परस्मैपदेषु इससे समान्य रूप से सिच्‌ को निमित्त मानकर 
परस्मैपद प्रत्यय परे होने पर वृद्धि प्राप्त होती दै । इसे हलन्तलक्षणा वृद्धि बाधती है 
और इस हलन्तछक्षणा का नेटि यह प्रतिषिध करता हे । 


क्या कहीँ अन्यत्र भी ऐसा होता हे कि अपवाद का प्रत्विध हो जाने पर 
उत्सग की भी प्रवृत्ति न हो ? हॉ होता है, देखिये सुजाते अश्वसूनृते अध्वयो अद्रिभिः 
सुतम्‌ , शुक्र ते अन्यदिति । यहाँ प्रकृतिभाव से पूर्वरूप का निषेध हो जाने पर अयादि 
आदेश भी नहीं होते । 


अच्छा तो उत्तराथ ही अथोत्‌ सिचि वृद्धि के लिये इको गुणवृद्धी मे 
वृद्धि अहण करना चाहिये । सिचिवृद्धि सामान्यरूपेण ( बिना प्रत्यय विशेष का भाश्र- 


अतः कहा है शास्त्र सुहूततेसपि इत्यादि । भाव यह है कि दोनों स्थानों मे युगपत्‌ 
( एक साथ ) व्यापार होता है। और वह गब्दडुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः 
इस न्याय के बल पर । 


१. अपवादे प्रतिषिद्धेऽप्युत्सगी न भवति यदि कहो फिर तो बक्षी में इद्धि 
के अपवाद पूर्वसवर्ण दीधे के नादिचि से प्रतिषिद्ध हो जाने पर फिर बृद्धिरेचि यह 
उत्सर्ग कार्य नही होना चाहिए तो उसका उत्तर है--वहा संघोदूधौ०, तौ सत्‌ 
इत्यादि ज्ञापको से उत्सग कार्य की पुनः प्रवृत्ति हो जाएगी । 


२. नान्तः पादमव्यपरे ऐसा सूत्र पाठ मानकर यह कहा है । प्रक़्त्याऽन्त" 
पादमन्यपरे ऐसा न्यास स्वीकार करने पर तो उत्सर्ग एचोऽयवायावः और तदपवाद्‌ 
एड: पदान्तादति -इन दोनों की नितवतत प्रक्ृत्या-सून्न से हो जाती है। न कि अपवाद 
के द्वारा उत्से का बाध । 


३. भ्रष्टावसर न्याय से । 


१६२९ च्यार्करणमहा भाग्य 


पेणोच्यते सा कूङिति मा भूत्‌ न्यबुवीत्‌ न्यघुवीतूँ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
अन्तँरङ्गत्वादत्रोवङ्डादेशो कृतेउनन्त्यत्वाद्‌ वृद्धि्ने भविष्यति । यदि तर्हि 
सिच्यन्तरङ्गं भवति-अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ , गुणे कृते रपरत्वे चार्नन्त्यत्वाद्‌ 
बद्धं प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “हळन्तस्य-- ” इत्येव भविष्यति। इह तहिं 
न्यस्तारीत्‌ न्यदारीर्त्‌ । गुण छते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ वृद्धिर्न पराप्नोति । 
हळन्तळक्षणायाइच “नेटि” इति प्रतिपेघः। मा भूदेचम्‌। क्रान्तस्य इत्येवं 





यण किये ), विधान की गई हे, वह कित ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो, यथा 
न्यनुवीत न्यधुत्रीत्‌ मै नहीं होती । 

यह कोई प्रयोजन नहीं। 

उवङ्‌ आदेश अन्तरङ्ग दै वृद्धि बहिरङ्ग है, उवड आदेश हो जान पर अङ्ग के 
अज्ञन्त न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति ही नही रहती । 

यदि सिच प्रत्यय परे होने पर अन्तरङ्ग शास्त्र की प्रवृत्ति होती हो तो 
अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ ~ यहाँ ( अन्तरङ्ग ) गुण हो जाने पर रपर होने पर अच के 
अनन्त्य होने से ही सिचि वृद्धि नहीँ होगी। 

सिचि बृद्धि मत हो हळन्तळक्षणा वृद्धि हो जाएगी । 

अच्छा तो न्यस्तारीत्‌ न्यदारीत्‌ में (अन्तरङ्ग गुण और रपरत्व होने पर भच 


के अन्त्य न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति नही भौर रही हलन्तलक्षणा, उसका 
प्रकृत म॑ नेटि से निषेध हो जाता है। 


१ न्यनुवीत्‌-¬निूर्व णू स्तवने कुटादि तौदादिक का छ में रूप । 

२. न्यधुवीत:--निपूवे धू विधूनने कुटादि तौदादिक का छद्‌ में रूप । 

३. उवड्‌ आदेश को इडादि सिच्‌ की ही अपेक्षा है, वृद्धि को सिच्‌ और 
परस्मपद--इन दोनों की । अतः उवङ्‌ आदेश अन्पापेक्न होने से अन्तरङ्ग है । 

४, अनन्त्यत्वातअचोऽनन्त्यत्वात्‌। यद्यपि इक्र परिभापा की अनुपस्थिति में 
सिचिवृद्धि अन्त्य अल मात्र को प्राप्त होती है, तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि द्वारा बाधित 


होने से इसका अजन्त अङ्ग ही विषय रह जाता है । अतः अन्त्य अच्‌ के न होने से 
ऐसा कहा । 


५. न्यस्तारीत्‌--निपू्वक स्तृन्‌ आच्छादने का छद्‌ में रूप । 
६. न्यदारीत्‌ निपृवेक दु विदारणे का छू में रुप । 


तृतीय भाहिक १६३ 


भविष्यति । इह तर्हि अलावीत्‌ अयावीत्‌ । गुणे कृते5वादेशे चानन्त्यत्वाद्‌ 
वृद्धिर्न प्राप्नोति। हळन्तळक्षणायाइच “नेटि” इति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌ । 
“छान्तस्य” इत्येवं भविष्यति । “ट्रान्तस्य” इत्युच्यते, न चेदं ठान्तम्‌ । 
“कून्तस्य” इत्यत्र वकारोपि निर्दिश्यते । कि वकारो न श्रूयते । लुप्तनिर्दिष्टो 
वकारः । यद्येवम्‌ -मा भवानवीत्‌ , मा भवान्‌ मंवीत्‌ । अत्रापि प्राप्नोति। 
अविमव्योनेति वक्ष्यामि । तद्वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌। णिदिविभ्यां तौ 
निमातब्यौ । यद्यप्येतढुच्यते । अथ वैतर्हि णिइव्योः प्रतिषेधो न वक्तव्यो 

भवति । गुणे ऊतेऽयादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिषेधो भविष्यति । 


सिचि बृद्धि मत हो, अतों ळान्तस्य ( ७२।२) इससे यहा वृद्धि हो 
जाएगी । अच्छा अलावीत्‌, अयावीत्‌ ~ यहाँ ( अन्तरङ्ग) गुण होने पर अवादेश 
हो जाने पर अच्त्‌ अन्त्य न मिळने से सिचि वृद्धि न होगी। हलन्तलक्षणा का प्रकत 
में नेटि से निषेध प्राप्त है । 

सिचि बृद्धि मत हो, अतो ळान्तस्य से यहाँ वृद्धि हो जाएगी । पर सूत्र में 
ठान्तस्य ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो अङ्ग न लान्त हे और न रान्त, कितर्हि अवादेश हो 
जाने से चान्त है । व भी यहाँ निर्दिष्ट होकर पीछे लोपो व्योर्वलि से लुप्त हुआ है 
ऐसा समझना चाहिये । 

यदि ऐसा मानते हो तो अनिष्ट प्रसङ्ग होता है मा भवानवीत्‌, सा भवान, 
मवीत्‌ यहां भी वृद्धि प्राप्त होती है । 

इसके वारण के लिये अविमव्योने ऐसा निषेध वचन पढ़ दूँगा । 

तो क्या ऐसा अपूवै वचन पढ़ना होगा? 
नहीं, झूयन्तक्षण-?? ( ७२।५ ) इत्यादि सूत्र मे णि रवि के स्थान मे अव्‌ और 
मच्‌ को पढ दिया जायगा। यद्यपि ऐसा कहा जाय तो भी गोरव कुछ भी नही, 


परन्तु लाघव है--णि दिव का सूत्र में प्रतिषेध नही करना पड़ता । अन्तरङ्ग गुण हो 
जाने पर अयादेश होने पर अङ्ग के यान्त होने से ही निषेध सिद्ध होगा । 


१. अयावीत्‌-यु सिश्रणासिश्रणयोः आदादिक का छु में रूप । 

२. (अ) सवीत्‌--मव वन्धने स्वादि प° माङ्‌ के योग से अडागम का लोप 
होने पर लड में रूप । 

३. निमातव्यौ--निपूर्वक मेङ्‌ प्रणिदाने भौवादिक से तव्य प्रत्यय । इस धातु 
का नि के विना प्रयोग दुलेभ है । 


१६४ व्याकरणमहाभाष्य 


पर्व तर्द्माचार्यप्रवृत्तिक्षीपयति न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति यदयम्‌ “अतो 
हळदेर्लघोः” इत्यकारग्रहणं करोति। कथं कत्वा ज्ञापकम्‌ । अकारञ्रहणस्ये- 
तत्प्रयोजनम्‌-इह मा भूत्‌-अकोषीतं अमोषीत्‌! यदि सिच्यन्तरङ्गं स्याद्‌ 
अकारग्रहणमनर्थके स्यात्‌। गुणे कतेञ्ल्घुत्वाद्‌ चुद्धिन भविष्यति । 
पश्यति त्वाचार्यो न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति, ततोऽकारञ्रहणं करोति । 


नेतदस्ति शापकम्‌। अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यज्ञ शुणः प्रतिषिध्यते तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌ न्यकुटीत्‌ न्यपुटीत्‌ँ। 


अच्छा तो आचार्य की प्रवृत्ति बताती है सिच परे रहते अन्तरङ्ग शास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती, इसी हेतु आचार्य अतो हलादेरूघो. ( ७२॥७ ) में अकार ग्रहण 
करते हैं । 

यह ज्ञापक कैसे है ? 

अकार--अहण का यह प्रयोजन है--अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ मै वैकल्पिकी वृद्धि 
न हो। यदि सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग (गुण) हो तो अकार ग्रहण व्यर्थ हो जाय, 
गुण होने पर लघु अक्षर न होने से यह वृद्धि न होगी। पर आचायय जानते हैं सिच 
परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अकार ग्रहण करते हैं । 


नही । यह ज्ञापक नही वनता । इस वचन का ओर प्रयोजन है । 


जहाँ गुण का प्रतिषेध हे वहां के लिए 'अतो हलादेः---' में अकार ग्रहण 
किया दै- न्यकुटीत , न्यपुटीत्‌ । अच्छा तो जो णि रिव का प्रतिपेध किया है वह इस 


१. सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग कार्य नहीं होता इस विषय में येन नाप्राप्ति न्याय 
ही बहुत बड़ा समर्थक है । गुण आदि की अवश्य प्राप्ति में सिचि वृद्धि का विधान 
किया हे इस लिये वह अन्तरङ्ग गुण आदि को वाव लेगी । उसके चिरि जिरि के छह में 
अचिरायीत , अजिरायीत्‌ तथा यड्छ्गन्त नेनी चेची के लुड्‌ मे अनेनायीत्‌ अचेचायीत्‌ 
ये इष्ट रूप वन जाते हैं । अन्यथा अन्तरङ्ग गुण तथा अयादेग हो कर यान्त हो जाते 
ह्ययन्तक्षण० से वृद्धि प्रतिपेथ हो जाता तो अनिष्ट रूप प्राप्त होता । 

२. अकोपीत्‌--कुप निष्कर्ष क्रयादि सेट्‌ परस्मैपदी । इसका तिपू परे छड मे 
स्प है । 

३. न्यपुटीत--निपूवेक पुट संब्लेपणे कुटादि तुदादि सेटू परस्मैपदी इसका 
तिप्‌ परे रहते छड में रुप । 


न्यकुटीत्‌ न्यघुटीत्‌--यहा गुण वृद्धि की अपेक्षा अन्तरङ्ग है, उससे दृद 


तृतीय भाद्धिक १६५ 


यत्तर्हि णिळ्व्योः' प्रतिषेधं शास्ति तेन नेहान्तरङ्गमिति दर्शयति। यच्च 
करोत्यकोरग्रहणं लघोरिति ङृतेपि । 


तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिः ॥ 
तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिरास्थेया ॥ 





बात का ज्ञापक हे कि सिच्‌ परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। भौर जो लघु कहने 
पर भी उसे अ से विशिष्ट करते हें यह भी ज्ञापक है । 
( वा०) अतः यह व्यवस्थित हुआ सिचि वृद्धि इग्लक्षणा साननी चाहिए ॥ 


का बाध होता है, पीछे कुटादित्व रूप हेतु से गुण का निषेध होने पर भी पाक्षिकी वृद्धि 
नहीं होती, इसमें अतो हलादेरूघोः में अत-प्रहण कारण है न कि भ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त में है ही नहीं । अतः अत्‌ ग्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई । 


१ अच्छा तो णि श्चि का जो प्रतिषेध किया है वह ज्ञापक्र रहेगा कि सिच्‌ 
परे अन्तरङ्ग शास्त्र की प्रबृत्ति नही होती, कारण कि यदि हो, तो गुण होने पर यान्त 
होने से ही निषेध सिद्ध है । ज्ञापक होने पर उक्त निमान ( परिवर्तन ) का कुछ भी 
उपयोग नहीं । अयावीत्‌ अळावीत्‌--यहा सिच्यन्तरङ्गं नास्ति इस वात के ज्ञापित 
हो जाने पर अन्तरङ्ग गुण न होने से अङ्ग के ( ओ के स्थान में अवादेश के 
न होने से वान्त न होने के कारण अतो कान्तस्य में वकार प्रश्‍लेष न करना 
पड़ेगा और न अव्‌ मव्‌ में अतिप्रसक्त वृद्धि को वारण करने के लिए अविसच्योर्न 
ऐसा निषेध बचन पढ़ना होगा और न हीं अपूर्ववचन करने के गौरव के परिहार के 
लिये हःयन्त--सूत्र में णि शि के स्थान में अबू मव्‌ को पढ़ने की आवश्यकता होगी । 


२. निरस्त किए हुए ज्ञापक को सिंहावलोकनन्याय से पुनः स्थिर करते हे-- 
अतो हलादेरूघो: में लघु ग्रहण करने पर भी जो अत्‌ ग्रहण किया--यह जापक ही 
है। भाव यह है--यदि सिचि वृद्धिः:--में इक्‌ ग्रहण न हो तो अकोषीत्‌ 
इत्या दे में अन्त्य अल्‌ ( व्यञ्जन ) को वृद्धि प्राप्त होती है उसे रोकने के लिए वाध्य 
विशेष चिन्ता पक्ष को लेकर जो आपने सिचि वृद्धि के अपवाद रलन्तलक्षणा वृद्धि 
का नेटि से निषेध होने पर भ्रष्टावसरन्याय से सिचि बृद्धि की अप्राप्ति स्वीकार की, 
उस रीति से न्यकुटीत्‌ इत्यादि में भी बृद्धि की अप्राप्ति रहेगी । 


३. तस्मात्‌ अतः न्यचुवीत्‌ इत्यादि में उचङ्‌ को वाध कर प्राप्त हुई बृद्धि 
के निषेध के लिए इग्लक्षणा सिचि वृद्धि होती है, यह मानना होगा। कित्‌ डित 
प्रत्यय परे होने पर इग्लक्षणा गुणब्रद्धि का निपेध हो इस लिए और अकोषीत्‌ इत्यादि में 


९६६ च्साकरणमहाभाण्न 


षष्ठयाः स्थानेयोगत्वादिगानिवृत्तिः ॥ 


घष्ठयाः स्थानेयोगत्वात्सर्वेपामिकां निवृत्तिः प्राप्नोति । अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 


अन्यतराथै पुनर्वचनम्‌ ॥ 
अन्यतरार्थमेतत्स्यात्‌-सार्वघातुकार्थधातुकयोर्युण एवेति । 


प्रसारणे च ॥ 


प्रसारणे च सर्वेषां यणां निवृत्तिः प्राप्नोति । अस्यापि प्राप्नोति- 
वाता वाता । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 


( वा० ) इको युणवृद्धी इस सूत्र में (इकः) यह षष्टी स्थानषष्ठी है अतः 
इक्‌ की निवृत्ति ( ग्राप्त होती है ) । 

इकः इस घष्टी के स्थानेयोगा घप्ठी होने से इक्‌ मात्र का इको शुणवृद्धी से 
विधीयमाने गुणवृद्धि रूप आदेश द्वारा निवृत्ति प्राप्त होती है । 


( यदि इको गुणद्रद्धी स्वतन्त्र विधि है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा 
नही ? तो मिदेगुणः इत्यादि से ) पुनः गुण आदि विधान किस लिए किया ? 

(चा०) अन्यतर ( दो में से एक गुण अथवा वृद्धि के लिये । ) पुनः विधान 
रहेगा । 

[इको गुणत्रदूधी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण वृद्धि मै से] एक के विधान 
के लिये पुनः विधान हो सकता है जैसे सार्वधाठुकार्थधाठुकयोः में सार्वधातुक 
आर्धधातुक प्रत्यय--रूप निमित्त होने पर गुण ही हो (बृद्धि न हो)। 


(वा०) सम्प्रसारणे में भी सब यणा की निवृत्ति प्राप्त होती हे । याता वाता 
यहाँ भी । तो वचिस्वपि-- इत्यादि पुनः सम्प्रसारण-विघान किस लिये किया? 


अनिकू को गुण न हो इस लिए भी सिचि वृद्धि इग्लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये । 
वाध्यसामान्यचिन्ता और भ्रष्टावसर न्याय तो एकदेशी की उक्ति है सिद्धान्त नहीं ॥ 

१ इको गुणवृद्धी यह स्वतन्त्र विधायक शास्त्र है। इको यणचि इसे 
अपने विषय सें बाध लेगा, इससे वह शास्त्र व्यर्थ नहीं होता । इस पूर्वे पक्ष का उत्थान 
विधिनियमयोर्विधिरेव ज्यायान्‌ इस न्याय के आश्रयण से होता दै । 

२. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ में यण; को स्थानषष्ठी मान कर स्त्तन्त्र विधायक 


तृतीय भाहिक १६७ 


विषयार्थं पुनवचनम्‌ || 
विषयार्थमेतत्स्यात्‌ वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति । 


उरण रपरे च ॥ 
डरणू रपरे च सर्वेषाञ्चकाराणाँ निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति-कर्द हर्त इति । 
सिद्ध तु षष्ठयधिकारे वचनात्‌ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। षष्ठ्यधिकारे इमे योगाः कर्तव्याः । पकस्तावत्‌ 
क्रियते तत्रैव । इमाचपि योगो पष्ठथधिकारमलुवर्तिष्येते। अथवा षष्ठयधि- 
कारे इमी योगावपेक्षिण्यामहे । अथवेदं तावदयं प्रष्टव्यः-“सार्वधातुकार्ध- 


विषय नियम (=निमित्त-नियम) के ढियि हो सकता है --वचिस्त्रपि भौर 
यजादि धातुओं को कित्‌ प्रत्यय परे होने पर ही सम्प्रसारण हो ( भकित्‌ परे 
रहते न हो )। 

उरण्‌ रपरै; मै भी ( स्थानषष्ठी मान कर ) ऋकार सात्र की निवृत्ति प्राप्त 
होती है । कते हवे यही भी । 

(वा० ) षष्ठ्यधिकार में पढ्ने से इष्टसिद्धि ( सवाक्षप समाधान-रूप ) 
हो जाती है । 

इन आक्षेपा का समाधान हो जाता है । कैसे ? षष्ठी स्थानेयोगा से प्रारम्भ हुए 
षष्ठयधिकार में ये सूत्र पढ़ने चाहियें। एकमउरण्‌ रपरः का तो पहले ही इस 
अधिकार में पाठ किया हुआ है । इस सूत्र से पूवे अथवा परचात्‌ इको गुणवृद्धी तथा 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ पढ़ दिया जाएगा । 

अथवा षष्टयधिकार में इन योगों (इको गुणवृद्धी, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ) 
की अपेक्षौ करेंगे । 

अथवा स्वतन्त्र विधि मानने वाळे से हम यह पूछते हैं--साधातुकाथ- 
शास्र स्वीकार कर अथे होगा-यण मात्र के स्थान में इक्‌ हो और उसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती है । इससे यण्‌ मात्र की निवृत्ति प्राप्त होती है । 

१. उरण्‌ रपरः--यहाँ भी ऋ के स्थान में अण्‌ हो और वह रपर हो--यह 
अधै होगा । 

२ शास्त्रीयाधिकार में जैसे सम्बन्ध आकाइआमूलक होता है वैसे ही लौकिका- 
धिकार में भी, अतः झास्त्रीयाधिकार को कह कर अब लौकिक अपेक्षा-लक्षण अधिकार 


११८ य्याकरणमहाभांष्यं 


धातुकयोर्गुणो भवति इतीह कस्मान्न भवति--याता वाता । इदं तत्रापेक्षि- 
प्यत--इको गुणवृद्धी' इति । यथेव तर्हि इदं तत्रापेक्षिष्यते एवमिहापि 
तदपेक्षिष्यामहे सार्वघातुकार्धघातुकयोः” इति ॥ इको गुणवृद्धी ॥ 
इति श्रीमद्धगवत्पतक्षलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे दृतीयमाह्विकं समाप्तम्‌ ॥ 





थातुकयोः इस शास्त्र से जो गुण होता हे वह याता वाता में क्यो नहीं होता ? तुम्हारा 
उत्तर यही होगा न--इको गुणवृद्धी कि यहां इम इको गुणवृद्धी की अपेक्षा करेंगे 
(अर्थात्‌ सावधातुकार्घ० से विहित गुण किसे हो इस अपेक्षा-आकाङ्क्षा से इको युण- 
वृद्धी के साथ इसकी एकवाक्यता करेंगे ) इस लिये जैसे इको गुणवृद्धी इसकी 
सार्वधातुका० में अपेक्षा है ऐसे ही इस में सार्वधातुका० की अपेक्षा हे जिससे इको 
गुणवृद्वी स्वतन्त्र विधि है इसका प्रत्याख्यान हो जाता है । 


को कहते हे । इसके लिए षष्टी स्थानेयोगा को दो योगो में विभक्त कर दिया 
जायगा--(१) घड़ी, (२) स्थानेयोगा । पृवयोग का अर्थ होगा--षष्ठ्यथिकार में 
जो कुछ अनुक्रम से कहा गया हे वह जहा पष्ठीनि्दिष्ट को कार्य विधान किया गया है, 
वहा उपस्थित हो जाता है । योग्यता के अनुसार ( इष्ट और व्याख्यान से भी ) इको 
गुणवृद्धी तथा इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ इन दो की ही अपेक्षा होगी, न कि अनुक्रान्त 
मात्र की । 

१. जिस प्रकार विधि को स्थानी की अपेक्षासआकाडक्षा होती है इसी प्रकार 
इस ( इको गुणव्रद्धी ) को भी अपने सम्बन्धी विधेय के बोधक शास्त्र (सार्वधातुका० ) 
की अपेक्षा होती है ॥ 


चतुर्थ आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में न धातुलोप भार्धधातुके ॥१।१।४॥ इस सूत्र से लेकर 
नाञ्झळो ॥१।१।१०॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार 
किया गया हे । क्रमशः प्रत्यक सत्र के प्रतिपाद्य विचार ये है-- 


न धातुलोप आधधातुके ॥१। १।४॥ 

(क) सूत्र का पदकृत्य दिखा कर आर्धधाछुक ग्रहण को लोप तथा गुणबृद्धि दोनो 
का विशेषण निर्दोष सिद्ध किया है । 

(ख) सूत्र के इष्ट विषय का परिगणन करके इग्लक्षण गुणवृद्धि का निषेध मानते 
हुए परिगणन का प्रत्याख्यान किग्रा है । 

(ग) अन्त में स्थानिवद्भाव द्वारा इष्टसिद्धि मान कर सुत्र का ही खण्डन कर 
दिया है । 

क्ङिति च ॥१।१।५॥ 

(क) तन्निमित्त ग्रहण के प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया है । 

(ख) इग्लक्षण गुणदृद्धि का निषेध मानते हुए लैगवायनः, कामयते में दृद्धिनिवेध 
का अभाव सिद्ध किया है । 

(ग) अचिनवम्‌ , असुनवम्‌ आदि में स्थानिवद्भाव से प्राप्त लट्‌ लकार का 
दित्त मान कर उसके परे रहते डित्कार्य का यासुट्‌ के डिद्वचन से निराकरण 
किया हें । 

दीधीवेवीटाम्‌ ॥१।१।६॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर उसका सर्वथा खण्डन कर 
दिया है । 
हरोनन्तरा, संयोग: ॥१।१।७॥ 

(क) अनन्तराः अब्द मे दोनो विग्रहा को निर्दोष सिद्ध कर हलो में प्रत्येक की 
सयोगसंज्ञा रोकने के लिए कहे गये सह शब्द के प्रहण को अन्यथासिद्ध दिखाया है । 

(ख) केत्रल दो हलो के समुदाय में दो की मिली हुई एक संयोग संज्ञा मानी है, 
किन्तु बहुत हलों के समुदाय में दो दो की भी अलग संयोग संजा स्वीकार की हे और 
सारे समुराय की भी । 


१७० भ्याकरणमदांभांण्य 


(ग) निग्छैयात्‌ इत्यादि में समुदाय की संयोगसंज्ञा पक्ष में प्राप्त दोष का दो? 
की सयोगसंजा मानकर निराकरण किया हुँ । 


(च) भिन्नजातीय को ही सर्वत्र व्यवधायक मानते हुए स्वरानन्तर्दितवचनम्‌ इस 
वातिक का खण्डन किया है । साथ ही ग्राम शब्द के वहुत अर्थ बताये हैं । 


मुखनासिकावचनो5नुनासिकः ॥१।१।८॥ 


(क) मुखनासिकावचनः का विग्रहपूर्वेक अर्थ वताकर मुख और नासिका ग्रहण का 
प्रयोजन बताया हे । 


(ख) प्रासादवासिन्याय से मुख ग्रहण का खण्डन कर दिया हैं । 


(ग) शब्दों को नित्य मानकर अनुनासिकयेज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रयदोष का 
समाधान किया ह्‌ । 
नुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌ ॥१।१।९॥ 
(क) सङ्गस्य पटो का अलग २ विप्रहपू्वक अर्थ-निर्देश करके समस्त सूत्र का 
अर्थ बताया हे । 
(ख) शास्य चन्द के सुख और मुख में होनेवाले स्थान प्रयत्न ये दोनों अर्थ 
स्वीकार किये है । 


(ग) मुख में होनेवाले आभ्यन्तर प्रयत्नो की तुल्यता में ही सवर्णसंज्ञा मानते 
~ तल्यदेरम्रयत्नं क 
हुए भास्ये तुल्यदेर सवम्‌ इस वार्तिककारकृत सूत्रन्यास का खण्डन किया हैं । 


(घ) बाह्य प्रयत्न वता कर सवर्णसंज्ञा में उनकी तुल्यता को अनावश्यक 
माना है । 

(ङ) जवगडद इन तुत्यप्रयत्न वाळे मिन्नस्थान वाले वर्णो की तथा 
छा छ, प 5, स थ इन तुल्यस्थान वाले भिन्न आभ्यन्तर प्रयत्न वाले वर्णा की सवर्णसंज्ञा 
रोकने के लिए तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ मे दन्दगर्भ बहुत्रीहि समास न मानकर त्रिपद बहुब्रीहि 
या तन्पुरुषगर्भवहुत्रीदि समास स्वीकार किया है । 

(च) ऋकार ल्टकार की सवणरमंजा मान कर ऋति ऋ वा, लृति ढू वा वचनम्‌ 
इन वार्तिका का खण्डन कर दिया ह । 

नाज्झली ॥५।१।१०॥ 

(क) सूज्नम्ध अच्‌ शब्द के' इको यणचि इत्यादि की तरह अपने सवार्णियो का 
प्राहक समझते हुए इकार का सवर्णी हलू शकार, दीर्घ ईकार की तरह अच्‌ दै ऐसा 
मान कर इस सूत्र से शकार के साय शकार की सवर्णसंना का निषेध प्राप्ति दोप 


चतुर्थं आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार १७१ 


दिखाया है फिर इकार शकार के प्रयत्नभेद से गा वाक्यागरिसमाण्ति न्याय द्वारा 
उसका समाधान करते हुए वाक्यपरिसमाप्ति का स्वरूप दिखाया हे | 

(ख) पक्षान्तर मे शकार के साथ शकार की सवर्णसंज्ञा न होने मे भी कोई हानि 

c+ कार्याणि कर ~ गी क ~ र 

नहीं यह दिखाते हुए परइशतानि कार्याणि मै दो शकार हो या तीन हो श्रवण मे कोड 
भद नहीं पड़ता यह सिद्ध किया हे । 

(ग) ऊष्मो का ईषद्बिद्वृत और स्वरों या अचो का वित्रृत प्रयत्न मानते हुए एक 
प्रकार से इस सूत्र का खण्डन भी कर दिया है। 


अथ चतुर्थमाहिकम्‌ 
न घातुलोप आर्धधातुके ॥ १। १।४।| 


घातुग्रहणं किमर्थम्‌ ? ॥ 
इह मा भूत्‌ | लूञ-लविता । लवितुम्‌ । पूज-पविता । पवितुम्‌ ॥ 
आर्घचातकत्रहर्ण किमर्थम्‌? ॥ 


सूत्र में धातुग्रहण किस लिये किया दै । क्योंकि आधेधातुकसज्ञक प्रत्यय 
धातु से ही विहित होता हे । उस के परे होने पर धातु का ही लोप समझा जायगा ।* 


घातुम्रहण के अभाव में जिस किसी का भी लोप होने पर गुण वृद्धि का निषेध 
प्राप्त होगा । रविता लवितुस्‌ । पविता पवितुम्‌ ( लन्‌ पूज्‌ इट्‌ तूच, तुमुन्‌ ) यहां 
लज्‌ पून्‌ के जकार अनुवन्ध का लोप होने पर भी इस सूत्र से सार्वघातुकणुण का 
निषेध प्राप्त होता है वह न होवे इस लिये धातुअहण किया है। लश पून्‌ में नकार 
अनुबन्ध है, धातु नही है । धातु तो केवल क्रियावाची होने से लू पू हैं । तृच, ठुसुन्‌ 
प्रत्यय आर्धधातुक हैं । उन के परे होने पर सार्वधातुक गुण हो जाता हे । 


आर्धधातुकम्रहण किस लिये किया है ? 


१ सम्पूर्ण धातु का लोप होने पर तो युणवृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं उठता 
जिस के लिये निपेध की आवश्यकता हो । जव धातु ही लप्त हो गया तो गुणदृद्धि 
किसे करेंगे ऐसी अवस्था में यहां धातु के एकदेश अथवा अवयव में धातुशब्द 
लाक्षणिक साना गया हे । जैसे कपड़े का कुछ हिस्सा जल जाने पर भी कपड़ा जल गया 
ऐसा प्रयोग होता है इसी प्रकार यहा आर्धधातुक परे रहते धातु के अवयव का लोप 


होने पर गुणबृद्धि का निषेध होता दै । यह सूत्र का अर्थ है। 


२ यदि लोप और गुणतृद्धि दोनों जव एक ही आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त 
मान कर हों तभी निषेध माना जाय तच तो धातुग्रहण व्यर्थ हे। उसकी आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि छन्‌ पून्‌ के अकार अनुबन्ध का लोप तो अनैमित्तिक है । विना किसी 
को निमित्त माने हो जाता है । तृच्‌, तुमुन्‌ इन आर्धधातुक प्रत्ययो के आने से पूर्वे ही 
हो गया है इस लिये लविता, लवितुम्‌ में गुणनिषेध न होगा । यह नात आगे 
स्पष्ट होगी । 


चतुथ आाह्निक १७३ 


त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति ॥ 


कि पुनरिदमार्धधातुकत्रहणं लोपविशेषणम्‌। आर्धधातुकनिमित्ते 
धातुलोपे सति ये गुणबृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत इति। आहोस्विद्‌ गुण- 
बृद्धिविशषणमार्थयातुकत्रहणम्‌। धातुलोपे सत्यार्धधातुकनिमित्ते ये गुण- 
वृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत इति ॥ 


किं चातः ? ॥ 
यदि लोपविशेषणम्‌ । उपेद्धः प्रेद्धः अत्रापि प्राप्नोति। अथ 


त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति यहाँ रोरवीति ( रोरूय-ईट्‌ तिप्‌ ) इस वैदिक 
प्रयोग मै यङ्लुगन्त रोख्य धातु के अवयव य का लोप आर्धधातुक परे होने पर 
नहीं हुआ बल्कि उस से परे सार्वधातुक तिपू प्रत्यय है । उस में गुणनिषेध न हो जावे 
इस लिए आर्धघाहुकग्रहण किया है । 


क्या सूत्र में यह आर्धधातुकम्रहण केवळ लोप काही विशेषण माना हे, 
गुणवृद्धि का नही ? जहां आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो 
वहां प्राप्त गुणवृद्धि का यह निषेध करता हे। गुणबृद्धि चादे आर्धधातुक को निमित्त 
मान कर न भी हो । लोप अवश्य आर्धधातुक निमित्तक होना चाहिए ऐसा मानते हैं? 
या शुणब्रृद्धि का विशेषण आर्धधातुकम्रहण माना है, लोप का नही । जहां धातुलोप 
होने पर आर्धधातुक को निमित्त मान कर गुणब्वृद्धि प्राप्त हो वहां यह युणवृद्धि का 
निषेध करता है । लोप चाइ आर्धधातुकनिमित्तक न भी हो ऐसा सानते हैं ? 


इससे क्या ? 


यदि लोप का विशेषण आर्धधातुकग्रहण को मानते हैं तो उपेद्धः, प्रेद्धः 
( उप, प्र-इन्धु-क्त ) यहां भी शुणनिषेध प्रास होगा । क्योंकि यहां इन्ध्‌ के नकार 
का लोप आर्धधातुक क्त प्रत्यय को मान कर अनिदिता हलः० सूत्र से हुआ हे । 
परन्तु उप और इन्ध्‌ में आद्गुणः से होने वाला गुण एकादेश आर्धधातुक को मान 


१ रोरवीति में यडोचि च से हुआ यइ का लक्‌ अनैमित्तिक है । तिपू सार्वधातुक 
के आने से पहले ही हो जाता है इस लिये लोप और गुण की एक आर्धधातुक निमित्तकता 
न होने स यह प्रयोजन भी अन्यथा सिद्ध हो जाता है। 


१७४ व्याकरणमहासाम्य 


गुणवृद्धिविशोषणम्‌ । क्नोपयतीत्यत्रापि प्राप्नोति॥ 

यथेच्छसि तथास्तु | अस्तु लोपविशेषणम्‌ ॥ 

कथम्‌ उपेद्धः प्रद्ध इति ? ॥ 

वहिरङ्गो शुणः । अन्तरङ्गः प्रतिपेधः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ 

कर नही हुआ है। और यदि शुणद्वद्धि का विशेषण आधर्धधातुकग्रहण को मानते हैं 

तो क्रोपयति ( क्नृयू, पुक्‌, णिच्च, तिप्‌ ) यद्वां भी गुण का निषेध प्राप्त होगा । क्योंकि 
यहां आर्धधातुक णिच्‌ प्रत्यय को मान कर पुगन्त गुण हुआ हे किन्तु लोपो 
च्योचेलि से दोनेवाला क्नूय के यकार का लोप आर्धधातुक का मान कर नहीं 
हुआ है । 

जसी इच्छा हो वैसा मान लीजिये। आर्धधातुक को लोप का विशेषण 
सान लीजिये । 

आर्धधाठुक को लोप का विशेषण मानने पर उपेद्धः, प्रेद्धः केसे बनेंगे ? 

उपेद्ध:, प्रेड म आदशुण से होनेवाला गुण उप और इन्ध इन दो पदों की 
भपेक्षा रखने से वहिरड्ड हैं। न धातुलोप सूत्र से होने वाला गुण का निषेध केवल 
इन्ध की अपेक्षा रखने से अन्तरङ्ग हे । असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे अर्थात्‌ अन्तरङ्ग 
कार्य म वहिरङ्ग कार्य असिद्व होता हे इस परिभाषा के वल से बहिरङ्ग हुआ गुण 
असिड है । निवेध सूत्र की दृष्टि मे नहीँ आता । यदि पहले उप और इन्ध का 
सम्वन्ध करके फिर क्त प्रत्यय लावे तव यद्यपि गुण अन्तरङ्ग हे और निषेध सूत्र 
वहिरद्ध हे तो भी हर हालत में जो भी बहिरङ्ग हे उसके असिद्ध होने से दोष 
नहीं होगा । 


१. यटि कहो नाजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रक्ळस्तिः इस परिभापा द्वारा असिद्ध 
परिभाषा का निषेध हो जाने स उक्त समाधान ठीक नहीं वनता तो इसका उत्तर है कि यह 
परिभाषा जहा दो अचा का आनन्तर्य सूत्रविहित हे वहीं असिद्ध परिमापा का निपेध करती 
हे । न धालुलोप सूत्र में यह प्रवृत्त नही हो सकती । इको यणचि इत्यादि सन्नो में दो अचों 
का अव्यवहित आश्रयण स्पष्ट निर्दिप्ट हे वहीं यह परिभाषा असिद्ध परिभाषा का निषेव 
करेगी। जसे अक्षय्य: ( अक्ष दिवृ क्विय्‌ ) यहा दिव्‌ के वकार के स्थान में च्छ्वोः खड” से 
ऊद्‌ आदेश होता हे वह क्विप्‌ की अपेक्षा रखने से वहिरङ्ग है । नाजानन्तये इस परिभाषा 
दारा इको यणचि से दि के इकार को यण्‌ करने मै बहिरङ्ग होता हुआ भी उठू असिद 
नहीं होना । उपेदः, प्रे. यहा न धालुलोप सूत्र से गुणनिपेध करने में अव्यवहित 
अचो का आश्रयण सूत्रोपात्त नहीं है, अतः नाजानन्तये इस परिभाषा का यह सूत्र विषय 
नहीं है । वसे भी आदगुण' यह गुण उग्ळक्षण नहीं है इस लिएन थालुलोप सूत्र का 
विषय उपेद्धः, प्रेद्धः नहीं हो सकता । 


चतुर्थं आह्विक १७५ 


यद्येवं नार्थो धाठुग्रहणेत । इह कस्सान्न भवति । ढूज्‌ लविता । 
ळवितुम्‌। पूञझ्‌-पविता पवितुम्‌। आर्थधातुकत्तिमित्त छोपे प्रतिषेधः । 
न चैष आर्धधातकनिमिचो लोपः 


अथवा पुनरस्तु गुणवृद्धिविशेषणम्‌ ॥ 
नञ चोक्तं क्लोपयतीत्यत्रापि प्राप्रोति ? 
न्नेष दोषः। निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनस्‌। चेले क्नोपेः इति 
परिगणनं कर्तव्यम्‌ । 
यङ्यक्क्यवलोपे प्रतिपेधः । 
यङ्यक्क्यवलोपे प्रतिषेधो वक्तव्य; । यङ्‌ | वेभिदिता । मरीस्ुजः । 


यदि आर्धधातुक को लोप का विशेषण मानते हैं तो सूत्र में घाठुग्रहण 
की आवश्यकता नहीं । लविता, लवितुम्‌ । पविता, पवितुम्‌ यहां अकार अनुबन्ध 
का लोप होने पर गुणनिषेध क्यों नही होता? इस लिये नही होता कि यहाँ 
तृच्च, तुमुन्‌ इन आधधातुक प्रत्ययाँ को निमित्त मान कर अनुवन्ध का लोप नही 
हुआ है। वह तो अनैमित्तिक दे । आर्धधातुक के आने से पहले ही बिना किसी 
निमित्त को मान कर हो जाता है । आर्धधातुक को निमित्त मानकर जहां लोप 
होगा वहीं यह सूत्र गुणइद्धि का निषेध करेगा । इस लिये घातुग्रहण के अभाव 
मै भी रविता, छवितुम में दोष न होगा । 

ठीक है । चाहे झार्धधातुक को गुणवृद्धि का विनेषण मान लीजिये । 

क्लोपयति में जो शुणनिषेध की प्राप्ति का दोष कहा था वह आर्धधातुक को 
गुणवृद्धिः का विशेषण मानने मे केसे समाहित होगा ? 

यह कोई दोष नही । क्योकि चेले क्नोपेः इस सूत्र में क्रोपेः इस निपातन 
से यहां गुण सिद्ध हो जायया। उक्त निपातन से गुण का निषेध न मान कर 
गुण का विधान ही स्वीकार किया जायसा । 

इस सूत्र के विषय का परिगणन कर देना चाहिये कि यहां > पर झुण- 
वृद्धि का निषेध होता हे । यड यक्‌ क्यच और वकार के लोप मे युणव्रद्धि का 
निषेध होता हे ऐसा कहना चाहिये । वेभिदिठा ( वेभिद्यइट्‌ तृच्‌) यहां यङन्त 
बेसिय धातु मे तृच्च प्रत्यय आधैधातुक को मान कर यस्य हलः से यड के यकार 
( समुदाय ) का लोप हुआ हे उसी ठृच्‌ को मान कर प्राप्त होने वाला रत्रूपघगुण 
नहीं होता । सरीसृज. ( मरीम्ज्य-अच ) यहाँ यडन्त सरीरूज्य धातु में अच प्रत्यय 
भाषधातुक को निमित्त मान कर यढोचि च से यड्‌ का लुक्‌ हुआ है । उसी अच 
को निमित्त मान कर प्राप्त होने वाली झजेवृद्धिः से वृद्धि नही होती । कुपुभिता (कुपुभ्य- 


१७६ न्याकर्णमर्दाभाप्बें 


यक्‌ । कुदुभिता । मगधकः । क्य! समिधिता। हषदकः । वलोपै-- 
जीरदाजु; । कि प्रयोजनम्‌ ? 
नुम्छोपखिन्यनुवन्धलोपे5प्रतिपेधार्षम्‌ । 

जुम्लोपे स्लिव्यनुवन्धकोपे च प्रतिपेधो मा भूदिति । बुम्छोपे । 
अभाजि। रागः । उपवर्हणम्‌। स्त्रिविः अस्नेमाणम्‌। अनुवन्धलोपे--कूञ्‌ 
लविता लवितुम । ॥ 
इट्‌ तृच॒ ) यहां कण्ड्वादियगन्त कुपुभ्य धातु में ठच प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त 
सान कर यक्‌ के यकार का यस्य हल; से लोप हुआ है। उसी तृच्च को निमित्त मान 
कर ग्रा होने वाळा ल्वूपच गुण नहीं होता। मगधकः ( मगध्य-ण्बुळू ) यहां 
कण्ड्वादियगन्त मगध्य धातु में ण्युल्‌ प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर 
यकू के यकार का यस्य हलः से लोप हुआ है उसी ण्बुळ को निमित्त मान कर 
प्राप्त होने वाही उपधात्रृद्धि नहीं होती । समिधिता ( समिध्य-इट्‌ तृच ) यहां इच्छा 
क्यजन्त समिध्य धातु सें ठृच्‌ प्रत्यय आर्धधातुक का निमित्त मान कर क्यच्‌ के 
यकार का क्यस्य विभापा से लोप हुआ हे । उसी वृच्‌ को निमित्त मान कर प्राप्त 
होनेवाला ळवृपथयुण नहीं होता । द्पदकः ( दपद्य-ण्बुळू ) यहां इच्छाक्यजन्त इषद्य 
धातु में प्वुल प्रत्यय आर्धधातुक को निसित्त मान कर क्यच्‌ के यकार का क्यस्य 
विभाषा से लोप हुआ हे । उसी प्वुल को निमित्त मान कर प्राप्त होने वाळी उपधा- 
वृद्धि नदी हाती। वलोप का उदाहरण जीरदानुः हे । यडाँ जीव्‌ धातु से रदानु 
प्रत्यय आर्धधातुक परे रहते लोपो व्योर्वलि से जीव्‌ के वकार का लोप हुआ है। 
उसी रदानु को मान कर प्राप्त होने वाला साई घातुक गुण नही होता । 

इस परिगणन का क्या प्रयोजन हें? यही कि नुम्लोपं अर्थात्‌ नकार के 
छोप में, खिव धातु के वकारलोप में तथा अनुबन्ध के लोप में गुणबृद्धि का निषेध 
न दवोवे । नुस्छोप म असे--नभाजि | रागः । उपवईणम्‌ । थे उदाहरण हैं। इन में 
गुणबृद्धि का निषेध नहीं हुना । अभाजि ( भन्जू-चिण्‌ छुडू ) यहाँ चिण्‌ को मान 
कर भन्जेद्य चिणि से भन्ज्ञ के नकार का लोप हुआ दे। उसी चिण को मान 
कर उपधात्रद्धि हो गई। राग. ( रन्जु-धन्‌ ) यहां घम्‌ को मान कर घान च भाव- 
करणयोः से रञ्ज्‌ के नकार का लोप छुआ हे । उसी घन्‌ को मान कर उपधादृद्धि 
हो गई । उपबदेणम्‌ ( उप वृदद-ल्युट्‌ ) यहाँ त्युट्‌ प्रत्यय को मान कर दृहेरच्यनिर्टि 
इस वार्तिक से वृह के नकार का लोप हुआ है उसी ल्युट्‌ को मान कर लवूपध रा 
दा गया। खिव्‌ का अक्षेमाणम्‌ यह उदाहरण हे । अखिवू-मनिन्‌ यहां नन्‌ पूर्वक 
लिव्‌ धातु से मनिन्‌ प्रत्यय हुआ हे । मानन्‌ प्रत्यय को मान कर लोपो व्योवेलि से 
सिव के वकार का लोप होता हे । उसी मनिन्‌ को मान कर सावैधातुक गुण हो 





प १, प्राचीन आचार्यो के मत में नकार की नुम्सजा है इसलिए नुम्लोप से 
न“पय नक्रारलोप का हैं । 


चतुर्थ भाद्धिक १७७ 


यदि परिगणनं क्रियते स्यदः प्रश्रथः हिमथथ इत्यत्रापि प्राप्तोति ॥ 
वक्ष्यत्येतत्‌--निपातनात्‌ स्यदादिषु इति । 
तत्तर्हि परिगणनं कर्तव्यम्‌ ? 
न कर्तब्यस्‌। 
चुम्छोपे कस्मान्न भवति? 
इकूप्रकरणान्बुम्लोपे वृद्धिः । 
इग्ळक्षणयोर्गुणवृद्धघोः प्रतिषेधः । न चेपेग्लक्षणा बृद्धि: । 
यदीग्लक्षणयोर्गुणचुद्धधोः प्रतिषिधः । स्यदः प्रश्रथः हिमश्रथः 


गया । अनुबन्ध लोप मे लविता, लवितुम्‌ ये उदाहरण हें । यहां उज्‌ के नकार 
अनुबन्ध का लोप होने पर भी तृच्‌, ठुमुन्‌ प्रत्ययों को मान कर सार्वधातुक गुण 
हो गया । 
यदि सूत्र के विषय का परिगणन करते हैं तो स्यदः, प्रश्रयः, ह्विमश्रथः यहां 
भी उपधावृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि न धातुलोप सूत्र तो यङ्‌ यक्‌ क्य 
आदि परिगणित विषय में ही गुणवृद्धि का निषेध कर सकेगा । स्यद" ( स्यन्दू-घस्‌ )। 
प्रश्रथः, हिमश्रथ. ( प्र, हिस श्रन्थू-घञ्‌ ) यहां स्यन्द्‌ श्रन्थ्‌ धातुओं से घञ्‌ हुआ है । 
घश्‌ को मान कर स्यदो जवे, अवोदैधौदप्रश्रथहिमश्रथाः इन सूत्रों से नकार का 
लोप होता हे । उसी घल को मान कर उपघावृद्धि प्राप्त होती है । 


इसका उत्तर निपातनात्‌ स्यदादिषु इस वचन से आगे अभी देंगे । अर्थात्‌ 
स्यदो जवे, अवोदेधोझ्म० सूत्रों मै स्यद आदि निपातन करने से उपधावृद्धि का 
अभाव ससझा जायया । 

तो फिर परिगणन कर देना चाहिये ? 

नह करना चाहिये । 

नकारलोप वाले अभाजि, राग. इन उदाहरणों मे धातु के भवयव नकार 
का लोप होने पर उपधादृद्धि का निषेध क्यों नही होता ? 


न घातुलोप सूत्र मै इको गुणवृद्धी इस पूर्वसूत्र से उक्‌ पद की अनुवृत्ति 
आती हे । इस लिये इग्लक्षण शुणबृद्धि का ही यह निषेध करता हे । अभाजि, राग" 
से उपधालक्षण वृद्धि है, इग्ळक्षण नही तो निषेध नहीं होगा । जहाँ इक्‌ गव्द से 
वृद्धि कद्व कर वृद्धि की जाती है बह इग्लक्षणा वृद्धि होती हे । 

यदि जहाँ इको गुणवृद्धी यह परिभाषा सूत्र इक्‌ पद की उपस्थिति कराता है 
उस इग्लक्षण शुणबृद्धि का ही न धातुलोप सूत्र निषेध करता है अन्य का नही तो स्यद ती 


१७८ व्याकरणसहा भांर्प्य 


इत्यत्र ने प्राम्रोति । इह च प्राप्तोति । अवोदः एथः ओद्मः इति ॥ 
निपातनात्‌ स्यदादिषु | 
निपातनात्‌ स्यदादिघु प्रतिषेधो भविष्यति । न च भविष्यति ॥ 
यदीग्लक्षणयो्गुणदडयोः 7तिषथः । स्रिव्यचुचन्धलोपे कथम्‌? ॥ 
प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌ । 


आर्धधातुकनिमित्त लोपे प्रतिषधः। न चैष आर्धधाठुकनिमित्तो 
लोपः ॥ 
यद्यार्धधातुकनिमित्ते लोपे प्रतिपधः । जीरदाजञुरित्यत्र न प्राप्नोति ॥ 


प्रश्रथ., हिमश्रथः में उपधाडृद्धि हो जानी चाहिये क्योंकि यहां इग्लक्षण वृद्धि नही है। 
न धातुलोप सूत्र से यहाँ निषेध नहीं प्राप्त होता । और अवोदः ( अव उन्दू-घन्‌ )। 
एब ( इन्ध-घन्‌ )। ओञ्चः ( उन्द्‌-मन्‌ ) यहां इग्लक्षण युणश्रृद्धि होने से उसका 
निषेध प्राप्त होता है । 

स्यद:, अवोढ, आदि मे स्यदो जवे, अवोदेधो० इत्यादि निपातन करने से 
गुणवृद्धि का भाव अभाव समझा जायगा । स्यढ में इग्लक्षण न होने पर भी निपातन 
से वृद्धि का निषेध हो जायगा । अवोद में इग्लक्षण होने पर भी निपातन से गुणका 
निषेध नहीं होगा । 

यदि इग्लक्षण गुणवृद्धि का ही न घातुलोप सूत्र निषेध करता है तो खिवू के 
असखेमाणम्‌ में और लज्‌-लविता, लवितुम्‌ यहां अकार अनुबन्ध के लोप में कैसे होगा * 
यहाँ इग्लक्षण गुण होने से उसका निषेध क्यों नही होता ? 

अन्यत्र अर्थात्‌ अस्लेमाणम्‌ और लविता, लवितुम्‌ भै प्रत्ययाश्रय होने से 
आधेधाठुक प्रत्यय को निमित्त मानने से दोष न दोगा । जहां आधेधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो वही इग्लक्षण गणबुद्धि का निषेध द्वोगा । 
अश्लेमाणम , लविता, लवितुम्‌ में वकार जोर अनुवन्ध का लोप आधेधातुक प्रत्यय का 
निसित्त मान कर नही हुआ हे इस छिय इग्लक्षण गुण होने पर भी उसका निषेध 

1 होगा । लविता, लवितुम में तो स्पष्ट ही जकार अनुवन्ध का लोप अनमित्तिक &॑। 

चह किसी निमित्त को मान कर नहीं हआ । अखेमाणम्‌ में यद्यपि मनिन को मान 
कर लोपो व्योवलि से वकार का लोप हया हें तो भी उसका निमित्त चळू वणे ही हैं, 
लाधधातुक प्रत्यय नहीं हे । इस लिय ठोना जगह गुण का निप्रध नही होगा। 

यदि आर्धधातक प्रत्यय को निमित्त मान कर हुए धातुलोप में इग्लक्षण 
गुणब्रद्धि का निषेध मानते हैं तो जीरदानुः में गुण का निषेध नहीं प्राप्त होता । 


चतुथे आह्निक १७९ 


राकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ । 

नैतज्जीवे रूपम्‌। रकि एतद्‌ ज्यः सम्प्रसारणं भवति | याचता । 
यावता चेदानीं रकि जीवेरपि सिड भवति॥ 

कथसुपबहेणस्‌ ? ॥ 

बृहिः प्रकृत्यन्तरस्‌ । 

कथं ज्ञायते वृहिः प्रकृत्यन्तरमिति ?॥ 

अचीति हि छोप उच्यते । अनजादावपि इडड्यते-निदृह्यते । 
अनिटीति चोच्यते । इडादावपि दश्यते- निबर्हिता निवर्हितुम्‌ इति । 


क्योंकि यहाँ भी लोपोव्योवेलि से हक्षा वकार का लोप भार्धघातक प्रत्यय को निमित्त 

सान कर नही हुआ है । केवळ वळ वण को निमित्त माना हे । 

जीरदानुः को जीव धातु से नहीं बनायेंगे। यह जीव्‌ धातु का रूप नही मानेगे। 
वल्कि ज्या धातु से रक्‌ प्रत्यय करके प्रहिज्या० से सम्प्रसारण और हलः से दीर्घ हो 
कर जीरः बन जायगा । उस का दानु शब्द से वहुचीहि समास करेंगे तो पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वर हो कर जीरऽदानुः इस प्रकार अवग्रह होगा और रेफ का अकार प्रत्यय के 
आद्युदात्त होने से उदात्त होगा जो कि इ है । सब्र पदपाठकारों ने यही माना है । 
रदानु प्रत्यय सानने में स्वर सिद्ध होने पर भी अवग्रह नहीँ बनता इस लिये रदानु 
प्रत्यय नहीं सानेंगे। रक्‌ प्रत्यय सानने पर न केवळ ज्या से बल्कि जीव्‌ धातु 
से भी जीर. बन सकेगा । लोपो व्योवेलि से जीव के वकार का लोप होकर जीरः की 
सिद्धि आसान ही है । जीव्‌ से बनाने में रक्‌ प्रत्यय के किन्‌ होने से क्विति च से 
ही गुण निषेध सिद्ध हो जायगा । 

उपवहेणम्‌ कैसे सिद्ध होगा ? । क्योकि यहां ल्युट्‌ प्रत्यय आर्धधातुक 
को निमित्त सान कर वृंहू धातु के नकार का रोप हुआ हे तो इग्लक्षण ल्वूपध 
गुण का न धातुलोप सूत्र से निषेध प्राप्त होता हे । 

उपवहेणम्‌ में वृंहू धातु न सान कर वृह धातु सानेगे। क्योंकि दृह बृहि 
वृद्धौ इस प्रकार धातुपाठ मै बृहू धातु पथक्‌ पढ़ा गया हैं । उससे त्युट्‌ प्रत्यय करके 
उपबढेणम्‌ बन जायगा । नकार रेप का झगड़ा ही न रहेगा । वेहेरच्यनिटि इस 
वार्तिक की भी आवश्यकता न होगी । 

कैसे जानें कि बह्‌ से एथक ब्रह धातु भी हें! 

वहेरच्यनिटि इस वातिक से अजादि प्रत्यय परे रहते लोप कहा हे किन्त 
अजादि परे न होने पर भी नकार का लोप दीखता हे जसे--निवृत्रते । यहां 
अजादिभिन्न यक्‌ प्रत्यय परे होने पर नकार नहीं दीखता। इडादिभिन्न प्रत्यय परे 
रहते डोप कदा है किन्त इडादि प्रत्यय परे रहने पर भी नकारलोप दीखता है । 

जसे--निवर्हिता । निवहितुम्‌। यहां इडादि तृच्‌ परे रहते नकार नही दीखता । 


१८० व्याकरणमहाभाष्य 


अजादावपि न दश््यते--बँहयति । बृहकः । तस्मान्नार्थः परिगणनेन ॥ 
यदि परिगणनं न कियते । भेद्यते छेद्यते अत्रापि प्राप्नोति ॥ 


नेष दोषः। धातुलोप इति नेतं विज्ञायते-घातोलोपो धातुलोपो 
धातुलोपे इति । कथं तहिं ? धातोलॉपो यस्मिस्तदिदै धातुलोपं धालुळोपे 
इति । तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिः ॥ 

यदि तर्हीग्लक्षणयोर्गुणबृद्धथोः प्रतिषेधः । पापचकः । पापठकः । 


अजादि परे रहते भी लोप नहीं दीखता। जेसे--वृंहयति (बह्‌ णिच) बृहकः (बूंद प्ुल) । 
इस से सिद्ध होता है कि वृह बह्‌ दो धातु एथक २ हें । जहां नकार नहीं सुनाई 
देता वहाँ वृह धातु मानी जाएगी तो. उपबहणम्‌ यह बृहधातु से ही बन जायगा । 
इस लियि परिगणन की कोई आवश्यकता नहीं । जो यडू यक्‌ क्यवलोप० इस परिगणन 
के व्यावत्यै थे वे सब अन्यथासिद्ध कर दिये गये हैं । 


यदि परिगणन नहीं करते हैं तो भेद्यते छेद्यते यहां भी लघूपध गुण का 
निषेध इस सूत्र से प्राप्त होता हे । क्योंकि ( सिद्‌-णिच्‌-यकू-त ) इस अवस्था में यक्‌ 
प्रत्यय आर्धधातुक को मान कर णेरनिटि से धात के अवयव णि का लोप हुआ है 
और णिच्‌ प्रत्यय को मान कर लघूपध गुण हुआ है । 


यह कोई दोष नहीँ । धातुलोप शब्द मे घातोलॉपः धातुलोपः इस प्रकार 
षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं माना जाता बल्कि धातोलोपो यस्मिन्‌ तदिदं धातुलोपम्‌ 
इस प्रक्रार वहुबीहि समास साना जाता है । उस से लोप और गुणबृद्धि दोनों के 
एक ही आर्धधातुक प्रत्यय निमित्त होने पर गुणवृद्धि का निषेध होगा। भेद्यते में लोप 
तो यक्‌ को मानकर हुआ है और लघूपधगुण णिच्‌ को मान कर हुआ है । दोनों का 
एक आर्धेधातुक प्रत्यय निमित्त नहीं है, भिन्न २ है इस लिये यहाँ गुण का निषेध 
नही होगा । 

इस प्रकार एक ही आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त भान कर जहां धातु के 
अवयव का लोप और इग्लक्षण गणवृद्धि प्राप्त हो वही यह सूत्र गुणबृद्धि का 
निपेध करता हे अन्यत्र नहीं यह स्थित हो गया। तस्मादिगलक्षणा बृद्धि” कहते 
हुए भाव्यकार ने इग्लक्षण गणवृदि का ही यह सूत्र निषेध करता है इस बात को 
स्पष्ट पुष्ट कर दिया हैं । 


यदि एक ही आर्धधातक प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धातु के 
अवचयच का रोप ओर इग्ळक्षण गणव्रद्धि प्राप्त दों वही यह सूत्र गणबृद्धि का 
निषेध करता है तो पापचकः ( पापच्य-ण्छुळू ) । पापठकः ( पापट्य-ण्छुल ) । 
मगधकः ( मराध्य-ण्डुल्‌ ) 1 दृपटक' ( दघद्य-ण्बुल ) यहां दृग्लक्षण ग्रणवद्धि न होने 


चतुर्थ आह्विक १८१ 


मगधकः । हषद्कः । अत्र न प्राप्नोति ॥ 
अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ | 
अकारलोपे कते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥ 
अनारम्भो चा पुनरस्य योगस्य त्याय्यः ॥ 
अनारम्भो वा 


कथं बेभिदिता । मरीस्ुजकः | कुषुभिता । मगधकः । समिधिता 
इति? ॥ 

अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणवृद्वी न 
भविष्यतः ॥ 

यत्र तर्हि स्थानिवद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः। क च 


से उपधादृद्धि का निषेध नहीं प्राप्त होता। उक्त स्थळो में एक ही प्घुल प्रत्यय 
आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातु के अवयव यङ्‌ और यक्‌ के अकार यकार 
का अतो जोप, यस्य हलः से लोप हुआ है। उसी प्वुल को निमित्त मान कर उपधात्रृद्धि 
प्राप्त होती है । 

पापचकः भादि में अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधाब्रद्धि नहीं होगी । 
अचः परस्मिन्‌ पूवविधौ सूत्र से पर ण्वुल्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर अतो लोप. से 
हुआ यड्‌ के अकार का लोप पूर्वेविधि करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो धातुस्थ 
अकार के उपधा में न रहने से वृद्धि न होगी । 

इस सूत्र का आरम्भ न करना भी ठीक है। अर्थात्‌ यदि यह सूत्र न 
बनाया जाय तो भी कोई हानि नहीं । इसके; सब प्रयोजन अन्यथा सिट्ट हो 
जाते हैं । 

इस सूत्र के अभाव मे वेभिदिता, मरीमृजक', कुषुभिता, मगधकः, समिधिता 
ये केसे बनेंगे ? 

इन सब मे भी यङ , यक, क्यच्‌ के अकार का लोप अच. परस्मिन्‌ सूत्र से 
स्थानिवत्‌ मान लेंगे तो गुणवृद्धि न होगे । 

जहाँ स्थानिवद्भाव नही हो सकता वहां गुणब्वद्धि रोकने के लिए इस सूत्र की 
आवश्यकता हे । स्थानित्रद्ाव कडाँ नहीं हो सकता ? जहां हलू और अच्‌ दोनों के 
स्थान मे आदेश हुआ है जैसे--लोलव. । (लोल्य-भच) । पोपुवः ( पोपूय-अच्‌ ) । 
मरीमुजः ( सरीमज्य-अच ) । सरीसपः (सरीसप्य-भच) । यहाँ लोळूय आदि यडन्त 
धातुओं मे यडोचि च से यड्‌ का लुक्‌ होता है! वह ह्‌ सौर भच दोनों के स्थान में 


१८२ व्याकरणसहाभाण्य 
स्थानिवद्भावो नास्ति | यत्र हलचोरादेशः | छोछुवः । पोषुवः । मरीसुजः । 
सरीसखृप इति ॥ 
अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ गुणवृद्वी न भविष्यतः ॥ 
लुकि कृते न प्राप्नोति । 


इदमिह सम्प्रधाय छुक क्रियतामल्लोपो चेति। किमत्र कर्तव्यम्‌ । 
परत्वादस्लोपः । 


नित्यो छुक । ऊृतेप्यब्लोपे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति । 


लुगप्यनित्यः । कथम्‌ । अन्यस्य कृते लोपे प्राप्नोति, अन्यस्याकृते । 
शाव्दान्तरस्य च प्राप्डुबन्‌ विधिरनित्यो भवति ॥ 





आदेश है। उसम अचः परस्मिन्‌ सुत्र से स्थानिवद्भाव नहीं हो सकता । क्योंकि अच 
परस्मिन्‌ सूत्र ता केवळ अच के स्थान सँ हुए आदेश को ही स्थानिवत्‌ करता 
ह। इस लिए लोखवः आदि स शाणब्रृद्धि रोकने के लिए न धातलोप सूत्र की 
आवश्यकता है । 


यहाँ भी यड्‌ के अकार का लोप अतो लोप. से करके अवशिष्ट यु का यडोचि 
च से लुक कर ठगे । उसमें अकारलोप के अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवत्‌ होने से 
गणवृद्धि न होंगे। 


पहले यडोचि च से यड का लुक होने पर अतो लोपः से अकारलोप प्राप्त ही 
नही तो केसा स्थानिवदभाव ? और उससे गुणत्रृद्धि का अतिपेध ? 


हाँ यह विचारना चाहिए कि पहले यडोचि च से यड का लुक्‌ करें या 
अतोलोपः से अकार का लोप? । क्या करना चाहिए? यडोचि च की अपेक्षा 
अतो रोपः सूत्र के पर होने से विप्रतिपेध परं कार्यम्‌ के नियम से पहले अकार 
का लोप करना चाहिए । 
छुकू नित्य दै । अकार का लोप करने पर भी प्राप्त होता हे और न करने 
पर भी। 
लुक अनित्य भी हे । क्योंकि अल लोप के गने पर केबल यू को प्राप्त 
दाता ह आर उसके न लगने पर पूरे य शब्द को प्राप्त होता इ। यह नियम ह 
कि जो विधि शब्दान्तर को प्राप्त होती हैं. अर्थात्‌ पहले किसी और शब्द को, बाढ 
म किली और शव्द को वह अनित्य होती हे । इस प्रकार आब्दान्तर को प्राप्त 
होने बाला लुक्‌ अनित्य ठद्दरता दै । 


चतुर्थ झाह्विक १८१ 


अनवकाशस्तर्हि लुक्‌ । 

सावकाशो लुक्‌ | 

कोऽचकाशः ? 

अवशिष्टः । अथापि कर्थचिदनवकाशो छुक्‌ स्यादेबसपि न दोपः । 
अल्लोपे योगविभागः करिप्यते। अतो लोपः। ततो यस्य। यस्य च 
लोपो भवति । अत इत्येव । किमर्थमिदम्‌ । छुकं वक्ष्यति तदूवाधनार्थम्‌ । _ 
ततो हळः । हळ उत्तरस्य यस्य च लोपो भवति ।! 

इह तर्हि परत्वाद्‌ योगविभागाद्वा लोपो छुक्रं वाधेत। ष्णो 
नोनाच वृषमो यदीदम्‌ । ( ऋ० १,७९,२ ) नोनूयतेनोंनाव । 

समानाश्रयो छुक लोपेन वाध्यते। करच समानाश्रयः। यः 





अच्छा तो लुक्‌ अनवकाश है । अर्थात्‌ अतो लोप के लगन पर लुक को 
लगने का कही अवकाश नहीं । 

लक सावकाश है । लोप के लगने पर भी छुक को अवकाश हू । 

क्या अवकाश है ? 

चाकी वचा य्‌ गन्द छुकू का अवकाज हे । अकार लोप होने पर ओष य्‌ का 


~ 
Len [a 


टुक्‌ हो सकता है। यदि किसी प्रकार लुक को अनवकाश भान भी लें तो भी 
दोष नहीं । क्योंकि अकार लोप के करने से योगविभाग कर लिया जायगा । जसे 
अतो लोपः यह तो है ही। इसके बाद यस्य हल: इस सूत्र का योगविभाग करके 
यस्य और हलः ये ठो सूत्र बना देंगे । यस्य सूत्र में अतः मी अचुइत्ति लायेंगे तो 
अथै होगा--यकार के अकार का लोप होता हे आर्धधातुक मे! आगे हल. इस सूत्र 
में यस्य की अनुइत्ति रहेगी । ग्रस्य यह नया बनाया हुआ सूत्र किस लिए होगा ? इस 
लिए कि यडोचि च से जो सीधा य चब्ढ का लुक्‌ प्राप्त हाता ह उसे बाध & | 
इस प्रकार विशेष यत्न करके लोखवः आटि मे भी अकारलोप ही करेगे भोर उसे 
स्थानिवत्‌ मान कर गुणवृद्धि रोक लये । इस सूत्र की आवश्यकता नहीं । 


यू तो इणो ने'नाव पभो यदीदम्‌ इस ऋगेदीय मन्त्र के नोनाव इस यङन्त 
नोनूय धातु के लिडन्त प्रयोग में भी अकार का लोप पर होने से या योगविभाग 
के साम्य से यडोचि च से प्राप्त लुक को वाध लेवे भौर उसके स्थानिवत होने 
से भचोन्णिति वृद्धि नही होनी चाहिए ? 


समानाश्रया अर्थात्‌ समान निमित्त वाला लोप लक का बाधक द्वोगा। 
लोलुवः भादि मे अच प्रत्यय दोनो का समान निमित्त हैं। नोनाव मे तो लिट 


६८४ व्याकरणंमहार्भाष्यं 


प्रत्ययाश्रयः । अत्र च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेलग्‌ भचति । 
कर्थं स्यद्‌ः प्रश्रथः हिमश्रथः । जीरदानुः । निकुचितः इति। 
उक्ते दोषे | 
किमुक्तम्‌ । निपातनात्‌ स्यदादिषु । प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌ । 


रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ । निकुचिद5प्युक्तम्‌ । “संनिपातलक्षणो विधिर- 
निमित्तं तद्विघातस्येति । 


hundred inns, त IC En NO PI 

प्रत्यय की उत्पत्ति से पूव ही यडोचि च से यङ्‌ का ठक हो जाता है। उस सूत्र में 
चकार ग्रहण का प्रयोजन यही है कि बिना निमित्तके भी सवैप्रथम यङ का छुक्‌ 
हो जांचे । 

इस सूत्र के अभाव में स्यद', प्रश्रथ. आदि केसे बनेंगे ? 

स्यद, प्रश्रथः जीरदाचु. आदि शेष सव प्रयोगों के विषय में पहले उत्तर दिया 
जा चुका है । क्या? निपातनात्‌ स्यदादिषु। प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌ । रकिं 
ज्यः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि । निकुचित: के विषय में भी समाधान कहा गया है। 
क्या? संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तढिघातस्य इस परिभाषा से निकुचितः में 
दोप नही होगा। संनिपात परिभावा का अथे है--जों दो के परस्पर संनिपात 
न्सम्वन्ध से कार्य होता हे बह उन दोनों के सम्वन्ध को नष्ट करने वाळी विधि का 
हेतु नहीं वन सकता । जो जिससे बने वह उसी का विघात नहीं कर सकता। 
निकुचितः ( निङुल्च्‌-इट्‌ क्त ) मे जिस सेट्‌ क्त प्रत्यय के किख के कारण कुन्च धातु 
के नकार का अनिदिता० से लोप होकर वह उदुपघ यना है। उदुपध अर्थात्‌ हृस्व 
उकार उपधावाला दोकर वह कुन्च (कुच ) घातु उदुपधाद्‌ भावादिकमणोः० सूत्र 
द्वारा क्त प्रत्यय के कित्व सम्बन्ध को नष्ट करने में देतु नद्दी बनेगा । अर्थात्‌ क्त 
प्रत्यय में कित्त्व का निषेध न होकर किच्च ही रद्देगा तो क्ङिति च सूत्र से ल्घूपघ 
गुण का नभाव स्वतः सिद्ध हो जाएगा । उसके लिए न घाठुलोप सूत्र द्वारा गुण- 
निपध करने की आवश्यकता नही है ।* 





१ इस प्रक्रार सब प्रयोजनों को अन्यथा सिद्ध करके भाष्यकार तथा वार्तिककार 
ने न बातुलोप आर्धधातुके इस सुत्र का खण्डन कर दिया है। अन्त में प्रदीपकार 
कैयट लिखेते ह कि यदि सर्वत्र यडन्त मै यढोचि च से यड्‌ का छुकू न मान कर यस्य 
टस सूत्र से यट्‌ के अकार का लोप कर उसे स्थानिवत मानेंगे तो जङ्गमः ( जन्नम्य-अच्‌ ) 
यहाँ यडन्त जेंगम्य वातु के अवयव यद के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से 
गमहनजनखनघसा लोपः क्डिन्यनळि सूत्र स गम्‌ की उपधा का लोप प्राप्त होता दै इस 
शङ्का का समाधान भी वे साथ ही कर देते हैं कि स्थानिवत्‌ होकर अद पर हो जाएगा 
तो अनळि यह निप्रेध होकर उपधालोप न होगा । 


चतुर्थं आाह्विक १८५ 


क्ङिति च ॥ १।१।५।। 
क्डिति प्रतिषेध तन्निमित्तग्रहणम्‌ || 
क्डिति प्रतिषेधे तन्निमित्तत्रहणं कर्तव्यम्‌। क्ङिन्निमित्ते ये 
गुणवृद्धी प्राप्तस्ते न भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
किं प्रयोजनस्‌ । 
उपधारोरबीत्यथम्‌ । 


उपधार्थं रोरवीत्यर्थ च। उपधार्थ तावद्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ इति । 
किं पुनः कारणं न सिध्यति। विङतीत्युच्यते तेन यत्न किङत्यनन्तरो 
गुणो भाव्यस्ति तत्रैच स्यात्‌ । चितम्‌ । स्तुतम्‌। इह तु न स्याद्‌ भिन्नः, 
भिन्नवान्‌ इति ॥ 


क्ङिति च सूत्र से गुणश्रृद्धि का निषेध करन में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिये 
अथोत्‌ उस कित्‌ , गित्‌, ङि प्रत्यय को निमित्त मान कर जो इग्लक्षण गुण और वृद्धि 
प्राप्त हों उनका निषेध होता है ऐसा कहना चानिये । ( अन्यथा किडिति यह सप्तमी 
परसप्तमी या सत्सप्तमी भी संभव है--क्डिति परतः क्ङिति सति वा। परसक्षमी 
मानने पर अर्थ होगा कित्‌, गित्‌, ङित प्रत्यय परे रहते जो इग्लक्षण गुणवृद्धि प्राप्त 
हों वे न होवें। और सत्सप्तमी मानने पर अथ होगा-कित्‌, गित्‌, डित्‌ की विद्यमानता 
में जो इग्लक्षण गुणवृद्धि प्राप्त हों वे न होवें । निमित्त ग्रहण करने पर यह निमित्त- 
सप्तमी बन जायगी तो अर्थ होगा--कित्‌, गित, डित्‌ को निमित्त मान कर जो 
इग्लक्षण गुणवृद्धि प्राप्त हों वे ना हवें । 


निमित्तग्रहण का क्या प्रयोजन होगा ? यही कि उपधा में गुण का निषेध हो 
जायगा भौर रोरवीति ( रोख्य-छट्‌ ईट्‌ तिप्‌ ) यहां यङ्लुगन्त रु धातु मे गुण निषेध 
न होगा । उपधा मे जैसे “भिन्न, भिन्नवान्‌ ( भिदू-क्त, क्तवतु ) यहाँ भिद्‌ धातु की 
उपधा मे रडु इकार है । उस से परे क्त, क्तवतु प्रत्यय कित्‌ हें । उनको निमित्त मान 
कर प्राक्च होने वाले पुगन्तलघूपधस्य च इस रधूपध गुण का इस सूत्र से निषेध हो 
जाता है । क्या कारण है जो उपधा में गुण निषेध सि नही होता? यदि तन्निमित्त 
ग्रहण न करें तो क्ङिति यह सप्तमी परसप्तमी समझी जायगी उस अवस्था से 
तरिमिन्षिति निर्दिष्टे पूवस्य इस परिभाषा वळ से जहां किन्‌, गित्‌, डित प्रत्यय परे रहते 
अनन्तर अर्थात्‌ च्यवधानरहित सीधा इक्‌ होगा, वही इस सूत्र से गुण का निपेध हो 
सकेगा । जैसे चितम्‌ , स्तुतम्‌ यहाँ चि स्तु धातुओ के इकार उकार से सीधा परे 
क्त प्रत्यय कित्‌ है इस लिये यहे ही इस सूत्र से गुण निषेध होगा । सिन्न., भिन्नवान्‌ 


१८६ थ्योकरणमरर्हासीप्य 

ननु च यस्य गुण उच्यत ते क्डित्परत्वेन विशेषेयिष्यामः । पुगन्त- 
छघूपधस्याङ्गस्य गुण उच्यते तच्चात्र क्डित्परम्‌ ॥ 

पुगन्तलघूपधस्येति नेवे विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य लघूपधस्य चेति। 
कर्थं तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः। लघ्वी उपधा लघूपधा पुगन्तश्च लघू- 
पधा च पुगन्तळघूपधं पुगन्तळघूपधस्येति। अवयं चैतदेवं विज्ञयम्‌। 
अङ्गविशेषणे सतीह प्रसज्येत-भिनत्ति छिनत्ति इति । 


रोरघीत्यर्थ च । त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति । 





सें भिद्‌ के दकार का व्यवधान होने से निपेध प्राप्त नहीं हो सकेगा। निमित्तम्रहण 
करने पर तो व्यवधान होने पर भी निषेध सिद्ध हो जायगा । क्यों कि भिन्न, 
भिन्नवान्‌ में क्त क्तवतु को निमित्त मान कर गुण प्राप्त होता है वह व्यवधान में भी 
संभव ह । 

परसक्षमी मानने में भी दोष नही हे क्योंकि जिसको गुण कहा हें उसका 
ही विशेषण कित्‌ , गित्‌, डित्‌ को वनार्येग अन्य का नहीँ । जैसे पुगन्त० सूत्र में लघु 
उपधा वाले अङ्ग को गण कहा है उपधा को नही, इस लिय लघु उपधा वाले अङ्ग से 
सीधे परे कित्‌ गित. डित होने चाहिय ऐसा मानेंगे और वे मिन्नः, भिन्नवान्‌ में हैं ही। 
मिदू यह रघु उपधा वाला अङ्ग है उससे सीधा परे क्त क्तवतु प्रत्यय कित हैं इसलिये 
इस सूत्र से गुण निपध हो जायया । 


पुगन्त० सूत्र का यह अर्थ नहीं है कि--पुक्‌ है अन्त में जिसके उस अङ्ग 
को और ल्घु हे उपधा में जिसके उस अङ्ग को गुण हो, बल्कि यह अथे हे--पुक्‌ 
परे रहते जो अन्तिम अक्षर हे उसको और लघु जो उपधा है उसको गुण हो। उक्त 
सूत्र का ऐसा ही अर्थ मानना सी चाहिये । अन्यथा यदि लघु उपधा को गुण न 
मान कर रघु उपधा चाले अङ्ग को गुण मानेंगे तो भिनत्ति, छिनित्ति ( भिढ़ छिद्‌ 
उनम्‌-तिप्‌ ) यहाँ इनम्‌ विकरणविशिष्ट भिनद छिनदू अङ्ग भी लघु भकार उपधा 
वाळे होने से यहाँ भी भेनत्ति केनत्ति इस प्रकार लघूपध गुण होकर अनिष्ट रूप 
प्रसक्त होगा । 


रोरवीति के लिए भी निमित्तम्रहण करना चाहिये । त्रिधा बद्धो पमो 
रोरवीति इस चेद-मन्त्र के रोरवीति प्रयोग में इस सूत्र से गुणनिपेध न होवे । 
रोरतीति ( रोख्य-खट ईट्‌ सिप्‌ ) में डित्‌ यड्‌ प्रत्यय का यडोचि च से छुक हुआ हैं। वद 
प्रत्यय लक्षण से विद्यमान दे । उसकी विद्यमानता म इस सूत्र से सार्वधातुक गुणका 
निषेध प्राप्त दोता दै । निमित्तग्रहण करने पर यह दोप नही रहता क्योंकि सार्वधातुक 


रज 


चतुर्थ आहिक १८७ 


यदि तन्निमित्तग्रहणं क्रियते, शचडन्ते दोषः। रियति पियति 
धियति । प्राढुढुवत्‌ । प्रासुस्नुवत्‌ । अत्र न प्राप्नोति । 


शःचडन्तस्यान्तरङ्गळक्षणत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 


अन्तरङ्गळक्षणत्वादियङ्वङोः इतयोरनुपधात्वाद्‌ गुणो न भवि- 
ष्यति। पर्वं क्रियत चेद तन्निमित्तत्रहणं न च कश्चिद्दोषो भवति। 


गुण का निमित्त यङ्‌ प्रत्यय नही है बल्कि तिप्‌ है। वह डित्‌ नहीं हे अत यहां 
गुण का निषेध नहीं हो सकता । 

यदि इस सूत्र में निमित्तग्रहण करते हैं तो श और चङ्विकरणान्त प्रयोगों 
में दोष होगा । रियति, पियति, धियति ( रि पि घि-शतिपू ) यहां ठुदादिगणीय रि, 
पि, थि धातुओं से तिपू प्रत्यय परे रहते श विकरण हुआ है । तिप्‌ परे रहते 
रि, पि, घिअ इतना अङ्ग है। और श परे रहते रि, पि, धि अङ्ग हैं। ग 
प्रत्यय सार्वधातुकमपित्‌ से ङित्‌ है। अतः उसको निमित्त मान कर प्राप्त 
होने वाला सार्वधातुक गुण का इस सूत्र से निषेध होने पर भी तिप्‌ को निमित्त 
सान कर प्राप्त होने वाला छघूपघ गुण कैसे रुकेगा ? वह निमित्त अहण करने 
पर भी नही रुक सकता । क्डिति यह सत्सप्तसी मानने पर तो यहां ल्घूपध गुण 
का निषेध हो सकता है । क्योंकि श प्रत्यय ङित्‌ विद्यमान है । उसकी विद्यामानता 
में गुण का निषेध हो जायगा । चाहे उसे निमित्त मान कर गुण प्राप्त हो या न 
मान कर। निमित्तग्रहण के अभाव में हम क्ङिति इस सप्तमी को किसी भी 
अर्थ में छे सकते हे । किन्तु निमित्तत्रहण करने पर पैसा नही हो सकता अत. 
यहाँ गुणनिषेध का उपाय सोचना होगा । इसी प्रकार प्राटुटुवत्‌, प्रासुखुवत्‌ ( प्र हु छल 
चङ्-लुङ तिप्‌ ) यहां प्रपूवक ह खर धातुओं से लुड्‌ में तिप्‌ परे रहते चड विकरण 
हुआ है । तिप्‌ परे रद्दते दु अ, खअ अङ्क हें । चड्‌ परे रहते केवल हु, खु । चङ 
ङित्‌ हे उसको निमित्त मान कर प्राप्त होने वाले सार्वधातुक गुण का इससे निषेध 
होने पर भी तिप्‌ को निमित्त मान कर प्राप्त होने वाला लघूपधगुण केसे रुकेगा । 
निमित्तग्रहण करने पर भी यह सूत्र गुण का निषेध नहीं ऊर सकता । 


निमित्त ग्रहण करने मै जो श और चड विकरणान्तों का दोप कहा चह कोई 
दोष नहीं । क्योंकि यहां रियति, पियति इत्यादि से लघूपध गुण की अपेक्षा इय 
उचड्‌ के अन्तरङ्ग होने से गुण को बाधकर पहले अचि इनुवातु० सूत्र से इयड्‌ उवट 
हो जायेंगे फिर रघु उपधा के न रहने से गुण की प्राप्ति ही नही रहती । रियति 
आदि में रघूपध गुण तिपू को मान कर ग्राप्त हे वह वदिवर्ती होने से बहिरड है। 
भौर इयडू उवड्‌ केवर चड के अकार को मान कर प्राप्त हें चे अन्तर्वतीं होने से 





१८८ घ्याकरणमदा भाग्य 


इमानि च भूयस्तत्निमित्तत्रहणस्च प्रयोजनानि--रता हथः । उपोयते । 
अवत । छीयमानिः। पोयमानिः। नेनिक्त इति ॥ 

अन्तरङ्ग हँ । असिद्धे वहिन्दमन्तरद्र रस परिभारा बल से अन्तर कार्य में बहिरङ्ग 
असिद्ध होता हे अत पहले डयट्‌ उवट ही हो जाग फिर गुण न होगा । इस प्रकार 
निमित्तग्रहण करने म कोई दाप प्रतीत नहीं होता । बल्कि निमिनग्रदण के ये भी 
बहुव से प्रवोजन दहन", दथः । उपोयते । भवत । लौयमानिः । पौयमानि, । 
ननिक्ते | हत , इथ (हन-व्टू नस थस ) यहाँ अदादिगणीय हन्‌ घाव से लद लकार 
में तस थम्‌ प्रत्यय परे रहते नप का लक हसा हैं 1 तस, थस प्रत्यय सावधातुम्मपित्‌ 
से दित्‌ हैँ । यदि सूत्र में निमित्तग्रडण नहीं करने हैं ता तस, थय के दिव होने से 
उन की विद्यमानता में हन्‌ के गुणसज्ञक अकार का अभाव हो जाना चाहिये। 
उस अवस्था में क्डिति यहद सत्सप्तमी मान कर सूत्र का अर्थ होगा कित गित छित्‌ 
की विद्यमानता म गुण बृद्धि नहीं रहते । हनू में अकार गुण हे वद नहीं रहना 
चाहिए । निमित्तम्नरहण करने पर तो यह दोउ नहीं आना क्योकि यहां तस, वस्‌ 
को निमित्त मान कर इन्‌ को अकार गण नहीं हुआ दै । वह तो पूर्व से ही घातु 
में विद्यमान है । उपोयत ( उप-ऊयत ) यहां उपपूर्वक वेज घातु से कर्मवाच्य के 
लट रकार में यक् पर रहते वेश को सम्प्रसारण बार टीचे होकर उप के साथ ऊ 
का आदगुण, से मोकारख्प गण एकादेश हक्षा ह। आयन यहां वेज धात को लड 
लकार के कमवाच्य म यक परे रहते सम्प्रसारण थार दीर्घ होकर आटब्च से आडागम 
साथ ऊ को नौ वृद्धि एकादेल हला है। निसित्तत्रदण न करने पर 
क्डिति चह सत्सप्तमी नानी जाएगी । यहाँ चळ प्रत्यय फित. विद्यमान हृ । उसकी 
विद्यमानता में इस सूत्र स आ छो मे गाणत्रद्धि न रहने चाहिय | निमित्तप्रहण 
करन पर ता यह दोष नहीं आता क्योकि यहाँ सो जी ये गुणबृद्धि कित यक्‌ 
प्रत्यय को निमित्त मान कर नही हुए हैं इस लिए उनका निषेध नहीं होगा । 


लोयमानि , पौयमानि ( ल्व्रमानस्यापत्यम्‌ , पूयमानस्यापत्यम्‌) यहां 
ल्य़मान पूयमान चव्दां से अपत्य अये में इज प्रत्यय हना हे । उसको निमित्त मान 
कर नदधितिवचामादेः से आदि दृष्टि ओकार हुई हे । लमान पूयमान में कित्‌ वक्‌ 
प्रत्यय के विद्यमान होने पर भो इस सत्र से वृद्धि का न्यिध नहीं होता क्योंकि वद 
यक्‌ को निमित्त मान कर नही हुई वल्कि इन्‌ प्रत्यय का निमित्त मान कर हुई हैं । 
नेनिक्ते ( निश्न-झट त) यहां निज्ञ घात से परे लट रकार में त प्रत्यय छित्‌ है! 
उसके परे रहते जुददोत्यादिभ्य. रळ" से गप्‌ को इछ होकर इलों से निजको द्वित्व 
इनाद्दे! इलुविषय में अस्यास के निहु शब्द का निजा त्रयाणा झुणः ली 


चतुर्थ भाहिक १८९ 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तावत्‌ हतो हथ इति प्रसक्तस्यान- 
भिनिङत्तस्य प्रतिषेधेन नित्रृत्तिः शक्या कतुम्‌ । अयं च धातूपद्शाव- 
स्थायामेवाकारः । इह चोपोयते औयत लोयमानिः पौयमानिः इति । 
बहिरङ्गे गुणवृद्धी । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 
नेनिक्ते इति परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न भविष्यति । 


उपधार्थेन तावन्नार्थः । धातोरिति वर्तते । धाठुं क्ङित्परत्वेन 





से गुण होता है । उस अभ्यास के गुण का इस सूत्र से निषेध नहीं होता क्योंकि 
वह डित्‌ तप्रत्यय को निमित्त सान कर नहीं हुआ हैं । 


निसित्तग्रदण करने के हतः, हथः इत्यादि कोई प्रयोजन नहीं । हतः हथः 
में तो इन्‌ धातु को उपदेशावस्था मै पहले ही अकार विद्यमान है उसका निषेध 
यह सूत्र नहीं कर सकता। क्योंकि जो कार्य प्रसक्त अर्थात्‌ किसी से प्राप्त नही 
हो ओर अनभिनिञ्चत अर्थात्‌ अभी हुआन हो उसी को निषेध द्वारा रोका 
जा सकता है । हतः, हथः में अकारगुण धातु में पूरै से विद्यमान है किसी से 
प्राप्त नही है अतः उसका निषेध इस सूत्र से नहीं हो सकता। उपोयत आदि मे 
गुणवृद्धि बहिरङ्ग हैं। उनका निषेध अन्तरङ्ग है। उपोयते में उप और ऊयते 
इन दो पदों का आश्रयण करने से ओकार गुण बहिरङ्ग हैं । निषेध केवल ऊयते इस 
एकपदस्थ यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग है। औयत मे आ और ऊ इन 
दो का आश्रयण करने से औकार वृद्धि बहिरङ्ग हैं। इसी प्रकार लौयमानिः, 
पोयमानिः मै यक्‌ से परवर्ती इन्‌ प्रत्यय का आश्रयण करने से वृद्धि बहिरङ्ग 
हे। निषेध केवल यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग है। असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
इस परिभाषाबळ से निषेध करने से गुणइद्धि असिद्ध रहेगेतो निषेध किस 
का होगा । नेनिक्ते मे भी अभ्यास के निज शब्द को जो गुण हुआ है उस का 
निषेध नहीं होगा क्योकि डित्‌ तप्रत्यय के परे रहते पररूप अर्थात्‌ दूसरा 
अङ्गखंक जो निज शब्द है उसका व्यत्रधान है । व्यवधान होने से निषेध न 
होगा । अभ्यास को गुण कहा गया है उस से सीधा परे तप्रत्यय नही हे । सत्सप्तमी 
मानने पर भी यहाँ इलुविषयक गुण का निषेध नहीं होगा क्योकि तप्रत्यय 
ओर अभ्यास दोनों के मध्य मे दूसरे निज शब्द का व्यवधान हे । हां, 
तम्रत्यय के निकटवर्ती अन्नसंज्ञक निज्‌ शब्द को जो उपधा गुण प्राप्त होता है 
उसका तो निषेध होगा ही । 


वस्तुतः उपधा के लिये भी निमित्तम्रहण करने की आवश्यकता नहीं । 
क्डिति च सूत्र मेन धातु लोप आर्धधातुके इस पूवेसूत्र से धातु की अबुदृत्तिआ 





१९० व्याकरणमहाभाष्य 


विशेषयिष्यामः । यदि धालुर्विशेगयते विकरणस्य न घाम्नोति। चिनुतः । 
सुचुतः । लुनीतः पुनीतः इति । नप दोपः । विहितविद्येषणं धातुग्रहणम्‌ । 
धातोर्यो विहित इति। घातोरेव तर्हि न प्राप्नोति | नेचे वित्रायते धातोर्चि- 
हितस्य क्ङितीति । कथे तर्हि, धातोचिहिते किङनीनि । 

अथवा 

कार्यकाल सञ्जापरिमापम | 

यज्ञ कार्ये तच द्रष्टव्यम्‌ । पुगन्तलघूपथस्य गुणो भवतीत्युपस्थित- 

मिदं भवति किङिति नेति ॥ 


ही रही है। किन्‌ गित्‌ डिव को उस धातु का विशेषण बनायेंगे अथात्‌ कित 
परे रहते जो वातु उसके इक को गुणवझधि नही ठोते ऐसा अर्श करगे तो भिन्न,, 
भिन्नवान्‌ म क्त क्तवतु इन किन्‌ प्रत्वयों के इसी प्रकार चिनृत”, सुनुतः में टिव इन 
से अव्यवहितप्‌व चि, यु के इक्‌ को गुण नही होता। परे रहते मिद घात हे ही, उसके 
इक्‌ का गुणनिपेध सिद्ध हो जायगा । क्टित को धातु का विजेषण मानने पर चिनुतः, 
सुनुत. ( चि सु-इनु-तस्‌ ) लुनीतः, पुनीत, ( ल:पू, उना-तस्‌ ) यहां ठित तस्‌ प्रत्यय 
के परे रहते चिनु, हुनी आटि म ञ्चु, इना विकरण हैं, धातु नही हे इस लिये 
विकरण को गणनिपेध नही हो सकेगा सा कोई दोप नही । क्योकि धातु को विहित 
का विशेषण बनायेंगे। अर्थ होगा--धातु से जो विहित हे उसे गुणवद्धि नहीं 
होते क्डित्‌ प्रत्यय परे होने पर । रबु ना धातु से विहित हे तः इन्हें गुण 
नही होगा । पर विदित विशेषण मानने से धातु को ही गण निपेध प्राप्त नहीं 
होगा यह दोप आता है । नही । धातु से जो विहित उसको ग्रुणवृद्धि का निषेध 
होता हे ऐसा नदी समझना चाहिये। किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि धातु से 
विहित ( विधान किया हुआ ) जो क्डित्‌ प्रत्यय उस के परे रहते (चाह वह धातु 
हो चाहे विकरण दोनों को ही ) युणवृद्धि नही होते । तब चिनुतः, छनीतः में धातु 
के साथ विकरण को भी गणनिधेध सिद्ध हो जायगा। क्योकि धातु से विहित इचु 
इना ये विकरण भी डित्‌ हैं । इस प्रकार क्डित्‌ पेर रहते न केवल थातु को ही बल्कि 
घात से विहित क्झित्‌ विकरण को भी गुण वृद्धि नही होंगे । 


अथवा कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से काम हो जायगा। इस 
नियम का अर्थ है--संज्ञा और परिभाषा का जहाँ काम पडे वही उन की उपस्थिति 
मानी जाती है । इस लिये पुगन्तलधूपवस्य इस सूत्र मै क्डिति च यह सूत्र परिभाषा- 
रूप वना हुआ उपस्थित होगा तो उस समय सूत्र का अर्थ होगा--पुगन्त को और अन्ग 
की लघु उपधा इक्‌ को क्डित परे रहते गुण नही होता । तव भिन्नः, भिन्नवान्‌ में 


चतुर्थ आह्विक १९१ 


अथवा यदेतस्मिन्‌ योगे किडिदूग्रहणं तदनवकार्श तस्यानवकाश- 
त्वाद्‌ गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥ 


अथवाचार्यपवृत्तिक्ञापयति-भवत्युपधालक्षणस्य गुणस्य प्रतिपध 
इति। यद्यं त्सिगृधिष्षषिक्षिप: क्नुः । इको झळ, हळन्ताञ्चति 
क्नुसनौ कितो करोति । कथं कत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणस्येतत्प्रयोजनम्‌ । 


भिद्‌ के दकार का व्यवधान होने पर भी येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि वचन- 
प्रासाण्यात्‌ इस न्यायबळ से गुण निषेध सिद्ध हो जायगा । इस न्याय का अर्थ है 
जिस विधि मे एक अक्षर का व्यवधान सर्वथा अनिवार्य है, जो किसी प्रकार रोका 
नहीं जा सकता वहाँ उस विधिवचन के प्रमाण से ( विधिवचन की सार्थकता के लिये 
एक के व्यवधान मे भी कार्ये हो जाता है। न व्यतधानम्‌=अव्यत्रधानम्‌ । न 
अव्यवधानं नाव्यवधानस्‌ अथोत्‌ अवश्य होनेवाला व्यवधान । क्योकि क्डित्‌ परे रहते 
सवैथा व्यवधान रहित लघु उपधा इक्‌ का मिलना असंभव हे । एक अक्षर के 
व्यवधान से तो उपधा ही बनती है इसलियि पुगन्त सूत्र के वचनप्रमाण के आधार 
पर जरूरी होने से केवळ एक अक्षर दकार का व्यवधान सह्य होगा । वहाँ व्यवधान 
होने पर भी गुण का निषेध साना जायगा । 

अथवा पुगन्त० सूत्र में उपस्थित हुआ क्डिति च यह निषेध सूत्र अनवकाश 
है। अनवकाश होने से गुणव्रृद्धि न होंगे । अथौत्‌ क्डिति च यह सूत्र गुणविधिः 
होने से प्रधानविधि पुगन्त० सूत्र को निश्चित विषय के परिप्कार के लिये 
अपने अनुरूप बनायेगा तो पुगन्त सूत्र वाला यह सूत्र अन्य प्रधान विधि 
सम्बद्ध क्डिति च सूत्रों से भिन्न हो जायगा । पुगन्त सत्र के लक्ष्या में 
व्यवधान के कारण अम्रवृत्ति से यह अवकाश रहित बन जायगा। क्योंकि 
क्डित परे रहते अव्यवहित लघु उपधा इक्‌ कदापि कही नही मिल सकता 
जहां यह साक्षात्‌ निषेध कर सके) उस अवस्था मे अवकाशदान्य होने से 
यह सूत्र भिन्न,, भिन्नवान्‌ इत्यादि व्यवहित स्थलो मे भी प्रवृत्त हो 
जायगा। अन्यया उपधागुण के विषय मे कही निषेध न कर सकने से 
यह उस भंश से व्यर्थ होया । 


अथवा आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस वात का ज्ञापक हे कि उपधालक्षण 
गुण का भी इस सूत्र से निषेध होता है । जो त्रसिग्रविधयेक्षिपे. कनु. इस सूत्र 
में कलु प्रत्यय को तथा इको ज्ञळ के वाद हळन्ताच्च इस सूत्र से सन्‌ को किच्च 
किया गया है उससे ज्ञापित होता है कि ल्घृपघ गणका भी यह -सत्र निपेध 
करता हे । केसे ? कनु और सन्‌ को कित्‌ करने का यही तो प्रयोजन हे कि यृध्न., 


१०२ व्याकरणमद्दाभार्य्य 


गुण: कथं न स्यादिति। यदि चात्र गुणनिपेधो न स्यात कित्करण- 
मनर्थकं स्यात्‌ । पद्यति त्वाचायौ भवत्युपवालक्षणस्थापि गुणस्य 
प्रतिपध इति ततः कलुसनी किती करोति ॥ 


रोरचीत्यर्थेनापि नाथः। किटितीत्युच्यते। न चाञ्च किनं उिते 
चा पद्यामः । प्रत्ययलक्षणन प्राप्नोति । 


न लुमता नस्मिन्‌ । 


इति प्रत्ययलक्षणप्रतिपेधः । अथापि न लमताङ्गस्येत्यच्यते। 
एवमपि न दोपः । कथम्‌। न लुमता छप्तेऽङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते । 
किं तर्हि, योऽसी लुमता लप्यते नस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यन्कार्य तन्व भवतीति। 
अथाप्यङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिद्यते एचमपि न दोपः। कथम्‌ । कार्यकालं 
संज्ञापरिभाषम्‌ । यत्र कार्य तन्न द्रष्व्यम्‌। सार्वघातुकार्थवाठुकयोगुणो 
भचतीत्युपस्थितमिदे भवति किङति नेति) 








क्षिप्नुः यहां गृध्‌, क्षिप को और विभित्सति, छुभुत्सते यहां भिद बुध को 
रुवृपधऱुण न हो । यदि उपथा इक्‌ मे व्यवधान होने से यह निषेध न लगे तो 
उक्त प्रत्ययो को कित करना व्यश्च है । किन्तु क्षाचास समझते हुँ कि उपधा 
इक्‌ में व्यवधान होने पर भी उपधालक्षण गुण की प्राप्ति होती हे उसको रोकने 
के लिए क्नु, सन्‌ को कित्‌ करना आवश्यक हे भत उन्हें कित करते हैँ । इस प्रकार 
अन्तक परिहारा के प्रदशन से निसित्तत्रहण का खण्डन आसानी से हो जाता ह । 


रोरवीति प्रयोग के लिए सी निमित्तम्रहण की आवश्यकता नहीं हैं। किव, 
गित्‌, डित परे रहते गुणव्रद्धि का निषेध कहा हैं । रोरवीति में कित्‌, गित, कित्‌ 
कुछ भी परे नद्दी। ग्रडोचि च से हित यड प्रत्यय का छुक हुआ हे वह 
प्रत्ययलक्षण से विद्यमान है । न छुमता तस्मिन्‌ इस वातिक से प्रत्ययलक्षण का 
निवेध हो जाएगा तो डित्‌ परे नही रहेगा । वेले न छमताङ्गस्य इस पाणिनिसूत्र 
से भी प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर कोई दोप न दोगा। हम न लुमताङ्गस्य 
का यह अर्थ नहीं करेंगे कि लमान आब्द लुप्त होने पर केवळ अह्ञाधिकारीय 
कार्य नदी होता बल्कि यह अर्थ करगे कि ळुमान शब्द से लुप्त होने पर जो भी अन्ग 
है उसकों कार्य नहीं होता, चाहे वह कार्य अङ्गाधिकार का हो या उससे वाहर 
का हो । यह प्रत्यय लमान शब्द से लुप्त हे उसके परे होने पर रोर यह अह हद 
उस का कार्य क्किति च से सार्वधातुक गण का निषेध हे वह नहीं हागा तो 
गुण निर्वाध हो जाएगा । यदि न छमताङ्गस्य सूत्र मे अङ्गाधिकारीय कार्य का 


चतुर्थ आह्निकं १९३ 


अथवा छान्दसमेतत्‌ । इष्टानुविधिर्छन्दसि भवति । 

अथवा बहिरङ्गो गुण; । अन्तरङ्ग; प्रतिषेधः । असिद्धं वहिरङ्ग- 
मन्तरङ्गे । 

अथवा पूर्वस्मिन्‌ योगे यदार्धधातुकश्रहणं तदनवकाइं तस्यान- 
चकाशात्वाद्‌ गुणो भविष्यति। 


ही निषेध साने तो भी दोष नहीं । क्योंकि कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इख उक्त 
नियम से क्ङिति च यह सूत्र सारवेधातुकार्थधातुक्योः इख सूत्र में उपस्थित होकर 
अङ्गाधिकार का बन जायगा । सार्वधातुकार्थधालुकयोः यह सूत्र अङ्गाधिकार का है ! 


अथवा रोरवीति यह प्रयोग छान्दस अर्थात्‌ वैदिक है और छन्द में ष्टानुविधि 
अर्थात्‌ ष्ट का अनुसरण होता है । वेद में जैसा देखा वेसा कर लिया। रोरवीति में 
गुण दीखता है तो गुण ही रहेगा उसका निषेध नही होगा । 


अथवा रोरवीति मे बहिवेर्ती तिप्‌ को मान कर होने वाला सार्वधाठुक गुण 
बहिरङ्ग है ओर अन्तवैर्ती यङ्‌ के ङित को मान कर होने वाला क्डिति च से निषेध 
अन्तरङ्ग है। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा के बल से बहिरङ्ग गुण 
असिद्ध रहेगा तो निषेध किसका होगा । 


अथवा पहले गये हुए न धाठुलो१ सूत्र मे जो आर्धधातुकग्रहण है बह अनच- 
काश है अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है। उससे यहां प्रयोजन ले लिया जायगा। उसके 
अनवकाश होने से सार्वधातुक परे रहते गुणन्षिध न होगा । न धातुलोप आर्धधातुके 
इस सूत्र मे आधधातुक ग्रहण के विना भी धातुलोप शब्द में घातोलोंपो यस्मिन्‌ 
इस प्रकार बहुत्रीहि समास समझ लिया जायगा जिस प्रकार एकाचो हे प्रथमस्य 
सूत्र के एकाचः शब्द से पुकोऽच्‌ यस्मिन्‌ यह बहुब्रीहि समझ लिया जाता हे, 
तो फिर आर्धधातुक ग्रहण का कोई भी प्रयोजन नही रहता । इस प्रकार पूर्व सूत्र 
से व्यर्थे हुआ आर्धधातुक ग्रहण इस बात का सामर्थ्य रखेगा कि आर्धधातुक से 
भिन्न सार्वधातुक म किसी से भी प्राप्त गुणनिषेध न हो, केवल आधधातुक 
से ही गुण का निषेध हो। रोरवीति मे तिप्‌ सार्वधातुक हे अत, क्विति च सूत्र 
से प्राप्त गुणनिधेध भी आधेघातुक के वल से रुक जायगा । रोरवीति में यड का 
लुक्‌ जनेसित्तिक हे अर्थात्‌ वह आधधातुक या सार्वधातुक किसी को भी निमित्त 
सान कर नही होता । यहां तिपू के आने से पूव ही हो गया हे | सार्धधातुक के 
परे रहते होने का तो प्रश्‍न ही नही उठता अत आधधातुक अहण का व्यावर्त्य बुछ 


१५४ ब्याफ्रणमहामाप्य 


इह कस्मान्न भवति । छेगवायनः । कामयते । 
तद्वितकाम्योरिक्‌ प्रकरणात । 
इग्लक्षणयोरीणत्रृद्धयोः प्रतिपेधः । न चेते इग्लक्षणे । 
लकारस्य डित्वादादेराप्र स्थानिचट्रावप्रसङ्घ; । 

ळकारस्य ङिचादादेशपु स्थानिवद्धावः प्राप्तोति । अचिनवम्‌। 
भी नही सियाय इसके कि बह सार्वधातुक में गुणनिपध को रोके चाहे वद्द किमी से 
प्राप्त हो ।' 

यहाँ लैगवायनः और क्रामयते इन प्रयोगा से स्टितिच यत्र से वृद्धि का 
निप क्यों नहीं होता? टिगोरपन्ये झेगवायन:। लिगुराव्द खे गोत्रापत्य में 
नडाडिभ्यः फक्‌ से फक्‌ प्रत्यय होकर किति च से आदित्रृद्धि ऐकार हुई हे। 
कामयते मे कम्‌ घात से स्वार्थ मे करमेणिट्‌ से णिट्‌ प्रत्यय होस्र अत उपधायाः 
से आकार वृद्धि हुईं हे। फक्‌ के कित्‌ होने और णिए्‌ के ठि दोने से द्वि निषेध 
प्राप्त होता है । 

तद्धित के लेगवायनः बोर कम्‌ धात के कामयते प्रयोग में बृद्धि का निषेध 
नहीं होता क्योकि इको युणवृद्धि इस पूर सूत्र से यहां इक पद की अलुद्ृत्ति 
आती है। इस छिये इग्छक्षण गुणत्रृट्टि का ही इस सूत्र से निषेध होगा। 
उक्त प्रयोगों में इग्लक्षण गुणवृद्धि नही है। छेगबयनः में अचामादे, से कही हुई 
वृद्धि अजलक्षण हे । और कामयते में उपधा अकार को कही हई वृद्धि उपधालक्षण 
है । इग्लक्षण अर्थात्‌ इक शब्द की उपस्थिति से कही हुई बृद्धि नटी हे अत, 
यहां नियेध नही होगा । 

जो लकार डित. हैँ उनके स्थान मे आदेश होने वाले तिप्‌ आदि भी स्थानि- 
वद्धाव से ङित्‌ प्राप्त होते हॅ । जेसे- अविनवम्‌ अशुनवम्‌ (चि सु-इनु-ल&ू सिप्‌ 
अमू ) अकरवम्‌ ( कु-उ-छड्‌ मिप्‌ अम्‌) यहां चि आदि धातुओं से परे लक रकार 
के स्थान में उत्तम पुरुप का एकवचन सिप्‌ (अम्‌) आदेश हुआ हे। वह डित. 
रकार के स्थान में होने से स्थानिवद्धाव के नियमाचुसार पित्‌ होता हुआ भी डित 





१. यहा यह वात ध्यान देने योग्य है कि यङ्छक्‌ को छान्दस भान कर ही 
आर्थधातुकत्रहण व्यर्थ होता है अन्यथा नही । यदि लोक मे भी यडलक का 
प्रयोग मानें जैसा कि प्रायः प्रयोग में माना जाता है तव तो तोतोर्ति ( तु यड्‌ 
छकू-तिपू ) दोधोर्ति ( उर्व-्यड ठछक-तिपू ) इत्यादि यडलुगन्त प्रयोगों में तिपू 
सार्वेधातुक के परे गुण निषेध रोकने के खयि आर्थधातुकप्रहण सर्वथा आवश्यक है उस 
अवस्था में भाष्यकार का यह अन्तिम समावान छोड देना होगा | 





चतुर्थ आह्विक १९५ 


असुनवम्‌। अकरवम्‌ । 
लकारस्य डित्तवादादेशेषु स्थानिवद्वावप्रसङ्ग इति चेद्‌ यासुटो 
डिद्वचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


यद्यं यासुटो डिह्चनं शास्ति तञ्ज्ञापयत्याचायो न ङिदादेशा 
ङितो भवन्तीति । 

यद्येतज्ज्ञाप्यते, कथ नित्यं डितः । इतश्चेति’ । ङितो यत्‌ कार्य 
तदू भचति । ङिति यत्कार्यं तन्त भचतीति । 


साना जायगा तो उसके परे रहते क्डिति च सूत्र से सावधातुक गुण का निषेध प्राप्त 

होता है। यदि कहो कि सिप्‌ पित्‌ है और पिच्च ङिन्न डिञ्च पिन्न भवति 
अथौत्‌ जो पित्‌ है वह ङित्‌ नही होता और जो डित्‌ है वह पित नही होता तो 
यह कल्पना तो भाष्यकार की है, वार्तिककार की नही, इस लिये उनके मत से 
ङित्‌ लकार के स्थान में होने वाळा मिप्‌ ठित्‌ ही है । 

छड्‌ रकार के अचिनवम्‌ आदि में कोई दोष नहीं । क्योकि यासुटू परस्मैपदे 
पूदात्तो डिच्च इस सूत्र मे जो लिङ मे होने वाले याधुट्‌ को डित्‌ किया है वह 
आचायै पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि डित्‌ लकार के स्थान मे 
होने वाले तिप्‌ आदि आदेश डित्‌ नही माने जाते। लिड लकार स्वयं ङित्‌ है । उसके 
स्थान मै होने वाले आदेश यदि स्थानिवद्भाव से डित्‌ माने जाते तो तिप्‌ आदि 
के ङित्‌ हो जाने से उनको लिङ्क में हुआ यासुट्‌ आगम भी यदागसन्याय से डित्‌ 
हो ही जाता फिर उसे डित्‌ करना व्यर्थ हे। इस डित्‌ वचन से सिद्ध होता है कि 
रकार का डिच्व आदेश मे नहीं आता। इस लिये लङ का डिच्व मिप मे नही 
आयगा तो अचिनवम्‌ आदि से गुण का निषेध नही होगा । 

यदि यह कहो कि उक्त ज्ञापक से लकार का डिच्च आदेश में न मानने पर 
नित्यं डित , इतश्च इन सूत्रों से होने वाले कार्य केसे सिद्ध होंगे। नित्यं दित. से 
डित्‌ लकार के स्थान में होने वाले आदेश को स्थानिवदाव से डित मान 
कर सकार का लोप होता है । जैसे--अभवाव, अभवाम, अचिनुम इत्यादि । इसी 
प्रकार इतश्च से ढित्‌ लकार के आदेश को डित्‌ मान कर अभवत्‌, अचिनोन, 
इत्यादि मे तिप्‌ के इकार का लोप होता है---सो कोई दोष नहीं। इन कार्यो में 
तो स्थानिवङ्गाव से डित्त्व हो ही जायगा । क्योकि जो डित्‌ को होने वाला कार्य है 
वह तो स्थानिवद्भाव से आदेश को भी डित्‌ मान कर हो जायगा लेकिन जो 
ङित्‌ परे रहते किसी अन्य को होने वाला कार्य है वह आदेश को स्थानिवद्टाव से 
डित्‌ मान कर नहीं होया । 


१९६ च्याकरणसहासाप्य 


कि बक्तव्यमेतत्‌। नहि। कथमचुच्यमानं गंस्यते। यासुट एव 
डिद्रचलात्‌ । अपयाप्तञ्चच हि यासुद ससुदायस्य डित्त्वे, ङितं चेन 
करोति । तस्यतत्‌ प्रयोजनं ङितो यत्कार्यं तद्‌ यथा स्यात्‌, ङिति 
यत्काय तन्मा भूदिति ॥ 


दीधीवेवीटाम्‌ ।।१।१।६।। 
किमर्थसिदसुच्यते ॥ 
युणवृद्धी मा भृताम्‌ इति । आदीध्यनम्‌ । आदी ध्यकः । आवेव्यनम्‌! 





क्या यह वात कहनी होगी? नही । चिना कहे केस समझी जायगी !? 
यासुद के ही डित वचन से यह वात समझी जायगी । क्योंकि जा ङित्‌ को होनेवाला 
काय ह वह थामुट्‌ को कुछ भी विधेय नहीं है जिसके लिये उसे डित्‌ किया जाय । 
दाँ, डित्‌ पर रहते जो नड़ को सम्प्रसारण या शुणङ्गद्धि निषेध नादि कार्य हैं उन 
क लिये यासुट्‌ को डिव किया गया है । वह यासुट का कार्य है। जिससे वे कार्थ 
चाझुट्‌ क पर रहते हो जावे । क्यांकि अकेले यासुट्‌ आगम को डिव्‌ किया हें इस 
लिये वह अपने लायमी लाउेग सञ्चुदाय तिप आदि को डित्‌ बनाने में असमर्थ हैं । 
यद्यपि ळाउेश तिपू आदि ही शुणत्रृद्धि के निमित्त हैं, यासुट्‌ नहीं, फिर भी 
यासुट्‌ के डिति वचन से उसके परे रहते भी ग्रुणबृद्धि का निषेध हो जायगा! 
या याँ समझिये-क्योंकि याखुद्‌ , तिप्‌ आदि की सहायता से ही अपना डित्त्व काम 
में ला सकता है । सम्प्रसारण आदि के निमित्त तिप्‌ आदि ही हें यासुट्‌ नहीं । इस 
लिये उसको किया हुना डिच्व तिप्‌ आदि समुदाय के लिये उपयुक्त होगा । 
अर्थात्‌ उसके झिन्ख से वे डिल समझे जायेंगे तो उनके परे रहते डित्‌ कार्य दो 
सकय । चे तिवादि स्वये लकार के डिच्च से यदि डित वन जाते तो यासुद को 
डित्‌ करना च्यर्थ था। वेचो हित ये ही। यासद भी उनको आगम होकर 
इन वन ह्वी जाता । चह चासट को हित करना ही इस वात का सूचक है कि 
इच्‌ तिवादि के परे रहते जो काय करने हें वे चासट के डिच द्वारा सिद्ध कर दिये 
जाव | अथात्‌ चासुट क डिख का ळकर तिवादि हित माने जावे आर उनके पर 
रहते अङ्ग को सम्प्रसारणादि कार्थ हो जावे। इससे स्पष्ट है कि ङित्‌ परे रहते जा 
कार्य अङ्ग को करने दै उनके विषय में स्थानिवळाव से लकार का डिच्त आदेश 
में नहीं साना जाता । केवल झि को जो कार्य ताम्‌ तम्‌ सलोप आदि करने हैँ डन 
का डित्त्व आदेश सें स्थानिवळाव से साना वाता हैं । 
दीधीवेवीटाम्‌ चह सूत्र किस लिये बनाया है ? 
दीघीद वेवीइः इन दो घातुलों तथा इडागम को युणदृद्धि न होवें इस लिये 


चतुथे भाहिक १९७ 


आवेव्यकः ॥ 
अयं योगः शक्‍यो५कर्तुम्‌ । कथम्‌ । 


दीघीविव्याइछन्दोविषयत्वादू दृष्टानुविधित्वाच्च छन्दसश्छन्दस्य 
दोघेददीधर्युरिति च गुणस्य दशनादप्रतिषेधः । 


दीधीवेव्योइछन्दोचिषयत्वात्‌ । दीधीवेव्यौछन्द्सोविषयो । दष्टानु- 
विचित्वाच्च छन्दसः । एप्राबुविधिश्व छन्दसि भवति। अदीधेत्‌, 
अदीधयुः इत्यन च गुणस्य दशीनादध्रतिपेधः। अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिषेधः । प्रजापतिं यत्‌ किंचित्मनसा अदीधेत्‌ । होत्राय वतः 
कृपयन्नदीघित्‌ । अदीधयुर्दाशाराज्ञे दृतालः । 


भवेदिदं युक्तस्ुदाहरणमदीधदिति । इदं त्वयुक्तमदीधयुरिति। 
अयं जुसि गुण: प्रतिपेधविषय आरभ्यते स॒ यथैव क्ङिति चेत्येनं वाधते 


यह सूत्र बनाया है | जेसे--आदीष्यनम्‌ , (आ दीधी-च्युट्‌ अन ) आदीष्यकः, ( आ 
दीधी-ण्बुळ अक ) आवेव्यनम्‌ ( आ वेवी-ल्युट्‌ अन ) आवेव्यक्रः ( आ चेवी-ण्बुळू 
अक ) यहां आङ्पूर्वक दीधीङ वेवीङ्‌ धातुओं से ल्युट्‌ और ण्बुळू प्रत्यय परे रहते 
क्रम से सार्वधातुक गुण तथा अचोज्णिति बृद्धि प्राप्त होती है। इस सुत्र से उनका 
निषेध होकर एरनेकाच से यण्‌ हो जाता है । 

यह सूत्र नही बनाना चाहिये । क्योंकि दीधी वेवी दोनो धातु छान्दस हैं। 
वेदिक हें । छन्द मे दट का अनुविधान होता है। वेद मे जैसा दीखे वैसा कर 
छिया जाता हे । वेद मे ही अदीधेत्‌ ( दीघी-लङ्‌ तिपू ) अदीधयुः ( दीधी-ङ 
झि-जुस्‌ ) इत्यादि प्रयोगों में गुण भी दिखाई देता हे इस कारण यह निषेध 
अनथैक है। प्रजापतिवे ' इत्यादि स्थळ दीधी धातु को गुण होता है यह दिखा 
रहे हैं । 

अधीधेत्‌, अदीधयुः इन दो उदाहरणों मे अदीधेत्‌ यह उदाहरण तो ठीक 
है, पर अदीधयुः ठीक नही । क्योंकि यहां दीधी धातु से लड्‌ लकार मे प्रथम- 
पुरुष का बहुवचन जुस्‌ हे । जुस्‌ में जुसि च इस सूत्र से होने वाला गण, 
निषेध विषय को वाधने के लिये बनाया है वह जैसे--क्डिति च इस गणनिपेध 
को वाघता हे वैसे दीवीवेवीटाम्‌ इस गुणनिधेध की भी वाध्यसामान्यचिन्तापक्ष को 
लेकर बाध लेगा तो यहां अनिवार्य रूप से गुण ही होगा । गुणनिपिथ हो ही 
नही सकता फिर यह उदाहरण इस सूत्र की अनर्धकता को क्से सिद्ध कर 
सकता है । हां, अदीधेत्‌ मे तो यह निषेध प्राप्त है उसको कोई रोकने वाला नही । 


१५८ व्याकरणमहाभाष्य 


एवमेनमपि चाधेत । 

नेष दोपः। जुसि गुण प्रतिपेघविषय आरभ्यमाणस्तुल्यजातीयं 
प्रतिपर्ध वाधते । कञ्च तुल्यजातीयः प्रतिपेधः । यः प्रत्ययाश्रयः । 
प्रक्त्याश्चयञ्चयम्‌ । अथवा येन नाप्राते तस्य वाधनं भवति । न चाप्राप्ते 
किङति नत्येतस्मिन्‌ प्रतिपिधे चुसि गुण आरभ्यते । अस्मिन्‌ पुनः प्राप्त 
चाप्रात्ते च ॥ 


यदि तह्मयं योगो नारभ्यते, कथं दीष्यत्‌ इति, वेब्यत्‌ इति च ॥ 


दीव्यादिति अ्यन्व्यत्ययन | 





फिर भी वहां गुण का निपेध नहीं हो रहा इस से यह सूत्र अनथक सिद्ध हो 
जाता ह्‌ । 


यह काई दोष नही। इस सूत्र को व्यर्थ सिद्ध करने के लिये अदीधयुः 
उदाहरण भी ठीक हे । क्योकि जुसि च से होने वाला गुण अपने समानजातीय 
निषेध को ही वाधेगा । जुस्‌ प्रत्यय हे इस लिये क्डित्‌ प्रत्ययों के आश्रित क्डिति 
च सूत्र वाले गुणनियध को ही वह वाध सकेगा । दीधीवेवीटाम्‌ को नही । यह निषेध 
दीधी वेची धातुम का आश्रयण करने से प्रकृत्याश्रय है । अथवा येन चाप्राप्ते यो 
विविरार्‌भ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय से जुसि च सूत्र क्डिति च 
को ही वाधेगा इसको नहीं । इस न्याय का अर्थ हे--जिसकी अव्य प्राप्ति में 
जो विधि लारम्स की जाती हे वह उसी अवझ्यग्राप्त विधि को ही वाधेगी । किसी 
अंश में प्राप्त किसी म अप्राप्त ऐसी विधि को वह नहीं बाघेगी । न प्राप्तस्अप्राप्त । 
न अग्राप्त=नाप्राप्त अर्थात्‌ अवव्यप्राप्त। यहाँ वाध्यविशेप को देखना होगा। 
किरति च सूत्र की जवऱ्य प्राप्ति म जुसि च का आरम्भ हे। क्योकि जुस्‌ प्रत्यय 
सावेधालुकनपित्‌ से डिन हे । उसके परे रहते सर्वदा क्टिति च से गुणनिषेध प्राप्त 
है उसकी ब्राधने के लिये जुमि च बनाया है। दीधीवेवीटाम में यह वात नहीं। 
दीधी वेदी धातुम के अतिरिक्त अन्य धातुओं मै ( जो दीवीवेवी० निषेध का अविषय 
हूं ) भी ज़ुसि च की प्रबृत्ति होती हे । इस लिये चड नियेघ नाप्राक्ष नही बल्कि प्रात 
तथा अप्राप्त है । 


यदि यह्‌ सूत्र नही बनाते हैँ तो दीव्यत्‌ विव्यन्‌ चे प्रयोग कसे बनेगे ? ये 
दोना लट सरार के रूप हैँ । लेटोऽटाटौ से निप को अडागम और इतट्च लोपः 
परस्पप्दयु से निए के इकार का ल्यप होता हे। फिर गुण का निपेध हो कर एरनेकाचः 
मे यण दो जाना दै । इस सूत्र के दासाव में यहाँ गुणनिपध केले होगा ? 


चतुर्थ भाहिक १९९ 
दीध्यदिति वेव्यदिति च श्यन्व्यत्ययेन भविष्यति ॥ 


इटञ्चापि ग्रहणं शक््यसकर्तुस्‌ । कथम्‌ अकणिषस्‌ अरणिषम्‌ । 
कणिता इवो रणिता इवः इति। अधधातुकस्येड्वलादेरित्यल्ब इडि- 
त्यजुवर्तमाने पुनरिड््रहणस्य प्रयोजनम्‌ इट्‌ इडेव यथा स्यात्‌। 
यदन्यत्‌ प्राप्नोति तन्मा भूदिति । कि चान्यत्‌ प्राप्नोति। शुणः॥ 


यदि नियमः क्रियते पिपठिषतरप्रत्ययः पिपठीः दीधत्वं न 
प्राप्नोति ॥ 


नेष दोषः। आङ्गं यत्कार्यं तन्नियम्यते म चेतदाङ्गम्‌। अथवा 
असिद्ध दीर्घत्वं तस्यासिद्वत्वान्नियसो न भविष्यति ॥ 


दीध्यत्‌ , वेव्यत्‌ य दोनों प्रयोग व्यत्यय से इयन्‌ विकरण करने पर बन जायेगे । 
व्यत्ययो वहुलम्‌ सूत्र से वेद मै दीधी वेवी धातुओं को दिवादिगण का मान कर 
इयन्‌ विकरण लेट्‌ लकार में हो जायगा । इयन्‌ प्रत्यय सार्वधाठुकमपित से ङित्‌ है । 
उसके परे रहते कडिति च से गुणनिषेध हो कर यीवर्णयोर्दीधीवेन्योः सूत्र से दीधी 
चेवी के ईकार का लोप जायगा । 

सूत्र में इट का ग्रहण भी नही करना चाहिये । यदि कहो अकणिषरम्‌ , अरणिपम्‌ 
( कण्‌ रण्‌ खिच-छुङ मिप्‌ अम्‌ ) कणिता, रणिता ( कण्‌-रण्‌ तास्‌-कुट्‌ तिप्‌ डा ) 
केसे बनेगे । अर्यात्‌ यहां इडागम को प्राप्त लघूपधगुण का निषेध कैसे होगा? 
तो इस का उत्तर हे आवधालुकस्येड्वलादेः सूत्र में नेड्वशि कृति सूत्र से इट्‌ की 
भनुव्रत्ति आने पर भी जो फिर इट्ग्रहण किया है उसका यह प्रयोजन ससझा जायया 
कि इट्‌ इट्‌ ही रहे । किसी विकार को प्राप्त हो। उसे जो अन्य कार्य प्राप्त हैं वे 
न हों। अन्य कायै कौन से प्राप्त होते हैं ? गुण होने से इट्‌ इट्‌ नही रहता । 
विकृत हो जाता है इस लिये गुण नही होगा । 


यदि दुवारा इट्म्रहण से इट्‌ इट्‌ ही रहे ऐसा नियम करते है तो पिएटी' 
( पिपठिप्‌ क्विप्‌ ) यहां सन्नन्त पठ्‌ धातु मे सन्‌ को इट्‌ का आगस हुआ है । 
उस से परे अप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्यमान प्रत्यय क्विप्‌ किया । कृदन्त होने से 
प्रातिपदिक संज्ञा हो कर प्रथसा का एकवचन सु प्रत्यय किया फिर सुबन्त होने से 
पद संज्ञा हुई । पदान्त में वोरुपधाया दीधे इक' से इट्‌ को दीर्थ होता है चह नहीं 
होना चाहिये । उससे भी इट्‌ विकृत हो जाता है । 


यह कोई दोघ नही । केवळ अद्राधिकारीय कार्य का ही नियम होया । 
ग च धि लवि 
वोरूपबाया दीघ इक सूत्र तो पदाधिकार का है, अङ्गाधिकार का नही, इस लिये इस 


A A 


२०० व्याकरणमहाभाष्य 


ha NN 
हराऽनन्तराः संयोगः ॥२।१।७॥ 
च ~ [र विज्ञायते ~ र 

अनन्तरा इति कथमिदे - अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
आहोस्विदविद्यमाना अन्तरा येषामिति। कि चातः । यदि विज्ञायते 
अविद्यमानमन्तरं येषामिति । अवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्राप्रोति। अप्स 
इत्यपूऽसु इति । विद्यते ह्यत्रान्तरमिति । अथ विज्ञायते अविद्यमाना 

अन्तरा येपामिति, न दोपो भवति॥ 


का नियम न होगा । अथवा वोरुपधायाः सूत्र पूर्वत्रासिद्धीय प्रकरण का है उसके 
असिद्ध होने से वह नियम कोटि में नही आता । पिपठीः मै इट्‌ को दीधे होने पर 
भी उस दीर्घे के असिद्ध होने के कारण इट्‌ अविकृत ही दिखाई देगा । 

सूत्र के अनन्तराः इस समस्त पद में केसा विग्रह समझना चाहिये ? क्या 
अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ , ऐसा या अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ , ऐसा । पहले विग्रह 
में अन्तर शब्द हे जिसका अथे अवकाश, व्यवधान है । दूसरे विग्रह में अन्तरा शब्द 
है जिसका अर्थ मध्य है । इस से क्या ? अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ ऐसा विग्रह मानने 
पर अवग्रह मे संयोगसंज्ञा नहीं प्राक्त होती । आधी मात्रा काळ वाला अवग्रह माना 
जाता है । अप्सु इति अपूऽसु । यहाँ अप्‌ के पकार और सु के मध्य में अबग्रह-जन्य 
अन्तर कालक्कत व्यवधान होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । अविद्यमाना अन्तरा 
येपाम्‌ इस विग्रह को यदि मानें तो कोई दोष नहीं होता । उस विग्रह में अर्थ 
होगा-जिन के सध्य मे अन्य वर्ण अविद्यमान हैं वे हळू संयोग संज्ञक होते हैं । 


१ अनन्तराः ऐसा कहने से क्य आधार काल का निषेध अभिप्रेत है अथवा 
आधेय वर्ण का, यह जिज्ञासा है । 

२. अहीता ग्रहीतुम्‌ मै जोइट्‌ को ढीध होता है वह ग्रहोंडलिटि दीः 
इस वचनसामर्थ्यं से सद्य होगा । इसी प्रकार अलावीत्‌ इत्यादि में इट को जो 
सवणेदीध एकाटेश होता है वह भी सिज्छोप एकाठेशे सिद्धो वक्तव्य. इस वचन के 
सामथ्य से कन्तव्य समझना चाहिये । पिपठिप शब्द के नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति के वहुवचन में पिपठिषि कुलानि यह रूप वनता है । पिपठीपि नहीं 
बनता । वह अशुद्ध हे । क्योंकि पियठिष गन्द में सन्‌ प्रत्यय के अकार का क्किप्‌ परे 
रहते लोप हो जाने पर उसके स्थानिवत होने से झलन्त नहीं, स्त्रविधि अति 
स्थानिवन्न इस वचन से अजन्त भी नहीं, तो नपुंसकस्य झळ्चः से नुम्‌ होगा 
ही नही, इसल्यि वहा सान्तमहतः संयोगस्य से इट्‌ को ढीघ होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता ॥ इस प्रकार भाष्यकार ने इस सूत्र का संपृणहूप से खण्डन कर दिया ॥ 

छौ विर्वि प्रांत न स्थानिवत्‌ ऐसी व्यवस्था होने स कि-निमित्तक कार्य में 
स्थानिवद़ावा निपेध है कि परे रहते लुप्त में स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं है 1 इसलियि 
जुम्‌ के फि-निमित्तक काय होने से स्थानिवद्राव निर्वाध होगा । 


चतुर्थ आहिक २०१५ 


यथा न दोषस्तथास्ठ । अथवा पुनरस्तु अविद्यमानमन्तरं येषामिति । 
ननु चोक्तम्‌ अवग्रहे सयोगसैज्ञा न प्राप्रोति अप्सु इत्यपूऽस्ु इति । विद्यते 
ह्यत्रान्तरमिति । नेच दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 


सयोगसंज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र । 


सयोगसंज्ञायां सहग्रहणं कतेव्यम्‌। हलोनन्तराः संयोगः सहेति 
वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? सहभूतानां संयोगसंज्ञा यथा स्यादेकैकस्य 
मा भूदिति | यथान्यत्र । तद्यथा अन्यत्रापि यत्रेच्छति सहभूतानां कार्य 
करोति तत्र सहग्रहणम्‌ । तद्यथा “सह सुपा? । ‘उभे अभ्यस्तं सह इति’ ॥ 


कि च स्यादू यद्येकैकस्य संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ? 
इह निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ । वान्यस्य संयोगादेः इति’ पत्वं प्रसज्येत । 


ooo र क 00 00 00 0 000 00 री 


जिस विग्रह में दोष न हो वही मान लो । या अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ यही 
विग्रह मान लो । अवग्रह में संयोगसंज्ञा न हो सकने का जो दोष कहा है वह कोई 
दोष नही । अपूऽसु इस अवग्रह कार में पकार सकार की संयोग संज्ञा न होने 
से न कुछ दोष हे और न प्रयोजन है । अवग्रहकाल के अन्तर से संयोगसज्ञा के होने 
न होने मै कुछ अन्तर नही पड़ता | प्सु के परे रहते जो संयोगे गुरु से अपू के अकार की 
गुरु संज्ञा है वह यथावत्‌ बनी रहेगी । यदि न भी रहे तो सी गुरोरनृत. इत्यादि से 
होने वाले प्छतकाथ,अवग्रहकाल मे अभीए न होने से न होंगे । अप्सु भवम=अग्सब्यम्‌। 
यहाँ अप्सव्य शब्द से अपूडसव्यम्‌ ऐसा अवग्रह पदपाठकार नही करते हैं इस लिये 
वहाँ भी दोष न होगा । 

संयोगसंज्ञा में सह ग्रहण करना चाहिये । जैसे अन्यत्र स्थानों में किया गया 
है । हलोनन्तरा. संयोगः सह ऐसा सूत्र बनाना चाहिय । उस से क्या लाभ होया? 
सब की एक साथ मिले हुओं की संयोगसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। एक २ की अलग 
२ न होगी। अन्यत्र भी आचार्य पाणिनि या कात्यायन जहां संमिलिता को एक 
साथ कार्य करना चाहते हैं वहां सह ग्रहण करते हे जैसे सह सुपा, उभे अभ्यस्तं लह 
यहाँ समाससंज्ञा और अभ्यस्तसंज्ञा मे सह ग्रहण किया है । 

क्या हो जायया यदि संमिलित हलो मे एक २ की अलग २ संयोगसंज्ञा 
मान ली जावे ? 

नि्यायात्‌ निर्वायात्‌ (निर्‌ या वा-लिङ तिप्‌) यहाँ निर्‌ उपसर्यपूर्वक 
या धातु हे । रेफ और यकार संमिलित हें । उन सें एक २ की अलग २ संयोग 
संज्ञा सानने पर या धातु संयोगादि वन जायया तो वान्यस्य संयोगादेः से एत्वविकल्प 


२०२ व्याकरणमहाभाष्य 


इह च संहपीप्टेति ऋतश्च संयोगादेः? इतीट्‌ प्रसज्येत । इह च संह्रियते 
इति 'शुणोर्तिसंयोगाय्योरि'ति गुणः प्रसज्येत । इह च इपत्करोति 
समित्करोतीति संयोगान्तस्येति लोपः प्रसज्येत । इह च शक्ता वस्तेति 
स्कोः सयोगाद्योरन्ते च' इति लोपः प्रसज्येत । इह च निर्यातो निर्वातः। 
सयोगादेरातो धातोरिति निष्ठानत्वं प्रसज्येत ॥ 


नेष दोपः । यत्तावदुच्यते इह तावत्‌ निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ वान्यस्य 
संयोगादेः इत्येत्वं प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं 
संयोगादिः संयोगादेरिति । कथं तर्हि । संयोगो आदी यस्य सोयं 
संयोगादिः संयोगादेरिति । एवं तावत्‌ सर्वमाङ्गं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते 
इह च दपत्करोति खमित्करोतीति 'सयोगान्तस्य लोप’ इति लोपः 





प्राप्त होगा । इसी प्रकार संहपीष्ट ( सम्‌ ह-लिइ सीयुट्‌ त ) यहां सम्‌ पूर्वक हृ धातु 
हे । मकार और हकार संमिलित हैं। एक २ की अलग २ संयोगसंज्ञा मानने पर 
हृ धातु संयोगादि वन जायगा तो ऋतइच संयोगादे' से सीयुट्‌ को इद्‌ ग्राप्त होगा । 
संहियते (सम्‌ ह-लट्‌ थक्‌ त) मे शणोर्तिसयोगाद्यो से हृ को गुण प्राप्त होगा । 
ट्रपत्‌ करोति समित्‌ करोति यहाँ तकार और ककार संमिलित हैं । दोनों की अलग २ 
संयोगसंज्ञा मानने पर दबत समित. ये संयोगान्त पढ्‌ बन जायेगे तो संयोगान्तस्य 
खोप' से तकार का लोप प्राप्त होगा । शक्ता वर्ता ( शक्‌ वस-तृच्‌ ) यहां ककार तकार 
या सकार तकार संमिलित हैं । दोनों की अलग अलग सयोगसँञ्चा मानने पर तकार 
झडू के परे रहते ककार सकार आदिभूत संयोग हैं उनका स्क्रोः संयोगादोरन्ते 
च से छाप प्रात होगा। निर्यातः निर्वातः ( निर्‌ या वा-क्त) यहां रेफ और 
यकार सम्मि लत हैं। दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर या धातु 
संयोगादि वन जायगा तो संयोगाठेरातो धातोयेग्वतः से निष्ठानत्व प्राप्त दोगा । 


ये कोई ठे नहीं। यह जो कहा कि नियोयात्‌ निर्वायात्‌ में वान्यस्य 
संयोगादेः से पुत्वविकल्प प्राप्त होगा, सो नही होगा क्योंकि संयोगादि शब्द का 
यह अध नही करेंगे कि संयोग हे आदि में जिसके उसको एत्वविकल्प होता हैं बल्कि 
ऐसा अर्थ करेगे कि दो संयोग हैँ आदि में जिसके उस अङ्ग को पत्बतिकल्प होता 
हे । निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ म दो संयोग आवि में नह हैँ इस लिये पुत्वत्रिकल्प 
नही होगा । इस प्रकार ऋतउ्च संयोगाटेः, गुणोर्तिसयोगायो. यहाँ संयोगादि शब्द म 
ट्विवचनान्त विञ्रह करने पर संहपीष्ट संहियते इत्यादि सब अञ्चाधिकारीय प्रयोगो 
म दोप का समाधान हो जायगा । दपत्‌ करोति समित्करोति में सी संयोगान्तस्य 


हट्न 


कोप: के खयोगान्त आब्ड ढा संयोग हँ अन्त मे जिसके इस प्रकार हिवचनान्त 


चतुर्थ भाहिक २०३ 


प्रसज्येतेति । चेवं विज्ञायत सयोगोऽन्तो यस्य तदिदे संयोगान्तं सयोगान्त- 
स्येति । कथं तर्हि। सयोगो अन्तो यस्य तदिद्‌ संयोगान्तं संयोगान्तस्येति। 
यदप्युच्यते इह च शक्ता वस्तेति “स्कोः सयोगाद्योः इति लोपः घ्रसज्येतेति। 
नेवं विज्ञायते सयोगो आदी संयोगादी संयोगाद्योरिति । कर्थं तर्हि । 
संयोगयोरादी संयोगादी संयोगादय्योरिति। यदप्युच्यते इह च निर्यातः 
निर्वातः इति संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः’ इति निष्ठानत्वं प्रसज्येतेति । नें 
विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं सयोगादिः संयोगादेरिति । कथं तर्हि । 
सयोगावादी यस्य सोयं संयोगादिः सयोगादेरिति ॥ 


कर्थं कृत्वैकेकस्य संयोगसंज्ञा प्रा्ोति ? ॥ 


प्रत्येकं वाक्यपरिसमापि्ष्टेति । तद्यथा। वृद्धिगुणसंज्ञ प्रत्येकं 
भवतः ॥ 
~ ~ OO 
ननु चायमप्यस्ति रप्टान्त. खसुदाये वाक्यपरिसमापतिरिति। तद्यथा 


विग्रह करने पर दोष न होगा । इषत्‌, समित्‌ पदों के अन्त में दो संयोग नही हैं । 

शक्ता वस्ता में सी स्कोः संयोगायोः के संयोगादि शब्द मे संयोगो स्को आदी 
(आदिभूत संयोगसंज्क सकार ककार ) ऐसा कमेधारयसमास वाला विग्रह न 
करके संयोगयोः आदी स्क्रौ ( दो संयोगों के आदि में आने वाले सकार ककार) 
इस प्रकार षष्ठी समासवाला विग्रह करेंगे तो शक्ता वस्ता से तकार झळ परे 
रहते दो संयोग नही है इसलिये ककार सकार का लोप न होगा । निर्यातः निर्वातः 
में भी सयोगादेरातो धातोः सूत्र के संयोगादि शब्द में द्विवचनान्त विग्रह 
करने पर निष्ठानत्व नही होगा । क्योकि या धातु के आदि में ढो संयोग नही हे । 


संसिलित हलो मे एक एक की अलग संयोगसंज्ञा केसे प्राप्त होती है ? 


क्योंकि समुदाय मे प्रत्येक का अलग अलग वाक्यार्थ बोध भी दृष्टिगोचर 
होता है। जैसे--इद्धिरादैच, अंदेडगुण. ये दृद्धिणण संज्ञाय भादेच, अढेड 
समुदाय मे प्रत्येक की अलग अलग होती हैं। अर्थात्‌ आ ऐ औं इन तीनो 
की अलग अलग वृद्धिसज्ञा और अ ए ओ इन तीनों की अलग अरग गुणसंज्ञा होती 
हे ! सव की समुदित एक वृद्धिसज्ञा भोर गुणसंज्ञा नही होती । इसी प्रकार संयोगसंज्ञा 
भी संमिलितों में प्रत्येक की अलग २ प्राप्त होती है । प्रत्येक प्रत्यवयवं वा वाक्यपरि- 
समाप्ति: यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है । 

जहां प्रत्येके वाक्र्यपरिसमासिः यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय हे वहां समुदाये 
वाक्यपरिसमातिः यह भी तो प्रसिद्ध न्याय हे ! इसका मधे हे वाक्याधेबोध सारे 


२०४ व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गाः शत दण्डयन्ताम्‌। अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं 
दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्‌ दृष्टान्ते यदि तत्र प्रत्येकमित्युच्यते इहापि 
सहग्रहणं कर्तव्यम्‌ । अथ तत्रान्तरेण प्रत्येकमीत वचनं प्रत्येकं गुणबृद्धि- 
संज्ञे भवतः, इहापि नार्थः सहञ्रहणेन ॥ 


अथ यत्र वहूनामानन्तर्य कि तत्र द्रयोद्ठयोः संयोगसंज्ञा भवति 
स्विदि ~ £] 

आहोस्विदविशेषेण । कश्चात्र विशेषः ? समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेः । 

समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेन सिध्यति। मङ्क्ता । मङ्क्तुम्‌। इह च 





समुदाय में होता है अलग अलग अवयवो मे नही । जैसे यह दृष्टान्त हे-- 
गर्गगोत्रीय लोगों को राजा की ओर से सौ सुवर्ण का दण्ड हो ऐसा आदेश होता 
है। वह सारे गर्गसमुदाय पर लागू होता है उसके प्रत्येक व्यक्ति पर नही। 
क्योंकि राजाओं को तो सौ सुवर्ण दण्ड चाहिये वे ( गर्ग ससुदाय से प्राप्त हो 
जाने पर उसके ) प्रत्येक ब्यक्ति को दण्डित नहीं करते। इस प्रकार ये दोनों 
न्याय प्रसिद्द हें । दोनों की प्रसिद्धि मे यदि गर्गदातदण्डनन्याय को देखते 
हुए ससुढाये वाक्यपरिसमाप्तिः को प्रबळ माने तो वृद्धि और गुण संज्ञाओं 
से समुदाय की संज्ञा रोकने के लिये प्रत्येक शब्द का ग्रहण करना चाहिय । 
अर्थात्‌ शुणश्वष्टि संज्ञायें समुदाय कीन हा कर प्रत्येक की होती हैं ऐसा कहना 
चाहिये । यदि प्रत्येकं वाक्यपरिसमाति को प्रबल माने तो यहां प्रत्येक की 
संयोगंसञ्ञा रोकने के लिये सह शब्द का ग्रहण करना चाहिये। किन्तु यदि 
लक्ष्यानुरोध से गुणत्रृद्धि संज्ञाओं मै प्रत्येक वाक्यपरिसमाति. न्याय को मान 
ले तो वहाँ स्वयमेव प्रत्येक की गुणवृद्धि संज्ञाये हो जायेंगी । इस लिये 
प्रत्येक शब्द के अहण की आवश्यकता नहीं रहती । यहां संयोगसंज्ञा मे यदि 
समुठाये वाक्यपरिसमात्तिः न्याय को मान ले तो यहां भी स्वयमेव समुदाय की 
संयोगसंज्ञा हो जायगी इस लिये सहग्रहण की कोई आवश्यकता नही है । 

जहां वहुत से हरो का आनन्तर्यं हो, अर्थात्‌ बहुत से हल व्यवधानरहित 
हों वां दो दो की भी सयोगसंज्ञा होती है या सामान्यतया संमिलित बहुतों 
की ही ? इसमें क्या विभेप है? हरू समुदाय मे वहुतों की संयोगसंज्ञा मानने 
पर मस्ज़् प्रातु के मङ्क्ता मङ्क्ठुम्‌ रूपो में स्कोः संयोगाद्रोरन्ते च सूत्र से होने 
चाला संयोगादि सकार का लोप नही प्राप्त होता । मद्क्ता, मट्क्ठुम (मस्न्‌- 
तूच, तुमुन्‌) यहाँ मस्ज धातु से तृच्च तुसुन प्रत्यय परे रहते मस्जिनणोझलि 
से प्राप्त नुमागम मिदचोन्त्यात्परः के नियम से मकार के अकार से परे हुआ 


क. 


तो सनस्ज बना। न, स, ज तीनों की सयोगसज्ञा में सकार आदि म न 


चतुर्थ आह्निक २०५ 


निर्ग्लेयात्‌ निर्ग्लायात्‌ निर्स्लेयात्‌ निर्म्लायात्‌। “वान्यस्य सयोगादेरि"- 
त्येत्वै न प्राप्तोति । इह च संस्वरिषीष्टेति ऋतश्च संयोगादेरितीद न प्राप्रोति। 
इह च संस्वर्थते इति 'गुणोतिंसंयोगायोः' इति गुणो न पाम्रोति। इह च 
गोमान्‌ करोति यवमान्‌ करोतीति संयोगान्तस्य लोप' इति लोपो न 
पाप्नोति । इह च निर्ग्लानो निम्ळछानः इति संयोगादेरातो धातो- 
र्यण्वतः इति निष्ठानत्वं न प्राप्रोति ॥ 


अस्तु तर्हि दृयोईयोः संयोगसंज्ञा । 
द्रयोहलोः सयोगसञ्ञेति चढू द्विवचनम्‌ । 
इयोहैलोः संयोगसंज्ञेति चेद्‌ द्विवचनं न सिध्यति । इन्द्रमिच्छति 


रहने स स्कोः संयो० सूत्र से सकार का लोप न हो सकेगा। दो की संयोगसंज्ञा 
सें तो नस और सज ये दो संयोग हैं उनमे सज संयोग के आदि मे सकार 
के होने से सलोप सिद्ध हो जाता है। यहां नुस्‌ करते हुए अभी मस्जेरन्त्यातपूर्वो 
नुम्‌ वाच्य. इस वातिक का ध्यान नही किया गया है। उसका ध्यान आगे 
दिलावेंगे । क्योंकि सिद्धान्ततः वह आवश्यक है। उस नियम के अनुसार 
मस्ज्‌ के जकार से पूर्व नुम्‌ होगा तो स, न, ज इन तीनों की संयोगसंज्ञा मे 
सकार के संयोगादि हो जाने से सलोप निर्बाध है। निर्ग्लेयात्‌ निग्लायान्‌ यहां 
ग्ला मे दो हलों का आनन्तर्य है, बहुतों का नही इस लिए संयोगसंज्ञा न 
होगी तो वान्यस्य संयोगादेः सूत्र से एत्वविकल्प नही ग्राप्त होता । इसी प्रकार 
संस्वरिषीष्ट यहाँ स्व॒ में बहुत हलू न होने से संयोगसंज्ञा न होगी तो 
ऋतश्च संयोगादे. सूत्र से इट्‌ नहीं प्राप्त होता और संस्वर्यते मे शुणोति- 
संयोगाद्योः से गुण नहीं प्राप्त होता । गोमान्‌ करोति यहां मतुप्‌ प्रत्ययान्त गोमत्‌ 
शब्द को सु परे रहते नुमागम होकर न, त इन दो हलों का संयोग है 
बहुतों का नहीं, इसलिए संयोगतज्ञा न होने से संयोगान्तस्य लोपः से तकार 
का लोप नही प्राप्त होता । निग्लीनः यहाँ ग्ला में दो हला का संयोग है बहुतों 
का नहीं इसलिए संयोगसंज्ञा न होने से संयोगाटेरातो धातोः सूत्र से निळा- 
नत्व नही प्राप्त होता । 


अच्छा तो बहुता में दो दो हलो की संयोगसंज्ञा मान लीजिए । 


यदि बहुतों में दो दो हलो की संयोगसंज्ञा मानते हं तो द्वित्व सिद्ध 
नही होता । इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति। यहां इन्द्रशब्द से इच्छार्थ म क्यच हुआ! 


२०६ व्याकरणमहा भाष्य 


इन्द्रीयाति । इन्द्रीयतेः सन्‌। इन्दिद्रीयिषति । न न्द्राः संयोगादय इति 
दकारस्य द्विवचनं न प्राप्तोति॥ 


न वाजविधेः । 
नवा एप दोषः। किं कारणम्‌ । अजविधेः। न्द्राः संयोगादयो 
न द्विरुच्यन्ते । अजादेरिति वर्तते ॥ 


अथ यद्येव वहूनां संयोगसंज्ञा । अथापि हृयोद्देयोः। किं 
गतमेतदियता सूत्रण । आहोस्विदन्यतरस्मिन पक्षे भूयः सूच कर्तव्यम्‌ ॥ 


गतमित्याह । कथम्‌ । यदा तावद्‌ बहुनां संयोगसंज्ञा तदैवं 
विरहः करिष्यते--अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ इति । यदा द्वयोर्द्वयो 


क्यचि च से ईकार हो गया । इन्द्रीय नामधातु से फिर इच्छार्थ में सन्‌ हुआ। 
सन्‌ पर रहते धातु के द्वितीय एकाच न्द्री शब्द को द्वित्व करने मे नन्द्राः 
संयोगादय. के वचन से जहां संयोगादि नकार छोड़ा जायगा वहां दकार 
भी संयोग्रादि होने से छूट जायगा तो दकार सहित द्री शब्द को 
द्वित्व न हो सकेगा । क्योंकि दो दो की संयोगसंज्ञा में यहां नद और 
दर ये दो संयोग हें। पहले संयोग में नकार आदि है। दूसरे में दकार । 
नन्द्रा.० सूत्र से दोनां का ही द्वित्व निषेध प्राप्त होता है। बहता की संयोगसंज्ञा 

पक्ष मै तो दकार संयोग के आदि मे नहीं आता इसलिए उसके द्वित्व का 
निषेध नहीं हो सकता । 

यह कोई दोघ नही । नन्द्राः संयोगादयः इस सूत्र मे अजादेद्वितीयस्य से 
अच्‌ की अनुवृत्ति आती हे । वह अच से परे संयोग के आदि में आने वाले नदर 
के ड्वित्व का निषेध करता है । सो इन्ट्री शब्द मे नकार तो इकार रूप अच से परे है 
इसलिये उसके द्वित्व का निपेध तो हो जायगा लेकिन दकार अच से परे नही हैं । 
उस को द्वित्व का निषेध नहीं होगा तो दकार को द्वित्व होकर इए रूप वन जायगा । 

संमिलित हर समुदाय मे चाहे बहुतों की संयोगसंज्ञा भानो चाहे दो २ की, 
क्या ये दोनों पक्ष हलोनन्तराः संयोगः इख इतने सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे या दोनों में 
से किसी एक पक्ष के लिय दूसरा सूत्र बनाना होगा । 

हां दोनो पक्ष इसी सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे । केसे ? जत्र वहुतों की संयोग- 
संज्ञा अभीष्ट होगी तव अविद्यमानमन्तरमेपाम्‌ ऐसा विग्रह करेंगे । और जव दो २ 








१. अनुत्रत्त हुआ अजाद्‌. यह पद कर्मधारय है, अतः आदिभूत अच्‌ से परे 
पुसा अघ होगा । 


चतुय आहिक २०७ 


सयोगसंज्ञा तदैचं विग्रहः करिष्यते--अविद्यमाना अन्तरा येषामिति । 
द्योश्चेवान्तरा कञ्चिद्‌ विद्यते वानवा ॥ 


एवमपि बहुनामेच प्राप्रोति । यान्‌ हि भवानत्र षष्ठ्या प्रतिनिर्दिशति 
एतेषामन्येनन व्यचायेन न भवितव्यम्‌ ॥ 


अस्तु तर्हि समुदाये संज्ञा । ननु चोक्तं समुदाये संयोगादिलोपो 
मस्जेरिति । नैष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ 'मस्जेरन्त्यात्पूर्वो मिदङुषङ्गसंयोगा- 
दिलोपार्थम! इति ॥ 


की अभीष्ट होगी तब अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ऐसा । क्योंकि अन्तरा शब्द 
मध्यवाची है और मध्य में जो रखा जाता है वह दो २ के ही सैभव है । दो के ही 
वीच किसी का होना न होना होता है। अर्थात्‌ दो ही मध्य बनाते हैं | बहुत होने 
पर भी उन का मध्य दो दो से ही बनेगा । इस लिय वहाँ अन्तरा शब्द से विग्रह 
होगा। बहुतों में मध्य का ठीक मापदण्ड न होने से वहाँ अन्तरा शब्द से विग्रह न हो 
कर अन्तर शब्द से होगा । अन्तर का अर्थ व्यवधान, विवर है । बहुतो में अन्तर के 
अविद्यमान होने पर संयोगसंज्ञा होगी । 


उक्त विग्रह (अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ) करने पर भी हळू समुदाय में बहुतों 
की ही संयोगसंशा प्राप्त होती है। दो २ की नही । क्योंकि दो दो अवयव वाले 
समुदाय को? इस अर्थ वाली द्वयोद्वैयोः इस षण्ठी से जिन वणी के मध्य में आप 
अन्य को अविद्यमान कहते हैं वे तो बहुत हैं। यह ठीक है कि उन में दो २ का बीच 
ठीक बन जायगा लेकिन जब वे दो २ ही अव्यवहित होंगे तो बहुत वन जायेगे उस 


अवस्था मैं बहुतों की ही संयोगसंज्ञा प्राप्त होगी । 


अच्छा तो हल समुदाय की ही संयोगसंज्ञा सान को। यह जो सड्क्ता 
मड्क्तुम्‌ में दोष दिया था बह कोई दोष नही । क्योकि मिदचोन्त्यात्परः 
का अपवाद मस्जेरन्त्यात्पूर्वो मिदनुवङ्गसेयोगादिलोपार्थम्‌ यह वार्तिक्र है । उससे 
सस्ज्‌ के जकार से पूर्व नुम्‌ होगा सकार के अकार से परे नहीं होगा तो सकार 
के संयोगादि हो जाने से स्को.० सूत्र से सकार का लोप सिद्ध हो जायया । उस 
वातिक का अर्थ हे--सस्ज धातु के अन्तिम अक्षर जकार से पहले मित्‌ अर्थात्‌ 
चुम्‌ का आगम होता है अचुषद्ठलोप ( नुम्‌ के नकार का लोप ) और संयोगादि 
लोप की सिद्धि के लिये । अनुवङ्ग यह जुम्‌ के नकार की पूवाचार्यक्गत संज्ञा हे। 
अनुषङ्ग का उदाहरण मान. मम्नवान्‌ है । (मस्जू-क, क्तवछु) यहां मस्ज्‌ धातु से 
क्त, क्तवतु परे रहते मस्जिनशोअलि से प्राप्त चुसागम मस्जेरन्त्यात्‌ पूवे-० इस वचन 
से सस्ज्‌ के जकार से पू हो जायया तो नकार के उपधा भं आ जाने से अनिदितां 


२०८ व्यक्रणमद्दाभाँप्य 


अथवा अविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते दयोरपि वहनामपि । 
तत्र द्वयोर्या संयोगसंज्ञा तदाश्रयो लोपो भविष्यति । यदप्युच्ते इह 
निग्लेयात्‌ निग्लायात्‌ निम्लेयात्‌ निर्म्लांयात्‌ “वान्यस्य संयोगादेः? इत्येत्वं 
न प्राप्रोति। अङ्गेन संयोगादि विशेषयिष्यामः । अङ्गस्य संयोगादेरिति! 
एवं ताचत्लर्घमाङ्गं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते इह च गोमान्‌ करोति 
यवमान्‌ करोतीति संयोगान्तस्य ळोप' इति लोपो न प्राम्रोतीति, पदेन 
संयोगान्तं बिशेपयिष्यामः । पदस्य संयोगान्तस्येति । यदप्युच्यते इह 
च निग्लॉनो निर््छान इति 'सयोगादेरातो घातोः” इति निष्ठानत्वं न 
गाशा धातुना संयोगादिं विशेषयिष्यामः । धातोः संयोगादेः 

| 


हल उपधाया क्डिति सूत्र से नकार का लोप सिद्ध हो जायगा और साथही 
सकार के संयोगादि हो जाने से स्क्रो ० सूत्र से सकार का लोग भी सिद्ध हो 
जायगा । 

अथवा अव्यवहित हळू समुदाय की उपस्थिति मे सामान्यरूप से दोनों 
की संयोगसंज्ञा मानो जायगी--बहुतों की भी ओर दो दो की भी। जहां केवळ दो 
दी होगे वहां तो दो की होगी । किन्तु समुदाय में दोनों पक्ष माने जायेंगे तो 
मड्क्ता मडक्तुम्‌ में सस्ज के मकार के अकार से परे नुम्‌ करने पर भी नसज 
इस समुदाय में सन भी संयोग है, उसके आदिभूत सकार का स्क्रो० सूत्र से 
लोप हो जायगा। जो निर्लेयातू आदि मे दोष कहा था बढ़ भी दोदो की 
सयोगसंज्ञा मानने पर न होगा । यद्यपि निग्लैयात्‌ इत्यादि मे रग छू आदि तीन 
इले का समुदाय हे इस लिय जहां गल आदि टोंनों की संयोगसंज्ञा होने से 
दृष्टसिद्ध होगा वहाँ रेफादिसद्वित समुदाय की भी संयोगसंज्ञा होने से दोष प्राप्त 
होता है तयापि उसका समाधान यद है कि वान्यस्य सयोगादे, आदि में संयोगादि 
को अङ्ग से विशिष्ट बनायेगे अर्थात्‌ अङ्ग जो संयोगादि उसको एत्र विकल्प होता 
हे ऐसा मथ करेंगे। निर्‌ का रेक अङ्ग में शामिल नहीं है वह समुदाय से छूट 
जायगा। इस प्रकार संस्वरिपी८ आदि सब अद्वाधिकारीय प्रयोगों में दोष का 
परिहार हो गया। गोमान्‌ करोति यहां भी नतक समुदाय की संयोग संज्ञा होने 
पर संयोगान्त को पद से विशिष्ट वनायेंगे अथीत्‌ पढ जो सैयोगान्त उसका लोप 
होता है ऐसा नै करेगे तो करोति का ककार स्वयं समुदाय से छूट जायगा । निग्लोन, 
में भी रगछ समुदाय की संयोगसंज्ञा में मंयोगाडेरातो धातो. सूत्र के संयोगादि 
शब्द को धातु स विशिष्ट बनायेंगे अर्थात्‌ धातु जो संयोगादि उस से परे निष्टा- 
नत्व होता है ऐसा अर्थ करेंगे ता निर्‌ का रेफ स्वय समुदाय से छूट जायया । 





चतुर्थ आहिके २०९ 


स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ । 


स्वरैरव्यचहिता हलः संयोगसंन्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌ । व्यवहितानां मा सूत्‌। पचति पनसस्‌॥ 

ननु चानन्तरा इत्युच्यते तेन व्यवहितानां न भविष्यति ॥ 

दष्टमानन्तय व्यवहितेपि । व्यवहितेप्यनन्तरशाब्दो रयते । तद्यथा 
अनन्तराविमो ग्रामावित्युच्यते तयोश्चैवान्तरा नद्यश्च पर्वताश्च 
भवन्तीति ॥ 

यदि तहि अनन्तरशाब्दो व्यवहितेपि भवति आनन्तर्यवचन- 
मिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 

आनन्तर्यचचनं किमर्थमिति चेदेकप्रतिषेधाथम । एकस्य हलः 
संयोगसंज्ञा मा भूदिति ॥ 

कि च स्यादू यद्येकस्य हळः संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ? 

इयेप उवोष । इजादेश्च गुरुमतोनृच्छ इत्याम्‌ प्रसज्येत ॥ 


स्वर अर्थांत अच उन से अनन्तर्हित अव्यवहित हलो की संयोगसंज्ञा होती है ऐसा 
कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? पचति पनसम्‌ यहां पनसस्‌ से सकार मकार के बीच 
मे अकार का व्यवधान है । उसके व्यवधान में सकार मकार की संयोगसंज्ञा न हो । 
अन्यथा स्कोः संयोगाद्योरन्ते च सूत्र से संयोगादि सकार का लोप ग्राप्त होता है । 








यदि कहो कि सूत्र में अनन्तरा यह कहा हुआ है उस से अच के व्यवधान 
में संयोगसंज्ञा होगी तो इसका उत्तर है-- 

व्यवधान से सी अनन्तर ऋब्द का प्रयोग दीखता है । जैसे-अनन्तरी इमी 
प्रामी । यद्द दोनों गांव एक दूसरे के अनन्तर हैं ऐसा कहते हैँ लेकिन उन के मध्य 
में नदियां और पहाड़ होते है । 

यदि कहो कि व्यवधान से भी अनन्तर शब्द का प्रयोग द्वोने पर सूत्र मे 
अनन्तरा, यह किस ल्यि कहा गया हे तो उत्तर है-- 

एक हल की संयोगसंज्ञा रोकने के लिये सूत्र म अनन्तराः कहा गया हे । 

क्या हो जायगा यदि एक हल की भी संयोगसंज्ञा हो जाये? 

यही होगा कि इयेप उवोप (इपर डब्‌-लिट तिप्‌ णल्‌ ) यहाँ इष्‌ उप घातुला 
के हळू पकार की सयोगसङ्ञगा होने पर संयोगे गुरु से ह, उ की गुद्सन्ना ट्रोगी सो 


२१७ ब्याकरणमहाभाष्यं 


नवाऽतजातीयव्यवायात्‌ | 


नवा एप दोपः। कि कारणम्‌ । अतज्ञातीयस्य व्यवायात्‌ । 
अतज्जातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति। कथं पुनज्ञायते अतज्जातीयकं 
हि लोके व्यवधायकं भवतीति । एवं हि कंचित्‌ कश्चित्‌ एच्छति- 
अनन्तरे एते ब्राह्मणकुले इति। ख आह नानन्तरे । दृषलकुलमनयो 
रन्तरेति ॥ 


किं पुनः कारणं कचिदतज्ातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति 
कचिन्नति ? ॥ 
«~, द्यतज्ञातीयकं . ~ 
सरवत्रेव ह व्यवधायकं भवति ॥ 
कथमनन्तराचिमी घ्रामाविति? ॥ 


ग्रामशाच्दोऽयं वह्वर्थः । अस्त्येच शालासमुदाय वतते! तद्यथा- 
ग्रामो दग्ध इति । अस्ति वाउपरिक्षेपे वर्तते । तद्यथा ग्रामं प्रविष्ट 
इति | अस्ति मनुष्येषु वतेते। तद्यथा ग्रासो गतो ग्राम आगत इाते। 





धातु गुरुमान्‌ हो जायेगे । इजादि हैं ही । तब इजादेश्च गुरमतोऽतन्छ. सूत्र से लिट 
परे रहते आम्‌ विकरण प्राप्त होगा । 


यह कोई दोप नहीं दै । क्योकि अपने से भिन्न जाति वाळे का ही व्यवधान 
माना जाना हे । अपने समानज्ञातीय का नहीं । कैसे जाना ? लोक मे यही दीखता हँ 
कि भिन्न जातिवाला ही व्यवधायक होता हे । कोडे किसी से यू पूछता दय दाना 
त्राह्मणकुळ अनन्तर हैं ? अव्यवहित हँ ? बह उत्तर देता है नहीं । अनन्तर नहीं हे। 
हन के मध्य में अठकुल का व्यवधान हैं। 

क्या कारण है लोक में कहीं तो भिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता ह 
कहीँ नहीं माना जाता ? 

सभी जगह लोक में भिन्रजातीय का व्यवधान माना जाता है । 


फिर अनन्तराविमौ ग्रामौ, यह प्रयोग केसे होता है ? 


ग्राम गाब्द के वहत से अर्थ हैं एक तो बहुत घरों का समूह आस कराता 
इ । जैसे ग्राम जल गया । यहाँ वरसमृह के लिये ग्राम शाब्द प्रयुक्त हुआ दँ । एक 
काँडा वारा निङ्गष्ट मारी या वाढा भी ग्राम कहाता हैं! जसे आम में घुल गया ! 
याँ कण्टकाकीणी माग तराइ या उमधान के लिय्रे ग्राम का प्रयोग ह 1 एक 


चतुर्थ आह्विक २११ 


अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते। तद्यथा ग्रामो लब्ध 
इति । तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तमभिसमी- 
क््यैतत्‌ प्रयुज्यते अनन्तराविमी ग्रामाचिति। सर्वत्रैव ह्येतज्ञातीयकं 
व्यवधायकं भवति ॥ 


मुखनासिकावचनो ऽबुनासिक्रः ॥ १।१।८॥ 
किमिद सुखनासिकावचनम्‌ ? ॥ 
सुखं च नासिका च सझुखनासिकम्‌ । सुखनासिकं वचनमस्य 
सोऽयं सुखनासिकावचनः ॥ 
यद्येवं सुखनासिकवचन इति प्राप्नोति । 





सनुण्यवाचक ग्राम शब्द है । जैसे आम गया आम आ गया । यहां मनुष्यों के लियि 
ग्राम शब्द का प्रयोग है । एक अरण्यसहित सीमासहित और पहाडी टीले आदि 
भूमि सहित ग्राम कहलाता हे । जैसे गांव की सीमा आने पर कह देते हैं--ग्राम भा 
गया । इन उक्त अर्था मे जो अरण्य सीमा पर्वत आदि सहित अथै वाला ग्राम शब्द 
है उस का विचार करके अन्तराविमौ ग्रामौ (ये दो गांव व्यवधान रहित है ) 
यह प्रयोग होता हे । उस अर्थ मे नदी पर्वत आदि से माम भिन्नजातीय नहीं रहता 
हे इसलिये सर्वत्र भिन्न जातीय का ही व्यवधान होता है या भिन्नजाति वाला ही 
व्यवधान करने वाला होता है यह समझना चाहिये । हलोनम्तरा' सूत्र में हळू से 
भिन्न जाति वाले स्वर (अच) ही हैं अत" उन के व्यवधान का निषेध संय्रोगसज्ञा 
में समझा जायगा तो स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ इस वचन की कोई आवश्यकता नही है । 

यहाँ भाष्यकार ने जो ग्राम शब्द के कई अर्थ कहे हैं वे आधुनिक कोपों 
अन्वेषणीय हैं । कुछ लोग अर्थसेद होने पर भी शब्द सें भद नही मानते | उन 
मत मे एक ही शब्द अनेकार्थवोधक शक्ति रखता है इस लिये एक ही ग्राम शब्द 
भिन्न २ अथौँ का बोधक है किन्तु कुछ लोग अर्थ के भेद होने से शब्द मे भी भट 
मानते हे । उन के सत मे शालाससुदाय आदि भिन्न २ अर्था के बाचक ग्रास शब्द 
भी भिन्न २ हैं । यहाँ भाव्यकार ने अथैभेढ से शब्दभेद मानते हुए भिन्न > ग्राम 
शब्द स्वीकार किये हैं ॥ 

सूत्र में यह मुखनासिकावचन" क्या है ? 

सुख भोर नासिका इन दोनो का समाहार इन्द्र मुखनासिक हे! 
सुखनासिक जिस का वचन हैं, उच्चारणसाधन हें वह मुखनासिकात्रचन हे । 
तव तो मुखनासिक्वचन ऐसा होना चाहिये । 


से 
के 


® 


२१२ व्याकरणमहाभाष्य 


निपातनाद्‌ दीर्घत्वं भविष्यति । अथवा सुखनासिकमावचनमस्य 
सोऽयं सुखनासिकावचनः । अथ किमिदमाव चनमिति । ईपद्वचनमाचचन- 
म्‌। किंचिन्सुखवचनं किंचि्चासिकावचनम्‌ । सुखडितीया वा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं मृखनासिकावचनः । सुखोपसंहिता वा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचन. ॥ 


अथ मुखग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


नासिकावचनोनुनासिकः इतीयत्युच्यमाने यमानुस्वाराणामेव 
प्रापोति । सुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोपो भवति ॥ 


अथ नासिकात्रहर्ण किमर्थम्‌ ? ॥ 


इस सूत्र में निपातन से दीधे होकर सुखनासिकावचन हो जायगा | या इस 
मे आवचन शब्द समझेगे । आवचन का क्या अर्थ होगा ? ईषत्‌ (थोड़ा) अर्थ में आइ 
शब्द मानकर थोड़ा वचन उच्चारण साधन ऐसा अर्थ होगा। जिस में कुछ मुख से बोला 
जाय कुछ नासिका से, उसे मुखनासिकावचन, ऐसा कहेंगे । या मुखद्वितीया नासिका 
अथवा मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका । इस प्रकार मध्यमपदलोपी तत्पुरुष 
समास करके उसका वचन गव्द के साथ बहुत्रीहि समास करेगे। उस अवस्था 
में समाहारदन्द्व न होने से नासिका को हस्त न होगा तो इष्ट रूप वन जायगा । 
मुखग्रहण किस लिये किया है ? 
सुखग्रहण के अभाव में केवल नासिक्रावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर 
यम और अनुस्वार की ही अनुनासिकसंज्ञा ग्राप्त दोगी। के खँ शुँ धुँ ये ४ यम 
हैं । पलिकूक्नी, चखुल्नतु , जगृग्मि , जधृध्नु यहाँ वर्गों के पञ्चम अक्षर परे रहते 
जो क,ख, ग, घ हैं उनके पूर्ववर्ती क, ख, ग, घ थम कहाते हें, और 2 यह 
अनुस्वार का चिह्न है । अनुस्वारयमाना च नासिका स्थानमिष्यते इस पाणिनि शिक्षा 
के वचनानुसार अनुस्वार और यमों का नासिका स्थान हे । ये केवळ नायिका 
से बोले जाते हैं । इनकी अनुनासिकर्सज्ञा होने से आडोनुनासिकटछन्टसि इत्यादि 
अनुनासिकविधान स्थलों में ये ही आदेश ग्राप्त होगे जो कि अनि हैं । विड्वनो- 
रनुनासिकस्यात, इत्यादि अनुनासिक के अनुवादस्थलों मे इनका अभाव होने से 
उन सूत्रों के अर्थ की अप्रतिपत्ति होगी। इसलिये नासिका के साथ सुखम्रहण 
भी करना चाहिये । मुखग्रहण करने पर जो सुस और नासिका दोनों से बोळे जाते 
हैं ड, ज, ण, न, म इत्यादि, उनकी अनुनासिकसेळा दो जायगी तो कोई दोय न होगा । 


नासिका ग्रहण किस लिये किया ह? 


चतुर्थ आह्विक २१३ 


मुखवचनोनुनासिक इतीयत्युच्यमाने कवटतपालामेव प्राप्तोति। 
नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ 


मुखग्रहण शक्यमकठुम्‌। केनेदानीमुभयवचनानां सिद्धं भविष्यति । 
प्रासादवालिन्यायेन । तद्यथा केचित््रासादवासिनः । केचिद्‌ भूमिवासिन. । 
केचिठुभयवासिनः। तत्र ये प्राखादवासिनो, गृह्यन्ते ते पासादवासिग्रहणेन। 
ये भूमिचासिनो, ग्रह्मन्ते ते भूमिवासिग्रहणेन । ये तूभयचासिनो, 
गह्यन्ते . ते प्रासादवासिग्रहणेन भूमिवासिश्रहणेन च । एवमिहापि 
केचिन्मुखवचनाः । केचिन्नासिकाबचनाः । केचिदुभयवचनाः । तत्र ये 
सुखवचना, ग्रह्मन्ते ते मखग्रहणन । ये नासिकावचना, गृह्यन्ते ते 
नासिकाग्रहणेन । ये उभयवचना, शुह्न्ते ते मुखग्रहणेन नासिका- 
ग्रहणेन च ॥ 


नासिकाग्रहण के अभाव में मुखवचनोवुनासिक' इतना सूत्र होने पर जो 
केवळ सुख से बोले जाते हे क च ट त प आदि, उनकी अनुनासिकसन्ञा प्राप्त होगी । 
उस अवस्था से पक्षम्‌ (पच्‌-क्त) यहां पच्‌ धातु के चकार को अनुनासिक मान 
कर उससे कित क्त प्रत्यय परे रहते अनुदातोपदेशवनति० सूत्र से चकार का 
लोप प्राक्त होगा । ओदनं पचतीति ओदनपकू यहां क्विवन्त पच्च धातु के चकार को 
अनुनासिक मान कर किप्‌ परे रहते अनुनासिकस्य क्रिझळोः क्डिति सूत्र से उपधा- 
दीर्घ प्राक्त होगा । इसलिये झुखग्रहण के साथ नासिका ग्रहण भी करना चाहिय । 
नासिकाग्रहण करने पर कोई ठोष न होगा । उस से सुख और नासिका दोनो से बोले 
जानि वाले वर्ण की ही अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 


सूत्र म मुख ग्रहण ता हटा ही देना चाहिये । यदि कहा मुखग्रहण के अभाव 
स मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वणी की कैसे अजुनासिकरसंज्ञा होगी 
तो इसका उत्तर है -प्रासादवासिन्याय से । जैसे कुछ लोग प्रासाद (सहल) से 
रहनेवाले हों । कुछ भूमि पर रहने वारे हो । कुळ प्रासाद और भूमि दोना पर रहने 
वाले हों । उन मे जो केवळ प्रासाद मे रहने वाले हैं वे प्रासादवासी कहलायेंगे। जो 
केवळ भूमि पर रहने वाले हैं वे भूमिवासी कहळायेगे । जो प्रासाद ओर भूमि दोनो 
पर रहने वाले हैं वे प्रासादवासी ओर भृमिवासी दोनों कहलायेगे। इसी प्रकार यहा 
भी कुठ वर्ण मुख से बोले जाते हे वे सुखबचन कहलायेगे । कुछ नासिका से बोले 
जाते हें चे नासिकावचन कइलायेगो । कुठ मुख जोर नालिका दोनो से बोले जाने हैं 
वे सुखवचन और नासिक्रावचन दोनों ही कहलायेगे । 


२१४ व्याकरणमहाभाष्य 


भवेदुभयवचनानां सिद्धम्‌। यमानुरूवाराणामपि पराप्नोति । 
नैच दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 


इतरेतराश्रयं तु भवति । का इतरेतराश्चयता ? सतोनुनासिकस्य 
संज्ञया भवितव्यम्‌ । संज्ञया चालुनासिको भाव्यते । तदितरेतराश्रयं 
सवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकरपन्ते ॥ 


अडुनासिकसंज्ञायामितरेतराश्रये उक्तम्‌ । 


किमुक्तम्‌ । सिद्धं तु नित्यशाव्दत्वादिति’ । नित्याः शब्दाः । 
नित्येषु च शाब्देयु सतोनुनासिकस्य संज्ञा क्रियते । न संश्चया 
अडुनासिको भाव्यते ॥ 


यह ठीक है कि जो वर्ण मुख और नासिका दोनो से बोळे जाते हैँ वे 
उुखवचन या नासिकावचन दोनों कहे जा सकते हैं जैसे डा ज ण न म आदि। 
केवळ नासिकावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर भी उन की अजुनासिकर्सज्ञा 
सिद्ध हो जायगी, लेकिन जो केवळ नासिका से ही बोले जाते हैं जैसे यम और 
भनुस्वार, वे भी तो नासिक्रावचनः० इतने सूत्र से अनुनासिक प्राप्त होगे जो कि 
अनिष्ट हैं । 

यम और अनुस्वारों की अनुनासिकसंज्ञा होने पर न तो कोई दोष है और 
न प्रयोजन हे । क्योंकि अनुनासिक के अनुवादस्थलों में तो उन का सर्वथा अभाव 
ही है | रहे विधिस्थळ, उन मे भी रथानेन्तरतमः इस अन्तरतम परिभाषा से 
सुखतचन के स्थान में मुखनासिका दोनों से बोले जाने वाळा वर्ण ही आदेश होगा, 
न केवळ नासिका से बोला जाने चाला ॥* 





अनुनासिकसंज्ञा मे इतरेताश्रयदोष तो आता है ? केसा इतरेतराश्रयदोष ? 
यही कि अनुनासिक वर्ण के पहले से विद्यमान होने पर तो अनुनासिकसंज्ञा होगी । 
और अनुनासिकसंज्ञा द्वारा अनुनासिक वर्ण का विधान होगा यह इतरेतराश्रय दोष 
हे । इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय का अर्थ है--शुक दूसरे के सहारे से होना। यह 
दो तो वह हो और वह हो तो यहद हो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित होने बाले 
कार्य नदी हो सकते । 

अनुनासिकर्सज्ञा में ग्राप्त इतरेतराश्रय दोप के विषय मे पहले व्रद्धिरादेच 
सूत्र म समाधान कह चुके हे कि शब्द नित्य है। नित्य शब्दों में पहले से ही 
अनादि काल से अनुनासिक वर्ण विद्यमान हे। उस को विद्यमान मान कर अनुनासिक 


Ss nn 


१, इस प्रकार मुखग्रहण का खण्डन कर दिया गया हैं । 





चतुर्थ भाद्विक २१७ 
यदि तर्हि नित्याः शब्दाः किमर्थे शास्त्रम्‌ ? ॥ 
किमर्थं शास्त्रमिति चेन्निवतेकत्वात्‌ सिद्वम्‌ 


निवर्तकं हि शास्त्रम्‌। कथम्‌। आङरस्मायचिशोषेणोपदिष्टो ऽन नु- 
नासिकस्तस्य सर्वचानडुनालिकवुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन निषत्तिः 
क्रियते । छन्दस्यचि परत आङोऽनडनासिकस्य प्रसङ्गेलुनासिकः 
साधुर्भवतीति ॥ 


तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ॥१।१।९॥ 


तुळया संमितं तुल्यम्‌। आस्यं च प्रयत्नरच आस्यप्रयत्नम्‌ । 


संज्ञा हो जायगी । अनुनासिकसंज्ञाद्वारा नया अनुनासिक वर्ण नहीं विधान 
किया जाता । 

यदि शब्द नित्य हैं, पूवे से ही अवस्थित हें 
अनुनासिकविधान शाख किस लिये हे? 


क 


तो अनुनासिकसंज्ञा द्वारा 


नित्य शब्दों मे अनुनासिक विधान शाख अभी विषय में अनुनासिक फे 
अभाव को निवृत्त करने के लिये हे । जेसे--आडोनुनासिकरछन्टसि यह अनुनासिक 
विधान शास्त्र आङ अब्ठ को अनुनासिक विधान करता है। उस विधान स्त्र 
से पूर्वे आड आब्द इस अध्येता के लिये सामान्य रूप से अनुनासिकरहित 
उपदिए है। उस आइ को वह अध्येता सबेत्र अनुनासिकरहित ही समझता 
किन्तु अनुनासिक-विधान शास्त्र उसकी इस बुद्धि को अभीष्ट विषय मे निवृत्त 
कर देता है जिससे वह समझ जाता है कि छन्द में अच परे रहत आइ को 
अनुनासिक प्रयुक्त करना साधु है । वहां अनुनासिकरहित प्रयोग अझुद्ध है । 
असाधु दै । इस प्रकार नित्य शब्द रहते हुए भी गास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है । 

तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ इस समस्त गन्द के अन्तर्वर्ती पदो का विद्यइपूर्वक अर्थ 
दिखाते हॅ--तुलय़ा संमिर्त तुन्यम्‌ । जो तुळा अर्थान्‌ तराजू से ठीक तुला हुआ है 
वह तुल्य होता हे । यहाँ तुला ऋब्द केवल तुल्य की व्युत्पत्ति द्वारा साधुत्व 
प्रदर्शन के लिये उपयुक्त हुआ हैं । वेसे तुल्यशब्द प्रवीण कुशल आदि की तरह 
सदृश क्षय से रूढ हे । इसमें अवयवार्थ कुछ नही । स्वभावत. सदश अ म तुल्य 
शब्द की प्रवृत्ति होने से वही उसका प्रवृत्तिनिमित्त है। आस्य और प्रयत्न का 


२१६ व्याकरणमहाभाष्य 
तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्न॑ च सवर्णसंज्ञं भवति । 

कि पुनरास्यम्‌ ? 

लोकिकमास्यम्‌। ओष्ठात्‌ प्रश्नति प्राक्‌ काकलकात्‌ । 

कथे पुनरास्यम्‌ ? 

अस्यन्त्यनेन वर्णानिति आस्यस्‌ । अन्नमेतदास्यन्दते इति वा 
आस्यम्‌ । 

अथ कः प्रयत्नः ? 

प्रयतन प्रयत्नः । प्रपूवांदू यततेर्भावसाधनो नङ्‌ प्रत्ययः । 

यदि लोकिकमास्यं, किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌ । सर्वेपां हि तत्‌ 
तुल्यम्‌ ॥ 
समाहारहन्द्र होकर आस्यप्रयत्नम्‌ बनता हे । फिर उसका तुल्य शब्द से बहुन्रीहि- 


समास करके सूत्र का अश्र होगा--आस्य ओर प्रयत्न जिसके तुल्य हैं उसकी सवर्ण- 
संज्ञा होती हे । 





आस्य किसे कहते हैं ? 

लोकप्रसिद्ध मुख को आस्य कहते हैं। जो ओप्ठ से लेकर काकलक 
( टडुआ नामक ग्रीवा म उभरा हुआ प्रदेश ) से पूवे तक शरीर का अवयव है । 

मुख को आस्य क्यों कहते हे ? 

रि ¢ ~ केकते Da > 

क्योंकि इस मुख से वर्णो को फेकते हैं, उच्चारण करते हैं, वाइर निकालते हैं 
इसलिये मुख को आस्य कहते हैं। या खाया जाता हुआ अन्न इस मुख को 
गीरा करता हे इसलिये भी सुख का आस्य कहते हें । असु क्षपणे या आइपूर्वक 
स्यन्द इन घातुओ से आस्य शब्द सिद्ध होता है 

प्रयत्न किसे कहते हैं ? 

त्रण के उच्चारण म जो जिह्याके अग्र उपाग्र आदि भागो से स्प या 
हरकत होती हे उसे प्रयत्न कहते हे । प्रपूर्ठक यत. धातु से भाव मे यजयाचग्रत- 
विच््ट्रन्छ्रक्षो नद्‌ सुच से नइ प्रत्यय होकर प्रयत्न शब्द सिद्ध होता है । 

यदि लोकप्रसिद्ध सनव ही आस्य हें तो सूत्र म आस्य्रग्रहण करन का 
क्या प्रयोजन हे ? क्योकि मुख तो सभी वर्णौ के उच्चारण से तुल्य हैं। सुस 
के व्यापार के विना किसी वर्ण का उच्चारण संभव नही । 


चतुर्थ आह्निक २१७ 
वक्ष्यत्येतत्‌ ~ प्रयत्लविशेषणमसास्योपादातमिति । 
सवणेसज्ञायां भिन्नदेशेष्त्रतिप्रसङ्गः प्रयत्नसामान्यात्‌ | 
सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशष्वतिप्रसङ्गो भवति । जवगडदशाम्‌ | 
कि कारणस्‌। घ्रयत्नसामान्यात्‌ । एतेपां हि समान, प्रयत्नः ॥ 
सिद्धं त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्न सवर्णम 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ : आस्ये येपां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते 
सवर्णसंज्ञा भवन्तीति चक्तव्यम्‌ ॥ 
एवमपि किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌ । सर्वेपां हि तत्‌ तुल्यम्‌ ॥ 


प्रयत्न विशेषणमार्योपादानम्‌। सन्ति ह्यास्याद्‌ वाह्याः प्रयत्नाः। 
ते हापिता भवन्ति। तेपु सत्स्तरसत्स्यपि सवर्णसंज्ञा सिद्धा भवति । 





यह बात अभी आगे कहेंगे कि प्रयत्न का विशेषण बनाने के लिए सूत्र मे 
आस्य ग्रहण किया है । 

सवर्णसंज्ञा करने भे जिन वर्णो का स्थान भिन्न हे, किन्तु प्रयत्न तुल्य है 
उन की सवर्णसंज्ञा प्राप्त होती है। जेसेज ब ग ड द इन चणो का स्एष्ट्सञ्चक 
प्रयत्न तो तुल्य है किन्तु स्थान सत्र का भिन्न भिन्न हे। ज का तालु। ब का ओळ। 
गकाकण्ठ।डका मूधो भर द का दन्त । अभी तक तुत्यास्य प्रयत्न सवर्णम्‌ 
इस सूत्र का यही अर्थ हे कि जिनका सुख ओर प्रयत्न तुल्य हो वे सदर्णसंज्ञक 
होते हे । इन सब का सुख ओर प्रयत्न तुल्य है केवल स्थान भिन्न हैं। इस लिये 
सुख और प्रयत्न के तुल्य होने से इन की आपस मे सवर्णसंज्ञा प्राप्त होती है । 

अच्छा तो आस्ये येपा हुल्य्रो देशः प्रयत्नश्च ते सवणसँना भवन्ति ऐसा सूत्र 
चना देंगे तब जव ग ड ढ को सब्रणसंज्ञा न होगी। उस सुत्र का अर्थ होया 
सुख मे जिन चणो का स्थान ओर प्रयत्न तुख्य हैं उन की सवर्णसंज्ञा होती हे। जव 
ग ड द का स्थान तुल्य न होने से सवणसंज्ञा न होगी । 


इस नये सत्र म भी आस्य ग्रहण का क्या प्रयोजन है क्याकि स्थान कोर 
प्रयत्न तो मुख में ही होते है । वह सव का तुल्य है । 


आस्ये येपां तुत्यो देशः० हस नये सत्र में आस्यग्रहण प्रचत्न का विभपण 
बनाने के लिये किया गया हे । आस्य अथात मुख. उसमे जो स्पर ईपत-स्पृष्ट सादि 
प्रयत्न होते हैँ उन की तुल्यता होने पर सबर्णसञ्चा हो । मुण से वाटर जो त्रिवार 


an 


२१८ व्याकरणमहाभाष्य 


के पुनस्ते? विवारसँवारौ, श्वासनादौ, घोषवदघोषता, अप्पप्राणता, 
महाप्राणतेति । तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीया बिवृतकण्ठाः श्वासालुप्रदाना 
अघोषाश्च । पके5ल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः । तृतीयचतुर्थाः संत्रतकण्ठा 
नादानुप्रदाना घोपवन्त । एके$ल्पप्राणाः । अपरे महाप्राणाः । यथा 
तृतीयास्तथा पञ्चमाः । आजुनासिक्यवर्जम्‌। आजुनासिक्यमेषामधिको 
शुणः ॥ 

एवमप्यवणस्य सवर्णसंज्ञा न प्राप्तोति । वाहां ह्यास्यात्‌ 
स्थानमवर्णस्य ॥ 

सर्वसुखर्थानमवर्णमेक इच्छन्ति ॥ 


एवमपि व्यपदेशो न प्रकल्पते-आस्ये येषां तुल्यो देश इति ॥ 





संवार आदि प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता सवर्णसंज्ञा मे आवश्यक नहीं । सवणे- 
संज्ञा मे वाह्य प्रयत्न छोड़ दिये जायेगे । उन की तुल्यता होने न होने पर भी 
सवणीसंज्ञा हो जायगी । चे बाह्य प्रयत्न कौन से हैं ? विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण ये बाह्य प्रयत्न हैं। उन में कवर्ग आदि 
पांच वर्गा के पहले दूसरे क ख च छ आदि वणे विवार श्वास अघोष हैं । उन मे 
भी पहले क च ट तत प थे वर्ण अल्पत्राण हैं। दूसरे खछ ठ फ ये वर्ण महाप्राण 
हें । तीसरे चौथे ग घज झ आदि वणे संवार नाद घोष हें । उन मे भो तीसरे 
गज ड ढ व अल्पप्नाण है और चोथे घझ ढ भ सहाग्राण हें । पांचवें ङ न 
ण न म वणे तोसरे अणो के समान हें केवळ अनुनासिक धर्म को छोड़ कर। 
अनुनासिक धर्म इन पांचवे वणो का अधिक हे । अर्थात्‌ पांचवे वर्ण संवार नाद 
घोष अल्पप्राण तथा अनुनासिक हैं । 

ऐसा होने पर भी अवणे की सवर्णसंज्ञा नही प्राप्त होती । क्योकि कुछ 
आचाय के मत मे अवण का स्थान काकलक से नीचे ग्रीवा के जोड़ के आसपास है । 
चह आस्य से वाहर हे । आस्य में नहीं आता । 

अवण की सवर्णसज्ञा हो जायगी । क्योंकि कुछ आचाय अवण का स्थान 
सारा सुख में ही मानते हैं। उनके मत मे आस्य के अन्दर ही अवर्ण भा 
जायया । 

अवण का स्थान सारा मुख मानने पर मुख ही अवर्ण का स्वान हो 
गया । मुख मे स्थान न रहा। उस अवस्था मे सुख मे जिनका स्थान तुल्य है यह 
च्यपदेश ( कथन ) नहीं बनेगा । 


चतुर्थ आह्विक २१९ 


व्यपदे शिवद्धाचेन व्यपदेशो भविष्यति ॥ 


सिध्यति । सूत्रं तर्हिं भिद्यते । यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तं 
सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशष्वतिप्रसङ्गः प्रयत्नखामान्यात्‌ इति। नेप दोपः! 
नहि लोकिकमास्यम्‌ । किं तर्हि । तद्धितान्तमास्यम्‌ । आस्ये भवम्‌ 
आस्यम्‌ । शरीराचयवाद्यत्‌' । कि पुनरास्ये भवम्‌ । स्थानं करणं च ॥ 


एवमपि प्रय ,ऽविशेषितो भवति ॥ 
प्रयत्नच विशषितः । कथम्‌ । नहि प्रयतनं प्रयत्नः। कि तर्हि । 


व्यपदेशिवद्भाव से सुखरूप स्थान को भी मुख मे स्थान मान छिया जायगा 
अमुल्य सें मुल्य के समान व्यवहार को व्यपेदेशिवद्भाव कहते हैं। जैसे राहो. शिर 
राहु का सिर, यहां सिररूप राहु होने पर भी राहु का सिर ऐसा कहा जाता है 
उसी प्रकार यहाँ भी सुखरूप स्थान को ही उपचार से मुख म स्थान मान लेग 
तो कोई दोष न होगा । 


इस प्रकार आस्ये येषा तुत्यो देश प्रयत्नच ते सवर्णसंज्ञा भवन्ति इस 
नूतन सूत्र से इष्ट सवर्णसंज्ञा सिद्ध तो हो जायगी किन्तु तुल्यास्थ प्रयत्नं सवर्णम्‌ 
इस पाणिनि सूत्र का भङ्ग हो जायगा । इस लिये नया सत्र न वना कर जैसा पाणिनि 
का सूत्र है वैसा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ यह सूत्र ही रहने दो । यह जो जब ग- 
डद आदिमे सवर्णसंहा प्राप्ति का ढोप कहा था वह कोई दोघ नही । क्योकि 
हस लोक प्रसिद्ध मुख को आस्य नही मानेगे किन्तु आस्ये भवम्‌ आस्यम्‌ इस 
प्रकार आस्य शब्द खे तत्र भव अर्थ मे शरीरावयवायत सुत्र से तदित यत 
प्रत्यय करके आस्य शब्द बनायेंगे। उसका अर्थ होगा आस्य मे अर्थात मुख में 
होने वाळा । क्या? स्थान और प्रयत्न । जिन वणो के स्थान और प्रयत्न तुल्य 
होंगे वे सवर्णसज्ञक हो जायेगे तो ज वग ड दकी स्थान के तुल्य न होने से 
सचर्णसंज्ञा होगी । 

तद्धित प्रत्ययान्त आस्य मानने पर भी प्रयत्न अविशेषित रहता है 
अर्थात्‌ ग्रयत्न का विशेषण आस्य न रहा । तुल्यास्य प्रयत्वम्‌ यह द्रन्गर्भ बहुत्रीहि 


ऐसा मान कर यह आश्नेप हे, उस अवस्था म मुख से बाहर होने वाळे 
प्रयत्न भी सवर्णसंज्ञा में आत्रञ्यक हो जायेंगे । 


प्रयत्न को भी विशेषित अर्थात्‌ विशेषणयुक्त कर देगे । केसे ? केवल 
प्रयत्नमात्र को प्रयत्न नही मानेंगे अपितु यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न सानग | 


२२० व्याकरणमहा भाष्य 


प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न: । 


यदि प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः पवमप्यचर्णस्य एडोरच सवर्ण- 
संज्ञा प्राप्नोति । 


प्रश्छिष्ावर्णावेती । 

अवर्णस्य तर्ह्मेचोरच सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । 
विवृततरावर्णावेती । 

एतयोरेव तर्हि मिथः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । 
नेतो त॒ल्यस्थानो । 


उदात्तादीनां तर्हिं सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति । 





यत्न का प्रारम्भ स्पृष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्नो से होता है इस लिये उन की तुल्यता 
में ही सवर्णसज्ञा होगी । उस से बाह्यो की आवश्यकता नहीँ । 


यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न मानने पर अवण और एङ (एओ) की भी 
सवर्णसंज्ञा प्राप्त होगी । क्योकि ए आ मे अवण के मिश्रित होने से उन के उच्चारण म 
यत्न का प्रारम्भ अवण से है । 
ए ओ मे यद्रपि अवर्ण मिश्रित हे परन्तु वह प्रश्हिट है। जेसे धूल और 
५: झि च्छ 
पानी मिले हुए प्रथक्‌ नही किथे जा सकते वैसे ही ए ओ मे मिश्रित अकार ह। 


ऐे ओ मे सही । वहाँ तो अवणे चिक्िट किया जा सकता हे। यत्न का 
प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर 'ऐ? 'औ” से मिश्रित अवर्ण को ऐे औ के साथ सतरणेखश्चा 
प्राप्त होती हे । 

ऐेऔ मे जो मिश्रित अचणे है वह स्त्रतन्त्र अवण से विद्वततर है। 
स्वतन्त्र अवर्ण का प्रयत्न वित्वृत हे । ऐ औ मिश्रित का विद्वृततर है । इस प्रकार 
प्रयत्नभेढ हाने से सवर्णसंज्ञा न होगी । 

मू ओ की ही आपस मे सवणेसंज्ञा प्राप्त होती है 

ऐ ओ दोनों तुल्यस्थान वाले नही हे! ऐ कण्ठ तालु ह 1 आ कण्डाष्ट ह । 


इस लिये यत्न का प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर भी तुख्यस्थान वाले न होने से ऐ था 
की सबर्णसंज्ञा नदी होगी ! 


उदात्त अनुदात्त आदि स्वरो के उद्यारण में यत्न के प्रारम्भ का भेट 
होने से उदानादि भेंदमिन्न वर्णी की संवर्णसंज्ञा नदी प्राप्त हाती ६ । 


चतुर्थ आह्विक २२१ 


अभेदका उदात्तादयः । 


अथवा कि न एतेन प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न इति । प्रयतनमेव 
प्रयत्नः तदेव च तद्धितान्तमास्यम्‌ । यत्‌ समानं तदाश्रयिष्याम. ॥ 


किं सति भेदे? ॥ 


सतीत्याह । सत्येव हि भेदे सवर्णसंक्ञया भवितव्यम्‌ । कुत एतत्‌ । 


उदात्तादि स्वर अभेदक माने गये हैं इस लिये उनमे भेद न होने से 
वहां सबर्णसंज्ञा हो जायगी । जब तक विशेष डाब्द हारा उदात्त आदि का विधान 
न किया जात्रे तब तक उदात्तादि का परस्पर भेद नही माना जाता यह सिद्धान्त 
अस्थि दधि० सूत्र के उदात्तग्रहण से ज्ञापित होता है जो पहले त्रृद्धिरादेच्‌ सूत्र के 
भाव्य में स्पष्ट हो चुका है । 


अथवा हसे इस से क्या कि यल के प्रारम्भ को ही प्रयत्न माने, हम 
सामान्य प्रयत्नमात्र को प्रयत्न मान लेगे। और तडितप्रत्ययान्त आस्य शब्द को 
मानिगे । वाह्य ओर आन्तर सब प्रकार के प्रयत्नो मे जो भी समान एवं तुल्य होगा 
उस को तुल्यता होने पर सतरणसंश्षा हो जायगी । 


क्या कुछ प्रयत्नो के भिन्न होने पर और कुछ के समान होने पर जो उन 
में समान प्रयत्न होंगे उन की तुल्यता मे सवर्णसंज्ञा मानोगे या सवथा सब 
प्रयत्नो के समान होने पर? भाव यह है कि निस प्रकार स्पर आदि आभ्यन्तर 
प्रयत्नो के समान होने पर आर विवार संवार आदि बाह्य प्रयत्नो के भिन्न होने 
पर भी सत्र्णसज्ञा मानते हो पेसे विवार संघार आदि वाह्य प्रयत्नो के समान होने 
तथा स्पृष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्नो के भिन्न होने पर भी सवर्णसंञ्चा मानते 
होया नही? 

कुछ प्रयत्न भिन्न होने पर ही समान प्रयत्नवालो को सवर्णसंज्ञा सानेगे। 
क्योकि भेद होते हुए समानता मे सवर्णसंजा ने होना है । वह भेदमूलक ही होती है! 
यदि जहां सब कुछ समान हो वहाँ सवर्णसंज्ञा मानी जावे तो सवर्णसंज्ञा करना ही 
व्यै होगा। भेद होने पर समानता मे सवर्णसंज्ञा होती ह इस विषय मे अरो 
झरि सवर्णे सूत्र का सवर्णग्रहण ही ज्ञापक ह । उस सूत्र में सबर्णप्रहण इस लिये 
किया है कि यथामस्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यथासंख्य नियम को रोक कर हल 
से परे जो झर्‌ उस का सवर्णी झर परे रहते लोप हो जावे । जैसे शिण्टि यहाँ शिप 
घातु के लोट्‌ रकार मध्यमपुरुष एकवचन म श्वम्‌ विकरण के अकार का लोप 
होकर गिनूय-धि इस अवस्था मे झला जश्‌ झलि सेप को ड, प्टुना प्टुः से घ 


२२२ व्याकरणमहाभाष्य 


भेदाधिष्ठाना हि सवर्णसंशा। यदि हि यत्र सर्च समान तत्र स्यात्‌, 
सवणसंक्ावचनमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 


यदि तर्हि सति भेदे किंचित्समानमिति कृत्वा सवर्णसंज्ञा 
भविष्यति । शकारछ्कारयोः षकारठकारयोः सकारथकारयोः सचर्ण- 
संज्ञा प्राम्मो'त । पतेपां हि सर्वमन्यत्‌ समानं करणवर्जम्‌ ॥ 


एवं तहिं प्रयतनमेव प्रयत्नः । तदेव हि तद्वितान्तमास्यम्‌। न 
त्वय ढून्द्रः आस्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नमिति। कि तर्हि त्रिपदोऽयं 
वहुत्रीहिः। तुल्य आस्ये प्रयत्न एपामिति। अथवा पूर्वस्तत्पुरुषस्ततो 





को ढ होता है। फिर न्‌ को अनुस्वार परसवर्ण होकर ण होता है। उस हळू णकार 
से परे अर्‌ डकार का उस के सवर्णी झर्‌ ढकार के परे रहते लोप होता है। 
यदि सब कुछ समान होने पर सवर्णसंज्ञा हो तो यहां डकार ढकार सवर्ण न 
बन सकेगे । सत्रणी न बनने पर ढकार परे रहते डकार का लोपन हो सकेगा। 
क्योकि डकार ढकार की अन्य सब समानता होने पर भी अल्पप्राण तथा महाम्राण- 
रूप बाह्य प्रयत्न की असमानता है । डकार अल्पप्राण है । ठकार महाप्राण है 
संवार नाद घोष तथा स्प्रट प्रयत्न एवं सूधो स्थान दोनों के समान हें। सब कुछ 
समानता होन पर यथासंख्य नियम से ही काम चळ जाता तो सवणेग्रहण व्यर्थे था। 
इस लिये वह इस बात का ज्ञापक है कि सव कुछ समान होने पर सवर्णसंज्ञा 
नही होती । 


यदि भेद होने पर समानता मे सवर्णसंज्ञा होती है तो शकार छकार, षकार 
उकार ओर सकार थकार इन की भी आपस मे सवर्णसंज्ञा प्राप्त होगी । क्योंकि 
इन वर्णी का और सब समान है केवल आभ्यन्तर प्रयत्न को छोड़ कर । शपसका 
आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है और छठ थ का स्पष्ट है। अन्य ताळु आदि स्थान 
तथा जिवार श्वास अधोव महाप्राण थे सव प्रयत्न समान हैं । 


अच्छा तो प्रयत्न तो सामान्य प्रयत्न ही माना जायगा । और आस्य भी 
तद्वितश्रत्ययान्त ही मानेंगे किन्तु तुल्यास्य्रयत्नम्‌ इस समस्त पढ मे आस्य च 
प्रयत्नःच आस्यप्रयत्नम्‌ तुल्य़मास्प्रप्रयत्ने यस्य ऐसा इन्हगर्भ बहुत्रीहि समास 
न मान कर ठुप्य आस्ये प्रयन एपाम्‌ इस प्रकार त्रिपद वहुत्रीहि सानेंगे । अथवा 
तुल्य आस्ये तुर्‍्यास्ये इस प्रकार पहले पढों का तत्पुर करके फिर प्रयत्न मन्द 


१. मयूरव्येसकादि होने से यहा सप्तम्यन्त उत्तरपद चाला तत्पुरुष ह । 


चतुर्थ आहिक २२३ 


बहुजीहिः । तुल्य आस्ये तल्यास्यः । तुल्यास्यः प्रयत्न एपामिति । 
अथवा परस्तत्पुरुषस्ततो बहुत्तीहिः । आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्नः । 
तुल्य अस्यप्रयत्न एषामिति ॥ 


तस्य | 
तस्येति तु वक्तव्यस्‌ । कि प्रयोजनम्‌। यो यस्य तुल्यास्यप्रयत्नः 
स तस्य सवर्णसंक्षो यथा स्यात्‌ । अन्यस्य तुल्यास्यपयत्नोऽन्यस्य 
सवर्णसंज्ञो मा भूत्‌ ॥ 
तस्यावचनं वचनप्रामाण्यात्‌ । 


तस्येति न बक्तव्यम्‌। अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सचर्णसंन्ञः 
कस्मान्न भवति । वचनप्रामाण्यात्‌ । सवर्णसंज्ञावचनसामर्थ्यात्‌ । यदि 
हि अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सचर्णसंज्ञः स्यात्‌ सवर्णसंन्नावचन- 
मनर्थकं स्यात्‌ । र 
के साथ बहु्रीहि सानिगे । या आस्ये प्रयत्न. आस्यप्रयत्न इस प्रकार पिछले पदो 
का तत्पुरुष करके फिर तुल्य गाव्द के साथ बहुब्रीहि समास मानेगे तो उन सव का 
अथै होगा जिन का एक ही स्थान मे तुल्य प्रयत्न हो उनकी सवर्णसंज्ञा होती हे 
तो दकार छकाराठि की आपस मे सवर्णसंज्ञा नदी होगी । क्योकि रकार छकारादि 
का जो स्थान है ताळ भारि, बह जहां हे वही प्रयत्न तुल्य होना चाहिये । अथीत्‌ 
स्थान और प्रयत्न दोनो की एक जगह होनी चाहिये | दोनो एक ही स्थान पर हो, 
अलग अलग न हों | ताळ आदि मुख मे हँ तो आभ्यन्तर प्रयत्न की तुल्यता मे 
सवणेसंक्षा होगी बाह्य की तुल्यता से नही । शकार छकारादि का आभ्यन्तर प्रयत्न 
तुल्य न होने से सत्रणंसंज्ञा न होगी । 

सवर्णसञ्ञा मे तस्य शब्द का ग्रहण करना चाहिये। जिस से जा जिसका 
समान स्थान प्रयत्न वाला है उस की उस से ही सवर्णसंज्ञा हो । अन्य के समान 
स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सबर्णसंज्ञा न हा । 

सवर्णसंज्ञा से तस्य शब्द के ग्रहण की कोई आवश्यकता नही । सवर्णसंज्ञा 
के वचनसामर्थ्यं से ही अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सबण- 
संशा न होगी । यदि अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सचएी- 
संज्ञा हो जावे तो सवर्णसंज्ञा वचन ही व्यर्थ हो जायगा । सवर्णसंज्ञा दसी लिये 
की जाती हैं कि निस का जिस के साथ स्थानप्रयत्न मिलता ह वह उसी के साथ 





१. विपद बहुत्रीहि में सप्तम्यन्त का पूवनिपात होना चाहिये था, तुल्य आम्य 


२२४ व्याकरणसहा भाष्य 
सम्बन्धिशब्दर्वा तुल्यम | 


सम्वन्धिशब्देचा पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा सम्वन्धिशव्दः मातरि 
वर्तितव्यम्‌ 1 पितरि शुश्रषितब्यमिति। न चोच्यते स्वस्यां मातरि 
स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्वन्धाच्चेतद्‌ गम्यते या यस्य माता यश्च यस्य 
पितेति । एवमिहापि तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णमित्यत्र सम्वन्धिशच्दाचेतो । 
तत्र सम्वन्थादेतदंचगन्तब्यं यत्प्रति यत्‌ तुल्यास्यघयत्मं तत्प्रति तत्‌ 
सवर्णसंन भवतीति । 


ऋकारळकारया' सवर्णविधि' । 


ऋकारव्दकारयो' सवर्णसंज्ञा विधेया । होह-हूकारः होतृकार इति। 
कि प्रयोजनम्‌ । अकः सवण दीर्घे इति दीधेत्वं यथा स्यात्‌ । 


eee भनाभननानमणिपातिणिण -*----:------>>< 


सेंवर्णलज्ञक हो । दूसेर के साथ नही । वेसे भी यह बात सम्बन्धी शब्दों के तुल्य 
समझिय्र । जसे सम्बन्धी शब्द माता पिता आदि हँ । जब हम कहते हे कि माता 
का आदर करना चाहिये या पिता की सेवा करनी चाहिये तो वहां अपनी माता 
या अपने पिता न कदने पर भी अपने ही माता पिता समझे जाते हें दूसरे के 
नहीं । सम्बन्ध से यइ स्वयं समझ लिया जाता हे किजो जिस की मात्ता ओर 
पिता है वह उसका आदर या सेवा करे। इसी प्रकार यहां सवर्णक्षज्ञा मे भी 
तल्यास्यश्रयत्व और सवणे ये दोनो सम्बन्धी शब्द हैं। वहां दोनों के सम्बन्ध 
से यह वात स्वये समझ लो जायगी कि जिसका जिसके साथ स्थान प्रयत्न तुल्य है 
उस की उस के साथ सवणंसक्षा होती है । दूसरे की दूसरे के साथ नही । 


ऋकार और लकार की सबर्णसंज्ञा कहनी चाहिये । क्योंकि दोनों के स्थान 
न मिलने से ठुल्यास्य० सूत्र से सवर्णसज्ञा नहीं प्राप्त होती । होतृ-छकार यहाँ 
होतू के ऋकार से लकार परे रहते सवर्णसंज्ञा हो जाने से अफ. सवर्णे दीघः सूत्र 
से ठोनो के स्थान म दीर्ध ऋकार साठेश होकर होत कार' यह रुप सिद्ध हो 
जायगा । लवणे क्योकि दोघे नहीं होता इस लिय ऋ ळू के स्थान में टु का सबर्ण 
क्र दोघे हो जाता है । 





oer 


नुल्यास्यः यह तत्पुर पुवपदाव प्रवान होति भे अगतिक की गति टे, अतः माय मे 
मद तृतीय प्रकार का समास माना है । 


'वतुर्थे भाद्विक २२५ 


नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ सवरणदीधेत्व ऋति ऋ बा 
वचनम्‌ | लाति ल वा वचनमिति । 


तत्सवण यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ । दधष्य्लकारः मध्य्ल- 
कार इति ॥ 

यदेतत्‌ सचर्णदीर्घत्वे ऋतीति एतद्‌ ऋतः इति वक्ष्यामि। ततः 
ति । लकारे परतः लकारो चा भवतीति । ऋत इत्येव ॥ 


तन्न वक्तव्य भवति ॥ 


यह कोई प्रयोजन नही । आगे अकः सवर्णे० सूत्र पर वातिक कहेंगे ऋति क्र 
वा वचनमू। लृति छु वा वचनम्‌। उन का अथे है अक्‌ से परे ऋकार होने पर पक्ष 
में रेफद्वययुक्त ह्विमान्रिक ऋ होता है और पक्ष मे दीर्घे होता है । लकार परे रहते 
पक्ष मे लकारद्वययुक्त हिमात्रिक छु होता है और पक्ष से टीघे होता हे। उस से 
होतळुकारः यहां लकार परे रहते रू के दीर्घ न हाने के कारण स्थानेन्तरतम 
परिभाषा से पक्ष मे ऋकार दीर्घ होकर होतृकारः यह रूप बन जायया । 


उन वार्तिको से दोघे विधान एवं ऋ रू विधान करने म भी सवर्णसंज्ञा 

की आवश्यकता हे । जिस से सतर्णी आकार लकार परे रहते ही पक्ष मे दीर्घहों । 
ढधि-ळकार. सधु-ळकार, यहाँ दीर्घेन हो। इकार उकार का सवर्णीलू नही है 
~ ७ 


इसलिय दोघे न होकर यण्‌ होता है । क्र रू की सबर्णसंज्ञा के अभाव मे यहां भी 
दीर्ध ऋकार हो जाता । 


ऋकारलकारयो. सवर्णसेज्ञा विवेया इस वचन के विना भी होतृ- 
ळकार.=्होतुकारः यह रूप वन जायगा । ऋति ऋ वा वचनम्‌ इस वार्तिक मे जो 
ऋति यह सक्तम्यन्त हे उसे वद्ल कर ऋतः इस प्रकार पञ्चम्यन्त करेंगे । ऋत. चः 
वा वचनम्‌ का अर्थ होगा त्रा से समर्णी अच परे रहते रेफद्टययुक्त ऋ हो आर पक्ष 
में दीध हो । ऋ का सरणी ऋ ही होता है इस ल्यि होतृ-ऋकार यहाँ रेफहययुक्त 
ऋ के पक्ष में होतृकार. भोर दीर्घपक्ष म दोतुक्रारः ये ढों रूप वन आयरे । ठति 
छु वा बचनमू में ऋतः इस पञ्चम्यन्त की अबुदृत्ति करके अर्थ होया ऋकार से 
परे रुकार होने पर पक्ष मे रेफलकारयुक्त रू भौर दीर्घ होता है। होतृ-ठ्र्कारः यद्रा 
पक्ष मे रू जोर दीर्ध होकर होत्‌ ळकार', होतृकार. ये दो रूप विना सवर्णर्सज्ञा फे 
भी वन जायरा । 


सबर्णसंज्ञादिधायक इस वातिक के बनने पर ऋति ऋ बा वचनम. ठनि 
ठु वा वचनम्‌ इन चातिंको के बनाने की कावश्यकता नहीं रइती। ( सवणसंक्ञा- 





२२६ व्याकरणमहाभाष्य 


अवइ्यं तद्‌ वक्तव्यम्‌। ऊकालो ऽज्ञ्ूस्वदीर्घप्लुतसंन्लो भवतीत्यु 
च्यते । न च ऋकार लकारो वाऽजस्ति ॥ 

ऋकारस्य लकारस्य चाचरत्वं वक्ष्यामि । तच्चावद्यं वक्तव्यम्‌। 
प्लुतो यथा स्यात्‌ । होत-ऋकारः-होतृकारः । होत ३ कार इति। होत- 
लकारः । होत्ळ्कारः । होत्लु ३ कार इति ॥ 

किं पुनरत्र ज्यायः ॥ 





विधायक एक वातिक करने में ही लाघव है ) क्योंकि दोनों वातिकों से विधीयमान 
रेफद्वययुक्त ऋ और रेफलकारयुक्त रू दीधे माने गये हैं। ऋकारलळकारयोः वार्तिक 
से ऋ छू की सवर्णसंज्ञा होने पर अकः सवर्णे दीघ. सूत्र से होत-ऋकारः यहां दो 
ऋकारों के रेफद्वययुक्त होने से और विद्वत होने से ऋ आर ऋ दोनों प्रकार के दीर्ध 
हो कर होतृकारः, होतकारः ये दोनों रूप बन जायेंगे। इसी प्रकार होतृ-रूकार 
यहां भी लू और ऋ ये दोनों प्रकार के दीर्ध हो कर होत्ळूकार , होतकार ये रूप 
बन जायरे । 
ऋति क्र वा, लति लु वा ये दोनों वार्तिक तो अवश्य बनाने होंगे क्योंकि 
किन्ही आचायां के मत मं ये विधीयमान ऋ रू ढाईमात्रावाले या ईंपत्स्एष्ट प्रयत्न 
वाले होने से अच प्रत्याहारस्थ विद्वत प्रयत्नेवाले ऋ ल के सवर्णी नही होंगे तो अक' 
सवर्णे से पक्ष से दीर्ध न हो सकेंगे । ऊकालो5ज़ हस्वदीघप्छतः सूत्र से ढ्विमात्रिक 
अच्‌ की दीघे संज्ञा होती हैं । ढाईमात्रावाले की नहीं। इस अवस्था में विधीयमान 
त्र छ अच ही न होगे तो दीघ केसे होंगे । 
वार्तिकों द्वारा विधीयमान क्र छु को अच्‌ माना जायया । पर चूकि 
अच्त्व होने पर भी जब तक ढ्विमात्रिक नहीं तव तक इन की दीर्घसंज्ञा न होगी, 
इस लिये इन्दे हिसात्रिक मानना होगा । द्विमात्रिक मान कर दीर्ध संज्ञा हो जाने पर 
अकःसवर्णे० सूत्र से दोनों प्रकार के दीघ होकर चारों रूप सिद्ध हो जायेंगे 1 ऋ 
छ का अच मानना वार्तिकद्वय पढ़ने वाले के लिये भी अत्याव्ञ्यक हें जिस से 
होतृू-ऋकार ->होतृकारः यहाँ रेफद्वययुक्त ऋ को दूराद्धूते मादि विपय में प्छुत हो 
कर होतू २कार' यह रूप बन सके। इसी प्रकार होतृ-लकार =होत्ळकार, यहाँ 
रेकलकारयुक्त ल को प्छुत होकर होत्ळ३्कारः यह चन सके । अन्यथा ऋ छु का विधान 
मात्र होगा, अच-निमित्तक प्लत कार्य न हो सकेगा । 
ऋ ल की सवर्णसंज्ञा करने ओर ऋति ऋका, लतिळ वा वाको से 
ऋ छ विधान करने मे कौन अधिक उपयुक्त होगा? अर्थात ऋकारल्कारयो 
सवर्णविधिः इस वचन दारा ऋ छ की सवर्णसंज्ञा का विधान करना अच्छा हं या 
ऋति क्र चा, गति छ वा वार्तिको का बनाना अन्छा इ? 


चतुर्थं आह्विक २२७ 


सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्वं चैव हि सिद्ध भवति | अपि 
च क्रकारग्रहणेन लळूकारश्रहणं संनिहितं भवति । यथेह भवति । ऋत्यकः 
खर्च कर्यः माल ऋद्ययः | इदमपि सिद्धं भवति खट्व लकारो माल 
लकार इति। “वा खुप्यापिशलेः” । उपर्कारीयति, उपार्कारीयति । इदमपि 
सिद्धं भवति । उपल्कारीयति । उपाल्कारीयति ॥ 


यदि तर्हि ऋकारअहणेन लकारग्रहण संनिहितं भवति। उरण्‌ 
रपरः । ळकारस्यापि रपरत्वं प्राप्तोति ॥ 


लकारस्य लपरत्वे वक्ष्यामि । तत्चावच््यं वक्तव्यम्‌ । असत्यां सवर्ण- 
संज्ञायां विध्यर्थम्‌। तदेव सत्यां रेफवाधनार्थं भविष्यति ॥ 

ऋ कु की सवर्णसंज्ञा विधान करना ही अधिक अच्छा है। ऋति ऋ वा, 
लति रू वा विधान की अपेक्षा यही अधिक उपयुक्त होगा । दोनों की सवर्णसंज्ञा 
होने पर एक तो अक सवर्णे सूत्र से दीध सिद्ध हो जायगा जिस मे चारो रूप 
उक्त रीति से बन जायेगे। और अन्यत्र स्थानो मे ऋकार से ठकार का ग्रहण भी 
कर लिया जायगा । जैसे ऋत्यकः यह सूत्र खट्वा-ऋत्य:-खट्वऋश्य: । माला-त्रव्य: 
मालऋश्य* यहां ऋकार परे रहते हस्व तथा प्रकृतिभाव करता है वैसे खट्वा- 
रूकार:-खट्वछूकार: । माला-ळकारः=माललकारः यहां ठकार परे रहते भी कर 
देगा । वा सुप्यापिशलेः यह सूत्र जैसे उप-ऋकारीयति=उपकोरीयति, उपार्कारीयति 
यहाँ ऋकार परे रहते ब्रृद्धिविकल्प करता है वैसे उप-लकारीयति-उपल्कारीयति, 
उपाल्कारीयति यहाँ लकार परे रहते भी लग जायया 


नकार से टुकार का ग्रहण मानने पर उरण्रपर. सूत्र से भी ऋकार से 
ठुकार का अहण होया तो छुकार के स्थान में ऋकार की तरह रपर प्राप्त होगा । 
इस का उत्तर है -- 


ठकार के स्थान में होने वाले अण को रपर न कद्द कर लपर कह देगे । 
अर्थात्‌ रपर नब्द से र शब्द र संज्ञक प्रत्याहार माना जायगा जो हृयवरट्‌ सूत्र 
के रेफ से लेकर लण सूत्र के अकार तक मध्य मे आनि वाले रेफ ओर लकार इन दो 
वणी का ग्राहक होगा। उस से ऋ के स्थान मे रपर भोर छ के स्थानम लपर 
सिद्ध हो जायगा । रुपर का कहना आवश्यक भी ह। जा ल क्रीसदर्णसंज्ञा न 
सानने पर वह विध्यर्थ होगा। नया विधान होगा! और दोनों की सवर्णसंज्ञा 
मानने पर छु के स्थान में रेफ को वाधने के लिये उपयुक्त होगा । 


२२८ स्याकरणसद्दाभाष्य 


इह तहिं रषाभ्यां नो णः समानपदे इत्यत्र ऋकारग्रहणं चोदितम्‌ । 
सातृणां पितृणामित्येतदर्थम्‌। तदिहापि प्राप्तोति कुप्यमानं पञ्येति ॥ 


अथासत्यामपि सवर्णसंज्ञायामिह कस्मान्न भचति धक्ळुप्यमानं 
पश्येति । “चुट्टतुलशर्व्यवाये नेति वक्ष्यामि । अपर आह त्रिभिश्च 


बगल 


मध्यमैवगैछशसैश्च व्यवाये ने'ति वक्ष्यामि इति । वर्णकदेशाश्र वर्णग्रहणेन 
ग्रह्मन्ते इति योलो ळुकारे लकारस्तदाश्रयः प्रतिपेधो भविष्यति। यद्येवं 
नार्थो रपाभ्यां नो णत्वे ऋकारअहणेन । वर्णैकदेशाञ्च वर्णग्रहणेन ग्रृह्मन्त 
इति योऽसौ ऋकारे रेफस्तदाश्रयं णत्वं भविष्यति ॥ 


>> 
नाज्झला ॥१।१।१०॥ 
अज्झलाः प्रतिषधे शकारप्रतिषेधो5ज्झलत्वात्‌ । 
अञ्झळोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः 


अकार लकार की सवर्णसंज्ञा मानने पर रू को ऋ समझा जायगा तो 
क्ळप्यमानं पश्य यहा रपाभ्या नो णः० सूत्र से पठित ऋवर्णान्नस्य णत्वे वाच्यम्‌ इस 
वार्तिक से न्‌ को ण्‌ प्राप्त होगा । इस का उत्तर यह दे-- 

ऋ ल की सवर्णसंज्ञा न मानने पर भी प्रकलप्यमानं पद्य यहाँ छत्यच. सूत्र 
से प्राप्त न॒ को ण॒ क्‍यों नही होता ? तो आप कहेगे चुटुतुलशव्यवाये न था त्रिभिश्च 
मव्यमवगलशसैश्र व्यवाये न इन वचनों से निषेध हो जायगा इस लिये यहां णत्व नहीं 
होता । उक्त दोनों 'वचनों का अर्थ है-चवर टवर्ग ततर कार शकार के व्यवधान 
मेरघसे परे न को नही होता। प्रक्लप्यमानम्‌ में वर्णो के एकदेश वर्णग्रहण से 
रहीत होते हँ इस पक्ष को लेकर ठकार के पुकंदेंग ( अवयव) लकार का व्यवधान 
होने से णत्व नही होगा ठो प्रकळुप्यमानम्‌ पश्य यहाँ भी दोष नही । क्योंकि वर्णेक 
देशो को वर्णग्रहण से गृहीत मानने पर रपाभ्या नो ण.० सूत्र में ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ 
इस वार्तिक की आवश्यकता ही नही रहती । तार्ण में जो उस का एकदेश रेफ 
हे उस को वर्णग्रहण से गुहीत सान कर रेप समझा जायगा । उस अवस्था मे 
रपाथ्यान्सूत्र से ही ऋचण से परे भी णत्व सिद्ध हो जायगा । कल्प्यमानम्‌ से रेफ न 
होने से णत्व न होगा । यदि वणेकदेलो को वणंग्रदण से मृद्दीत न माने तो मातृणाम 
पितृणाम्‌ में णत्व करने के लिये रपभ्यां० सूत्र मे ऋवर्णानस्य णत्वं वाच्यम्‌ यह 
वार्तिक बनाना पडेगा । उख ससय ऋ रू की सवर्णसंक्ञा मानने पर क्ळूग्यमानम 
में णत्व प्राप्त होता हे वह छ्षम्नाठिपु च सत्र से रोक दिया जायगा । इस प्रकार ऋ ढु 
की सवर्णसंज्ञा करने म कहा कोई दोष नदी आता ॥ 

तुल्य स्थान प्रयत्न चाले अच्च आर हळ की आपस में सवर्णसंज्ञा नही होती 
यह इस सत्र का अर्थ हे । सुत्र मे पठित अच शब्द इको यणचि आदि की तरह 
अपेन सब सवर्णियों को ग्रहण कर रहा दे ऐसा समझते हुए शङ्का करते हैं कि 


चतुर्थ भाहिक २२९ 


प्राप्रोति । कि कारणम्‌ । अज्झल्त्वात्‌ । अच्चेब हि शकारो हळू च। कर्थं 
ताचदचूत्वम्‌। इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि गृह्णातीत्येचमचूत्वम्‌ । 
हलूषु चोपदेशाद्‌ हल्त्वम्‌ । 

तत्र को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। तत्र खचर्णलोपे दोषो 
भवति । परइशतानि कार्याणि । झरो झरि सवणे इति छोपो न 


प्राप्रोति ॥ 
सिद्धमन घूत्वात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अनचत्बात्‌ । कथमनच्त्वम्‌ । स्पृष्टं करणं 


अच्‌ हळू की परस्पर सवर्णसंज्ञा के निषेध मे शकार की ञकार के साथ सवर्णसञ्ञा 
का निषेध प्राप्त होता है क्योंकि शकार अच और हल दोनो है । अच केसे है? 
इकार सवणेग्रहण ( सवर्णगाहक अणुदित्‌ शास्त्र ) से जैसे ईकार को ग्रहण करता 
है वैसे स्थान प्रयत्न तुल्य होने से शकार को सी ग्रहण करेगा तो इकार की तरह 
शकार भी अच्‌ हो जायगा। हटू प्रत्याहारों से पठित होने से शकार हळू है ही । 
स्वयं अपने अन्दर सूत्र का व्यापार न होने से नाञ्झलौ यह सूत्र इकार रकार की 
सवर्णसंशा का निषेध नही करेगा । यस्येति च इत्यादि विधियो से ता इस शास्त्र 
से सवणेत्व का निषेध हो जाने से इकार से शकार का ग्रहण न होगा । अत पूर्व सूत्र 
से प्राप्त इकार शकार की सदर्णसंज्ञा बनी रहेगी सब्रणग्रहण से शकार अच्‌ और 
हळू दोनो प्रकार का रहेगा । उस अच हळू रूप डकार का हलू रकार के साथ 
सबर्णसंज्ञा का निषेध इस सूत्र से प्राप्त होता है । 
शकार के साथ इकार की सवर्णसंज्ञा न हेने में क्या दोष हे? सबर्णलोप 
मे दोष है । परश्शतानि कार्याणि यहां शतानि का छकार परे रहते पूर्ववती दूसरे 
सवर्णी शकार का सरो झरि सवणे से लोप नही प्राप्त होगा। परःक्तानि मे गतान 
पराणि यह पञ्चमी तत्पुरुष समास है । उस में पर गब्ड का पूर्वनिपात हुआ हे । 
पारस्काराटि गणपठित होने से शत से पूर्व सुट्‌ का आयम होकर सुट्‌ के स को रु, 
रू को विसर्ग, विसर्ग को वा गरि स पक्ष मे सकार और सकार को इचुत्व से शकार 
होता हे। अनचि च से उस शकार को पक्ष मे द्वित्व हो कर परव्व्णनानि इस 
प्रकार तीन झकारवाला रूप बनता हे । झरो झरि सवर्णे से हळू रूप पूर्व =कार से 
प्रे वर्तमान मध्यवर्ती दूसरे शकार का सवर्णसंज्ञक गतानि के शकार के परे 
रहते पक्ष म लोप अभीष्ट हे वह रकार की शकार के साथ सवर्णसंज्ञा न होने से 
प्राप्त नही होता । 
शकार की घकार के साथ सवणसंज्ञा सिद्ध हो जायगी] उसका निश्च 


२३० व्याकरणमहाभाष्य 


स्पर्शानाम्‌ । ईपत्स्पृष्रमन्तस्थानाम्‌ । विव्रतमूष्मणाम्‌ । ईषदित्येवाडुवर्तते । 
स्वराणां च विव्वृतस्‌ । ईषदिति निन्नत्तम्‌ ॥ 


वाक्यापरिसमापतवी । 


वाक्यापरिसमाप्ते्चा पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिदं वाक्यापरिसमाप्ते- 
रिति | वर्णानामुपदेशर्तावत्‌ । उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा । इत्खंश्षोत्तरकाल 
आदिरन्त्येन सहेतेति प्रत्याहारः! पत्याहारोत्तरकालळा सवर्णसंज्ञा । 
सवर्णसंनोत्तरकाळमणुदित्सवर्णस्य चाग्रत्यय इति सवर्णग्रहणम्‌ । पतेन 
सवेण समुदितेन वाक्येनान्यत्र सवर्णानां ग्रहण भवति। नचात्रेकारः शकारं 





वित्रृत प्रयत्न न मान कर इंपह्विद्रत मानेंगे। इकार का केवल विद्वत । तब 
प्रयत्नभेद होन से सवर्णसंज्ञा प्राप्त ही न होगी तो नाज्ञली इस निषेध सूत्र की 
भी आवश्यकता नहीं रहती । कवर्ग से पवर्ग तक २५ स्प वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न है। 
यवर ल इन अन्तस्थो का इयत्स्प्रट है। ग षस ह इन ऊब्मों का ईषत्‌ की 
अनुब्रत्ति छा कर इंपद्रिवृत प्रयत्न हैं । स्तरों का केवळ विवृत है । उसमें ईषत्‌ शब्द 
की अनुवृत्ति नही आती | 


इकार शकार का विवृत प्रयत्न मानने पर भी वाक्य की परिसमाप्ति न 
होने से टोप न होगा। वाक्य परिमाप्ति में इकार शकार को अहण नहीं करेगा 
इस लिये शकार अच न होने से हळू ही रहेगा । यह वाक्यापरिसमाप्ति क्या दै? 
पहले वर्णी का उपदेश, उपदेश के बाद उपदेशेऽजनुनासिक इत. हलन्त्यम्‌ इन 
सूत्रों से इत्संज्ञा, इत्संज्ञा के वाद आदिरन्त्येन सहेता सूत्र से प्रत्याहार, प्रत्याहार 
के बाद तुल्यास्यप्रयत्ने सवणम्‌ , नाज्ञलौ इन दोनों सूत्रों से मिल कर सवर्णसंज्ञा, 
सवर्णसंज्ञा के वाद अणुदित्सवर्णस्य चाप्रययः इस अहणक शास्त्र से सवर्ण का ग्रहण 
होता है । यह क्रमिक वाक्यागरैचोध वाक्यपरिसमाप्ति कहाता हे। इसका अभाव 
वाक्यापरिसमाप्ति है । इस वाक्यपरिसमाप्ति मै आकार अच नहीं बनता | क्योकि 
अपवादविपय को छोट कर उत्सर्ग की प्रबृत्ति का नियम दै इसलिये नाज्सली 
इस अपवादरूप निपेध सूत्र का वाक्यार्थचोध निर्‍पन्न होने पर ही तुल्यास्य० 
सूत्र स सवर्णसंज्ञा पूर्ण परिष्कृत होती हे । उस में इकार के अच्‌ और शकार कें 
इल होने से उन की सवर्णसज्ञा का निषेध हो जायगा । जब इकार शकार सवर्ण दी 
नहीं बन ता अणुदित्सूत्र से अण संज्ञक इकार, शकार को केसे अहण करेगा । 
केवळ सवर्ण होने से झफार अच नहीं हो सकता जव तक थणुदित्सूत्र स डकार 


चतुर्थ काहिक २३१ 


यथेव तहींकारः शकारं न गृह्वाति एवमीकारमपि न ग्रह्लीयात्‌, 
तत्र को दोषः । कुमारी-ईहते-कुमारीहते । अकः सवणे दीर्धः इति 
दीर्घत्च न प्राप्तोति ॥ 

नेष दोषः। यदेतदकः सवणे इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणं तत्रेकारः 
ईकारं गृह्णाति शकारं न गह्णाति ॥ 


अपर आह । 


द्वारा उस का ग्रहण न हो। अणुदित्सूत्र के वाक्यार्थबोध से पूर्व (पदार्थोपस्थिति वेलाम) ' 


स्वयं अणुदित्सूत्र के अण्‌ ग्रहण में, नाज्झली इस निषेधसूत्र के अच ग्रहण मे 
सवण का ग्रहण नहीं हो सकता । इस लिये नाज्झलौ से जो अच्‌ शब्द है वह केवल 
प्रत्याहारपठित अक्षरों का बोधक है उसके सवणियों का नहीं तो इकार के साथ 
शकार को अच्‌ नहीं माना जायगा । उस अवस्था मे शकार केवळ हल्‌ ही होगा। 
अच्‌ हल्‌ दोनों न होने से शकार की शकार के साथ सवर्णसञ्चा का निषेध न होगा 
तो परझातानि में शकार का लोप सिद्ध हो जायगा। उपदेश, इत्संज्ञा, प्रत्याहार 
और सवर्णसंज्ञा इन सब का पहले वाक्यार्थबोध होकर फिर अणुदित्सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है । न तो उपदेश आदि अङ्गं में ओर न अपने अन्दर । इनसे अन्यत्र अस्य 
च्वौ इत्यादि स्थलों मे अण सवणे को ग्रहण करता है। इस वाक्य परिसमाप्ति 
से नाज्झली से सवणेसज्ञा का निषेध होने से इकार शकार को ग्रहण नहीं 
करेगा तो शकार अच्‌ न होगा । हां, दीधे ईकार शकार की तो सवर्णसंज्ञा बनी 
रहेगी । शकार के समान दीधे ईकार भी नाज्झली के अच में न आने से उसका 
निषेध नहीं हो सकता । पर वहां दोनों से से किसी के भी अण्‌ न होने से अणुदित्‌ 
से सवर्णग्रहण न होगा तो कोई दोष न होगा । इसी लिये कुमारी शेते मे ईकार 
शकार के सवणे होने पर भो ग्रहण न होने से शकार अच्‌ नही बनता है तो सवर्ण 
दीर्ध नही होता । 

यदि इस प्रकार इकार शकार को ग्रहण नही कर सकता तो इंकार को भी 
ग्रहण न करे । वहाँ क्या दोष है? कुमारी-इहते=्कुमारीहते यहां अक सवणे सूत्र 
से दोघे नहीं प्राप्त होगा। 


यह कोई दोष नही । अक सवर्णे सूत्र मे जो अक्‌ अच्‌ प्रत्याहार हैं उन 
में इकार, इंकार को तो ग्रहण कर लेगा किन्तु शकार को ग्रहण नहीं करेगा । 
क्योकि अक. सवर्णे के वाक्याथ वोध काळ में अणुदित० पर्यन्त महावाक्य के अर्भ 
की परिपूर्णता हो जाने से वाक्यपरिसमासि न्याय से टकार भोर ईकार की तयास्य 
सूत्र द्वारा सवर्णसं हो कर इकार सप अण्‌ से ईकार का म्हण हो जायगा। 





३३२ व्याकरणमहाभाष्य 


अज्झलो: प्रतिपेघे शकारप्रतिषेधोऽञ्ञनल्वात | 


अज्झलोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः 
घाप्नोति । । कि कारणम्‌ । अज्झल्त्वात्‌ । अच्चैव हि शकारो हळू च। 
कथं ताचदचत्वम्‌ । इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि मृह्णातीत्येचमचत्वम्‌ । 

ha 
हळूषूपदेशाद्‌ हलूत्वम्‌। तत्र को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। तत्र 
सवणंलोपे दोषो भवति । परझ्शतानि कार्याणि । झरोझरि सवर्ण इति 
लोपो न प्राप्नोति । सिद्धमनच्त्वात्‌ । खिडमेतत्‌। कथम्‌ । अनच्त्वात्‌ । 
कथमन चूत्वम्‌। वाक्यापरिसमप्तेरवा । उक्ता चाक्यापरिसमाप्तिः ॥ 


अस्मिन्‌ पक्षे वेत्येतदसमार्थित भवति ॥ 


एतच्च समर्थितम्‌ । कथम्‌ । अस्तु वा शकारस्य शकारेण सवर्ण- 
संज्ञा मा वा भूत्‌। नञ चोक्तं परश्शतानि कार्याणि। झरो झरि सवर्णे 
इति छोपो न प्राप्लोतीति । मा भूल्लोप; ॥ 


नु च भेदो भवति। सति लोपे डिशकारकम्‌। असति लोपे 
त्रिराकारकस्‌। नास्ति भेदः | असत्यपि लोपे द्विशकारकमेव | कथम्‌ । 





परन्तु इकार रकार की सवर्णसं का इस सूत्र द्वारा निषेध हो जाने से रुकार 
सवण न होगा तो इकार से उसका ग्रहण नही हो सकता । 

इसी उक्त बात को दूसरे व्याख्याता इस प्रकार कहते हें । अज्झलोः 
प्रतिबंध० इत्यादि का अर्थ पूर्ववत्‌ ही हे । केवळ शकार का अनचूत्व सिद्ध करने 
के लिये वाक्यापरिसमासि यह एक ही हेतु दिया गया है। उस मे वा झब्द का 
प्रयोग किया हे । 

इस दूसरी व्याख्या में वाक्यापरिसमाप्तेबा यह वा? शब्द निष्प्रयोजन होने 
से व्यर्थ हो जाता हे । क्योंकि सकार का अनदत्व सिद्ध करने के लिय केवल 
चाक्यापरिससाप्ति रूप एक ही हेतु दिया गया हे । उस मे विकल्पार्थक वा शब्द 
व्यथै है । 

वाम्यापरिसमाप्तेवी यहाँ वा शब्द व्य नही है। बल्कि प्रयोजन वाला हैं ! 
इस वा शब्द का यह अर्थ हे कि तकार की शकार के साथ सवणंसंज्ञा हाँ यान 
हो, कोई हानि नहीं । परइशतानि में मरो मरि सूत्र से शकार कालोपनदो वा 
भी कोई दोष नही । 

दोप क्यों नहीं । जच कि सूप में भेद होता हे । लोप होने पर दो याकार 
याला रुप होया । लोप न होने पर तीन शफार चाला । यह भेद नहीं होन देंगे । 


चतुथै भाहिक २३३" 


9 ॐ 
विभाषा ह्विविचनम्‌ । एवमपि भेदः । असति लोपे कदाचिद्‌ द्विशकारकं ` 
कदाचित्‌ त्रिशकारकम्‌ । सति लोपे द्विशकारकमेच । स एप कर्थ 
भेदो न? ॥ 


स्याद्‌ यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा तु स लोपः । यथा5भेद्‌- 
स्तथास्तु ॥ 


लोप न होने पर भी दो शकार वाळा ही रूप रहेगा । कैसे? अनचि च से द्वित्व 
भी विकल्प से होता है। जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा । वहां दो शकार वाला 
रूप निर्बाध रहेगा । भेद तो फिर भी रहेगा ही। क्योंकि लोप न होने पर द्वित्व के 
विकल्प से कभी दो शकार वाला, कभी तीन शकार वाला रूप होगा । लोप होने 
पर तो संथा दो शकार वाला ही रूप रहेगा । इस प्रकार यह भेद क्यों 
नहीं है ? 
भेद तब होता यदि झरो झरि से लोप नित्य होता। जब झरो झरि से 

लोप भी बिकल्प से होता है और अनचि च से द्वित्व सी विकल्प से होता है तब 
भेद केसे हो सकता है। अनचि च में यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा से विकल्प की 
अनुवृत्ति आती है और झरो झरि सवर्णे मे झयो होन्यतरस्याम्‌ से विकल्प की अनुवृत्ति 
आती हे । इस प्रकार दोनों का विकल्प होने से जिस प्रकार रूप से अभेद अथवा 
भेद का अभाव हो सके वेसा कर लेंगे । अर्थात्‌ जब तीन शकार वाला परर्‍दहातानि 
यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व करके लोप का अभाव रखेंगे। जब दो शकार 
वाला परश्शतानि ऐसा, जैसा प्रायः लिखा जाता हे यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व 
का अभाव रखंगे । हित्व के अभाव में लोप के होने न होने का प्रश्न ही नही उठता । 
भाव यह है कि परझ्शतानि मे शकार को द्वित्व कर के लोप के भावाभाव विकल्प 
में क्यों पड़ते हो । द्वित्व ही न करो, केवळ दो शकार वाला रूप ही इप्ट मान लो" 
तव अज्लो:ः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधः० यह वार्तिक भी अनावश्यक होने से समूळ 
उन्मूलित हो जायगा ॥ 


इति चतुर्थमाद्धिकम ॥ 


४. च ८ [ क 
पञ्चम आहिक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त लार 


इस आहिक में ईदूदेदू द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ॥१।१।१५॥ सूत्र से लेकर क्तक्तवत्‌ 
निव्ठा ॥१।१।२६॥ सुत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार किया 
गया है । क्रमश प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित विचार ये हैं-- 


इदृदेद द्विवचने प्रगृह्मस्‌ ॥ १।१।११॥ 
(क) ईद्देत्‌० में तपर का प्रयोजन वता कर तपर के रहने पर भी प्छत 
इकारादि की प्रगृद्मसज्ञा सिद्ध की गई हैं । 
(ख) सूत्र के अर्थ में ४ पक्ष दिखा कर उनमें शेष पक्षों का खण्डन करके 
दूसरे पक्ष को स्वीकार किया गया है । वे पक्ष हैँ-- 
१, ईकारादि रुप जो द्विवचन उसकी प्रणह्यसंना होती है । 
२, इकारान्त जो द्विवचन उसकी प्रणह्मसंना होती है । 
३ ईकाराचन्त जो द्विवचनान्त उसकी प्रग्रह्मसज्ञा होती है । 
४. इकारान्त जो द्विवचन तदन्त जो शब्दसमुदाय उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
होती ह 
अइसो मात्‌ ॥१।१।९२॥ 
(क) अमी अत्र, अमू अत्र, अमी आसते, अमू आसाते यहां इत्व ऊत्मत्व की 
श्रसिद्धता विविध युक्तियो से निराकरण कर प्रगह्मसंन्ञा सिद्ध की गई हैं । 
(ख) अदस्‌ के मकार से परे ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त की प्रगृद्मसंना न 
मान कर ईकार ऊकार एकार की प्रग्रह्मसन्ञा मानी है। 
(ग) अदसः । मात्‌। इस प्रकार योगविभाग करके पूर्व सत्र इदूदेव्‌ से आने 
वाली एकारान्त की अनुवृत्तिका निषेध भी किया ह । 
मे ॥१1१1१३॥ काले कुञ्चे वंशे इरिने वजे आदि मे श्रूयमाण 'शे? आब्द की 
प्रयृद्मसज्ञा प्राप्तित्प दोप का निराकरण क्या है । 
निपात एकाजनाटू ॥ $1१1१४॥ 
(क) निपात', एकाच, अनाटू इन सब का पद्ट्ृत्स दियाया हं । 
(ल) एक तबद्दण का सण्डन करके इसमे वर्णप्रहणे जातिग्रदणम्‌ यह परिभाषा 


नापित की हे] 


पञ्चम आह्निक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार २३५ 


(ग) आड्‌ कहा ठित्‌ है, कहा अडित है यह इषदर्थे क्रियायोगे० इत्यादि 
इलोक द्वारा प्रतिपादित किया है । 

ओत्‌ ॥१।१।१५॥ सुत्र के आहो इति, उताहो इति इन उटाहरणों की अन्यथा- 
सिद्धता का खण्डन करके अदोऽभत्रत्‌, तिरोऽभत्रत्‌, गोऽभत्रत्‌ इन च्चिप्रत्ययान्त 
ओदन्त निपातों की प्रगृह्यसंज्ञाप्राप्ति्प दोष का निराकरण किया है । 

उज ऊँ ॥१।१।१७॥ 

(क) आहो इति, उताहो इति में उन्‌ मान कर फॅ आदेश की प्राग्तिरूप दोष 
का निराकरण किया है । 

(ख) शाकल्य के मत में ड इति, ऊँ इति ये दो रूप तथा अन्य आचार्यौ के 
मत में विति यह एक रूप सिद्ध करने के लिए उनः । ऊँ । इस प्रकार योगविभाग भी 
किया है । 

ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥१।१।१९॥ इंदूतौ सप्तमीत्येव० इत्यादि दो कारिकाओं 
द्वारा अर्थग्रहण का खण्डन करके उस प्रशृझसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहा होता यह 
सिद्ध किया है । पक्षान्तर में समासावयव इकार ऊकार की प्रग्रह्मसज्ञा रोकने के लिए 
अर्थग्रहण को स्वीकार भी किया हे । 

दाधा घ्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 

(क) दाधा प्रकृति की घुसंज्ञा मानने में प्रकृति ग्रहण का खण्डन क्रिया है । 

(ख) गामादाम्रहणेष्वविशेषः इस परिभाषा द्वारा लक्षगप्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌। इस परिभाषा की अनित्यता मिद्ध की हैं । 

(ग) प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दाधा के समान शब्द दाधा की घुमंज्ञा 
का निषेध किया है तथा प्रणिदापयति, प्रणिधापयति सें यदागसन्याय स दा धा की 
घुसंज्ञा मानी हे । 

(घ) शब्दो को नित्य मानते हुए सर्वे सवपदादेशाः० इस वचन हारा आगमों 
को आदेशरूप स्वीकार किया ह । 

(ड) स्थाध्वोरिच्च के कार्य मै दीङ धातु की घुसंज्ञा का निषेध सँनिपात- 
परिभाषा द्वारा अन्यथासिद्ध कर दिया है । 

(च) अदाप्‌ से देप्‌ का निषेध भी मानते हुए नानुवन्धकृतमनेजन्तत्वम्‌ इस 
ज्ञापकसिद्धपरिभाषा को स्वीकार किया है । पल्ान्तर में दप धातु न मान कर उसे भी 
दाप्‌ ही मान लिया है । 

आयन्तवदेकस्मसिन्‌ ॥ १।३।२ १॥ 

(क) सूत्र का प्रयोजन बताते हुए उसके रथान में व्यपदेगिवदेकस्मिन्‌ यह 


२३६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


परिभाषा स्वीकार की है। फिर लोकव्यवहार से आयन्तवंदेकस्मिन्‌ तथा व्यपदेशि- 
वेदेकस्मिन्‌ इन दोनों का ही खण्डन कर दिया है । 

(ख) आम शब्द के बहुत से अर्थ वताए है। 

(ग) भाष्यकार ने आदि और अन्त का वार्तिककार से भिन्न स्वनिर्मित 

लक्षण करके सूत्र को स्वीकार किया है । 

(घ) आयन्तवद्वाव के सव प्रयोजन भी बताये हैं । 

तरप्‌ तमपौ घः ॥१।१।२२॥ नदीतर में तर शब्द की घुसंज्ञा प्राप्ति दोप का 
निराकरण किया हूँ । 

बहुगणवतुडति संख्या ॥ १।५।२३॥ 

(क) वहु गण आदि के साथ एक द्वि आदि की भी संख्या संज्ञा अन्यथासिद्ध 
करके दिखाई है । 

(ख) कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा के 
प्रयोजन को दिखाते हुए उसके विरोध मै उभयगतिरिह भवति इस परिभाषा को भी 
स्वीकार किया हृ | 

(ग) अध्यर्ध, अर्धपश्चम, अधिक इन शब्दों की सेख्यासंज्ञा वाचिक मानी है । 

(घ) अन्त में ज्ञापकसिद्ध होने से बहुयण० सूत्र का खण्डन भी कर दिया है । 


प्णान्ता घर्‌ ॥१।१।२४॥ 

(क) पट्संज्ञा में उपदेशग्रद्ण का खण्डन क्रिया है । 

(ख) एक आब्द क बहुत से भर्थ दिखाये हैं । 

(ग) थथाळक्षणमभ्रयुक्ते कह कर प्रियाष्टौ, प्रियाष्टाः इत्यादि अम्रयुक्त शब्दों 
को अशुद्ध स्वीकार किया है । 

डति च ॥१।१।२४॥ बहुगणवतुडति संख्या वाले डति ग्रहण में तथा 
डति च वाले डति ग्रहण में किसी एक का प्रत्याख्यान कर दिया है । 

क्तक्तवतू निष्ठा ॥१।१।२६॥ लोत', गते. में क्त शब्द के समान त शब्द 
वी निष्टासंजा प्राप्तिर्प दोव का निराकरण क्या है । 





अथ पश्चमाहिकम्‌ 
ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृद्यम्‌ ॥१।१।११॥ 


किमर्थमीदादीनां तपराणां प्रशृह्यसंज्ञोच्यते ? ॥ 


तपरस्तत्काळस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 
केषाम्‌ । उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्‌ ॥ 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । प्लुतानां तु प्रग्रह्मसंक्षा न 
प्राप्तोति । किं कारणम्‌ । अतत्काळत्वात्‌ । नहि प्लुतास्तत्कालाः ॥ 


असिद्धः प्ुतस्तस्यासिद्वत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति ॥ 


ईत्‌ ऊत्‌ एत्‌ की प्रशृह्मसैज्ञा में ईकार अकार एकार को तपर किस 
लिये किया है ? 

तपरस्तत्कालस्य सूत्र के नियम से द्विमात्रारूप समान काल वाले ईकार 
ऊकार एकार का ग्रहण हो कर उन की प्रगृह्यसंज्ञा हो सके । भिन्नकाल वाले की 
न हो इसलिये ईकार उकार एकार को तपर किया हे ! द्विमात्रारूप समान काळ 
वाले कौन से ईकार ऊकार पुकार हें? उदात्त अनुदात्त और स्वरित । तपर करने 
से द्विमात्रिक उदात्त ईकार की तरह दिमात्रिक अनुदात्त या स्वरित ईकार की 
भी प्रगृह्यसंज्ञा दो जायगी । अन्यथा स्वर भेद से न होती?। 


तपर का यह प्रयोजन ठीक तो है किन्छु प्लुत ईकार उकार एकार की 
प्रगृह्यसंज्ञा नही प्राप्त होती क्योंकि प्त त्रिमात्रिक होने से भिन्न काल 
चाला है । 

दूराद्धूते च आदि सूत्रों से विहित प्छुत पूर्वत्रासिडीय होने से प्रगृह्यसंज्ञा 
के प्रति असिद्ध दै! उस के असिद्ध होने से द्विमात्रिक ही ईकारादि दीखेंगे तो 
तत्काल हो कर प्रगृद्यसंज्ञक हो जायेंगे । 


१ यदि अभेदका उदात्तादयः के अनुसार उदात्तादि स्वर को अभेदक मानें 
और व्यक्ति पक्ष को छोड़ कर जाति पक्ष को मानते हुए ईकार, ऊकार, एकार अपने 
सवर्णियों का अहण करें तब तो तपर करना व्यर्थ हे । केवल ई, ऊ, ए में सन्ध्यमाव 
द्वारा असन्देह के लिये ही होगा । 


२३८ व्याकरणमहाभाष्य 


सिद्धः प्छुतः स्वरसन्धिषु ॥ 
कथं ज्ञायते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिपु इति ॥ 


यद्यं “प्छुतः प्रक्कत्ये'ति प्छुतस्य प्रकतिभाव॑ शास्ति। कर्थं कृत्वा 
ज्ञापकम्‌? सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्‌ ॥ 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? ॥ 
अप्ळुतादप्ळुतें इत्येतन्न वक्तव्यं भवति ॥ 


किमतो यत्‌ सिद्धः प्छुतः स्वरसन्धिषु । संज्ञाविधावसिद्ः | 
तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला पव भवन्ति ॥ 


संज्ञाविधा च खिद्धः। कथम्‌ ? कार्यकालं संज्ञापारभापम्‌। यत्र 
कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । प्रग्रद्मः प्रकृत्येत्युपस्थितमिदं भवति 
ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगुद्यमिति ॥ 


स्वरसन्धि के कार्यों में प्लुत सिद्ध माना गया है। उस के सिद्ध होने से 
तत्काल न होंगे तो प्छुतों की प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । 

यह केस जाना कि स्वरसन्धि के कार्यों में प्लत को सिद्ध माना 
गया हैं। 

प्छतप्रगुह्या अचि नित्यम्‌ सूत्र से जो प्छुत को प्रकृतिभाव विधान किया 
हे वही इस वात का ज्ञापक है कि स्वरसन्धि में प्छुत सिद्ध है । क्योंकि कार्यी अर्थात्‌ 
किसको कार्य होना हे उस के होने पर ही कार्य हो सकता है। प्ुत के विद्यमान 
होने पर ही उसे प्रकृतिभाव किया जा सकता है । 

स्वरसन्धि म प्लुत को सिद्ध मानने का क्या प्रयोजन है ? 


स्त्रसन्धि मे प्लत को सिद्ध मानने से अतो रोरम्लतादप्छते सूत्र म अप्छताद- 
प्छते यह नही कहना पड़ेगा तो लावव होगा | अतोऽति इतने सूत्र से प्छत की 
व्यावृत्ति हो जायगी | अतः अति में तपर होने से रु को उत्त करने में एकमात्रा 
काल बाला दी अकार लिया जायगा । प्छुत त्रिमात्रिक हे अतः प्डुत अकार में रु 
को उत्तर नहीं होगा । 

स्वरसन्धि में प्टुत सिद्ध है इस से क्या? प्रग्रटासंज्ता में तो असिद्ध हृ! 
उस के असिद्ध होने से प्लत ईकार उकार एकार तत्काल हो जायेगे । 

प्रणृटासञ्ञा में भी प्लत सिद्ध है । क्योकि कायकाळे संज्ञापरिभाषम्‌ । इस 
नियम से जहाँ प्रगृद्यसज्ञा का कार्य है वहीं यह ईद्‌ देत्‌* सूप्रोक्त प्रयुद्यसं्रा उपस्थित 


गै 
पञ्चस भाह्विक २३९ 


कि पुनः प्लुतस्य प्रगृह्यसंश्ञावचने प्रयोजनम्‌ ॥ 
प्रगृह्याश्रयः प्रक्कतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 
मा भूदेवम्‌ । प्लुतः प्रक्ृत्येत्येवं भविष्यति ॥ 


नेवं शक्यम्‌। उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌ । “अप्लुतवदुपस्थिते” 
इत्यत्र पठिष्यति ह्याचार्यः-वह्चनं प्छुतकार्यप्रतिवेधार्थभ। प्लुतप्रतिपेघे 
हि प्रगुह्यप्लुतप्रतिषेधप्रसङ्गोऽन्येन विहितत्वादिति । तस्मात्‌ प्लुतस्य 
प्रग्रह्मसंक्षेषितव्या । प्रग्रह्याश्रयः प्रकतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 


हो जायगी तो प्छुतप्रणद्या अचि नित्यम्‌ इस स्वरसन्धि मे प्रगृह्यसंज्ञा के उपस्थित हो 
जाने से प्रगृह्यसंज्ञा में भी प्छुत सिद्ध हो जाता है । 


प्लुत ईकारादि की प्रगृह्यसंज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? 
प्छुतों की प्रशुह्मसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव होना प्रयोजन है । 


यह कोई प्रयोजन नहीं । प्छुत होने से ही प्छुतों को प्रकृतिभाव हो सकता है । क्योकि 
प्छुत और प्रगृह्य दोनों को प्रकृतिभाव कहा है । 


ऐसा नहीं हो सकता । प्लुत ईकारादि को केवळ प्लुत के कारण प्रकृतिभाव 
मानने पर उपस्थित मे दोष होगा । लौकिक इति शब्द को उपस्थित कहते हैं । 
अग्नी ३ इति यहाँ पदपाठ में लौकिक इति शब्द परे रहते अग्नी ३ के प्लत 
ईकार की प्रगृह्यसंज्ञा अभीष्ट है। जिस से अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र से अप्छुतवद्धाव 
के कारण प्छुतनिमित्तक प्रक्ृतिभात्र के रुकने पर भी प्रशूह्य के कारण प्रकृतिभाव हो 
सके । यह सूत्र प्छुत (=त्रिमात्रता) का निषेध नहीँ करता, केत्रल प्लुतनिमित्तक 
प्रकृतिभाव को रोकता है । प्छुत ( त्रिमात्र) अवस्थित रहता है। उसकी प्रगृद्यसंज्चा 
होने पर प्रमृद्य के कारण होने वाला प्रकृतिभाव रह जायगा । अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र मे 
वतकरण का प्रयोजन आचारय कहेगे कि प्लुत का कार्य रोकने के लिये अप्लुतवत मे 
वत्‌ किया है । वत्करण के अभाव मे अप्छतः इस शब्द से प्छुत का ही निषेध हो 
जाता तो ग्रगृद्यसंज्ञक प्लुत का कार्य भी निपिद हो जाता । वत्‌ करने पर प्लुत का 
कार्य रुक जाने पर भी अन्य जो प्रगृह्यसंज्ञा हे उस से विहित प्रकृतिभाव न रुकेगा । 
चह हो जायगा । तो अग्नी ३ इति यह इस्ट रूप सिद्ध हो जायया । इस खयि प्लुत 
ईकारादि की भी प्रगृह्यसंज्ञा करनी आत्रदयक हे । जिस से प्रगृद्य को मान कर होने 
वाला प्रकृतिभाव हो सके । 


२४८ व्याकरणमहाभाष्ये 

यदि पुनर्दीर्धाणामतपराणां प्रग्रह्मसंशोच्येत ॥ 

एवमप्येकार एवैकः सवर्णान्‌ ग्रहीयात्‌ । ईकारोकारौ न ग्रृद्षीया- 
ताम्‌ । कि कारणम्‌ ? अनणूत्वात्‌ ॥ 

यदि पुनहैस्वानामतपराणां प्रयुह्यसंज्ञोच्यते ॥ 

नेवं शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत । अकुर्वहि अत्र, अङ्ुर्वह्मत्रेति। 
तस्माद्‌ दीर्घाणामेच तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या । दीर्घाणां चोच्यमाना 
प्लुतानां न प्राप्रोति ॥ 

एवं तर्हिं किं न एतेन यत्नेन यत्‌ सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। 
असिद्धः प्छुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काळा एच भवन्ति ॥ 

कथं यत्‌ तज्ज्ञापकसुक्तं प्लुतप्रगृह्या अचीति ॥ 


प्लुतभावी प्रकृत्येत्येवमेतद्‌ विज्ञायते । 





यदि तपररहित दीर्ध ईकार ऊकार एकार की प्रगृह्यसंज्ञा कर दें तो क्या 
हानि हैं? 

तपररहितों की प्रगृह्यसंज्ञा करने में केवळ एक एकार ही अण्‌ होने से अपने 
सवर्णी प्लुत एकार अथवा उदात्त भनुदात्त स्वरित एकार को ग्रहण कर सकेगा । 
ईकार ऊकार अण्‌ न होने से अपने सवर्णी प्त आदि को अहण न कर सकेगे। तो 
प्छुत ईकार ऊकार की प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । 

यदि तपररह्वित हस्व इकार उकार तथा पकार की प्रगृह्यसंज्ञा कर दे तो 
क्या हानि है? 

ऐसा भी नही हो सकता । अकुर्वहि अत्र यहां अकुर्वहि ( कृ-लढ्‌ वहि ) कें 
इकार की प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त हो जायगी तो अकुवद्यत्र म यण्‌ न हो सकेगा ! इसलिये 
तपरसद्वित दीर्घ ईकारादि की ही प्रगृह्यसंज्ञा की जा सकती है । वैसा करने पर प्लुतो 
की प्रगृहासंज्ञा नहीँ प्राप्त होती । 

अच्छा तो हमें इस से क्या कि स्वरसन्धि में प्लुत सिद् है। हम प्छुत को 
असिद्ध ही मानगे । उस के असिद होने से प्लुत ईकारादि भी तत्काल ( द्विमात्रिक) 
हो जायेगे । 

पटुत को सिद्ध मानने म जो प्टुतप्रगृद्मा अचि नित्यम्‌ यह सूत्र ज्ञापक कदा 
था उस का क्या होगा ? 

उस सूत्र का छाशय यह समझँग कि प्खतभावी को प्रकृतिभाव हो । अर्थात्‌ 
जिस को आये ष्टुत होना है ऐसे प्लुतरहित स्थानी में प्लुतबुद्धि करके उस 


पञ्चेमे आह्निकं २४१ 
कथं यत्‌ तत्प्रयोजनस्चुक्तम्‌ ? ॥ 
क्रियते तन्न्याख एच । 'अप्लुतादप्लुते' इति ॥ 


एवमपि यत्‌ सिद्धे प्रगरह्मकार्य तत्‌ प्लुतस्य न प्राप्नोति। 
'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिक’ः इति ॥ 


एवं तर्हि [किं न एतेन यत्नेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति। 
यथोद्देशमेच संज्ञापरिभाषम्‌। अत्र चासावसिद्धः । तस्यासिद्धत्वात्‌ 


को प्रकृतिभाव होगा । उस अवस्था में प्छुत की अविद्यमानता में भी प्रकृतिभाव 
हो जायगा । 

और वह जो अतो रोरप्लुतादप्लुते मै अप्लुतादप्लुते न कहने का लाघव रूप 

प्रयोजन कहा था उस का क्या होगा? 

वह कोई विशेष महत्त्व नही रखता । अतो रोरप्छतादप्लुते में अप्लुतादप्लुते 
यह कहा हुआ है ही । 

ऐसा होने पर भी (पूर्वपक्षी से कहे हुए ज्ञापक तथा प्रयोजन के निराकृत 
हो जाने पर भी) जिस प्रगृह्यसंज्ञा के कार्य में प्लुत सिद्ध है वह कार्य प्लत को नहीं 
प्राप्त होता जैखे--अणोऽप्रग्ह्मस्यानुनासिकः यदद सूत्र प्रगृह्मसंज्कभिन्न अण को 
अनुनासिक करता है इस से अग्नी ३ यहां प्लत ईकार के प्रशृह्मसंज्ञक होने 
ईकार अनुनासिक नही होता । कार्यकाळ पक्ष को लेकर अणोऽप्रगृह्य० सूत्र 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त हुए इंदूदेत ० संज्ञा सूत्र के प्रति दूराद्धूते च आदि 
विहित प्लुत सिद्ध है। उसके सिद्ध होने से द्विमात्रिक ईकार न दीखेगा तो 
ईदूदेत्‌० सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी ऐसी अवस्था मे अनुनासिक का निषेध नहीं 
प्राप्त होता । 

अच्छा तो हमे इस से क्या कि हम कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इसी नियम 
को मानें । हम यथोहेशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम को मानेंगे। इस नियम का 
अर्थ है--सेज्ञा ओर परिभाषायें ययोद्देश होती हैं । उद्देशमनतिकम्य यथोद्देशम्‌ । 
अर्थात्‌ अपने स्थान पर रहती हुई ही विधिदास्त्रों में उपयुक्त होती हें । इस नियम 
से ईद्देत० यह प्रगृद्यसंज्ञा सूत्र अपने स्थान पर रहता हुआ ही अणोउप्रगृद्वस्थानुनासिकः 
इस विधिसूत्र का उपकारक होगा । इस संज्ञासूत्र के प्रति अणोऽप्रगप० यह विधि 
सूत्र सिद्ध हे ही इसलिये उसके असिद्ध होने से वह प्रवृत्त नही होया। भाव 
यह हे कि अनुनासिक शास्त्र के प्रति प्छुत शास्त्र के सिद्ध होने पर भी इस 
प्रगहासज्ञा सूत्र के प्रति प्छुत शास्त्र के भसिद्ध होने से द्विमात्रिक ही ईकार 


HH HY 


१४२ व्याकरणमर्दाभाख्य 
तत्काला पव भवन्ति ॥ 


कर्थं पुनरिदं विज्ञायते-ईदादयो यद्‌ हिवचनमाहोस्विद्‌ ईदाद्यन्तं 
यदू द्विवचनमिति । कश्चात्र विशेषः ? 
ईदादयो द्विवचन प्रगृह्या इति चेदू अन्त्यस्य विधिः । 


ईदादयो द्विवचनं प्रग्रह्मा इति चेद्‌ अन्त्यस्य प्रग्रह्मसंज्ञा विधेया । 
पचेते इति । पचेथे इति । चचनाद्‌ भविष्यति । अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌। खट्वे इति । माले इति ॥ 

अस्तु तर्हि ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनमिति ॥ 


ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विचचनमिति चेदेकस्य विधिः। ईदाद्यन्तं द्विवचनः 
मिति चेदेकस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया । खट्वे इति, माळे इति ॥ 





दीखेगा तो तत्काळ हो कर प्रगृझसंज्ञा हो जायगी । अम्रगृह्य न होने से अग्नी ३ 
में इकार अनुनासिक न होगा । 


क्या इकार उकार एकार रूप द्विवचन की प्रगृह्यसंज्ञा मानते हो या ईकारान्त 
ऊकारान्त एकारान्त द्विवचन की प्रगृद्यसंज्ञा मानते हो। इस प्रकार सूत्र के अर्थ 
में ये दो पक्ष बनते हें । इन दोनो में क्या विशेष है? यदि ईकारादिरूप द्विवचन की 
प्रगह्मसंज्ञा मानते हो तो द्विवचन के अन्त्य ईकारादि की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं प्राप्त होती 
बद्व कइनी होगी । जैखे--पचेते इति । प्रचेथे इति । यहाँ पचेते पचेथे (पच-लट्‌ आताम्‌ 
आथाम्‌ ) में आताम्‌ आथाम्‌ को टेरेत्व हो कर आते आथे बनते हैं । यहाँ एकाररूप 
द्विवचन नहीं हे किन्तु एकार द्विवचन के अन्त में हे इस की प्रगृद्यसंजा विधान करनी 
होगी । प्रगृह्यसंज्ञा के वचनसामर्थ्यं से यहां प्रणुह्मसंजा हो जायगी अथीत्‌ द्विवचन 
ब्द की द्विवचन का अन्तावयव इस अर्थ में लक्षणा मानी जायरी। प्रग्रह्मसंज्ञा 
के वचन का प्रयोजन तो खट्चे इति, माले इति ( खट्वा माला-भोन्शी ) यहां ईकार 
रूप (मुख्य) द्विवचन मिल जाने से सिद्ध हो जाता है । 


सच्छा तो ईकारान्त द्विवचन की प्रगद्यसज्ञा मान लें । 


यदि ईकारान्त द्विवचन की प्रगद्यसंजा मानते हैँ चो ईकारादिरुप द्विवचन 
फी प्रयाण्रंया नहीं प्राप्त होती बह कहनी होगी । जेसे- खट्वे इति, माले इति यह्वं 
ईकारान्त या पफारान्ठ द्विवचन नहीं है किन्तु ईकाररूप या पकाररूप है । यहाँ 
प्रगाद्यसंशा कहती होगी । 


पञ्चस भाहिक २४३ 


नवाद्यन्तव्चात्‌ । 


न वा एष दोष: | कि कारणम्‌ । आदयन्तवत्त्वात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 
कार्य भवतीत्येवमकस्यापि भविष्यति । अथवा एवं वक्ष्यामिईदायन्त 
यद्‌ द्विवचनान्तमिति ॥ 


ईदाद्यन्तं यदू द्विवचनान्तमिति चेल्छुकि प्रतिषेधः । 


ईदायन्तं यद्‌ हिवचनान्तमिति चेल्छुकि प्रतिपिधो वक्तव्यः । 
कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌ वध्वोरगारं वध्वगारम्‌ । एतद्धीदाद्यन्तं श्रयते 
हिवचनान्ते च भवति प्रत्ययळक्षणेन । 


सप्तम्यामर्थग्रहणं ज्ञापक प्रत्ययळक्षणप्रतिषेधस्य । 





यह कोई दोष नही । क्योंकि अदान्तवदेकर्मिन्‌ इस सूत्र से एक में भी 
आदि अन्त के समान कार्य होते हैं तो खट्वे माले मे ईकार एकाररूप द्विवचन को भी 
ईकारान्त या एकारान्त द्विवचन मान कर प्रगृह्मतज्ञा हो जायगो । अथवा ईदूदेत्‌ ° सूत्र 
की यूं व्याख्या करेंगे कि ईकारायन्त जो द्विवचनान्त शब्दरूप उसकी प्रगुह्मसंजा 
होती है। यह तीसरा पक्ष वन जाता है। उससे खट्वे माले पचेते पचेथे इन सब 
जगह प्रगह्मसंज्ञा हो जायगी क्योंकि खट्वे आदि सभी इंकाराद्यन्त द्विवचनान्त शब्द 
हैं । सभी के अन्त से द्विवचन है 1! 


यदि इंदूदेत० सूत्र का तीसरा अथं करके ईकाराद्यन्त द्विवचनान्त शब्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा मानते हो तो जहां द्विवचन का लुक्‌ हो गया हैं उसको प्रत्ययलक्षण से 
द्विवचनान्त सान कर प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है उसका निषेध कहना होगा। 
जैसे - कुमार्योरगारं=्कुमार्यगारम्‌ । वश्वोरयारंन्ततरध्वगारम्‌ । यहां पप्ठीतत्पुरूप समास 
मे कुमार्योः के पष्ठी द्विवचन ओस का छुक हुआ हें । कुमारी यह ईकारान्त 
श्र्यमाण है और प्रत्ययलक्षण से ओस्‌ को मान कर द्विवचनानत भी है इसकी 
प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होने से यण न हो सकेगा । 


१. यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययम्रहण तदन्त्रहणं नास्ति उस परिभाषा से द्विवचन 
रूप प्रत्यय की प्रगुझसंना करने में तदन्तविधि का निषेध टोने से इकारायन्त जो 
द्विवचनान्त उसकी प्रगहासेज्ञा होती हे उस अर्थ वाला यह तीसरा पक्ष नहीं बन मकता 
तथापि यह बात आगे चतुर्थपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार स्वयं ही कहेंगे । 


२४४ व्याकरणमहाभाष्य 


यद्यमीदूतो च सप्तम्यथै इत्यर्थग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायों 
न प्रगृह्मसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । 


तत्तर्हि ज्ञापकाथमर्थग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? 


न कर्तव्यम्‌। इदादिमिद्विचचनं विशेषयिष्यामः। ईदादिवि- 
शिष्टेन च द्विवचनेन तदन्तविधिर्भविष्यति। ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनं 
तदन्तमीदायन्तमिति । 


एवमप्यशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येतां शक्स्यास्तां वस्त्रे इति 


इंदूती च सप्तम्यर्थ इस सूत्र मे जो अग्रहण किया है वह इस बात का 
ज्ञापक है कि प्रगृह्यसञ्ञा मे प्रत्ययळक्षण नहीँ होता । क्योंकि ईदूतौ च सप्तम्यर्थे में 
अर्थग्रहण का यही प्रयोजन है कि सोमो गोरी अधिश्रित यहाँ गौयीम्‌ का अर्थ 
रखनेत्राळे गौरी शव्द मे सप्तमी का लुक्‌ हो जाने पर भी उसके अर्थ में वर्तमान 
ईकार उकार की प्रगृह्यसंज्ञा हो जावे । यदि प्रगृह्यसंज्ञा मे प्रत्ययलक्षण होवे तो 
गौरी म सुपा सु छुकू० से हुए सप्तमी विभक्ति के छुक्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर 
गोरी यह सप्तम्यन्त बन जायया तो अर्थग्रहण के बिना भी प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध हो 
जाने से अर्थग्रहण व्यर्थ है । 


तो क्या उक्त वात के ज्ञापन के लिए ईदूतौ च सम्तम्यर्थे सूत्र मे अर्थग्रहण 
करना चाहिये ? 


अर्थ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नही इस सूत्र में ईकारादि से 
द्विवचन को विभेषित करेगे तो विशषण मे तदन्तविधि होकर ईकारान्त जो द्विवचन 
ऐसा अथे होगा, फिर तद्विशिष्ट द्विवचन को शब्दरूप का विशेषण बनायेंगे। येन 
विधिस्तदन्तस्य के नियम से ईकारादिविशिष्ट द्विवचन से तदन्तविधि हो कर अर्थ होगा 
ईकाराद्यन्त जो द्विवचन तदन्त जो शब्दरूप उसकी प्रगृह्यसंज्ञा होती है। यह 
चौथा पक्ष बनेगा । इस पक्ष में कुमार्यगारम्‌, वध्वगारम्‌ मे ओस द्विवचन के 
ईकारान्त न होने से प्रगद्मसंज्ञा न होगी । 


इस चौथे पक्ष के अर्थ मै भी अग्नुक्ले शुक्ले समपथेता शुक्ल्यास्ता वस्त्रे यहां 
च्विप्रत्ययान्त शुक्ली शब्द के ईकार को प्रगुटासंज्ञा प्राप्त होती है। शुक्ल द्राब्द से 
नपुंसक में ह को शी होकर उससे परे अभूततद्भाव अर्थ में तद्धित च्विप्रत्यय 
हुआ।। तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुगो धातुप्रातियदिक्योः से दीं कां 
छुक होना हैं। अस्य च्वी से च्वि परे रहते शुक के अकार को इंकार होकर च्वि 
का सर्पोपहारी लोप हो गया । उ्योदिच्विटाचट्च से च्व्यन्त की अव्ययसंज्ञा हो कर 


पञ्चम भाद्धिक २४५ 


अत्र प्राप्नोति । अत्र हीदादि च द्विवचनं तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 
अत्राप्यकृते शीभावे छुग्‌ भविष्यति । 


इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ । लुक्‌ क्रियतां शीभाव इति। किमत्र 
कतेव्यम्‌। परत्वाच्छीभावः । नित्यो लुक्‌ | कृते शीभावे प्राप्नोत्यकृतेपि । 
अनित्यो छुक्‌ । अन्यस्याकृते शीभावे प्राप्नोति अन्यस्य कृते । शब्दान्तरस्य 
च प्राण्युवन्‌ विधिरनित्यो भवति। शीभावोप्यनित्यः। न हि रते 
लकि प्राप्नोति। उभयोरनित्ययोः परत्वाच्छीभावः । शीभावे कृते लुक्‌ । 
अथापि कथं चिन्नित्यो जुक्‌ स्यादेचमपि दोष. । वक्ष्यत्येतत्‌--पद- 
संक्ञायामन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिप्रत्षिधार्थ- 


आगि आने वारे सुप्‌ का लूक हो जाता हे । इस प्रकार यहां अस्य च्त्रौ से हुआ 
ईकार श्रूयमाण है और सुपो धातुप्रातिपदिकयो. से छुकू हुआ शी शब्द प्रत्ययलक्षण 
से ईकारान्त द्विवचन हे । शुक्ली यह ईकाराथन्त शब्द समुदाय बन जाता है । 
इसकी प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होने से यण्‌ न हो सकेगा । 

यहां भी शी आदेश करने से पहले ही सुपो धातु. से औ का लुक्‌ हो जायगा 
तो इकारान्त द्विवचन न होने से दोष न होगा । 


लुक और शी आदेश में यह विचारना चाहिये कि पहले औ का लुक 
किया जायया औ को शी आदेश । क्या करना चाहिये? सुपो वातु० के छुकू से 
नपुंसकाच्च से होनेवाळा शी आदेश सूत्रपाठ में पर है इस लिये विप्रतिपेधे परं कार्यम्‌ 
के नियमानुसार शी आदेश पहले होना चाहिये । लुक्‌ नित्य हे, औ को शी करने 
पर भी प्राप्त होता है, न करने पर भी। छुक अनित्य है। शी न करने पर अन्य 
ओ को प्राप्त होता हे, करने पर अन्य शी को। दाव्दान्तर को प्राप्त होनेवाली 
विधि अनित्य होती हे । यू तो शी भी अनित्य है। औ का छुक करने पर नहीं 
प्राप्त होता । दोनो के अनित्य होने से पर होने के कारण शी भाव ही पहले होगा । 
शी करने पर छुक्‌ होगा तो ईकारान्त द्विवचन होने से प्रगाह्यसंज्ञा प्राप्त होती है। 
यदि किसी प्रकार छुक्‌ को नित्य भी मान हें तो भी दोष हे । आगे सुप्तिडन्तं पदम्‌ 
इस पदसज्ञा सूत्र में कहेंगे कि वहाँ अन्तप्रदण इस वात का ज्ञापन करने के 
किया है कि प्रत्ययो की संज्ञा करने में तदन्तविधि नहीं होती । सुप तिइ 
प्रत्यय ६ई। उनकी पदसंज्ञा करने में यदि तदन्तविधि हो जावे तो अन्तग्रदण के 
बिना भी सुवन्त तिङन्त समझ लिये जावेंगे उसके लिये अन्त ग्रहण करना व्यर्थ 
६॥ वह व्यथे होकर इस बात का ज्ञापक हे कि अन्यत्र प्रत्ययो की सञ्ञा करने 
तदन्तविधि नहीं होती । यहां ईदूदेत्‌० सूत्र म ईकारादि द्विवचन भी प्रत्यय हुँ । 


२४६ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


मिति।' इदं चापि प्रत्ययग्रहणमर्य चापि संशाविधिः । अवद्यं 
खल्वस्मिन्‌ पक्षे आद्यन्तवद्भाव एषितव्यः । 


तस्मादस्तु स एव मध्यमः पक्षः ॥ 


अदसो मात्‌ ॥ १।१।१२॥ 
मा्रगृद्यसज्ञायां तस्यासिद्भत्वादयावकादेशप्रतिपधः । 


मात्‌ प्रगृह्यसंज्ञायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य चासिद्वत्वादयावेकादेशाः 
प्राप्नुवन्ति तेपां प्रतिषेधो चक्तव्यः। अमी अत्र। अमू अत्र। अमी 
आसते । अमू आसाते। ननु च प्रमृह्यसंशावचनसामर्थ्यादयादयो न 
भविष्यन्ति । 


उन प्रत्ययों की प्रगृह्मसंज्ञा करनी है अतः तदन्तविधि न होने से ईकारान्त 
द्विवचनान्त जो गव्दुरूप । ऐसा अर्थ ही न होगा तो चौथे पक्ष का उत्थान भी 
असंभव है और इस चौथे पक्ष मे भी आन्तवद्भाव मानना आवश्यक है । क्योकि 
अग्नी यहाँ ईकारान्त द्विवचन नही है केवळ ईकाररूप हे उसको आद्यन्तवद्भाव से 
ही ईकारान्त मान कर प्रगृह्यसंज्ञा हो सकेगी ॥ 


इस लिये तब ता वही मध्यम पक्ष अथीत्‌ दूसरा पक्ष निदोप होने से स्वीकार 
करना चाहिये । इंकाराद्यन्त द्विवचन शब्द की प्रगृह्यसंज्ञा होती है यही सूत्र का अर्थ 
मानना चाहिये । ऐसा मानने पर ईकारादिरुप द्विवचन वाले प्रथम पक्ष कें खट्वे इति, 
मारे इति आदि उदाइरणो में आद्यन्तत्रद्धाय से ईकाराचन्त द्विवचन हो कर 
प्रगृह्यसंज्ञा हो जायगी । प्रत्ययों की संज्ञा में तदन्तविधि न होने से तीसरे चौथे 
पक्ष का संभव ही नही । इस लिये दूसरे पक्ष का सानना ही ठीक हे । उसके मानने 
पर कोई दोष नहीं आता । 


अदस्‌ शब्द के मकार से परे ईकार उकार की प्रगृह्यसंज्ञा करने में ईकार 
ऊकार के सिट हाने से अय्‌ आपू और पूर्वरूप णुकादेश प्राप्त होते हैं। उनका 
निषेध कहना चाहिये । अमी अत्र यद्दां भदस्‌ शब्द से परे जस रहते त्यदायत्व पररूप 
हो कर जस्‌ को शी होता है। फिर आदू गुण. से गुण हो कर अदे बनता हें! 
एत ईट्टहुवचन से दकार को मकार तया एकार को ईकार हो कर अमी यन जाठा है। 
एत उद्टहुवचेने से विहित ईकार के पूर्वत्रासिद्ीय होन के कारण इस सूत्र के प्रति 
भसिद्ध होने से अदे दीखेगा चो एट: पदान्तादति से पूर्यरुप प्राप्त होता ह। अमु 
भत्र यहां झदस्‌ शब्द से जो पर रहते त्यद्रायत्व पररूप तया वृद्धि एकादेदा होकर 


पञ्चम भाहिक २४७ 


वचनार्थो हि सिद्धे । 


नेदं वचनाल्लभ्यम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यत्‌ सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌। 'अणोऽप्रगृह्यस्याडुनासिक' इति ॥ 


नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । यच्चेवावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ 
तत्रैवायं बूयादणोऽप्रणुह्यस्याडुनासिकोऽदसो नेति । 


वेप्रतिषधाद्वा | 
अथवा प्रगृह्मसंक्षा क्रियताम्‌ अयाद्यो वेति। प्रग्रह्मसंज्ञा भविप्यति 





अदौ बनता है । फिर अइसोऽसेरीडु दो मः से दकार को मकार एवं भकार को उकार 
हो कर अमू बन जाता है । अदसोऽसेदो० से विहित उकार पूर्वत्रासिद्धीय होने के 
कारण इस सूत्र के प्रति असिड होने से अदौ दीखिगा तो एचोऽयवायावः से आव्‌ आदेश 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार अमी आमते, अमू आसाते यहाँ क्रमशः अय्‌ आव्‌ आदेश 
प्राप्त होते हैं । प्रगृह्यसंज्ञा के वचनसामर्थ्यं से अयादि आदेश नही होगे । प्रगह्मसंज्ञा 
के वचन से अयादि की नित्रृत्ति नहीं हो सकती । प्रगृह्यसंज्ञा वचन कातो अन्य 
प्रयोजन हे । क्या? जिस प्रगह्मसंज्ञा के काये में ईकार उकार सिद्ध हैं वहां 
प्रगद्यसंजञा करने के लिये यह सूत्र चरितार्थ हो सकता है । जैसे--अणोऽप्रणह्मस्यानु- 
नासिकः इस सूत्र के प्रति अदसोऽसे० और एत ईदू० से विदित ईकार उकार सिद्ध हैं 
क्योंकि पू्ेत्रासिद्धम्‌ के अनुखार त्रिपादी म पूरे के प्रति पर असिद्ध होता है। पर 
के प्रति पूवे सिद्ध रहता है अदसोऽसे०, एत ईदू० ये दोनों सूत्र अणोप्रह्मस्यानुनासिकः 
से पूरे होने के कारण सिद्ध हँ । कार्यकाल पक्ष का आश्रयण करते से यह दोनो सूत्र 
अदसो मात्‌ इस संज्ञासूत्र के प्रति भी सिद्ध हें । इस लिये अमी, अमू यहां अनुनासिक 
रोकने के लिये यह प्रणृदासंज्ञा सूत्र रह सकता हे । 
केवळ एक प्रयोजन के लिए इतना बड़ा अद्सो मात्‌ यह प्रगृद्यसंज्ञासूत्र नहीं 
बनाया जा सकता । यदि एक अनुनासिक रोकना ही प्रगद्यसंञ्चा का प्रयोजन 
होता तो यहां प्रगृह्मसंज्ता न करके वही अणोऽप्रश्यस्यानुनासिकः के साथ अदसो न 
ऐसा कह देते। उसका अर्थ होता--भदसू शब्द के भण्‌ को भनुनासिक 
नहीं होता है । 


अथवा प्रगृह्यसंशा और अयादि के हुल्यत्रलविरोध मे विश्रतिपेत्रे परं कार्यम्‌ 





१, सशासूत्र अनेक कार्यो की सिद्धि के ल्यि बनाये जाने 6 । दूसरे सू तो 
एकमात्र प्रयोजन के लिये भी रचे जाते इ जैसे मुट्टादण्‌ 2न्यादि । 


१४८ न्याकेरणेमदां भाष्ये 


विप्रतिषेधेमेति । 


नैष युक्तो विप्रतिषेधः । विप्रतिषेधे परमित्युच्यते। पूर्वा च 
प्रगरह्मसेक्षा परे$्यादयः । परा प्रगृह्यसंशा करिष्यते । सूत्रविपर्यासः रतो 
भवति । 


एवं तर्हि परैव प्रग्रह्मसंक्षा। कथम्‌। कार्यकाल संशापरिभाषम्‌। 
यत्न कार्ये तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । प्रग्रह्मः प्रकृत्येत्युपस्थितमिदे भवति 
अदसो मादिति । 


पचमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । कथम्‌। द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः । 
नचात्रैको द्विकार्ययुक्तः । एचामयादयः । ईदूतोः प्रगृह्यसंज्ञा । 


नावर्यं द्विकार्ययोग एव विप्रतिपेधः । कि तर्हि असंभवोपि। स 


के नियमानुसार पर होने के कारण प्रगृह्मसंशा हो जायगी तो अमी अत्र आदि 
में अयादि न होंगे! 


यह विप्रतिषेध एवं तुल्यवळविरोध का नियम यहाँ ठीक नहीं वनता क्योंकि 
विप्रतिषेध म पर का कार्य होता है । प्रगहासंज्ञा पूत्र है । अयादि पर हें । सूत्रपाठ 
में प्चात्पठित हें । इसलिये अयादि ही होने चाहिये । प्रग्रह्मसंशा को अयादि 
से पर बना देंगे तव तो सूत्र परिवर्तन करना होगा । 


अच्छा तो सूत्र परिवर्तन के बिना ही प्रगद्यसंज्ञा पर बन जायगी। केस! 
कार्यकालं संञ्ञापरिभापम्‌ इस नियम से संज्ञाओं का जहां कार्य पड़े वहीं उपस्थिति 
मानी जाती है । प्लुतप्रग्रधा अचि नित्यम्‌ सूत्र में प्रग॒ह्मसंज्ञा का कार्य होने से 
वहीं यह अदसो मात सूत्र उपस्थित हो जायगा तो अयादि से पर बन जायगा । 
क्योकि एचोडयवायाव. भाडि सूत्रों से परे प्टुतप्रणद्मा अचि० इस सूत्र का पाठ है । 

तब भी विप्रतिषध नही बनता | कैसे ? द्विकार्ययोग में विप्रतिषेध होता 
ह । जहाँ एक ही जगह दो कार्य युगपत्‌ प्राप्त हाँ वहां विम्रतिपध के नियम से 
ब्यवस्था होती है। यहाँ ऐसी बात नहीं। अरे, अद्रौ इस स्थिति में एचो को 
भयादि प्राप्त होते हॅ । अमी, अम इस स्थिति में ईकार उकार की प्रग्रह्मसंज्ञा 
प्राप्त होती हैं। 

यह आउइयक नहीं कि द्विकाययुक्त ही विग्रतिपिथ का विषय होता हैँ बस्ति 
असंभव भी होता है। भौर नह भर्सभव यहां है ही। कौन सा असंभव दे ? 


पद्म भाह्विक २४९ 


चास्त्यत्नासंभवः । कोऽसावसंभवः । प्रगृह्मसंशाउमिनिर्वतमाना अयादीन 
बाधते । अयादयो5भिनिवर्तमानाः प्रगृह्यसंज्ञाया निमित्त विश्नन्तीत्ये- 
षोऽसंभवः । सत्यसंभवे युक्तो विप्रतिषेधः । 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। सतोर्हि विप्रतिषेधो भवति । न 
चात्रेत्वोत्वे स्तः । नापि मकारः । उभयमप्यसिद्धम्‌ ॥ 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं च यथा रोरुत्वे । 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति। तद्यथा रुरुत्वे आश्रयात्‌ सिद्धो 
भवति ॥ 


कि पुनः कारणं रुरुत्वे आश्रयात्‌ सिद्धो भवति । न पुनर्यत्रैच रुः 
सिद्वस्तत्रैवोत्वमप्युच्येत ॥ 


प्रगह्मसंज्ञा यदि हो जाती हे तो अयादि रुक जाते हें । और अयादि यदि हो जाते है 
तो प्रगुह्मसंज्ञा के निमित्त को नष्ट कर देते हैं यही असंभव हे । असंभव होने पर 
विप्रतिषेध युक्त ही है । 


तब भी विप्रतिषेध नहीं बन सकता । क्योंकि दोनों के विद्यमान होने पर 
विप्रतिषेध हुआ करता हे । अमी, अमू यहां ईकार उकार सकार हैं ही नही। 
पूर्वत्रासिङ्धीय होने से दोनों ईकार ऊकार तथा मकार सभी असिद्ध हैं । 


ईकार उकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । जैसे अतो रोर'लताद- 
प्छते सूत्र से रु को उत्व करने में रु आश्रय से सिद्ध होता हे । अदसो मात्‌ सूत्र मे 
ईकार उकार मकार का आश्रयण करके प्रगृह्य-संज्ञा की गई है इस लिये वे पूर्वत्रा- 
सिद्धीय होने पर भी आश्रीयमाण होने के कारण सिड माने जायेगे । 


क्या कारण हे जो अतो रोरप्छता० से रु को आश्रय से सिद्ध माना जाता हे । 
क्यों न जहां पर रखने से रु स्वयं सिद्ध हो सकता हे वही रु को रख कर उत्व कहा 
जाय । रो. सुपि इस सूत्र के वाद अत उरति ऐसा सूत्र बना दें। उस का अर्थ 
होगा अकार से परे रू को उत्व होता हे अकार परे होने पर । ससजुपो रः यह रु 
विधान करने वाला सूत्र रोः सुपि इत्यादि से पूवे पठित है । इसलिये अत उरति इस 
उत्व के प्रति स्वतः सिद्ध है । वहां पूर्वेत्रासिद्वम्‌ से रु के असिद्ध होने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । और प्लुतप्रकरण भी अत उरति से पूर्वे पठित होने के कारण सिद्ध रहेगा 
तो अतः के तपरकरण से प्लुत स्वतः व्यावृत्त हो जायगा उसके लिये अप्छताटप्लने 
कहने की भी भावइयकता न होगी । छ 


२५० ब्याक्करणसहा भाष्य 


लेव शक्यम्‌ । 
असिद्धे ह्युले आदूगुणाग्रसिद्धिः । 
असिद्धे हयुत्वे आद्णुणस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । वृक्षो$च। प्लक्षो5त्र । 


तस्मात्‌ तत्राश्रयात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌ । यथा तत्राश्रयात्‌ सिद्धत्वं 
भवति । पचमिहाप्याश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति । 


अथवा प्रगृह्यसंज्ञावचनसामर्थ्याद्याद्यो न भविष्यन्ति । 


अथवा योगविभागः करिष्यते। अदसः। अदसः परे ईदादयः 
प्रगृह्मसंज्ञा भवन्तीति। ततो मात्‌ । माच्च परे ईदादयः प्रगृह्यसंज्ञा 
भवन्तीति । अदस इत्येच। किमर्थो योगविभागः । एको यत्‌ तत्‌ 
सिद्धे प्रगुद्यकार्य तदर्थः। अपरो यदसिद्धे ॥ 





ऐसा नहा हो सकता । उत्व को पूर्वत्रासिद्धीय प्रकरण में नहीं रखा जा सकता। 
अतो रोर'ळतादप्लुते इस उत्वविधायक सूत्र को सपादसप्ताध्यायी से निकाल कर 
यदि रोः झुपि के वाद अत उरति इस प्रकार परिवर्तन हारा पूर्वैत्रासिद्ध प्रकरण में 
रख देंगे तो ब्रह आटगुणः इस सपादसप्ताध्यायीस्थ सूत्र के प्रति असिद्ध हो जायगा । 
उस के असिड हाने से व्रक्षोऽत्र, प्लक्षोऽत्र यहां उ को गुण न हो सकेगा । इस लिये 
जैसे उत्व करने से रु को आश्रय से सिद्ध मानना पढ़ता है वेसे यहां प्रगृद्यसंश्ञा भे 
भी ईकार ऊकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । 


अथवा प्रगृह्यसंज्ञा के वचन सामर्थ्य से अयादि न होंगे । यथोदेदा पक्ष में 
संज्ञादास्त्रो का जो स्थान हे वही विधिशास्त्रं को अपने परिप्कार के लिये आना 
होता हे । अदसोऽसे० कौर एत ईदू० ये दोनों सूत्र इस संज्ञासूत्र से सम्बन्ध रखने 
के कारण इसी स्थानके हो जायेंगे तो एचोऽग्रवायावः आदि की दृष्टि में मसिद्ध 
न हो सकेर । 

अथवा अदसो मात इस सूत्र का योगविभाग करेंगे। अटस' । मात । ये 
टो सुन्न बना देंगे । अदसः का भथ होगा अदस्‌ से परे ईकारादि की प्रगृह्यसंज्ञा 
दोती दै । उस के वाद मातू इस सूत्र का अथ होगा अदस्‌ के भकार से परे भी 
ईकारादि की प्रगृत्ासंज्ञा होती है । योगविभाग किस लिये होगा ? एक ( स्दूसरा ) 
मात यह सत्र ता जिस प्रमृशसज्ञा के कार्य में ईकार उकार मकार सिद्ध हैँ उन के 
लिये रदेंगा। अपर ( म्पा ) अदस यह सूत्र असिद्ध ईत्वे उत्व मत्र चाळे 
प्रगारासँखा के कायो के ल्यि दोगा । 


पञ्चम आद्विक २५१ 


इहापि तर्हि प्राप्नोति । अझ्ुया । अमुयोरिति । कि च स्यात्‌ यद्यत्र 
प्रगह्मसंशा स्यात्‌ । प्रगृह्याश्रयः प्रकतिभावः प्रसज्येत ॥ 


नेष दोषः । पदान्तप्रकरणे’ प्रकतिभावः । न चैष पदान्तः ॥ 


एवमप्यसुकेऽज, अत्रापि प्राप्नोति । द्विवचनमिति वर्तते। यदि 
द्विवचनमिति वर्तते अमी अन्न न प्राप्नोति ॥ 


एवं तहिं एद्न्तमिति निवृत्तम्‌ । अथवाहायमद्खो मादिति । 
न च ईत्वोत्वे स्तः। नापि मकारः। तत एवं विज्ञास्यामः मार्थादीदाद्य- 
र्थानामिति । 


अद्सः यह पृथक्‌ सूत्र होने पर अमुया अमुयोः यहाँ भी प्रशृह्मसंज्ञा प्राप्त 

होती हे । अदस शब्द से स्त्रीलिङ्ग मै टा ओसू परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप टाप्‌ 
तथा सवर्णदीध हो कर आठि चापः से एकार होता है । अदे आ, अदे ओस्‌ इस 
स्थिति में अदसः सूत्र में मकार विशेषण के न रहने से यहां अदे शब्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है। क्या हो जायगा यदि यहां प्रगृह्संशा हो जाय तो ? 
पमृह्यसंज्ञा से होने वाला प्रकृतिभाव प्राप्त होगा। उस से फिर एचोऽयवायावः 
सूत्र से अयादेश न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं। प्लुतप्रणृह्मा अचि० सूत्र से पदान्त मे प्रकृतिभाव 
होता हे । अदे आ, भेदे ओस्‌ का एकार पदान्त नही है किन्तु भसंज्ञक है । 

फिर भी अदसः इस सूत्र में मकार विशेषण न होने से अमुकेऽत्र यहां 
पुकार की प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है। अदस शब्द से स्वाथ मे अकच कर के 
अद्कस्‌ बना । उससे जस्‌ परे रहते त्यदाद्यरव पररूप होकर जस्‌ को शी हो गया । 
अदसोऽसेर्दाटु दो म' से द को सुत्व हो कर अमुके चन जाता हे । इसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
होने से अत्र शब्द का अच्‌ परे रहते एड: पदान्तादति से होने वाला पू्ेरूप न हो 
सकेगा । इंदूदेत० इस पूर्वसूत्र से दिवचन की अबुद्दत्ति कर के द्विवचन की प्रगुह्यसंशा 
होगी तब तो अमी यहां बहुवचन म न हो सकेगी । 

इस से तो इस सूत्र मे पूर्वसूत्र से एदन्त की अचुदृत्ति न छाना ही ठीक है । 
उससे अझुया, अमुयोः, अमुके इत्यादि एकारान्तों में प्रगह्मसंज्ञा न होने से अदसः 
इस एथक्‌ सूत्र में कोई दोष न होगा। अथवा जब पाणिनि आचाय अदसो मातृ 


१. पुडः पदान्तादति--यहा से पदान्त प्रकरण है । 
२, यदि अदसो मात्‌ यह एक सूत्र रखते हें तो माद्यद्दण का व्यावर्त्येन 
होने से वह व्यथ हो जाता है । यह मातू ग्रहण ही एदन्त की नित्रत्ति जा सूचऊहै। 


२५२ व्याकरणमहाभाष्य 


उक्तं वा । 
किमुक्तम्‌ । 
अदस इंल्वोत्वे स्वरे बहिष्पदछक्षणे सिद्धे वक्तव्ये । प्रगृह्यसंज्ञाया चेति ॥ 
तत्र सकि दोषः 1 
तत्र सककारे दोषो भवति । अमुके$त्र ॥ 
नवा ग्रहणविरेषणत्वात्‌ । 


न माद््रहणेन ईदाद्यन्तं विशोष्यते, कि तर्हि । ईदादयो विशेष्यन्ते 
मात्परे ये ईदादय इति ॥ 


यह सूत्र बना कर अदस्‌ फे सकार से परे ईकार उकार की ग्रग॒ह्मसंशा कहते हैं 
और वह इकार उकार के असिद्ध होने से बनती नही तो सूत्र का यह तात्पर्य समझा 
जायगा कि मकार का अर्थ रखने वाले अदस्‌ शव्द से परे ईकार उकार का अर्थ 
रखने वाले शब्द की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । मातङमार्थात्‌। ईदादीनाम्‌=इदादर्थानाम्‌ । 
इस प्रकार अर्थ विषयक बुद्धिपरिकट्पना मे इंकार उकार मकार की असिद्धता 
नहीं होगी । अदस्‌ शब्द मे ईकार उकार मकार के अर्थ की बुद्धि करके प्रगृह्यसंज्ञा हो 
जायगी । अथवा आगे न सु ने सूत्र पर वार्तिक कहेंगे--अदस ईत्वोत्ने स्वरे वहिष्यद- 
लक्षणे सिद्धे वक्तव्ये प्रगृह्यसंज्ञाया च । इस का अथै है--बहिष्पदलक्षण स्वर परे रहते 
अर्थात्‌ एक पद्‌ से दूसेर पद का अच्‌ परे रहते अयादि आदेश करने में अदस्‌ शब्द 
के ईकार उकार सिद्ध माने जाते हैं । प्रगुह्मसंज्ञा में भी वे सिद्ध समझे जाते हैं । 
इस वचन से इत्वादि की असिद्धता का निषेध होकर सिद्धता हो जायगी । 

ईद्देतृ० के सूत्र के समान यहाँ भी ईकारान्त उकारान्त पुकारान्त की 
प्रगह्मसंज्ञा समझ कर यह दोष ग्राप्त होता है । उस अवस्था में इस सूत्र का अर्थ 
होगा--अदस्‌ के मकार से परे ईकाराद्यन्त की प्रगुद्मसंश्ञा होती है। तब सक 
अर्थात्‌ ककारसहित अमुके इस प्रयोग में प्रगह्मसंज्षा प्राप्ति रूप दोष होता दै ! 
असुके यह अदस्‌ के मकार से परे उके एकारान्त है उसकी प्रगृद्मसंज्ञा होनी चाहिये । 
प्रगहासंज्ञा हो कर एड: पदान्तादति से पूर्वरूप न हो सकेगा । 


मात्‌ शब्द के ग्रहण का विशेषण होने से यह कोई दोप नही। भदसो 


क्योंकि अदस्‌ के मकार से परे ईकार ऊकार ही संभव हे । एकार नहीं । इस तरह 
मातू ग्रहण एदन्त की निवृत्ति में तात्यग्राहक होने से सफळ हो सकता है । योगविभाग 
म तो एउन्त की निवृत्ति सर्यथा आवश्यक है । एकयोग में मात. अहण के सामर्थ्य से 
एदन्त की निउृत्ति हो जायगी । 


पञ्चम भाडिक २५३ 


शे १।१।१३॥ 
इह कस्मान्न भवति कारो कुशे वशे इति ॥ 
शेऽथवदूग्रहणात्‌ । 
अर्थवतः शे शब्दस्य ग्रहणम्‌ । न चैषोऽर्थवान्‌ ॥ 
एवमपि हरिशे बच्चुशे इत्यत्रापि प्राप्तोति ॥ 


मात्‌ सूत्र में इद्देत्‌ का अण हे । इंदूदेदन्त का नहीं । जिसका सूत्र में ग्रहण है, 
उच्चारण है उसी का विशेषण सातू को बनायेंगे तो अर्थ होगा--भदस्‌ के मकार 
से परे जो ईकारादि उनकी प्रगृह्यसंज्ञा होती हे । अमुके मै मकार से परे एकार नहीं 
है बल्कि एकारान्त उके हे । सकार और एकार के बीच में उकार ककार का व्यवधान 
है इस लिये वहां प्रगह्यसंज्ञा नहीं होगी ।? 


काशे कुशे वंशे यहाँ शे शब्द की इस सूत्र से प्रगुह्मसंज्ञा क्यों नही होती ? 


श की प्रगृद्यमसज्ञा में अर्थवान्‌ श्रे शब्द का ग्रहण किया गया है। काशे 
आदि में शे शब्द अर्थवान्‌ नही है। इस लिये उस की प्रगृह्यसंज्ञा नही होगी । 
श यह सुपा सुळङ्पूर्वसवणीच्छेयाडाडयायाजालः इस सूत्र से वेद में सुपों के 
स्थान में विहित आदेश हे । शकार की लशक्कतद्धिते से इत्संज्ञा होने से लोप कर के ए 
रह जाता हे । जैसे युष्मे अस्मे त्वे इति । यह शे शब्द विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
है। काशे आदि का गे अब्द निरर्थक हे । काश, कुश, वंश शब्दो से सप्तमी के 
पुकवचन डि के परे रहते आद्गुणः से गुण होकर काशे, कुशे, वंशे बनते हें । इस 
शे में शकार तो काश आदि शब्दे का अवयव हे । और इकार सप्तमी का एकवचन 
है। यद्यपि सप्तमी का एकवचन इकार अपने विभक्त्यर्थे से अर्थवान्‌ है तो भी 
काश आदि के शकार और सप्तमी के इकार से मिल कर वना हुआ शे यह समुदाय 
निरधैक ही है । अथेवद्ग्रहणे नानथैकस्य इस परिभाषा के अनुसार अर्थवान्‌ शे शब्द 
के ग्रहण से अनर्थक शे शाब्द का ग्रहण नहीं होगा । 


अर्थवान्‌ शे शव्द का अहण मानने पर भी हरिशे, वश्नुशे में शे शव्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है । हरि वञ्चु शब्दों से लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलच. 
सूत्र से सत्वर्थीय श प्रत्यय होकर उससे सप्तमी के पुकवचन मे शे बन जाता है। 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने मात्‌ को ग्रहण का विशेषण मान कर यहा एकार 
की अनुरत्ति लाने में भी कोई दोप नहीं यह सिद्ध कर दिया हैं । 


२५३ न्याकरणमहा भाष्य 


एवं तर्हिं 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवे'त्येवं न भविष्यति | 
अथवा पुनरस्तु अर्थवद्ञ्रहण नानर्थकस्येति । कथं तर्हि--हरिशे वश्रुशे 
इति । पकोऽत्र विभक्त्यर्थनार्थवान्‌। अपरस्तद्धितार्थेन । समुदायो- 
ऽनर्थकः॥ 

निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 

निपात इति किमर्थम्‌ ? 

चकारात्र । जहारात्र । 

एकाजिति किमर्थम्‌ ? 

प्रेद ब्रह्म । प्रेद्‌ क्षम्‌ । 





यहां श और इ दोनों प्रत्यय के अर्थ से अर्थवान्‌ हें । इस लिये इस शे शब्द की 
प्रगृह्यसंज्ञा हो जानी चाहिय । 
लक्षणप्रतिपडोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌, इस परिभाषा से हरिशे, वभ्रुशे 
में शे शब्द की प्रगृह्यसंच्ञा नही होगी। इस परिभाषा का अर्थ है लक्षण अर्थात्‌ 
सूत्र, उस से निव्पन्न और प्रतिपदोक्त साक्षात्‌ उच्चरित स्वतः सिद्ध इन दोनों मे 
प्रतिपदोक्त का ही अहण होता है । हरिशे, वभ्रुशे में शे शब्द साक्षादुच्चरित नही 
ह बल्कि लक्षणा द्वारा निष्पन्न होने से लाक्षणिक है अतः प्रतिपदोक्त न होने के 
कारण उसका यहाँ ग्रहण नही होगा । 
केवल अत्रवद्य्रहणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को मानने से भी यहां दोष नहीं 
। हस्णि, वभ्रशे केसे बनेंगे ? यहां एक इ तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
। दूसरा तद्धित घ प्रत्यय मत्वर्थ के अर्थ से अर्थवान्‌ है । दोनों का समुदाय शे 
शब्द सर्वधा अनश्रेक है इसलिए यहां श शब्द की प्रयृह्मसज्ञा नहीं होगी ।' 


a ts Fer hd 


श्पं 


निपातग्रहण किस लिए किया हे? 

चकारात्र । जहारात्र । यहाँ चकार, जहार (क्र, ह-लिद, तिप्‌, णछू ) में 
णल्‌ का अकार एकाच तो है पर निपात नहीं है। निपात न होने से प्रगृद्यसज्ञा न 
होगी तो अत्र के साथ सवर्णदीध हो जाता है । 

एकाच ग्रहण किस लिए किया हैं ? 

प्रदम्‌ यहाँ प्र शब्द उपसर्ग होने से निपात तो हे पर एकाच नहीं हैं। एकाच 
न होने से प्रगुद्यसेज्ञा न होगी ता उदम्‌ के साथ गुण एकादेश हो जाता ह । 

१. अर्थवान्‌ का समुदाय भी अर्थवान्‌ ही हो यह कोई आवश्यक नहीं है । 
जैस--ठड टाडिसानि पहपृपाः कुण्डमजाजिनम्‌। इन्यादि पदों के अलग २ आर्थवान 
दोनि पर भी सारा पदसमुदाय भन्वयरदिन दोन से अनर्थक ही दै । 


पैश्वम साहिक २५७ 


पकाजित्यप्युच्यमानेऽत्रापि प्राप्तोति । एषोऽपि ह्योकाच्‌ । 


पकाजिति नायं बहुबीहि:। एकोऽज्ञ यस्मिन्‌ खोऽयमेकाच्‌ 
पकाजिति। किं तर्हि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः | एकः अच्‌ एकाच्‌ 
एकाजिति । 


यदि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणो नार्थ एकग्रहणेन । इह कस्मान्न 
भवति । प्रेदं ब्रह्म । प्रेदं क्षत्रम्‌ । 


अजेव यो निपात इत्येवं विज्ञायते । कि वक्तव्यमेतत्‌ । नहि। कथ- 
मञुच्यमानं गंस्यते । अज्त्रहणसामर्थ्यात्‌। यदि हि अच्च अन्यच्च तन्न 
स्याद्‌ अज््रहणमनर्थकं स्वात्‌ ॥ 


अस्ति ह्यत्यदज्य्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । अजन्तस्य यथा स्यात्‌ 
हरन्तस्य मा भूत्‌ ॥ 


एकाच्‌ अहण करने पर भी प्रेदम्‌ में प्रयृह्मसंज्ञा प्राप्त होती है। यहां प्र 
शब्द भी एकाच ही है । 


एकाच्‌ शब्द में एकोञ्चू यस्मिन्‌ स एकाच इस प्रकार बहुबीहि समास माल 
कर एक अच्‌ वाला यह्व अथे नही लिया गया है बल्कि एकश्चासौ अच्‌ एकाच इस 
प्रकार कर्मधारय तत्पुरुष मान कर एक अचरूप यह अर्थ लिया गया हे । प्र शब्द 
एक अच वाला तो हे पर एक अचरूप नहीं है इसलिये प्रगृद्यसञ्ञा नही होगी । 


यदि एकाच शब्द में कर्मधारय तत्पुरुष समास मानते हँ तो एक ग्रहण की 
कोई आवश्यता नही । यदि भाप पूछे कि एक अहण के अभाव में प्रेटम मे प्रगृद्यसंज्ञा 
क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर हे-- 

अजूरूप जो निपात उसकी प्रग्रह्मसंक्ञा समझी जायगी । प्रेदम्‌ मे प्र शब्द 
अच्‌ रूप निपात नहीं है । उसके साथ हरू अक्षर भी हें । इस लिये एक अहण के विना 
भी वहाँ प्रगृद्वसज्ञा नही होगी ! क्या यह बात कहनी होगी कि यहां अच्च रूप 
निपात लिया गया है ? नहीं । विना कहे केसे समझी जायगी? अच अहण के 
सासथ्य से । यदि अच्‌ भोर अच्‌ से अन्य हळू दोनो मिले हुए निपात की श्रयृत्यसंज्ञा 
होवे तो भच्च महण करना ही व्यथै हो जाता है । 


अच्‌ अहण करने का प्रयोजन तो दुष और भी हो सकता है । क्या? भजन्त 
निपात की प्रगृझसंज्षा हो, हरन्त की न हो । 


१५६ ज्याकेरणमहार्भाष्य 


नेव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 

पवमपि कुत एतत्‌ । द्योः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयो- 
“राद्यन्तवदेकस्मिन' येन विधिस्तदन्तस्येति’ च। इयमिह परिभाषा 
भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ इति। इयं च न भविष्यति येन विधि- 
स्तद्न्तस्येति । 

आचार्यम्रवृत्तिक्षापयति । इयमिह परिभाषा भवति आयन्तव- 
देकस्मिन्निति। इयं च न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति । यदयमनाङिति 
प्रतिषेधं शास्ति ॥ 


इळन्त निपात की प्रगृह्यसंज्ञा करने में न कोई दोष हे, न प्रयोजन है ।' 


फिर भी क्या कारण है कि यहां अच शब्द में आदन्तवदेकस्मिन और 
येन विविस्तदन्तस्य इन दोनों सावकाशा सूत्रों की समान उपस्थिति होने पर 
आद्यन्तवत्‌० की वात मान कर अच्‌ रूप अथ लिया जायगा और येन विधि० की 
वात न मान कर अजन्त अर्थ नहीं लिया जायगा। अर्थात्‌ आद्यन्तवत्‌ सूत्र की 
प्रवृत्ति से एक अच रूप निपात को ही आद्यन्तवत्‌ समझा जायगा और येन बिधि० 
सूत्र की प्रवृत्ति से जिसके अन्त में अच है ऐसे हळूच समुदायको यहाँ अच्‌ नहीं 
माना जायया । 


सूत्र में जो अनाडू ग्रहण करके डित्‌ आकार की प्रगृह्मसज्ञा का निषेध 
किया हैं यह आचार्य का व्यवहार ही इस वात का ज्ञापक है कि यहां अच्‌ शब्द 
में आद्यन्तवत्‌ की वात मान कर अच रूप अर्थ लिया जायगा । और येन विधि? 
की चात न मान कर अजन्त अर्थ नही लिया जायगा । क्योंकि आइ निपात अचुरुप 
ही हे, अजन्त नहीं है। उसके निषेध से पता लगता हे कि अचूरूप निपात की 
प्रगृह्यसंज्ञा होगी, अजन्त की नहीं । 


१. यदि कहो पुरोऽद्विः (पुरस्‌--अहिः) यहा हलन्त निपात पुरस्‌ शब्द की 
प्ररद्मसंजञा होने पर ससळुपो रुः से स के स्थान में हुए रु को अतो रोरप्लतादप्छुते 
स उत्व नहीं प्राप्त होगा तो यह कोई दोव नदी । क्योंकि प्रशद्संश्चा के प्रति सच्चो 
रू से विद्वित सुत्व पूर्वत्रासिद्ध होन से असिद्ध हे! पुरस्‌ के सकार को सन्व क 
अतिरिक्त और कोट कार्य प्राप्त नहीं इस लिये रु के अविद्ध होने से उसकी प्रकृर्तगा न 
होगी तो प्रद़्तिभाव न होगा और उत्ब निर्बाध द्वो जायगा! उत्व के प्रति तो रब 
आश्रय से (उत्वविधि में उसका आश्रयण होने से) सिदध है । 


पञ्चम आहिक २५७ 


एवं तर्हि सिद्धे सति यदजूग्रहणे क्रियमाणे एकग्रहणं करोति 
तज्ज्ञापयत्याचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवतीति । 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 


“द्स्भेहळ््रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धमिति’ यदुक्तं तदुपपन्नं 
भवति । 


अनाङिति किमर्थम्‌ ? ॥ 

आ उद्कान्तात्‌=ओदकान्तात्‌ ॥ 

इह कस्मान्न भवति आ णवे चु मन्यसे । आ एवं किल तद्‌ इति ॥ 
सानुवन्धकस्येदमाकारस्य ग्रहणम्‌ । अनञुवन्धकश्चात्राकारः ॥ 


इस प्रकार केवळ अच्‌ ग्रहण से काये सिद्ध होने पर भी जो एक ग्रहण किया 
है वह इस बात का ज्ञापक है कि वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ यह परिभाषा होती है । 
इसका अर्थ है--चणे के अहण मे उसकी जाति अर्थात्‌ वर्णससुदाय का भी अहण 
होता है । 


चर्णप्रहणे जातिग्रहणम्‌ इस परिभाषा के ज्ञापन का क्या प्रयोजन हे ? 


हरन्ताच्च सूत्र पर जो दम्भेहेल््रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ यह वार्विक 
कहा है वह ठीक सिद्ध हो जायगा । इस परिभाषा के होने पर हलन्ताच्च में इक्‌ 
के समीप केवर एक हळू वर्ण न ले कर हळूवणेससुदाय भी ले लिया जायगा तो 
दम्भु घातु के धिप्सति, घीप्सति इन सन्नन्त रूपों मे दम्भ इन्च से दम्भू के अ को 
इकार ईकार हो कर दिम्भू दीस्भ्‌ बनने पर मकार भकार रूप हल समुदाय 
भी इक्‌ के समीप बन जायगा । इक्समीप हळू होने पर सन्‌ को कित्व हो कर 
अनिदितां हल उपधायाः क्डिति से मकार का लोप सिद्ध होगा । 


अनाड्‌ ग्रहण किस लिये किया है ? 


आ उदकान्तातळओदकान्तात्‌। यहां मर्यादा अर्थ में आद्‌ निपात डित्‌ है । 
उसकी प्रगृह्यसंज्ञा का निषेध होने से आदूगुणः से गुण हो जाता हे । 


आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्‌ यहाँ अनाद्‌ अहण से प्रगृह्यसंज्ञा का 
निषेध क्यो नहीं होता ? 


डकार अनुबन्ध वाले आकार की ही प्रगृह्यसंज्ञा का निषेध हे । यहां डकार 
अनुचन्ध रदित आकार हे । इसलिये निषेध न होगा तो प्रगृद्यसेज्ञा रद्द जायगी । 


१५८ ध्वाकरणेसंहांभांष्ये 
छ पुनरयं सानुवन्धकः । छ निरनुवन्धकः ॥ 


इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। 
एतमातं ङितं विद्यादू वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ 


आत्‌ ॥१।१।१५॥ 
किस्ुदाहरणम्‌ ? 
आहो इति । उताद्दो इति ॥ 


कहाँ पर आकार डकार अनुवन्ध सहित है और कद्दां पर इकार अनुबन्ध 
रहित है ? 

ईपत्‌=्थोड़ अथे में, क्रियायोग में, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो 
आकार है उसे डित्‌ समझो भोर वाक्यार्थ के अन्यथात्व तथा स्मरण अर्थ में जो 
आकार है उसे रित्‌ रहित समझो । इषत्‌ अर्थ में जैसे---आ+-उष्णम्‌-ओष्णम्‌ 
(कुछ कम गमे) । यहां आकार के ङित्‌ होने से भ्रगृह्यसंज्ञा न हुई तो गुण हो गया। 
आडीषदर्थे यद वार्तिक भी इंषदर्थ में आकार को ङित्‌ सूचित करता है । क्रियायोग 
में जैसे--आम+इतः=्पुत. । उपसर्गाः कियायोगे से डित्‌ आकार की उपसर्गसंशा 
होती है । प्र परा आदि २२ उपसग में आङ्‌ डित्‌ पढ़ा हे । ङित्‌ होने से 
प्रगृह्यसंज्ञा न हुई तो गुण ह्यो गया। निर्दिश्यमान अवधि को छोड़ कर मर्यादा 
होती हे और निर्दिश्यमान अवधि को भी साथ मिलाने पर अभिविधि होती है। 
आ+उदकान्तात्‌=ओदकान्तात्‌ (नळ आने तक) यहां मर्यादा में आकार ङित्‌ दै । 
ठित्‌ होने से प्रगुद्दसंज्ञा न हुई तो गुण हो गया । आ+भदिच्छत्रात्‌=आदिच्छन्राव्‌ । 
(अहिच्छत्र देश की समाप्ति तक) यद्दां अभिविधि में आकार डित्‌ है । डित्‌ होने 
स प्रगृह्यसंज्ञा न हुई तो सवर्णदीर्घ हो गया। आङ्‌ मर्यादामिविध्योः यह सूत्र 
मर्यादा और अभिविधि मे आइ को ढित्‌ सूचित करता दै। आ एवँ नु मन्यसे 
(आः ! तू अब ऐसा मानवा है, पहिले तो नहीं मानता था) यहां वाक्यार्थे के 
अन्यथात्व द्योतन में आकार कित्‌ नहीं है । इस लिये ग्रगृह्यसंज्ञा हो गई तो सन्धि न 
हुई । आ एवं किल तत्‌ (किसी वात के याद आने पर कता हे आः! क्या वह 
ऐसी वाठ थी) यहाँ स्मरण अर्थे में आकार के डित्‌ न होने से प्रसुद्यरसज्ञा दो गईं 
तो सन्धि न हुईं । 

इस सूत्र का क्या उदाहरण हे ? 

आहो उताद्दो ये ओकारान्त निपाठ हैं इनकी इस सूत्र से प्रगुझसंशा होने 
पर भश्वुसन्धि नहीं होती । 





पञ्चम भाद्विक २५९ 


नेतद्स्ति प्रयोजनम्‌ । निपातसमाहारोश्यम्‌। आह उ आहो 
इति । उत आह उ उताहो इति । तत्र निपात एकाजनाङ्‌ इत्येव सिद्धम्‌॥ 


एवं तह्येकनिपाता इमे। अथवा प्रतिषिद्धार्थोष्यमारम्भः। ओ 
षु यातं मरुतः, ओ षु यातं बृहती शक्तरी च। ओ चित्‌ सखायं सख्या 
ववृत्याम्‌ ॥ 

ओताश्च्व प्रतिषेधः । 


ओदन्तो निपात इत्यत्र च्व्यन्तस्य प्रतिषेधो चक्तव्यः। अनदः 
अदः अभवत्‌ अदोऽभवत्‌ । तिरोऽभवत्‌ ॥ 
ये कोई उदाहरण नहीं हे। ये तो आह उ=आह्दो, उत आह उ=उताहो 
इस प्रकार निपातो का समुदाय है। उसमें उ निपात के एक भच रूप होने से 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र से ही प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 
ये निपातसमुदाय नहीं है बल्कि चादयोऽसत्वे सूत्रस्थ चादिगण में आहो 
उताहो इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से पढ़े गये एक निपात हें । अथवा प्रगृह्यसंज्ञा के 
निषेध को रोकने के लिये इख सूत्र का आरम्भ समझना चाहिये। ओ षु यातम्‌ 
इत्यादि निर्दिष्ट वैदिक प्रयोगों में ओ यदद शब्द भाउ इन दो निपातों के योग से 
बना है। आ का सम्बन्ध यातम्‌, वदृत्याम इन क्रियाओं से हे। भाड में हुए गुण 
एकादेश को अन्तादिवच्च से पूर्व के प्रति अन्तवत्‌ मानकर भा हो जायगा तो 
निपात एकाजनाङ सूत्र में अनाङ्‌ अहण से प्रगृह्यसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता हे 
उस को रोकने के डिये यह सूत्र हो सकता है। उसका प्रयोजन ओ घु भादि उक्त 
स्थो में तो कुछ दीखता नहीं, हाँ, ओ इति ओ इस प्रकार पदपाठ में लौकिक 
इति शब्द परे होने पर या ओ अयातम्‌ आदि के परे होने पर प्रगृह्यसंछा होने 
से सन्धि न होना सिद्ध हो जायगा | 
ओदन्त निपात की प्रग्रृह्मसंक्ता करने में च्वि प्रत्ययान्त का निषेध कहना 
चाहिय । अनदः अदः अभवत=भअदोऽभवत्‌ । अतिरः तिरः अभवतङतिरोऽभवत्‌। 
यहां अदस्‌ तिरस्‌ शब्दों से अभूततद्गाव अर्थ में च्वि प्रत्यय हो कर उसका सरवापहारी 
लोप हुमा हे । ऊयोदिच्विडाचरच से यदद च्व्यन्त निपात हे। सको रु, रुको उ 
मौर उ को ओ गुण हो कर भोदन्त बन जाता है । इस सूत्र बि प्रगृद्यसंज्ञा प्राप्त 
हो कर एठः पदान्तादति से पूवेरूप न हो सकेगा इस लिये यहां प्रगृदसंज्ञा का 
निषेध कहना चाहिय । 
१. यदि इस ओको पर के प्रति आदिवदूभाव मान कर उठ समसे तो यह 
आटू भिन्न होने से अनाटू इस निषेध का विषय नहीं बनेगा । उस सवत्या में उसी 
से सिद्ध हो जाने पर इस सूत्र का यह प्रयोजन नहीं रहता | 


२६९ ध्याकरणमहाभाष्य 


न वक्तव्यः । “लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येत्येचं न 
भविष्यति ॥ 

पचमपि अगौः गोः समपद्यत गोऽभवत्‌ । अत्र प्राप्नोति ॥ 

एवं तर्हिं 'गोणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्यय’ इति। तद्यथा गौर- 
बुवन्ध्योऽजोऽग्नीपोमीयः इति न वाहीकोनुवध्यते ॥ 


कथे तहिं वाहीके बृद्धयात्वे भवतः । गौस्तिष्ठति । गामानयेति॥ 


अर्थाश्रय पतदेचं भवति । यद्वि शाब्दाश्रयं शाब्दमात्रे तदू भवति। 
शब्दाश्रये च बृद्धयात्वे ॥ 

च्विप्रत्ययान्त के निषेध की कोई आवश्यकता नही। छक्षणप्रतिपदोक्त 
परिभाषा से यहां प्रगृह्मसंज्ञा नहीं होगी। क्योकि अदो तिरो में जो ओकार है 
वह लाक्षणिक है । प्रतिपदोक्त नहीं दै । 

यहाँ न सही, पर अगौः गौः समपद्यत गोऽभवत्‌ जहां च्चिप्रत्ययान्त की 
प्रगृद्यसंज्ञा प्राप्त होती है । गो शब्द में ओकार प्रतिपदोक्त है । साक्षाटुच्चरित है । 


यहाँ भी गौणपुख्ययोसुख्ये कार्यसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा से प्रगृह्यसंज्ञा 
न होगी । न्यायमूलक इस परिभाषा का अर्थ है--गुणादागतो गौणः ।' गुणों के 
कारण आरोपित किया हुआ प्रयोग । सुखमिव प्रधानं मुख्यम्‌ । मुख के समान 
जो प्रधान है साक्षात्‌ प्रतिपायमान है वह मुख्य हे । गोण और मुख्य के कार्यविचार 
में मुख्य मै ही कार्य होता हे, गोण मे नही। यहां अभूततद्धावार्थक च्विप्रत्यय 
मे जो सुख्य रूप से गो नहीं हे उसे गौण रूप से गौ बनाया जा रहा है । इस लिये 
गो शब्द ओदन्त निपात होता हुआ भी यहाँ मुख्य नहीं हे गौण हे । मुख्य ओदन्त 
निपात में ही परगह्मसंज्ञा होने से यहाँ गौण में नहीं होगी । जैसे--गौरनुचन्थ्यः अजः 
अग्नीपोमीयः इस गोबन्धनविधिवाक्य द्वारा यज्ञ में मुख्य गो पग्नु ही बाँधा 
जाता है पछु के सूढतादियुणों के कारण उपचरित गो प्रयोगवाला वाहीक ( बहिभूत 
शूदादि ) नही बाँधा जाता । 

तो फिर गौस्तिष्ठति, गामानय यहां बाहीक में उपचरित (उपचार से प्रयुक्त) 
गौण वन गो शब्द में गोः, गाम्‌ यहाँ क्रम से वृद्धि और आत्व क्यों होते हैं । 

गौण मुख्य न्याय अथाश्रय में द्वोता है। अर्थात्‌ गौणता और मुख्यता 
पदार्थ के आश्रित हैं, शब्द के नही । किसी वस्तु के लिये ही गोण मुख्य शब्दों का 





१, तत आगात. से शैषिक अणू । 
२, मासादिम्यो थः से इवार्थ में य प्रत्यय । 


पञ्चस आहिक २६१ 


उज्‌ ऊँ ॥१।१।१८॥ 
इह कर्मान्ते भवति आहो । उताहो इति ॥ 
उञ्ज इत्युच्यते । न चात्रोञं पश्यामः ॥ 
उञ्ोऽयमन्येन सहैकादेश उञग्रहणेन गुह्यते ॥ 


आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति नोज एकादेश उञश्रहणेन गृह्यते इति। 
यद्यमोदिति ओदन्तस्य निपातस्य प्रगृह्मसंक्षां शास्ति ॥ 


प्रयोग होता है । भाव यह है कि प्रयोगाइ पद्‌ में पदान्तर के सन्निधान सें गौणता 
की प्रतीति होने से गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति होती है, अप्रयोगाहे प्रातिपदि की अवस्था 
में नहीं । इस लिये जो कार्य शब्दाश्रय हैं अर्थात्‌ प्रातिपादिक सम्बन्धी हैं वे तो 
शब्द मात्र में चाहे गौण हों या मुख्य हों सब में समान रूप से हो जायेंगे । गोतो 
णित से णिद्वत्‌ होकर अचो ञ्णिति से वृद्धि होना और औतोम्‌ शसोः से आकार 
होना ये कार्य शब्द को मान कर होने वाले हें । ये हो जायेंगे) इन के होने पर ही 
प्रयोगाई पद बनेगा फिर उस बने हुए पद का गौण या मुख्य रूप से यथेष्ट प्रयोग 
होगा । पद बना हुआ गो. या गाम्‌ शब्द जब गौवाहीकस्तिष्ठति, गा वाहीकमानय 
इस प्रकार वाहीक के साथ प्रयुक्त किया जायगा तब वह गौण समझा जायगा । 
केवळ पशु के लिये प्रयुक्त हुआ मुख्य होगा । गोऽभवत्‌ यह ओदन्त निपात तो पद 
चन चुका है इस में गौण मुख्य न्याय की प्रबृत्ति संभव है । किन्तु वृद्धि और आत्व 
करने वाले सूत्र अभी पद का निर्माण कर रहे हें । उन्हें तो शब्द मात्र चाहिये । अर्थ 
की अपेक्षा रहित उनकी प्रद्नत्ति होने स वहा गौणमुख्य न्याय नहीं लग सकता । 

आहो इति, उताहो इति यहां इस सूत्र से प्रगुद्यसँञ्चा के साथ ऊँ आदेश 
क्यों नहीं होता ? 

उज्‌ को ऊँ आदेश कहा है । यहां उज्‌ नही दीखता । 

आह उ=आहो, उत आह उ=उताहो इस प्रकार यहाँ उच्‌ का दूसरे वर्ण के 
साथ गुण एकादेश हो रहा है जो परादिवद्वाव से उज ग्रहण से गृहीत होता है । 

आचार्य का व्यवहार इस वात का जापक है कि उञ्‌ का एकादेश उज्‌ ग्रहण 
से ग्रहीत नही होता । ओत्‌ सूत्र से जो ओदन्त निपात की प्रगृह्मसंज्ञा विधान की है 

१, भाहो उताहो को निपातसमुदाय मान कर प्रश्‍न हे । 

२. इसी लिये अगौः गोः समपद्यत इस विम्रह में अयोः इस गौण गो शब्द 


में भी इद्धि हो रही हे । अगां गां करोति गो करोति यहा च्विप्रत्ययान्त में तो ग्रद्धि 
और आत्व की प्राप्ति ही नहीं है इस ल्यि नहीं होंगे । 


२६२ व्याकरणमहाभाष्य 


नेतद्स्ति शापकम्‌। उक्तमेतत्‌-“प्रतिषिद्धार्थोऽयमारम्भ' इति। 
दोषः खल्वपि स्याद्‌ यद्चञ एकादेश उञ्‌ ग्रहणेन न ग्रह्मेत । जानु 
उ अस्य रुजति-जानू अस्य रुजति, जान्वस्य रुजति । 'मय उञो वो वे'ति 
वत्वं न स्यात्‌ । 

एवं तह्यैकनिपाता इमे । अथवा दवाबुकाराविमो । पकोऽननुवन्धकः। 
अपरः सानुवन्धकः । तयोऽननुवन्धकस्तस्येष एकादेशा. । 


उञ इति योगविभागः । 'उञ? इति योगविभागः कर्तव्यः । उञ्मः 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति। उ इति। विति। ततः 





वह इस बात को सिद्ध करती है । अन्यथा आहो उताहो में उल्‌ के एकादेश को 
परादिवद्धाव से उज्‌ मान कर निपात एकाजनाङ्‌ से ही प्रगह्मसंज्ञा हो जाती तो 
ओतू सूत्र व्यर्थं था। 


यह कोई ज्ञापक नहीं । ओत्‌ सूत्र के विषय में तो कहा जा चुका है कि 
वह प्रगद्यसञ्चा के निषेध को रोकने के लिये बनाया है। इस लिये वह विशेष विधान 
होने से आवश्यक है व्यर्थ नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त दोष भी होगा यदि उम्‌ 
के एकादेश को उन्‌ अहण से ग़हीत नहीं मानेंगे । जानु उ अस्य रुजतिसजानू अस्य रुजति, 
जान्वस्य रुजति यहां जानु के उकार के साथ हुए उन्‌ के सवर्णदीध एकादेश को यदि 
परादिवद्भाव से उज्‌ नहीं मानेंगे तो मय उनो वो वा से उन्‌ को पक्ष में होने वाला 
चकार नहीं हो सकेगा । इस लिए उल्‌ का एकादेश भी उल्‌ मानना होगा । उस 
अवस्था में आहो उताहो मै उज होने से ऊँ आदेश प्राप्त होता है। 


जै, 

अच्छा तो, आहो उताहो ये चादिगण में पठित स्वतन्त्र एकनिपात ॥ | 
इनमें उल का एकादेश नहीं मानेंगे। या उल्‌ और उ ये दो पृथक्‌ २ निपात 
एक में नकार अनुवन्ध लगा है दूसरे में नहीं । आहो उताहो मैं जकार wl 
रदित उ का एकादेश मानेंगे उल्‌ का नहीं तो उशु न होने से ऊँ आदेश न 
होगा । 

उन उँ इस सूत्र का योगविभाग करना चाहिये । एक सूज क॑ 
उजः। ऊँ। ये दो सूत्र बनाने चाहियै । उनः इस पहले सूत्र का शे क 
शाकल्य आचाय के मत में उज्‌ निपात की प्रगुद्मसंश्ा होती है । उससे 428 के 
मत में प्रगुझसंझा हो कर उ इति यह रूप बन जायगा। सतत wa 
मत में प्रगृह्यसंज्ञा न होगी तो यण्‌ हो कर विति यद रूप यन जाय गा ७ कर 
बाद ऊँ इस दूसरे सूत्र का नर्थ द्वोगा--शाकल्य के मत में उलू के स्थान 


के स्थान में 


TES Uo का का क 
< 


प्म भाहिक ३६६ 
ऊँ। अँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दीर्घोऽनुनासिकः 
प्रगृहासंशकदच । ऊँ इति । 

किमर्थो योगविभागः । 


ऊँ चा शाकल्यस्य । शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ विभाषा यथा 
स्यात्‌। ऊँ इति, उ इति । अन्येषामाचार्याणां मतेन विति । 


ईदूतौ च सप्तम्यथे ॥१।१।१९॥ 
ईदूतौ सप्तमीत्येव । ईदूतौ सप्तमीत्येव सिद्धं नाथौऽथश्रहणेन । 


छुप्तेऽ्ग्रहणाद्‌ भवेत्‌ । 


अनुनासिक तथा प्रगद्यसंञ्चक ऊँ आदेश होता है। उससे झाकल्य के मत में 


ऊँ इति यह रूप भी बन जायगा । उ इति पहले से हे ही । इस प्रकार दो रूप शाकल्य 
के सत में बन जायेंगे । अन्यो फे मत में केवळ विति यह रूप बनेगा । 


उन डे सूत्र का योगविभाग किस लिय करना चाहिये । 


योगविभाग करने से शाकल्य के मत में ऊँ आदेश विकल्प से होगा तो उ 
इति, ऊँ इति ये दो रूप बन जायेंगे। अन्य आचायाँ के सत में विति यह रूप 
रहेगा । इस प्रकार इष्ट तीनों रूप योगविभाग से सिद्ध हो जायेगे । अन्यथा उज 
ऊँ यद्द एक सूत्र होने पर शाकल्य के मत में उन्‌ को ऊँ आदेश हो जायगा तो 
ऊँ इति यह एक रूप ही बन सकेगा उ इति यह दूसरा रूप नहीं बन सकेगा । 
अन्याँ के सत में विति रहेगा इस प्रकार केवल दो ही रूप बन सकेंगे, तीन नहीं । 
तीन रूप बनाने के लिये योगविभाग आवश्यक है । 


ईदूतौ च सप्तमी इतना ही सूत्र पर्याप्त है। अर्थग्रहण की आवश्यकता 
नहीं । 


१ वातिक सै लुप्त शब्द सामान्याभिधायी होने से नपुंसक लिङ्ग है। इस 
घातिक का भाव यह है कि संज्ञाविधि में प्रत्यय की संज्ञा करने से तदन्तविधि का 
प्रतिषेध होता है। यदि सूत्र में अर्थ ग्रहण न किया जाय तो ईदूत सप्तमी की 
प्रगृह्मसंशञा होगी, पर उसके अश्रवण में (अविद्यमान होने पर संज्ञा न हो सकेगी, और 
प्रत्यय निमित्तक काये जहां किसी दूसरे को विहित होता है वहीं प्रत्यय लक्षण होता है, 
अतः गौरी (जहां सप्तमी का लक्‌ हुआ है ) में उसकी प्राप्ति ही नहीं, इसलिये सूत्र में 
अर्थ ग्रहण किया है । 


११४ व्याकरणमहाभाष्य 


लुप्तायां सप्तस्यां प्रगद्यसंज्ञा न घ्राप्नोति। क। सोमो गौरी 
अधिश्रितः । इष्यते चात्रापि स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीः 
त्येचमर्थमर्थग्रहणम्‌ । 


नात्र सप्तमी लुप्यत । किं तर्हि । पू्वसवणंऽत्र भवति । 


पूवस्य चेत्‌ स॒वर्णोऽसावाडाम्‌ भावः प्रसज्यते । 
यदि पूर्वसवर्ण आर्‌ आम्‌ भावइच प्राप्नोति । 


एवं तहिं आहायमीदृतो सप्तमीति। न चास्ति सप्तमी ईदूतौ। 
तत्र वचनादू भविष्यति । 





सप्तमी विभक्ति का झुकू हो जाने पर ईकारान्त उकारान्त की प्रगृह्मसंशञा 
नही प्राप्त होती । वहां प्रगृह्यसंज्ञा करने के लिय अर्थग्रहण की आवश्यकता है। 
जिससे सप्तमी न होने पर भी उसके अर्थ को लेकर प्रग्नहासंज्ञा हो आवे। 
कहां ? । सोमो गोरी अविश्रितः यहां वैदिक प्रयोग में गौरी शब्द से परे सप्तमी 
विभक्ति डि का सुपा सुळक्पूर्वसवर्णाच्छेश इस सूत्र से लक्‌ हुआ है। गोरी मे 
सप्तमी परे न होने पर भी उसका अथे विद्यमान है। इस छिये प्रगृह्मसंज्ञा होकर 
अच्‌ सन्धि नहीं होती । अर्थग्रहण के न करने पर यहाँ सप्तमी परे न होने से 
प्रगृ्मसंज्ञा नहीं ग्राप्त होती । इष्ट है यहां भी प्रगृह्मसंज्ञा हो इस लिये अधैग्रहण 
करना चाहिये । 

गौरी में सप्तमी का छुकू नहीं होता किन्तु सुपा सुळक्ू० से पसव 


दोता हे । गीरी-इ=गोरी-दे इस प्रकार सप्तमी विभक्ति के इकार के स्थान र 
पूव ईकार का सवर्णी ईकार होकर दोनों का सवणंदीधे एकादेश हो जायगा 
गौरी वन जायगा। उसमें पराद्विद्धाव से सप्तमी का ईकार विद्यमान मान कर 
प्रगह्मसंज्ञा हो जायगी तो अथैग्रद्धण की क्या आवश्यकता ह्वै । 

यदि गौरी में सप्तमी विभक्ति के स्थान में सुपां सुछक्‌० से हुआ पूर्वसवण 
ईकार मानते हो तो गोरी ई इस अवस्था में सवर्णदीध को वाध कर आणूनद्या* त्त 
आट्‌ का आगम ओर ङेराम्‌ नद्यात्रीभ्यः से आम्‌ आदेश प्राप्त होते हॅ । उस मदर, 
में गोर्याम बनेगा गौरी नहीं । इस लिय गौरी मे सप्तमी का लुक ही मानना चाहिये 
पूर्वसवर्ण नहीं । 

दव तौ ईदूता च सप्तमी इस वचन के सामर्थ्य से लुप्त हुई सप्तम 
प्रगुझसंशा हो जायगी। क्योकि सर्वत्र सप्तमी का छुक हो जाने से 


टू सप्तमी में भी 
शकार 


पञ्चम आदिक २६५ 


वचनादू यत्र दीधत्वम्‌ | 


नेदे वचनास्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजलम्‌ । किम्‌ । 
यञ सप्तम्या दीघंत्वमुच्यते । इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌ इति । 
सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति । सोमो गोरी अधिश्रित इति ॥ 
तत्रापि सरसी यदि । 


तत्रापि सिद्धम्‌। कथम्‌। यदि सरसी शाब्दस्य प्रबरृत्तिरस्ति। 
अस्ति च लोके सरसीराब्दस्य प्रब्वत्तिः। कथम्‌। दक्षिणापथे हि 
महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 


ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे । 
पं तर्हि ज्ञापयत्याचायो न प्रगृह्मसंक्षायां प्रत्ययलक्षणं अवतीति । 





उकार रूप सप्तमी कहीं न मिलेगी तो लुप्त हुई सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण 
से मान कर गौरी में सप्तमी सहचरित ईकार हो जायया फिर उसकी प्रगुद्यसंज्चा 
बन जायगी इस लिये अर्थग्रहण की कोई आवश्यकता नही । 


ईदूतौ च सप्तमी! इस वचन का सामर्थ्य नहीं वनता। यह वचन 
तो वहां चरितार्थ हो सकता है जहाँ सप्तमी को दीधे होता है । जैसे--दतिं न शुष्क 
सरसी शयानम्‌ इस वेद्‌ मन्त्र के सरसी प्रयोग में सरस्‌ शब्द से परे सप्तमी के 
इकार को इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक से दीधे ईकार आदेश होता 
है । यह ईकार रूप सप्तमी बन जाती है । ईकाररूप सप्तमी के मिल जाने से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यहाँ प्रगृद्यसंशा करने में चरितार्थ हो जायगा तो गौरी 
भै प्रमुझसंशा न हो सकेगी । भत, तदर्थ सूत्र में अर्थग्रहण करना चाहिये । 

वहां भी प्रणुह्यसंत्ञा सिद्ध हो जायगी । केसे ? सरसी मै यदि इम सरस्‌ 
शब्द न मान कर सरसी शब्द सान लें जैसा कि लोक में सरसी शब्द का प्रयोग होता 
ही है, क्योंकि दक्षिण देश में बड़े २ सरोवर सरसी कहलाते हैं, उस सरसी से 
परे सप्तमी का लुक कर के सरसी यह सप्तम्यन्त बनावे तो वह भी गौरी के ममान 
धन जायगा । उस से सपत्र छस हुई सप्तमी को ही प्रत्ययळक्षण से मान कर 
प्रगृद्मसं्ञा हो जायगी तो अर्थप्रहण की कोई आवश्यकता नही । 





फिर तो व्यर्थ हुआ अर्थग्रहण इस वात का शापक हैं कि प्रगृटासंज्ञा में 


१, यहां यदि शब्द सम्भावना अर्थ में है । ऐसा ही शास्त्राणि वेव. प्रमाणं 
स्युः यहां भी अर्थ है । 


क 


२६४ व्याकरणमद्दाभाव्य 


ळप्तायां सप्तम्यां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्तोति। क! सोमो गौरी 
अधिश्रितः । इष्यते चात्रापि स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यती 
त्येवमर्थमर्थत्रहणम्‌ । 


नात्र सप्तमी लुप्यते । किं तर्हि । पूर्वसवर्णोऽत्र भवति | 


पूवस्य चेत्‌ सतर्णोऽसावाडाम्‌ भावः प्रसज्यते । 
यदि पूर्वसवर्ण आट्‌ आम्‌ भावइच प्राप्नोति । 


पचे तहिं आहायमीदूती सप्तमीति! न चास्ति सप्तमी ईदूतौ । 
तत्र वचनाद्‌ भविप्यति । 





सप्तमी विभक्ति का छक हो जाने पर इकारान्त उकारान्त की प्रगह्यसक्ता 
नही प्राप्त होती । वहां प्रगह्मसज्ञा करने के ल्यि अर्थग्रहण की आवश्यकता दै । 
जिसस सप्तमी न होने पर भी उसके अर्थ को लेकर प्रगह्मसंज्ञा हो जांब । 
कहां ? । सोमो गोरी अधिश्रितः यहां वेदिक प्रयोग मं गोरी शब्द से परे सप्तमी 
विभक्ति टि का मुषा चलकपूर्वमवर्णाच्छे> इस सूत्र से लुकू हुआ है। गौरी में 
सप्तमी पर न होने पर भी उसका अर्थ विद्यमान है। इस छिये प्रगृह्यसंज्ञा दोकर 
अच सन्धि नहीं होती । अर्थग्रहण के न करने पर यहां सप्तमी परे न होने से 


प्रगरासंज्ञा नहीं प्राप्त होती । इट ह यहां भी प्रगृह्यसंज्ञा हो इस लिये अर्थग्रहण 
करना चाहिय । 


गोरी में सप्तमी का लुक नदी होता किन्तु सुपां सुळक० से पूर्वसवर्ण 
दाता हे । गोरी-इ-गारी-ई इस प्रकार सप्तमी विभक्ति के इकार के स्थान म॑ 
पूव धकार का सवर्णी इकार होकर दोनों का सवर्णदीर्घ पुकादेश हो जायगा ता 
गौरी चन जायगा । उसमे परादिवळाव से सप्तमी का ईकार विद्यमान मान कर 
प्रगुरासंज्ञा दो जायगी तो अर्थग्रहण की क्या आवश्यकता है ! 


+ 99 क ०० क... 1 
यदि गोरी में सप्तमी विभवित के स्थान में सुपा सुलझ० से हुआ पूर्वसप्ण 
ईफार मानते हो तो गोरी ई इस अवस्था मै सव्णटीध को बाघ कर आणूनयाः से 
भादू का लागम और दराम नग्रात्रीम्यः से आम्‌ आदेश प्राप्त होते हे । उस अवस्था 
से नयाय बनेगा गौरी नही । इस ल्यि गारी मे सप्तमी का लुक्‌ ही मानना चाहिये 
पसग नहीं । 
जद दः रै हक कि क जुनि मी 
नय वा टरता च सप्तमी एस वचन के सामल्य से लुप्त हट सप्तमी म 
प्रमकरसशा हा झायगी। क्योंकि सर्वश्न सप्तमी फा लुफ हो जाने से कार 


पञ्चम आहिक २६५ 
वचनादू यत्र दीधत्वम्‌ | 


नेदं वचनाह्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यत्र सत्तम्या दीर्घत्वसुच्यते। इतिं न शुप्कं सरसी शयानम्‌ इति । 
सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति । सोमो गोरी अधिश्रित इति ॥ 

तत्रापि सरसी यदि । 

तत्रापि सिद्धम। कथम्‌। यदि सरसी शब्द्स्य प्रवृत्तिरस्ति। 
अस्ति च लोके सरसीशब्दस्य प्रबृत्ति। कथम्‌! दक्षिणापथे हि 
महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 

ज्ञापक स्यात्‌ तदन्तत्वे । 
एवं तहि ज्ञापयत्याचायो न प्रग्रह्मसंक्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । 





ऊकार रूप सप्तमी कही न मिलेगी तो लुप्त हुई सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण 
से मान कर गोरी में सप्तमी सहचरित ईकार हो जायगा फिर उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
बन जायगी इस लिये अर्थग्रहण की कोई आवश्यकता नही । 


ईदूतौ च सप्तमी! इस वचन का सामर्थ्य नहीँ वनता। यह वचन 
तो वहां चरितार्थ हो सकता हे जहां सप्तमी का दीर्ध द्वोता है । जेसे--दतिं न शुष्म 
सरसी शयानम्‌ इस वेद॒ मन्त्र के सरसी प्रयोग मे सरस्‌ शब्द से परे सप्तमी के 
इकार को इयाडियाजीकाराणासुपसंख्यानम्‌ इस वातिक से दीर्घे ईकार आदेश होता 
हवै । यह ईकार रूप सक्षमी वन जाती है । ईकाररूप सप्तमी के सिल जाने से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यहां प्रगृह्यसंज्ञा करने से चरितार्थ हो जायया तो गोरी 
भै प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । अत, तदर्थ सूत्र में अर्थग्रदण करना चाहिये । 

वहां भी प्रशृह्यसंशा सिद्ध हो जायगी । केसे ? सरसी से यढि हम सरस 
शब्द न मान कर सरसी शब्द मान लें जैसा कि लोक से सरसी शब्द का प्रयोग होता 
ही दै, क्योंकि दक्षिण देश म बढ़े २ सरोवर सरसी कहलाते हैं, उस सरसी से 
परे सप्तमी का छक कर के सरसी यह सपम्प्रन्त बनावे तो वह सी गोरी के समान 
यन जायगा । उस से सर्वत्र छत्त हुई सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण से मान कर 
प्रग्रृद्यसंज्ञा हो जायगी तो अर्थम्रहण की कोई आवश्यकता नही । 


फिर तो व्यर्थ हुआ अर्थग्रहण इस वात का ज्ञापक हे कि प्रयृगसेज्ञा में 





१. यहाँ यदि गन्द सम्भावना अर्थ में ह ही शास्त्राणि चेव प्रमाण 
स्युः यहां भी अर्थ है । 


१६६ व्यार्करणमद्वाभाष्यं 


किमेतस्य ज्ञापन प्रयोजनम्‌ । झुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌। वध्वोरगारं 
वध्वगारम्‌ । प्रत्ययळक्षणेन प्रग्रह्मसंक्ञा न भवति । 


मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ । 

अथवा पूर्वपदस्य मा भूदित्येचमर्थमर्थत्रहणम्‌ । वाप्यामर्‍्चो 
वाप्यः । नद्यामातिर्यद्यातिः ॥ 

अथ क्रियमाणेऽप्यर्थग्रहणे कस्मादेवात्र न भवति। 

जहत्स्वार्था वुत्तिरिति । 

अथाजहत्स्वार्थायां वृत्ती दोष एव । अजहत्स्वार्थायां च न दोपः । 
प्रत्ययलक्षण नहीं होता । इस वात के ज्ञापन का प्रयोजन कुमार्यगारम्‌ , वष्वगारम्‌ 
यहा ईद्देत्‌ सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा का न होना हे । जिसका विचार ईदूदेद्‌ द्विवचनं० 
सूत्र में ईकारान्त द्विवचनान्त की प्रगृद्यसंन्ञा कथन करने वाले तीसरे चौथे पक्षों 
मै पहले हो चुका हे । यहां तदन्तले शब्द से उन्ही तीसरे चोथे पक्षों से अभिप्राय 
हे । जब प्रत्ययलक्षण नही होगा तब अर्थग्रहण करने पर वहां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी । अथवा समास के घटक अवयव पूर्वपद्‌ की प्रगृह्यसंज्ञा न होवे इस 
लिये अर्थप्रहण किया दे । वाप्यामख.-्वाप्यश्वः । नद्यामातिः्=नद्यातिः । यहां 
संज्ञायाम्‌ सूत्र से हुए सप्तमी तत्युरुप समास मं सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ हुमा 
है । वापी नदी इन पूथपदों का ईकार सक्षमीसहचरित हे । इस लिये प्रमृह्यसंज्ञा 
प्राप्त दोती हे वह अर्थेप्रहण करने से न होगी । क्योकि यहां उत्तरपदार्थ प्रधान 
तत्पुरुष समास में पिछले पद भरव और आति का ही अर्थ प्रधान हे । पूर्वपद वापी 
और नदी की सप्तमी का अर्थ प्रधान नही है । 

अर्थअद्ण करने पर भी वाप्यरवः, नद्यातिः में प्रगृद्यसंज्ञा क्यों नहीं होती । 


जहतस्वार्थी वृत्ति होने से । बृत्ति अर्थात्‌ समास । वह दो प्रकार का है-- 
जहत्स्वाथे और अजहत्स्वाथे । जिसमें समास के अन्त्यौ घटक पद्‌ अपने अथ 
को सर्वथा छोड़ देते हैं वह जहत्स्वार्था वृत्ति कह्दाती हे । और जिसमें समास के घटक 
पद्‌ अपना अर्थ सर्वथा नही छोड़ते बल्कि अपना अर्थ भी रखते हैँ वह अजहत्स्वार्था 
वृत्ति होती है । जहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष से पूर्वपद वापी भौर नदी अपने सप्तम्यर्थं 
को छोड़ चुके हैं. इस लिये प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । 

अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष में तो दोष है ही। अजहत्स्वार्था बृत्ति पक्ष में भी 
दोष नहीँ दै। क्‍योंकि अजहत्स्वार्थ पक्ष में स्वार्थससृष्ट पर का अभिधान 
होता दै। पूवेपद और उत्तरपद दोनों अपने अर्थ को सञ्चुदायार्थ (समुदितार्थ) 


पञ्चम आहिक २६७ 


समुदायार्थो5मिधीयते । 


ईदुती सप्तमीत्येव लुप्तेड्थश्रहणाद्‌ भवेत्‌ । 
पूर्वस्य चेत्‌ सवर्णाञ्सावाडाम्‌भावः प्रसज्यते ॥१॥ 


वचनाद्‌ यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि । 
ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे मा चा पूर्वपदस्य भूत्‌ ॥२॥ 


दाधा घ्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 
घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम्‌ | 


घुसंक्षायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । दाधाप्रकतयो' घुसंज्ञा भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। आत्वभूतानामियं संज्ञा क्रियते सा आत्व- 
भूतानामेव स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न स्यात्‌। नचु च भूयिष्ठानि 


के साथ मिल कर कहते हैं। समुदायाथ का अथ समासार्थ है। दोनों पदों 
का अर्थ अपने समासार्थ के साथ इतना घुलमिल जाता है कि वह धूल में मिले 
हुए पानी की तरह किसी तरद एथक्‌ नहीं किया जा सकता। उभयपद मिश्रित 
नये अर्थ में दोनों पदों का अर्थ समा जाता हे। जब सूत्र में सप्तम्यर्थे 
ऐसा पढ़ते हैं, तब जितना वाक्य में सप्तम्यन्त पद से असंसृष्ट (=विशेपण- 
रहित) तथा उदूभूत (दूसरे का विशेषण न वना हुआ) अर्थ कहा जाता है, समास 
सै वैसा न कहे जाने से समास में प्रगरह्मसंज्ञा न होगी । वाप्यइवः, नद्यातिः मे 
सप्तमी का अर्थ भी समासार्थ में समाविष्ट हो जने से अलग नही कहा 
जा सकता । इस लिये यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । इस प्रकार से ईकार ऊकार की 
प्रगह्मसंज्ञा रोकने के लिये अर्थम्रहण करना युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 


दा धा की घुसंजा करने से प्रकृति ग्रहण करना चाहिये । दित के लिये। 
अर्थात्‌ दा घा की जो प्रकृतिस्मूलरूप दो देड्‌, धेट्‌ हैं उनकी भी घुसंज्ञा होती 
है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है? दाधा शब्द से मत्वभूतरभात्व को 
प्राप्तन्स्वतः सिद्ध आकार वाले जो दा धा हैं उनकी यह घुसंज्ञा की जा 
रही हे सो चहद भात्व को प्राप्त दाधा रूप वाले दाण्‌, दाउ, घान्‌ की ही प्राप्त 
होती हे । अनात्वभूत अर्थात्‌ आत्व को न प्राप्त हुए स्वत.सिद्ध आकाररांहेत 





१. यह द्वन्द्व समास है। दाइच, घौ च, प्रकृतथइच--ऐसा विग्रह है। सूत्र 
में उपस्थित दाधा की ही प्रकतिया समझी जायगी । 


२६८ घ्याकरणसद्दाभाप्य 


घुसंशाकार्याणि आर्धधातुके तत्र चेते आत्वशूता द्यन्त । शिदर्थम्‌ । 
शिदर्थ प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । शित्यात्वे प्रतिपिध्यते तदर्थम्‌। प्रणिदयते 
प्रणिद्यति घ्रणिधयतीति । 


भारद्वाजीयाः पठन्ति । 


घुसज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिहिकृतार्थम्‌ । 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । शिदर्थ विकृतार्थ 
च। रशित्युदाहृतम्‌। विकृतार्थ खल्वपि । प्रणिदाता । प्रणिधाता । 


कि पुनः कारणे न सिध्यति । 


'छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यये'ति प्रतिपदं ये आत्वभूता- 
स्तेषामव स्यात्‌। ळक्षणेन ये आतत्वभूतास्तेषां न स्यात्‌ । 


दो देटू, घेटू की नही प्राप्त होती । अधिकांश में घुसंज्ञा के कार्य आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर होते हैं उस आर्धधातुक में ये दो देइ, घेट्‌ भी आख को 
प्राप्त हें । शिदर्थमू । यित्‌ के लिये प्रकृतिग्रहण करना हे । आदेच उपदेशे$शिति 
से होने वाला आत्व दित प्रत्ययो मे रुक जाता हे! वहाँ नही होता। जैसे 
प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिधयति यहां प्र नि पूर्वक दो घड, धेट्‌ धातुओं 
से लट मे क्रमश' श्यन्‌ और शग विकरण होते हैं। वे शित्‌ हैं। 
वहां आत्व न होने से दा धा रूप न होंगे तो घुसंज्ञा न हो कर नेगदनदपत- 
पद्घुमास्यति० सूत्र से नि शब्द के नकार को णत्व नही प्राप्त होता । 


इसी बात को भारद्वाजीय लोग यूँ कहते हँ--घुसंज्ञा में प्रकृतिग्रहण करना 
चाहिये। फिस लिय ? शित्‌ के लिये। और विकृत के लिये। विकार होकर बने 
दाधाके छिय। शितं का उदाहरण दिया जा चुका है । विकृत का उदाहरण दै-- 
प्रणिदाता । प्रणिधाता । यहां प्रनि पूर्वक देड्‌ दो घटू धातुओं से तृच परे रहते 
आत्वरूप विकार हो कर दा धा रूप बना हे उसकी घुसंज्ञा न होने से नेर्गदनद० 
सूत्र से नि को णत्व नहीं प्राप्त होता । 


क्या कारण है जो यद्वां प्रणिदाता प्रणिधाता में घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती ? 


रक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से । जो प्रतिपदोक्त स्वतः सिद्ध भत्व वाले 
दा चा हैं उनकी ही घुसंज्ञा प्राप्त होती हे । जो आदेच उपदेशेऽशिति इस लक्षण 
से निष्पन्न लाक्षणिक दा धा है उनकी घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । ॥ 


पञ्चस भादिक २६९ 


अथ क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहण कथमिदँ विज्ञायते दाघाः प्रकृतयः 
इति, आहोस्विद्‌ दाधां प्रकृतय इति। किं चातः | यदि विज्ञायते दाधाः 
प्रकतय इति स पच दोषः आत्वभूतानामेच स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न 
स्यात्‌ । अथ विज्ञायते दाधां प्रकृतय इति, अनात्वभूतानामेव स्यादात्व- 
भूतानां न स्यात्‌ ॥ 


एवं तर्हि नेवं विज्ञायते दाधाः प्रकृतय इति । नापि दाधां प्रकृतय 
इति । कथं तर्हि । दाधा घुसंज्ञा भवन्ति प्रकतयइचैपामिति ॥ 


तत्तहिं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 


न कर्तव्यम्‌ | इदं प्रकतमर्थग्रहणमचुचर्तते । कव प्रकृतम्‌। €दृतो 
च सप्तम्यर्थे’ इति । वक्ष्यामि 'दाघाध्वदाप्‌ अर्थे’ इति ॥ 


नेवं शक्यम्‌। ददातिना समानार्थान्‌ रातिरास तिदासतिमंहति- 


अच्छा, प्रकृतिग्रहण करने पर भी दाधाप्रकृतयः इस शब्द में कैसा विग्रहृ 
करोगे । दाधाइ्च ताः प्रक्ृतयः=्दाधाप्रक्ृतयः इस प्रकार कर्मधारय मानोगे 
या दाधा प्रकृतय'-दाधाप्रकृतवः इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष मानोगो। इस से क्या ? 
यदि दाधाः प्रकृतयः यह कर्मधारय सानोगे तो वही दोष है । स्वतः आत्व को 
प्राप्त दाण्‌ दान्‌ घान्‌ की ही घुसंज्ञा होगी । दो देङ्‌ धेट्‌ की नही होगी । यदि 
दाधां प्रकृतयः यह षष्ठीतत्पुरुष मानोगे तो दाधा की प्रकृति दो देइ धेट्‌ है उनकी 
ही घुसंज्ञा हो सकेगी । दाण दाज़ धान्‌ की न हो सकेगी । 


दाधाप्रक्ृतयः ऐसा समस्त शब्द नहीं रखगे बल्कि दावा घ्वदापू प्रक़तयस्च 
ऐसा रखेंगे । उसमे स्वतः सिद्ध दा धा रूप वाले दाण दान थान की घुसंज्ञा हो 
जायगी सौर दा धा शब्दों की जो मूल प्रकृतियां दो देइ धेट्‌ हैं उन की भी घुसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर प्रकृतिग्रहण कर देना चाहिये ? 


प्रकृतिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नही । इतौ च सप्तम्यर्थे इस 
पूर्वसूत्र से अर्थ्रदण की भनुवृत्ति कर लेंगे | सूत्र होगा--दाधा घ्वदायू अर्थे। उस से 
दा धा रूप वाले और दाधा के अर्थ वाले दो देद धेट्‌ आदि सब की घुसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी । 


ऐसा नहीं हो सकता । अर्थ कहने पर तो टा धातु के समानार्थक २, रास 
दासू, मंह्‌, प्री इत्यादि बहुत से घानुना की भी घुसंज्ञा ग्राप्त हो जायगी। हस 


१७० व्याकरणमहाभाष्य 


प्रीणातिप्रभृतीनाहुः । तेपामपि घुसंज्ञा प्राप्नोति। तस्मान्नेयं शक्यम्‌ 
न चेदेवं प्रकृतित्रहणं कर्तव्यमेव ॥ 


न कर्तव्यम्‌। शिदर्थेन तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहणेन । अवद्यं तत्र 
सार्थ प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रणिमयते प्रण्यमयतेत्येचमर्थम्‌। तत्‌ 
पुरस्तादपक्रक्ष्यते घुप्रकती माप्रकृती चति ॥ 


यदि प्रकृतिग्रहणं क्रियते प्रनिमिनोति परनिमीनाति। अत्रापि 
प्राप्नोति । 


अधथाक्रियमामाणेऽपि प्रकृतिग्रहण इह कस्मान्न भवति | प्रनिमाता 
प्रतिमातुं प्रनिमातव्यमिति । आकारात्तस्य ङितो ग्रहणं विशायते । 
यघेव तर्हि अक्रियमाणे प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य ङितो ग्रहण विज्ञायते 





लिये अर्थे नही कह सकते । उस के स्थान में प्रकृतिग्रहण ही करना होगा । ( जिस 
से क्षति प्रसङ्ग न होगा ) । 


कोई आवश्यकता नही प्रकृतिप्रहण करने की । शित्‌ के लिये तो यू नहीं, 
क्योंकि नेगेद्‌ नढ पत पद घुमा० सूत्र में सा के लिये प्रकृतिम्रहण करना आवश्यक 
है ही, जिससे प्रणिमयते प्रण्यमयत यहाँ प्रनि पूर्वक मेड धातु को आत्व होने के 
कारण मा मान कर नि को णत्व हो जावे । वही प्रकृतिग्रहण मा के पूर्ववर्ती घु के 
लिये भी आकृष्ट कर लिया जायगा । सूत्र में घु भौर मा के मध्य में प्रकृति शब्द 
रखेंगे जो उभयान्वयी होगा, जिससे घुप्रकृति और मा प्रकृति इस दोनों का अहण 
हो जायगा । 


यदि नेगदनद० सूत्र म मा के लिये प्रकृतिग्रहण करते हैं तो प्रनिमिनोति, 
प्रनिमीनाति यहां प्रनि पूवक मिल मीन्‌ मे भी नि को णत्व प्राप्त होता है। 
क्योंकि मिन्‌ मील मीनाति भी मिनोतिदीडा त्यपिच सूत्र से आत्व हो कर मां 
रूप होने से मा की प्रकृति बन जायेगी । 


हम पूछते हैं नेर्गदनद० सूत्र में प्रकृतिग्रहण न करने पर भी प्रनिमाता 
प्रनिमातुम्‌ प्रनिमातव्यम्‌ यहाँ स्पष्ट मा शब्द के होते हुए नि को णत्व क्यों नहीं होता । 
तब आप यही कहेंगे कि वहां डित्‌ आकारवाला मा लिया गया है। अर्थात्‌ माङ्‌ 
धातु । प्रनिमाता प्रनिमातुम्‌ प्रतिमातव्यम्‌ में माडू का सा नहीं द्वै। मित्र मील का 
है इस लिये णत्व नहीं होता तो प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति में भी साङ्‌ न होने से णत्व 
नही होगा। वहां प्रकृतिग्रदण मिज सीन्‌ न ळे कर मेङ्‌ धातु ही लिया जायया 
क्योकि वह आत्व होने पर माङ वन जाता है । 


पञ्चम आाहिक १७१ 


पर्व क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञास्यते। 
विरुतार्थेन चापि नार्थः । दोष ण्वैतस्याः परिभाषाया 'लक्षणप्रतिपदो- 
क्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति। 'गामादा्रहणेष्वविशेष’ इति ॥ 


समानरान्दप्रातिषेधः । 


समानराब्दानां प्रतिषेधो वकतव्यः। प्रनिदारयति। प्रनिधारयति। 
दा धा घुसंज्ञा भवन्तीति घुसंज्ञा प्राप्नोति । 


प्रणिदाता, प्रणिधाता इन विकृतो के लिये भी इस सूत्र में प्रकृतिग्रहण 
अनावश्यक हे । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा को सर्वत्र मानने सें दोष हीहै। 
गामादाग्रहणेष्वविरेषः यह परिभाषा उस की अपवाद रूप है। इस का अथे हे-- 
गा सा दा इन शब्दों के ग्रहण में लाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त का अविशेष होता 
है। उनका कोई भेद नहीं होता। ये चाहे लाक्षणिक हों तो भी इन शब्दों से 
गुहीत हो जाते हैं । प्रणिदाता में दाधा शब्दों के लाक्षणिक होने पर भी दाधा 
रूप होने से घुसंज्ञा हो जायगी ।' 

दाधा के समान शब्दों की घुसंज्ञा का निषेध कहना चाहिये । प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति यहां प्रनिपूवेक इड्‌, एड्‌ धातुओं से णिच परे रहते वृद्धि और 
रपर हो कर दार्‌, धार्‌ ये रूप बनते हें । उनके अवयत्र दाधा की इस सूत्र 
से घुसंज्ञा प्राप्त होती दै । 


१. गामा दा प्रहणेव्वविशेषः इस परिभाषा का ज्ञापक दैप्‌ धातु का पित्व 
ही हे । अनुदात्तो सुप्पितौ से पितू प्रत्यय को अनुदात्तत्व विधान किया हैं धातु को नहीं। 
देप्‌ मे पित्व इस लियि किया है कि घुसंज्ञा में दापू के निषेध के साथ दैप्‌ का निषेध 
भी हो जावे। दैप्‌ का दापू रूप लाक्षणिक है। लाक्षणिक होने से दापू शब्द से 
गृहीत ही नहीं होगा तो घुसंज्ञा निपेध के लिये उस में पित्व करना व्यर्थ है। पित्व 
करने से पता लगता है कि दा ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभापा नहीं लगती । 
उससे गामा दा ग्रहणेप्वविशेष” यह परिभापा सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार 
गा मा दा इन के ग्रहण में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं मानी जाती उसी प्रकार 
दाधा घ्वदाप्‌० सूत्र के दा के समान धा के ग्रहण में भी निरनुवन्धकम्रहणे न सानुवन्ध- 
कस्य ( अनुवन्धरहित के ग्रहण में अनुबन्ध सहित का ग्रहण नहीं होता ) यह परिभाषा 
नहीं मानी जायगी तो प्रणिधाता यहां घेट्‌ की भी घुसंजा सिद्ध हो जायगी। यद्यपि 
धातु पाठ में धा धातु निरनुवन्थक नहीं हे । सभी सानुत्रन्धक ह तथापि दाघा घ्वदापू 
इस सूत्र में था यह निरनुवन्थक का अहण है। उस से निरनुवन्धक परिभाषा दी 


२७१ व्याकरणमद्दाभाष्य 
समानशब्दाग्रतिपेधों ऽथवदूम्रहणात्‌ । 

समानराब्दानामप्रतिपिधः । अनर्थकः प्रतिपेघः अप्रतिपेधः । 
घुसंज्ञा कस्मान्न भवति । अर्थवद्अद्दणात्‌ । अ2वतो दांघोरग्रहणात । न 
वेतावर्थवन्ती । 

९ 
अचुपसगांद्वा । 

अथवा यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्मसंक्षा भवन्ति । न 
चैतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः । 

यद्येवम्‌ इहापि ताह न प्राप्नोति । प्रणिदापयति । प्रणिधापयति। 





दाधा के समान शब्दों की घुसंशा का निषेध च्य हे अर्थवद्ग्रहणे 
नानर्थकस्य इस परिभाषा से दाधा की घुसंज्ञा में अर्थवान्‌ दाधा लिये जायेगे! 
प्रनिदारयति, प्रनिधारयति म॑ दार्‌ , धार्‌ धातुओं के सार्थक होने पर भी उनके अवयव 
दा धा अनेक हैं। अनर्थक होने से उनकी घुसंज्ञा नदी होगी तो नि को 
णत्व नहीं दोगा । अथवा--प्रनिदारयति, प्रनिथारयति में दा धा की घुसंज्ञा मान 
भी लें तो भी प्रनि शब्दो के दाधा के प्रति उपसर्ग न होने से णत्व नहीं होगा । 
क्योंकि प्र परा आदि का जिस धातु की क्रिया के साथ योग होता है उसके प्रति ही 
वे गति या उपसगेसंज्ञक होते हैं । प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में प्रनि का योग 
दा थाके प्रति नहीं है अपितु दारू, धार्‌ के प्रति है इस लिये दार्‌, धार्‌ के 
प्रति ही वे उपसगे हैं दा घा के प्रति नहीं । 

फिर तो प्रणिदापयति, प्रणिथापयति यहां भी घुसंशा नही होनी चाहिये । 
क्योंकि यहां भी दा धा थातुओं से णिच्‌ परे रहते पुक्‌ का आगम हो कर दाप्‌ 


प्राप्ति संभव है । वह अनित्य मानी जायगी तो बटू भी घाजू के समान घा रूप से 
ग्रहीत होगी । वस्तुत. भेटू की घुसंज्ञा में दो दद्‌ घोः सूत्र का दः ग्रहण ही ज्ञापक 
है। वहा घो. की विद्यमानता में भी जो दः ग्रहण किया है वह सिद्ध करता है कि धेट्‌ 
धातु की घुसंज्ञा होती है । दा धातु घुसंज्ञक है ही। था को दधातेर्हिः से हि आदेश हो 
जायया । दो को अतिस्यतिमास्था० से इत्त्व हो जायगा। अन्त में दा से भिन्न 
देङ्‌ घटू दी रहती हैं। वे यदि घुसज्ञक न हों तो घोः इस अंश से ही व्यावृत्त हो 
सकती हैं। घोः के रहते हुए जो दः कहा है वह देड्‌ घेट की घुसंज्ञा को सिद्ध करता 
है। दु. कहने से घुसैज्ञक उन दोनों की दथ्‌ -आदेश में व्यावृत्ति हो जाती है । 
दत्तः दत्तवान्‌ ये दा के रुप होंगे । देङ्‌ बट के छुसंज्ञक होने से दीत दीतवान , 
भीतः घीतवान्‌ रुप बनेंगे । घुमावस्था से ईत्तर घुसज्ञक होने पर ही हो सकता है । 


पञ्चमं भाहिके २७१ 
अत्रापि नेतो दाधावर्थवन्ती । नाप्येती दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥ 
न वाथवतो ह्यागमस्तदूगुणी भूतस्तदूग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र | 


न वा पष दोषः। किं कारणम्‌ । अर्थवत आगमस्तद्गुणीभूतोऽर्थ- 
वदूग्रहणेन ग्रह्मत । यथान्यत्र । तद्यथा अन्यत्रापि अर्थवत आगमोऽर्थवद्‌- 
ग्रहणेन गृह्यते । क्वान्यत्र । छविता चिकीषितेति । 


युक्तं पुनर्यन्नित्येषु शाब्देष्वागमशाखनं स्यात्‌ । न नित्येपु 
नाम शब्देणु कूटस्थेरविचालिभिर्वरणे्भवितब्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
"आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजनः । अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वादेशाः 
स्युः । वाढं युक्तम्‌ । शाब्दान्तरेरिह भवितव्यम्‌ । तत्र शब्दान्तराच्छन्द्ान्तर- 
स्य प्रतिपत्तिर्युक्ता ॥ 


आदेशास्तर्दीमे भविष्यन्ति। अनागमकानां सागमकाः | तत्‌ कथम्‌ । 


धापू ये रूप बनते हें । उसमे दाप्‌ धाप्‌ ही अर्थवान्‌ हें । उनके अवयत्र दा धा नहीं । 
प्र नि का योग भी दापू धाप्‌ की क्रिया के साथ है, दा धा की क्रिया के 
साथ नहीं । 


प्रणिदापयति, प्रणिधापयति सें घुसंज्ञा का अभावरूप दोष नही आता । क्यों ? 
कर्थवान्‌ को होने वाला भागम उसका अवयव बना हुआ उस अर्थवान्‌ के अदण 
से गृहीत दो जाता दै । जैसे--अन्यत्र, लबिता  ढू-इद्‌, तूच) चिकीर्षिता (चिकीर्ष- 
इर्‌ त्च) भादि में अर्थवान्‌ तृच्च को हुआ इट्‌ का आगम तृच के ग्रहण से 
गृहीत होता हे । उसी प्रकार प्रणिदापयति, प्रणिथापयति में अर्थवान्‌ दाधा को 
हुआ पुक्‌ का आगम दा धा ग्रहण से शृद्दीत हो जायगा तो घुसंज्ञा हो जायगी । 


क्या यह ठीक है कि शब्दों को नित्य मानते हुए उन में पुक आदि आागम 
किये जावे । क्या नित्यशब्दो में वर्णो को कूटस्थ अविचळ तथा लोप विकार वृद्धि 
विनाश से रहित नहीं होना चाहिये? अवश्य दोना चादिये। आगम तो एक प्रकार 
से नये शब्द का जोड़ होता हे! क्या फिर नित्य शब्दों मे आदेशों का दोना 
ठीक हे? बिल्कुल ठीक हे। आदेशों में तो एक शब्द का स्थान दूसरा शब्द ले लेता है। 
उसमे कहीँ घटती बढ़ती का अवकाश नहीं । सभी शब्द नित्य हूँ । पहले शब्द के 
स्थान में दूसरे शब्द फा प्रयोग कर दिया जाता है । 

तो फिर पुकू इद्‌ झादि के शागम न मानकर भादेश मान लीजिये । तृच को 


~ 


इट्‌ का सागम होता है यह कह फर ठच्‌ के प्रयोग में इतच्‌ का प्रयोग किया 


१७४ व्याकरणमहाभाष्य 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे दि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ 
दीडः प्रतिषेधः स्थाध्वोरित्वे | 
दीङः प्रतिपिधः स्थाध्वोरिस्वे वक्तव्यः। उपादास्तास्य स्तरः 
शिक्षकस्येति । “मीनातिमिनोतीःत्यात्ते छते स्थाध्वोरिच्चतीत्वं प्राप्नोति । 
कुतः पुनरयं दोपो जायते । किं प्रकृतिग्रदणादाद्दोस्विद्‌ 
रूपग्रहणात्‌ ॥ 
रूपत्रहणादित्याह । 


इह खलु प्रकृतिग्रहणाद्‌ दोपो जायते । उपदिदीपते। “सनि 
मीमाघरमळमे'ति। 


नेष दोपः। दाप्रकृतिरित्युच्यते । न चेये दाप्रकतिः। आकारा" 


जायगा । इस प्रकार आगमरहित शब्दों के स्थान में आगमसदित भादेश दो जायेंगे । 
खो केसे ? दाक्षी के पुत्र पाणिनिसुनि के मत में सभी आदेश सम्पूण शब्द के 
स्थान मै प्रयुक्त होते दें । शब्द के आदि मध्य अन्त रूप किसी पक देश में होने पर 
दो शब्द की नित्यता नहीं रह सकती । 

स्थाध्वोरिच्च से विधीयमान इत्त्व के विषय में दीळ्‌ धातु की घुसा का निषेध 
कहना चाहिय । उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य (इस शिक्षक का स्वर क्षीण हो गयान्गढा 
थेठ गया दै) यहां उपादास्त में उप पूवक दीङ्‌ घातु से छुद में सिच परे रहते एज 
विषय में मीनातिमिनोति० सूत्र से आच्व हो कर दी कादा बनता है। दा रूप होने 
से घुसंज्ञा हो जायगी ठो स्थाध्वोरिच्च से कित्त्व के साथ इच्व प्राप्त होता है । 


उपादास्त में क्या मान कर घुसंज्ञा का दोष प्राप्त द्दोवा दे! क्या दा 
प्रकृति सान कर या दा रूप मान कर ? 


दा रूप सान कर यहां घुसंज्ञा प्राप्त होती है । 


लेकिन उपदिदीषते (उप दीङ्‌-सन्‌-त) यहां उप पूर्वक सम्नम्त दीङ्‌ घातु में तो 
दा प्रकृति सान कर घुसंज्ञा आप्त होती हे । सन्‌ परे रहते इको झल से कित्त्व हो 
जायगा तो गुण न होने से एज्‌ विषय न रहेगा । णज विषय न रहने से दी ही रहेगा । 
ठव दा की प्रकृति दी शब्द की घुसंज्ञा दो कर सनि मी मा घु रभ० से अभ्यास लोप 
भौर इस्‌ आदेश प्राप्त होगा । 

यह कोई दोष नहीं । घुसंज्ञा में दाप्रकृति कदा है। भाकारान्तों की प्रकृति 
एजन्त द्वोदी दै पुजन्तों की प्रकृति ईकारान्त दोठी हे । प्रकृति की जो प्रकृति दे वइ 


पञ्चम भाहिक २७५ 


न्तानामेजन्ताः प्रकृतयः । पजन्तानामपीकारान्ताः। न च प्रकृतेः प्रक्नतिः 
प्रकृतिग्रहणेन शुद्यते । 

ख तहिं प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

न वक्तव्यः। घुसंज्ञा कस्मान्न भवति । 'संनिपातळक्षणो विधि- 
रनिमित्त तद्विघातस्ये' त्येचं न भविष्यति । 


दापू प्रतिषेधे न दैप्यनेजन्तत्वात्‌ । 


दाप्‌ प्रतिषेधे देपिप्रतिषेधो न घाप्नोति। अवदातं सुखम्‌। नु 
'चात्वे कृते भविष्यति। तद्धयास्वं न प्राप्नोति। किं कारणम्‌। अनेजन्तत्वात्‌ । 


सिद्वमनुब्रन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । 


प्रकृतिम्रहण से गुद्दीत नहीं होती । उपदिदीषते में दौ यद दा की प्रकृति नही सानी जा 
सकती । दे की प्रकृति तो द्दो सकती दै । दा प्रकृति न होने से यहां घुसंज्ञा नहीं होगी 
तो कोई दोष न होगा । 


तो फिर उपादास्त म॑ दीङ्‌ की घुसंशा का निषेध कद दिया जाय ? 


घुसंज्ञा का निषेध कहने की आवश्यकता नहीं । घुसंज्ञा कयां नहीं होती ? 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इस परिभाषा से उपादास्त में घुसंज्ञा 
नहीं होगी । इस परिभाषा का अर्थ है--जो दो के सम्वन्ध से कार्य होता है वह 
उन दोनों के सम्बन्ध को नए करने वाले विधि का निमित्त नहीं होता । संनिपात- 
लक्षणो विधिःरदो के सम्बन्ध से होने वाला कार्य । तद्विघातस्ये=उन दोनों के सम्वन्ध 
को नष्ट करने वाले का । अनिमित्तम्‌=हेठु नहीं बनता । उपादास्त में जिस सिच्‌ के 
अकित्व के कारण दीङ्‌ को आख हो कर दा वना हे वह दा वन कर घुसंजाद्रारा 
स्थाध्वोरिच्च से सिच्‌ को किव्‌ नहीं कर सकता । घुसंज्ञा हो जाने से सिच्च के अकिरव 
का विघात होता है इसलिये घुसंज्ञा नहीं होगी । 

दाधा घ्यदाप्‌० यहाँ दाप्‌ धातु की घुसंझा के निषेध में देप घातु का निपेध 
नहीं प्राप्त होता । अवदातं सुखम्‌ (शुद्ध सुख) यहां अव पूर्वक देप धातु से क्त 
प्रत्यय परे रहते घुसंशा का निषेध इष्ट हे । घुसंज्ञा न होने से अच उपसर्गात्तः से 
तकार आदेश नहीं होगा तो अवदातं मुखम्‌ यइ इष्ट रूप वन जायया । आदेच उपदेशे« 
से आत्त्व करन पर दाप्‌ बन जायगा फिर अदाप्‌ से निषेध हो जायगा! वह लाख ही 
तो नहीं प्राप्त होता। क्‍यों? एजन्त न होने से। देप के अन्त में पकार दै । 
एच नहीं है तो आदेच उपदेशे० से आत्त केसे होगा ? 


१. ते सन्निपात विद्दन्तीति तद्दिघाठ:। कमैण्यण्‌ । 


२७६ ध्याक्रणमदाथाप्य 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अलुवन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । अनेकान्ता 
अबुवन्धाः । छै 
पित्मतिपेधाद्दा । 


अथवा दाधा ध्वपिदिति वक्ष्यामि । तच्चावद्यं वक्तन्यम्‌ । अदा- 
विति इत्रच्यमाने इहापि प्रसज्येत प्रणिदापयतीति । शक्यं तावदनेनाविति 
ब्रुवता वान्तस्य प्रतिपेधो विज्ञातुम्‌ ॥ 


सुन्ने तर्हि भिद्यते ॥ 
यथान्यासमेवार्त । ननु चोक्तं दाप प्रतिषेध न देपीति। परिहृतः 
मेतत्‌ 'सिद्धमनुवन्धस्यानेकान्तत्वादिति’ थकान्तेषु दोप एवं | 


दप्‌ की घुसंज्ञा का निषेध सिद्ध दो जायगा । केस ? अनुबन्ध के अनेकान्त 
अर्थात्‌ अनत्रयव होन से । देप्‌ का पकार अनुवन्ध धातु का अवयव नही साना जायया 
तो दे के एजन्त होने से आच हो जायगा । अनेकान्ता अनुवन्धाः यह परिभाषा 
है। इस का अर्थ है अनुवन्ध घातु आदि के अवयव नहीं होते। अथवा दाधा 
घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र बनायेंगे । उसमें अपित्‌ शब्द से पित्‌ का निषेध होगा तो दाप्‌ 
दैप्‌ दोनों निविद्धा हो जायेंगे । दा था घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र अवश्य बनाना ही चाहिये । 
अदाप्‌ कहने से तो प्रणिदापयति यद्वां णिजन्त दा धातु में भी दाप्‌ रूप होने से 
घुसंज्ञा का निषेध ग्राप्त होता है। वैसे प्रणिदापयति से घुसंज्ञा का निषेध रोकने 
के लिय यह भी तरीका ह कि दा था घ्वदाप्‌ में दापू का निषेध न कर के दावू का 
निषेध करं । दाधा ध्वदाव्‌ आयन्तवदेकरिमन्‌ इस संहिता पाठ में अदाव कहता हुना 
यह अध्येठा अदाप्‌ के समान आदाव्‌ भी तो समझ सकता है। क्योकि सन्धि में 
पकारान्त तथा वकारान्त दोनों ही निकल सकते हें। उस अवस्था मे दाप्‌ का 
निषेध न सान कर दावू का निषेध मानेंगे तो दाप्‌ देप्‌ दोनो धातु धातुपाठ में 
वकारान्त पढ़ दिये जायेंगे । प्रणिदापयति में दावू न होने से घुसंज्ञा का निषेध 
न दोगा । 

दा था ध्वपित्‌ इस न्यास को मानने पर पाणिनि का दा धा ध्वदापू यदद 
सूत्र तो बदलना होगा | 


जैसा पाणिनि का दा था घ्वदाप्‌ यद सूत्र दै वैसा ही रहने दीजिये। यह जो 
कहा था कि दापू के निषेध सें देपू का निषेध नहीं प्राप्त होता उसका समाधान 
अनुवन्ध के अनेकान्त होने से कर दिया था । अनेकान्ता अनुवन्धाः इस परिभाषा 
के समान एकान्ता अनुवन्धाः यद्द परिभाषा भी दै। इसका अर्थ दै-अनुवन्ध 
घातु आदि के एकान्त अर्थात्‌ अवयव होते हैं । अनुवन्धो के एकान्त मानने के पक्ष 


पञ्चम आदिक २७७ 


पकान्तेष्वपि न दोषः। आत्वे छते भविष्यति। तनु चोक्तं तद्भ्यात््वं 
न प्राप्नोति । कि कारणम्‌ अनेजन्तत्वादिति । पकारलोपे कृते भविष्यति। 
नह्ययं तदा दाप्‌ भवति । भूतपूर्वगत्या भविष्यति। एतच्चात्र युक्तम्‌ । 
यत्सर्वेष्वेव साबुवन्धकप्रहणेषु भूतपूर्वगतिर्विज्ञायते । अनेमित्तिको 
हानुबन्धकोपस्तावत्येव भवति । अथवाचार्यप्रवृत्तिक्षापयति नाजुवन्धकुत- 
मनेजन्तत्वसिति । यदयसुदीचां माङो व्यतिहारे इति मेङः साञु- 
वन्धकस्यात्वभूतस्य ग्रहणं करोति । अथवा दावेचायं न दैवस्ति। 
कथमवदायति । इयन्‌ विकरणो भविष्यति ॥ 


आधन्तवदेकस्मिन ॥ १।१।२ १॥ 


मे दोव ही है । एकान्त मानने पर भी दोष नहीं दै । देप्‌ को आत्व करने पर दाप्‌ यन 
जायगा । यह जो कहा था कि एजन्त न होने से आच्व नहीं प्राप्त होता पकार का लोप 
करने पर एुजन्त बन जायगा । तब यह दाप्‌ नहीं रहता तो भूतपूर्वगति से दाप समझ 
लिया जायगा । पहले देप्‌ अवस्था में पकार था । पकार का लोप हो कर आच्च होने से 
दा बन गया । भूतपूर्व पकार के कारण दापू बन जायगा । भूतपूर्वगति वाली वात यहां 
ठीक बेठती है। सभी सानुबन्धक शब्दों में भूतपूर्वगति से काम लिया जाता दै । 
भूतपूर्व गति का अर्थ है--जो पले था उसके वाद मे न रहने पर भी उसकी पहली 
सत्ता को मान कर काम करना । क्योंकि अनुवन्ध का लोप तो अनैमित्तिक है। 
बिना निमित्त के होने से इत्संशा होते ही हो जाता हे । तावत्येव-उसी समय, 
उतने मे ही अर्थात्‌ इत्संज्ञा होते ही। अनुवन्ध के लुप्त हो जाने पर उसकी पहरी 
सत्ता को मान कर उसका कार्य किया जाता है । अथवा आचार्य का व्यवहार इस 
चात का ज्ञापक है कि अनुवन्ध के कारण एजन्तछ का अभाव नहीं दोत्ता। अर्थात्‌ 
अनुबन्ध रहते हुए भी एजन्त बना रहता हे । उदीचां माढो व्यतिहारे इस सूत्र में 
जो डकार भनुचन्ध सहित मेट्‌ घातु को एजन्त मान फर आदेच उप० से आत्व- 
विधान हारा माडः यह निर्देश किया है वही इस यात को सिद्ध करता हे कि 
अनुबन्ध से एजन्तत्व का विघात नहीं होता । नानुवन्धठृतमनेजन्तत्वम्‌ यद्द परिभाषा 
हे। इसका अर्थ स्पष्ट है--अनुवन्ध का किया हुआ एजन्तत्व का अभाव 
नहीं होता । 

अथवा दैप्‌ शोधने घातु को भी दाप्‌ शोधने बना कर दिवादि गण में 
पढ़ देना चाहिये जिससे जदाप्‌ सें दापू, दैप्‌ का झगड़ा ही न रदे। देप का दाए 
होने पर अवदायति यह रूप केसे बनेगा । दिवादिगणीय घातु हो जाने से म्यन 
विकरण हो कर यन जायगा । 


२७८ च्याकरणसदाभाप्य 
किमर्थमिदमुच्यते ? 
सत्यन्यस्मिन्नाचन्तवद्वावादेकस्मिन्नायन्तवदूवचनम्‌ । 


सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ परं तास्ति पूर्वमस्ति खोऽन्त इत्युच्यते । 
सत्यन्यस्मिन्नाद्यन्तवद्‌भावादेतस्मात्‌ कारणात्‌ पकस्मिन्ना्यन्तापदिषटानि 
कार्याणि न सिध्यन्ति इष्यन्ते च स्युरिति । तान्यन्तरेण यत्नं न सिध्यन्ति 
इत्येकस्मिन्नाद्यन्तवद्‌ वचनम्‌ । पुवमर्थमिदमुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 


तत्र व्यपदेशिवद्वचनम | 


तत्र व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । व्यपदेशिवदेकस्मिन कायं भवतीति 
चक्तव्यम्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌ ? 
एकाचो द्वे प्रथमार्थम्‌ | 





यह सूत्र किस लिये बनाया हे । 


अन्य के होने पर जिससे पूर्व नहीं है पर हे वह आदि कहाता दै। अन्य के 
होने पर ही जिससे पर नहीं हे पूरै हे वह अन्त कहाता हे । इस प्रकार आवि 
अन्त का ब्यवहार अन्य के होने पर होता हे । अकेले में नहीं हो सकता । इस कारण 
एक ही मै आदि अन्त को कहे हुए कार्य नहीं किये जा सकते । दृष्ट है कि अकेले 
में सी वे हों। वे विना यत्त के सिद्ध नहीं होते इसलिय यह सूत्र बनाया है । 


यद्‌ सूत्र का प्रयोजन ठीक हे । किन्तु आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ की जगद व्यपदेशि- 
वंदेकस्मिन्‌ यह सूत्र या परिभाषा बना कर व्यपदेशिवद्धाव कहना चाद्यि । भसुख्य 
सँ मुख्य के समान व्यवहार को व्यपदेशिवद्धाव कहते हैं ।' 


व्यपदेशिवद्धाव का क्या प्रयोजन हे ? 





१, निमित्त होने से जिसका मुख्य व्यपदेश है वह व्यपदेशी है । पठू धातु 
एक अचू वाला शोङ्द रूप है, एकाच्‌ इसका मुख्य व्यपदेश है। इ (ण्‌) यह अचू रूप ही 
हैं, एकाच्‌ नहीं । तोष भी व्यपदेशी पठ्‌ की तरह इसके विषय में भी कार्य होगा । यही 
व्यपंदेशिवद्धाव हे । 


पंचम भादिक १७९ 


बक्यति~'णकाचो दवे प्रथमस्येति बहुघीहिनिर्देश' इति । तस्मिन्‌ 
क्रियमाणे इहैव स्यात्‌ पपाच पपाठ। इयाय आर इत्यत्र न स्यात्‌। 
इयपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवतीत्यत्रापि खिद्ध भवति । 


षले चादेशासम्प्रत्ययार्थम्‌ । 


वक्ष्षति-'आदेशप्रत्यययोरित्यवयवषष्डी'ति । एतस्मिन्‌ क्रियमाणे 
इहेच स्यात्‌ करिष्यति हरिष्याति । इह न स्यात्‌ इन्द्रो मा वक्षत्‌, ख 
देवान यक्षदिति | ब्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति । 


स तर्हि व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । 
न चक्तव्यः। 


अवचनाल्लोकविज्ञानातू सिद्धम्‌ । 





एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र पर कदेंगे कि एकाचः यह वहुबीहि समास का 
निर्देश दे। एकः अच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ इस प्रकार बहुन्रीहि समास मान कर 
एक अच वाळा यह अर्थ वहाँ लिया जायगा। इस अर्थ को लेने पर पपाच, पपाठ 
(पच्च पठ्‌लिट्‌ , तिप्‌ , णछ) यही द्वित्व दो सकेगा । पच्‌, पठ्‌ दोनों एक भच वाले 
हैं किन्तु इयाय {इण्‌-लिद्‌, तिप्‌ णळ) आर (ऋ-लिद्‌ , तिप्‌ , णळ्‌ ) यहाँ द्वित्व न हो 
सकेगा। इ और ऋ ये एक अच वाळे न हो कर एक अच्‌ रूप हें । व्यपदेशिवद्धाव 
से एक अच रूप को पुक अच्‌ वाला मान कर यहां भी द्वित्व सिद्ध हो जायगा | 
आदेशप्रत्यययोः सूत्र पर कहेंगे कि यहाँ प्रत्यय शब्द में जो पळी हे वह 
भवयवषष्ठी दै । अर्थात्‌ प्रत्यय के अवयव सकार को पर्व होता हे । प्रत्ययावयव 
सकार को षत्व मानने पर करिष्यति हरिष्यति ( कृ, ह-स्यति ) यहीं सकार को पख 
हो सकेगा । यहाँ स्य प्रत्यय का अवयव सकार हे । किन्तु इन्द्रो मा वक्षत्‌, स देवान्‌ 
यक्षत्‌ इन वैदिक प्रयोगस्य वक्षत्‌ यक्षत्‌ (वह्‌, यज-लेद्‌ , सिप्‌ , तिप्‌ ) में सिप्‌ विकरण 
के सकार को पत्व न हो सकेगा । सिप्‌ यह प्रत्यय टप सकार है प्रत्यय का अवयव 
सकार नहीं हे । व्यपदेशिवद्धाव से प्रत्यय रूप समार को भी प्रत्यय का अवयव 
सकार मान कर घत्व सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर व्यपदेशिवद्धाव कद दिया जाय ? 


म्यपदेरिवद्भाव के कहने की आवश्यकता नदी । यिना कदे लोकब्यवद्दार से 


१, यचनस्याभावः भवचनम्‌ । 
९, विज्ञान शब्द का यहाँ व्यवहार अर्थ है । 


६८6 श्याक्ेरणमेदीभीपवै 


अन्तरेणेब वचने लोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा लोके 
शालासमुदायो ग्राम इत्युच्यते । भवति चेतदेकस्मिन्नपि प॒कशालो 
ग्राम इति । 

विषम उपन्यासः । ग्रामशब्दो5ये वद्वर्थः । अस्त्येव 'गालासमुदाये' 
वर्तते । तयथा ग्रामो दग्धः इति । अस्ति 'वाटपरिक्षेपे’ वर्तते। तद्यथा 
ग्रामं प्रविष्ट इति । अस्ति च 'मनुष्येपु' वर्तते । तद्यथा ध्रासो गतो ग्राम 
आगत इति । अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके? वर्तते। तद्यथा 
ग्रामो ळब्ध इति। तदू यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते 
तमभिसमीक्ष्येतत्‌ प्रयुज्यते पकशालो ग्राम इति । 


यथा तर्हि वणससुदायः पदम्‌ । पद्समुदाय कक्‌ । ऋक्‌ समुदायः 
सुक्तमित्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिन्नप्येकवण पदम्‌, एकपदा ऋक्‌; 
एकर्च सूक्तमिति । 

अत्राप्यर्थेन युक्तो व्यपदेशः । पद नामार्थः। कड नामार्थः । 

ही यइ सिद्ध हो जायया । जैसे शालासमुदाय (बहुत घरों का समूह) आम कहाता 

है किन्तु लोक में एक शाला वाळे में भी माम शब्द का प्रयोग दीखता है । यह 
एक घर का माम दे । 

यद्द आम का उदाहरण ठीक नहीं । क्योकि आम शब्द के बहुत से अर्थ हैं । 
शाळाससुदाय, वाटपरिक्षप ( खेतों की रखवाली के लिय बनाई हुई बाइ या वाडा ) 
अन्तर्गत मनुष्य, जंगल खेतों की सीमा, पद्दाड़, दीले आदि ये सव आम कदाते हैं । 
उन में समीपवर्ती जंगळ, खत की सीमा, दीले आदि अर्थ के विचार से हमें ग्राम 
मिला है यह एक शाला वाला आम है ऐसा प्रयोग होता है। गांव के पास जंगळ 
से या खत की सीमा में बने पक घर को देख कर कद देते हैं यद्द एक घर का 
गाव दे । 

आम का उदाहरण न सद्दी, यह दूसरा उदाहरण लीजिय । वर्णी के समुद 
को पद, पदो के समूह को ऋचा और ऋचाओं के समूह को सूक्त कहते हैं । 
किन्तु लोक में एक वर्ण में भी पद शाब्द का, एक पद में भी ऋचा शब्द का और 
एक ऋचा में भी सूक्त शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यद्द एक अक्षर का पद 
है। यद्द एक पद की ऋचा दै । यह एक ऋचा का सूक्त है । 


यहां भी अर्थ की दृष्टि से वेसा प्रयोग होता हे । यदद एक अक्षर वाला पद 


१, पद से यहां पाद समझना चाहिये, क्योंकि एकपद-रूप कोई ऋचा नहीं है। 


Be पद के अर्थ को अभेदोपचार से पद कह दिया है । एकवणा पदम्‌ इत्यादि में 
एकवर्णोदि बृहुन्रीहि का पदार्थादि अन्य पदार्थ है । 





पञ्चम आद्विके २८१ 


सूक्तं नामार्थ इति। 


यथा तहिं बहुषु पु्ेषु पतढुपपन्नं भवति अयं मे ज्यष्टोऽय 
मे मध्यमोऽये मे कनीयानिति । भवति चैतदेकस्मिन्नपि अयमेव मे ज्येष्टो- 
ऽयमेव मे मध्यमोऽयमेव मे कनीयानिति । 


तथाऽसूतायामसोष्यमाणायां च भवति प्रथमगभेण हतेति । 
तथाऽनेत्यानाजिगमिपुराह-इदं मे प्रथममागमनमिति ॥ 


आयन्तवद्धावरश्च शक्योऽवक्तुम्‌ । कथम्‌ । 


अधूवोनुत्तरळक्षणत्वादाचन्तयोः सिद्धमेकस्मिन्‌ । 
अपूर्वलक्षण आदिः, अनुत्तरलक्षणोऽन्तः, पतच्चेकस्मिन्नपिं 


का अथ है । यह एक पद वाला ऋचा का अथै हे । यह एक ऋचा वाला सूक्त का 
अथै हे । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । बहुत से पुत्रों के होने पर तो यह कहना 
ठीक बनता है कि यह पुत्र मेरा बडा दै, यह बिचला है और यदद सब से छोटा है । 
किन्तु लोक में एक ही पुत्र के द्दोने पर भी यद व्यवहार दीखता दे कि यही पुन्न 
मेरा बडा दै, यही विचला है और यदी सव से छोटा हे । इसी प्रकार जो स्त्री पहले 
कभी प्रसूत नहीं हुई ओर आगे भी किसी कारणवश प्रसूत न होने वाली है उसके 
कुक्षिस्थ गर्भ के कारण जव उसकी सत्यु हो जाती हे तव यदद प्रयोग होता हे कि 
वह स्त्री पहले गर्भ से मारी गई । जिस स्त्रीका अनेक वार प्रसव हो चुका है, 
वहां प्रथम गर्भ यदृ व्यपदेश ठीक है ओर जिसका प्रसव आगे होगा वहां भी पृत्ोत्पन्न 
पुत्र से मारे जाना संगत हे पर प्रकृत म॑ प्रथम गर्भ से मारी गई ऐसा प्रयोग केसे 
हुआ । किन्तु ऐसा प्रयोग होता हे । ऐसा लोकब्यवहार हे । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
किसी के घर पहले कभी नहीं भाया शोर भागे भी कारणवश वहां कभी माने की 
इच्छा नही रखता है वह एक वार उसके घर में आ कर कहता हैं कि यह मेरा आपके 
घर में पहला आगमन है । यहाँ एक ही आगमन में पहला आगमन यद प्रयोग किस 
आधार पर किया गया । किन्तु लोक में ऐसा प्रयोग होता ह। इस ल्यि लोक 
व्यवहार से ही सिद्ध हो जाने पर (शास्त्र में) व्यपदेदिवद्धाव कहने की लावश्यऊता 
नहीं! 

आायन्तवद्भाव चाले इस सूत्र के कहने की भी कोई नावञ््यक्ता नहीं। 
क्यों 1 आदि का क्षण हम यद नहीं फरेंगे कि निस से पूर्व नहीं दु पर वह 


१८२ ब्याकरणमद्दाभाध्य 
भवति। अपूर्वानुत्तरलक्षणत्याद्‌ पतस्मात्‌ कारणाद्‌ पकस्मिन्नप्या- 
द्न्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्तीति नारथ आध्यन्तवद्धावेन । 
गोनर्दीयस्त्वाह सत्यमेतत्‌ सति त्वन्य स्मिन्निति । 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि । 


आदिवचे प्रयोजनं प्रत्ययज्निदाद्यदात्तते । 


प्रत्ययस्यादिरुदात्तो भवतीति इहेच स्यात्‌ कर्तव्यं, तेत्तिरीयः | 
औषगवः कापटवः इत्यत्र न स्यात्‌ । ब्नित्यादिरनित्यम्‌ इति इहेव स्यात्‌ 
अहिचुस्वकायनिः, आग्निवेश्यः । गार्ग्येः, कृतिः इत्यत न स्यात्‌ । 





आदि दै अपितु यह (इतना ही) करेंगे कि जिस से पूर्वे नही है वह आदि हे । पर 
दो या न हो उस की जरूरत नहीं । इसी प्रकार अन्त का लक्षण यह नदी करेंगे कि 
जिस से पर नदी दे पू८ है वह अन्त है अपितु यह करेंगे कि जिस से पर नहीं है 
वइ अन्त है । पूरे में होया न हो उस की अपेक्षा नहीं। आदि अन्त का यह 
लक्षण एक में भी घट जायगा। क्योकि जव एक ही अक्षर हे तो उसके पूर्व में 
कुछ न होने से वही आदि दै । पर में भी कुछ न होने से वही अन्त है । 


गोनदीय अर्थात्‌ भाष्यकार तो यह कहते हैं कि अन्य के होने पर ही आदि 
अन्त का व्यत्रदार ठीक बनता दै अकेले में नदी इस लिये आद्यन्तवरेकस्मिन इस 
सूत्र की आवश्यकता अवश्य भाननी चाहिये । 


इस सूत्र के प्रयोजन क्या हैं ? 


भादिवद्भाव के तो ये प्रयोजन हें । आशुदात्तस्च से प्रत्यय के आदि अक्षर 
को उदात्त कदा है बह कर्तेव्यम्‌ (क्क-तब्यत्‌) तत्तिरीय' ( तित्तिरि-छणु=ईय ) यही 
प्राप्त हो सकता है । तब्य और ईय प्रत्ययो में कई अक्षर होने से उनके आदि 
अक्षर त और ई हो जाते हें । किन्तु औपगव' कापरवः ( उपयु, कपडु-अणु ) यहां 
केरळ एक अक्षर वाळे अण्‌ प्रत्यय मे नहीं प्राप्त हो सकता । इस सूत्र से एक को भी 
आदिवद्भाव से आदि मान कर हो जाता है। ज्नित्यादिरनित्यम्‌ से नित्‌ नित्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रकृति को आद्यदात्त कहा है। वह अहिचुम्वकायनिः ५ अहि चुम्बक- 
फिनङभायनि) आसिवेश्यः ( अग्निवेश-यञ्‌ ) यहाँ ही प्राप्त हो सकता हे । क्योंकि 
अहिचुम्बक अग्निवेश शब्दा में कडे अक्षर होने स उन के आदि अक्षर दोनो अकार 
हो जाते ईं । किन्तु गाग्ये. ( गग-गार्ग-यत्ष ) कृतिः (कु-क्तिन्‌) यहाँ केवळ गा 
सौर कृ ये एक अक्षर इने से प्राप्त नहीं हो सकता। एक को भी आदिवद्भाव से 


पञ्चम भाहिक २८३ 


वळादेरार्धधातुकस्येट्‌ । 


वचळादेराधधातुकस्येर्‌ प्रयोजनम्‌। आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेरिती- 
हेव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति । जोषिषत्‌ मन्दिपदित्यत्र न स्यात्‌ । 


यस्मिन्विविस्तदादित्व । 


यस्मिन्‌ चिघिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति यस्मिन्‌ विधि- 
स्तदादावल्य्रहणे इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे 'अचि इनुधातभ्रवां य्वोरियङ- 
वडी? इति इहेव स्यात्‌ श्रियः श्रवः । श्रियो श्वी इत्यत्र न स्यात्‌ । 


अजाद्याट्त्वे । 


अजाद्याद्त्वे प्रयोजनम्‌ । "आडजादीनाम्‌ इति इहच स्यात्‌ पेहिष्ट 
ऐश्षिए । ऐप अध्यैष्ट इत्यत्र न स्यात्‌ । 


आदि मान कर हो जाता है। आर्धधातुक्रस्येड्‌ वलादे, से वलादि आर्धधातुक को 
इट्‌ का आगम कहा है। वह करिश्यति हरिष्यति (कृ हृ-स्यति) यहां ही प्राप्त 
हो सकता है । क्योकि आधधातुक स्य प्रत्यय में कई अक्षर होने स उस के आदि 
में सकार होने से वह वलादि दै। किन्तु जोषिषत्‌ मन्दिषत्‌ ( जर्‌ मन्द्‌-सिप्‌ तिप्‌ ) 
यहां सिप्‌ विकरण ( आधधातुक प्रत्य ) के केवल एक अक्षर रूप (स्‌) होने से प्राप्त 
नही हो सकता । एक को भी आदिवद्भाव से आदि सान कर हो जाता है। 


यस्मिन्‌ विविस्तदादावळ्प्रहणे यह परिभाषा आगे येन विधिस्तदन्तस्य 
सूत्र पर कईंगे। उस से अल ग्रदणविवयक सप्तमी विभक्ति के निर्देशों मै तदादि 
विधि होतो हे । जसे अचिःनुवातु० सूत्र मे अचि यह सक्षसी विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण हे। उस में तदादिविधि हो कर अजादि अर्थ होता हैं। अजादि प्रत्यय परे होने 
पर इयड्‌ उवड्‌ होगे तो श्रियः श्रव (श्री भ-उसू ) यहां ही वे प्राप्त हो सकेंगे । 
जस्‌ प्रत्यय में कई अक्षर होने से अकार आदि में हो जाता दै। किन्तु त्रियो मुवी 
( श्री श्र-ओ ) यहां केवल एक अक्षर रूप जो के परे होने पर प्राप्त न हो सकेंगे । 
एक को भी आदिवद्भाग से आदि मान कर हो जाते हैं । 


आडजादीनाम्‌ से अजादि अद्रा को भाट का भागम कडा हे वद ऐनिष्ट एलिट 
( इह्‌ इक्ष-सिच छुर्‌ त) यहाँ ही प्रात दो सकता ह। फ्याकि एह इक्ष से कई 
अक्षर होने से उन का आदि अक्षर ई यह अच हो जाता हे । किन्तु ऐए खघ्येष्ट 
(इङ, अधि इए्‌-सिच छद्‌ त) यहां इए बोर इट ज्रां के केपल एक अच रूप होने 


२८४ व्याकरणमद्दाभाण्य 


अथास्तवच्चे कानि प्रयोजनानि ? 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे । 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तपरगृहयत्वे ्रयोजनम्‌। ईदृदेद्‌ द्विवचने प्रगृह्याम्‌ 
इतीहेव स्यात्‌ पचेते इति, पचेथे इति। खर्चे इति, माले इति इत्यत्र 
न स्यात्‌ । 
मिदचोन्त्यात्परः । 


सिदचोऽन्त्यात्परः प्रयोजनम्‌। इहेच स्यात्‌ कुण्डानि वनानि। 
तानि यानीत्यत्र न स्यात्‌ । 


अचोन्त्यादि टि । 
अचोन्त्यादि टि प्रयोजनम्‌ । टित आत्मनेपदानां टेरे इतीहेव स्यात्‌ 


से प्राप्त नही हो सकता । एक को भी आदिवद्धाव से आदि सान कर हो जाता है! 
अन्तवदूभाव के क्या प्रयोजन हैं ? 


अन्तवद्भाव के ये प्रयोजन हे--इंदूदेत.० सूत्र से ईकारान्त, उकारान्त, एकारान्त, 
द्विवचन की प्रगृह्यसंशा कही है वह पचेते इति, पचेथे इति ( पच्‌-आताम्‌, आथाम्‌= 
आति, आथे) यहाँ ही प्राप्त हो सकती हे क्योंकि आते, आथे में कडे अक्षर होने 
से एकारान्त द्विवचन हो जाता है। किन्तु खट्वे इति, माले इति ( खद्वा 
माळा-शी=्ई) यहां शी की ई के केवळ एक ईंकाररूप या एकाररूप हॉनेसे 
प्राप्त नहीँ हो सकती । एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाती है । 

मिदचोन्त्यात्पर. से मित्‌ (नुम्‌) का आगम अन्तिम अच से पर कहा है। 
वह कुण्डानि वनानि यहाँ ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि कुण्ड और वन में कई 
अक्षर होने से अन्तिम अच ड और न का अकार हो जाता है। किन्तु तानि 
यानि (तदू=त, यदूस्य, जस्‌, शि) यहाँ तद्‌, यद्‌ के त, य शब्दों में एक द्वी 
अच्‌ होने से नहीं प्राप्त हो सकता। एकको भी अन्तवद्भाव से अन्त मान 
कर हो जाता है। 

अचोन्त्यादि टि से अचो के मध्य मै अन्तिम अच्‌ की टि संज्ञा कही है। 
चह टित आत्मनेपदाना टेरे से टि को एत्व करने में उपयुक्त होगी। उससे 
कुवते, कुवोथे ( कु-भाताम्‌ , आथाम्‌) यहां आताम्‌, आथाम्‌ में कई अक्षर 
होने से अन्तिम अच्‌ ता, था का आ हो जायगा तो आम्‌ की टि संशा 
हो कर टेरेत्व सिद्ध हो जाता है । किन्तु कुरुते (कृ-त ) कुर्वे (क-इद ) यहां त 


पञ्चम आहिक २८५ 
कुर्वाते कुवाथे । कुरुते कुर्वे इत्यत्र न स्यात्‌ । 
अलोन्त्यस्य | 


अलोन्त्यस्य प्रयोजनम्‌। अतो दीर्धो यजि सुपि च इद्दैव स्यात्‌ 
घरा'भ्यां पराभ्यामिति । आभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 


येनविधिस्तदन्तत्वे । 
येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनम्‌। अचो यत्‌ इहेव स्यात्‌ चेयं 
जेयम्‌ । एयमध्येयमित्यन्न न स्यात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ कार्य 
भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति । 
तरप्‌ तमपौ घः ॥१।१।२२॥ 
घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिपेधः । 





भर इद्‌ प्रस्ययों सें केवर एक अच्‌ होने से अन्तिम अच न बन सकेगा तो टि 
संज्ञा न हो कर टेरेत्व नहीं प्राप्त होता। एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर 
हो जाता है । 

अलोन्त्यस्य से घछीनिर्दिए के अन्तिम अक्षर को आदेश कहा है। वह 
अतो दीघो यञि सुपि च यहां उपयुक्त होता है। सुपि च से भदन्त अङ्ग के 
अन्तिम अक्षर को दीघे होगा तो घटाभ्याम्‌ पटाभ्याम्‌ में ही प्राप्त हो सकेगा 
(क्योंकि घट पट म कई अक्षर होने से अन्तिम अक्षर ट का अ हो जाता है। 
किन्तु आभ्याम्‌ ९ इदम्‌=भ-भ्याम्‌) यहाँ इदम शब्द का अकार केवळ अ रूप 
अङ्ग हे अकारान्त नही है। जब अकारान्त नहीँ है तो उसका अन्तिम अक्षर 
कहां से हो सकता है । इस लिये यहां सुपि च से दीर्ध नहीं प्राप्त हो सकता । 
एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाता है । 

येन विधिस्तदन्तस्य से विशेषण द्वारा कदा हुआ कार्य तदन्त को होता है । 
जैस अचो यत्‌ यहाँ अच विशेषण द्वारा धातु से यत्‌ प्रत्यय कहा है तो वह 
अजन्त धातु से होगा। इस लिये चेयम्‌ जेयम्‌ (चि, जि-यत ) यहां चि जि में 
अन्तिम इकार के कारण अजन्त होने से यत्‌ हो सकता हैं किन्तु एवम्‌ अध्ययम्‌ 
(ईद्‌, अघि हृट-यत्‌ ) यहां ईड्‌ जोर इट्‌ के केवल एक अचरूप होने से नहीं 
प्राप्त हो सकता । एक को भी अन्तवद्भाव स अस्त मान कर ह! जाना हे । 


eee 


१ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ, अतिशायने तमविष्टनौ इन शतिशय अर्थ- 


२८६ घ्याकरणमहा भाज्य 


घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिपेधो वक्तव्य: । वद्यास्तरो नदीतरः ! 
घसंज्ञायां नदीतरेऽप्रतिपेघः 


अनर्थकः प्रतिपेधः अप्रतिपेध; । घना कस्मान्न भवति | तरब- 
ग्रहण ह्योपदेशिकम्‌। ओपदेशिकस्य तरपो अ्रहणम्‌। न चैप उपदेश 
तरप्‌ शब्दः 

तरप तमप्‌ की घसंज्ञा मे नदीतर शब्द के तर फी भी घसंज्ञा प्राप्त होती 
हैं उस का निषेध कहना चाहिये | नद्यास्तरः नदीतरः । यहाँ त धातु से कताभिन्न 
कारक में ऋदोरप से अप्‌ प्रत्यय हो कर तर बनता ह्‌ । यह अप्‌ प्रत्यय के पकार 
अनुवन्ध को मिला कर तरपू प्रत्यय के समान रूप वाला तरप्‌ हो जाता हे । तरपू 
प्रत्यय नसे पकार अनुवन्ध के इट जानें पर तर होता है उसके समान यद भी तर 
हे । इस की भी घसंज्ञा प्राप्त होनी चाहिये ।' 

नदीतर शब्द मे घसंज्ञा का निपेच कहना व्य है। घसंज्ञा क्यों नहीं हती? 
उपदेशावस्था मै जो तरप्‌ हे उसका घसंज्ञा मे ग्रहण दै। नदीतर मै तरप्‌ उपदेशा- 
वस्था में नहीं । ओपदेदिक का अथ उपदेगावस्था मै होने चाळा है। उपदेशावस्था मे 
तो अप है । प्रयोगावस्या मं तर है । तरप्‌ कटी नहीं है। इस लिये इसकी घसेज्ञा 
नहीं होगी । 


वाले स्वार्थिक प्रत्ययां के प्रकरण में ही तादी घः या पितो घः ऐसा सूत्र बना कर तरप्‌ 

तमपू प्रत्ययों की घसंना सिद्ध हो सकती थी फिर भी जो उस प्रकरण से हटा कर यहां 

संज्ञा प्रकरण में तरप्‌ तमप्‌ की घसंजा की ह वह इस वात की सूचक हैं कि अतिशय 

अर्थैरहित केवल स्वार्थ में भी तरप्‌ तमपू प्रत्यय होते हैं। उससे अल्पाच्तरम्‌, श्रेष्ठतम 
यहां स्वार्थ में तरप्‌ तमप्‌ सिद्ध हो जाति हैं । 

१, यदि यह कहो कि तमम्‌ प्रत्यय के साहचर्य से तर भी प्रत्यय ही लिया 
जायगा यह तर प्रत्यय है नहीं इस लिये इसकी घसेज्ञा न होगी तो यह वात भी नहीं 
वनती । क्योंकि सहचरितासहचरितयो: खहचरितस्यैत ग्रहणम्‌ यह जो साहचर्य नियम 
है वह अनित्य होने से सर्वत्र नहीं लगता। उस की अनित्यता में द्विस्त्रिशचलुरिति 
कृत्वोर्थे इस सूत्र का कृलोरथग्रहण ही ज्ञापक है । वहा कृत्योर्थग्रहण इस लिये किया है 
कि चतुर्‌ शब्द में कृत्वसुजर्थ सुच प्रत्यय के विसये को पत्व हो । शब्द चलुर्‌ के रेफजन्य 
विसम को न हो । यदि सहचरितामहृचरितये ह्चरितासद रतयो; सहचरितस्यैव ग्रहणमू यह नियम नित्य 
होता तो द्वि त्रि शब्दों के विसर्ग के साहचर्य से चतुर्‌ का विसर्ग भी सुच्‌ प्रत्यय का ही लिया 
जायगा तो उस के लिये किया गया कृत्वोथग्रहण व्यर्थ हे । द्वि त्रिका विसर्ग तो सर्वथा 
सुच का ही संभव दे । चतुर में सदेह है वह उन दोनों के साहचर्य से हट जाता! 
उस अवस्था में कृत्वोधग्रहण व्यथ हो कर साहचये नियम की अनित्यता का ज्ञापक है ! 


पञ्चम आहिक २८७ 


कि वक्तव्य मेतत्‌ ? 
नहि । 
कथमनुच्यमाने गंस्यते । 


इह हि व्याकरणे सर्वेष्येब सानुवन्धकग्रहणेपु रूपमाश्रीयते। 
यत्रास्यैतद्‌ रूपमिति । रूपनिग्रैहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिकं प्रयोगम्‌ । 
तस्मिइच लौकिके प्रयोगे साडुवन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः 
प्रयोग उपास्यते । को5सी। उपदेशो नास। न चेप उपदेश तरप 
शाब्दः । अथवास्त्वस्य घसंज्ञा । को दोपः ? घादियु नद्या हस्वो भवतीति 
हृस्वत्बं प्रसज्येत । समानाधिकरणेपुं घादिपु इत्येवं तत्‌। यदा तर्हिं 


क्या यह बात कहनी होगी कि आद्योच्चारणरूप उपदेशावस्था में तरप्‌ की 
घसंज्ञा होती है । 


कहने की कोई आवश्यकता नही । 
विना कहे केस समझी जायगी ? 


यहाँ व्याकरण शास्त्र में सभी अनुबन्धयुक्त शब्दों मे पहले उसके साक्षा- 
दुच्चारित रूप का अहण किया जाता हे। भसली रूप का निश्चय लौकिक प्रयोग 
के चिना होता नही । लोकिफ प्रयोग मे अनुवन्धो के हट जाने से भअब्ुवन्धसद्दित 
का प्रयोग नही होता । उस अवस्था में दूसरा जो शास्त्रीय प्रयोग ह उसका 
आश्रयण किया जाता हैं। वह क्या है? शास्त्रीय उपदेश | उस गास्त्रीय उपदेश 
से नदीतर का तर शब्द तरप्‌ नही बनता । अथवा नदीतर के तर की घसेज्ञा हो 
भी जावे तो क्या दोप है। आप कहेंगे कि घरूपकल्पचेलइ ० सूत्र से नदीसंज्ञक 
नदी शब्द के ईकार को हस्व प्राप्त होता हे तो वह कोई दोष नही । समानाधिकरण 
अर्थात, प्रकृत्यर्थ के समान अभिधेय वाले घ, रूप, कल्पादि के परे होने पर हस्व 
होता हे । नदीतर में घळी समास होने से व्यधिकरण तर शब्द हैं। यदि कहो 
जब नदी चासी तर नदीतरः इस प्रकार कर्मधारय समास मान कर नदी रूप 
तर ऐसा अथ विवक्षित होगा तब समानाधिकरण तर आब्द हाने पर स्त्र 
प्राप्त होता हे तो भो दोप नदी । फयोकि स्ट्रीडिद्र घराप कल्पादि के पो होने 





१ अतिशायन अर्थ में विद्वित प्रत्यय तरप्‌ उगडि स्वार्येक ई । अतिशायन 
प्रुयथे का विशेषण हृ । स्वार्यिऊ प्रत्यय प्रकृति भे अभिद्दित (कहे हुए} अर्थ के 
द्योतक होते ई। समान।धिकरणम्प्रह्मत के समान विषय बाला । 


१८४ घ्योकरणमंद्दाभान्ये 


सैव नदी स एव तरस्तदा प्राप्नोति । स्त्रीलिङ्लेपु घादिषु इत्येवं तत्‌ । 
अवश्य चेतदेवं विक्षयम्‌ । समानाधिकरणेपु घादिप इत्युच्यमान इद 
प्रसज्येत--महिषीरूपमिव । ब्नाह्मणीरूपमिवेति । 


बहुगणवतुडति संख्या ॥१।१।२२॥। 
संख्यासंज्ञायां संख्याप्रहणम्‌ । 


संख्यासंक्षायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्‌ । चहुगणचतुडतयः संख्या 
संज्ञा भवन्ति । संख्या च संख्या संज्ञा भवतीति चक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ । 


संख्या संप्रत्ययार्थम । 


एकादिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेशेष संख्येत्येप संप्रत्ययो यथा 
स्यात्‌ । ननु चैकादिका संख्या लोक संख्येति प्रतीता तेनास्याः 


पर हस्व होता दै। नदीतर में स्त्रीलिज्न तर शब्द नही हे। इस लिये हस्त्र 
नहीं होगा । स्त्रीलिङ्ग घ रूप आदि पर होने पर ही इस्व मानना भी 
चाहिये । यदि केवल समानाधिकरण घ रूप आदि पर होने पर हस्व 
मारने तो भहिषीरूपमिव व्राह्मणीरूपमिव यहां भी हस्व प्राप्त होगा। यहाँ रूप 
शब्द मद्दिषी का समानाधिकरण हे । महिपी इव रुपम्‌ ब्राह्मणी इव रुपम्‌ (=आकृतिः) 
इस अथ में मदिषीरुपमिवे ब्राह्मणीरूपमिच सिंहीरूपमिव ऐसा भैत्रायणी सहिता 
(३,८,५) आदि में प्रयोग आता दे। वहां छुप्‌ सुपा समास मान कर रूप 
शब्द परे रहते महिषी आदि नदी संक शब्दों को हस्व प्राप्त होता है। रूप 
शब्द यहां महिषी आदि का समानाधिकरण होने पर मी स्त्रीलिङ्ग नहीं है इस 
किये हस्व नहीं होता । 


बहुगण वतु डति की संख्या संज्ञा में एक द्वि आदि संख्या शब्दों की 
भी संख्यासंज्ञा कहनी चाहिये । क्या प्रयोजन है ? संख्या स्थलों में बहु गण आदि 
की तरह एक द्वि आदि में भी संख्या संज्ञा हो कर सख्यासंशोक्त कार्य हो सकें। 
एक द्रि आदि तो स्वयमेव लोक में संख्या शब्द से प्रसिद्ध हैं इस लिये संख्यासंज्ञा 
के बिना भी संख्यास्थलो में उन में संख्यासंज्ञोक्त कार्य हो जायेगे। तो भी उन के 
संख्या संज्ञा करनी ही चाहिये । क्योंकि विना संख्या संज्ञा किये संख्या स्थलों में 


१. यदि अप्रत्यय तर और तम की घ संज्ञा होगी तो उनके साइचये में पढ़े हुए 
अप्रत्यय रूप आदि का भी हस्व विधि में प्रण हो जायगा । 


पंचम भाडहिकं २८९ 


संख्याप्रदेदोषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । एवमपि कर्तव्यम्‌। कि 
प्रयोजनम्‌ । 


इतरथा ह्यसम्प्रत्ययोऽक्गत्रिमत्वाद्‌ यथा लोके । 


अक्रियमाणे हि संख्यात्रहणे पकादिकायाः संख्यायाः संख्येत्येप 
सम्प्रत्ययो न स्यात्‌ । किं कारणम्‌। अङृत्रिमत्वात्‌। वह्वादीनां कृत्रिमा 
संज्ञा। कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति’ । यथा लोके । 
गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यैषा संज्ञा भवति स आनीयते न 
यो गाः पाळयति यो वा करे जातः । 


यदि तर्हिं छत्रिमाळत्रिमयोः इत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
'नदीपौर्णमास्यात्रहायणीभ्य’ इत्यत्रापि प्रसज्येत । 


पोणमास्यात्रहायणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । 
तद्विशेषिभ्यस्तरहि प्राप्नोति गङ्गायमुने इति। 


एक द्वि आदि को संख्या नहीँ समझा जायगा । एक द्वि आदि के अकृत्रिम होने 

से नवनिर्मित इस संख्यासंज्ञा द्वारा विहित न होने से संख्या प्रदेशो मे उन का 
अहण न होगा । वहु गण आदि की तो संख्या संशा कृत्रिम हे । नूतन विहित 
हे । एक द्वि आदि की अकृत्रिम है । छन्रिमाक्वतिमयो. क्कत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
इस न्यायसूलक परिभाषा के अनुसार कृत्रिम और अकृत्रिम दोनो के कार्यविचार 
सें कृत्रिम में ही कार्य किया जाता है। जैसे लोक मे गोपालक को लाभो, क्टङक 
को लाओ ऐसा कहने पर जिस की गोपालक करक ये संज्ञाय हॅ, नाम हैं वही राया 
जाता है. न किजो कोई भी गोओ को पालता हैँ या कट में उत्पन्न हुआ हे वह 
लाया जाता हे । कृत्रिम=कृतिनिप्पन्न, नवनिर्मित । अङ्त्रिम=हत्रिम से भिन्न, 
स्वत.सिद्ध । 

यदि इत्रिमाङृत्रिमयोः० इस परिभारा को मानते ६ तो नटीपणमास्यात्रदा- 
यणीभ्यः यहाँ भी नदी शब्द से युस्त्र्यास्यो नदी इस कृत्रिम नदी संज्ञा का महण 
प्राप्त होता दै । नदी शब्द का नहीं । 

पोणमासी और आग्रहायणी शब्दों के अहणसामर्थ्य से यहां नदी भे कृत्रिम नदी 
संज्ञा का ग्रहण नहीं होगा । अन्यथा पीणमासी सोर आग्रदायणी सी स्म्यास्य 
ईकारान्त शब्द होने से नदी से ही ग्रहीत हो जाते । 


ब. 


नदीपीणसास्था० सूत्र में नदी शब्द से ङृत्रिम नदी सक्षा का अरण न होने 
पर भी नदीविश्पदाची गङ्गा यसुना शब्दों का ग्रद्मण प्राप्त होकर उन से परे 
समासान्त रच्‌ प्राप्त होता हे । 


he 


२९० व्याकरणमहाभाष्ये 


पुच तर्हि आचार्यप्रवृत्तिक्तापयति न तद्विशोपेभ्यो भवतीति। यदयं 
विपाट्‌ शब्दं शारत्प्रभृतिपु पठति । 

इह तहे पराप्नोति नदीभिइचेति । 

बहुवचननिर्देशान्न भविष्यति । 

स्वरूपविधिस्तर्हि प्राप्नोति । 

La ~ ~ 

बहुवचननिर्देशादेव त भविष्यति । 

पर्व च न चेदमकते भवति ऋृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्यय 
इति। न च कश्चिद्दपो भवति । 

आचार का व्यवहार इस वात का ज्ञापक है कि नदीविरपवाची इदां 
का नदीपौणमास्या० सूत्र से ग्रहण नहीं होता । अव्यर्य मावे शरत्रबृतिभ्यः सूत्र के 
शरदादिगण मे विपाश शब्द का पाठ यह सिद्ध करता दै कि नदीपीण० सूत्र में नदी 
विशेषवाची का ग्रहण नहीं है अन्यथा विपाश के नदीविशेषवाची होने के कारण 
नदीपौणे० सूत्र से ही टच हो जावा। टच करने के लिये उसका दारदादिगण में 
पढ़ना व्यथै दै ।' 

तो फिर नदीभिश्च यहाँ नदी शब्द में कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण प्राप्त 
ददोता है । 

नदीभिः इस वहुवचन के निर्देश से यहां कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण 
नहीं होगा । अन्यथा आणुनदा' आदि की वरह एकवचन से निर्देश कर देते । 

नदीभिश्च सँ कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण न सही, स्वं रूप शब्दस्याशब्दर्सज्ञा 
के नियम से नदी इस अपने शब्द स्वरूप का ग्रहण तो प्राप्त होता है । 

स्वरूप का ग्रहण भी वद्ठवचन के निर्देश से ही न होगा । 

इस प्रकार कत्रिमाङ्निमयोः० यह न्याय न अङैतं भवति=भवइ्य करणीय होता 
हे । इसका मानना आवश्यक हे । और इसके मानने में कही दोप भी नहीं 
आता है । 





१, यदि कहो नदीपौणै० अव्ययीभावसमास में विकल्प से टच्‌ प्रत्यय करता 
हे । अव्ययीभावे शरत््रश्रतिभ्यः सूत्र से नित्य टच्‌ करने के लिये विपाश्‌ को शरदादिं 
में पढ़ा हे तो उसका उत्तर हे नदीपौर्ण० सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मान कर विपाझू 
में नित्य टच्‌ हो सकता है । 


२, न भअङ्कतम्‌=न अनाश्रितम्‌ । आग्रितमेवेत्यर्थः । 


पञ्चम भाहिक २९१ 


उत्तराथ च | 


उत्तरार्थ च संख्याग्रहण कर्तव्यम्‌ । “प्णान्ता षट्‌! । पकारनकारा- 
न्तायाः संख्यायाः पर्‌ संज्ञा यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ पामानो 
विघ्रुष इति । 

इहार्थेन तावन्नार्थः संख्याश्रहणेन। ननु चोक्तम्‌ इतरथा ह्य- 
सम्प्रत्ययो ऽक़्त्रिमत्वाद्‌ यथा लोके' इति । नेष दोषः । अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति । अर्थो वास्येवं- 
संशकेन भवति प्रकृतें वा तत्र भवति । इद्मेवंसंक्षकेन कतब्यमिति। 
आतइ्चार्थात्‌ प्रकरणाद्वा । अङ्ग हि भवान्‌ ग्राम्यं पांशुळपादमपकरणश्च- 
मागते ब्रवीतु गोपालकमानय कटजकमानयेति । उभयगतिस्तस्य 


ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तर सूत्र के लिय भी यहाँ संख्या ग्रहण करना चाहिये । 
जिससे षकारान्त नकारान्त संख्या की पट्‌ संज्ञा हो। “पामानः”, 'विप्रुपः यहाँ पामन्‌ 
विप्रुष इन असंख्यावाचक शब्दों की घट्‌ संज्ञान हो। यदि इनकी पट्‌ संज्ञा हो 
जावे तो षड्भ्यो ठक्‌ से जस्‌, शस्‌ का छुक्‌ प्राप्त होता है । 

वहुगणवलुडति इस सूत्र के लिये तो सेख्याग्रदण करने की आवश्यकता 
नहीं । यह जो कहा था कि कृत्रिमाङृत्रिमन्याय से एक द्वि आदिकी संख्या 
संज्ञा नहीं प्राप्त होती वह कोई दोष नही । वस्तुसामेथ्ये अथवा विशिष्ट प्रकरणे 
से लोक में कृत्रिमाझृत्रिमन्याय की प्रवृत्ति होती है। गोपालक व कटजक को लामो 
ऐसा कहने वाले इस वक्ताको या तो किसी के रूढ नाम गोपालक कटजक से 
प्रयोजन होता है या वहाँ गोपालक कटजक नामक व्यक्ति का ही प्रकरण होता 
हे कि यह काम इस नाम वाले ने ही करना हे। आतङ्चन्झऔर इस हेतु से भी 
पदार्थ का साम्य अथवा प्रकरण ही कृत्रिम स्वनिर्मित संज्ञावाले व्यक्ति का 
अहण कराता दै । आप जरा किसी धूलिधूसरित पादवाले ( अभी-अभी आया हुमा 
जिसने पाओ अभी धोये तक नहीं ) अपने पास भाय हुए प्रकरण से जनभिज्ञ 
गामीण (ऊदइशक्तिविहीन) व्यक्ति को यइ कह कर देखिये कि गोपालक को ने झा । 
करजक को ले आ। वह यह सुन कर दुविधा म पढ़ जायगा कि गोपालक 
कटजक ये किसी के खास नाम हैं जिने टाना है याजो भी गो पालता टै 

१ जब कहा जाय गोपालक फो लाडचे बर इन लड़के को पायेगा, तब पटाने 
का सामथ्ये गवाले में न होने से गोपालफ नाम वाळे पुन्य का ही वोध हंगा] 

२. भोजन के प्रकरण (प्रस्ताव अवसर ) में जप कडा जाय सेन्यव राटचे तो 
नमर लाया जायगा, गमन प्रररन में घोड़ा लाया जायगा । 


२९२ व्याकरणमद्दाभाप्य 


भवति । साधीयो वा यछिहस्तं गमिष्यति । 


यथैव तर्हार्थात्पकरणाद्वा लोके रत्रिमाकृत्रिमयोः छत्रिमे कार्यः 
सम्प्रत्ययो भवति णवमिहापि प्राप्नोति। जानाति ह्यसौ वहादीनामियं 
संज्ञा कृतेति । 

न यथा लोके तथा व्याकरण । उभयगतिः पुनरिह भवति। 
अन्यत्रापि नावइ्यमिहेच | तद्यथा 'कतुरीष्खिततमं कमेति’ कृत्रिमा कर्म 
संज्ञा । कर्मप्रदेशपु चोभयगतिर्भवति । कर्मणि द्वितीये’ ति कृत्रिमस्य 
ग्रहणम्‌ । कर्तरि क्रम॑व्यतिहार इत्यत्राक्ञ्चिमस्य । तथा “साधकतमं 
करणमिति छत्रिमा करणसंज्ञा। करणप्रदेशेपु चोभयगतिर्भवति । 
“कर्लृकरणयोस्तृतीयेति’ कृत्रिमस्य ग्रहणम्‌ । "शव्दवेरकलहाश्रकण्वः 
मेघभ्यः करण! दइत्यत्राकृत्रिमस्थ । तथा 'आधारोऽधिकरणमिति' 





(गवाला है) अथवा कट में उत्पन्न हुआ है उन्हें छाना हे । उभयगतिः= 
दुविधा में पड़ना या दोनों प्रकार का काम होना। अपनी समझ सैं शर्तिया तौर 
पर वह हाथ में लाठी रखने वाले गवाले के पास ही जायगा । उस ही बुला कर 
लायेगा । साधीयः=शतिया तौर पर, निश्चित ही। उसे आप द्वारा रखे हुए उसके 
गोपाळ इस नाम का पुरुष उसे अविदित हे विना प्रकरण के वह गोपालक 
कटजक को नाम विशेष नही समझ सकता । योगिक शब्द्‌ ही समझेगा । 


जिस प्रकार किसी विशेष सामथ्यं अथवा प्रकरण से लोक मे कृत्रिमाकृत्रिम 
न्याय की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार यद्वां शास्त्र में भी प्राप्त होती है । क्योकि 
यह अध्येता जानता हवै कि विशेष प्रयोजन के लिये वहुगणवतुडति की संख्या 
संज्ञा की गई है । इस लिये उन्ट्री को संख्या समझेगा । एक द्वि आदि को नही । 


जैसा लोक मै व्यवहार देखते हैं व्याकरणशास्त्र मै सर्वथा वैसा व्यवहार 
नही होता । यहाँ तो दोनो प्रकार का बोध होता हे । कृत्रिम भी गृहीत होता 
है अङ्घत्रिम भी। केवळ इस संख्या संज्ञा में ही नही, अन्यत्र स्थलों में भी 
कहीं कृत्रिम कड अङ्घत्रिम का ग्रहण होता है । जैसे क्लुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र 
से विहित कर्मसञ्चा स्वनिर्मित होने से कृत्रिम हे । किन्तु कर्म के स्थलो में कृत्रिम 
और अकृन्रिम दोनों प्रकार के कमै लिये ज्ञाते हें । कर्मणि द्वितीया में कृत्रिम 
कर्म सज्ञा ली गई हे । कर्तरि कर्मव्यतिहारे में कमै शब्द का अर्थ क्रिया या काम 
होने से अक्कत्रिम का ग्रहण है । साधकतमं करणम्‌ में कृत्रिम करण संज्ञा है। किन्छु 
करणस्थलो मे क्रत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार के करण लिये जाते हैं। कर्तृकरणयो- 
स्तृतीया सें कृत्रिम करण संज्ञा है। शब्दवेरकल्हाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे में करण 


पञ्चस आहिक २९३ 


कृत्रिमा अधिकरणसश्ा । अधिकरणप्रदेशेपु चोभयगतिभवति । 
“सप्तस्यधिकरणेचे ति छत्रिमस्य ग्रहणम्‌ । विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची' 
त्यज्ाङत्रिमस्य । 

अथवा नेदं संज्ञाकरणं तद्वदतिदेशोऽयम्‌ । वइुगणवतुडतयः 
संख्यावदू भवन्तीति । 

स तहिं वतिनिर्देशः कर्तव्यः । 

न कर्तव्यः । 

न ह्यन्तरेण वतिमतिदेशो गस्यते ? 

अन्तरेणापि चतिमतिदेशो गस्यते । तद्यथा एप ब्रह्मदत्तः । 
अन्नह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह तेन मन्यामहे त्रह्मद्‌त्तवदयं भवतीति। एवमिहापि 
असख्यां संख्येत्याह | संख्यावदिति गम्यते । 


का अर्थ करना होने से अक्कत्रिम का ग्रहण है । आधारोऽधिकरणम्‌ से कृत्रिम 
अधिकरण संज्ञा है। किन्तु अधिकरण स्थलों में कृत्रिम अकृत्रिम दोनो प्रकार के 
अधिरण लिये जाते हैं । सप्तम्यविकरण च में कृत्रिम अधिकरण संज्ञा टी गई है। 
विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि में अधिकरण का अर्थ द्रव्य होने से अक्रृत्रिम का 
ग्रहण है । 

अथवा यह संख्यासंज्ञा सूत्र न सान कर संख्या का अतिदेगसूत्र मान 
लिया जायगा । एक के तुल्य दूसरे को मान कर उसमे चेसा व्यवहार कअतिदेण 
होता हे । अत्दिश मानने पर अर्थ होगा--वहुगणवतुडति ये संख्यावत्‌ समझे 
जाते हैं। जैसे एक द्वि आदि संख्या प्रसिद्ध दें वैसे वहु गण आदि भी संख्या माने 
जाते हैं । तद्वदतिदेश-संख्या के समान व्यवहार मानना । 

अतिदेश सूत्र मानने पर संख्यावत्‌ इस प्रकार वति प्रत्यय का निर्देश 
करना होगा ? 

चति प्रत्यय के निर्देश की जावश्यकता नहीं । 

वति प्रत्यय के निर्देश बिना तो अतिदेश नटी समझा जायगा? 

वति निर्देश के विना भी अतिदेश समस लिया जायगा । जैसे तहादत्त- 
भिन्न को कोई कहे कि यह ब्रह्मदत्त है तो उससे हम समझ हेते हैं कि बद 
महादत्त के समान हैं। इसी प्रकार यहां संख्यानिन्न नहुगणवठुडात का सग्या 
कहने से वे संख्या फे समान ससम्षै जायेगे। झवता झाचाय का व्यरहार इस वात 
का शापक ह कि एक द्वि आदि को संख्यासज्ञोक्तत फाय होते टॅ । गण्याचा 
अतिशदन्तायाः कन्‌ सूत्र से स्न्‌ विधान से अविशदन्ताचाः कह कर जो (द बोर 


२९४ व्याकरणमहाभाप्य 


अथवाचार्यप्रत्र त्तिक्ञपयति भवत्येकादिकायाः संख्यायाः संख्याः 
प्रदेशप संप्रत्यय इति। यदयं “संख्याया अतिशदन्तायाः कन? इति 
तिशदन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति। कथं कृत्वा ्ापकम्‌। न हि छत्रिमा 
त्यन्ता शदन्ता वा संख्यास्ति । 


ननु चेयमस्ति डतिः । 


यत्तर्हि शदन्तायाः प्रतिपेध शास्ति। यच्चापि त्यन्तायाः प्रतिषेधं 
शास्ति। ननु चोक्तं डत्यर्थमेतत्‌ स्यात्‌ । अर्थवद्श्रहणे नानर्थकस्येति 
अर्थवतस्तिशब्दस्य ग्रहण, न च डतेस्तिराव्दोऽथवान। 


थवा महतीये संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः। 
कुत पतत्‌। छष्वर्थ हि संनाकरणम्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे 


शत्‌ प्रत्ययान्त संख्या का निपेध किया है उससे यह वात सिद्ध होती है। 
कैसे ? बहुगणवतुडति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में कोई भी ति और शात्‌ 
प्रत्ययान्त नहीं है जिसके लिये कन्‌ प्रत्यय का निपेध करना चरितार्थ हो सके। 
एक द्वि आदि में तो सप्ततिः पश्चात इत्यादि हैं जिनके लिये कन्‌ प्रत्यय का 
निषेध करना चरितार्थ हो सकता है। उससे एक हि आदि की भी सँख्या संज्ञा 
सिद्ध हो जाती है । 

वहुगणवतुडति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में भी डति यह तिशद्धान्त दै । 
उसमें कत्‌ को रोकने के छियि ति शब्दान्त का निषेध चरितार्थ हो सकता हैं । 

तो भी गत्‌ प्रत्ययान्त का निषेध तो ज्यथ हो कर ज्ञापक ही है। 
वस्तुतः ति प्रत्ययान्त का निषेध भी व्यर्थं हो कर ज्ञापक हे। यह जो उति 
के ल्यि ति शब्दान्त के निषेध को चरितार्थ कहा है वह ठीक नहीं । अर्थवद्ग्रहणे 
नानश्रकस्य इस परिभाषा के अनुसार अर्थवान्‌ के ग्रहण में अनर्थक का गहण 
नहीं होगा । अतिशडन्तायाः इस निषेध में ति शब्द अथैवान्‌ लिया गया है। 
डति का ति शब्द अर्थवान्‌ नहीं है। डति इस समुदाय के अथेवान्‌ होने पर भी 
उसका अवयव ति शब्द सथा अनथक है । इस ल्यि ति के निषेध में 
डति नहीं लिया जायया । हाँ, सप्तति का ति शव्द तो ति प्रत्यय रूप होने 
से अर्थवान्‌ है वह ले लिया जायगा । उसके निषेध से मालूम होता है कि 
सप्तति आदि भी संख्या देँ। अथवा संख्या यह बहुत अक्षरो वाली बड़ी सञ्चा 
की गई हे। और संज्ञा वह होती है जिससे छोटी और कोई चीज़ न हो। 
जहां तक हो सके एक अक्षर वाली छोटी से छोटी संशा होनी चाहिये। 
क्योकि लाघव के लिये (न्शीघ्र वोव के लिये) संज्ञा की जाती है। वदां बड़ी संज्ञा 


- पंचम आदिके २९५ 


एर्तत्‌ प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत । संख्यायते अनयेति संख्या । 
प॒कादिकया चापि संख्यायते । 


उत्तरार्थेन चापि नार्थः संख्याग्रदणेन। इदं प्रकृतमुत्तरत्रानु- 
वर्तिष्यते । 


इदे वै संज्ञार्थसुत्तरत्र च संशिविशेषणेनार्थ:। न चान्यार्थ प्रकृत- 
मन्यार्थे भवति । न खल्वप्यन्यत्‌ प्रक्ृतमचुवर्तनाद्न्यद्‌ भवति। नदि 
गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिभेवति । 


यत्तावदुच्यते न चान्यार्थ प्रकृतमन्यार्थं भवतीति । अन्यार्थमपि 
प्रकतमन्यार्थ भवति। तद्यथा शाल्यर्थ कुल्याः प्रणीयन्ते । ताभ्यञ्च 


करन का यह प्रयोजन होगा कि वह अन्वर्थ संज्ञा मानी जाय। अन्व्ध अथात्‌ 
अर्थ के अनुसार नाम वाळी हो। संख्याका भर्थ हे जिस से गिना जाय। एक 
द्वि आदि से भी गिना जाता है इस लिये ये भी संख्या हो जायगी ।' 


ष्णान्ता पर्‌ इस उत्तर सूत्र के लिये भी संख्याग्रहण की आवश्यकता नही। 
बहुगणवतुडति का संज्ञा शब्द दी उत्तर सूत्र के लिये भी अनुवृत्त हो 
जायगा । 

यह संख्या शब्द तो यहाँ संज्ञाथ है। भोर ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तरसूत्र 
सें प्णान्ता इस संज्ञी का विशेषण बनाना अभीष्ट हे । संज्ञा के ल्यि प्रयुक्त 
सख्या शब्द अनुवृत्त हो कर संज्ञी का विशेषण कैसे हो सकता हे । अन्य 
प्रयोजन के लिये प्रयुक्त शब्द भनुवृत्ति मात्र से अन्य प्रयोजन के लिये नहीं हदो 
सकता । और न ही अन्य शब्द अघुदृत्ति मात्र से अन्य हो सकता ६। गोह 
सरपण करती हुईं सपण मात्र से सर्प नहीं हो सकती । 


यह जो कहा कि अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त शब्द अन्य प्रयोजन के लिये 
नहीं हो सकता सो कोई बात नहीं। अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त वस्तु भी उस से 
झन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होती हे । जैसे खेत में धानादि को सींचने के लिये 


१. सेख्या के अन्वर्थ संज्ञा होने पर एक द्वि आरितोसगया मान स्वि 
जायेंगे किन्तु लक्ष्यानुरोव से बहुगणत्रतु डति ने अतिरिक्त भूरि प्रभूत वदुर आदि 
सऱ्या नह होगे । जसे सवेनाम संजा के अन्यर्थ होने पर भी सर्व विगर आउ गफ 
शब्द ही सर्वनाम संतर होते है । सरळ कृस्न आटि सव फे नाम रोते हुए का मपनाम 
नही कहाते हूँ । 


१५ ६ ध्याकरणमहार्भाष्ये 


पानीये पीयते। उपस्पृश्यते च । शालयश्च भाव्यन्ते। यदप्युच्यते न 
खल्वप्यन्यत्‌ प्रक्ृतमनुवर्वनादन्यदू भवति । नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणा- 
दृहिर्भवतीति। भवेद्‌ द्रव्येप्वेतदेवं स्यात्‌ । शब्दस्त खलु येन येन 
विशपेणामिसंवध्यते तस्य तस्य विशेषको भवति! 

अथवा सापेक्षोऽयं प्णान्ता इति निर्देशः क्रियत। न चान्यत्‌ 
किंचिदपेक्ष्यमस्ति । तेन संख्यामेवापक्षिप्यामह । 


अध्यर्धग्रहणं च समासकनत्रिध्ययम्‌ | 


अध्यर्धत्रहणं च कर्तव्यम्‌। कि घ्रयोजनम्‌। समासकन्विध्यर्थम्‌। 
समासविध्यर्थम्‌। कन्विध्यर्थं च । खमासविध्यर्थ तावत्‌ । अध्यर्थदार्पम्‌ा 
कनविभ्यर्थम्‌। अध्यर्धकम्‌ । 


लुकि चाग्रद्रणम्‌ | 





नहेर बनाई जाती हँ । साथ ही उन से पानी भो पिया जाता है। उन में स्नान भी 
किया जाता है और धान भी उत्पन्न किये जाते टें । भोर यद्द जो कहा कि अन्य 
शब्द अनुदृत्तिमात्र से अन्य नहीं हो सकता । गोह सर्पणमात्र से सर्प नहीं बन 
सकती सो यह वात द्वव्यों में तो ठीक हे । गोह तो साँप नहीं वन सकती, किन्तु 
शब्द तो जिस २ विशेष (=परिच्छेय्य) के साथ जुड़ता है उस २ का परिच्छेदक हो 
जाता दै । यहाँ संज्ञा सूत्र में पढ़ा हुआ संख्या शब्द संका वाचक है । वही प्णान्ता षटू 
में प्णान्ता इस संजी के साथ जुड़ कर उस का विशेषण चन जायगा। अथवा 
प्णान्ता यह स्त्रीलिङ्ग निर्देश सापेक्ष हे । किसी की अपेक्षा रखता हे । और कुछ 
अपेक्ष्य दे नहीं तो हम विना अनुदृत्ति के भी निकट लगती हुई संख्या की ही अपेक्षा 
करेगे । प्णान्ता संख्या । घकारान्त नकारान्त जो संख्या उस की षट्‌ संज्ञा होती है । 


संख्यासंज्ञा मे अध्यर्ध शब्द का अहण भी करना चाहिये । किस लिये ? 
समासविधि और कन्विधि के लिये। समासविधि के लिये जेस--अध्यर्थशर्पम्‌ 
यद्वां अव्यर्वन झर्पेण क्रीतम्‌ इस अर्थ में शर्पादजन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अन्‌ या 
उन्‌ प्रत्यय होता हे । अध्यध शब्द की संख्यासंज्ञा हो जाने से तद्धितार्थोत्तर- 
पद समाहारे च सूत्र से सख्यावाची अध्यर्ध शब्द का शूर्प शब्द से तद्धितार्थ 
में तस्र समास हो कर अव्यधेपूवद्विगोळगसंज्ञायाम्‌ से अन, उन्‌ का लुक्‌ दो 
जाता हे । कनूविधि के लिय जेसे--अव्यर्धकम्‌ । यहां अव्यर्धेन कीतम्‌ इस अर्थ 
भें अध्यर्ध शब्द की संख्या संज्ञा हो जाने से संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ से 


पथम भाहिके २९७ 


लुकि चाध्यर्धग्रहणं न कर्तव्यं भवति। 'अध्यधपूर्वद्धिगोळुंगसंशा- 
थामि'ति । द्विगोरित्येच सिद्धस्‌। 
अ्धपूवपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः । 
अर्धपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंशो भवतीति घक्तव्यम्‌। 
कि प्रयोजनम्‌ । समासकनूविध्यर्थमेव । समासविध्यर्थ कनूविध्यर्थ च । 
समासचिध्यर्थ तावत्‌ । अधपञ्चमरार्पम्‌। कन्‌विध्यर्थम्‌। अर्धपञ्चमकम्‌ । 
अधिकग्रहणं चाळुकि समासोत्तरपदवृद्धवर्थम्‌ । 


अधिकग्रहणं चालुकि कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। समासोत्तरपद- 
वृद्धथर्थम्‌ । समासविध्यर्थसुत्तरपदद्वद्धयर्थ च। समासविध्यर्थं तावत्‌। 





तद्धित कन्‌ प्रत्यय हो जाता हे । अध्यर्ध शब्द की संख्यासंज्ञा कहने से अन्यर्थपूर्व 
द्विगो० इस आहय तद्धित प्रत्यय का छुकू करने वाले सूत्र में भन्यध शब्द का 
ग्रहण भी न करना पड़ेगा यह लाघव होगा। क्योंकि अध्यध की संख्यासंज्ञा हो 
जाने से संख्यापूर्वो द्विगुः इस सूत्र से अभ्यर्वचपम्‌ यह दिगुसमास हो जायगा 
तो द्विगोर्‌ छुगसंज्ञायाम्‌ इतने से ही ताडित का लुक्‌ सिद्ध हो जायया ।' 

अर्ध शब्द है पूरतवद म जिसके ऐसे पूरणाथेक प्रत्ययान्त शब्द की भी 
संख्या संज्ञा कहनी चाहिये । किस लिये! समासविधि और कनूविधि के 
लिये । समासविधि के लिये जैस--अधेपश्वमझपेम्‌ । यहां अर्धेनपश्चमः अर्थपश्चमः । 
अर्थपञ्चेमेन शरण कीतम्‌ इस अर्थ में गर्पादजन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अजू या उन्‌ 
प्रत्यय होता हे । पञ्चम शाब्द पूरणप्रत्ययान्त है। उसके पूर्व में अधे शब्द है। 
अर्धपञ्चम सब्द की संख्यासंझा होने से उसका शाप शब्द के साथ त द्वताथोत्तरपइ० 
से द्वियु समास हो कर अव्यर्थपूवेद्विगो० से अज्‌ उन्‌ का लक सिद्ध हो जाताहे। 
कन्विधि के लिय जेस--अर्थपश्चमक्म्‌। यहाँ अर्थपश्चमेन कीतम्‌ इस अवै में 
अधेपश्चम की संख्यासज्ञा होने से संरयाया अतिदादन्तायाः कन्‌ से कन्‌ प्रत्यय 
होता हे 

अधिक शब्द की भी संरया संज्ञा कहनी घाहिय। क्सि ल्यि? समास 
विधि भोर उत्तरपदवृद्धि के ल्यि। समासविधि भर उत्तरपदवृद्धि दोनों का 


१, अध्यथे शव्द आधे से अधिझ वा वाचव ४ घन बधिर, सै" | 
एक प्रा आर आवा अविर अथात्‌ डेर यर पूरा संया न है नंग्या नपाए नदी 


हो सकता था एस रिथ इसकी सग्यानश्ा की गई हे 


२९८ व्यॉर्करणमहाभीप्यै 


अधिकषा्िकः । अधिकसाप्ततिकः । उत्तरपद वृद्धयर्थम्‌। अघधिकपाष्टिकः । 
अधिकसखाप्ततिकः। अलुकीति किमर्थम्‌ । अधिकपाश्टिकः । अधिकः 
साप्ततिकः । 


बहुब्रीहो चाग्रहणम्‌ । 


वहुजीही चाधिकशाब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्य भवति । 'संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये? इति संख्येत्येव सिद्धम्‌। 


एक ही उदाहरण दै-अधिकपाष्टिक, । अधिकसाप्ततिकः । यहां अधिकया पष्य्या 
सप्तत्या वा क्रीत. इस अथ सं प्राग्वतेष्ठन्‌ से आहय ठन्‌ प्रत्यय हुआ । अधिक 
शब्द की संख्यासंज्ञा होने से उसका पष्टि सप्तति शब्द के साथ तद्धिताथोत्तरपद्‌- 
समाहारे च से द्विगुसमास सिद्ध हो जाता हे । साथ ही संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य 
च से उत्तरपदवृद्धि भी सिद्ध हो जातीहे। अलुकि कहने से तद्धित का छुक 
करने में अधिक शब्द की संख्यासंज्ञा नहीं होती इस लिये अप्यधैपू्वेद्विगो० से 
ठन का लुक्‌ नदी हुना ।' 

अधिक शब्द्‌ की संख्यासंज्ञा करने का यह लाभ भी है कि संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इस बहुब्रीहि समास के सूत्र में अधिक अब्दु का 
ग्रहण नदी करना पड़ेगा। अधिका बिंशतिर्यपा ते अधिकविंशाः । यहां अधिक शब्द 
की संख्यासंज्ञा होने से सूत्र में संख्या अहण से ही वहुत्रीहि समास हो 
जायगा । 





१. यद्यपि आह्वय अर्थो में उत्तरपदवृद्धव्थे अधिक शब्द की सख्या संज्ञा 
कहने से झुकू की निउत्ति स्वयमेव हो जायगी क्योंकि तद्धित का लक्‌ हो जाने पर 
उत्तरपद्बृद्धि प्राप्त ही नही इस लिये अधिकम्रहण चाछकि० इस उक्त वार्तिक में 
अलुकि कहना व्यर्थे सा प्रतीत होता है तो भी वह व्यर्थ नहीँ है। कुछ आहीय अर्थो 
तथा उनसे परे दूसरे प्राग्वतीय अर्थो में जहा अध्यथपूईद्विगोछुँगसज्ञायाम्‌ यह 
सूत्र नहीं लगता जेसे--अधिका षष्टिः ,परिम!णमस्य अधिकघाटिकः यहा तदस्य 
परिमाणम्‌ में सो5स्यांशवस्नभ्शतयः से सोऽस्य की अनुवृत्ति आने पर जो पुनः तदस्य 
इस समथेविभक्ति का निर्देश किया है उसके सामर्थ्य से आहय ठच्‌ का छक्‌ 
निषिद्ध हो जाता है वहा अधिक शब्द की यदि संख्या संज्ञा नहीं की जायगी तो 
संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च से उत्तरपद्बृद्धि न हो सकेगी । अळकि कहने से केवल लुक 
करने में ही संख्या संज्ञा का निषेध है । अन्यत्र सर्वत्र उत्तरपदबद्धियों में संख्या 
संशा हो जायगी । इसी लिये अधिकं संवत्सरमधीष्टो भृतो भूतो वा भअधिकसांवत्सरिकः 


पञ्चम आहिक २९९ 


वहारदीनामम्रहणम्‌ | 
बह्मादीनां त्रहणं शक्यसकर्तुस्‌ । 
केनेदानीं संख्याप्रदेशेषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । 
ज्ञापकात्‌ सिद्धमू । 

शापक किम्‌? यद्यं 'वतोरि्ड्‌ चे'ति संख्याया विहितस्य कनो 
वत्वन्तादिटं शास्ति । 

वतोरेव तज्ज्ञापकं स्यात्‌ । 

~ आ... ८ 

नेत्याह । योगापेक्षं ज्ञापकम्‌ । 

ष्णान्ता पद ॥१॥१॥२४॥ 
पट्संज्ञायामुपदेशवचनम्‌ । 

षर्‌संज्ञायामुपदेशत्रहणं कर्तव्यम्‌ । उपदेशे पकारनकारान्ता संख्या 

वहुगणवतु डति इन सबकी सख्यासंज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं । 

वहुगण आदि में संख्यासंज्ञोक्त काये केस होंगे ? 

ज्ञापक से सिद्ध हो जायेंगे । क्या ज्ञापक हे ? वतोरिड वा ( ५।१।२३ ) सूत्र 
से जो वतु प्रत्ययान्त से विहित कन्‌ प्रत्यय को इडागमविकल्प कहा हे उसी स 
चतु की संख्यासंज्ञा सिद्ध हो जाती हे । 

चहद तो केवल चतु का ही ज्ञापक हुआ । 

नही । वतु के हारा वहु गण आदि सभी का शापक हो जाता है। योगापेक्षं 
ज्ञापकम्‌ । सूत्रापेक्ष ज्ञापक माना जावगा । वतु जिसमे पटा है वह सव सूत्र ही 
संख्यासंश॒क होता है यह वनु के उपलक्षण से जाना जायया ।' 

पकारान्त नफारान्त की पट्सञ्चा मं उपदेश ग्रहण करना चाहिय । उपदेश 


रे 


यहा राघ्यह" संवत्सराच्च से पक्ष में प्राग्वतीय दनु होता हे । वद आय भ पेर है 
वहां ठक न होने से उत्तरपदपडि हो जाती ह । 

१. तातयै यह है कि वहुपूरागणसंवल्य तिधुकू इस नून भे वु गण झी 
यतोरिशुफ से वतु की और पट्कतिकतिययचतुरां धुक से पति पौ सस्या मला निद 
दो जाती हे । क्योकिये सब सग्य्यासज्ञोज्त बाय हे । १ लिये बहुसण आदि चारों डौ 
संख्या सेता अन्यथा सिङ हो जन से बहुगणवनुदति मस्या मप की रो! 


शेव्यद्ता ठ त्स प्रकार पुप्यर्वादिकणार ह ग्र रि शी 
आवध्यदता नही है रस प्रकार सायवतिवठारी च रेस सुड का गएन पर विण 21 


४०० ब्याकरणमद्दाभाप्य 


पदसंज्ञा भवतीति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । शताद्यष्टनोचमचडर्थम्‌ । 
शतानि सहस्त्राणि नुमि छते प्णान्ता पडिति पटसँज्चा प्राप्तोति | उपदेश- 
अ्रहणान्त भवति । अप्टानामित्यत्नात्वे इते पट्संक्ना न प्राप्नोति। 
उपदेशग्रहणाद्‌ भवति । 


उक्तं वा । 


किस्ुक्तम्‌। इह तावत्‌ शतानि सहस्लाणीति 'संनिपातळक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये'ति। अप्टनो5प्युकक्‍्तम्‌ । किमुक्तम्‌। 'अएनो 


में जो घकारान्त नकारान्त संख्या उसकी पर्संज्ञा होती हे ऐसा कहना चाहिय । 
किस लिये ? गत और अष्टन्‌ गन्दा में चुम्‌ और नुट्‌ होन पर इष्ट रुपकी सिद्धि 
के लिये । शतानि सहस्राणि यद्वां शत सहस्र शब्दों से नपुंसक में जस्‌ गस्‌ परे 
रहते जस्‌ शसू को शि आदेश और दि की सर्वनामस्थानसंज्ञा हो कर नपुंसकस्य 
झलचः से नुम्‌ का क्षागम होता है। नुम्‌ होने पर शतन्‌ सहस्रन्‌ ये नकारान्त 
सख्या हो जाती हैँ । प्णान्ता पट्‌ से इनकी पदसंज्ञा हो कर पटूभ्यो छक्र से 
जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ नही होगा । क्योंकि शतन सहलन्‌ ये उपदेद्यावस्था में नान्त 


~ Ns 


नहीं हॅ । अष्टानाम्‌ यहाँ अष्टन्‌ शब्द से प्डीवहुवचन आम्‌ परे होने पर 
अष्टन आ विभक्तौ से नकार को आकार होता हे । आकार हो कर नान्त न रहने 
से पद्र्सञ्चा न होगी तो पद्चतुर्भ्यश्व से नुट्‌ नहीं प्राप्त होता । उपदेश ग्र 
करने से आत्व करने पर भी पदसंज्ञा वनी रहेगी तो चुद सिद्ध हो जाता है। 
क्योंकि अष्टन्‌ उपदेशावस्था में नान्व है । 


शत और अष्टन्‌ शब्दों में जो दोष कहा हे उसका समाधान कह चुके हैं । 

शतानि सदृश्वाणि में तो संनिपातळक्षण परिभाषा से दोष न होगा । संनिपातलक्षण 
परिभाषा का विचार कई जगह पहले भी आ चुका हे। उसका अर्थ है- 
जो दो के सम्बन्ध से कार्य होता है वह उन दोनो के सम्बन्ध को नए करने वाले 
का निमित्त नहीं होता । यहाँ शातानि सहस्लाणि में जिस सरवेनामस्थानसंज्ञक जस्‌ 
गसू की नि को मान कर नपुंसक्रस्य झल्चः से चुस हुआ हे वह नुम्‌ पदसंज्ञा 
द्वारा पड्म्यो छुक्र की प्रबत्तिसे शि का विघात नहीं कर सकता! अर्थात्‌ शि 
लुक नहीं होगा । अन्‌ से भी कहा हे! क्या? अष्टनोदीर्घात्‌ भै जो दीघैग्रहण 
किया दे वह इस वात का ज्ञापक है कि आत्व करने पर भी अष्टन्‌ की षट्संज्ञा 
वनी रहती है । अश्टनोदीघोत्‌ सूत्र में दीधेग्रदण इस लिये किया है कि अष्टासु 
हाँ आत्व हो कर दीधे बने अष्टन्‌ से परे सुप विभक्ति को उदात्त हो जावे। 

दीर्धभिन्न अश्सु यहां न हो। यदि आच करने पर अध्न्‌ शब्द की षट्संज्ञा 


पञ्चम भाहिक १०१ 


दीर्घप्रहण षट्संक्षाज्ञषापकमाकारान्तस्य सुडर्थमि'ति। 


अथवाऽऽकारोप्यत् निर्देश्यते पकारात्ता नकारान्ता आकाराम्ता 
च संख्या प्संज्ञा भवतीति । 


इहापि तर्हि प्राप्नोति सधमादो युम्न एकास्ताः । एका इति। 


न्नेष दोषः । एकशाब्दोऽयं बह्वर्थ. । अस्त्येव संख्यापरः । तयथा एको 
हो चहव इति। अस्त्यसहायचाची । तद्यथा--एकाग्नयः । एकहलानि । 
पकाकिमिः श्षुद्रकेजितमिति। असखहायैरित्यर्थः । अस्त्यन्यार्थ वर्तते । 


न होती तो अष्टासु के षट्संज्ञक न होने वहां झल्युपोत्तमम्‌ से पट्सञ्चक अष्टन्‌ को 
कहा हुआ उपोत्तम स्वर प्राप्त ही न होगा । केवळ असु इस पट्संञ्कमे ही 
उपोत्तमस्वर हो कर अष्टसु यह मध्योदात्त वन जायगा । अष्टासु म अधनः हतने 
सूत्र से सुप्‌ विभक्ति का खर होकर अष्टासु यह अन्तोदात्त वन जायगा। 
इस प्रकार दीधेग्रहण के विना भी दोनों इष्ट रूप सिद्ध हो जायगे। व्यर्थ 
हुआ दीघेग्रहण यह सूचित करता है कि अष्टासु यहां आत्व होने पर भी 
षद्संज्ञा होती है तो अश्सु के समान अष्टासु भी पदसंज्ञक हो जायगा । तब 
अष्टनः यह इतना सूत्र भत्युपोत्तमम्‌ का अपवाद होने से उसको वाध लेगा 
तो दोनों जगह अन्तोदात्त प्राप्त होगा उसको रोकने के स्यि दीधेग्रहण करना 
आवश्यक हो जाता है । दीधेग्रहण करन पर अष्टासु मे ही अन्तोदात्त होगा । 
अष्टसु मे झल्युपोत्तमम्‌ से मध्योदात्त रहेगा जो कि इष्ट हे। 

अथवा ष्णान्ता इस शब्द से भाकार का भी प्रडिलष्ट निर्देश समझना 
चाहिये । प्ण्‌ आ अन्तारूणान्ता । पकारान्त नकारान्त भोर आकारान्त संख्या की 
` घट्सज्ञा होती है। उससे अटानातू में जात होने पर भी परसंज्ञा दो 
जायगी । 

यदि प्णान्ता में आकार का भी निर्देश है तो सधमादो छन्न एकास्नाः 
इस वेदमन्त्र के एका शब्द में स्त्रीलिङ्ग टाप्‌ प्रत्यय हो कर आकारान्त दोने 
से पदसंज्ञा प्राप्त होती हें । पट्रसंज्ञा हो कर जस्‌ का लुक्‌ होना चाध्यि । 


७ 


यह कोई दोप नही । एक शब्द के बहुत से नर्थ होते ४। एक ना 
सस्या। जैसे--एक हो वद्व, । यहां एक दो बहुत आदि संण्या लवे हैं। दूसरा 
झसदाय, सकेरा । छैसे--एकाग्नय. । एकदछानि । एराकिनि, दाटमीज्निम्‌ । यहां 
अकेली अग्नि वाले, अकेले हल चाले रोग, अकेले छुट्क लोगों ने रीत खिया । 


~ 


इन सप में एक शब्द का मद्दावरदित अर्थ ऐँ। तीसरा--अन्य या दूसरा! 


४०२ व्याकरणमद्ाभाष्य 


तद्यथा-प्रजामेका रक्षत्यूर्जमेकेति । अन्येत्यर्थः । सघमादों झुम्न पकास्ताः। 
अन्या इत्यर्थः । वद्योञ्न्यार्थे वर्तते तस्यैप प्रयोगः । 

इह तहिँ प्राप्नोति द्वाभ्यामिष्टये विशत्या चेति। 

एवं तर्हि सप्तमे योगविभागः करिप्यत । “अष्टाभ्य जज” । ततः 
“ड्भ्य? । पड्स्यइच यदुक्तमष्टाभ्योपि तदू भवति। ततो 'छुक्‌'। 
लुक च भवति | पड्भ्य इति । 

अथवा उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिप्यते। अष्टन आ विभक्ती’ । 
ततो “यायः । रायश्च विभक्तावाकायादेशो भवति । हलीत्युभवोः शेषः । 





जैसे--प्रजामेका रक्षत्यूजमेका । एक प्रजा की रक्षा करता है दूसरा अन्न बल की | 
यहाँ एक शब्द का अन्य अथे है। सधमादो थुन्न एकास्ताः यहाँ भी एक शब्द 
का अन्य अथे है । संख्या नहीँ द्वै। इस ल्यि आकारान्त होने पर भी संख्या न 
होने से धट्संज्ञा नहीं होगी । 


तो फिर द्वाभ्यामिद्टये० यहां द्वास्याम्‌ इस भाकारान्त संख्या शब्द की 
पट्सज्ञा प्राप्त होती हे । एकया च दशभिइच स्वभूते० इस वेदमन्त्र में स्त्रीलिङ्ग 
नियुत्‌ शब्द का विशषण होने से द्वाभ्याम्‌ यह स्त्रीलिङ्ग का टाबन्त रुप है । 

हाँ घट्संज्ञा होने से षट्त्रिचतुर्भ्या हलादिः से विभक्तिस्पर प्राप्त होता है । 

अच्छा तो सप्तमाध्याय में योगविभाग करेंगे । अष्टाभ्य औश्‌ इस सूत्र के 
वाद घइभ्यः इतना सूत्र बनायेगे। उस का अर्थ होगा--जो घट्सेञ्चक से कार्य 
कहे हैं वे आत्व वाले अष्टन्‌ शब्द से भी हो जाते हें । तो अष्टानाम्‌ मे पटचतुभ्येश्‍च 
से नुट्‌ हो जायगा। उस के बाद छक यह सूत्र वनार्येगे । उस का अर्थ होगा षट्‌- 
सक से परे जस्‌ शस्‌ का झुकू होता है। तो अष्ट २ यहाँ जस्‌ शसू का छुकू भी 
सिद्ध हो जायगा । 

अथवा उसी सक्षसाध्याय में आगे चल कर योगविभागे करेगे। अष्टन 
आ विभक्ती । इस के बाद रायः इतना सूत्र वनायेगे। उस का अर्थ होगा--रे शब्द 
को विभक्ति परें रद्दते आत्व होता है (फिर हलि यह सूत्र बनायेंगे जो अष्टन आ विभक्तौ 
और राय दोनों का शेष होगा । अर्थात्‌ दोनों आख करने वाले सूत्र हलादि विभक्ति 
परे होने पर आख करेंगे । अष्टानाम्‌ सें नुट होने के बाद हलादि विभक्ति बनती 
है इस लिये वहां आत्व से पहले नकारान्त अवस्था में ही षट्चतुर्भ्यश्च से आम्‌ को 
नुट्‌ हो जायगा । उस के परे होने पर फिर आतव हो जायगा ।' 





१, जस्‌ शसू में तो इलादि न होने पर भी अष्टाभ्य औशा इस आत्व-निर्देश 


पञ्चम याह्विकं ६०६ 


यद्ये प्रियाशे प्रियाष्टाः इति स सिध्यति! ग्रियाष्टानौ मियाष्टानः 
एति प्राप्रोति । 


यथाळक्षणमप्रयुक्ते । 





यदि अष्टन आ विभक्तौ से विधीयमान आत्व हरादि विभक्ति परे होने 
पर ही होता है तब तो प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः यहां अजादि औ जस्‌ परे रहते आलत्व 
नहीं प्राप्त दोता। प्रिया अष्टौ यस्य स प्रियाष्टा। प्रथमा के एकवचन म 
नान्त की उपधा को दीधे हो कर राजा की तरह बन गया । फिर ओ जस्‌ परे रहते 
उन के हलादि न होने से आत्व न होगा तो नान्त की उपधा को दीर्घ हो कर 
प्रियाष्टानौ प्रियाष्टान; यही रूप यनेगे। प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः ये नहीं वन सकेगे। ये 
तो आात्व होने पर ही बन सकते हैं ।' 


जो अप्रयुक्त शब्द हैं उन मै यथालक्षण कार्य समझना चाहिये । जेसा सूत्र 
कहे वैसा रूप बनाइये । प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः मै इलादि न होने से आत्य की प्राप्ति 
नही होती है तो आच न कीजिये । प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः यही रूप दृष्ट बना छीजिये। 
्रियाष्टौ प्रियाष्टाः अनिष्ट समझिये। लक्षणमनतिक्रम्य यथालक्षणम्‌ | निष्ट प्रयुक्त 
शब्दों का ही यह शास्त्र अन्ताल्यान करता हे । गिष्टाप्रयुक्त अथवा स्वमनीपिको- 
ख्रेक्षित अनल शब्दों का अन्वाल्यान नहीं करता हे । तात्पर्य यह है कि लोक 
में अप्रयुक्त शब्दों का यदि प्रयोग अभीष्ट भी हो तो चह छक्षणानुसार होना 
पादिये । लक्षणविरुद प्रयोग नही होना चाहिये। अथवा अप्रयुक्त शब्दो का 
अप्रयोग ही युक्तियुक्त है । लक्षण द्वारा उन के नूतन निर्माण की चेष्टा ही नही 
करनी चाहिये । इस प्रकार यथालक्षणप्रयुक्तं इस भाज्य वचन के दो अभिप्राय 
स्पष्ट होते हें । 





के सामथ्यं से आत्व माना जायया । आत्वनिदेश का यदी प्रयोजन हे फि जहा आव 
हो वहीं औश हो । यदि यह प्रयोजन न हो तो लाघव के लिये आचार्य अष्टस्य लौन 
एसा कहते | 

१, भ्रष्टाथ्य औज से विहित जो जम्‌ के स्थान में आयू टो चा भी जर! 
अटन्‌ शथ की प्रचानता दे चदा आख का अनुमान वरयिंगा । क्योंकि नट्टास्य; यः 
दहुवचननिईश अष्टन्‌ अर्थ की प्रधानता को सूचित करना ६। प्रियाष्टाः मः 
की पधानता नहीं दे । यां अष्न्‌ अर्व गौण ह । अन्य पराथ हॉ प्रान 21 इस 
जस भै घापक ने भी आच या अनुमान नहीं हो गर्ता । शष्टन जा दिसतो सग 
में अट्टन, एन एक वचन के निश भे गोज घर अटन आवर में ४ उसरी बर्च “नो 


Rn 


४ । पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुसरपदम्य च इस परिनापा फे अडुगार भन गाच्दान्त 


६०४ घ्यॉकरणंमहांभांप्य 


उति च ॥१।१।२५॥ 
इद्‌ डतिग्रहणं द्विः क्रियते संख्यासंक्ञायां पट्संज्ञायां च। पर्क 
शक्यमकर्तुम्‌ । कथम्‌। यदि तावत्‌ संख्यासंनायां क्रियते पदसंज्ञायां 
न करिप्यत । कथम्‌ “प्णान्ता पडित्त्यन्न डतीत्यछुवर्तिप्यते। भथ पद- 
सज्ञायां क्रियते संख्यासंज्ञायांन करिष्यते । डति चेत्यत्र सख्या सन्ना- 
प्यचुवर्तिष्यते । 
क्तक्तवतू निष्ठा ॥ १।१।२६॥ 
निप्ठासंजायां समानझाव्दप्रतिषेधः | 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । छोतो गर्त इति। 
निप्ठासङ्गायां समानङाव्दाम्रातिपेघः | 
निष्ठासशायां समानराव्दानामप्रतिपेध. । अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिषेधः । निप्ठासंज्ञा कस्माच्च भवति । अञुवन्थोऽन्यतत्वकरः। अनुवन्धः 
क्रियते सो5न्यत्त्वं करिष्यति । 
यह डति ग्रहण दो चार किया गया है । एक तो वहुगणवतुडति संख्या इस 
संख्यासंज्ञा सूत्र मे। और दूसरा उति च इस पद्संज्ञा सूत्र मे । इन दोनों 
में से कोई एक इटाया जा सकता है। केस? यदि वहुगण० में डति रखते 
हैँ तो डति च इस सूत्र चाला डति इट सकता हे । ष्णान्ता पटू मै पूर्वे सूत्र 
से ढति की अनुवृत्ति सी कर छेंगे तो अर्थ होगा--षकारान्त नकारान्त सख्या 
के साथ सख्यासैञ्चक तदित डति प्रत्यय की भी पद्सज्ञा होती हे । और यदि 
डति च इस घटूसंज्ञा में डति रखते हैँ तो बहुगण० वाला डति इट सकता हवे! 
डति च सें संख्या संज्ञा की अनुवृत्ति करके डत्यन्त जो संख्या उसकी षट्संज्ञा मानेंगे 
तो डति की संख्यासंज्ञा स्वतः सिद्ध हो जायगी । 
क्त क्तवतु की निष्टा संज्ञा से क क्तवतु के समान दाव्दों की निष्ठा संज्ञा का 
निषेध कहना चाहिये । जैसे--- लोत । गर्तः । यहां छू और ग धातुओं से औणादिक 
तन्‌ प्रत्यय होकर लोत- गतेः ये रूप बनते टें । लोत यह द्रव्यवाची शब्द हे । इस 
का अर्थ मेष-मीढा है। गर्ते भी द्रन्यवाची हे । इस का अर्थ गढ़ा है । कृतः गतः चितः 
स्तुतः इन क्रिया शब्दों मैं स्थित त शब्द के समान यहाँ त शब्द होने से इस की भी 
निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती हे । 
निष्टासज्ञा सै समान शब्दों के निषेध की आवश्यकता नही । निष्ठा संज्ञा 


प्रियान्‌ शब्द में भी अष्टन आ० यह आत्व अङ्गाधिकारीय होने से प्राप्त होता हैं। 
बह इलादि कइने पर औ जसू परे रते ग्रियाष्टौ प्रियाष्टा: यहां नहीं प्राप्त हो सकता । 





पचम भाहिक $०५ 


अनुबन्धोञ्न्यचकर इति चेन्न ढोपात्‌ । 


अडुचन्धोऽन्यत्वकर इति चेत्‌ तन्न। किं कारणम्‌ । लोपात्‌ । 
लुप्यतेऽआानुवन्धः । लुतेऽतराजुवन्धे नान्यत्त्वं भवति। तद्यथा कतरद्‌ 
देवद्त्तस्य ग्रहम्‌ । अदो यत्रासी काक इति । उत्पतिते काके नए तद्‌ ग्रह 
भवति । एवमिहापि लुप्तेडसुवन्धे नष्टः प्रत्ययो भवति । 

यद्यपि छुप्यते जानाति त्यसो साजुवन्धकस्येयं संजा कृतेति । 
तयथा इतरत्रापि कतरदू देवदत्तस्य शृहम्‌ । अदो यत्रासो काक 
इति। उत्पतिते काके यद्यपि नए तद्‌ गुहं भवति । अन्ततस्तमुद्देश 
जानातीति । 

सिद्धविपयोसङ्च । 
सिद्धश्च विपर्यासः। यद्यपि जानाति संदेहस्तु तस्य भवति। 


क्यों नहीं होती ? निप्ठासंज्ञा वाले क्तक्तवतु प्रत्ययो म ककार अनुत्रन्ध लगाया है 
चह लोतः गते; के अनुवन्धरहित त शव्द की अपने से भिन्नता करके निळा संज्ञा 
न होने देगा । 

ककार अनुवन्ध विद्यमान हो तो अन्यता (भट) करे । वह तो लुप्त हो चुका 
हे। उसके लुप्त हो जाने पर दोनो त रब्द बराबर हें । इस लिये दोनो की 
निष्ठासज्ञा प्राप्त है। अनुवन्ध के लुप्त होने पर दोनो में भिन्नता नटी रहती । 
जैसे किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कोन सा हे? दूसरे ने उत्तर दिया जहां 
वह कौआ चेठा हे वह देवदत्त का घर हे । कोवे के उड़ जान पर देवदत्त के घर 
का पता नहीं लगता । वह घर ही समझ नहीं पडता । इसी प्रकार यहां क्त प्रत्यय 
का ककार अन्नुबन्ध लुप्त हो जाने पर क्त प्रत्यय समझ नही पइता। फक नौर त 
दोनों बराबर हो जाते है । 

यद्यपि ककार अनुवन्ध का लोप हो जाने पर क्त नदी रहता वह त हो. जाता 
है फिर भी अध्येता यह तो जानता ही हैं कि यह परके कमार अनुवन्धसन्ति कक 
था इस की निष्टा संज्ञा को गई हे । तसे अन्यत्र होक में भी देउदत्त का घर झोन 
सा है ऐसा पूछने पर जहां यह कोचा घडा हुँ यह उत्तर दिया जाता ८ । यरां को 
के उड़ जनि पर यद्यपि घर फा पता नहीं रदता फिर भी नासिरफार चट्‌ उस उचे 
स्थान को जानता ही हे कि यहां कचा चरा था । 

इस में विपर्यासेस्सन्देद तो चना रदता हैं। यापि यह आनता 


Po) 
5? 


१, विपयोस मा प्रायः “अनात्मर निचम सथ होता रै, यहाँ संगम 1 | 


३०६ धघ्याकरणमंद्यांसोष्य 


अर्य स॒ तशाब्दो लोतो गर्त इति। अयं स तशब्दी ळूनो गीर्ण इति। 
तद्यथा इतरत्रापि कतरद्‌ देवदत्तस्य शुहम्‌। अदो यत्राखी काक इति। 
उत्पतिते काके यद्यपि तसुद्देशं जानाति सन्देहर्ठु तस्य भवति इदं तद्‌ 
ग्रहमिदे तदू गृहमिति । 
पूर्व तर्हि । 
कारककालविशेपाव्‌ सिद्धम्‌ । 


कारककालविशेषाबुपादेयो । भूते यस्तदाव्दः कर्मणि कर्तरि 
भावे चेति। तद्यथा इतरत्रापि य पप मङुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति 
सोऽध्षवेण निमित्तेन श्वं निमित्तमुपादत्त वेदिकां पुण्डरीकं चा । 

पचमपि प्राकी् इत्यत्रापि प्राप्रोति । 


यह त शब्द है जिस की निष्टा संज्ञा की गई है तो सी दो त शब्द देख कर उसे 
सन्देइ तो होता ही हे कि क्‍या लूनः गीः वाला त शब्द निष्ठा संज्ञक है या 
लोतः गर्तैः वाळा । ठूनः गीर्ण, में छू ग॒ धातुओं से क्त प्रत्यय हो कर उसे ल्वादिभ्यः 
से निष्ठानत्व हो गया हे । जैसे अन्यत्र भी “देवदत्त का घर कोन सा है! इस प्रश्न 
का “जहां वह कौवा बैठा दै? यद उत्तर मिलने पर जब कोवा उड़ जाता है तव 
यद्यपि वह उस स्थान को मूलतः जानता हे कि यहां कहीं कोवा वैठा था फिर भी 
उसे यह सन्देह तो होता ही दै--यह वह देवदत्त का घर है जिस पर कौवा बैठा था 
या वह दै । 

अच्छा तो निष्टासंज्ञा में कारकविशेष और कालविशेष का उपादान 
करेंगे । भूतकाल में तथा कती कर्म एवं भाववाच्य मे जो त शाब्द है उस की 
निष्ठा संज्ञा होती है ऐसा कहेंगे। उस से लोतः गतेः मै त शब्द की निष्टा संज्ञा 
नहीं होगी । क्योंकि वह भूतकाळ में नहीं हुआ दै । जैसे अन्यत्र लोकसं भी जो 
सजुष्य बुद्धिपूवैक काम करने वाला या अपनी समझ से काम लेने वाला होता है 
वह देवदत्त के घर पर बैठे हुए कोवे रूप अध्रुव निमित्त को जो कि कोवे के उड़ 
जाने पर स्थिर नहीं रहेगा, उस के द्वारा घर में स्थित वेदी या पुण्डरीक रूप ध्रुव 
निमित्त को अपनी पहचान के लिये ग्रदण कर लेता है । वह जानता हे कि कोवा तो 
उड़ भी सकता है उस के उड़ जाने पर देवदत्त के घर का पता नही लगेगा इस 
लिये उस अस्थिर कोवे के बैठने पर ध्यान न दे कर वह उस घर में स्थित कोवे से 
सम्वद्ध स्थिर विद्यमान वेदी या कमल के निशान को पहचान के लिये बुद्धिस्थ 
कर लेता दै । निमित्तननिशान । अध्रुव=अस्थिर । पुण्डरीकरकमळ । 


कारक काळ विशेष का उपादान करने पर भी प्राकी् (प्र कु-सिच्‌-छङ्‌ त ) 


पञ्चम झाहिक ४०७ 


लुडि सिजादिदशनात्‌ । 

लुङि सिजाद्दिशनान्न भविष्यति । 

यत्र तर्हि सिजाद्यो न इद्यन्ते प्राभित्तेति । 

इद्यन्तेऽत्रापि सिजाद्यः । 

कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 

नहि । 

कथमनुच्यमानं गेस्यते ? 

यथैवायमङुपदिष्टान्‌ कारककाल विशेषानवगच्छति। पवमेतदप्य- 
वगन्तुसर्हति यन्न सिजादयो नेति। 

यहाँ त शब्द की निष्ठा संज्ञा प्रात होती है। यह लुड्‌ लकार का त शब्द भूतकाल 

में हुआ है । 

प्राकीष्ट इस कुङ्‌ रकार के त शब्द में सिच आदि विकरण भी दीसत हैं 
इस लिये इस की निष्टा संज्ञा नहीं होगी । यहाँ कु धातु से सीधा परेत शब्द नही 
है । वीच मै सिच आदि का व्यवधान है । 

जहां सिच आदि का व्यवधान नहीं दीखता हे वहां त शब्द की निष्टा संज्ञा 
प्राप्त होती हे । जैसे प्राभित्त ( प्रभिदू-सिच् लुड्‌ व ) यद्वां झछो पनि से सिच का 
खोप हो जाने पर भिदू से सीधा परे त शब्द है । 

प्राभित्त में भी सिच आदि दीखते हैं । 

क्या यह वात कहनी होगी ? 

नही । 

विना कहे केस समझी जायगी ? 

जिस प्रकार यह अध्येता कारक काल विशेषों को विना कहे समम हेता है 
उसी प्रकार यह यात भी विना कहे समझ जायगा कि जहां सित्नादि नहीं दीसत 
वहां त शब्द की निष्टा संज्ञा होगी । प्राभत्त म जव कती कारक तथा भूतकाल 
की क्रिया को वद्द जानता है तो उस के साथ होने वाले सिंच जादि को भी क्षयञ्य 
ही जानता हे । इस लिये यहां त शब्द की निष्ठा संज्ञा नहीं होगी! 





ष्ठ आहिक में प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में सवादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 
इस सूत्र से ले कर नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विपयों पर शक्रा समाधान सहित विचार किया गया हे! 
क्रमश; प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये टैं--- 
सर्वोदीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 
(को सवोदि शब्द में तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि समास मान कर सर्व शब्द की भी 
सवेनाम सजा सिद्ध की हे। 
(ख) सर्वनाम आब्द में निपातन से णत्व का अभाव प्रतिपादन करते हुए 
बाधकान्येव निपातनानि सवन्ति यह परिभाषा स्वीकार की है । 
(ग) संज्ञोपसर्जैनप्रतिषिधः इस वातिक के प्रयोजन वता कर नानाविध युक्तियों 
से उसका खण्डन किया हे । 
(घ) अकच्‌ के लिये उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा का खण्डन कर के भवतु शब्द 
की सर्वनाम संज्ञा के प्रयोजन बताये हैं । 
विभाषा दिकूसमासे वहुनीहौ ॥१।१।२८॥ 
दिक्‌, समासे, वहुत्रीही इन सवका पदक्ृत्य दिखा कर बहुन्रीहिम्रहण का 
उत्तरसूत्राथ विशेष प्रयोजन बताया है । 
न बहुघ्रीही ॥१।१।२९॥ 
(क) सूत्र के कई उदाहरण दे कर उसकी प्रयोजनवत्ता मानते हुए भी भाध्यकार 
ने अपनी तरफ से सूत्र का खण्डन कर दिया है । 
(ख) आळ्यो भूतपूचे' आढ्यपूर्वः आढ्यपूर्वाय यहाँ सवेनाम संज्ञा के निषेध के 
लिये विशेष वचन का खण्डन भी किया है । 
तृतीयासमासे ॥१।१।३०॥ 
समासभ्रहण का द्विविव प्रयोजन वताया है । 
विभाषा जसि ॥१।१।३२॥ 


केवल जस्‌ का कार्य जो शीभाव हे उसके करने में ददौ सर्वनाम संज्ञा का विकल्प 
माना हे । 


पूवैपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ॥१।१।३४॥ 


पष्ठम आहिक ३०९ 


गणपाठ से सिद्ध होने पर भी सत्र का प्रयोजन केवल जस्‌ में सर्वनाम संजा का 
क्य 
विकल्प सिद्ध किया हे । 


स्वसज्ञातिधनाख्यायास्‌ ॥१।१।३५॥ 
आख्याग्रहण का प्रयोजन बताया हे । 


अन्तर वहिर्योगोपसंव्यानयोः ॥१।१1३६॥ 


उपसंव्यान अहण का खण्डन करके अपुरि तथा तीयस्य डित्सु चा इन दो 
वार्तिकं का प्रयोजन बताया है । 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥१।१।३७॥ 


चादिगण से पृथक्‌ स्वरादिगण का तथा निपातसंज्ञा से एवकू अव्ययसन्ञा का 
प्रयोजन सिद्ध किया है । 


तद्धितश्चासवेविभक्तिः ॥ १।१।३८॥ 


~ 


(क) असवेविभक्ति के स्थान में अविमक्ति अथवा अलिङ्गम , असंख्यम्‌ इन 
न्यासों का खण्डन मण्डन करके अन्ततः कुछ निश्चित तद्धित प्रत्यया का पाठ ही 
अन्ययसंज्ञा के लिये सिद्धान्तछूप से स्वीकार किया हैं । 

(ख) अव्यय की अन्वर्थसज्ञा मान कर अत्युच्चैः, अट्युच्चेसी, अत्युच्चसः मे 
अव्ययसंज्ञा का अभाव सिद्ध किया है । 

कुन्मजन्तः ॥१।१।३९॥ 
(क) कृत्‌ जो मकारान्त अथवा कृदन्त जो मकारान्त दोनो की अव्ययनज्ञा 


स्वीकार करके कृन्मेजन्तश्रानिकारोकारप्रकृति' अनन्यप्रकृतिरिति वा । इन दोनो वादिनो 
का संनिपातपरिभापा द्वारा खण्डन किया है । 
(ख) सनिपात परिभाषा के प्रयोजन तथा टोप भी बताये ट्र1 अन्त म 


अपरिहाय रूप से संनिपात परिभाषा को स्वीकार किया है। 
अव्ययीभावश्च ॥१1१।४१॥ 

अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा करने के १रिगणित प्रयोजन घता कर उनी 
अन्यथासिद्धि मे सूत्र का सण्डन कर दिया है । 

शि सर्वनासस्थानम्‌, सुटनपुसकस्प ॥१।१।४२~४३॥ 

'दनपुमक्म्य को प्रसज्यप्रतिपध मानने में प्राल दो दोष व्यिारिहे, एक दो 
कुण्डानि यहां नपुंसक के जस्‌ में सपनामस्थानमञ्ञा का न्थि प्त होप # । परागा 
नपुंसरस्य न भवनि इस भर्थ में अनपुसकस्य या अस्मधंसमास 0 सन्त म टोन 


$ 


३१० घ्याकरणमद्दाभाष्य 


दोपो का समावान करके प्रसज्यप्रतिपेधपक्ष को भी स्वीकार किया हे । असूर्यैवश्या, 
अश्राद्धभोजी आदि कुछ असमर्थ समासो के उदाहरण भी दिखाये हैं । 
नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
(क) इतिकरणद्वारा नवा शब्द के बजाय नवा शब्द के अर्थ जो निषेध और 
विकल्प हैं उनकी विभाषासंज्ञा मिद्ध की है | 
(ख) नवा कुण्डिका, नवा घटिका आदि में नवा के समान शग्दौं की विभापा 
संज्ञा का निपेध सिद्ध किया है । 


(ग) नवा यह निपेथवाची एक शब्द न मान कर निषेध तथा विकत्पवाची 
न और वा ये दो शब्द माने हँ । उससे प्राप्त अप्राप्त तथा प्राम्ताप्राप्त तीनों प्रकार 
की विभाषाओ में पहले निषेव की प्रतृत्ति हो कर फिर विकल्प की प्रवृत्ति होती हे, ऐसा 
सिद्धान्त स्वीकार किया है । 


(घ) विभाषा शब्द का सम्वन्ध शब्दसाधुत्व के साथ न मान कर सूत्रविद्दित 
कार्य के साथ माना हे । साथ ही अनित्यशब्दवाद का खण्डन भी किया है। 


(ङ) अन्त सें लोकशास्त्र व्यवहार से सिद्ध होने पर इस सूत्र का भी खण्डन कर 
दिया है । 

(च) फिर क्रमशः अप्राप्त, प्राप्त तथा उभयत्र तीनों प्रकार की विभाषायें 
उपलक्षण रुप से दिखाई हैं । 


अथ षष्ठमाहिकमश 
सर्वादीनि सर्वनामाति ॥ १।१।२७॥ 


सवीदीनीति कोऽये समासः ? 

वहुन्रीहिरित्याह । 

कोऽस्य विग्रहः ? 

सर्वशब्द आदिर्येपां तानीमानीति । 

यद्येचं सर्वशब्दस्य सर्वनामसंश्ा न पराप्नोति। किं कारणम्‌ ? 
अन्यण्दार्थस्वाद्‌ वहुव्रीहेः । वहुन्रीहिस्यमन्यपदाथे वर्तत । तेन यद्न्यत्‌ 
सर्वशब्दात्‌ तस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्रोति । तद्यथा चित्रगुरानीयतामित्युक्त 
यस्य ता गावो भवन्ति स एवानीयते न गावः । 

नेप दोपः। भवति हि वहुत्रीही तदूशुणसँविज्ञानमपि। तद्यथा 


सर्वादीनि इस शब्द सै क्या समास हे? 
यहुब्रीहि । 
इस का क्या विग्रह है ? 


सर्वशब्द. आदियेंपां तानि सर्वादीनि । भर्थात्‌ जिन के आदि में सबै शब्द 
है वे सचीदि कहाते हें । 

तव तो सर्वशब्द की सर्वनामसंज्ञा नहीं प्राप्त दोती। कयां? बहुन्रीहि 
समास अन्यपदाश्रप्रधान होता है। जिन के छादि म सर्व शब्द हे उनकी 
सर्वनामसंज्ञा होगी तो सबै शब्द से अन्य जो विउवप्रम्रति शब्द हे उन की सर्वनाम 
संज्ञा प्राप्त होती हैं, सवे की नहीं । क्योंकि विश्‍वप्रथ्वति के आदि में स शब्द है । 
जैसे--चित्रयु को लाओ ऐसा कदने पर जिस की चित्र विचित्र गएं हैं वड मनुत 
ही हाया जाता हे, नाणं नहीं । 


यह कोई दोप नही ! वहुचीदि समास मे तदयुणसंविज्ञान भी दोज ४ । 


TT 
Er कि ~+ अतदुगुणसंप्रि क्क यै 
है, स्पम्वाभिभाय सम्बन्ध में नतदयुणलपिश्ञान । जद पाव्य द्न्यग्यांथ पा पराम ह 
गुण=विगेषण, वर्तिपदाव रुप अवयव । 


११२ व्याकरणसदाभाव्य 


चित्रचाससमानय, लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्तीति । तद्गुण आनी- 
यते तद्शुणाइच प्रचरन्तीति । 

इह सर्वलामानीति पूर्वपदात्‌ संज्ञायामग” इति णत्वं पराप्नोति 
तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य; । 

सबनामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वाभावः | 

सर्वतामसंनायां निपातनाण्णत्वं न भविष्यति | 

किमेतन्निपातनं नाम ? 

अथ कः प्रतिपेधो नाम ? 

अविशेषेण किंचिदुक्त्वा विशेषेण नेत्युच्यते । तत्र व्यक्तमाचार्यः 
स्याभिप्रायो गस्यते इदं न भवतीति । 





तस्य अन्यपदार्थस्य गुणा: तदूगुणाः, तेपामपि कार्ये सेविज्ञानं तद्गुणसेविज्ञानम्‌ । उस 
अन्यपदार्थ के उपलक्षक जो समासधघटक अत्रयव हैं उच का भी अन्यपदार्थ के साथ 
कार्य मै ग्रहण होना तद्गुणसंविज्ञान होता हे। अवयवार्थविशिष्ट अन्यपदार्थ का 
ग्रहण होने से सर्व शब्द जिन के आदि म है उन के साथ सर्व की भी सर्वनामसंज्ञा 
हो जायगी । जैसे--चित्रवाससमानय कहने पर चित्र विचित्र कपड़ों वाला सचुब्य 
ही छाया जाता हे । नकि कपड़े रहित केवळ सचुप्य। लोहितोष्णीपा ऋत्विजः 
प्रचरन्ति कहने पर छाल पगडी वाले (रक्तशिरोवेष्टन संयुक्त) ऋत्विकू अनुष्ठान करते 
हैं न कि पगडी रहित केवळ ऋत्विक्‌ । 

सवेनामाचि शब्द सै पूर्वपदात्संज्ञायामग' सूत्र से णत्व प्राप्त होता है उस 
का निषेध कहना चाहिये । क्योंकि सवैनाम यह संज्ञा हे। सर्वशव्द पूवैपद में दै। 
उस के रेफ से परे अड्‌ व्यवाय होने से णत्व प्राप्त है । 

'सर्वनाम' (इस) संज्ञा सें निपातन से णत्व नहीं होगा ।' 

यह निपातन क्या चीज़ है ९ 

इम पूछते हैं निषेध क्या चीज़ है ? 

सामान्य रूप से कोई कार्य कह कर फिर विशेष रूप से “न? ऐसा कदत हैं 


तो वहाँ आचारय का यह स्पष्ट अभिप्राय होता है कि वह कार्य न हो। विशेष विषय 
सं किसी कार्य को रोकने का नाम निषेध है । 


१. लोक में भी णत्वरहित सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, अत' इसका 
यहां साधुत्व बताया जा रहा हे । 


पष्ठ नाहिक ३१४ 


निपातनमप्येवैजातीयकमेव । अविशेषेण णत्वमुत्त्बा विशेषण 
निपातनं क्रियते । तत्र व्यक्तमाचार्यस्वासिप्रायो गम्यते इदं न भवतीति । 


नङु च निपातनाच्चाणत्यं स्यात्‌, यथा प्राप्त च णत्वम्‌ ? 


किमल्ये$्प्येवेविधयो भवन्ति? [यदि भवन्ति तदा] इको 
यणचीति यण्‌ स्यात्‌ यथाप्राप्तरचेक श्रूयेत ? 


नेप दोपः । अस्त्यञ्ज विशेषः। पष्ट्याच निर्देश. क्रियत । पष्ठी च 
पुनः स्थानिनं निवर्तयति । 


इह तर्हि कर्तरि शप्‌ दिवादिभ्यः इयन्‌ इति वचनाच्च इयन्‌ स्यात्‌, 
यथाप्राप्तरच शाप्‌ श्रूयेत । 


निपातन भी इसी प्रकार का होता है। सामान्यतया णत्व कह कर विशेष 
रूप से सर्वताम यह णत्त्ररदित निपातन किया है वहां आचाय का यह स्पष्ट अभिप्राय 
विदित (अनुमित) होता है कि यहाँ णत्व नही होता । 





सेनाम इस निपातन से णत्व का अभाव रहे पर सामान्यतया प्राप्त णत्व भी 
हो जाय ऐसा क्यों न मानें ?' 

क्या इस प्रकार कोई थोर भी कार्य होते दँ? जह्वा भाव-भभाव एवं 
विधि-निषेघ दोनों चलते रहे । यदि ऐसा है तो उको यणचि इस सूत्र के वचन से 
इक्‌ के स्थान मे यण हो जाय, पर सामान्यतया प्रात यण का अभाव भी रहें तो 
इक्‌ सुनाई देना चाहिये । ( भाव यह दै कि सूत्र यण्‌ साधु हे यह कइता है ट्क 
की निवृत्ति नही करता ) । 


यह कोई दोप नहीं । यहाँ विटप यात दे। उकः इस पष्टी पिनक्तिस 
यहां निर्देश किया है । प्रष्टी स्गनेयोगा के नियमानुसार यण आदेश इक्‌ स्थानी को 
सवधा इरा देगा । 

अच्छा तो यद्‌ लीजिये । झर्नरे गप्‌ कड कर फिर दिवामिन्यः रपन्‌ स्पा 
हे । वदा इयन्‌ फे पचन से तो इयनू दा गाय पर सामान्यतया प्रास शपू भी 
होता रहे । 


पाय यर 3९: दिना पने का नि १ सू पर ता! oo Ns 

१. नाव यट ए कि प्रान्त का नितिन साउन टोला ६८३ Ts न 

होना द उस में ममियाब होता र 1 निन तो उच्चारत री) रु 7! 
ख दाना कान लल क ~ so क 

घतलाता! हू, हपरान्तर (पा निद क एटाता चह । यह परर * ३ ६ । 


३१४ व्याकरणमहाभाण्य 


कि ~ करिष्यन्ते 
चैप दोषः । शावादेशाः इयज्ञादयः करिष्यन्ते । 
तत्‌ तर्हि शपो ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? 
ल कर्तव्यम्‌ । ्र्तमङुवर्तते। क प्रकृतम ? कतरि शप्‌ इति । 
तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं, पप्ठीनिर्दि ऐेन चेह्दाथः । 
दिवादिभ्य इत्येपा पञ्चमी दाविति प्रथमायाः पष्ठी प्रकदपयिष्यति 
तस्मादित्युत्तरस्येति । 
~~ ~ फो र. [am 
प्रत्ययविधिरयम्‌ । न च प्रत्ययविधो पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । 





यह भी दोष नही । शप्‌ के स्थान से इयन्‌ भाढि आदेशा मान लिये जादेंगे 
वे स्थानी शपू की निवृत्ति कर देंगे ।' 

स्थानीनिर्देश के लिये इयन्‌ लादि म शपू ग्रहण करना होया । 

नहीं करना होया । क्तरि शपू से चले ना रहें पू की अबुवत्ति 
कर लेंगे । 

कतेरि गप्‌ में तो अप्‌ यह प्रवमा विभक्ति से लिदिट हैं। आपको स्थानी- 
निर्देश के लिय पट्टी विभक्ति चाहिय । 

दिवादिभ्य. इयन्‌ सें दिवादिभ्यः यह पञ्चमो तन्मादिद्युत्तरस्य के नियम ले 
दाप्‌ इस प्रथमा को पष्ठी ववा लेगी । अर्थ होना--दिवादिया से परे झपू के स्थान 
सें इयन्‌ होता दै । 

दिवादिभ्यः उयन्‌ तो प्रत्यय विधि हे । वह इयन्‌ 7त्यय का विधान करता 
है आदेश ळा नहीं । प्रत्यय विधि मै पञ्चनी किली विभक्ति को तरमादित्युत्तरस्य 


१. इयन्‌ आदि को शप्‌ के स्थान में आदेश मानने पर भी स्यन्‌ के शित्करण 
एवं नित्करण ज्ञापक से झाप का पित्व स्थानिवद्धाव से इयन्‌ आदि सें नहीं आयेगा 
तो करोति ( कृ-उ-तिय्‌ ) में आपू के स्थान में होने वाला उ प्रत्यय पित नही होगा 
उस से उ प्रत्यय अनुदात्त न हो कर उदात्त ही रहेगा। कुबदी ( $-उ-शतृ-डीर्‌ ) मै 
गय्‌ स्थानीय उ प्रत्यय के शर न होने से शप्ञ्चनोनित्यम्‌ से नुम्‌ नहीं होगा । 
सधादिभ्य. इनम्‌ शप्‌ के स्थान में होने वाला इनम्‌ मिदचोन्त्यात्परः के नियम से 
रुध्‌ के अन्तिम अच्‌ से परे हो जायया और शप्‌ की निवृत्ति कर देगा। जैसे अस्जो 
रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌ से होने वाला रमागम भ्रस्जू के अन्तिम अच्‌ से परे होता है 
और उस के रेफ तथा उपधा की निवृत्ति कर देता है। इस प्रकार कहीं दोष न आनि 
से श्यन्‌ आदि को झवादेश मानना भी ठीक है । 


पष्ठ आहिक ३९७ 


नाय प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्यय; । प्रकृतरचानुवर्तते । 

इह तर्हि अव्ययसर्वनास्तामकचू प्राक्‌ टेरि'ति चचनाच्चाकञच 
स्यात्‌। यथा प्राप्तश्च कः श्रूयत । 

तप दोपः ¦ नाप्राप्ते हि केषकजारभ्यते स वाधको भविष्यति । 


निपाततमप्येचेजातीयकसेच । नाप्राप्ते णत्वे निपातनमारभ्यते तद्‌ 
बाधर्क भविष्यति । 

यदि तहि निपातनान्यप्येचेजातीयकानि भचन्ति समस्तते दोपो 
भवति । इहान्ये चयाकरणाः समस्तते विभापा छोपमारभन्ते समो 
हितततयो? वेति । सततम्‌। संततम्‌ । सहितम्‌ । संहितम्‌। इह पुनर्भवान्‌ 
निपातनाच्च लोपविच्छति अपररपराः क्रियासातत्ये’ इति । यथाप्राप्तं 
चालोपम्‌ । संततमित्यतन्त सिध्यति । 





के नियस से षष्टी भे बदलने वाली नदी होती । 

दिवादिभ्य इयन्‌ को प्रत्यय विधि नटी मानेगे। प्रत्यय त; कतरे गप से 
विहित दै ही । वढी जप्‌ प्रत्यय अनुदृत्ति से दिवाठिभ्यः व्यत्‌ मे चछा आ रहा दे । 
तब दिवादिभ्यः व्यन्‌ का नव होया--दिवादियों से पर अनुधर्तमान रप्‌ के स्थान 
में श्यन्‌ आदेश होता हैं । 

अच्छा फिर यह लीजिये । अव्ययसवनाम्नासवच्‌ प्राक्टे, इस वचन से तो 
अकच्‌ हो जाय पर सामान्यतया प्राप्त क प्रत्यय सी दोकर सुनाइ देता रदे । 


यह सी दोप नही । क प्रत्यय की नवस्य प्राप्ति में अपाद एप से अझ 
का विधान किया हे बह येन नाप्राप्त न्याय से क को बाध लेगा । 


७" 


तब तो निपातन भी एसी प्रकार का ५। णत्य की क्षपश्य प्राप्ति मई 
अपवाद रप से सदेनाम यद णत का असाद निपातन किया है वट णत्य को 
बाध देगा ! 

यदि निपातन भी क्षपयादरप से बाधक माने जाने डे तो सम मे पेर तन 
एब्द मे ढोउ लाता हे । चरा एउ चेयापरण नमो चा शितितलसोी उस पचन दारा 


सभ फे मकार का तत आर पित बदर परे रने विकार से रप दिदान करण 


ची को % शी f = 
सतवम्‌ । सतः । स । "(पणि धर शाप ३ re EC ग नह 
रात मड त्य ee [गरात ~ roe _ घा रे | प्‌ 0 टु दमा ~ >> च or i रर गाएर क्क 
स सातत्य एनरातन यथ सार चा राप रथ साळ ७ सी नरी स रखागानदापा 


प्राप्त होप का शनार नदी. सिउ दाजा। खाठल्य यद निपातन वाधर हो दयया 


३१६ प्याकरणमदा भाष्य 


कर्तव्योऽत्र यल्लः। चाधकान्येच हि निपाततानि भवन्ति । 
सेज्ञोपसजनग्रतिपेषः । 
संशोपसर्जनीभूतानां सर्वादीनां प्रतिपेधो चक्तव्यः। सर्वो नाम 
कश्चित्‌ । तस्मै सर्वाय देहि । अतिसर्वाय देहि । 





तो सर्वथा संतत, सातत्य कोई भी रूप न बन सकेगा! केवल सतत या सातत्य 
दी बनेंगे । 

इस विषय से यत्न करना होगा । ऊम्पेदवऱयसः कृत्ये० इस इलोक में कथित 
समो वा हितततयो. इस वचन को मानना ही होगा। उसी से सततम्‌, संततम्‌ 
ये दो रूप बन जायेंगे, निपातन की जरूरत नही। निपातन तो अवश्यसेव वाधक 
होते हैं ।' 

किसी की संशा और उपसर्जन अर्थात्‌ गौण बने हुए सवीदियों की 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध कहना चाहिये । संज्ञा का अथे नाम हे । उपसर्जन गोण 
को कहते हें । जैसे किसी का नाम सर्व है उसकी चतुर्थी विभक्ति के एकवचन मे 
सर्वाय देहि यह रूप बनता है । यहाँ सवनामसंज्ञा हो जाती तो सर्वनाम्न. स्मै से 
स्मै हो कर सवस्मै ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता । संज्ञा मे सर्वनामसंज्ञा का निषेध 
कहने से बह न होया । सर्वमतिक्राम्तः अतिसर्वः । तस्मै अतिसर्वाय देहि । यहाँ झतिसर्व 
शब्द से प्रादिसमास है अतिक्रान्त अर्थ मुख्य हे। सवै का क्षय उपसर्जन है। 
गोण है । गोण मै सबैनाससंज्ञा का निषेध कहने से स्मै न होगा । 


१. निपातनों को वाधक मानने पर सी सातत्यम्‌ इस रूप का तो अनभिधान 
होने से अप्रयोग होगा । संततम्‌ विशेप वचन से वन जायया । पुराणप्रोक्तेपु ब्राह्मण- 
कल्पेपु म पुराण निपातन से पुरातन शब्द का वाध प्राप्त होता है वह एघोदरादि 
सान कर साधु वना लिया जायया । पुराण के समान पुरातन शब्द भी 
स्वीकार्य होगा । 

२, संज्ञा की सवनामसंज्ञा का निषेध तो अन्यथा भी सिद्ध किया जा सकता है । 
क्योंकि आ कडारादेका संज्ञा सूत्र के भाष्य में प्रातिपदिक, गुणवचन, समास, कृत, 
तद्धित, अव्यय, सर्वनाम, अस्वलिङ्गा जाति, एकद्रव्योपनिदेरिनी संज्ञा ये कुछ संज्ञायें 
कस से कही गई हैं। इनमें परसंज्ञा पूवेसंज्ञा को वाध लेती है। उस अवस्था में 
परपठित एक्द्रव्योपनिवेशिनी संज्ञा द्वारा पूचेपठित सर्वनाम संज्ञा का स्वयमेव बाध 
हो जायगा तो संज्ञा के विपय में इस निपेध की आवश्यकता नहीं रहती । 


३. येन विधिस्तदन्तस्य सुत्र मे पठित प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम्‌ इस 


षष्ठ आह्निक ४१७ 

स कथं कर्तव्य; ? 
पाठात्‌ पर्युदासः पठितानां संज्ञाकरणम्‌ । 
पाठादेव पर्युदासः कर्तव्यः । शुद्धानां पठितानां संघा कतब्या। 
सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति । संक्ञोपसजनीभूतानि न सर्वादीनि । 
किमविशेषेण ? 
नेत्याह । विशेषेण च । कि प्रयोजनम्‌ ? 
सर्वाद्यानन्तरयकारयार्थम्‌ । 


सर्वादीनामानन्तर्येण यङुच्यते काय तदपि संशोपसर्जनीभूतानां 
मा भूदिति । कि प्रयोजनम्‌ ? 


प्रयोजनं डतरादीनामदूड्भावे । 
डतरादीनामद्ड्भावे प्रयोजनम्‌ । अतिक्रान्तमिदं त्रासणकुलं 
संज्ञा भोर उपसजन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध केसे किया जायगा ? 


सवीदिगण के पाठ खे ही संज्ञा ओर उपसर्जन वाळे सर्पादियो को हटा 
दिया जायगा । संज्ञा उपसर्जन रदित केवल शुद्ध पठित सर्वांदियो की ही सबंनाम 
संज्ञा की जायगी। संज्ञा ओर उपसर्जन बने हुए सर्वादि शब्द सीदि के 
गणपाठ में न होंगे तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नही होगी । क्षर्थात्‌ असंशोपसजनानि यद्व 
सर्वादीनि का विशेषण रहेगा । 

क्या सामान्यरूप से सम्पूण सत्रीदिगण के कथित कायो सें ही संज्ञा आर 
उपसर्जन का निषेध होगा ? 

नहीँ । विशेपरुप से भी कथित सतीदिगण के ( =गणयाटोपलक्षित पिशिष्ट ) 
कार्यों से संजा भोर उपसनन का निषेध होया। क्या प्रयाजन हे? सीदि के 
अन्तर्गत त्यदादि हतरादि को आनन्तय=्परत्वात्रयण से जो कार्य विहित हँ उनमें भी 
संज्ञा मोर उपसनेन की सबनामसंज्ञा का निपेध दृष्ट है। पदृट उद 
पञ्चभ्य. से इतरादियो स परे संज्ञा उपसनेन बने हुए संवीदि शब्दो 
वचनद्वारा सर्वनामसंज्ञा भें भी अव्चयनधा ठे समान तउन्स्शिवे गानी रह, एस 
लिये परंनसच री तरह अनिमव ये भी सयनानाना ही प्रालि सम्मम?” 1 पर्सन 
में सर्द शब्द के अर्थ की प्रवानना होने लसा सदनामथणा रण से कवि 
में आंतडान्त अ ढी पथानता ९1 सप मार घे ० ह पदान्दा सो. एस 


लिये अतिसद गी न्वनागसना र्ट 16 उरे तय बडा दर लान, हू । 


९१८ प्याकरणमहाआप्य 


कतरत्‌ अतिकतरं ब्राह्मणकुळमिति । 
त्यदादिविधी च । 


त्यदादिविधो च प्रयोजनम्‌ । अतिक्रान्तोयै ब्राह्मणस्तम्‌ अतितद्‌ 
ब्राह्मण इति । 

संज्ञाप्रतिषेधस्तावक्न वक्तव्यः। उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते । 
पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌' | ततो'ऽसंज्ञायाम्‌' इति । 
सवादीनीत्येचं यान्यनुक्रान्तांने असंज्ञायां ताने द्रव्याने । 

उपसर्जनप्रतिषेचरच न कर्तब्यः। अन्नुपसर्जनादित्येष योगः 


सर्वनामसंज्ञा न होने से स और अम्‌ के स्थान मे अद्ढ्‌ आदेश न होना प्रयोजन है । 
जसे--अतिक्रान्तमिदं ब्राह्मणकुलं कतरतू=अतिकतरं ब्राह्मणकुलम्‌ । यहाँ अतिकतरम्‌ इस 
प्रादिससास सै कतर शब्द उपसर्जन हे । अतिक्रान्त अर्थ सुख्य है। कतर शब्द के 
उपसजन होने से सवैनाम संज्ञा न होगी तो अदू आदेश नहीं होगा। त्यदादीनामः से 
त्यदादि को अत्व कार्य का भी संज्ञा उपसर्जन बने हुए सरवीदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा 
न होने से रुक जाना प्रयोजन हे । जेसे--अति कान्तोऽय घ्राह्मणस्तम्‌=अतितद्‌ ब्राह्मणः । 
यहाँ अतितत्‌ इस प्रादिसमास मे तद्‌ शब्द उपसजन हे । अतिक्रान्त अर्थ मुख्य हे! 


तदू के उपसजन होने से सर्वनाम संज्ञा न होगी तो त्यदाद्यस्व न होगा । 


संज्ञा की सर्वनामसेज्ञा का निषेध कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं । 
झागे सूत्र सें योगविभाग करेंगे । पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराण व्यवस्थायाम्‌ 
यह एक सूत्र बनायंगे । उस के बाद असंज्ञायाम्‌ यह दूसरा सूत्र होगा। उस का 
अर्थ होगा--सवोदीनि सर्वनामानि से ले कर पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
तक कहे हुए सब सूत्रों के कार्य संज्ञाभिन्न में होते हें 1 उस से संज्ञाविषयक 
सर्वादियाँ की सवेनामसंज्ञा न होगी । 

उपसर्जन का निषेध कहने की भी आवश्यकता नहीं । आगे चतुर्थाध्याय में 
भ्ननुपसजनात्‌ यह सूत्र निष्प्रयोजन होने से खण्डित किया गया है उस से यहां 





१. यदि कहो कि स्त्रीप्रत्ययों में अनुपसजेन अथोत्‌ प्रधान से तदन्तविधि का 
ज्ञापन करने के लिए अनुपसर्जनात्‌ यह सूत्र रह सकता है जिस से कुरुचरी (कुरु-चर्‌-ट- 
डीपू ) यहां टिदन्तान्त कुरुचर शब्द के अनुपसर्जन होने से टिड्ढाणन्‌० सूत्र से डीप्‌ 
हो जावे और बहुकुरुचरा नगरी ( बहवः कुरुचराः यस्यां सा नगरी ) यहा कुरुचर के 
उपसजेन होने से डीप्‌ न हो । अन्यथा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति इस 


परिभापा से तदन्तविधि का निषेध हो कर सूत्र मै गृह्यमाण प्रातिपदिक से ही प्रत्यय हो 


पृष्ठ भाद्विक ११९ 


प्रत्याख्यायते तमेवमसिसंभन्त्स्यामः । अउुपसर्जन अ अदिति। किमिदम्‌ 
परिभाषा रूप से प्रयोजन छेंगे। अनुपसअनात्‌ यह पज्चमी न मान कर भनुपसर्मन 


Cre 


अ अत्‌=भनुपसर्जनात्‌ इस प्रकार पदों का सम्बन्ध समझ्ैगे। अनुपसअन इस 7८ 


सकेगा । टिड्ढाणज्‌ आदि प्रत्ययों में भी प्रत्ययम्रदण यस्माच्‌ स विद्वितस्तदादेर्तद्न्त- 
स्य ग्रहणं भवति इस परिभापा से अन्यूनानतिरिक्त प्रत्ययान्त का ही ग्रहण होगा, प्रत्य- 
यान्त जिस के अन्त म है उस का ग्रहण न होगा तो कीस्भकारेयः यह रप नहीं बन 
सकेगा । यहा कुम्भकार्या अपत्यम्‌ इस अर्थ में कुम्भकारी शब्द का अवयत्र कार दाट 
अण्‌ प्रत्ययान्त है। उस से टिड्ढेणन्‌ सूत्र से टीप हो कर कारी यह स्त्री प्रत्ययान्त 
हुआ । कुम्भकारी यह समुदाय सत्रीप्रत्ययान्त नहीं हृ । अपत्य अथ म स्त्रीभ्यो ढक 
से स्त्रीप्रत्ययान्त से होने वाला ढकू प्रत्यय केवल कारी से हो सकेगा । ढक्‌ परे रहते 
कारी ही अङ्ग होगा । आदिद्रद्धि भी कारी को ही होगी कुम्भकारी को नहीं, तो छुम्भकारेयः 
ऐसा अनिष्ट रुप प्राप्त होगा । इस सूत्र से प्रधान मे तदन्तविधि जापित कर देने पर 
टिड्ढाणन्‌० सूत्र अण्णन्तान्त से भी डीप्‌ कर देगा तो केवल कार से ढीप्‌ न हो कर 
कुम्भकार से भी हो जायगा । तब कुम्भकारी के स्त्रीप्रत्ययान्त हो जाने से ढक हो जायगा । 
कुम्भ शब्द को आदिवृद्धि हो कर कोम्भकारेयः यह इट टप बन जायगा। यदि 
कोई कहे कि कौस्भकारेय, तो अनुपसर्जनात्‌ सूत्र के विना भी वन जायगा | 
क्योंकि कृदूम्रदणे गतिक्रारकपूपेस्यापि ग्रहण भवति इस परिभाषा से कुन प्रत्यय फ ग्रहण 
में कारक पूर्वक का भी ग्रहण होने से कार के साथ कुम्भकार भी अग्गन्त साना जायगा 
उस से डीपू हो कर कुम्भकारी इस रत्नीप्रत्ययान्त से टकू होगा तो झम्भ को आदि दृद्धि 
हो कर कोस्भकोरयः वन जायगा सो टीक नर्टी । कृदूमहण परिभापा यटा ठगती है 
जहां केवल कृत्‌ का ही अहण हे । जहा कुत्‌ अदत. दोनो फा प्रहण हो वहा उपा 
परिभापा नहीं लगती । टिडढाणजू० सूत्र सें जो अम्म्रद्दण दे वर्‌ कवळ रत्मत्यच या ही 
नहीं ह अपितु तद्धित का भी है उस लिय्रे केयळ कुत्‌ का महण न होने मे दमण 
परिभापा नहीं लगेगी तो टिउढाणन्‌० में कुम्मकार यह अणन्त न यन सेर्गा1 
अग्गन्त न होने से टीपू नहीं प्राप्त दोगा। उस भे तसस्त वधि से णव फरे ४ छिये 
अनुपसजनात्‌ सूत्र की आवश्यम्ता 6 तो यह वान भी नदी पनती । अनुपल नात्‌ २४ 


५९ 


की फिर भी आवश्यवता नहीं। स्त्रीप्रत्यये चानपस ने न रेस परिनापा रे उचा नशिण 
स्त्रीप्रत्यय भ प्रथ्ययम्रहूण परिभापोज तडायनयन का निच तीता टस बि अम्गागार 


क 


में यरि केपल अन्गन्त कार से भी टीपू दी जाय तो नी टर प्रयय नो डुम्नगागी देस 


2, प्रययान्त > स्‌ य भु Es 1 बे र्कत नक 
स्वीपराययान्वाभन समुदाय चे सी शा जायगा । फराह गा उएमा मधित उपायच 
शः उसे Se दिनियम re NSE pe ms ty रै 
ऐ। उस से तदादिनियस केन हीन मस्त ययान्त कारी TEST if 


जायगा तो दुम्भ फो आरिऱदि हो कर फॉन्भफारेयः बहु इष्ट हइ घन दायग 1 


१२० व्यीर्करणमर्हाभाष्य 


अ अदिति । अकारात्कारो शिष्यमाणावनुपसर्जनस्य द्रष्टव्यो । 
यद्येवम्‌ अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ इति त सिध्यति । 


घर्लिएनिदेशोऽयम्‌ । अनुपसर्जन अ अ अदिति । अकारन्तात्‌ 
अकारात्कारी शिष्यमाणावनुपसर्जनस्य द्रष्व्यो । 


सें सौत्र घष्ठी का लुक्‌ मानेंगे तो अर्थ होगा अकार भोर अत्कार ये दोनों कहे हुए 
अनुपसनन अर्थात्‌ उपसअनभिन्न को दोते हें। उस से त्यदादीनामः से होने वाला 
अकार और अदूड्डतरादिभ्य. पज्चभ्यः से होने वाळा अदूड्‌ (अत्‌) ये दोनो उपसर्जन 
में नहीं होगे । 

यदि अनुपसजन अ अत्‌ ऐसा मान कर उपसञैनभिन्च को अत्‌ भदेश 
करेंगे तो अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ में भी अत्‌ आदेश नहीं प्राप्त होगा क्योंकि युष्मान्‌ 
अस्मान्‌ वा अतिक्रान्तेभ्यः=अतियुष्मत्‌ , अत्यस्मत्‌। यहां प्रादिसमाल से अतिक्रान्त 
अर्थ की मुख्यता है । युष्मदू अस्मदू का अथे उपसञ्जन दै । गोण दैँ। गोण होने से 
पञ्चम्या अतू से होने वाळा भ्यस्‌ को अत्‌ आदेश न हो सकेगा । 


कोई बात नही । अनुपसर्जनात्‌ यह प्ररिछट निर्देश हे । इस में अनुपसर्जन 
अ अ अत्‌ इस प्रकार एक अकार और मान कर अर्थ करेंगे--अकारान्त से परे 
अ भर भतू आदेश उपसर्जनमिन्न को होते हें । पञ्चम्या अत्‌ से होने वाला अव. 
आदेश्च अकारान्त से परे नहीं है किन्तु इरन्त युष्मदू अस्मदू से परे दे। इस लिये 
दाँ अनुपसर्जनात्‌ यह्व निषेध नर्दी छगेगा तो वह उपसजन में भी हो जायया । 
त्यदादीनामः से होने वाला अकार आदेश तो त्यदू मे त्य शब्द के अकार से परे 
विदित दे इसी प्रकार अदूड आदेश भी कतर आदि अकारान्त शब्दों से परे विधान 
किया हे इस लियि वें दोनों उपसर्जन में नही होगे ।' 


१, यदि कहो प्रियो द्वौ अस्य प्रियह्विः यहां द्वि शब्द के अकारान्त न होने से 
अनुपसर्दन अ अ अत्‌ यह निपेध न लग सकेगा तो उपसर्जन द्वि शब्द में भी त्यदा- 
दीनामः से अत्व प्राप्त होता है । इसी प्रकार तदोः सः सावनन्त्ययोः से विहित त्यदादियों 
के तकार दकार को सकार भी अकारान्त से परे नही कहा गया है इस लिये वह भी उपसर्जन 
अं प्राप्त होता हे तो इस का उत्तर यह है त्यदादीनामः इस अत्व विधान करने वाले 
सूत्र में जितने त्यदादि है वे तो उपसजेनभिन्न लिये ही जायेंगे उन के साहचर्य से द्वि शब्द 
भी उपसर्जनभिन्न ही गृहीत होगा। तदो. सः सा० में भी उन्ह उपसजेनभिन्न त्यदादिथों 
की अनुवृत्ति होने से उस से विहित सकार भी उपसजेनभिन्नो में ही होगा । उपसर्जन 
का यह समाधान केवळ त्यदादीनामः और अदूड्डतरादिभ्यः पन्चभ्यः इन दो कार्यो 


षष्ट भाहिक १२१ 


अथवा अङ्गाधिकारे यदुच्यते ग्रह्ममाणविभक्तेस्तद्‌ भवति । 
यद्येवं परमपञ्च परमखप्त । 'षड्भ्यो छुक्‌! न प्राप्नोति । 
नेष दोषः । पट्ध्रधान पष समासः । 

इह तर्हि प्रियसक्थ्ना घ्राणेन । अनङ्‌ न प्रामोति । 


क्षथवा अङ्गस्य के अधिकार में जो कार्य कदा गया है बह गुद्यमाण शाब्द 
की विभक्ति को होता है । मृद्यमाण अर्थात्‌ सूत्र में पठित जो शब्द है उसके 
अथे ( =तद्गतसंख्याकमै आदि) को प्रतिपादित करने वाली विभक्ति में अङ्घाधि- 
कारीय कार्य होगा । अतितत्‌, अतिकतरम्‌ में त्यदादि डतरादि जो गृह्यमाण हे 
उनकी विभक्ति नही है अपितु अतिक्रान्ता्थ-विशिष्ट तद्‌ शब्द तथा ढतरप्रत्ययान्त 
कतर शब्द से विहित हुई हे । इस लिये यहां अत्व तथा भदूड आदेश नहीं होगे । 


यदि अङ्गाधिकार में कहा हुआ कार्य गृह्यमाण की विभक्ति को होता है 
तो परमपश्च परमसप्त मे पड्भ्यो छक्‌ से जस्‌ शस्‌ का लुक नहीं प्राप्त दोदा। परमाऱच 
ते पश्चन्परमपश्च । परमाइच ते सप्तन्परमसप्त । यह कर्मधारय समास हें । यहां 
गृह्यमाण षद्संज्ञक पञ्चन्‌ सप्तन्‌ से परे जस्‌ रास विभक्ति नहीं हुई है बल्कि 
परमपञ्चन्‌ परमसक्षन्‌ से हुई है । वे गृद्यमाण नहीं हैं । 


यहद कोई दोष नहीं । परमपश्च परमसप्त में पट्सज्ञक प्रधान कर्मधारय 

समास हैं । यहाँ गृह्यमाण पट्सज्ञक्र पञ्चन्‌ सप्तन्‌ के अर्थ की ही प्रधानता है । 

~ परमत [ ~ ~ 

यह पडथ प्रधान समुदाय हैँ । पटत्व केवल परमत्वेन विशिष्ट दे, अत वित्तिष्ट की 

सी घट्त्व बनी रहेगी, अत' अर्थद्वारा पट्संज्ञा वाळे परमपञ्चन्‌ परमसप्षन्‌ शब्दों 
से भी जस्‌ शस्‌ का छुक हो जायया । 


अच्छा तो प्रियसम्थ्ना ब्राह्मगन यहां अस्थिदविसक्व्य० से घनटू नहीं 
प्राप्त होता । क्‍योंकि प्रियं सक्थि यस्य इस बहुघीहि समास में गृतामाण सक्थि 
शब्द के अर्थ को प्रधानता नहीं दै। बल्कि अङ्गाय विशिष्ट अन्यपदार्थ की 
प्रधानता है । 
के लिये ही वन सकता हे । सर्वनाम्नः स्मे आदि सामान्य सर्वादि के स्थि पिएन गाय 
तो उपसर्जन में भा प्राप्त होते ४ । जिससे जनिसर्याय टन्यादि रष्ट रुप न यन ममे | 
इस ल्गि सब का चारतविक समावान आगे कमे | 

१. सृह्साण विभक्ते यर विमके यर सम्वनानार भे पारी जल. 
त्यदादीनाम, बरी विभक्तीसविभाकि परे होने पर भी अप होता 2 । 


३२२ ध्याकरणमहाभाप्य 


सप्तमीनिर्दिष्टे यडुच्यते प्रकतविभक्तो तद्‌ भवति । 


यद्येवम्‌ अतितद्‌ अतितदी अतितदः । इति अत्वं पराप्नोति । तच्चापि 
वक्तव्यम्‌ । 


न वक्तव्यम्‌ | इह तावद्‌ 'डतरादिभ्यः पञ्चभ्य’ इति पञ्चमी । भङ्क- 
स्येति पष्ठी । तत्रादाक्यं भिन्नविभक्तित्वात्‌ डतरादिभ्य इति पञ्चम्याऽङ्गे 
विशेषयितुम्‌ । तत्र किमन्यञ्छक्यं विशेषयितुमन्यद्तो विहितात्प्रत्ययात्‌। 
डतरादिभ्यो यो विहित इति। इहेदानी 'अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्त 


अङ्गाधिकार में ही जहां सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके कार्य कदा है! वहां 
वह प्रकृत की विभक्ति में होता है । प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत अधिकृत जो भड् है उस के 
अर्थ वाही विभक्ति में कार्य होता है । तो प्रियसक्थ्ना में अन्यपदार्थे विशोप्यक-अङ्गार्थः 
सस्वन्धिनी टा विभक्ति परे होने पर भी अनङ्‌ हो जायगा। वहां गृझ्ममाण सक्थि 
शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं देखी जायगी । 


तब तो अतितत्‌, अतितदौ, अतितदः यहां अतिक्रान्तार्थं विशिष्ट अङ्ग के 
अर्थे की प्रधानता में भी त्यदादीनाम, से अत्व प्राप्त होता हे । क्योंकि यहां भी 
विभक्तौ यद सप्तमी निदेश है। और तमतिक्रान्तः=अतितत्‌ । तमतिक्रान्तौ=अतितदौ । 
तमतिक्रान्ताम्ःअतितदः । इस प्रादिसमास में प्रकृत अतितद्‌ इस अङ्ग के अर्थ की 
प्रधानता हे । गृह्यमाण तदू शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं हे । जहां आप अङ्ाधि- 
कार सें गृह्यमाण शब्द के अर्थ की प्रधानता में कार्य होता दै ऐसा कहेंगे वहां सप्तमी 
निर्देश में अच्गाथ की प्रधानता में भी कार्य होता हे यह वात भी कदनी होगी । ये 
दोनों बाते कहने भे बहुत गौरव होगा । 

कोई गौरव नहीं होगा । ये दोनों ही वाते नहीं कहेंगे। डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः 
म॑ डतरादिभ्यः यह पञ्चमी दै । ओर अङ्गस्य के अधिकार से आने वाली अङ्गस्य 
यह घष्टी है। दोनों के भिन्न विभक्ति होने से डतरादिभ्यः यह पञ्चमी अङ्ग को 
विशेषित नदद कर सकती । अर्थात्‌ अङ्ग का विशेषण नहीं बन सकती। वहां 
सिवाय इस के कि डतरादिभ्यः इस पञ्चमी को विद्वित प्रत्यय का विशेषण बनाया 
जाय और क्या किया जा सकता हे । डतरादिभ्यः इस पञ्चमी का अर्थ होगा-- 
डतरादि से विदित जो सु अम्‌ उन को अद्ड्‌ आदेश होता है । अतिकतरम्‌ में कतर 

१ अस्थि दधि० इस सूत्र में अनङ्‌ आदेश पूर्वसूत्र से अनुद्रृत्त तृतीयादिषु 
अजादिषु विभक्तिषु इस सप्तमी निदेश से हुआ है । 

२. तदू शब्द से व्यवहित 'गृह्यमसाण विभक्ते. इस वचन का परामर्श दै 
अपि शब्द अन्यवदित सप्तमीनिर्देशे “* “इस वचन का समुच्चायक हे । 


षष्ठ आद्विक ३२३ 


इति। "त्यदादीनामो भवती'ति। अस्थ्यादीनामित्येपा पष्टी। अङ्गस्ये- 
त्यपि । त्यदादीनामित्यपि षष्ठी । अङ्गस्येत्यपि । तत्र कामचारः, ग्रह्ममाणेन 
वा विभक्तिं विशेषयितुमङ्गेन चा। याचता कामचारः, इह तावद्‌म्थि- 
दघिसकथ्यधणामनङ्दातत्त इत्यङ्गेन विभक्ति विशेषयिष्यामः । अस्थ्यादि- 
भिरनङ्म्‌। अङ्गस्य विभक्तावनङ भवति अस्थ्यादीनामिति । इहेदानीं 
त्यदादीनामो भवतीति गृह्यमाणेन विभाक्त विशेषयिष्यामः। अङ्भना- 
कारम्‌ । त्यदादीनां विभक्तावो भवति । अङ्गस्येति । 

से विहित सु अम्‌ नहीं हैं अपि तु अतिक्रतर से विदित हैं इस लिये लद॒ड़ 
नही होगा ।' 

अस्थि दधि० और त्यदादीनामः इन दोनों में भी देखिये । अस्थिदवि- 
सकध्यक्ष्णाम्‌ यह षष्ठी हे । अङ्गस्य से अधिकृत अङ्गस्य यह भी पष्ठी हे । त्यदादीनाम्‌ 
यह षष्ठी दै अङ्गस्य से अधिकृत अङ्गस्य यह भी षष्टो है। देनो के पन्त हने 
पर हमारी मर्जी है चाहे इम शृह्यसाण शब्द से विभक्ति को विशेषित कर अर्थात्‌ 
सूत्र में पठित शब्द से विदित विभक्ति में कार्य करें या प्रकृत अद्र से विभक्ति को 
विशषित करं । जब मर्जी हे तो हम अस्थिदवि० में अद्घ से विभक्ति को विशेषित 
करेंगे । अनङ को अस्थि आदि से विरोवित करगे । तव अर्धे होता हे--अद् से त्रिद्वित 
टादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्थ्यादि शब्दों की अनड आदेश होता हे । तो 
प्रियसकथ्ना ब्राह्मणेन में सक्थि शब्द के गोण होने पर भी सक्थि वाळे अद्र का शर्व 
प्रधान होने से अनङ्‌ हो जायगा। त्यदादीनामः यहां गृह्यमाण शब्द से विभक्छि 
को विशेवित करेंगे। अङ्ग से अकार को विशेषित करेगे । तब अर्थ होगा- त्यदादि 
शब्दों की (उन से विहित) विभक्ति परे होने पर कब्र (त्यदादि) को अ अन्तादे 
होता है । फलितार्थ होगा--त्यदादि रूप जो अद्र उस को विभक्ति परे हाने पर अकार 
होता है । तो अतितत में तदू रूप अद्भ न होने से अकार नहीं होगा । 

१, जहां उतरादि के अर्थ की प्रवानता ऐ वहाँ डतरादि से पिटत ही प्रत्यय 
माना जायगा तो कतरत्‌ के समान परमकतरन्‌ म भी अद्द्‌ हो जायगा । कतिकतरम्‌ 
में उतर के अर्थ की प्रधानता नहीं इ इस व्यि उस से विहित न माना जामगा तो 
अदूट नहीं हंगा । उतरादिमभ्य, इस पञ्चमी को विहित विशेत्रण मानने पर ब्ग्स्य 
यह पष्ठी भी पञ्चमी में परिणत हो जायगी तो अथ टोगा---भासजकफ दत्तस से 
विदित सु शम्‌ फो खदूद्‌ होता दू । ऐसा मानने में र डोप न शोगा | 

२. जहा त्यदादि के अथ दी प्रधानता # पानो व्यटाटिर जी पा मारा 
जायगा तो शोभनः स.=मतिस. । न स =भसः । न परळ्भपर्‌ । न फ्तरसचप्॒सरर 


~ £ 


व्त्यादि में अडारादि हो जायिग । इसी चान से आगे दादा गमा गाल नन ऊ मे 
सत्याद भ अकाॉकाद हां जायंग। रसा चान हा जान शा दया रद से से के रा! 


३२४ व्याकरणमहाभाष्य 


यद्येवम्‌ अतिसः । अत्वं न प्राप्रोति । 

नेप दोषः । त्यदादिप्रधान एप समास । 

अथवा नेद्‌ संश्वाकरणम्‌ । पाठबिशेपणमिदम्‌ । सर्वेपां यानि 
नामानि तानि सर्वादीनि । संशोपसर्जने च विशेषेऽवतिष्ठते ॥ 

यद्येवं संज्ञाश्रयं यत्‌ कार्य तन्न सिध्यति। सचनाम्नः स्मे । आमि 
सर्यनास्नः सुडिति । 

अन्वर्थध्रहणं तत्र विशञास्यते। सर्वेषां यन्नाम तत्‌ सर्वनाम । 
सर्वनाम्न उत्तरस्य डेः स्मे भवति । सर्वनाम्न उत्तरस्यामः सुड्‌ भवति । 


हि यद्येवं सकलं कृत्स्नं जगदित्यत्रापि प्राभोति । एतेषां चापि शब्दाना- 
मकेकस्य स ख विषयः। तस्िमिस्तस्मिन्‌ विषये यो यः शाब्दो वर्तते 
तस्य तस्य तरस्मिस्तस्मिन्‌ वर्वमानस्य सर्वनामकाय प्राप्रोति । 





यदि त्यदादीनामः सूत्र में गृह्यमाण शब्द त्यद्‌ तद्‌ आदि की विभक्ति परे 
होने पर अङ्ग त्यदू तद्‌ आदि को अकार अन्तादेश मानते हैं तो शोभनः सः-अति सः 
यहां अत्व नहीं प्राप्त होता । क्योंकि यहां पूजावाची अति सहित अतितद्‌ शब्द है । 
वह गृह्यमाण तदू शब्द नहीं है । 


यद कोई दोष नहीं । इस अतितद्‌ में ग्रृह्ममाण तदू शब्द का ही अर्थ प्रधान 
है । त्यदादिप्रधान समास होने से अत्व हो जायगा । 


अथवा सर्वनाम शब्द को संज्ञा न मान कर सर्वादि के गणपाठ का विशेषण 
मान छेंगे। सर्वेपा नाम सर्वनाम । जो सव के नाम हैं वे सीदि समझे जायेंगे । 
संज्ञा और उपसजन तो विशेष मे अवस्थित होते हैं वे सब के नाम नहीं होते । 


सवनाम शब्द को सज्ञा न मानने पर सर्वनाम्नः स्मे, आमि सर्वनाम्तः सुट्‌ 
इत्यादि सर्वनामसंज्ञा से विहित कार्य नहीं सिद्ध होंगे ? क्योंकि सर्वनाम को संज्ञा 
मानने पर दी सर्वनाम संज्ञा के आश्रित कार्य सिद्ध हो सकते हैं । 


हे सर्वनाम्नः स्मै आदि में सवैनाम शब्द अन्वर्थ समझा जायगा। जो सब का 
नाम हं वह सवैनाम हे । उस से परे स्मे आदि होते हैं ऐसा अर्थ करेंगे । 

तव तो सकळ, कृत्स्न, जगत्‌ इत्यादि शब्द भी सब के नाम होने से सर्वनाम 

चन जायेंगे । उन से परे भी स्मै आदि प्राप्त होंगे । न केवळ उन्हीं से, बल्कि सबौदि 

गणपठित राव्दों से भी एकर का जो २ वह २ विषय हे। उस २ विषय में 

वर्तमान जो २ शब्द हें उन सव को सर्वनाम मान कर सर्वनाम के कार्य ग्राप्त होंगे । 


पए भाहिक ४२५ 


एवं तरह्युभयमनेन कियते । पाठरचेव विशेष्यते संथा च | 

कथे पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ ? 

ळभ्यमित्याह | कथम्‌। एकशेपनिदेशात्‌ । प॒कशोपनिदेशो ऽयम्‌ । 
सवीदीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि । सर्वनामानि च सर्वनामानि च 
सर्वनामानि । सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति। सर्वेपां यानि च 
नामानि तानि सवादीनि । संज्ञोपसर्जने च विशपेऽवतिष्टेते । 





जञैसे-सरवस्मिन्‌ ओदने यहां सर्व शब्द ओदन का विश्लेषण है । ओदन विश्रेष्य दे । 
दोनों एक दूसरे से अवण्हीत (क्रोडीकृत) हें । समानाधिकरण होने से सर्व का विषय 
ओदन हे भोर ओदन का विषय सर्व है। तो सबै की तरह ओदन भी सर्व का नाम हो 
जाता हे। इस लिये आदन में भी सर्वनाम के कार्य प्राप्त होने हैं । इसी प्रकार घट 
पटादि सब शब्द जव सर्वादि के अर्थ म वर्तमान होगे तव उन सबकी सर्वनामता प्राप्त 
होती है । 

अच्छा तो सर्वनाम यह शब्द दोनों काम कर देगा । पाठ और संज्ञा दोनो 
का विशेषण बनेगा । सर्वादिगण पठित शब्द ही सर्वनाम संज्ञक होंगे और सब के 
नाम ही सर्वौदि लिये जायेंगे । 


सर्वनाम इस एक शब्द से ये दोनों वार्त केसे सिद्ध होंगी ? 

सिद्ध हो जायेंगी । केसे ? सवोदीनि सर्वनामानि यहां एकजेप का निर्देश 
मानेंगे । सर्वादीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि । सवनामानि च सवनामानि च सपानामाति । 
इस प्रकार दो सर्वादि कोर दो सर्वनान शब्दों में एक सादि और एक सर्थनाम शब्द 
नेच रद्र गया हे ऐसा समझेंगे। एक स्वादि शब्द गणपाठ का विशेषण दै । दूसरा 
सनाम संजा का । वे ही सर्वादि हैं जो सर्व विश्‍व भादि ३५ शब्द गणपाड से परित 
इ । ओर उन्हीं की सर्वनाम सक्षा होती हे । इसी प्रकार एक सर्दनाम शब्द दान्यर्थ 
नाम द्वारा सव के नाम का वाचक है । दूसरा सर्वनाम संज्ञा का। सप ये जो नान 
हु चे नर्वारि ६ सज्ञा और उपसम्न विशेष में अवस्थित रहते हे टस लिप सना सौर 
उपस न बने हुए सरादि शब्दों की सर्वनाम सज्ञा नही होगी । 


= 














= ® [oe ~ ha हर ~ र्ट ~, < ए्तर हु सा (हत ह 
१ प्ता चाप । यद वर्षा भव स पष्टा 51 एतर शन सरो 


त डड 
परामशद्ध ” सप? फुस्स आदि व नही! 


क 1५ ~ “+= Fw 4. 
झुर श्‌ > ~ we ~ ० Shh ee “क eee 2, 

२. 3 नु जो सा विख आदि २०: सद क नागन पि इसे nN: 
या! 


३२६ स्याकरणमहाभाप्य 


अथवा महतीये संज्ञा क्रियते। संक्षा च नाम यतोन ळघीयः । 

कुत एतत्‌ । लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌॥। तत्र महत्याः संज्ञाया: करणे 
९ ० विक्षायत CAA 

एतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्थसज्ञा यथा विज्ञायत। सर्वादीनि सर्वेनाम- 
संज्ञानि भवन्ति । सर्वेपाँ नामानि इति चातः सर्वनामानि । सज्ञोपसजने च 
विशेषेऽवतिष्ठते । 

अथोभस्य खवनामत्वे कोऽथः ? 

उभस्य सयनामत्वेऽकजर्थः । 


उभस्य सर्वनामत्वेऽकजर्थः पाठः क्रियते । उसकी । 
किसुच्यतेऽकजर्थ इति । न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि । 


अथवा सर्वनाम यहद बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा की गई है। और संज्ञा 
जहाँ तक हो छोटी से छोटी होनी चाहिये । जिस से छोटी और चीज न हो चह संशा 
हे । क्योकि लाघव के लिये संज्ञा की जाती है । वहां बडी संज्ञा करने का यह प्रयोजन 
होगा कि बह अन्वर्थ संज्ञा समझी जाय | सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती दै 
जो सर्वेषा नाम सर्वनाम इस अथे के अनुसार सब का नाम भी दशती दे । संज्ञा और 
उपसञेन विशेष में अवस्थित होने के कारण सब के नाम नहीं होते इस लिये वे 
सर्वनामसंज्ञक न होगे । 


उभ शब्द की सर्वनामसंज्ञा का क्या प्रयोजन हे ? 


उभ अब्द की सर्वनामसंज्ञा का अकच्‌ दोना प्रयोजन है । उभ शब्द को 
सवीदिगण में इस लिये पढ़ा गया है कि उस की सर्वनाम संज्ञा हो कर उभकी 
(अज्ञातौ उभोः=उभकौ) यहाँ अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः सूत्र से अकच्‌ प्रत्यय 
हो जाय | अन्यथा सामान्य प्रारिवीय क प्रत्यय ग्राप्त होता है । 


केवळ अकच्‌ के लिये ही उभ दाब्द का सर्वादि में पाठ क्यों कहते दो? 





वोल्ने की इच्छा को सहविवक्षा कहते हैं । यहा सर्वादि और सर्वनाम दोनों में भिन्न २ 
ठो अर्थ एक साथ विवक्षित हैं इस लिये सहविवक्षा के अभाव में एकशेष नहीं प्राप्त 
होता तो भी एकणेय से तात्पर्य तन्त्र या आइत्ति समझना चाहिये । दो अर्थो के कहने 
की इच्छा से शब्द का एक वार उच्चारण तन्त्र हें। एक ही सर्वादि और सर्वनाम 
शब्द उक्त दो अर्थी वाला उच्चारण किया हुआ समझा जायया । या सर्वादि और 
सर्वनाम शब्द की दो वार आवृत्ति करके उक्त दोनों अर्थ निकाल लिये जायेंगे । 


षं भाद्विक १२७ 


अन्याभावो द्रिवचनटाब्‌ विषयत्वात्‌ । 


अन्येषां सर्ववामकार्याणाममाव:। कि कारणम्‌ । हविवचनटाब- 
विषयत्वात्‌ । उभशब्दोऽयं ह्विवचनटाबूविषयः। अन्यानि च सर्वनाम- 
कार्याणि एकवचनवडुवचनेपूच्यन्ते । 

यदा पुनरयमुभशब्दो छिवचनटायूविपयः, क इदानीमस्यात्यत्र 
भवति ? 

उभयोऽन्यत्र 

उभयशाव्दोऽस्यान्यच भवति। उभये देवमनुष्याः । उभयो 

मणिरिति । 





es 


भर भी तो बहुत से सर्वनामसंज्ञा के कार्य हैं जिनके लिये उभ शब्द का सर्वादि 

में पाठ कट्टा जा सकता है । 

सर्वनामसंज्ञा के अन्य कायो का उभ शब्द में संभव होने स अभाव दै । 
स्वभावतः उभ शब्द केवळ द्विवचन में और राप्‌ प्रत्ययान्त ही प्रयुक्त होता है । 
स्त्रीलिङ्ग से होने वाला राप्‌ भी द्विवचन में ही होगा। और सत्र स:नामसंङ्ञा के 
काये एकवयन या बहुवचन में कहे गये हैं । इस लिये उभ शब्द में उन का संभव 
नहीं ।' 

जब उभ शब्द केवर द्विवचन में ओर टाप्‌ विषय में दी प्रयुक्त होता है 
तो अन्य वचनों मै इस के स्थान मै किस शब्द का प्रयोग होता हे ? 


अन्य वचनों में उभ शब्द के स्थान में उभय शब्द का प्रयोग होता हे । 





१. उभाइुदात्तो नित्यम्‌ इस तद्वित उत्ति वाले अयच विधायक सूत्र में 
नित्य ग्रहण का यही प्रयोजन है कि वृत्तिमें उभय गब्द्‌ का ही प्रयोग हो उभ ळा न 
हो । उभ दाब्द का प्रयोग तो द्वधर्थीमिधान सामर्थ्य होने पर वाक्य डी म्गिनि में ही 
होगा । रत्ति में अभेंदेकच संख्या का भान होने से टियचन का अर्थ नही निरत सपना 
अतः वदा उभ दात्त का प्रयोग न हा कर उभय का ही प्रयोग रत #1 अन--उभागभ्यां 
स्यानाभ्याम्‌=उ भयत । उभयोः स्थानयो =उभयत्र। ये ती नप यगो । उभग., 
उभत्र ये नहीँ बनेंगे । ये अशुद्ध हे । उभी पुत्री यस्य स ज्उनयएुज होगा। उम- 
पुत्र, नहीं । उभावाएी उत्यादि तो द्विदण्डयादि गण न पदित होने मे साथ गान 
लिये जयिंग 1 उमवब्दोऽ्यन्‌ दस प्रयोग न उभ फा विश एमए पध न 
नदी हुआ दै । अन्यया उमयपन्दोज्यम्‌ पएने से उमय घाच्द री प्रति रोगण पी । 


अ. एकान 
स्त्र 


का 
+ 
~ 


६२८ ध्याकरणमद्दांभाप्य 


कि च स्याद्‌ यद्यत्राकच न स्यात्‌! 
कः प्रसज्येत । 
कडचेदानीं काकचोर्विशेषः । 


“उभशब्दोऽयं द्विवचनटावूविपय" इत्युक्तम्‌ । तत्नाकचि सति 
अकचस्तन्मध्यपतितत्वाच्छक्यते पतद्‌ वक्तं ढविवचनपरोऽयमिति। के 
पुनः सति नायं द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्र द्विवचनपरता वक्तव्या । 


यथेव तहिं के सति नायं द्विवचनपरः । पवमाप्यपि सति नायं 
द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्रापि द्विवचनपरता वक्तव्या । 


अवचनादापि तत्परविज्ञानम्‌ । 
अन्तरेणापि बचनमापि द्विवचनपरोऽयं भविष्यति । 
उभये दवमनुष्याः । उभयो मणि: इसी प्रकार एतौ उभौ के स्थान में एतद्‌ उभयम्‌ 
का प्रयोग होगा । 
क्या हो जायगा यदि उभको मे उभ शब्द से अकच न हो तो? 
क प्रत्यय प्राप्त होगा । 


क और अकच्‌ में क्या भेद है ? 


अभी कहा है कि उभ शब्द का केवळ द्विवचन झर टाप्‌ ही प्रयोग का 
विषय है । यदि उभकौ में अकच्‌ होता दवै तो वइ उभ की टि से पूर्व होगा। उभ 
के भकारोत्तरवर्सी अकार से पू होने से तन्मध्यपतितस्तदग्रहणेन गह्यते इस 
परिभाषा के अनुसार वद उभ के ग्रहण से गृहीत हो जायगा तो उससे परे ओ द्विवचन 
है यह कहा जा सकता है । क प्रत्यय तो प्रत्ययः परश्च के नियम से उभ से परे 
होगा । उस के होने पर उभकी में उभ से परे क प्रत्यय का व्यवधान होने के कारण 
अव्यवहित द्विवचन न रहेगा । वहाँ ट्विवचनपरता कहनी होगी । उभकौ में उभ से 
परे व्यवहित द्विवचन के साधुत्व का विधान करना होगा । 

जैसे उभकौ मै क प्रत्यय का व्यवधान होने से उभ से परे द्विवचन नहीं 
रहता वैसे उभे (उभ-टाप्‌-औ शी) यहां स्त्रीलिङ्ग में टाप्‌ करने पर उसके व्यवधान 


सं भी उभ से परे द्विवचन नहीं रहेगा । वहां भी किसी प्रकार द्विवचन परे बनाना 
होगा । 


टापू में तो चिना वचन के ही उभ से परे द्विवचन हो जायगा । 
१, पीवलोद्दितावुभाववयवी यस्य स उभयो मणिः । 


इष्ट आद्विक १२९ 


कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 

नहि। 

कथमचुच्यमानँ गंस्यते ? 

एकादेशे कते द्विवचनपरोऽयमन्तादिवद्भावेन । 
अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत केपि तुल्यम्‌ । 


अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत्‌ केपि अन्तरेण वचनं 
हद्विवचनपरो भविष्यति । कथम्‌। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो5विशिश्य 
भवन्तीति प्रकृतिग्रहणेन स्वार्थिकानामपि ग्रहणं भवति । 


क्या यह चात कहनी होगी ? 

नही । 

चिना कहे केस समझी जायगी ? 

उभ शब्द के अकार के साथ राप्‌ का सवर्णदीर्घ एकादेश होगा तो अन्तादिवय 
से टाप्‌ को पूर्व के प्रति अन्तवत्‌ मान कर उभ से सीधा परे द्विवचन हो जायया । 
टापू प्रत्यय स्वार्थ में होने से उभ शब्द के अर्थ में कोई व्यववान नहीं डालेगा । 

यदि टाप्‌ में द्विवचन परे हो जायगा तो क प्रत्यय में भी यह वात तुल्य 
है। वहां भी बिना वचन के ही उभ से परे द्विवचन हो जायगा । केसे ? क प्रत्यय 
भी स्वार्थिक है । प्रकृति के अर्थ को ही भभिण्यन्छ करता है । स्वार्थिक प्रत्यय 
प्रकृति से अभिन्न होते हें । प्रकृति के अहण से उनका भी अहण हो जाता हे! 
तो उभ के ग्रहण से क प्रत्ययान्त 'उभक' भी गृहीत हो जायगा। तव उससे 
परे औ यह द्विवचन यन जायगा ! ऐसी अवस्था में क सौर अकच में कोई भेद 
नहीं रहता । उसके लिय उभ शब्द का सर्वादिगण में पाठ न्य है ।' 





१. इस प्रकार भाष्यकार तथा वार्तिकक्रार दोना ने उक्त प्रशन वा रो 
उत्तर न देते हुए उभ शब्द का सर्वादि गण में पाठ व्यथ मान कर उसका राप्टन 
स्वीकार कर लिया है । बात टीक भी है। उभकौ में क प्रत्यय करें बाटे अज्य 
करें दोनों में रप और स्वर का कोई भेट नहीं। क प्रन्यय में प्रत्ययस्थर से 3 
अफयू में चित्र से उभकौ यदद अन्तोदाच रदगा। हां, अवग्रद में गड उपय 
क प्रयय में उनऽरी ऐसा अवग्रह होगा । अउन से उन्यो शेसा। याई भी न डि 
लक्षणेन पदकारा अनुयत्य किं ताहि पटकारनांम लक्षणमनुदत्वेम्‌ उस नारा 
के वचन से प्रदपाठयारों के अनुसार अयद नरी जोगे. जरत दया पामा 
धारम उटेगा वैसा अवग्रट होगा । यगा ररना हमारे अनि गाक्षण + दधीन पेग 


ठर 
> 
भ 


तो रमक भौर अकचू में समानता छाने दे दिये भदौ 


सर मही सन! 


६३० घ्याकरणमहार्भाल्य 


भथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि ? 


भवतोाऽकच्छेप्रात्वानि । 


भवतोऽकच्छेपात्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌ । भवकान्‌ | शेष:--स 
च भवांदच भवन्तो । आत्वम्‌ भवाइयिति । 

किं पुनरिदं परिगणनमाहोस्तिडुदाहरणमात्रम्‌ ? 

उदाहरणमात्रमित्याह । तृतीयादयोपि दृश्यन्ते । “सर्वनाम्न 
स्तृतीया च” । भवता हेतुना । भवतो हेतोरिति । 


भवतु (भवत्‌ ) शब्द की सवेनामसँझा के क्या प्रयोजन हैं ? 

भवतु शब्द की सर्वनाम संज्ञा के अकच, एकदोष और आातव प्रयोजन हें । 

अकच जैसे--अज्ञातो भवान-भवकान्‌ । यहाँ अञ्ञातादि अर्थ में भवतु के 
सर्वनाम होने से अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌० से अकच्‌ प्रत्यय हो जाता है । 

एकडेष जैसे---स च भर्वाश्चन्मवन्तौ । यहां भवतु के सदोदि में पढ्ने से 
त्यदादि में पाठ ददो जायगा तो त्यदादीनि सर्वैनिंत्यम्‌ पर कहे हुए त्यदादीनां मिथों 
यद्यसरं तत्‌ तच्छिष्यत इस वचन से तद्‌ भोर भवतु शब्दों में परपठित भवतु 
शब्द का एकदोष हो जाता है । 

आत्व जेसे--भवानिव दयते भवाइक। यहां भवतु के सर्वनाम होने से 
त्यदादिषु इगोनालोचने कथ्‌ च से क्विन्नन्त भवदूद् में आ सर्वनाम्नः से 
भवत्‌ के तकार को आकार हो जाता है । 

क्या भवतु शब्द के ये सारे प्रयोजन गिना दिये हें । या कुछ प्रयोजन और 
भी शेष हैं, ये केवल उदाहइरणमात्र हैं ? 

ये तो उदाहरणमात्र हैं सर्वनाम्नस्तृतीय च आदि से होने वाली षष्ठी 
तृतीया आदि विभक्ति भी प्रयोजन दीखते हें । भवता हेतुना भवतो हेतोः यहां 
भवतु के सतैनाम होने से घष्ठी व तृतीया हो जाती हैं ।* 





उभकास्यां हेतुभ्याम्‌, उभकयोः हेत्वोः यहा षष्ठी तृतीया विभक्ति सर्वनाम संज्ञा 
के विना भी निमित्तकारणहेतुपु सवासां प्रायदर्शनम्‌ इस वचन से सिद्ध हो आयेंगी । 
इस लिये तदर्थ भी उभ शब्द का सर्वादि में पाठ करना व्यर्थ हैं । 

१. निमित्तकारणहेतुषु सवीसां प्रायदशनस्‌ इस वार्तिक के मानने पर तो 
उसी से पष्ठी तृतीया विभक्तियों के सिद्ध हो जाने से यह प्रयोजन नहीं रहता । हां, 
अन्य प्रयोजन अवश्य हैं । जेसे--भवतोऽपत्यं भावतायनिः । यहां भवतु के सवोदि 
में पढ्ने से त्यदादि में पाठ हो जायया तो त्यदादीनि च से व्रद्धसंज्ञा हो कर डदीचाँ 


षष्ठ आद्विक ३३१ 


विभाषा दिकूसमासे बहुत्रीहौ ॥१।१।२८॥ 
द्गिअहण्ण किमर्थम्‌ ? 
न वहुत्रीहाविति प्रतिषेधं वक्ष्यति। तत्र न शायते क विभाषा क 


प्रतिषेध इति। दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति। दिगुपदिष्टे 
विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधः । 


दिक्‌ शब्द का अहण किस लिये किया है । 


आगे न चहुन्रीही सूत्र से बहुब्रीहि समास में सवोदियों की सर्वनाम संज्ञा का 
निषेध कहेंगे । दिग्‌ ग्रहण के अभाव में यह नही जाना जायया कि कोन से बटुबीदि में 
इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का विकल्प हे और कोन से म उस का सवैथा निपेध है । 
क्योंकि विभाषा समासे वहुत्रीही इतना सूत्र होने पर सभी वहुत्रीहि समासों सें विकल्प 
प्राप्त होगा । न वहुत्रीही से भी सभी वहुबीदि में निपेध प्राप्त होगा । दिग्‌ अहण 
करने पर यह दोष नही रहेगा । दिक्‌ ग्रहण से दोनों का विषयविभाग स्पष्ट हो 
जायगा कि दिशुपदिए वहुबीहि में विकल्प होता है। उस से भिन्न बहुवीहि में 
निषेध होता हे । जिस सें दिक शब्द का उपदेश हे वह दिगुपदिष्ट बहुब्रीहि है। जसे-- 
दिड्नामान्यन्तराले । दिकू समास वाले इसी बहुत्रीहि में सर्वनाम संशा का विकल्प 
करने के लिये दिक्‌ शब्द का ग्रहण किया हैं । 








वृद्धादगोत्रात्‌ से अपत्य अर्थ में फिज़ हो जाताहे। भवन्तमञ्चति भवद्रयस्‌ । 
यहा भवतु के सर्वनाम होने से विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयद्चतावप्रत्यये से भवत की टि यो 
अद्रि आदेश सिद्ध हो जाता है। भवतो विकार. भवन्मयः । यरा त्यदादीनि च 
से वृद्धसंज्ञा हो कर नित्यं वृद्धरारादिभ्य म मयट्‌ हो जाता हे! भवान्‌ मित्र यस्य 
स भवन्मित्रः । यहां भवतु के सर्वनाम होने से बहुत्रीदी सर्वनामसंख्ययोरपसंस्यानम्‌ 
इस वार्तिक से भवतु का पूवनिपात हो जाता है! भवत इदे भावन्उम्‌। भवदीयम्‌ । 
यहां भवतु की त्यदादीनि च से यद्धसेझा हो कर भवतप्झफठसी से वह, गस्‌ हो 
जाते ईँ । आकडारीय सूत्र के भाज्य में सपन्प्रातिपटिक विषय गृणबसनसभा से 
पेरे सर्वनाम संज्ञा पटी गई है। वह पर होने के कारण गुणवचन संघा को बाथ 
लेती है। भवतु के सवनामसेजक रोने से झुणवनन^ग ही बाधा हो जायगी नो 
सवतो भाव इस अर्थ में गुणप्चननादाणादिम्य, कर्मणि च ने शात मायू का 
सभाव सिद्ध दो जाता द 1 उसमे भारत्यस्‌ यइ रूप न यग फर भरम्‌, सपना 
झे रछ रप यन जाते हैं । 


~ >,... बत आ गे हर 
११६८ 


१, एक ही विषय में बिश शोर 


४४२ व्याकरणसहाभाष्य 


अथ समासग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


समास एवं यो बहुचीहिस्तत्न यथा स्याद्‌, वहुत्रीहिवद्भावेन 
यो वहुन्रीदिस्तत्र मा भूदिति। दक्षिणदक्षिणस्ये देहि । 


अथ वडुत्रीहिमप्रहणं किमर्थम्‌ ? 
इन्द्रे मा भूत्‌ । दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति । 





समासग्रहण किस लिये किया है । 


समास संशक (मुख्य) जो बहुनीहि हे वहीं सवैनाम संज्ञा का विकल्प हो, 
बहुचीदिवद्भाव से बहुव्रीहि साने हुए बहुब्रीहि में विकल्प न हो इस लिये समास 
ग्रहण किया हे । जैसे दक्षिणदक्षिणस्ये देहि। यहां स्त्रीलिङ्ग दक्षिणा शब्द को 
आवाधे च से द्वित्व तथा बहुब्रीद्विवज्ञाव हुआ हे । बहुव्रीहिवत्‌ मानने से स्त्रियाः 
पुंवत्‌० से पुंवत्‌ हो कर दक्षिणदक्षिणा बनता है। इस में बहुब्रीहि समास न होने 
से सर्वनाम संज्ञा का विकल्प न होगा तो सवीदीनि सर्वनामानि से सामान्यप्राप्त 
सर्वनामसंज्ञा रह जायगी । उस से चतुर्थी के एकवचन में स्याट्‌ आगम हो कर इष्ट 
रूप वन जाता है । 


वहुत्रीहिग्रहण किस लिये किया दै ? 


इन्द्र समास में सर्वनाम संज्ञा का विकल्प न हो इस लिये बहुनीहि अहण 
किया है । नेसे-दक्षिणोत्तरपूवीणाम्‌ । दक्षिणा च उत्तरा च पूर्वा च=दक्षिणोत्तरपूर्वाः । 
तासा दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌। यहां इन्द्र समास में दक्षिणा उत्तरा शब्दों को 
सर्वनाम्नो वृत्ति मात्रे पुंवद्भावः इस वचन से पुंचत्‌ हो कर ढक्षिणोत्तरपूवी यह 
शब्द बनता हे ।' बहुत्रीहि न होने से विकल्प न दोगा तो इन्द्रे च से नित्य सर्वनाम 
संज्ञा का निषेध हो कर आमि सर्वनाम्नः खुट्‌ से सुट्‌ नहीं होता । 





से प्रतिपेध प्रदत्त होगा तो विकल्प विधान व्यर्थ हो जायगा । यदि पूर्वविप्रतिषेध से 
विकत्य की प्रद्ृत्ति होगी तो प्रतिषेध विधि व्यर्थ हो जायगी, कारण क्रि विकल्प से तदर्थ 
की सिद्धि हो जायगी । 


१. इन्द्रे च यह सूत्र निष्पन्न द्वन्द्व समास मे ही सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा का 
निषेध करता ढे । निष्पद्यमान द्वन्द्व समास के घटक अवयवो की सर्वनामसंज्ञा का 
निषेध नहीं करता इस लिये दक्षिणोत्तरपूवी शब्द के घटक अवयव दक्षिणा उत्तरा शब्दों 
के सवनाम दोने से उन को पुंवत्‌ होने में कोई बाधा नहीं है । 


षष्ठ जाह्विक ३३३ 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इन्द्वे चेति प्रतिपेधो भविष्यति । 


नाप्राप्ते प्रतिषेधे इयं विभापा आरभ्यते सा यथेव न वइत्रीहा- 
चित्येतं प्रतिषेधं वाधते एवं इन्हे चेत्येतमपि वाघेत । 


न चाधेत। कि कारणम्‌ । येन नाप्राप्ते तस्य याघनं भवति! 
न चाप्राप्ते न वहुन्रीहाचित्येतस्मिन्‌ प्रतिपेथे इये विभाषा आरभ्यते । 
इन्हे चेत्येतस्मिन्‌ पुनः प्राप्ते चाप्राप्तेच। अथवा “पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानित्ये' वमियं विभाषा न वहुबीहावि- 


यह कोई प्रयोजन नहीं । दक्षिणोत्तरपूर्वीणाम मे इस विकल्प को बाध कर 
वन्दे च से नित्य निषेध हो जायगा । 


निषेध की अवश्य प्राप्ति मे यद्द विकल्प कहा गया हे । वह जैसे न वहुमीहौ 
इस निषेध को बाधता है वैसे वाध्यसामान्य चिन्ता पक्ष को ले कर द्वन्द्वेच इस 
निषेध को भी वाध लेगा । न प्राप्त=अप्राप्त। न अप्राप्त=्नाप्राप्त । अर्थात्‌ भवइयमेत 
प्राप्त । 

नही बाध सकता । क्योंकि येन नाप्राप्त न्याय से बाधा होगी । येन नाप्राप्त 
यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति यह परिभाषा पहले दीधीवेवीटाम्‌ आदि सूत्रों 
के भाष्य से भी आ चुकी दे। उस से जिस की भव्य प्राप्ति में इस सूत्र का 
आरम्भ है उसी निषेध को यह वाघेगा । जिस की किसी अंश म प्राप्ति किसी में 
अप्राप्ति होने से निश्चित भवऱ्य प्राप्ति नही है उसे नहीं वाधेगा । न वहुनीदो की 
तो निश्चित अवश्य प्राप्ति है। क्योकि उस निपेध का कही विकल्प नहीं है । वह 
सारे दिग्बहुनरीहि को व्याप्त करता ह । इन्द्रे च यहद निषेध तो सारे दिग्हन्द्र को 
व्याप्त नही करता क्योंकि विभाषा जमि द्वारा जस्‌ अंश में विकल्प कहा गया है । 
इस लिये वह अवश्य प्राप्त नहीं है। किंच, यदि यह सूत्र इन्द्र च निय को 
याध कर उस में विकल्प करे तो जस्‌ नशम यह विभाषा जगि पिनाएा झा 
अजुवादमात्र रह जायगी (यह दोष भी होगा) अतः दक्षिणोगरपू्वाशाय एस एमा 
में यह विकल्प न हो फर न्दे च सूत्र से नित्य सपनाम संज्ञा का निषेध टी होगा 
तो बहुब्रीहि महण की कोर्ट आवइयकफता नदी । अथवा पुरसतादयराश पानररगन 
विधीन्‌ चाभन्ते नोत्तरान्‌ इस परिभाषा स यह सूत्र अपने सं नन्तर सब्ययट्रित 
छान याले न याती इस नियेध का ही याधगा । व्याहत हो फर याः म धान 
चाले हन्टे च एस निषेध को नहीं दाघेगा । परिभाषा फा लये (--यूप्र पाउ मे दहरे 
पढ़े हुए नपवादसूर अपने से भनन्तर आने दारी पिधि झो ही याधगेई। 


३३४ ब्याकरणमदामाप्य 


त्येतँ प्रतिषेधं वाधिष्यते, इन्द्रे चेत्येत॑ प्रतिपेध न वाघिष्यते। अथवा 
इद्‌ तावद्यं प्रष्टव्यः, इह कर्मान्न भवति या पूर्वा सोत्तरा अस्योन्सुग्धस्य 
सोऽयं पूर्वोत्तर उन्मुग्धः । तस्मै पूर्वोत्तराय देहीति। 'लक्षणप्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति’ | यद्येवं नाथौ वहुब्रीदित्रहणेन । इन्दवे 
कर्मान्न भवति | लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिदोक्तस्येवेति । 


उत्तरार्थ तर्हि वहु्रीहिश्रहणं कर्तव्यम्‌ । 
न कर्तव्यम्‌ । क्रियते तत्रैव न वहुव्रीहाविति । 
द्वितीयं कर्तव्यम्‌ । वहुत्रीहिरिव यो वहुबीहिस्तत्न यथा स्याद्‌, 


व्यवहित होकर वाद में जाने वाली विधिको नहीं वाधते' अथवा--दक्षिणोत्तर- 
पूर्वाणाम्‌ यहाँ द्वन्द्व मै इस विकल्प की प्राप्ति की दाङका करने वाले इस व्यक्ति से यह 
पूछना चाहिये कि--या पूवी सा उत्तरा अस्य उन्मुग्धस्य स पूर्वोत्तर: उन्मुग्धः । तस्मै 
पूर्वोत्तराय देहि । यहाँ पूर्वोत्तर इस दिकूसमास बहुत्रीहि में इस सूत्र से सर्वनामसंज्ञा 
का विकल्प क्यों नही होता तो वह यही उत्तर देगा कि इस सूत्र में प्रतिपदोक्त 
दिट्नामान्यन्तराले सूत्र चाला दिकू समास बहुत्रीहि लिया गया हवै । पूर्वोत्तर में 
दिक्‌ समास लाक्षणिक है । प्रतिपदोक्त दिङ्नामान्यन्तराले से विद्वित बहुत्रीहि नहीं 
है इस लिये लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति इस परिभाषा के 
अनुसार प्रतिपदोक्त के ग्रहण में लाक्षणिक का ग्रहण नहीं होगा तो यहाँ लाक्षणिक 
होने से यह विकल्प नहीं होता है तो उसी परिभाषा के अनुसार दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ 
सें भी विकल्प नहीं होगा । इस लिये बहुब्रीहि ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । 
दक्षिणोत्तरपूवोणाम्‌ मै लाक्षणिक दिक्समास द्वन्द्व दै । प्रतिपद्विहित दिड्नामान्य- 
न्तरारे वाला बहुब्रीहि समास नहीं है । 


अच्छा तो न वहुब्रीही इस उत्तर सूत्र के लिये यहां बहुब्रीहिप्रहण कर देना 
चाहिय । 

कोई आवश्यकता नहीं । वहां न बहुव्रीहौ में बहुब्रीहि्रइण कर ही रखा है । 

दूसरा बहुव्रीद्वियदण कर देना चाहिये । जिस से समास जो बहुब्रीहि है 


अर्थात्‌ जो सुख्य बहुब्रीहि दै, वहीं सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो । बहुन्रीदिवत्‌ मान 
कर जो बहुब्रीहि है वहां सवैनाम संज्ञा का निषेध न होवे। जैसे--एकैकस्मै देहि । 


१. अनन्तर विधि को वाधने में चरितार्थ हो जाने सरे क्षीणशक्ति हो जाते हैं 
उत्तर्‌ विधियों को नद्दी वाघते । 


दृष्ट भाह्षिक १३५ 


चहुनीहिवद्भावेन यो बहुनीहिस्तत्र मा भूत्‌ । पकेकस्मै देहि । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। समास इति वर्तते तेन बहुनीहिं 
विशेषयिष्यामः । समासो यो वहुमीदिरिति । 


इदं तहि प्रयोजनम्‌ । अवयवभूतस्यापि वहुबीहेः प्रतिपेधों यथा 
स्यात्‌। इह मा भूत्‌ । चस्त्रमन्तरमेपां त इमे चस्त्रान्तराः । वसनमन्तर- 
मेषां त इम वछनान्तराः। वस्त्रान्तराइच वसनान्तराइच वस्त्रान्तर- 
चसनान्तराः । 





यहाँ एक शब्द को एकं वहुब्रीहिवत्‌ से द्वित्व तथा वहुबीद्विवद्भाव हुआ है । बहुः 
घरीहिवत्‌ मानने से सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता दै। इस में वहुबीहि समास नहीं दै 
इस लिये न बहुव्रीही से निषेध न द्दोगा तो सवेनाम्नः स्मे से ठे को रमै हो 
जाता है। 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं। इस सूत्र से वहां समास की अनुवृत्ति चली 
जायगी । उस से बहुत्रीदि का सम्वन्ध हो कर बहुब्रीहि समास ही समझा जायगा । 

अच्छा तो फिर इस बहुवीद्विग्रहण का उत्तर सूत्र में ही वह प्रयोजन हे 
कि अवयवभूत बहुघीदि को भी बहुब्रीहि मान कर उसमें न बहुत्रीरी से 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध हो जावे । अर्थात्‌ यहुबीहि समासमात्र मे चाहे वह 
स्वतन्त्र वहुबीहि हो या किसी अन्य समास का अवयव हो सब में सर्वनाम संज्ञा 
का निषेध होवे । जैसे--वस्त्रमन्तरमेषां ते चस्त्रान्तराः । वसेनमन्तरमेपां त वसनान्तराः । 
वस्त्रान्तराइच वसनान्तराइच वस्त्रान्तरवसनान्तराः। यहाँ बहुवीद्विगर्भ इन्टसमाख 
में द्वन्द्व की मुख्यता है। वहुब्रीहि उसका अवयर है। तो भी यटुनीाध्ित 
सर्वनामसंशा का नित्य निषेध हो जाने से जसः शी से शीभाव नहीं डुला । 
अनुवत्त बहु्रीद्दिग्रहण के सामथ्यं से दन्द में प्राप्त विभाषा जमि की भी याधा 


द्दो राए्‌ । 


१, वसन शब्द का यहाँ ग्रह अर्थ है, अन्तर शब्द का बाथ अर्य है 1 





यै 
कण टं । सूमरार 


, उपसेजेत की सर्वनामता को नितेश याहार न 
आचार्य पाणिनि न ऐसा वचन स्वयं नहीं कशा हैं 1 उगी थि सग 
सालीही सूत का आरम्भ किया हे अन्यवां बायोडहि संतान में सिए पण्याएंने 


TR 30 TTS 


नि के फारण उसी वचन से सनामसेरान होगी शोर यरभार गाडे न 

उसी पनन से निषेध मिद्ध पा। यहां दस पचन रो मे मानत हुए इ याय रिदा 
~ ह 

फा उग प्रयोजन यताया यया इ! 


४६६ घ्वाकरणंमहाभाण्य 


न बहुन्रीदी ॥१।१।२९॥ 


किसुदाहरणम्‌ ? 

प्रियविश्वाय । 

नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सर्वाद्यन्तस्य वहुत्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌। 
वक्ष्यति चैतद्‌-'वहुनीही सवनामसंख्ययोरुपसंख्यानमि'ति। तत्र विइव- 
प्रियाय इति भवितव्यम्‌ । 

इदं तर्हि इथन्याय । ञ्यन्याय । 


नजु चात्रापि सर्वनाम्न एव पूर्वनिपातेन भवितब्यम्‌। 

नष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-सख्यासर्वनाम्नोयो वहुन्रीहिः परत्वात्‌ 
तज्ज संख्यायाः पूर्वनिपातो भवतीति’ इदं चाप्युदाहरणं म्रियविइवाय । 

इस सूत्र का क्या उदाहरण हे? 

प्रियविइवाय । प्रियं विश्वं यस्य स प्रियविदव. तस्मै प्रियविदवायं । यहां 
वहुत्रीहिसमास में विइवशब्द की सर्वनाम संज्ञा का इस सूत्र से निषेध हो 
गया तो ळे को स्मे नहीं हुल । 

यह कोई प्रयोजन नही । जिस चहुन्रीहि समास मै सवोदि शब्द अन्त में 
होंगे वहां यह निषेध लगेगा । प्रियविश्वाय इस बहुघरीह्ि से विश्व शब्द अन्त 
में नहीं आ सकता । क्योंकि आगे समास प्रकरण में वहुत्रीही सवेनामसंख्ययोर्प- 
सेख्यानम्‌ यह वातिके कहेंगे। उससे बहुत्रीहि में सवेनाम का पूवेनिपात हो 
कर विदवप्रियाय रूप बनेगा । प्रियविश्वाय नहीं । 

अच्छा यह उदाहरण लीजिये--ददयन्याय, त्र्यन्याय । हौ अन्यौ यस्य स 
घन्यः । तस्मै द्वचन्याय । त्रयो अन्ये यस्य स त्र्यन्य तस्मै त्र्यन्याय । यहाँ बहुत्रीहि 
में अन्य शब्द अन्त में होने से सर्वनामसंज्ञा का निषेध हो गया तो स्मे न हुआ । 

दृयन्याय, श्यन्याय में भी उक्त वार्तिक से सर्वनामसंञक अन्य शब्द का 
पूवेनिपात होना चाहिये । 


यहां यह दोष नही होगा । उक्त वार्तिक से आगे दूसरा वातिक कहेंगे-- 
संख्यासवनाम्नोरयो बहुत्रीहिः परत्वात्‌ तत्र सख्यायाः पूर्वनिपातो भवतीति! उस का 
अर्थ हे--संख्या और सपेनाम वाले बहुब्रीहि समास में संख्या और सर्वनाम दोनों 
की प्रतिस्पर्धा में सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ इस वचन मै संख्या के पर होने से 
सर्वनाम को वाध कर संख्या का ही पूर्वनिपात होगा, सर्वनाम का नहीं। उस से 








१. प्रिय शब्द को विशेषण मान कर सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ से प्रिय शब्द 
का पूव निपात हुआ है । 


दए आहिक ६६७ 


मन घोक्त विदवभियायेति भवितव्यमिति । वक्ष्यत्येतत्‌ वा प्रिय- 
स्येति’ । न खब्वप्यवध्य सर्वाद्यन्तस्यैव वहुबीहेः प्रतिपेधेन भवितव्यम्‌ । 
कि तर्हि । असर्वाद्चन्तस्थापि भवितव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ । अकज्‌ मा 
भूदिति । 

कि च स्वादू यंचन्नाकच्‌ स्यात्‌। 

को न स्यात्‌ । 

कङ्चेदानी काकचोर्विशेषः ? 


, व्यञ्जनान्तेषु विशेपः। अहकं पिता यस्य मकतपित॒कः। त्वकं 





संख्या संज्ञक द्वि और सर्वेनामसज्ञक अन्य शव्द में संख्यासंज्ञक दवि का ही पूर्वनिपात 
होने से अन्य शब्द अन्त में मिल जायगा । वैसे प्रियविश्वाय उदाहरण भी टीक 
है।यह जो कहा कि विदइवप्रियाय होना चाहिये वह ठीक नहीं । क्योंकि वही 
वा प्रियस्य पूर्वनिपातो भवति यह वातिक भी पढ़ा है। उस से प्रिय शब्द को पक्ष 
मे पूर्वनिपात हो कर प्रियविइवाय वन जायगा । इस के साथ यह भी कोई भावश्यक 
नहीँ कि जिस बहुनीहि स सबौदि अन्त में हों वहीं यह निपेध रगे । सादि के 
अन्त में न होने पर भी बहुचीदि में सर्वनाम संज्ञा का यह निषेध करता ह । क्या 
प्रयोजन है ? अज्ञात आदि अर्थ में अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राफ्टे, से प्रात शकष न 
हो जावे । 


क्या हो जायगा यदि विइवप्रियाय, द्वपन्याय भादि में अकच हो 
जाय तो ! 


सामान्य प्राप्त प्रारिवीय क प्रत्यय न हो सकेगा । 


क और अकत से यहां क्या सेद हे? क्यॉफि क या अय होने पर 
विउवप्रियकाय, ढघन्यकाय यही रूप होगे । 


यहां विश्वप्रियाय आदि छ्ञन्तो से तो भड नहीं, पर एरान्तो में भट ह । 
जस अदकं पिता यस्य, गवव, पिता यस्य रस लोकिक मिप्रह चाफय वाळे चहुनीटि समास 
में अटकम्‌ व्वस्प्‌ ये इलन्त यु्मदू अस्मद्‌ शब्दों के अरव शयाना एमा 
एकरचन फे रूप हँ । इन का अलीकिक विग्रह समय हुने पर ससरत पिए रा, 
युप्मवदू-्सु पितृ सु ऐसा होता हे । खोर क होने पर एसमा पिवू गा, पूजा रने 


ण {* 
i 


पिए सु ऐसा । यद भद सपाट दे। यामीहि समास होने से पयलो पाडा! - पट 
के सनाम होने से निचित साय ही होगा। वैसा दि आणण्य राळा मेरा 


रहा ह 1 फिन्तु षट्मीदि समासार्थ महीकिक विश्रह पाण्य ने यहि आलया 


११८ ब्धार्करणमद्दाभीप्य 


पिता यस्य त्वकत्पिदक पति प्रापोति । मत्कपितृकः, त्वत्कपिठक इति 
वेष्यते । 


कर्थं पुनरिच्छतापि भवता बहिरङ्गेण प्रतिपेधेनान्तरङ्गो विधिः 
शक्यो वाधितुम्‌। 

अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो विधिवांधते गोमतूप्रिय इति 
यथा | 

क्रियत तत्र यत्नः प्रत्ययोत्तरपद्योङ्चेति । 


का निषेध नहीं होता है तो अकचू होगा । निषेध होने पर क होगा । पितू शब्द 
के साथ समास में युष्मद्‌ अस्मद्‌ के अपर्यन्त भाग को त्व म आदेश, समासान्त 
कप्‌ प्रत्यय और विभक्ति का छुक्‌ हो जाताहै। अकच्‌ पक्ष में मकतपितृक', 
त्वकत्‌पितृकः प्राप्त होता दै। क पक्ष में मत्कपितृकः, त्वत्कपितृकः ऐसा । इन 
दोनों में हमें क वाळा रूप इष्ट है इस लिये इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का निषेध 
करना आव्यक है ।' 
युञ्मदू-सु पितृ खु, अस्मदू-सु पितृ छु इस अवस्था में अन्तरङ्ग प्राप्त अकच्‌ 
को आप चाहते हुए भी न बहुव्रीही इस वहिरङ् निषेध से केस रोक सकेंगे । 


अन्तरङ्ग विधियों को भी वहिरङ्ग विधि बाध लिया करती हे । जैसे-- 
गोमतप्रियः । गोमान्‌ प्रियो यस्य । यहां गोमत्‌ सु प्रिय सु इस अवस्था में अन्तरङ्ग 
प्राप्त हलदयादि लोप को बहिरङ्ग सुपो धातुप्रातिपदिक्रयोः यह सुप्‌ का लुक्‌ बाध 


लेता है । परिभाषा भी दै-अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ वहिरङ्गो छग्‌ वाधते इति । 


वहाँ तो प्रत्ययोत्तरपदयोऽ्च यह विशेष यत्न किया हे । इस लिये बहिरङ्ग 
लुक्‌ अन्तरङ्ग लोप को वाघ लेता दै । अन्यथा त्वन्नाथ. मन्नाथः यहाँ तव नाथः, मम 
नाथः इस घष्टीससास में युष्मद्‌ डस्‌ नाथ सु, अस्मद्‌ डस्‌ नाथ सु इस अवस्था में 
सुपो धातु० इस सुब्लुक्‌ की अपेक्षा त्व म आदेशों के अन्तरङ्ग होने से ङस्‌ के लक से 
पहले प्रत्यय परे मान कर त्व म आठेश हो जायेंगे तो प्रत्यय इस अंश से ही सिद्ध हो 


१. न केवल व्यञ्जनान्तों में ही क और अकच्‌ का भेद है अपि तु द्विकघुत्रः, 
देकिपुत्र. यहा अजन्त द्वि शब्द के प्रयोग में भी क और अकच का स्पष्ट भेट है। 
अकच होने पर टृकिपुत्रः होगा । क होने पर द्विकपुच्र बनेगा। अकच्‌ टि से पूर्वे होता 
हैं। क प्रातिपढिक से परे होता है । 


२ ळक होने से प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध दने से यहां जुस्‌ और दीर्घ नहीं 


होते । 


षष्ठ भाहिक १३१९ 


नजु चेहापि क्रियते न बहुनीहाचिति । 
अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । ग्रियविइवाय । 


उपसर्जनप्रतिषेधनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । अये खल्वपि बहुत्रीहिः 
रस्त्येव प्राथमकल्पिकः, यस्िन्तेकपद्यमेकस्वर्यमेकविभक्तिकत्बं च । 
अस्ति तादर्थ्यात्‌ ताच्छन्यम्‌। वहुनीह्मर्थानि पदानि वहुघीहिरिति । 


जाने पर उत्तरपदग्रहण व्यथ है । वह व्यर्थ हो कर इस चात का ज्ञापक है कि बहिरत्न 
होता हुआ भी सुप्‌ का लुक्‌ अन्तरङ्ग कार्य को वाध कर पहले हो जाता है । पहले 
सुव्ळुक्‌ हो जाने पर प्रत्यय परे नहीं होगा तो त्व म॑ आदेश नहीं हो सकेंगे । उन्हे 
करने के लिये उत्तरपद ग्रहण चरितार्थ होता है । 


यहां भी न वहुब्रीही यह यत्न किया हे । इस यत्न से अन्तर अकच की 
वाधा हो जायगी। 


न वहुत्रीही के बनाने का तो भोर प्रयोजन है। क्या? प्रियविस्वाय यहां 
सर्वनामसंज्ञा का निषेध हो कर रमै न होना । क्योकि प्रिय विश्‍व शब्द के बहुत्रीहि 
बन जाने पर ही इधर से समे और उधर से सर्वनामसंज्ञा का निषेध दोनो समान- 


~ कर 


समय मे प्राक्त दोते दे । इस सूत्र से सर्वनामसंज्ञा का निपेध हो जाने सेस्मैन 
होगा । 


यह प्रयोजन तो उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा के निपथ से भी गतायथ॑ है। 
प्रियविश्वाय में विश्‍व शब्द उपसर्जन हे । संजोपसजनप्रतिधेध. इस वचन से उसकी 
सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्मे न होगा । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है 
कि बहुनीहि भी दो प्रकार का है। एक तो प्राथमकल्पिक। प्रथमकाप अः = 
प्राथमकत्पिकः । अर्थात्‌ असली समासरूप जिसका एकार्थीनाव नाम है । 
जिसमें एक पद एक स्पर भौर एक विभक्ति दोती ह। और दूसरा उस क्षमली वरची 
के लिये यनाया गया अछोकिक प्रक्रियारास्प भी बहुत्रीहि ह पह भी बयीयर्य 
होने से ब्रटुबीदि गन्द से व्यवदत होता दे । यहाँ समासस्प चएुनीहि के छिये 
यनाये गये झलोकिक प्रक्रियावाक्य को भी वटवीडि माना गदा ६1 उस सरम्या 
में यहुत्रीदि बनने से पूर्व युप्मद्‌ स पितृ सु, धस्मद न पिवू सु एस अरण्य 
वाफ्य में ही चुप्मट क्षस्मद्‌ पी सईनाम संज्ञा का टुस सूच से निधध हो 
१. न यदप्रीडो सूद में पनीर था रणामी निग दी यर रमिर कगना 
हयमा समान से पर रफ क्य न हिड १० 
उठी कल्पा न चएमीहिः एसा अमान ही नि पर ६३ । 


5३५ 


३४० ब्याकरणमहाभाष्य 


तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्द्यं तस्येद्‌ ग्रहणम्‌ । 


गोनदींयस्त्वाह--अकचस्वरी तु कतेव्यो प्रत्यङ्गं सुक्तसंशयो । 
त्वकत्पितृको मकतूपितक इत्येव भवितव्यमिति । 


प्रतिषेे भूतपूर्वस्योपसंख्यानम्‌ । 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌। आढ्यो भूतपूर्वः आट्य- 
पूर्वः । आढ्यपूर्वाय देहीति । 


जायगा तो अकच न हो कर स्वार्थिक कके साथ त्वत्कपितृक , मत्कपितृकः ये 
इष्ट रूप बन जायेंगे । 


फिर भी भाण्यकार तो युष्मद सु पितृ सु, अस्मदू सु पितृ सु इस अवस्था 
में अकच्‌ और स्वर को ही अधिक अन्तरङ्ग समझते हुए त्वकतपितृकः मकतपितृकः 
अकच्‌ वाला रूप ही अभीष्ट मानते हैं । वे कहते हैं कि अव्ययसवेनाम्नामकचु ० से 
होने वाला अकच्‌ प्रत्यय और स्वाङ्गरिटामदन्तानाम्‌ से सवैनाम को होने वाला 
आचुदात्तस्वर ये दोनों कार्यं अन्तरङ्ग हैं इस लिये मुक्तसंशय हो कर पहले कर 
लेने चाहिये । 

भूतपूर्वे अर्थं वाले पूर्वाद्यन्त आढयपूर्व आदि शब्दों की सर्वनामसंज्ञा का 
निषेध कहना चाहिये । आढ्यो भूतपूर्वः आढ्यपूर्व. । तस्मै आढ्यपूवीय देहि । 
यहाँ पूव शब्द की सवीदिगण में पठित होने से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है । 





१. इस प्रकार भाष्यकार की इष्टि से इस सूत्र का प्रत्याख्यान हो जाता हैं। 
क्योंकि प्रियविर्वाय आदि में स्मै आदि तो उपसर्जन होने से न होंगे । रहा अकच्‌, 
वह इष्ट है ही । फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है। एक दृष्टि से देखा जाय तो 
भाष्यकार का सत युक्तियुक्त प्रतीत होता है । जव अहकं पिता यस्य, त्वकं पिता 
यस्य इस लोकिक विग्रह वाक्य में अहकस्‌, त्वकम्‌ यह अकच सहित का ही 
प्रयोग है क सहित का नहीं, क्योंकि बहुब्रीहि होने से पूर्व युष्मद्‌ अस्मद्‌ की सर्वनामता 
अव्याहत है। वहा अकच्‌ ही होगा, क नहीं । तो फिर बहुब्रीहि होने पर भी पहले 
वाक्यावस्था में किया हुआ अकच्‌ क्यों हटे । उसके हटने का कोई बलवान्‌ हेतु नहीं 
है। इस लिये स्वकतूपितृकः, मकतपितृकः यही रूप इष्ट मानने चाहिये । 
क प्रत्यय वाळे त्वत्कपितृकः, मत्कपितृकः ये नहीं मानने चाहिये ऐसा महाभाष्यकार 
श्री पतञ्जलि जी को अभिमत है। यथोत्तरं मुनीनाँ प्रामाण्यम्‌ के अनुसार पूववता 
सूजकार कें मत से उत्तरवताँ भाष्यकार का मत ही प्रमाण होना चाहिये । 


पए आद्विक १९१ 


प्रातिषेधे भूतप्धस्योपसंख्यानानर्थक्यं एर्वादीना व्यवस्थायामिति वचनात. 


प्रतिपेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानमनर्थकम्‌। कि कारणम्‌ । पूर्वादीनां 
व्यवस्थायामिति वचनात्‌ । पूर्वादीनां व्यवस्थायां सवनामसंशोच्यत । 
न चात्र व्यवस्था गम्यते । 


दृतीयासमासे ॥१।१।३०॥ 
समास इति वर्तमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


अयं तृतीयासमाखोऽस्त्येव प्राथमकल्पिकः । यस्मिन्नेकपद्य- 
~ हि र 
मेकस्वर्यसेकविभक्तिकत्वे चेति। अस्ति च तादर्थ्यात्‌ वाच्छब्द्यम्‌ । 
तृतीयासमासार्थानि पदानि दतीयासमास इति । तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌ 
ताच्छव्यं तस्येदं ग्रहणम्‌ । अथवा--समास इति वर्तमाने पुनः समास- 


भूतपूवीर्थक पूर्वान्त आढयपूवे आदि की सर्वनामसंज्ञा के निषेध की 
आवश्यकता नहीं । क्योकि प्रवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि० गणसूत्र मे ब्यवस्था- 
चाची पूत्र शब्द की सवनामसंज्ञा कही हे । लाट्यपूर्य से पूर्वे शब्द व्यवस्था का 
बोधक नहीं है । जो पहले भाव्य रहा हे इस अर्थ में पूर्वे शब्द आढद्यत्य का विशेषण 
हे । स्वतन्त्ररूप से दिक्‌ देश काल की अपेक्षा से अवधि का नियम यहां नहीं है 1 
जैसे पूर्वमतिकान्तः=अतिपवः, पर्वभूतः भूतपूर्व. यहाँ पूव शब्द अतिक्रान्त नर्थ का 
या किया का विशेषेण होने से सर्वनामसंज्ञक नहीं दोता घेसे आव्यपर्व मे भी पू 
शब्द का अपना स्वतन्त्र विरोव्यरूप अथ न होने से उसकी सर्वनामसज्ञा नही होगी । 


विभावा दिकूरमासे० से समास की अजुतरृत्ति भाने पर किर यहां समासग्रदण 
किस लिये किया है । 

यह तृतीयासमास दो प्रकार का हे । एक नो प्राथमरठीरक कीत 
वास्तविक एकार्वीनाय रूप जिस में एक पद एक स्पर धार एक रिन हानी) । 
छोर दूसरा बह जो जसली तृतीयासमास के लिये प्रयागाद लाम शिवडयास्य 
बनाया जाला ऐ वह भी तृतीयासमासाथै गने से नृणीयसमास दाबा से व्याग 
होता हे । जो वृत्तीयासमास के दिये हाकिर परो का पिप्रदागरय बनाया शाता ५ 
उसे भी यहाँ चृतीयासभास समदा लिया जाय दस लिये समाय आषा शया 2 । 
जेमन पनस्मान३ ३. । यदा माररा, यई खखरी इई पागा 
राप तृरीयासमास हे । उस के लिये सनाया गया मागन पे था सभर 


विदारय भी नृसोपादमास पो जायगा गो अया च झी शरा मेर पं म 


३४२ ध्याकरणमद्दाभाण्य 


ग्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ । योगाहुं यथा विज्ञायत। सति च योगाङ्ग 
योगविभागः करिष्यते । तृतीया । तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनाम- 
संज्ञानि न भवन्ति । मासपूर्वाय देहि । संवत्सरपूर्वाय देहीति। 
ततोऽसमासे । असमासे च तृतीयायाः सचीदीनि सर्वनामसंज्ञानि न 
भवन्ति । मासेन पूर्वाय देहि | संवत्सरेण पूर्वाय देहीति । 


विभाषा जासि ॥ १।१।३२॥ 


जसः कार्य प्रति विभापा। अकज्‌ हि न भवति। “इन्हे चेति’ 
प्रतिषेधात्‌ । 





भी सर्वनामसंक्षा न होगी । सर्वनामसंज्ञा न होने से स्मे न होगा। अथवा--समास 
की अनुवृत्ति आने पर फिर समासग्रहण का यह प्रयोजन है जिस से वह (स्सूत्रोपात्त 
समास राब्द) योगा वन जावे । अर्थात्‌ अष्टाध्यायी का योग (सूत्र) रूप अङ्ग 
बन जाय । योगाङ्ग वन जाने पर योगविभाग किया जा सकेगा। तृतीयासमासे 
इस एक सूत्र मे प्रदिष्ट निर्देश सान कर तृतीया और असमासे ये दो सूत्र बन 
जायेंगे । तृतीया इस सूत्र के साथ अन्नुद्त्त समासे यह शब्द्‌ जोड़ कर अर्थ होगा मुख्य 
दृतीया समास से सर्वीदि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती । जैसे--मासपूर्वाय देहि । 
संवत्सरपूर्वाय देहि । यहाँ पूर्वसद्दश समोनार्थ कलह निपुण० सूत्र से विहित प्रतिपदोक्त 
तृदीयातत्पुरुष समास लिया गया है। उस समास में सर्वनामसंज्ञा नहीं हुई तो 
स्मै नहीं हुआ । उसके वाद असमासे इस दूसरे सूत्र का अर्थ होगा -असमास अर्थात्‌ 
ठृतीयासमासार्थ वाक्य मे भी तृतीयान्त से परे आये हुए सवीदि की सर्वनामसंज्ञा 
नही होती । जेले--मासेन पूर्वीय देहि । संवत्सरेण पूर्वाय देहि। यहाँ लौकिक विग्रह 
वाक्य में पूर्व ऋब्द की सर्वनाम संज्ञा न होने से स्मै नहीं हुआ । 

जस्‌ का कार्य जो जसः जी से शीभाव है उस के करने मै ही द्वन्द्व समास 
में सवोदि की सर्वनाससज्ञा का विकल्प हे । अकच आदि अन्य कार्यों के करने में 
विकल्प नही है। वहां तो इन्द्रे च से नित्य निषेध रहेगा। उस से वर्णाश्रमेतरे, 
वरणोश्रोतरा. ( वर्णाइच आाश्रमाइच इतरे च १ यहां इन्द्र समासमं जस को शी 
तो विकल्प से हो गया किंतु अकच के प्रति सर्वेनामसंज्ञा का सर्वथा निषेध होने से 
अकच्‌ नही हुआ 1 





१. असमासे यहा पयुदास में नन्‌ समझना चाहिये, जिससे तत्सद्शतद्विन्न 
की प्रतीति हो। तृतीयासमासार्थ वाक्य तृतीयासमास से भिन्न भी है और उसके 
सदा भी है । 


२, वस्ठुत विभाषा जसि यहा जसि इस निर्देश से ही उक्त वात समझा दी 


प्ट भाद्धिक॑ (४४ 


पूर्वपरावरदाक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ॥ १।१।३४॥। 
अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्थक्यं गणे पठितत्वात्‌ । 
अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे प्रहणमन्र्थकम्‌। कि कारणम्‌। गण 

पठितत्वात्‌ । गणे ह्येतानि पख्यन्ते । 
कथं पुनज्ञायते स पूर्वः पाठः । अयं पुनः पाठ इति । 
तानि हि पूर्वादीनि। इमान्यवरादीनि । 
इमान्यपि पूर्वादीनि । 





पूर्व पर अवर आदि नो शब्दों का फिर यदा अष्टाध्यायीसूत्रपाठ में पढ़ना 
व्यर्थै हे । क्योंकि ये सव गणपाठ में पढ़े हुए हें । अवरादीनाम यहां अवर मन्द 
पूर्व का उपलक्षण है । 

यह केसे जाना कि अष्टाध्यायी सूत्रपाठ से गणपाठ पहले दै? धोर 
अष्टाध्यायी सुन्रपाठ गणपाठ से पीछे हुँ? क्योंकि अष्टाध्यायीस्थ सर्जाटीनि 
सर्वनामानि का आदि शब्द प्रकारार्थक भी संभव हे । सर्व के प्रकार याले सई 
सरीखे शाब्दो की सर्वनामसंज्ञा होती हे । प्रकारार्थ को दिखाने के लिय पीठे 
गणपाठ रखा जा सकता है । परकारार्थता के संभव होने से ही वेद में परमम्याम्‌ 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्याम्‌ यहां परम मध्यम अवम आदि अब्दो से भी सेनाम के 
कार्य दीखत हें । भाढि शब्द व्यवस्थावाची तथा प्रकारवाची प्रसिद्ध ही हे । 

यह ऐसे जाना कि सर्वादीनि० यहाँ आदि शब्द व्यतस्थादाची हे । गणपाउ 
एक नियतानुपूर्वी वाळा शब्दसंनिद्रेश होता हे 1 सर्वे आादि नब्द जित भै पूर्व 
पर आदि ये नौ शब्द भा गये हैँ एक व्यवस्थित कम से गण से पटे गये हैं 1 
शादि शब्द के व्यवस्थायाची होने से ही गणयाठ पूर्वफालिक कार थष्टायायी मत्र 
पाठ उत्तरकालिक जाना जाता हे 1 घ्यत्रम्थावाची कादि शब्द होने से गंगा 
पहले माढ्म होता हे । चे सूत्र भवरकाल में पठित दोने से कपरादि शब्द से फ 
गये हें । 


छटा :पायीयूत्र पाठ में सराटरीनि० इत्यादि भो पृरशाराट्लि सगर डो 





RR 


4 ~ ज्ञ 
गए ह) चाल सर जग्‌ नन्द का समन फफ्पचन न गान गए एस. एम्स सा 


माना ची?) : De ne Sp Si we RES Ra, 
समना चारय वठ टस एन्त दरार से हुशार पवी दि क 
ज्य ७, स्थान पन "०१ रै च जन मर्या गा जग. ती पु. 3३. पाई र न्य 
नस के रघान ननम मे प्‌ जसा अधात्‌ जस. शा से इन पा दा एछा रा 1 पट 


ग 


फसे विजन से रोता ६। 


१४४ घ्याकरणमद्दासाष्य 
एव तर्ह्याचार्यप्रवृत्तिज्ञीपयति स पूर्वः पाठः । अयं पुनः पाठ इति। 
यद्यं पूर्वादिथ्यो नवभ्यो वेति नवग्रहणं करोति । नवैव हि पूर्वादीनि । 
इद्‌ तीहि प्रयोजनम्‌ । व्यवस्थायामसेज्ञायाम्‌ इति वक्ष्यामीति । 
पुतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । णवंविशिष्टान्येचैतानि गणे पद्यन्ते । 
इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । इथादिपर्थुदासेन पर्युदासो मा भूदिति । 





सकते देँ । क्योंकि सर्वादीनि में आदि शब्द को दम प्रकारार्थक मानिगे। क्कत्स्न 
सकल आदि शब्दों की सर्वनामसंज्ञा अनभिधान से न होगी। प्रकारार्थता के 
प्रदर्शन के ल्यि भी पीछे गणपाठ हो सकता हे । इस लिये अष्टाध्यायीसूत्रपाठ 
भी पहले संभव है । 

अच्छा तो आचार्य का व्यवहार इस बात का जापक है कि गणपाठ पहले 
है और अटाध्यायी सूत्र पाठ पीछे है । यह जो पूवीदिभ्यो नवभ्यो वा इस सूत्र में 
नव शब्द का ग्रहण किया है उससे यह बात सिद्ध होती हे । क्योंकि अष्टाध्यायी 
सूत्र पाठ में नो ही पूर्वादि पढ़े हें । यदि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पहले हो तो 
उन्हीं नो का ग्रहण होने से नौ यह परिच्छेदक वचन व्यथै हो जाता है । गणपाठ 
को पहले मानने पर तो यह सूत्र गणपाठपठित पूर्वादियाँ का परामरीक है । 
तब “नव? शब्द का ग्रहण नौ से अतिरिक्त त्यदादियों की व्यावृत्ति करने से चरितार्थ 
हो जाता हैं। इस लिये गणपाठ से द्दी पूत्र आदि की सर्वनामसंज्ञा सिद्ध दो जाने 
पर यह सूत्र च्यथ है । 

पूर्वे आदि से व्यवस्थायामसंजायाम्‌ यह विश्लेषण लगाने के लिये इस सूत्र 
का प्रयोजन रह सकता है । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । उक्त विशेषण विशिष्ट ही गणपाठ में पूर्व आदि 
~ 
पढे हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार का सूत्र गणपाठ में है । 


अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन हे कि दि आदि के पर्युदास अर्थात्‌ 
नियेध से पूव आदि का पर्युदास न हो । किन्ही आचायौँ ने पहले त्यद्‌ तदू यदू 
इत्यादि किप्‌ पर्यन्त शव्द पढ़ कर फिर पूर्व आदि नौ शब्द गणपाठ में पढ़े हैं । वहां 
किं सवेनामवहु“्योऽद्रयादिभ्य इस सूत्र में अद्रयादिम्य, इस वचन द्वारा द्वि आदि 
शब्दों से परे तसिल्‌ आठि प्रागुदिशीय प्रत्ययों का जो निषेध किया है वह दिं 
युष्मद अस्मद्‌ भवतु की तरह पूवे आदि में भी प्राप्त होता हे । यहां इस सून्न में 
पूवे आदि की पुन. सर्वनामसंज्ञा विधान करने से तसिलादि का निषेध न होया । 
दुबारा सर्वनामसंज्ञा के विधानसामर्थ्यं से अद्व्यादिभ्यः यद्द निषेध बाघ दिया 


पष्ट आह्विक ३४% 


पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रबृत्ति्णापयति नेपां हथादि- 
पर्युदासेन पर्युदासो भवतीति। यदयं पपूर्वचासिद्धमितिः निपातनं 
करोति। वार्तिककारश्च पठति 'जशभावादिति चेदुत्तरचाभावादपवाद- 
प्रसङ्ग? इति । 


इदं तहि प्रयोजनम्‌ । जसि विभापां वक्ष्यामीति । 


स्वमज्ञातिधनाख्यायास्‌ ॥१।१।३५॥ 
आख्याग्रहणं किमर्थम्‌ ? 





जायगा । जिस प्रकार लक्षणेत्थंभूतारयानभागवीग्सासु प्रतिपर्यनवः सूत्र से लक्षण भश 
मै अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध होने पर फिर अनुर्लक्षणे सूत्र से विद्वित 
कर्मप्रवचनीयसंञ्ञा से कल्पित द्वितीया के पुनबिधान से हेतौ सूत्र से हेतु 
मे होने वाळी तृतीया विभक्ति का वाध हो जाता है । 


यह भी प्रयोजन नही। आयार्य के व्यवहार से यह छ्ञापित होता है कि 
द्वि आदि के पर्युदास से पै आदि का पर्धुदास नही होता । परवनासिद्धम सूत्र म 
पूर्वत्र इस त्रल्‌ प्रत्यय के निपातन से यद्व वात मालम होती है । और दो ८ लोग, 
सूत्र पर वार्तिककार के जशभावादिति चेदुचरत्राभावारपवादपसज्ञी इस वार्तिक म 
उत्तरत्र शब्द के प्रयोग से और अधिक स्पष्ट दो जाती दे । 


अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन ह कि पूवे धादि की जस्‌ से प्रिकल्य से 
सर्वनामसंज्ञा हो जाये । जस म सर्वनाससेज्ञा का विकरप करने के लिये यह सूत्र 
बनाया हे । गणपाठ मे सत्र नित्य सवनामसज्ञा प्राप्त थी उस का जख मे टस सत्र 
से विकल्प किया जाता हं ।' 

सूत्र में आख्याप्रहण किस लिय किया हैं ? 


nnn 








१. पूर्पपरारर० स्उमजन्नात्ति० अन्तर्ये तीनी सूल जाए मे नवगागल- १ ४ 
विकप के थिथि पनास गये ह । पूजावीनि नय घ्यास्थायामसंझापाम्‌ क्षज्षातिभगारप्या- 
याम्‌ वहियांयोपर्सऱ्यानर्यः शमा सह सरा में जय रय गो साया। सग निरस 
व्यवस्पा झा मन्पन्ध स्प घोर जन्ता शरद म « र 
का निम पूर्वाइ सण सथा अन्तर दान्दमे भी होने रगण शोर बलियोंग दा 
उपसेस्पान दा सपना अन्तर शय्या के से 1०, रोय सर हीन रोय २० ४. 


से घना कर भायार नयक 


॥ 


६४१ ब्थाकरणमहाभाण्ये 
शातिधनपर्यायचाची यः स्वशब्दस्तस्य यथा स्यात्‌। इह मा 
भूत्‌। स्वे पुत्राः । स्वा; पुत्राः । स्वे गावः । स्थाः गावः । 
अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः ॥ १।१।३६॥ 
उपसब्यानप्रहणमन्थकं बहियोगेन कृतत्वात्‌ । 


उपसंव्यानग्रहणमनर्थकम्‌। किं कारणम्‌ । वहियोंगेन कृतत्वात्‌ । 





ज्ञाति अर्थात्‌ बन्धुवगै ओर धन का पर्यायवाची जो स्त्र शब्द है उस की 
सवैनामसञ्चा का निषेध हो । जिस स्व शब्द की आख्या अर्थात्‌ अर्थ ही जाति 
और धन हो उस की सर्वनामसंज्ञा न होवे । जैले--इमे स्वा ईष्यैन्ति न. ये बन्धु 
हमारे साथ हैन्यी करते हैं । प्रियः स्वाना भवति अपने बन्धुओं का प्यारा होता है । 
प्रभूताः स्वा न भुज्यन्ते । बहुत धन नहीं भोगा जाता । यहाँ स्व शब्द का शब्दार्थे 
ज्ञाति भौर धन होने से सर्वनामसंज्ञा न हुई, तो जस्‌ के स्थान में शी न हुआ । इस 
के विपरीत जिस स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति धन न हो कर आत्मा या आत्मीय हो 
परन्तु वह ज्ञाति धन के विषय में प्रयुक्त हो वहां स्व शब्द की सर्वनामसेज्ञा का 
निषेध न हो। उसे ही जस्‌ में विकल्प हो, इस लिये आख्याग्रहण किया है । जैसे-- 
स्वे पुत्राः । स्वाः पुत्राः । स्वे गावः । स्वाः गावः। यहाँ स्व शब्द की आख्या अर्थात्‌ 
शब्दार्थे आत्मीय है । स्वे पुत्राः का अर्थ अपने पुत्र दै । पुत्र यद्यपि बन्धु है। गोप 
यद्यपि धन हैं तथापि स्व शब्द का अथे यहाँ बन्धु और धन नहीं है । आतमीयत्व 
प्रवृत्तिनिमित्त से ज्ञाति व धन का वाचक है । इस लिये यहां खवेनामसंझा का निषेध 
न हो कर जसू में विकल्प हो जाता है। यदि आख्या ग्रहण न कर के स्वमञ्ञाति- 
धनयोः ऐसा कहते तो यहां भी धन विषय होने से निषेध हो जाता । स्व शब्द के 
आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति ओर घन ये ४ अर्थ हें । स्वामिन्‌ शब्द में प्रयुक्त स्व का 
अथ ऐड्वर्य है । 


सूत्र में उपसंच्यान ग्रहण व्यर्थै दै । बहिर्योगग्रहण से ही इष्ट सिद्ध हो 
जायगा । क्योंकि उपसंव्यान का दो प्रकार का अर्थ है। एक उपसंवीयते परिधीयते 
इति उपसंव्यानम्‌ । जो वस्त्र पहिना जाता है, धारण किया जाता है धोती आदि 
बह उएसंच्यान है । और दूसरा उपसंवीयते परिवेष्ट्यते ( शरीरम्‌) अनेन तदू उप- 
संव्यानम्‌ । जिस वस्त्र से शरीर ढका जाता है, दोहर चादर आदि वह भी उपसंब्यान 
हे । इस प्रकार कर्म और करण कारक में उप सम्‌ पूर्वक व्येन धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करके दो अथे दो जाते हें । बहिर्योग में बहिः के दो अर्थ दें (१) वहिः=अनादृत देश, 


षष्ट भाहिक ३४७ 


बहियोंग इत्येच सिद्धम्‌ । 
न वा शाटकयुगादर्थम्‌ । 


नवानर्थकम्‌। कै कारणम्‌। शाठकयुगाद्यर्थम्‌ । शाटकयुगायर्थ 
तहींद्‌ वक्तव्यम्‌ । यत्रैतन्न ज्ञायते किमन्तरीये किमुत्तरीयमिति । 


अत्रापि य पष मञ्चुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति निर्नातं तस्य भवति 
इदमन्तरीयमिद्‌मुत्तरीयमिति । 


(२) वहिःन्वाह्म । बाहर से भनावृतदेश के साथ बहिर्योग हे । अर्थात्‌ जो वस्तु बाहर 
है। गांव या नगर आदि से वहिर्भूत चाण्डालादि के घर वे बहियोंग वाले हे, वे स्वये 
वाह्य हैं, उन से परे कोई घर नही । दूसरा वाहेन योग.्वहियोगः । वहिभूत वस्तु 
से योग बहियोंग हे । बढिभूत वस्तु से योग अन्दर की वस्नु का ही हो सकता है । 
इस लिये नगरादि के अन्दर वतैमान घर भादि भी बहिर्योग वाले हँ । इस प्रकार 
जो वस्त्र पहिना जाता हे उस का उत्तरीय से प्रावृत होने से अर्थात्‌ बाह्य जो उत्तरीय 
उस के साथ सम्बन्ध होने से वहां वहिर्योग कहा जायगा भोर जो ओटा जाना है 
उसका बाहर से सम्त्रन्ध होने से वहाँ भी बहिर्योग कहा जायगा । उपसव्यान के दोना 
अर्थ बहियोंग से गतार्थ हो जाते हैं तो उपसंव्यान ग्रहण च्यथ है । 
उपसंब्यानग्रहण व्यय नहीं हे । समान ल्म्त्राह चौड़ाई वाले दो कपड़ों के 
जोड़े में जो अभी धारण नहीं किये गये हैं यह पता नहीं लगता कि इन में कौन सा 
कपड़ा अन्तरीय हे अर्थात्‌ शारीर के नीचे पहिनने योग्य हैँ । और कौन सा उत्तरीय 
है अर्थात्‌ शरीर के ऊपर ओढ्ने योग्य हें । उपसंब्यानग्रहण से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि जो शरीर के नीचे पहिनने योग्य हे उस कपड़े का याचक जो अन्तर शब्द हे उस 
की सर्वनामसंज्ञा होती हैं। बौर जो शरीर के ऊपर ओट्ने योग्य हे उसके 
वाचक अन्तर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती । 
यहाँ भी जो मनुष्य बुद्धिमान होता उ, सोच समझ कर फाम करता है 
उसे अन्तरीय उत्तरीय का पता लग जाता हे हि यइ कपड़ा जन्तरीय रै, परिधानीय 
है। और यह उत्तरीय हैं, प्रावरणीय हैं। शारकयुग मे भी भावी घुटिस (जिसे 
पहनेगा) उसको उपसेब्यान मानेगा, नथा उसी शुद्धि के घातित वही. चहियाँग 
(याद्या के साथ योग) भी होगा। एस लिये चियोग से ट्री दाम घल जगन पर 
उपसेव्याचप्रद्वण व्यर्थ है | 





~ 
ग्ग्‌ 


१, अनर तो उत्तरीय (धावार, यार्र) फो समान गांग देगा] 


णि 3 
२, रमे प्रकार भ्यप्यशा न उपगग्यानंधण ० जा साडया शय. रिदा ह्‌ | 


३४८ व्याकरणमहाभाष्य 


अपुरि । 
अपुरीति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । अन्तरायां पुरि वसति । 


वाग्रकरणे तीयस्य डित्सुपसंख्यानम्‌ । 


चाप्रकरणे तीयस्य उङित्लूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । द्वितीयायै । 
द्वितीयस्यै । तृतीयायै । तृतीयस्यै । विभाषा द्वितीयाठतीयाभ्यामित्येतन्न 


पुर्‌ अर्थात्‌ नगरी के अर्थ से भिन्न अर्थ में वर्तमान अन्तर शब्द की सवे- 
नामसंज्ञा कहनी चाहिये । अन्तराया पुरि वसति ( बाहर की नगरी में रहता है ) यहां 
स्त्रीलिङ्ग अन्तरा शब्द नगरी के विषय मे वर्तमान है इस लिये सर्वनामसंज्ञा न होगी 
तो स्याडागम नहीं हुआ ।' 


सर्वेनामसंज्ञा के विकल्प प्रकरण भै तीयप्रत्ययान्त द्वितीय तृतीय शब्दों की 

डित्‌ विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनामसेज्ञा कहनी चाहिये । द्वितीयायै । द्वितीयस्यै । 
तृतीयाये। तृतीयस्यै । यहां स्त्रीलिङ्ग द्वितीया तृतीया झाव्दों से ङित्‌ डे 
विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनामसंज्ञा हो गई तो सर्वनामपक्ष में स्याट्‌ और 
7 उस के अभाव में याट्‌ हो जाते हैं। तीय की सर्वनामसंज्ञा होने से यह लाभ भी 


झाटक्युयादर्थम्‌ इस वार्तिक के आदि शब्द से कुछ लोग यह अभिप्राय लेते है कि शरीर 
धृत शाटको के तीन या चार होने पर अन्दर के शाटको का वहिर्योग न होने के कारण 
वहियोगग्रहण से काम नहीं चलेगा इस लिये उपसंव्यानग्रहण करना आवश्यक हे । क्योंकि 
वहिर्योग न होने पर भी उपसंव्यानता (= अन्तरीयता परिवानता) तो सव में समान द्दै। 
उन वस्त्रो के वाचक अन्तर शब्द की सर्वनामसंज्ञा करने के लिये उप संव्यानग्रहण 
करना चाहिये । पर भाष्यकार का तो यह अभिप्राय है कि वहा परम्परा से बाह्ययोग 
होने से अन्तिम चतुथं का वाह्ययोग हैं ही, वह तृतीय से संयुक्त है, तृतीय द्वितीय से 
इत्यादि, अत उन का वाह्य के साथ योग माना जायया, तो उपसंव्यानग्रहण व्यर्थ 
ही रहता टे । 

१. अपुरि यह निपेध सर्वादि के गणपाठ में पठित सूत्र मे ही कर देना चाहिये । 
वहा पढे हुए अन्तरं बहिर्योगोपसंच्यानयो- इस सूत्र में ही नगरी अर्थ से भिन्न अर्थ 
मे वतेमान अन्तर शब्द की सवेनामसज्ञा का विधान करना चाहिये । जस्‌ में विकल्प 
करने वाले इस सूत्र में तो अपुरि यह निपेव व्यर्थ हे । क्योकि जस्‌ में शीभाव अकारान्त 
अन्तर शब्द से होगा । स्त्रीलिङ्ग अन्तरा शब्द के अकारान्त न होने से शीभाव प्राप्त 
ही नहीं तो यहा अपुरि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


धष्ठ जाद्विक ३४९ 


वक्तव्यं भवति । 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 
उपसंख्यातमेवात्र ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति । द्वितीयाय । 
द्वितीयस्मै । तृतीयाय । तृतीयस्मै । 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥ १।१।३७॥। 
किमर्थ पृथग्‌ ग्रहणं स्वरादीनां क्रियते, न चादिण्वेच पव्येरनः । 


चादीनां वे असत्त्ववचनानां निपातसंज्ञा । स्वरादीनां पुनः 
सत्त्ववचनानामसत्त्ववचतानां च। 


अथ किमर्थसुभे संज्ञे क्रियेते, न निपातसंशव स्यात्‌ । 


~ 





होगा कि विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ग्रह सुत्र नहीं बनाना पड़ेगा। उस का 
काम जो स्याट्‌ का विकल्प है वह इसी वचन से सिद्ध हो जा्रगा । 

चाप्रकरण तीयस्य इस वचन में और विभाषा ट्रितीयातूतीयाभ्याम रस सूत्र 
के वचन मे कौनसा अधिक अच्छा रहेगा ? 

विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ इस सूत्र की अपेक्षा वाप्रकरण तीयस्य० यह 
विकल्प से सर्वनामसंज्ञा का उपसंख्यान ही अधिफ अच्छा रहेगा । इस उपसग यान 
से द्वितीयाय । द्वितीयस्मे । तृतीयाय । तृतीयस्म यहाँ पुलिङ्ग सँ भी तीय प्रत्ययान्त 
द्वितीय तृतीय शब्दों की विकल्प से सर्वनामसंज्ञा हो कर दो रूप बन जायेय । 

स्वर्‌ आदि शब्दो का पथक गणपाठ किस लिये विया 51 क्या न चादियण 
में ही ये पढ़ दिये जावें? 

चादिगण में स्वर्‌ आदि शाब्द नहीं पढे ना सकते । क्योडि दादिगग मे 
चादयोऽमचवे इस वचन से अद्रव्यवाची च आदि शब्दो शी निपापसजा होती हे 
द्रच्यवाचियाँ की नहीं । किन्तु स्परादिगण म ठव्ययाची क्षद्रग्ययादी दोनी प्रसार 
के शब्दों का पाठ हे । स्वस्ति वाचयति, रवः परय, रपस्लिप्ठी, ज्या "गा; सग 
स्वरादिगणपठित स्पस्ति छर स्थ शब्द कमै फतो अपादान हारणा दे टोने मे 
द्रन्यवाची हैं । अनेक-कारक-शक्तियोग ही तो सस्य (दरप्य) । 

निपात और लन्यय ये दोनो सल्य > सघाय विस तिरी ग?” | २, 
न दोनों की साइली एक निषलखला री कर दी जाये BETS, बना + , 
नागयोऽनरये ऐसा सूत्रपाठ हा झार । 


३५० च्याकरणमद्दाभाण्य 


नेवं शक्यम्‌ | “निपात एकाजनाङ्‌” इति प्रग्रह्मसक्षोक्ता सा स्वरा- 
दीनामप्येकाचां प्रसज्येत । क इव केव । 

एवं तहीब्ययसंज्ञेवास्तु । 

तच्चाशक्यम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌--अबव्यये नञ्कुनिपातानामि'ति । 
तद्‌ गरीयसा न्यासेन परिगणनं कर्तव्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ पृथगूश्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । उभे च संज्ञे कर्तव्ये । 


तद्धितश्चासवेविभक्ति! ॥ १।१।३८॥ 





ऐसा नही हो सकता । निपात एकाजनाङ्‌ से एकाच निपात को प्रगृद्यसंञ्चा 
कही है वह स्वरादियों के भी निपातसंज्ञक हो जाने पर उनमें वर्तमान एकाच्‌ शब्दों की 
भी प्राप्त होती है । जैसे--क्व इवेव । यहां किमू शब्द मे किमोऽत्‌ सूत्र से 
विधीयमान अत्‌ प्रत्यय एकाच्‌ हे । उसकी निपात संज्ञा हो जायगी तो निपात 
एकाजनाड से प्रृह्यसंज्ञा हो कर इव शब्द के साथ गुण पुकादेश न हो सकेगा। 
इसी प्रकार दक्षिणादाच्‌ , कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वनः इत्यादि में आच्‌, केन आदि 
एकाच प्रत्यय हैं उनकी निपातसंज्ञा मानने पर दोष होगा। निपातसंज्ञा का 
प्रगृह्मत्व लाभ ही एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के ल्यि यहां क्व आदि 
शब्दों में केवळ पुकाद्भप अत्‌ आदि की भी निपातसंज्ञा स्वीकार की जायगी । 


अच्छा तो दोनों की साझली एक अव्ययसंज्ञा ही कर दी जावे । 


ऐसा भी नहीं हो सकता । आगे अव्यये नञ्‌ कुनिपातानाम्‌ यह स्वरविषयक 
वार्तिक कहेंगे । वहां निपातसंज्ञा के प्रथक्‌ न होने से निपात के स्थान में चवा दद 
अह प्र परा अप सम्‌ इत्यादि वहुत अधिक शब्दों का परिगणन करना होगा । 
जिससे वतमान निपातसंज्ञक शब्द ही अव्ययो में लिये जावे । उन्हीं को पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वर हो । उनसे अन्य अव्ययों को न हो। इख गौरव से बचने के लिये 
निपातसंज्ञा आवश्यक हे । इस लिये स्वरादि ओर चादि का अलग २ गणपाठ 
म॑ ग्रहण करना चाहिये ओर निपात एवं अव्यय ये दोनों संज्ञाय भी अलग २ विधान 
करनी चाहिये ।' 





१. दोनो की साझळी एक अव्यय संज्ञा करने मै यह भी दोप है कि निपात 
एकाजनाइ की जगह अव्ययमेकाजनाइ्‌ यह सूत्र बनाना होगा। उससे क्व आदि 
में स्थित अत्‌ आदि एकाच्‌ अव्ययो की भी प्रग्रह्मसज्ञा प्राप्त होगी । यदि वहा 
चाद्य पुकाजनाड्‌ ऐसा सूत्र बनावें तो चादि शब्दों में अद्रव्यवाचित्व विशेषण न 
हो सकने से द्रव्यवाची एकाच चादियों की भी प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होगी । 


धंछ आह्विक १५१ 
असवेविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम्‌ । 


असर्वेविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसख्याने कर्तव्यम्‌ । विना । 
नाना । 
किं पुनः कारणं न सिध्यति । 


सथेविभकितिह्मीबिशेषात्‌ । 
सरवविभक्तिह्यप भवति । किं कारणम्‌ । अविशेषेण विहितत्वात्‌ । 


त्रलादीनां चोपसँख्यानम्‌ । 








इस सूत्र के असर्वविभक्तिः इस निर्देश म अविभक्तिनिमित्त तद्वित का भी 
उपसंख्यान करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस तडित की उत्पत्ति म किसी विभाक्त 
को निमित्त नहीं माना गया हे उस तदित की भी अव्ययसंज्ञा होती हें ऐसा 
कहना चाहिये । जेसे--विना। नाना। यहां वि और नन्‌ शब्द से विन7्भ्यां 
नानाजी न सह इस सूत्र द्वारा ना और नाञ्‌ इन तद्धित प्रत्ययो का विधान करने 
भै किसी विभक्ति को निमित्त नही माना है इस लिये ये अविभक्तिनिमित्त 
हैं । इनकी भी अव्ययसंज्ञा हो जायगी तो अव्ययादाप्‌ सुप से सुप का लुक सिद्ध 
हो जायगा ।' 

क्या कारण है जो इस सूत्र से इनकी छक्षव्ययसंज्ञा नही सिद्ध होती ? 


किसी भी विभक्ति को निमित्त न मानने से ये सवविभक्ति हो जात ६1 
असरविभकित नटी रद्दते । क्‍योंकि जो तद्धित सामान्यतया मिहिन होने से किमी 
विभक्ति को निमित्त नहीं मानता बह एफ प्रकार से सभी पिभन्तियो को 
निमित्त मानता है । यदि विना नाना इन तदितां म कोई एक भी पिनक 
निमित्त हो जाती तो ये सस्तपविभक्ति चन जाति। य ना सामान्यरप से पिना 
किसी विभक्ति को निमित्त मान ही विधान किये हँ हस ज्यि टस सग से 
इनकी अव्ययसंज्ञा सिद्व नहीं होती 1 इसके शतिरिएा सल तसि आदि 

१, ययपि विशाल विदावरट उस प्रस्ट सारि थे Paes 
नदित रं तो भी उनरी अव्ययसज्ञा रट मही. ५1 रिना नाना री १ 6 ॥ हि 
पोट विनजत गुना! नर उसी सडे +"विनगिर अझद यही १ भक हा 
फण गया ए उने निनित सालार आरे हण हिय णलि फी अरब 16 डु 


ह पर्‌ पाडा नहो, उस सै डास येय हू । 


१५२ व्याकरणमहाभाष्य 
अलादीनां चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | तत्र | यत्न | तत; । यतः । 


तजु च विशेषेण पते विधीयन्ते । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । सप्तम्यास्जळ्‌ 
इति । 


वक्ष्यत्येतद्‌-'इतराभ्योपि दृश्यन्ते! इति । 
यदि पुनरविभक्तिः शाव्दोऽव्ययसंज्ञो भवतीत्युच्यते । 
अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्भिः | 


अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः संन्नायाः । का इतरेतरा- 
श्रयता । सत्यविभक्तित्वे संज्ञया भवितव्यम्‌। संज्ञया चाविभक्तित्वं 
भाव्यते | तदितरेतराश्रयं भवति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 


अळिङ्गमसंख्यमिति वा | 





तद्धितां की भव्ययसक्षा का भी उपसंख्यान करना चाहिये। तत्र । यत्र। ततः। 
यतः । यहाँ तदू, यदू शब्दों से त्रदू तसिल्‌ प्रत्यय हुए हैं उनकी अव्ययसंक्षा 
इष्ट है । 

त्रकु, तसिल्‌ आदि तो विशेष विभक्तियों से विधान किये गये हैं। 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ सूत्र से पञ्चमी विभक्ति को निमित्त सान कर तसिल्‌ होता है। 
सम्तम्यास्त्रळू सूत्र से सप्तमी विभक्ति को निमित्त मान कर त्रल्‌ होता है । ये 
तो भसवेविभक्ति होने से सूत्र से ही अव्ययसंज्ञक हो सकते हैं । 

नहीं हो सकते । क्योंकि आगे इतराभ्योपि दब्यन्ते यह सूत्र कहेंगे। उससे 
ततो भवान । ततो भवन्तम्‌ । ततो भवता। तत्र भवान्‌ । तत्र भवन्तम्‌ । तत्र 
भवता इत्यादि सभी विभक्तियों में त्रकू तसिळ होंगे तो वे सर्वविभक्ति होने 
के कारण अव्ययसज्चक न हो सकेंगे । 

यदि तद्धितश्चासर्वविभकितः सूत्र के स्थान पर केवळ अविभक्त अव्ययम्‌ 
इतना सूत्र वना कर विभक्त रहित शब्द की अव्ययसंज्ञा कहें तो केसा हो? 

अविसक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सूत्र होने पर इतरेतराश्रयदोष प्राप्त होता है। 
इतरेतराश्रयदोष होने से अव्ययसंज्ञा ही सिद्ध नहीं होती । क्या इतरेतराश्रयता है ! 
पळे विभक्ति-रद्वित शब्द हो तो उसकी अविभक्तिः सूत्र से अव्ययसंज्ञा हो! 
अब्य्रयसञ्चा हो तो अव्ययादाप्सुप: से सुप का लुक्‌ हो कर अविभक्ति बने। 
यह इतरेतराश्रयता हे । एक दूसरे के सहारे से एक दूसेर का होना इतरेतराश्रय 
दोता दै । इतरेतराश्रय से होने वाले कार्य सिद्ध नहीं होते । 


षष्ट आद्विक ३५३ 


अथवा अळलिङ्गमसंख्यमब्ययसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


एवमपीतरेतराश्रयमेच भवति । का इतरेतराश्रयता । सत्यलिद्गा- 
संख्यत्वे संशया भवितव्यम्‌ । खंक्षया चालिङ्रासंख्यत्वं भाव्यते । 
तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 


नेद वाचनिकमलिङ्गता अखंख्यता च। किं तहि, स्वाभाविकमेतत्‌ । 
तद्यथा समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थयुञ्यन्ते अपरे न। 
तत्र किमस्माभिः शक्यं क्तुम्‌ | स्वाभाविकमेतत्‌ । 
तर्चाह चक्तव्यमलिङ्गमसंख्यसिति । 
न वक्तव्यम्‌ । 
सिद्ध ठु पाठात्‌ । 


अविभक्तिंः के स्थान पर यदि अलि्ममसंख्यमव्ययम्‌ ऐसा सूत्र चना कर 
लिट्डसंख्यारद्दित शब्द की अव्ययसंज्ञा कह दें तो केसा हो? 

अलिङ्गम्‌ असंख्यम्‌ अव्ययम्‌ ऐसा कहने पर भी इतरेतराश्रयदोप प्राप्त होता 
हे । पहले लिङ्गसेख्यारहित्‌ शब्द हो तो उसकी अलित्रस्‌ असंख्यम्‌ सत्र से 
अच्ययसङ्ञा हो । अव्ययसैञ्चा हो तो लिड्गसंख्यारहित शब्द चने । यह इतरेतराश्रय 
दोष हे । इतरेतराश्रय से होने वाले कार्य सिद्ध नहीं होते । 

अळिङ्गता और असंख्यता चाचनिफ नहीं होती। अथात्‌ किसी बचनद्वारा 
कोई शब्द लिङ्गसंख्यारदित नहीं होता। अपि तु लिग्गसंस्यारहित होना स्वाभाविक है । 
जैसे एक समान प्रयत्न करने वालों और एक समान पढने वालों में कोई सफळ होते 
हे, कोई नही । वहां हम क्या कर सकते हैं। यह तो स्वमाव-सिद्ध है झि सव 
एक से नहीं हो सकते इस लिए अलिङ्गता तथा अनेण्यता के म्यभातनिद होने 
से स्वभाव से ही लिङ्गसंगयारहित शब्द मिल जावेरे उन की अब्ययसंङ्ञा होने में 
कोई इतरेतराश्रय दोष नहीं आता । 

तो फिर अटिट्टममेगयमव्ययम्‌ , यह सूत्र यना दिया जाय ? 

सूत्र बनाने की कोर्ट लावउयकता नही. । उछ निदिचिन तडिता का पाठ यर 

१, जमे घटादि और स्र आरि दानद री घालिषीितता और मपा 
के समान होने पर सी प्रटाठ़ियों पालित मेथ्या से योग रोता है, गर भरियो जा गरी । 
अव्ययादाप्सुपः वह तो प्रययरक्षणादि ४ सिदिया यि दा पाप धश र पा 


रे 
अनुपादव मात्र ₹ 1 


३५४ व्याकरणमद्दाभाप्य 


पाठाद्वा सिद्धमेतत्‌ । कर्थं पाठः कर्तव्य । तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः | 
रासूप्रशृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । सान्तः। तसिवती । इत्वोऽ्थाः । 
नानाआविति । 


अथवा पुनरस्त्वविभक्तिः शब्दो<व्ययसंज्ञो भवतीत्येच। नजु 
चोक्तमविभक्तावितरेतरा्रयत्वादयस्रिद्धिरिति । नेप दोपः! इदे तावदयं 
प्रएव्यः । यद्यपि तावद्‌ वैयाकरणा विभक्तिळोपमारसमाणा अविभक्ति- 
कोन्‌ शाव्दान्‌ प्रयुञ्जते ये त्वेते वेयाकरणेभ्योऽन्ये मजुप्याः कथं 
तेऽविभक्तिकान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्जते इति । अभिन्ञाइच पुनलौकिका 
पकत्वादीनाम्थानाम्‌ । आतञ्चाभिश्ञाः । अन्येन हि चस्नेनैके गां 


देंगे । उस पाठ से अभीष्ट तदित प्रत्ययों की अव्ययसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । केसे 
पाठ करेंगे ? पञ्चम्यास्तसिल्‌ से ले कर याप्ये पाशप्‌ से पूर्वे तक 1? वहत्पार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌ के दाख से ले कर समासान्ताः सूत्र से पूर्व तक । किमेत्तिवव्यय- 
घादाम्वद्रव्यप्रकर्ष और अमु च च्छ्न्दसि सूत्रों से विहित आम अम्‌ ये मान्त प्रत्यय। . 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः और तसिञ्च से विद्वित तस्ति प्रत्यय । तेन तुल्यं क्रिया चद्वेतिः 
से विहित वति प्रत्यय । संख्याया. कियाभ्यात्रत्तियणने कृत्वसुच द्वित्रिचतुर्म्य. सुच्‌ 
सूत्रों से विदित कृत्वसुच और सुच्‌ प्रत्यय । विभापा वहो5वी० से विहित कृत्वसुजर्थक 
धा प्रत्यय । विनशूभ्या नानाजौ न सह से विद्दित ना और नान प्रत्यय । इन सब 
तद्धित प्रत्ययों की अव्ययसंज्ञा होगी । इन से इतर की नहीं । 


अथवा अविभक्तिरऱ्ययस्‌ यही सूत्र मान छीजिये। उस मे इतरेतराश्रय 
का जो दोष दिया था वह कुछ नहीं । इतरेतराश्रयदोष देने वाळे इस व्यक्ति से यह 
पूछिये कि यद्यपि वैयाकरण लोग अव्ययादापूसुपः इत्यादि शास्त्रवचनद्वारा विभक्ति 
का लोप विधान कर के चिभक्तिरहित शब्द का प्रयोग करते हैं किन्तु थे जो 
वैयाकरणों से भिन्न अन्य साधारण मचुऱ्य हैं वे विभक्तिलोपशास्त्र को न जानते हुए 
भी विभक्तिरदित शब्दों का केसे प्रयोग करते हैं । यह वात नहीं कि वे एकत्व 
द्वित्व वहुत्वादि अथौ को न जानते हों । खूब जानते हें। जव कि वे एकत्वादि अथो 
को जानते भी हैं फिर भी तदर्थ वाचक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते । इस हेतु से 
और अच्छी तरह यह वात सिद्ध हो जाती हे कि वे एकत्वादि अर्था को जानते हैं। 
क्योंकि वे एक वेल के खरीदने मै और मूल्य देते हैं, दो के खरीदने में मोर तथा तीन 


१. इनके मध्य में ग्रकारवचने थाळ से विहित थाळ्‌ प्रत्यय आ जाता हैं तो 


उस के साद्य से प्रत्वपूवेविश्वेमात थाळू छन्दसि से विहित थाल प्रत्यय वहिर्भूत होता 
हुआ भी अव्ययसँनक समझा जायया । 


पष्ट भाहिक जज 


क्रीणन्ति । अन्येन द्वावन्येन चीन्‌। अभिज्ञाइच न च प्रथुञ्जते। तदेवं 
संडश्यताम्‌। अर्थरूपमेवेतदेवञ्जातीयकं येनात्र विभक्तिन भवतीति । 
तच्चाप्येतदेवसनुगस्यमानं हृञ्यतास्‌। फिचिद्व्ययं विभक्तयर्थप्रधानं 
किंचित्‌ क्रियाप्रधानम्‌ । उच्चेनीचेरिति विभत्तघर्थप्रचानम्‌। दिरुक्‌ 
पृथगिति क्रियाप्रधानस्‌। तद्धितश्चापि किचिद्‌ विभक्तयर्थयधानः । 
कश्चित्‌ क्रियाप्रधालः। तन्न यत्रेति विभत्त्यर्थप्रचानः। विना नानेति 
कियाप्रधान' । न चेतयोरर्थयोरलिङ्गसंख्याभ्यां योगोस्ति । 


के खरीदने मे ओर । इस प्रकार वे एकत्वादि अर्था को खूब जानते हैं, समझते हैं । 
फिर भी एकत्वाद्यर्थचोधक विभक्ति का प्रयोग नही करते तो उस से यही मालम 
पड़ता है कि उस पदार्थ का स्वरुप ही कुछ इस प्रकार का है जिससे वहाँ विभक्ति 
नही होती। इसी बात को भोर अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार अनुगत (संगत) होता 
हुआ देखिये--राव्दशक्ति का स्वभाव ऐसा विचित्र है कि कुछ अब्ययसंज्ञक 
शब्द विभत्तवर्थग्रधान हैं । कुछ क्रियाप्रधान हें । उच्चैः नीचैः (उपर, नीचे) 
यह सक्षम्यर्थप्रधान हे । अव्यय होते हुए भी यहाँ सप्तमी विभक्ति का अर्थ 
प्रधान है । उच्चे रथाने। नीचे स्थाने । हिरक, पृथक्‌ ( अलग थलग ) यह 
क्रिया विशेषण होने से क्रिया प्रधान हें । क्षच्यय होते हुए भी यहां अलग 
होने अथ की प्रधानता है। हिरुकू भव। एथकू भव। तद्धित भी कोई 
विभक्त्यर्थं प्रधान हे । कोई क्रियाप्रधान ह । तत्र यत्र यहां त्रल्‌ प्रत्यय सप्म्यथ 
प्रधान है । विना नाना यहाँ ना नाज्‌ प्रत्यय भिन्न होना रूप क्रिया प्रधान द 
कमैत्वादि विभक्त्यर्थ तथा क्रिया इन दोनो का लिगसँस्या के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । अर्थात्‌ विभक्ति शार क्रियाये ल्मि-संल्यारदित दोती हँ । उस लिये 
अविभक्तिः, अलिङ्गम्‌ , असेख्यय्‌ इस सत्र सूत्रों म कोटं दोप न होने से ये सूघल्यास 
भी ठीक हैं । 

१. कुछ अव्यय न तियाप्रवान 7, न विशकायरय प्रान आधया सालन प्राशान 
हू । अपितु द्रव्यप्रवान ६ । असे स्वः पद्य । लोहिनगद्गं देशा, । यर स्व यह राग 
का घाचऊ ऐ । रोडितगग्रम्‌, उम्भवोणम्‌ फी नरा उश रा दास 7 । नेनेरुदिर तसिदय 


~ 


= क. ~ ~, ~ ~ * क 
इन सूना से फित क्षण आर ससि से तारा प्रय एट अपम थि 


हु 
> 
9.1 
0 


~ [दले पर्न चा पि दर हि धार न्य न samme :: 
भा स्वर फावते. 14१० पर च रे । प ET नन TEES वनी ह) उन ब्‌ गनू ड 
{2 यसात = सण कणीक end a rE, आन क ह, री की १0? = जनम ना 
समान टिया वार) याह अण त्यय हे भो RTSN "३ पीली ( 700 
= जी ८. wf 1 
= 44 » 


झी समान दिशा के साय) पै तलि प्रा 
प्रधानता ऐ । 


~ Fy ~ 
fe i कक, क ७० कक त + 
= १ क” R 


हः दया , दन र पय 


३५६ व्याकरणमहाभाप्य 


अथाप्यसर्वचिशक्तिरित्युच्यते । पवमपि न दोपः। कथम्‌। इदं 
चाप्यद्यत्वेऽति वहु क्रियते एकस्मिन्‌ एकवचनम्‌ | इयोडिचचनम्‌। बहुषु 
वहुचचतमिति । कथं तर्हि ? एकवचनमसुत्सर्गः करिष्यते । तस्य द्विवहोरर्थ- 
योर्द्रिवचनवहुवचने वाथके भविष्यतः । न चाप्येवं विश्रहः करिष्यते 
न सर्चाः असवौः । अर्चा विभक्तयो यस्मादिति । कथं तर्हि। न सवो 
असर्वा । असवी विभक्तिरस्मादिति । त्रिकं पुनर्विभक्तिसंजम्‌ । 





अब पाणिनिनिर्मित तद्धितश्चासरवविभक्तिः सूत्र मै स्थित असवेविभक्तिः 
इस वचन को मान लीजिये उस में भी कोई दोष नहीं । क्योंकि वर्तमान पाणिनि 
शास्त्र में द्थेक्योर्दिवचनैक्वचने, वहुपु वहुवचनम्‌ ये अपेक्षा से वहुत अधिक सूत्र 
बनाये गये हैं जिनका अर्थे है--एकत्व अर्थ में एकवचन द्वित्व में द्विवचन और 
वहुत्व से बहुवचन होता हे । इम एकत्व अर्थ में एकवचन न मान कर एकवचन का 
सब के लिये सामान्य नियम बनायेंगे । द्वयेकयोट्विवचने० वहुपु बहुवचनम्‌ इन सूत्रों 
के स्थान पर एकवचनम्‌ , द्विवह्णो्विवचनवहुकचने ये सूत्र हदोगे । उन में एकवचनम्‌ 
ह सूत्र सब में एकवचन करेगा । एकत्व अर्थ वाळे शब्दों में भी और एकत्व अर्थ 
से रहित लिङ्गसंख्याविहीन अव्यय शब्दों मे भी । एकवचनम्‌ इस सामान्य सूत्र से 
कर्मादि कारकों के अभाव सै भी द्वितीयादि सब विभक्तियों के एकवचन का द्वोना 
अनिवार्य होगा । फिर हित्व बहुल अथो में द्विवहोर्दिवचनवहुवचने यह सूत्र 
सामान्य प्राप्त एकवचन को वाध कर द्विवचन वहुदचन कर देगा । असर्वविभक्ति 
शब्द भें भी न सर्वाः असवा: । असवी विभक्तयो यस्मात्‌ यह विग्रह नहीं करेंगे । 
बल्कि न सर्वो असर्वा । असवी विभक्तियेस्मात यह करेंगे । उस से यद्द दोगा कि 
जिस तद्धित से सारी खातों विभक्तियां नहीं उत्पन्न होतीं वह असर्वविभक्ति नहीं 
साना जायगा वहिक जिस से सारी अर्थात्‌ पूरी (तीनो वचन) विभक्ति नहीं उत्पन्न 
होती वह असवैविभक्ति माना जायया तो विना नाना आदि भी असर्वविभक्ति 
ददो कर भव्ययसञ्चक हो जायेंगे । क्योकि विना नाना में भी सामान्य एकवचन 
ही होता है द्वित्व व बहुत्व की आकाङ्क्षा न होने से सम्पूण विभक्ति की उत्पत्ति 
नहीं होती । एकवचन 'द्विचचन वहुवचन ये तीनों मिल कर ही पूरी विभक्ति होती है! 
विना नाना में विभक्ति का केवळ एकवचन हुआ है इस ढिये वह असर्वविभक्ति 
समझा जायगा ।* 
PRR EMER UR म शसी 
१. यदि प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इस न्याय को सान कर केवल प्रथमा 
विभक्ति का एकवचन ही लि्गसल्यारहित अव्ययो से माना जाय द्वितीयादि शेष 
विभक्तियों का एकवचन न माना जाय तव तो असवी विभक्ति अस्मात्‌ इस विग्रहम 


षष्ट आद्विक ३५७ 


एवं गते ऊत्यपि तुल्यमेतन्‌ मान्तस्य कार्य ग्रहणं न तत्र। 
ततः परे चाभिमता न कार्यास्त्रयः कृदर्था ग्रहणेन योगाः॥१॥ 


कृत्तद्धितानां ग्रहणं तु कार्य संख्याविशेपे ह्यभिनिङ्चिता ये । 
तेषां प्रतिषेधो भवतीति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । एको द्वौ वहव इति। 
तस्मात्‌ स्वरादिग्रहणं च कार्ये, कृत्तद्धितानां ग्रहणं च पाठे ॥२॥ 


असवेविभक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सूत्र होने पर इन्मेजन्त इस कृन्‌ प्रत्यय वाले सूत्र 
में भी ऊपर कृथित असवैविभक्तित्व तुल्य है । अर्थात स्मारं रमारम्‌, जीवसे यहां 
भी औत्सर्गिक एकवचन होने से सारी विभक्ति नही उत्पन्न होती इस लिये असयै- 
विभक्ति मान कर अव्ययसंज्ञा हो जायगी। वहाँ मान्त का ग्रहण नही करना पडेगा । 
अथात्‌ कृन्मेजन्तः सूत्र नही बनाना होगा । उस ळन्मेजन्तः सूत्र से परे क्वातोसुन्‌- 
कसुनः यह तीन कृत्प्रत्ययों के ग्रहण चाळा सूत्र भी नही बनाना होगा । सर्वत्र सामान्य 
एकवचन होने से असर्वविभक्तित सान कर असर्वविभक्ति सूत्र स ही अव्ययसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी । शेष स्वरादिनिपातमब्ययम्‌+ अव्ययीभावश्च ये सब योग (सूत्र) 
भी नहीं बनाने होंगे । यह लाघव होगा । किन्तु क्षसर्वविभक्तिरव्ययम्‌ यह सूत्र 
होने पर एकः हौ वहव यहां भी अव्ययसंज्ञा प्राप्त होगी उस का निपध करना होगा । 
क्योंकि एक द्वि बहु शब्द प्रतिनियतविभक्ति होने के कारण भमर्वविभक्ति € । ये 
अपनी २ संख्या विशेष में निश्चित हैं । एक शब्द एकयचन से दी अयुक्त होता हैं । 
द्रिशन्द द्विवचन में ही और वहुशब्द बहुवचन में ही । उन की अच्यय संज्ञा रोकने 
के लिये सूत्र में कृत्‌ एवं तद्धितों का अहण करना होगा । एकः टो यत्वः ये कन्‌ था 
तद्धित नहीं हें । इस लिये अव्यय न होगे । जप ऊन लोर नद्वितों का ग्रहण किया 
जायगा तब कृत्‌ तद्धित भिन्न स्वर्‌ आदियो का ग्रहण करना भी लाउऱ्यरू दोया। 
उनकी भी अव्ययसेज्ञा इए है। इस लिये तिन कुन्‌ एवं तद्धित प्रत्ययो की 
अव्ययसंज्ञा इष्ट है उन का पाठ कर देना दी उचित हे । तसिए आदि से रे कर पादप 
से पूर्वे तक इत्यादि पूर्वोक्त परिगणित तद्धिता की ही अध्ययसंजश्ञा कनी चाहिये । 
कुत्‌ प्रत्यय तो इन्मेजन्तः, क्लातोसुन्‌ रमतः इन सूत्रो में गिना ही दिये हं । स्य 


भी दोष नहीं । उस अपस्था में कवल प्रया फा ढी पराग, दन मे दिना नाना + 


४8 दा मेने रय {runes गं 


या 
~ 


असवदिभ रि क्त पृ उन्नत जव यरेफप CT नर 
वेभक्ति बन जाते £1 बित्त जव शतेफपोनन्पाय 
का एकाचन सामान्य विदित होगा तर पिना नाचा ४ रिशा" श निम शब्यप जा 
नहीं प्रात होती उस के स्थि सखया पिसनिमेस्मात र: पह हाना पामर हो 


जाना है । 


३५८ व्याकरणमहाभाष्य 


पाठेनेयमव्ययसंज्ञा क्रियते सेह न प्राप्नोति परमोच्चैः परमनीचे- 
रिति । 

तदन्तविधिना भविष्यति । 

इहापि तर्हि प्राप्नोति | अत्युच्चैः । अत्युच्चेसौ । अत्युच्चेसः इति । 

उपसर्जनस्य नेति प्रतिपेधो भविष्यति । 

स तर्हि प्रतिपेधो घक्तव्यः । 

न वक्तव्यः । सर्वनामर्सज्ञायां प्रक्रतः प्रतिपेच इहाञ्ञुवर्तिष्यते । 





आदि शब्द भी गणपाठ में पढ़े ही हैं । इस प्रकार स्वरादि के गणपाठ में ही उक्त 
कृत्‌ तद्धिता का समावेश हो जाने से यह सूत्र उसी पाठ का प्रपन्चमात्र हैं । 

गणपाठ में पठित घब्दों की यह अव्ययसंज्ञा की गई है इस लिये परमोच्चैः 
परमनीचे की अव्ययसंत्ना नहीं प्राप्त द्दाती । क्योंकि स्वरादिगण में उच्चैः नीचे: शब्द 

~. Ns रे, ES 

ही पढे हँ । परमोच्चैः परम्नीर्चः नही । 

येन विविस्तदन्तस्य सूत्र मे पठित प्रयोजने सर्वैनामाव्ययसंन्रायाम्‌ इस वचन से 
अव्ययसंजा में तदन्तविधि हो कर उच्चे नीचेः के समान परमोच्चेः परमनीचैः यहां 
उच्चः नीचैः ग्रब्दान्त की भी अव्ययसंना हो जायगी । 

तव तो अत्युच्चः, अत्युच्चैसौ, अत्युच्चेसः यहां भी अव्ययसंजा होनी चाहिये । 
ये भी उच्च, गब्दान्त हैं । 

संनोपसर्जनप्रतिपेथः इस वचन से उपसर्जन में सर्वनामसंज्ञा के निषेध के 
समान अव्ययसंज्ञा का भी निषेध हो जायगा । उच्चैः अतिक्रान्तः अद्युच्चै.' । उच्चैः 
अतिक्रान्तौ अत्युच्चसी 1 उच्च. अतिक्रान्ताः अत्युच्चैसः) यहां ग्रादिसमास में 
अतिक्रान्त अर्थ प्रधान होने से उच्चैः शब्द का अर्थ उपसर्जन है, गोण है । परमोच्चं' 
में तो कर्मधारय समास होने से उच्चः बब्द का अर्थ ही प्रधान हे । वहां उच्चैः 
उपसञैन नहीं हैं । 

संज्ञोपसर्जनध्रतिपेधः यह वचन यहां अन्ययसंज्ञा म भी कहना होगा । 

उस वचन के यहां कहने की आवश्यकता नहीं । सर्वनामसंक्ञा में वह कद्दा 
गया द वही यहां अच्ययसंज्ञा म॑ भी अनुद्धत्त दो जायगा । 





१, उच्चैः शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान होता हुआ भी समास में अधिकरण 
शक्तिमत्मधान वन जायया । इस लिये उच्चेः अतिक्रान्तः इस विग्रह में उच्चेः को 
द्वितीयान्त मान कर प्रादिसमास हो जाता है । जैसे दोपामन्यम्‌ अहः । यहा दोषा कर्म 
चन जाता दै । दोषाभूतमद्द. । यहा वही कर्ता वन जाता हे । 


षष्ठ भाहिक ३५१९ 


स वे तत्र प्रत्याख्यायते । 

यथा स तत्र प्रत्याख्यायते तथेहापि शाक्यः प्रत्याख्यालुम्‌। 

कथं च स तत्र प्रत्याख्यायते | 

महतीये संक्षा क्रियते इति | इहापि च महती संज्ञा क्रियते । संघा 
च नाम यतो न ळघीयः। कुत एतत्‌ । छष्वर्थ हि संशाकरणम्‌। तत्र 
महत्याः संज्ञायांः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत । 
न व्येतीत्यव्ययसिति । छ पुनर्न व्येति। स्त्रीपुंनपुंसकानि सत्त्वशुणा 
एकत्वद्वित्ववहुत्वानि च । एतानर्थान्‌ के चिद्‌ वियन्ति क चिन्न चियन्ति। 
ये न वियन्ति तदव्ययम्‌ । 





उस वचन का तो चहा खण्डन कर दिया गया है । 


जिस हेतु से उस का वहाँ खण्डन किया गया हे उसी द्वेतु से यहां भी 
खण्डन हो सकता है । 

वहां किस हेतु से उस का खण्डन किया गया दे? 

सर्वनाम यह महती संज्ञा मान कर। यहां भी अव्यय यह बहुत भक्षरों 
वाली महती संज्ञा की गई हे । ओर संज्ञा छोटी से छोरी होनी चाहिये । क्योंकि 
लाघव के लिये संज्ञा की जाती हे । वहां बड़ी संज्ञा करन का यह प्रयोजन कि 
अव्यय यह अन्वर्थसज्ञा मानी जाय। अर्थानुकृछ, भर्थान्वित मज्ञा अन्वर्थ संज्ञा 
कहाती हे । न व्येति इति अव्ययम्‌ । जो कही विकार को प्राप्त नहीं होता । नो 
विकृत नहीं होता वह अव्यय हे । कहाँ विकृत नहीं होता ? स्त्रील्यि पुल्लि 
नपुंसकलिड आर पुकवचन द्विवचन वहुवचन ये छिद्र वचन द्रब्य के शुण हे । 
उन में जो विकृत नहीं होता । व्यय को प्राप्त नहीं दोता यह अब्यय है 1 दस्प के 
इन लिवचनरुप गुणों से कुळ शब्द यिक्त हो जाते हे एछ नहीं। जे नहीं रित 
होते वे भव्यय हँ । जो तीना दिगो, तीनों बचने शीर साता विभात्यों मे एक सा 
रहता है, कही विकार को प्राप्त नहीं होता बढ क्षत्यय सनक कराणा दे! 


१. अव्ययीभाव समास में लपेसयरिद्त का योग होन पर क नयन ममर म 
उस की अव्ययसभा हो जाबगी। नया गाड अटस्यादं हप्ययी में सा Or 
का योग सभर ही नहीं । स्वर आ उतयाशियों से न गच डा परायन हिड 

= 


फा योग नहीं दोगा अमे युष्मद क्षन्मर तथा पट्सैज्ञफ पठाडे वाह रई राला मई 
अतठिज्ञ द्‌ । 


मन डक 





१६० च्याकरणसद्दाभाष्य 


सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वाखु च विभक्तिषु । 
वचनेछु च सर्वेपु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥१॥ 


कुन्मेजन्त; ॥ १।१।३९॥। 


कथमिदं विज्ञायते--कृद्‌ यो मान्त इति। आहोस्वित्‌ ङदन्तं 
यन्मान्तमिति। कि चातः। यदि विज्ञायते कद्‌ यो मान्त इति। कारयांचकार 
हारयांचकार इत्यत न प्राप्लोति। अथ विज्ञायते-कृदन्तं यन्मान्तमिति 
प्रतामौ प्रतामः अत्रापि प्राप्नोति । 


यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावत्‌ इद्‌ यो मान्त इति । 
कर्थ कारयांचकार हारयांचकार इति । 


क्या मकारान्त जो कृत्‌ प्रत्यय उस की अव्यय संज्ञा मानते हैं या मकारान्त 
जो कृखत्ययान्त शब्द उस की अव्ययसंज्ञा मानत हैं । इस से क्या ? यदि मकारान्त 
जो कृत्‌ प्रत्यय डस की अव्ययसंज्ञा मानते हैं तो कारयाचकार, हारयाचकार । 
(कृ ह णिच आम्‌ लिट्‌) मै कारयाम्‌, हारयाम्‌ की अव्ययसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
यहां णिजन्त कृ हृ धातुओं से लिट्‌ परे रहते कासप्रत्ययादाम० से आम्‌ विकरण हुआ 
है। कुह को अचो ञ्णिति से वृद्धि और अयामन्ताल्वाव्ये० से णि को अयादेश हो 
कर आमः से लिटू का लुकू होता है तो कारयाम्‌, हारयाम्‌ बन जाता है। इस में 
लिट्‌ प्रत्यय कृत्सज्ञक है चह मकारान्त नहीं हे। आम्‌ विकरण मकारान्त हे पर वह 
कृत्सज्ञक नहीं । कृत प्रत्यय के मकारान्त न होने से कारयाम्‌ हारयाम्‌ ( कृदन्त 
प्रातिपदिकों) की अव्ययसंज्ञा न होगी तो उस से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से 
लुक्‌ न हो सकेगा । और यदि मकारान्त कृदन्त शब्द की अव्ययसंज्ञा मानते हैँ तो 
प्रतामौ, प्रतामः मै प्रताम्‌ शव्द की भी अच्ययसंज्ञा प्राप्त होती हे । प्र पूर्वक तम्‌ 
चातु से क्विप्‌ प्रत्यय होकर अनुनासिकस्य क्विझलोः क्डिति से उपधादीछे और 
क्विप्‌ का सवौपहारी लोप होता है। लुप्त हुए किप्‌ को प्रत्ययलक्षण से 
सान कर प्रताम्‌ शब्द कृदन्त बन जाता है । मकारान्त हे ही । मकारान्त कृदन्त होने 
से अव्ययसंज्ञा हो जायगी तो उस से परे सुप्‌ का छक प्राप्त होता है । 

जैसी इच्छा हो वैसा मान ळीजिथे। मकारान्त जो कृत प्रत्यय उस की 
अव्ययसंज्ञा मान लीजिये । 


कारयाचकार, हारयाचकार कैसे बनेंगे ? यहां कारयाम्‌ हारयाम्‌ की अन्यय- 
सञ्चा केसे सिद्ध होगी ? 


पष्ट साह्विक ३६१ 


कि पुनरत्राव्ययसंज्ञया प्रार्थ्यते ? 

अब्ययादिति छुग्‌ यथा स्यादिति । 

मा भूदेवम्‌ । आम इत्येचे भविष्यति । 

न सिध्यति । लिग्रहणं त्नानुवर्तते । 

लिग्रहणे तत्र निवर्तिष्यते । 

यदि तिवर्तते प्रत्ययमात्रस्य लुक्‌ प्राप्रोति । 

इष्यते च प्रत्ययमात्रस्य । आतञ्चेष्यते । एवं ह्याइ-क्कञ्चाछुप्रयुज्यते 





९ ७, ~ ~ 
यहाँ अव्ययसंशा से झाप क्या चाहते हँ ? 
अव्ययादाप्सुपः से सुप्‌ का लक्‌ हो जावे यही चाहते हैं । 
अव्ययादाप्सुपः से सुप्‌ का लुक्‌ मत हो, आमः से हो जायगा । 
आमः से सुप्‌ का छक्‌ नहीं हो सकता । वहां मन्त्रे घसहरणशन्से लि की 
अनुवृत्ति की हे । इस लिये वह लिट्‌ का लुक करेगा, सुप्‌ का नही । 


आमः सूत्र मे लि की अचुदृत्ति नहीं करेंगे : 
यदि लि की सघुतृत्ति नही करते है तो आम्‌ से परे प्रत्ययमात्र का लक 


प्राप्त होगा । 
प्रत्ययमात्र का लुक ही 
इए है कि कृम्चानुप्रयुज्यते लिटे यह सूत्र आमन्त से परे लिट्‌ परक छू भू 
अस्‌ का अनुप्रयोग विधान करता ह । वह प्रत्ययमात्र का लुकू मानने पर ठी दीऊ 
चन सकता हे । आम से परे व्यवहित की निरत्ति के लिये ही उस सूत्र का सारम्भ 
हुँ। आमः से यदि केवळ लि का ही छुक हो और किसी प्रत्यय का लर्‌ न हो तो शाम्‌ 
से परे सुप्‌ का व्यवधान छोने के कारण फल्चानुप्रउन्यत छिदि से लिट्परक के भ 
अस्‌ का अनुप्रयोग न ठो सकेगा । एस लिये फरयाम दारयाम्‌ इस आमन्त फटन्न 
शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो कर उत्पन्न सुप का टफ भी आमः से ही हो ताया । 
यद्यपि कारयां चकार में सु का लोप नो रला तालन्यो पाएन सूच भी पर सरला 
हे पर वह केरळ न फा ही लोप फरेगा । एग्यो सत , गरहा चर यहाँ दिचचन 
यटु्रचर्नो सें कारयाम्‌ से उत्तत औ ऊस का लोप नरी कर सर | पाग्याम , “दम 
शय कन्त प्रानिपरिया छा पश संख्या कारादि शीपयरु झा मे हमि 21 


है) तिर 


र है 1 इस कारण से आर भी प्रत्ययमात्र का 


छपारेपूश है धार सणुदयाजयमान या भे जसत बाधी नड प्रिमा याशा च 


धराया 


इस रिये कपत कारयाम्‌ दार्यास फे तपूर्खाधद देने से टन के आगे ( न्याप म 


३६२ व्याकरणसद्दाभाष्य 


लिरीति । यदि च प्रत्ययमात्रस्य ळुग्‌ भवति तत एतडुपपत्न भवति । 
अथवा पुनरस्तु कृदन्तं यन्मान्तमिति । 
कथं प्रतामौ प्रतामः इति । 


आचार्यम्रशवत्तिन्ञीपयति न प्रत्ययळक्षणिनाव्ययसंज्ञा भवतीति । 
यद्यं प्रशान्‌ शब्दं स्वरादिणु पठति । 


कुन्मेजन्तञ्चानिकारोकारम्रकृतिः । 


कन्मेजन्तइचानिकारोकारप्रकृतिरिति वक्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌। 
आधये, आधेः । चिकीर्षोः इति । 


आने वाला) स्वार्थिक अकच या तरप्‌ ( समाप्तार्थ का ही प्रकषीदि से योग होने 
के कारण) आदि प्रत्यय भी न होंगे) यदि हो भी जावे तो सी उन सब का आमः 
से छुक कर दिया जायगा । इस तरह आमन्त की अव्ययसंज्ञा न द्दोने में भी कोई 
दोष नहीं । 
अब मकारान्त कुदुन्त शब्द की अव्ययसंज्ञा भी मान लीजिये । 
मकारान्त कुद्न्त की अव्ययसंज्ञा मानने पर प्रतामौ, प्रतामः कैसे सिद्ध होंगे । 


आचायै का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि प्रत्ययलक्षण से अच्ययसंज्ञा 
नहीँ होती । यह जो स्वरादिगण में प्रशान्‌ शब्द पढ़ा है उस से यह बात मालम 
दोती दै । अन्यथा प्रशान्‌ इस छिन्त शब्द के प्रत्ययलक्षण से मकारान्त कृदन्त 
होने से इन्मेजन्तः सूत्र से ही अव्ययसंज्ञा सिद्ध थी । अव्ययसंज्ञा के लिये उसे 
स्वरादिगण में पढ़ना व्यर्थ है । प्रशान्‌ में ्रपूर्वक शस्‌ धातु से क्विप्‌ परे रहते 
अचुनासिकस्य क्रिझलो:० से उपधादीध, किप्‌ का सवीपहारी लोप और मो नो धातोः 
खे स्‌ को नत्व होता है । अन्ययसंज्ञा के प्रति नत्व के असिद्ध होने से प्रशान्‌ शब्द 
मकारान्त ही दीखेगा तो अव्ययसंज्ञा निर्बाध प्राप्त हे ।* 





१. प्र पूर्वक शान्‌ तेजने धातु का तो प्रशान्‌ यह रूप नहीं है। क्योंकि उस 
का किवन्त में प्रयोग नहीं दीखता । प्रशान्‌ शब्द के स्वरादिगण में पाठरूप ज्ञापक से 
उस के तुल्यजातीय आमन्त धातु की ही अव्ययसंज्ञा की निवृत्ति होगी तो कारयाँचकार 
में कारयाम्‌ क आमन्त धातु न होने से अव्ययसंज्ञा की व्यावृत्ति न होगी । लावयतीति 
लैः । पात्रयतीति पौः । यहा णिजन्त ळू पू धातुओं से क्रिप्‌ परे रहते णि का लोप 
होता हे । अचो ज्णिति से वृद्धि और किप्‌ का सर्वापहारी लोप हो कर लौः पौः बनते 
हैं। ये प्रत्ययलक्षण से क्रिंवन्त हें । एजन्त कृदन्त होने से इन की अव्ययसंज्ञा प्राप्त 


षए क्षाद्धिक ३६३ 


अनन्यप्रकृतिरिति वा | 


अथवा अनन्यप्रकतिः कृदव्ययसंश्ञो भवतीति वक्तब्यम्‌ । 

किं पुनरत्र ज्यायः ? 

अनन्यप्रकृतिरिति वचनमेव ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति। 
कुम्भकारेभ्यो नगरकारेश्य इति | 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? 


इकार उकार की प्रकृति वाला जो एच ह उससे भिन्न एजन्त कृत्प्रत्यय की 
अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये । जिससे आधये, आधेः, चिकीर्पोः यहां ए झो इस एच 
की अच्ययसंज्ञा न हो। आङ्पूर्वक धा धातु से उपसर्ग घोः किः से फि प्रत्यय 
हो कर आधि शब्द बनता है । कि प्रत्यय कृत्सेशक इ । डे उस परे रहते घेर्टिति 
से गुण हो कर वह एजन्त कृत्‌ हो जाता है। इसी प्रकार सन्नन्त चिकीर्ष धातु 
से सनाझंसभिक्ष उ: से उ प्रत्यय हो कर चिकी बनता हे । उ प्रत्यय कृत्संझक 
है। ढसि उस्‌ परे रहते वेरिति से गुण हो कर वह एजन्त कृन्‌ हो जाता है । 
इन एजन्तो की प्रकृति इकार उकार हे । अव्ययसंज्ञा का निपेध हो जाने से उन से 
परे विद्यमान सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से छुकू नहीं होगा । 








अथवा अनन्यप्रक्कति एजन्त कृठत्यय की सब्ययसंज्ञा करनी चारिये। जिस 
एच की प्रकृति कोई न हो। स्वयं एच ही प्रकृति हो वह अनन्यप्रक्ृति एच है । 
आधये, चिकीर्षोः मै एच की प्रकृति अन्य हे इस लिये इस एच्‌ की अच्ययसंशा 
नहीं होगी । 

अनिकारोकारप्रृति. भर अनन्यप्रऊुति इन दोनों सें कौन सा वचन कहना 
अधिक अच्छा है । 

अनन्यप्रझतिः यह वचन कदना ही अधिक अच्ज्रा हे । उसमे उंम्भत्रारन्यः 
नगरकारेभ्यः यहां भी अव्ययसंछा फा निपेध मित्र हा जायगा। एम्भकार में 
कमेण्यणु से हुआ अण प्रत्यय छत्संजक हे। यरनन शाखेन, से छ्य डो फर उद 
एजन्त फुत्‌ यन जाता ह । उसकी प्रकृति अण का अकार है । इकार टकार नहीं ६1 
अनन्यप्रहुतिः कहने से यहां भी भज्ययसंज्ञा नहीं रागी । 

तो फिर अनन्यप्रहलिः यद बचने पड देना पारि 1 
दता अर भी अदानि हन नय पर mo कविता 


से नरा रोग । 


१६४ च्याकरणमद्दाभाण्य 


न वा 'संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तङ्विघातस्ये'ति। न वा 
चक्तव्यम्‌। किं कारणम्‌। संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये- 
त्येषा परिभाषा कर्तब्या । 

कः पुनरत्र विशेषः | पपा वा परिभाषा क्रियेत । अनन्यप्रकृतिरिति 
वोच्येत । 

अवश्यमेषा परिभाषा कर्तव्या । चहुन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयो- 


जनानि । 


अनन्यप्रक्रतिः इस वचन के कहने की आवश्यकता नही । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य यह परिभाषा बना देनी चाहिये । उससे यहां दोष न होगा । 
संनिपात परिभाषा का अर्थ हे--दो के संनिपात संर्लेष एवं सम्बन्ध से जो कार्य 
होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाले विधि का निमित्त नहीं 
होता । संनिपातः सैइलेपः लक्षणं निमित्तं यस्य विधे. स संनिपातलक्षणो विधिः । तं 
विहन्ति इति तद्विघात. । आधये, चिकीर्षा. में जिस ढित विभक्ति को निमित्त 
मान कर घेडिति से इ उ (झरप्रत्यय) को ए, ओ गुण हुए हैं वे एजन्त हो कर 
अव्ययसंज्ञा द्वारा उस ढित विभक्ति के लुक का निमित्त नहीं बन सकते। 
छुक होने पर दोनों का सम्बन्ध नष्ट होता है । इस लिये अव्ययादाप्सुपः से 
सुप्‌ का छुकू नहीँ होगा । कुम्भकारेभ्यः नगरकारेभ्यः में भी जिस भ्यस्‌ को निमित्त 
मान कर वहुवचने झल्येत्‌ से अकार को पुकार हुआ हे वह एजन्त हो कर 
भ्यस्‌ का लुक्‌ नहीं होने दे सकता इस लिये भ्यस्‌ का लुक नहीं होगा ।' 


इस में क्या विशेष हे कि यह परिभाषा बनाई जाय या अनन्यप्रक्ृति 
यह वचन ही कह दिया जाय ? 


यह परिभाषा ही वनानी चाहिये । इस परिभाषा के बहुत अधिक 
प्रयोजन हूं । 





१. यद्यपि आधये, आधेः, चिकीर्ष , कुम्भकारेभ्यः यहा लाक्षणिक एजन्त 
है। प्रतिपदोक्त नहीं है । इस लिये लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से भी अव्ययसंज्ञा 
का समाधान हो सकता हे तो भी संनिपात परिभाषा के बहुत से प्रयोजन बताने के 
लिये यहा संनिपात परिभाषा से समाधान किया हे । ळक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
का आश्रयण नहीं किया । इसी प्रकार कृन्मेजन्तः में अन्तग्रहण, औषपदेशिक एजन्त 
के लिये है यह दृत्तिकारों का समाधान भी यहा भाष्यकार ने आदृत नहीं 

ग हे। 


घष्ठ शाह्विक ३६५ 
कानि पुनस्तानि ? 
प्रयोजनं हस्वत्व तुग्‌विधेग्रामणिकुलम्‌ । 


ग्रामणिकुळम्‌ सेनानिकुलम्‌ इत्यत्र हस्वत्वे छते हृस्वस्य पिति 
कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति । संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 
न दोषो भवति । 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वहिरङ्गं हस्वत्वम्‌ । अन्तरङ्गस्तुक्‌ । असिद्ध 
बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 


nooo पतन सितल तालमा 


इस परिभाषा के कोन २ से प्रयोजन हैं ? 


ग्रामणिकुलम्‌ में आसणी को हस्व हो जाने पर तुक्‌ न होना प्रयोजन है । 
ग्रामं नयतीति ग्रामणी"। सेनां नयतीति सेनानीः । तस्य कुले ग्रामणिकुल्म । सनानिकुल्म। 
यहां पीससास म इको हस्वोष्ट्यो गालवस्य से ग्रामणी सेनानी को हस्व होने पर 
हस्वस्य पिति कृति तुक से तुक्‌ प्राप्त होता हे । क्योंकि ्रामणी सेनानी मे किप्‌ प्रत्यय 
हुआ हे जो पित्‌ कृत. है । संनिपात परिभाषा से ठुक न होगा । जिस उत्तरपद कुल 
शब्द के परे होने पर पूर्वपद ग्रामणी सेनानी को इको हस्वो० से हस्व टमा वट दस्व, 
तुक्‌ द्वारा उन दोनो पूर्वपद भोर उत्तरपों के सनिपातम्धानन्तर्य सम्बन्ध को नष्ट 
नहीं कर सकता । तुक्‌ हदो जाने पर दोनो का आनन्तर्य नही रहता इस लिये नुक 


नही होगा 1 
यद्द कोई प्रयोजन नही । आामणिङ्लम्‌ में उको हस्वो से होने वाला इस्त 
ग्रामणी भोर कुल इन दो पदो का आश्रयण करने से वहिरद्ध हे । नुक केवल ग्रामणी 
~ क. > 
इस एक पद के आश्रित होने से अन्तरद्न हे । अनिदै बहिनद्रमन्तरते इस परिभापा 
से तुक्‌ करने म हस्व असिद्ध रद्देगा ता दस्त्र न दीसने से नुक्‌ न होगा ! 


१ यदि हस्वस्य पिति कृति तुक यह सूत केयर हस्स यो तर सरलता है, हस्पग्द 
शब्द को तुझ नहीं करता ऐसा मानते इ तब तो था प्रयोजन नहीं रहना । स्या तव 
ग्रामणि के हस्व रदारसाम्त कौ तुरू होने पर भी तुत्वान्त सारे प्राशि उस पूर्या यो ला 
न दोने म दोनों रा आनन्तय बना रोगा 1 


२. यदि यहां ग्रामणि पम भे मास भामत्र तर नएसके शातियाएकम्य 
ग़स्च करतो चा भी उस नपुंसा आई का प्यारा फान गा पारक हु+ 
शर. क 
त्ता स्वरमा लालय पुरन कक? oe Ot eT RT था 


पाटा 1 उस से तो ग्राम: परण्यम्‌ स * सध नहा प्राणा उत | सदा ह्या श्र 


शिक 


४६६ च्याकरणसद्दाभाण्य 


न लोपो वृत्रहभिः । 
बृत्रहभिश्रृँणहभिरित्यत्र नलोपे कृते हृस्वस्य पिति कृति तुगिति 
तुक्‌ प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो 
भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिद्धो नलोपः । तस्यासिद्धत्वान्न 
भविष्यति | 


उदुपधत्बमकित्त्वस्य निकुचिते । 


उदुपधत्वमकित्त्वस्यानिमित्तस्‌ । कव । निकुचिते | निकुचितमित्यत्र 
नलोपे कते 'उडुपधादू भावादिकर्मणोरन्यतरस्यामि'त्यकित्त्वं प्राप्नोति । 





वृत्रहभिः, भ्रूणहभिः में नलोप, प्रातिपदिकान्तस्य से नळोप हो जाने पर तुक्‌ 
न होना प्रयोजन है। वृत्रे हतवान्‌ इति बृत्रहा। तैः वृत्रहभिः । यद्दाँ क्विप्‌ 
प्रत्ययान्त वृत्रहन्‌ शब्द मै पित्‌ कृत्‌ है । भिस्‌ परे रहते नलोप होने पर हस्वस्म पिति० 
से तुक्‌ प्राप्त होता हे । संनिपात परिभाषा से नही होता । यहां भिस्‌ भौर 
वृत्नह्दन्‌ के आनन्तर्य को मान कर पदसंज्ञा द्वारा जो नकार का लोप हुआ है 
वह इन के आनन्तर्य के नाश का कारण नहीं बन सकता । तुकू होने पर आनन्तर्य 
नष्ट होता हे इस लिये तुक्‌ नहीं होगा । 


यह कोई प्रयोजन नहीं । नलोपः सुपस्वरसंज्ञा तुग॒विधिषु कृति से तुकू 
करने में नलोप असिद्ध हे । उसके असिद्ध होने से हस्व न दीखेगा तो तुक 
नहीं होगा । 

निकुचित (निङुन्च्‌-क्त) मै कुब्च धातु के नकोप हो कर उदुपघ होने पर 
उदुपधादूभावादि० से किच्चनिधेध का न होना प्रयोजन हे । नि पूर्वक कुन्च धातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते अनिदिता हल उपधायाः० से नळोप होता हे । नलोप होने 
पर कुच्‌ म इस्व उकार उपधा में हो जाता हे । उदुपध हो जाने से उडुपघाद्भावादि० 
से पक्ष में कित्व का निषेध हो कर रूघूपथयुण ग्राप्त होता हे । संनिपात परिभाषा 
से नहीं होता। यहां क्त प्रत्यय के कित्व को निमित्त मान कर कुन्च्‌ घातु का 





दोनों पदों का आनन्तर्य सम्बन्ध नष्ट होता हे । असिद्ध परिभाषा तो ग्रामणिच्छत्रम्‌ में 
प्राप्त ही नहीं होती। वहा छे च से होने वाला तुक्‌ भी हस्व की तरह दो पदों का 

आश्रयण करने से बहिरङ्ग है । दोनों के बहिरङ्ग होने से परिभाषा की प्रदृत्ति नहँ होगी । 
परिभाषा की प्रवृत्ति होने से लुक हो जायगा । 





पष्ट भादिक १६७ 


सनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो भवति । 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अस्त्वत्राकित्वम्‌ । 'न धालुलोप 
आर्घधातुके' इति प्रतिपेधो भविष्यति । 
नाभावो यि दीर्धत्वस्यामुना । 


नाभावो यञि दीर्धत्वस्यानिमित्तम्‌। कवच । अमुना । नाभावे छते 
अतो दीर्घो यञि सुपि चे'ति दीर्घत्वं पाप्नोति । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌--“न मु टादेश' इति । 








नरोप हुआ है। वह नलोप धातु के उदुपघ हो जाने से उदुपवाद० से क्त प्रत्यय 
के किश्वाभाव का निमित्त नही हो सकता। कितव का निपेध न होने से गुण 
न होगा। 

यह भी कोई प्रयोजन नही | यहां डदुपधादभावादि० सूत्र से कित्व का निषेध 
हो जावे । तो भी नधातुलोप आर्ध वाठुके सूत्र से गुण का निषेध हो जायगा । 


असुना ( अदसु-टा ) म टा को ना आढेश द्वोने पर मुभाव के असिद्ध होने से 
भदन्त अद्‌ शब्द मान कर यजाठि सुप्‌ में प्राप्त सुपि च से दीर्य न होना 
प्रयोजन हे । अदस्‌ शब्द से टा परे रहते त्यदायत्व पररुप हो कर भटसोऽमे- 
दांदु दो मः से झुत्व होता हे । असु की घि संशा ठोकर आजे नास्त्रियाम्‌ से टा 
को ना आदेश हो जाता है। नाके परे रदते मुल्व को पर्वनानिद्वम से असि 
मान कर सुपि च से दी प्राप्त होता ह । दीधे होने पर अमूना (या क्षमाना अदाना) 
ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है | संनिपात परिभाषा से नहीं होता । जिस उ के 
कारण घि संज्ञा हो कर ना हुआ हू बह ना क्षादेग सुपिच से प्राप्न दीर्य द्वारा 
उ के स्वरूप के विघात का कारण नहीं यन सफ्ता । इस लिय दीर्ध नही होगा । 


यह भी कोई प्रयोनन नहीं।क्षागे नगुन सूत्र पर न स डाठेशे यद 
वार्तिक कहुेँगे। उसमें टाया: सारण, दाग, । सीर टामाग साग, दड, | 
यह दोनों प्रकार का समास माना यया हे । उस मेटा पो सा रूप आदेश फल्ने फ 
लिये भोर रा के परे रहने पू को कोर्ट दार आडि भादेग पस्ने के शिये मुभा 
मसिद नहीं दोगा । टा को ना रो कर उस के पर रहते सो च से याह ठी? आएत 
करन के स्यि सुभा अखिए नी द्ागाता ध्या र सदना न शोखने से चु य 


से दीघ न होगा। रा फो नारेध इसने छे पिथ भी शुभार छबि न होगा सो गोत्र 


३६८ ब्याकरणमद्दाभाप्य 


आत्वं कित्तस्योपादास्त | 


आत्वं कित्त्वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क! उपादास्तास्य स्वरः शिक्षक- 
स्येति। आत्वे इते 'स्थाध्वोरिच्चे'तीस्वं पराप्नोति । संनिपातळक्षणो विधिः 
रनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 

एतदपि चास्ति प्रयोजनम्‌। उक्तमेतत्‌ 'दीङः प्रतिपेधः स्थाच्वो रिते 
इति! 

तिसचतसूत्व॑ डीबू विधेः । 

तिसचतसृत्व डीव्‌ विधेरनिमित्तम्‌ । क । तिस्त्रस्तिष्ठन्ति । चत- 

खस्तिष्ठन्तीति। तिस्र चतस्रभावे इते 'कन्नेभ्यो डीप? इति म स्तप्न्तीत। तिस चतखभावे छते ऋन्नेभ्यो डीप? इति डीप्‌ प्राम्मोति। 


के सिद्ध होने से घिसंज्ञा हो कर ना आदेश हो जायगा । 

उपादास्त (उप दीड सिच लढ त) में दीढ' घातु को मीनातिमिनोति० से 
आत्त्व करने पर घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से प्राप्त कित्च का न होना भी प्रयोजन है । 
उप पूर्वक दीङ्‌ से कुङ्‌ लकार में सिच परे रहते एज्‌ विषय में मीनातिमिनोति० से 
आच होता है । आच्च हो कर दारूप होने से घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच्च को 
कित्त्व सहित इच्व प्राप्त होता हे । संनिपातपरिभाषा से नहीं होता । जिस सिच के 
अकिस्व को निमित्त मान कर एज विषय में दीङ्‌ को आत्व हुआ है, वह आतव 
घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच के अकित्त्व को नए नहीं कर सकता | अर्थात्‌ सिच्‌ 
को कित्‌ नहीं होने देगा जिस से संनियोग-विहित इच्त भी नहीं होगा । 

यह भी कोई प्रयोजन नही। दाधा घ्वदापू० सूत्र पर दीड" प्रतिषेधः 
स्थाघ्वोरित्तवे यह वातिक कह चुके हैं। उस से दीङ्‌ की घुसंज्ञा न होने से स्थाप्बोरिच्च 


७0 


से सिच को कित्त्व नहीं होगा । 

तिलः चतञ्च' (त्रि चतुर्‌ जस्‌) में त्रि चतुर्‌ शब्दों को तिस चतस आदेश करने 
पर ऋन्नेभ्यो ढीपू से प्राप्त डीप न होना भी प्रयोजन हे । त्रि चतुर शब्दों को स्त्रीलिब् 
में जस्‌ परे रहते त्रिचतुरोः स्त्रिया० से तिस्‌ चतस आदेश होते हैं । तिस्‌ चतस 


सिन OR Ai A 
१. न झु ले सूत्र से केवल ना भाव करने के लिये ही सुभाव की असिद्धता का 


निषेध हो सकता था । ना भाव करने पर मुभाव की असिद्धा का निषेव नहीं हो सकता 
था इस लिये न सु रादेशे यह सूत्रभद वार्तिककार को करना पड़ा । यह वात दूसरी है 
कि भाष्यकार ने न सुने सूत्र के भाष्य मे बृडकुमारीवरन्याय का उदाहरण दे कर न सु ने 
के ने शब्द से ही उक्त दोनों अर्थ निकाल लिये हैं और न सु रादेशे इस सूत्भेद की 
आवश्यकता नहीं समझी । 


पष आह्विक १६% 
संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो भवति । 


एतदपि नास्ति भयोजनम्‌। आचार्यप्रद्धत्तिज्ञापयति न तिखचतख- 
भावे कृते डीप्‌ भवतीति । यद्य 'न तिसुचतस' इति चामि दीर्घत्वस्य 


प्रतिषेधं शास्ति । 
इमानि तहिं घ्रयोजनानि। शतानि सहस्राणि । नुमि छत प्णान्ता 


~~ >. रा: ~ Of A [oe द्वेघा तस्ये ~ 
पडिति पटूसंशा घराम्रोति । खंनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 


के ऋकारान्त होने से ऋन्नेम्यो डीपू से टीपू प्रात हुमा । बद से'नपाठयर- 
भाषा से नदी होता । जिस जस्‌ विभक्ति को निमित्त मान कर तिर चतन ठुण ६ 
वे ऋकारान्त द्वो कर ऋन्नेम्यो० से प्राह डीप्‌ ट्रारा अपने ओर उस समस्‌ के सम्बन्ध 
को नर नहीं कर सकते । इस लिये टीप्‌ नदीं होया । 
यह भी कोई प्रयोजन नदीं । न तिस्‌ चतस्‌० सूत्र से ति चतन को नाम्‌ 
परे रहते जो दीर्य का निप्रेध किया है बद आचाय का व्यरद्वार इस बात का झापक 
है कि तिस चतस करने पर डीप्‌ नहीं दोता। टोप होने पर उस का व्यवधान छो 
जाने से नाम्‌ परे नदी रहेगा तो दीव प्राप्त दी नद्दी। फिर उस का निप्रिध करना 
व्यर्थ है ।* 
अच्छा तो सनिराठ परिभाषा के ये निम्न प्रयोज्नन ६। आतान! सटलाणि। 
(शत सहस्न-जस गस) यहाँ सत सहस्र शऱ्दा से जन्‌ रस परे रदत जस शस को 
शि, थि की सर्वनामस्यात संज्ञा लोर नपुंममस्य सलः से जुम्‌ होता ४। जुम्‌ 
करने पर रातन्‌ सदसत्‌ के नान्त दो जान से प्गान्ता पटू से घर्‌ संज्ञा प्राप्त होती 





विडी क. प्रिया स्तिय्थ* २ “3: प्रियततिन स yer र) पयतिनणाँ झाएणा क 
१, यदि छट कि प्रियास्तिय' यपा ते वियति: । तपा प्रियचिसणां पाएणा- 

यर क यसा ऱ्ह > पल es निम ee 5 ~ कहर का टकल हक लक 
नाम्‌ यर प्रियतिस्‌ ससा । ४ अपव तिन्‌ झट में घ्यात स्थायपायगन एन मे 
~ ~ ~ ~ el rote RT MIRE कला ८5 सु = ज यग ~+ ee >. 2 
सएन्नभ्यांश से रात्‌ प्रात ना तो नामू प, मेड जायया 7४1 दिस घा “५174 


प्रात शोता 5 ह शेन ज दिये न तिन्‌ चमर सा रास द नप गण on 
प एता पस, लन चलन को गळ रा सरग ते रण >'ए रा, | 


प्र 
घाम्ने ‘on भ्य हल जस्‌ तिलक मक, बीए, पानि urs ~ es “५ ~ 2०04 we) ess Fe £ 
नान्नन्या दा लागू पाने थ्व दाह चूत उत गई TRS: ई ते ३४ 
दिय मग पा" पायन 9 र२ दुइ Se कास PAN 
TTS व वास के nis iy sts 
SN, So mee PT क ज रि भन कट जप कह » हन क 
Un स | घा र) t TTS CITIES Se थ इ शूर रा" 
=, e PRR ~ 25. 82715 कन क्ट > जे 
स्का ~क ०७ जटील रु ~ Se esis Nv & ee + न 
तो दाइ पडा ८ ॥ यग क न तच पन २ नए यर! क अचर कडी शा शी तु 
शस्र are tS नद i क x ~ ह at “दै, व कन र का rr wv” फो कोण "४ ~ ॥ १ ड बन्न 
mY Nf 0. इ 0 ६ द्‌ St छ t 1 4%, ६ rr ot ाह eS 
TS ree कक 5३ 55 “ सक Feral ~ eT ose Ss से कमा गा NF es Se नि कप 
भल पाट RAV 0३7 पना ; 4 ६३ 1 4 हा पुर हर" 1 7 ॥ 


= जन क कक 
मे शर फा नभ दिया सय । 


8७० प्योकरणंम हा भाज्य 


न दोषो भवति । 
शकटो पद्धतौ । अत्वे छते अत इति राप्‌ प्राप्तोति संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो भवति । 


इयेष उवोष । गुणे कृते 'इजादेश्च गुरुमतो «नृच्छ' इत्याम्‌ प्राप्नोति। 


है। घट्संज्ञा हो कर पड्भ्यो छकू से जस्‌ शस का लुक प्राप्त होता है। संनिपात- 
परिभाषा से नहीं होता । यही जस्‌ शस्‌ की सबैनामस्थानसञ्चक शि को निमित्त मान 
कर शत सहस्र को नुम्‌ हुआ हे वह इनके नान्त हो जाने से षट्संज्ञा द्वारा जस्‌ शास्‌ 
के सम्बन्ध को नष्ट नदीं कर सकता, तो जस्‌ शस्र का लुक्‌ नहीं होगा I’ 

शकटौ पद्धती (शकटि पद्धति-ङि) यहां शकटि पद्धति इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
से हि परे रहते पक्ष में िसंज्ञा हो कर अच्च घेः से डि को औ तथा शकटि पद्धति 
के इकार को अकार होता दै। अकार होने पर अदन्त हो जाने से अज्जाद्यतष्टाप्‌ 
से दाप्‌ प्राप्त द्वोता हे । राप्‌ दो कर सवणे दीर्ध एकादेश हो जायया तो वृद्धि को 
वाथ कर रमायाम्‌ की तरद्द शकटायाम्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। संनिपात 
परिभाषा से नदरी होता | यहां डि के डिच्र को निमित्त मान कर ङिति हस्वदच से 
पक्ष सें विसंज्ञा द्वारा शकटि पद्धति के इकार को अकार हुआ है वह इ (क के 
भव्यवदित सम्बन्ध के नाश का कारण नहीं वन सकता । टाप्‌ होने पर व्यवधान 
हो जाने से सम्बन्ध नहीं रहता इस लिये टाप्‌ नहीं होगा । 


इयेष उवोप ( इष्‌ , उष्‌-लिदू, तिप , णर्‌ ) यद्वां इष्‌ उष्‌ धातुओं से लिए 

लकार में तिप्‌ परे रहते ळत्रूपध गुण होता हे । गुण होने पर इष्‌ उष्‌ धातुओं 
० 0 य र क त 

१ यदि ष्णान्ता षद्‌ में अन्त ग्रहण औपदेशिक नकारान्त संख्या,की षट्संज्ञा करने 


के लिये किया है ऐसा मानें तब तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता । क्योंकि झतानि सह- 
सराणि में शतन्‌ सहन्‌ ये उपदेशावस्था में नकारान्त संख्या नहीं हैं । 


२. यदि अच्च घेः में अत्‌ इस तपरकरण के सामर्थ्यं से हृस्व अकार को 
अव्याहत रखने के लिये टापू की निद्नत्ति मान लें तव तो यह प्रयोजन भी नहीं 
रहता । यदि कहो फिर शकटौ सें बृद्धि भी फेस होगी। अकार में विकार आ 
जाने से वह अव्याहत नहीं रहेगा तो उत्तर है--शकद भो इस अवस्था में ब्ुद्धिरेचि 
से बृद्धि एकादेश हो कर भी पूर्व के प्रति अन्तवद्भाव से अकार अव्याहत एवँ 
अविकृत ही रहता है। टाप्‌ हो जाने पर तो विभक्ति और प्रातिपदिक में आनन्तर्य 
नहीं रहता इस लियि टापू तो व्याघात पहुँचायेगा । वह तो विघातक ही 
माना जायया । 


पष बाह्विक ४७१ 
संनिपातलक्षणोे विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो भवति । 
~ Cr ~ Cr 
तस्य दोषो वर्णश्रिय, प्रत्ययो बणेविचाळस्य | 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोपो वर्णाश्रयः प्रत्ययो चर्णविचालस्यानिमित्त 
स्यात्‌ । कव । अत इञ्‌ । दाक्षिः । प्लाक्षिः । 


न प्रत्ययः संनिपातलक्षणः । 





के गुरुमान्‌ ददो जाने से इजादेश्व युस्मतोऽनृच्छः से आसू प्राप्त होता हैं । फिर 
आमः से लिट का छक प्राप्त हता दे। सनिपात परिभाषा से नर्ही ोता। 
यहाँ लिट के संनिपात से इप्‌ उप्‌ को गुण हुआ वह टपू उप के गुरुसान 
हो जाने से आम्‌ द्वारा लिए के छुकू का कारण नही बन सकता हूँ ।' 


इस संनिपात परिभाषा को मानने म ये दोष भी हं । वण के भालय से 
होने वाला प्रत्यय उस वर्ण के विचार का अर्थात्‌ लोप का निमित्त नही होना 
चाहिये । जैसे अत इन्‌ सूत्र के उदाहरण दाक्षि प्लाक्षिः हैं। यहाँ दक्षस्वापत्यम 
प्लक्षस्यापत्यस्‌ इस अर्थ में दक्ष प्लक्ष गाब्दो के अकार को निसित्त मान कर 
अत इज्‌ से अपत्यार्थक इन्‌ प्रत्यय हुआ हे। उस इण्‌ से परे रहते यस्थेनि 
च से अकार का छोप होता हे । जिस अफार को मान कर इश हुमा यह 
इस्‌ उसी अकार का लोप कराता दै यद सनिपात परिभाषा का विरोध है 


इल प्रत्यय का अकारलोप के साथ सीधा कोई सम्वन्ध नदी जिसमे 
संनिपात परिभाषा का विरोध दो । हाँ क्षद्ममज्ञा या भमसङा द्वारा ता दनां 
का सम्बन्ध बनता इ। भासंज्ञा हाने पर दी दक्ष के झकार का लोप होगा। 


3, 


भोर शासेज्ञा मे इज प्रत्यय निमित्त हे । 





१, यदि इजादेश्च गुरुमता० के गुरुमत. धनर में निय योग मे मूष 
मान कर जो नित्य गुरमान्‌ इमादि गातु ४ उसी ने क्षाम्‌ प्रयय रोगा ४ ऐसा माने 
तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता) काफि ट्येप उद्याप ने नित्य गुग्मान नरी ह! 
य तो गुण रोने पर शुरूमान बन ९ । गुणा से एट" गुसमान गयीं थे । 


~ 


त्स्य + दण रा डा ~ > ee त गा यशी प्रय थक कक हन 
« सस्य रगा दणादय-० रख यतिन हुए राग यारा रगणन ३१ 
दे जप 
शरणाय पया सनियशोर नी परर उनो मामे डाक्षि ध्शाप्तिः दै उन 
॥ क, = = 
पायय 1 गुणा ग्य ६ दारी हादय हाय" 
क 


ए। यरी आयायय उम्‌ 


धड 
ग) > सधपरपत्प ला oe ~ ई व्य दगा णा नी ~ क 
०११६ | अत्ररपत्यन यात्य, । काने दष्ट म र ग 18६ cE SS 


३७३ व्याकरणमद्दाभाण्य 


अङ्गसंज्ञा तरह्य॑निमित्तं स्यात्‌ । 
आत्व पुगूविधेः पयति । 
आत्वं पुगूविधेरनिमित्तं स्यात्‌ । क । क्रापयतीति । 
पुग्‌ हस्वत्वस्यादीदपत्‌ । 
पुग्‌ हस्वत्वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क । अदीदपदिति । 
त्यदाद्यकारष्टाबू विधेः । 
त्यदाद्यकारष्टावविधेरनिमित्तं स्यात्‌ । छ । या सेति। 


तो फिर अङ्गसँला ही थकारलोप में निमित्त नहीं होनी चाहिये । 
भीत्‌ भङ्गसंञ्चा को सुरक्षित रखने के लिय दक्ष के अकार का लोप नहीं दोना 
चाहिये । जिस इन्‌ प्रत्यय के कारण दक्ष यह अकारान्त अङ्ग वना है उस 
इन्‌ प्रत्यय से अकारलोप द्वारा अकारान्त की अङ्गसंज्ञा का विघात होता है यह 
संनिपात परिभाषा का विरोध हे । 
कारयति (क्री-णिच्‌ रद्‌ तिपू) में णिच्‌ परे रहते क्रीहूजीना णौ से हुआ क्री 
को आत्व पुक्‌ का निमित्त नहीं होना चाहिये । क्री धातु से णिच परे रहते अचोज्णिति 
वृद्धि हो कर क्रीडजीनां से आत्व होता है । फिर अर्तिहीब्लीरी० से पुकू हो जाता द्दै। 
यहीं णिच्‌ को मान कर क्री को आत्व हुआ। यह आत्व धातु की भोर णिच्‌ के 
आन्न्तर्य का पुक्‌ द्वारा निघात करता है यह संनिपातपरिभाषा का विरोध है । 
अदीदपत्‌ (दा णिच लुङ्‌ तिप्‌) मे दा धातु से णिच्च परे रहते अर्तिहीन्छी० 
स हुआ पुकू का आगम णौ चङ्यपघाया ० से होने वाले उपधाहस्व का निमित्त नहीं 
दोना चाहिये। आकारान्त दा घातु से हुए पुकू के सम्बन्ध को उपधाहस्वत्व नष्ट 
करता है यह संनिपात परिभाषा का विरोध है । 
या सा (यद्‌ तद्‌-सु टाप्‌) मे यद्‌ तदू ऋब्दों से विभक्ति परे रहते त्यदादीनामः 
से हुआ अकार, टाप्‌ का निसित्त नहीं होना चाहिये । जिस सु विभक्ति के परे रहते 
त्यदादीनामः से यदु तदू को अकार हुआ, उस सु विभक्ति के आनन्त्य का टापू होने 
पर विघात होता दै यह संनिपातपरिभाषा का विरोध है । 
RRR NONI 22 20000 0 0० ६० 
में ठकू प्रत्यय होता हे। ढ को एय्‌ हो कर आदि बृद्धि तथा यस्येति च से 
इकार का लोप हो जाता है। जिस अत्रि के इकार वर्ण को सान कर ढक्‌ हुआ वह 
ठकू असंज्ञा द्वारा यस्येति च से उसी इकार वर्ण का लोप कराता है यह संनिपात 
परिभाषा का विरोध हैं । 


पए आाड्िक ४७३ 
इड्विधिराकारलापस्य ययिवान्‌ | 
इड्विधिराकारकोपस्यानिमित्ते स्यात्‌ । क । ययिवान्‌। तस्थि- 
चानिति । 
७ C 
मतुबूविभक्तबुदात्तत्वं पवनिधातस्प | 
मतुबविभक्त्युदात्तत्व॑ पूर्वनिघातस्यानिमित्तं स्यात्‌ । | क । असिमान्‌। 
वायुमान्‌ । परमवाचा । परमवाचे इति । 
नदीहृस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य । 
नदीहस्वत्वं समस्दुद्धिलोपस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क। नदि कुमारि 
किशोरि ब्राह्मणि ब्रह्मवन्छु इति । नदीहृस्वत्वे कृते 'पङ्हस्वान्राबुद्धेरि'ति 
सम्बुद्धिलोपो न प्राप्रोति । 
मा भूदेवम्‌ । ङ्थन्तादित्येचं भविष्यति । 





ययिवान्‌ तस्थिवान्‌ (या स्था-लिट्‌ फसु) मे या स्था धातुओं से लिट में एस पर 
रहते वस्वेक्ाजादू० से हुआ इडागम, आकारछोप का निमित्त नहीं दोना चाहिये। 
जिस आगारान्त से परे कसु को इडागम हुआ बद इद आतो लोप इटि च से क्षाार 
का लोप कर के उसके सम्बन्ध का विघात करता ह यह संनिपातएरिभापा का 
विरोध है । 

अग्निमान्‌ वायुमान्‌ यहां अन्तोदात्त अग्नि वायु शब्दों से पेर एईग्वनम्यां 
मतुर से हुना मतुप को उदात्ततर अनुदात्तं पद्मेस्त्रजम्‌ से होने घाले दोघ निपात का 
निमित्त नहीं होना चाहिये । इसी प्रकार परभवाचा, परमवाचे से समासररर से 
अन्तोदात्त परमत्राच नव्द से परे रा ठे विभयो को सन्तोठादाणरपरान्यारश्या* 
से हुना उदात्तता, शेपनिचात का निमित्त नहीं होना चादिये। पिस उदाण घे 
कारण मनुप्‌ प्रत्यय तथा टा टे विननियां उदान दुई, बोय विघात से उस उवाच 
का निवात होता ऐ यह सेनिपातपरिभाया का विरोध 

हे नदि हे एमारि! हे किशोरि! द घाताणि। दे माणचनत से नदी गारी 
शादि शब्दो को सम्चुद्रि परे रातिः व्याश से हगर पचार दहे त 
सम्पुदे: से होन दारे सरपुदिटेप या निमित नण एनस याई; 
कारण हस्य हुआ, वद एन्य सर्यि लोप का निमित सन उस पा 
यह सैनिरात परिभाषा फा दिर £ । 


~ 2... क्र 
= हे! ep यन्य की. री) 
} [१ 40:00 न 5 ७ म 
® 
॥ 


दद नि fF Pe सगुः nd + निया HERS, of TS 3 Ra Ee 
[है की ५ स्ता pq क्‌ हि. मित ' न्यु पो त्र्‌ ARTE बे १ =$ इच्छ के भा बृ 


३७४ घ्याकरणसहासाष्य 


न सिध्यति । दीर्घादित्युच्यते । हस्वान्ताच्च न पराप्नोति । 
| इदमिह सम्प्रधार्य हस्वत्वे क्रियतां सम्बुद्धिळोप इति। किमत्र 
कर्तव्यम्‌ । 
परत्वाद्‌भ्रस्वत्वम्‌ । 
नित्यः सम्बुद्धिलोपः । कृते हस्वत्वे प्राप्नोति अक्कतेपि । 


अनित्यः सम्बुद्धिकोपः । नहि कृते हस्वत्वे प्राप्रोति । कि कारणम्‌ । 
संनिपातळक्षणो वि धरनिमित्तं तद्विघातस्येति । एते दोषाः खमा भूयांसो 
वा | तस्मान्नार्थ ऽनया परिभापया । 

तहि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कर्तव्या लक्षणं चा न प्रणेयम्‌ । 
नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । न च खुगाः सन्तीति 





एङ्हस्वात्‌० से न सही इल्ड्याव्भ्यो दीघोत्‌० से हो जायगा । 


हलूङ्थाव्‌° सूत्र से नहीं हो सकता । वहां दीर्घात्‌ कहा है। दीधे डी आप्‌ से 
परे सु का लोप होगा । यहाँ हस्व हे । 


यहाँ यह विचारना चाहिये कि हे नदी-सु इस अवस्था में हल्ड्यावून से सु 
का लोप करें या अम्वार्थनयो० से नदी को हस्व कर । क्या करना चाहिये । 


पर होने से अम्वार्थ० से हर्त्र करना चाहिये । 


सम्डुढि का लोप नित्य हे। हस्व करने पर भी प्राप्त होता है न करने 
पर भी । 


सम्बुद्धि का लोप अनित्य हे । हरुव करने पर संनिपातपरिभाषा के विरोध 
से नही प्राप्त होता । 


ये सव दोष इस परिभाषा के प्रयोजनों के समान हैं। बल्कि कुछ अधिक 
ही हें । इस लिये संनिपातपरिभाषा की कोई धावश्यकता नहीं । यद्द नहीं बनानी 
चाहिय । 

केवळ दोष होने से परिभाषा नहीं वनानी चाहिये या किसी सूत्र का निर्माण 
नहीं करना चाहिय यह बात ठीक नही । भिखारी आयेंगे इस डर से भोजन पकाना 
नहीं छोड़ा जाता । या जंगल में सग खेती का नुकसान कर देंगे इस लिये खेत मे 
यव आदि धान्य का वोना नहीं छोड़ा जाता । इस परिभाषा के दोष तो प्रायः सभी 
गिना दिये हैं । किन्तु प्रयोजनों के कुछ एक उदाहरण ही दिये हैं। क्योंकि दोषों 


धष्ट आहिक ४७५ 


यवा नोप्यन्ते । दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनाचामुदा- 
हरणमात्रम्‌ । कुत पतत्‌। नहि दोषाणां लक्षणमस्ति । तम्माद्‌ 
यान्येतस्याः परिसापायाः प्रयोजनानि तदर्शमेपा परिभापा कर्तव्या । 
प्रतिबिधयं दोषेषु । 


अन्ययी बाबश्च ॥१।१।४१॥ 
अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजन टुड्मुखस्वरापचारा; । 


अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे घ्रयोजनम्‌। किम्‌ । लुड्‌ मुख्स्वरोपचाराः। 


का कोई लक्षण नद है । पदिचान नहीं हे । परिदार्य होने से दोष दमार लक्षण झा 
का विषय नटी । हमें तो प्रयोजनों से मतलब दे । इस ल्यि जा देस परिभागा के 
प्रयोजन दै उन के लिये यह परिभापा अवश्यमेव यनानी चादिये। दपो का 
समाधान हो जायगा ।' 





१. संनिपात परिभापोक्त दोपाँ का समाधान इस पार हो सता ६ 
दाक्षिः प्लाक्षिः में अकारलोप दोन पर भी आसंज्ञा क बिद्रान सामत्य से 
अङ्गसंज्ञा हो जायगी। कटाय क्रमणि सूत्र में कटाय इस निश से एस अगार 
निमित्तक्र यादेश होने पर भी अकार को दोघे हो जायगा । न यातयो इत आप 
सेयासामं टापू हो जायया। ययित्रान्‌ में वस्वेकाजा से टट्‌ फा वितान न 
मान कर नियम मानेंगे ता संनिपातलक्षण बिव न होने रो दोष न होगा। पाययति 
में क्रा अभ के अवयब केवळ आकार को पुरू नहीं मानेंगे विजा 77 मारे 
आकारान्त अझ्ग को मानेंगे तो णियू परे रहते पट प्यवधायङ नटी हेया! अदीउपा 
में मारणतोपणनिश्षामनेडु ज्ञा इस गणसत हारा जो ज्ञा यात कॉ पिच 
हस्यार्य मित्‌ विया दे उस ज्ञायक्ष से हस्र हो. यायगा । अन्यता ® 
आउारान्त ज्ञा धातु से णिच्च परे रहते होने पाग पुर, शार अरर के उपरा 
बना पर उपया तस्व द्वारा परर जे सम्यनय का नट उगा ली उदय “मय 
प्रान ही न तोय उसके ल्यि ज्ञा पो नित पना पयन ॥ आनम पापमान 
परमदाचा परनराचे में अनुदा पदमेकरः म २” | 


~ 


~ * ४७ क दि शि ~ 
परिमाणा के गगन सामन्त मे रनियत परिन झी दाइ को गरर ५ म 


ही, = न क हि = ॥ = 
जा ति म of om = न ह + क्य 
SS १६. गोण्या 1९०३ छेद हन इर गा नारा २?" 0 7 र पट 
= [4 
पररसरात Fe xy, क्र ४०० To LS Stee ० क सरी ie) PI कपर .. शी र 
नस, ७०१० के OTR ४४५४७६ दन्त ८ 1) ४ 3 12 00 त! 
~ का क 
क्क श्‌ Fr रा हु रन + रण क मरुद्‌ = चक्क ७ २ 2 चा ९ 
RCE s (हस्र ग एज न्रे ७1६६ शि “+ २ ०, परै र बट ६ ९ ॐ डा बट? जु 


8७६ व्याकरणर्मद्वाभाण्य 


लुक्‌ । उपाग्नि । प्रत्यग्नि । अव्ययादि ति छुछ सिद्धो भवति | झुखस्वरः। 


उपाग्निसुखः प्रत्यग्निमुखः । '"नाव्ययदिक शब्दगोमहत्स्थूलमुष्टि 
पुथुवत्सेभ्य” इत्येष प्रतिषेधः सिद्धो भवति । उपचारः । उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । अतः ककमिकंलकुम्मभपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्ये'ति 


प्रतिषेधः सिद्धो भवति । 
कि पुनरिदं परिगणनमाहोस्विडुदाहरणमात्रम्‌ । 
परिगणनमित्याह । अपि खब्वप्याहुः~'यद्न्यद्व्ययीभावस्याव्यय- 





अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा मे छुक झुखस्वर और उपचार 
ये प्रयोजन हें। लुक्‌ जेस--उपास्नि प्रत्यम्नि। अग्नेः समीपम्‌ उपाग्नि। अग्नेः 
अभिमुख प्रत्यग्नि। यहाँ अव्यय विभक्तिसमीप० तथा लक्षणेनाभिप्रती० सूत्रों से 
यथाक्रम समीप और अभिमुख अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है । उसकी 
अव्ययसेञ्चा होने से उपाग्नि प्रत्यग्नि से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाप्छुपः से 
लुक्‌ हो जाता है। सुखस्वर जैसे--उपाग्निसुखः प्रत्यग्निमुखः । यहां उपाग्नि 
प्रत्यम्नि वा मुखे यस्य स उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः इस बहुव्रीद्रि समास में 
पूवपद उपाग्नि प्रत्यग्नि ये अव्ययीभाव समास हैं। इन की अव्ययसंज्ञा होने से 
सुखं स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त उत्तरपद के अन्तोदात्त स्वर का नाव्ययदिकूशब्दगोमहत्‌* 
से निषेध सिद्ध हो जाता हे । उससे उत्तरपदान्तोदात स्वर न हो कर बहुत्रीही 
प्रकृत्या पूवेपदम्‌ से पूरवैपदत्रकृति स्वर होता है। उपचार जैसे--उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । पयसः समीपमुपपयः । यहां उपपयः यह अव्ययीभाव समास है। 
उसकी अव्ययसंज्ञा होने से कार काम शब्द परे रहते अतः कृक्रमिक्ंस० सूत्र 
से प्राप्त विसर्ग के सकार का अनव्ययस्य यह निषेध सिद्ध हो जाता है । अतः 
कृ कमि० सूत्र अव्ययभिन्न विसमे को सकार करता हे । उपपयः के अव्यय होने 
से विसग को सकार नहीं होता। उपचार का अर्थ विसर्ग के स्थान में होने वाला 
सकार है । यह प्राचीन आचायौँ द्वारा की गई संज्ञा है । 
अव्ययीभाव समास की अव्ययसंशा के क्या ये सभी प्रयोजन गिना 
दिय हैं या कुछ और भी शेष हैं । ये केवळ उदाहरण मात्र हैं । 


सभी प्रयोजन गिना दिये हें । और कोई प्रयोजन नहीं । इसी लिये दूसरे 
आचारय भी ऐसा कहते हैं कि इन प्रयोजनों से अतिरिक्त जो अव्ययीभाव समास 





१, सुखस्वर और उपचार की निवृत्ति आयोजन है । 


पष्ठ भाह्विक ६७७ 


कृते प्राप्नोति तस्य प्रतिपेधो वक्तव्य! इति । कि पनस्तत्‌ । पराङ्गवद्भावः । 
पराङ्गवद्भावे अव्ययप्रतिपेघरचोदितः । उच्चेरधीयान नीचरधीयानेत्ये- 
वमर्थम्‌ । स इहापि प्राप्तोति--उपाग्त्यधीयान प्रत्यम्न्यधीयान । अकः 
च्यव्ययग्रहणे क्रियते । उच्चकेर्नीचकेरत्येवमर्थम्‌। तदिहापि प्राप्नोति- 
उपार्निकं प्रत्यग्निकसिति । झुमि अव्ययप्रतिपेधरचोयत दोषामन्यमहः 
दिवामन्या रात्रिरित्येवसर्थम्‌। स इहापि प्राप्रोति उपछुम्भमन्यः उपर्माण- 
कमन्य इति। “अस्य च्या'। अब्ययप्रतिपेधइचोद्यत दोपासूतमहर्दिवा 
को अव्यय संज्ञा के कार्य प्रात दोते हैं उनका नियेच कदना चादिये। थे कोन से 
हें ? जसे-- 
पराङ्गवद्गाव । सुवामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इस सूत्र म अव्ययानां प्रतिंतवी वस्व्यः 
इस वचन द्वारा अव्ययों म पराजवज्ञाव का निर्येध किया गया है उस से उच्च- 
रधीयान नीचेरबौयान यहां अर्थयान इस आमन्त्रित के परे होने पर उनी: नागः 
इन अव्यय सुवन्ता को आमन्त्रितत्य च सूत्रविदित पाठ क्षामन्प्रित भायदात 
स्वर करने म पराद्रवद्धाव का नियेध होता दे । उसी प्रकार उपान्यत्रीयान प्रत्यन्य- 
घीयान यहाँ उपाग्नि प्रत्यग्नि इस अव्ययीभाव को भो अव्यय मान कर पराएपदभात्र 
का निथेध प्रात होता हे। पर उक्त कार्या से भनिरिक्त कायो में अव्ययीभार के 
अव्यय न होने से वह निगेध नदी दोगा तो पराद्रत्रद्धाउ हो जाता है । अन्ययपानाम्ना- 
मकव० से अरब करने से क्षम्यय का मंडण किया ह। उस से उच्च नीच, यहाँ दो 
गया हे । उच्चै. नीचे' शाब्दो के अब्यय होने स स्याथ में नकच दो जाता है । उसी 
प्रकार उराग्निरम्‌ प्रत्य सेनकतू यदाँ उपाग्नि प्र यरिन उस अव्ययो भाउ को आपव मान 
कर कच्च प्राप्त होता द । कन्य कायो मे अब्ययीभाग के ब्यय न दन से न 
होगा तो सामान्य प्रागितीय फ प्रत्यय हो कर उपान्निर पार्नका घन जाता हे । 
सिन्यनव्यगस्य स सुम्‌ करने में घच्यय का निषेध किया दै । उस से टो एमागमा” 
(आत्मान दोषा सन्यते) पारा मन । दिया रतिः (भाग्मान दिया सनयो) 
दिवा मन-व तु । यदां दोषा दिया घज्दो के अरय होने से सुन नहीं होणा ठमी 
प्रकार उपएम्नेभन्य उप्वाधित सेस्य यदा. उरास्न उपमणिद्ध एस अम्यप्रीगा 
को भो अव्यय मान फर सुम फा निच ब्राग दाला ह! अन्य वयो मै भण्यपा नाग 
फे खण्यय न टोने से सुन फा निषेध नर परागा झुस हो जागा हित एसा गये म 
निय पर रहते घउणाना जा फो पवार करने से शिशेप प्यन उगा आध्यय का 


रि ~ ~ गा = गः 5 a ~ 
नेव दिया दै उसमे खर प्रा पोप सम्पपनान ई रनु १, देवान न) । 


ee ree eee Se one oe 





F | = = = हः ~ 
कः ee न कनी कछ * चती कका शक rs Se जा की कन Fes = क Yr 
he I ४-7 २१६ ४1४. ४ AH ४४ इध उरत रा तम * $y ५० र 


३१७८ ब्यॉकरणंमहामोन्ये 


भूता रात्रिरित्येवमर्थम्‌। स इद्दापि प्राप्तोति उपङुस्भीसूतम्‌ उपमणिकी- 
भूतम्‌ । 

यदि परिगणनं क्रियते नाथो ऽव्ययीसावद्याव्ययसङ्ञया । 

कर्थं यास्यव्ययीसावस्याव्ययत्वे प्रयोजनानि ? 

नैतानि सन्ति । यत्तावदुच्यते छुगिति। आचार्यम्रदृत्तिज्षांपयति 
भवत्यव्ययीमावाल्छुगिति । यद्यं 'लाव्ययीमावादत’ इति प्रतिषेधे जास्ति! 
उपचार इति । 'अनुत्तरपद्स्थस्येति' वर्तते । तत्र सुखस्वर एकः प्रयोज- 
यति । नचैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । ययेतावत प्रयोजने स्यात्‌ 





अदिवा दिवा सस्पद्यमाना दिवाभूता रात्रिः ( दिवा-च्वि-भू )। यहां दोघा दिवा 
शब्दों के अव्यय होने से ईकार नदी होता । उसी प्रकार उपकुम्भीमूतम्‌ उपमणिकी- 
भूतम्‌ यहां उयकुम्भ उपमणिक इस अव्ययीभाव को भी अव्यय मान क्र इकार 
का निषेध प्राप्त होता हे । अन्य कार्यो मे अव्ययीभाव के अव्यय न होने से निषेध 
न होगा तो इंकार हो जाता दै । 

नच्ययीभादसमास की अव्ययसंज्ञा करने के यदि छुक , सुखस्वर और उपचार 
थे तीन ही प्रयोजन हें तव तो इस सूत्र की कोई भावश्यकता नहीं । 


लुक, सुखस्वर आदि प्रयोजन केस सिद्ध होंगे ? 


ये कोई प्रयोजन नहीं । जो लुक्‌ प्रयोजन कहा है वह तो आचाये के व्यवहार 
से सिद्ध हो जायगा । नाव्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्या. सूत्र से जो अदन्त अव्ययीभाव 
से परे सुप्‌ के छुक्‌ का निषेध किया है उस से यह सिद्ध होता है कि अव्ययीभाव 
से परे सुप्‌ का छक्‌ ददोता हे । उपचार भी कोई प्रयोजन नहीं । अतः कृकमि० सूत्र 
से नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य इस पूत्र सूत्र से अबुत्तरपदस्थस्य की अनुत्रत्ति आती 
हे तो वह उत्तरपद मै स्थित विसरे को सकार नही करेगा । उपपयःकारः, उपपयः" 
काम. यहां उपपयः इस अव्ययीभाव मै पयः का विसगै उत्तरपद में स्थित है इस 
लिये सकार नहीं होगा । एक मुखस्वर प्रयोजन रह जाता है। उस एक प्रयोजन के 
लिये अव्ययीभावश्च यद सामान्य लक्षण नहीं बनाना चाहिये । यदि उपाग्निसुखः 
से मुखे स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त मुखस्त्रर को रोकना ही इस अव्ययसंज्ञा का प्रयोजन होता 
तो नाव्ययदिकृशन्द्‌० सूत्र में ही अव्यय के साथ अव्ययीभाव का भी अद्दण कर 





यह हमें अभी तक नहीं माळम हुआ। अस्य च्वौ सूत्र पर तो भाष्य ही नहीं है। 
अव्ययप्रतिपेथ करने वाला वचन अन्वेष्टन्य है। हां कौमुदीकार इस विषय में वातिक 
पढ्ते हैं । 


पए नाक्विक ६५९ 
तच्चैवार्यं ब्रूया 'न्वाब्ययादव्ययीभावाच्चे’ति । 


शि सर्वनामस्थानम्‌ ॥ १।१।४२॥ 
सुडनपुंसकस्य ॥ १।१।४३॥ 
शि सवनामस्यानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शि प्रतिपेधः । 


शिखरवनामस्थानं सडनपुसकस्येति चेज्जसि शिप्रतिपथः 


नाव्ययादन्ययीभावदिक्‌ शब्द० पेसा सूत्र बना देते ।' 


ये दोनों सूत्र सर्वनामस्थान संज्ञा करते हें । सवनामस्थानसंज्ञा में दोनो का 
सम्बन्ध होने से भाग्यकार ने एक साथ हि निर्दिष्ट कर दिये हं । शि सर्वनामरधानम्‌ 
का अर्थ हे नएुंसक स जस्‌ रास के स्थान मे होने वाले शि आदेश की सईनामस्थान 
संज्ञा होती है। सुडनंसरस्य में अनपेसकस्प' को यदि प्रलज्य़प्रतिधिथ मानें तो 
अर्थ दोगा--सुट्‌ अथौत्‌ सु जौ जस्‌ अम्‌ ओद्‌ इन पांच प्रत्ययों को सबैनामस्थानसँजा 
होती है किन्छु नउुसक मै नही होती। पर्युदास मानें तो अर्थ होगा--नपुंसरभिन्न 
सुटू की सर्यनामत्यानसेज्ञा होती हे । प्रसञ्यप्रतिपेथ मानने मै दो दोप सात इ 
उन मे प्रथम दोप का निरूपण करते हँ-- 

नपुसक म सुद्‌ की सरथनामस्थान संशा का निषेध मानने पर जम 
के स्थान में होने घाले शि लादेश की सर्वनामस्थानसंशा का निपथ प्राप्त 
होता हे । क्योंकि जसू मुरों में आ गया ह! आर उसके स्थान में हन बाटा 
शि लादेश नपुंसक म हैं। फुण्डानि तिठन्ति। वनानि तिळन्ति यह 


Fr] 
~ 
~ध 
३ 








१, ऐसा सूत्र नहीं बनाया दस से उपान्निमुस में सुरास्वर था होना अर्भद्र 


माएम होता हे । उस प्रसार आप्यफार ने प्र का उत्तर न दे फर रूल फा गाउन स्वीप 
कर लिया टे 1 वस्पुत अनम्ययम्‌ अव्यये सति स अन्प्रयीभार, इस (पा? आरा 


~ CO = = ~ 
अतायीबाव रन था असय तोबस ही अग्ययी गाव तर्य रबा रियो शाशा । फौप 


£ यह दम 5 पा eee =e नपपात न्ड os (व्याः = ~, ~ SP Ns TTT: जाला नन Fr * नि जम 
उल्‌ = ४४ ११५१ प्‌) ३० १1१३ + | ऋधिया ES he TODS म ७५ 15 «+ 
> उ. पन्‌ £ गून झा ला कक व व्य जक ळा दिएर SF oes ae जनुलकनुरकी कक ee oe कक Nr 
के पन" दरा सूल के लमे इस का तसा सा बगत RRS ट्या रा न 
~ ® 
+ छि त 


जि फनिपय 7४ गर मे ययोर आप होगा। उस मे प्रब जन हस 
शादि एनपय 2४ गन । RASH रक उस बर प्रदान, रँर 


०0, क. क प्‌ प्‌ टु 
जन्य मिय होन ण्य TN FT थो गयर ताक 
ऱ्य मा भ्र हि यप हल न! नर जै न र क cere जना ~ YF २; ee Fes Fe ककत छ 
समीर हत सय जाए र * र RT ई rt 


३८० व्याकरणमहाभाप्य 
प्राप्नोति कुण्डानि तिष्डन्ति । वनानि तिष्ठन्ति । 


असमर्थसमासङ्च । 


असमर्थसमासङ्चायं द्वएव्योष्नपुसकस्येति न हि नञो नपुंसकेन 
सामर्थ्यम्‌ । केन तर्हि ? भवतिना । न भवति नपुंसकस्येति । 


यत्तावदुच्यते शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि 
शिप्रतिषघ इति । 
नाप्रतिषेधात्‌ । 
नायं प्रसञ्यप्रतिपेधो नपुंसकस्य नेति। किं तर्हि ? पर्युदासोऽयं 
यदन्यन्तपुंसकादिति । नपुंसके न व्यापारः। केन चित्‌ यदि प्राप्नोति तेन 





शब्दों से नपुंसक में जस्‌ के स्थान में शि होता है । वह स्थानिवद्भाव से जस्‌ 
हो कर सुट्‌ बन जाता हे । अनपुँसकस्य से सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध होने 
पर नपुंसक्रस्य झल्च' से जुम्‌ तथा सर्षनामस्थाने चासंबुद्धो से दीर्घे न हो सकेगा । 
दूसरा दोष भी कहते हैं । 


नपुंसकस्य न भवति इस अर्थ में नञ का सम्बन्ध भवति क्रिया के साथ 
है नपुंसक के साथ नही है। इस लिये नपुंसक शब्द के साथ नज का सामर्थ्य 
न होने से अनपुंसकस्य यह नज समास नही बनता। समथः पदविधि, इस 
परिभाषा के अनुसार दोनों पदों के परम्पर सम्बन्ध रूप सामर्थ्य में ही समास 
का विधान हे । उसके अभाव म यदि समास होगा तो वह असमर्थसमास माना 
जायगा । अनपुँसकस्य भी असमर्थ समास है । 


प्रस्यप्रतिपेध मानने पर जो दोष दिये हैं उनका समाधान यह है 
कि अनपुंसकस्य को प्रसज्यप्रतिषध न सानिये । पर्युदास ही मान ढीज्यि। 
न नपुंसकम्‌ अनएुंमकम्‌। तस्य अनधुँसकस्य । नपुंसकभिन्नस्य इत्यर्थः । नएुसक के 
सुद्‌ की सर्वनामस्थानसंज्ञा नही होती ऐसा अर्थ न कर के नपुंसकभिन्न सुद्‌ की 
सर्वनामस्थानसंज्ञा होती है ऐसा अथै कीजियि। ऐसा अर्थ करने पर यह सूत्र 
नपुंसक सें सरवनामस्थानसंज्ञा का निषेध नहीं करेगा अपितु नपुंसकभिन्न में सवैनाम- 
स्थानसंज्ञा का विधान केगा। उस अवस्था में यह नपुंसकभिन्न को देखेगा, 
नपुंसक को नहीं । नपुंसक में इसका व्यापार न होगा। यदि किसी अन्य सें 
नपुंसक मे सनैनामस्थानसंज्ञा प्राप्त होती है तो चह हो जायगी। नाप्रतिपधात 
इस वार्तिक सें न अप्रतिवेधात यइ सन्धिच्छेद हे। इस का अथ है कि न> मर्थात्‌ 


षष्ट भाद्विक २८१ 


भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति । 
अप्राप्तेर्वा । 
अथवा अनन्तरा या पातिः सा प्रतिपिध्यते । कुत पतत्‌। 'अनन्तरस्य 
विविर्वा भवति प्रतिपेधो चे'ति । पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तया भविप्यति । 
नजु चेयं प्राप्तिः पूर्वी प्राप्ति वाधत । 
नोत्सहते प्रतिपिद्धा सती वाधितुम्‌ । 





उक्त दोष नहीं है। क्योकि अप्रतिपधातस्प्रतिपेध अर्थ न होने से । अनपुंराउम्य 
मे नन्‌ का अर्थ निपेव न हो कर तद्विन्न तःसद्दश अर्थ ह । प्रसञ्यप्रतिपध न हो कर 
पर्युदास है। पर्युदासः सद्शग्राही प्रसज्यस्तु निंपवळन इस उक्ति के अनुसार 
प्रसज्य तो प्रसक्त निषेध का नाम है। पर्युदास तद्भिन्न तरसरश को कहते घ । 
कुण्डानि वनानि में जसू के शि की खसनामस्थानसँज्ञा शि सर्वनामरवानमू इस पूएसूत्र 
से प्राप्त होती है वह हो जायगी । 


१. 


अथवा अनपुंसकस्य मै प्रसज्यप्रतिपिय भी मान ले तो भी दोप नरीं। 
अनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिय्रेवों वा इस परिभागा के अनुसार नपुंसम्ग्य न 
भवति यइ निशध अपने अनन्तर अव्ययदित पूरयती गुट इस भज से प्राप्त 
सनामस्थानयज्ञा का ही नियेध करेगा । अपने से च्यतदित पुर्ती {श नपना 
र॒वानम्‌ से प्राप्त सर्वनामस्वानसंज्ञा का निषेध नदी करेगा। तो खद्‌ अंश से प्राप्त 
सर्वनामस्थानसंज्ञा का निवेध हो जाने पर भी ऊुण्यानि ननानि मे ।श सयनागरशानम 
से प्राप्त स$नामस्थानसंज्ञा रद जायगी । पवी प्राणि = शि सपनागर्धानम्‌ वाही 
सबनामस्थानमंज्ञा । 


(च 


सुद्‌ वाली सनामस्थानसेज्ञा नि सवनामस्वानम घारी सर्वनामस्थानसक्ञा यो 
पर होने से वाघ लेगी। शीर हस का कनपुरास्य से निषध हो रायगगा सो 
कुण्यान वनानि से फिर भी सबनामस्थानसज्ञा न हा सकेगी । 

सुद्‌ बाली सबंनामस्यानसंजझा सो भनपुंसाम्य से निविदा दा तापन 
सत्य निपिद (अनबृत) दुत यद पासी दा सना रनमा 
लेगी। न बाघ मरतो! यह पना पचार करेगा ऐर ससो थी पारे या 


७ क त = शि र हन क्र ग गान = , २ ४४ 
साइस बोरगी। (सस केट भेष्टिया विसी यररी का साना बात 2६ बस ही 
f १ 


हनु हक कध कच व प्र he oe Dr प्र प्‌ कण द पु न्‌ > 

हर राशा हो ता शनाया - र तरटे र उच्द उरे म थेर द म गदा 
डौ > = = क = ~ ~ कर 

सरता द घद घररा फा गाय या ४ से भरन एत सध्या दरया छोए 


३८२ व्याकरणसद्वा भाष्य 


यदप्युच्यते असमर्थलमासङ्चायं द्रष्टव्य इति। यद्यपि वक्तव्यः । 
अथवैतर्हि वहूनि प्रयोजनानि । कानि। अखूर्यपश्यानि सुखानि। अपुनर्गेयाः 
इलोकाः । अश्राद्धभोजी ब्राह्मण इति । 


~ 


नवेति विभाषा ॥ १।१।४४। 
नवेति बिभाषायामर्थसंज्ञा करणम्‌ । 


नवेति विभापायामर्थस्य संज्ञा कर्तव्या । नवारान्दस्य योऽर्थस्तस्य 
सना भवतीति वक्तव्यम्‌ । [कि प्रयोजनम्‌ । 


शब्दसन्नायां द्यर्थासम्प्रत्ययो यथान्यत्र । 


ही वह पहले करेगा) इस लिये कुण्डानि वनानि में शि सर्वनामस्थानम्‌ वाली 
सर्वनामस्थानसंज्ञा अव्याहत रह जायगी । 


प्रसज्यप्रतिषेध में असमर्थसमास का जो दूसरा दोष दिया है वह यद्यपि 
ठीक है, फिर भी अनपुंसकस्य इस वचनसामर्थ्यं से कहीं पर लक्ष्यानुरोध से 
प्रसञ्यप्रत्पिथ में भी नञ्‌ समास हो जाता हे, यइ वात ज्ञापित की जायगी । 
अन्यथा सुटू स्त्रीपुंसयोः ऐसा सूत्र चना सकते थे । इस विषय में यद 
अनपुँसकस्य निदेश ही तात्पर्य्राइक होगा । प्रसज्यप्रतिपिध में नञ्‌ समास के 
बहुत से प्रयोजन हैं । जैसे--अतूर्यपर्‍यानि मुखानि । अघुनगेयाः इलोकाः । अश्राद्ध- 
भोजी ब्राह्म आदि। ये तीनों असमर्थसमास हें । अनपुंसकस्य इस ज्ञापक से 
साधु मान लिये जागे । असूर्यपर्‍य का विवक्षित अर्थ है-सूर्य को न 
देखने वाला । न कि सूयेभिन्न को देखने वाला । अपुनर्गेय का अर्थ दै--दुवारा 
न गाये जाने वाळा । न कि दुबारा भिन्न गायि जाने वाला । अश्राद्धभोजी का 
अर्थ है--श्राढ़ न खाने वाला। न कि श्राद्धसिन्न ( भोजन ) खानेवाला । इन 
अथी में जहां नञ्‌ का सम्वन्ध विवक्षित है वहाँ नञ्‌ का प्रयोग नहीं हो रहा 
हे । सूथमपव्य, पुनरगेय, श्राद्धामोजी ऐसा प्रयोग होना चाहिये। पर वेसा न 
होने पर भी इन से विवक्षित अधे की प्रतीति हो जाती हे | इसी प्रकार के 
खप्रमाणप्रतिपन्न, अभानुभेथ, अरत्नालोकोच्छेच आदि अनेक असमर्थ समास के 
उदाहरण हैं जो गमक होने से ठीक मान लिये गये हैं । 

न वेति विभाषा इस सूत्र में अथ की संज्ञा कहनी चाहिये । नवा शब्द का 
अर्थ जो निपेध और विकत्प है उसकी विभापासंज्ञा होती है एसा कहना चाहिये । 
सन्यथा न वा इस शब्दस्वरूप की विभाषासंज्ञा समझी जायगी, न वा के अर्थ की 


क 
ट्क 


a 


धृष्ठ भाद्धिक 


शब्द्सज्ञायां हि सत्यामर्थस्यासंप्रत्ययः स्यात्‌ । यथान्यत्र । 
अन्यत्रापि हि शाब्डसंब्वायां शब्दस्येव सम्प्रत्ययो भवति नाथस्य। 
क्वान्यत्र । 'दाधाष्यदाप्‌ तरप्‌ तमपो घ' इति। दुग्रद्दणेपु घम्रहणपु च 
शाब्दस्य सम्प्रत्ययो भवति नार्थस्य । 

तत्तहि वक्तव्यम्‌ । 

न अक्तव्यम्‌ । इतिकरणोष्थनिर्देशाथः । इतिकरणः क्रियते 
सोऽर्थनिर्देशार्था भविष्यति । 

कि गतमेतदितिना । आहोस्विच्छः्दा थिक्यादर्थाचिक््यम्‌ । 

गतमित्याह । कुतः । लोकतः । तद्या लोके गारित्ययमाहति गो 


शब्दादितिकरणः प्रयुञ्पमानो गोशब्द स्तस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति । 
खोऽसो स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्युतो यासावर्थपदार्थकता' तस्याः शब्द- 





विभापासंज्ञा न हो सकेगी । असे अन्यत्र दाधाब्वदाप्‌ तरपूतमपो घ. यउां दाधा 
शब्दो की घुसंत्ा और तरप्‌ तमप्‌ शब्दो की घ संज्ञा दोती ६, दाधा के नय बौर 
तरप्‌ तमप्‌ के अर्थ की नदी होती । 

तो फिर न वा शब्द के अर्थ की विभावासंज्ञा कइ दी जाय ? 


हने की आवश्यफता नदीं। न वेति मे इति चन्द ळगाया द यद अपनिटन 

के लिय समझा जायगा । न वा इतिस्नवेति । इस का अथ होया किनपयायदइ तो 
कदा जाता ए, लोकिक वाक्यप्रयोग मे किसी बात का निरेध करने के लिये न दा 
का जो प्रयोग किया जाता ह उसकी विभावासङ्ञा दाती है । 

क्या यद्व बात इति शब्द के प्रयोग से समझ में जा जापगी या सरल शि 
शब्द के नाधिस्य से अर्य को सीचतान करके अधिक जव निकाया नायगा 1 

एति नन्द से यइ यात स्त्ये निरुट आयगी फझिनचा के र ही पिभाया 
संञा होती हे 1 कैसे ? लोक से। पवे होउ में गारिगरयमाए (रसने गी ऐसा 
शब्दे कडा) एस पाश्य में गो आब्द के लाये रगा एमा दलि दबडे यो शब्द झा रडी 
जो सास्नादिमान पशु है उस जे से गो पार हो हटा का गो उस शबटस्वसप 
का रोधक दोना ६ उपी पकार यह शहद नान्तर में वा शब्द हे आग रगा एभा 
दति शब्द नपा शब्दे फा झरना अर तौ र माय पग्दरपापन्द्पा के गवार न्या 


पर दिसममासे हक छ कन [नान ~ क्र्प मा 
५ क. बू ha फस २३६ न्य उपर कब, की जा ७६१३ ८० "य श्ग्प्य्म र प्र नवक 3 


Se Soi ~ 
नाउ पन्सय सम्बन्ध ब डुजा (सम्या ६0९ ५ प पप्पु गट ड पान मी 


8८४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


पदार्थकः सम्पद्यते । एवमिहापि नवा शब्दादितिकरणः प्रयुज्यमानो नवा- 
शब्दे स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति। सो$सो स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ 
पी र को. ह ७ ~ ~ 
प्रच्युतो यासौ शाब्दपदार्थकता तस्या लँ।किकमर्थ प्रत्याययति न वेति 
यद्‌ गस्यते, न वेति यत्‌ प्रतीयत इति । 
समानराव्यप्रतिपेध. । 

समानराब्दानां' प्रतिषधो वक्तव्यः । नवा कुण्डिका नवा 
घटिकेति 

किंच स्यात्‌ । यद्येतेषामपि चिभाषासंज्ञा स्यात्‌ । 

विभापा दिक्समासे वडुत्रीहो । दक्षिणपूयस्यां शाळायाम्‌। 
अचिरकृतायां संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


न वा विविपूर्वकत्वात्‌ प्रतिपेधसम्प्रत्ययो यथा लोके । 





= ~ 


यह शब्दस्वरूप है उस से हटा कर उसके लोकप्रसिद्ध निघ अर्थ का बोध 
करायेगा । जैसे त्वं ग्रामं गमिष्यमि न वा इस छोकिक वाक्य में तू गांव जायगा या 
नहीं इस प्रकार नवा का अर्थ निषेध समझा जाता हे । यहाँ इतना ही भेद है कि 
छोक मै इति रगने पर अर्थवोधक शब्द अव्दुबोधक हो जाता है और शास्त्र में 
इति लगाने पर शब्द स्तरूप बोधक शब्द उस के अर्थ का बोधक हो जाता है। इति 
शब्द अर्थं को बदल देता है । 


न वा शब्द का समान शब्द जिन अर्थी का वाचक हे उनकी विभाषा सज्ञा 
का निषेध कहना चाहिये जैसे न वा कुण्डिका ( नई कुण्डी )। नवा घटिका 
(नई घड़ी) । यद्बां नवा का अथ नया है, निषेध नही हे। उसकी भी विभाषासन्षा 
प्राप्त होती है जिसका निषेध कहना चाहिये । 

क्या हो जायगा यदि नया अर्थवाचक नवा शब्द की भी विभाषासदा 
हो जाय तो ? 

विभाषा दिक्‌ समासे बहुव्रीही मे विभाषा कहने से नवीन अर्थबोधक दिक 
शब्दों के समास की सैनामसंज्ञा होगी तो दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम्‌ म नुतन 
रचित शाला की प्रतीति होने लगेगी । 





१. यह बहुव्रीहि समास ह्‌ । समानः शाब्दो वाचको येवामर्थानाम्‌ ते समानः 
शब्दाः । 


पष्ट ांहक ६८५ 


त वा एप दोपः । कि कारणम्‌ । विधिपूर्वकत्वात्‌ । विधाय किंचिन- 
चेत्युच्यते । तेन प्रतिपिधचाचिनः सम्प्रत्ययो भविप्यति। तद्यथा लोके 
घ्रामो भवता शन्तव्यो न वा । नेति गम्यते | 


अस्ति कारणं येन नवेति छोके प्रतिपिधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
कि कारणम्‌ । बिळिद्गं हि भवान्‌ लोके निर्देश करोति | अट्ठ दि समात- 
लिङ्गो निदेशः क्रियतां प्रत्यग्रचाचिनः खस्य्रत्ययो भविष्यति] तदथा 
ग्रामो भबता गन्तब्यो तवः । प्रत्य्र इति गस्त । 


एतच्चेच न जानीमः कचिदू व्याकरण समानलिङ्गो निर्दयाः 
क्रियते इति। अपि चात्र कासचारः प्रयोक्तुः शाव्दानामभिसम्यन्ध । 





यह कोई दोप नही । विधिस्थलों भ पॉल कुछ विधान मर के. फिर नया 
यह कहा जाता है तो उससे निपेघ अर्थ हा समझ पघायगा । नान अव 
नही। क्योकि विभाषा थद संज्ञा संक्षाप्रदेशो म अथपरिप्कार फे लिये फी गर 
है वहां विधिशास्त्र म नवा की उपस्थिति होगी तो नवा 2ब्ट से निषेध 
अर्थ का बोध होगा । जैसे लोक म यामो भवना गन्तव्यो नवा ऐसा काने पर 
नवा शब्द का झाप गाँव जायेग या नहीं, यह निषेध भर्थ ही समदा चाताई 
नवीन नदी! विधिदाक्यों को अनुद्टता के लिये प्रकृतसज्ञा सूत्र म भी नया 
निपेधार्थक हो लिया जायगा । 


गै 


लोक म नघा चन्द से निपेच अध के समझे जाने का तो कारण £1 धाए 
ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा हस ढाक्कि वाकय में ग्राम शब्द से भिन्न लिण यार 


व्यधिकरण नपा शब्द का प्रयोग करते ह । माम पंत्यि इ। गरा न्त्रीलिए ह। 
इस लिये वहाँ निर्मेघ अर्ध समझा पाता ६ । यदि आप आस शब्व फे समान री 
याळ समानाधिकरण नवा शब्द का प्रयोग करे ग्राम भएता गन्तम्पी नाइ" 


ऐसा फई तो निश्चित ही नप शब्द मे यापे नया याग सनी इस प्रहार नया 
इस अथ की प्रतीति होगी । 


नई 


एम यही नटा जानते कि न्याकरण में फा नया रम्दै का समान 
~ न के हल काट १ हा ग गेन न, र. 0 ४ द्व २५ 
निगा फिया ए | वात करणे न्हा एसा .। दूरी यात था सी हू थि सारय 


ers = A 0 सट ह लीड ह र “०  e वळ 2० 


~ क्र 


थं शीन डे पार मना, वाव शा re ~ ड < i 
१, यरि बिमार ससध TAT, IF “(४ « > 
0 


ग्र प्रि र कक ह क वठ र हु णम wey 2 अक F ~ हान्छ कफ का » नु डे ne र 
१९ 11 ५ 1 र्र 3 १ } वे t 1 क॑. 1 अपर ७५ र पं १ क कै नि दै १ 
ग्भ < ee 9-५” 4४ क क हल ~ क क + ee = ey ति क क्र + 
२१ ७१६ [५ कक १4९]! '1 715 न टन २ १६59 $ ९१ + + ११ २ 4 क 
नि कुक” हँ सट याद जक "लाचे ह ल, णी हु आ शि त हक शॉ. Fe र्क क 

= 

ग ६०१ चहयचन र उइन्न्दा ए । मतात ल), नए नपम ई 


३८६ व्याकरणमदासाँण्ये 


तद्यथा थवागूर्भवता भोक्तव्या नवा । यदा यवागूशब्दो अुजिना 
सम्वध्यते सुजिर्नवाशाब्देन तदा प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
यवामूर्मवता भोक्तव्या नवा। नेति गम्यते। यदा लु नवाइब्दो 
यघागूशाव्देनाभिसम्वध्यते न भुजिना तदा प्रत्यश्नवाचिनः सम्प्रत्ययो 
भवति । यथा यवामूर्नचा भवता भोक्तव्या । प्रत्यध्रेति गस्यत। न चेह वयं 
विसापा्रहणेन खर्वदीन्यमिसवध्वीसः- दिक्समास वहुव्रीही स्ोदीनि 
विभाषा अवन्तीति। कि तर्हि सर्वनामसंजशाभिसस्वध्यते दिक॒समासे 
वहुबरीहौ सर्वादीनि सर्वतामसज्ञानि भवन्ति विभापति । 


विध्यानित्यत्वमनुपपन्नं प्रातिषेधसञ्गाकरणात्‌ । 


विधरनित्यत्वं नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः । शिश्वाय 
श्िश्वियतः शिदिवयुः । कि कारणम्‌। प्रतिषेचसंत्राकरणात्‌ । प्रतिपिध- 
स्येयं संज्ञा कियते । तेन विभाषाप्रदेशेषु प्रतिपेघस्यैंच संप्रत्ययः स्यात्‌ । 





शब्दों का परस्पर सम्बन्ध करना वोळने वाळे की इच्छा पर निर्भर है। जैसे-- 
यवागूर्मबता भोक्तव्या नवा इस वाक्य से यदि यवागू शब्द का सम्वन्ध सोजन- 
क्रिया से विवक्षित हो जोर भोजन क्रिया का नवा से तो जाप यवागू (खिचड़ी) 
खायेगे या नहीं इस प्रकार नवा शब्द का निवेध अथ समझा जायगा। भोर यदि 
यवागू शब्द का सम्बन्ध नवा से विवक्षित हो भोजन क्रिया से नहो तो आप नह 
यवागू खायेंगे इस प्रकार नवा द्राव्द का नया अर्थ समझा जायेगा। हम यहाँ 
विभाषा दिकू समासे० मै विभाषा का सम्बन्ध स्वाद के साथ करके पेसा अर्थ नहीं 
करेंगे कि दिकससास वहुनरीदि मै सर्वनाम संशक सर्वादि विभाषा होते हैं । 
बल्कि विभाषा का सम्वन्ध भवति क्रिया के साथ कर के ऐसा अर्थ करेंगे कि 
दिकूसमास बहुब्रीहि भें सर्वादि सवैनामसञ्चक विभाषा होत हॅ । सर्वेनामसंज्ञा होने 
के साथ विभाषा का सम्बन्ध हे । सर्वादि के साथ नहीं । इस लिये निषेध अर्थ का 
ही वोध दोगा । नय का नहीं । 


विभाषा संज्ञा मैं विधि की अनित्यता अर्थात्‌ विकत्प नहीं बनता । विकल्प 
की विभाषासंज्ञा नर्टी प्राप्त होती । क्योंकि नवा यह शब्द अथवा की तरह एक 
ही निपातसञ्ञक अव्यय दे । जिसका अर्थ निपेध है। उस से विभाषा-स्थलों में 
केवळ निषेध की प्रतीति होगी विकल्प की नदीं तो विभापा छेः में रिवधाठु को 
सम्प्रसारण के विकल्प से होने वाळे शुशाव शुशुवतुः शुशुचुः । शिश्वाय दिश्रियछुः 
रिश्चियुः ये दो २ रुप चद बन सकेंगे । 


पष्ट लाह्विक १८७ 


सिद्ध तु प्रसज्यप्रतिपेधात । 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। प्रसज्यभतिपेघात्‌ । विधाय कि चिन्नवे- 

त्युच्यते तेनोभये भविष्यति । 
विप्रतिपिद्धं हु । 

विप्रतिषिद्धं तु भवति । अत्र न विज्ञायते केनाभिप्रायण प्रसजति । 

केन निड्ाति करोतीति । 
न वा प्रसङ्गसामर्व्यादन्यत्र प्रतिपेधविपयात्‌ । 

न वा एप दोपः । कि कारणघ्‌। प्रसङ्गसामर्थ्यात्‌। प्रसञ्चलामध्योच्च 

विधिर्भविष्यति अन्प्रच प्रतिषेधविषयात्‌ । प्रतिपेधस्ञामर्थ्याच्च प्रतिपधो 


भविष्यति अन्यत्र विधिबिपयात््‌ । 
तदेतत्‌ छ सिद्धं भवति । या अप्रत्त विभाषा । या हि प्राप्त 


menses Ss 





पहले विधान करके फिर नया शब्द से निषध कड़ा गया दै उस से मिमि 
और निषेध के दोनों रूप बन जायेगे । प्रसर्‍य=विवाय प्रतिपेच. निपेधःस्प्रसमण्यप्रतिश नः । 
चिभापा श्वे यहाँ दिरधाठु यजादि है। उस में वःचस्वपि० से कित्‌ प्रत्यय परे रते 
सम्प्रसारण का विधान ६ । विभाषा कडून से निपेध टो जायगा जिसने पित 
प्रत्यय परे रहते विधिका अनुमान हो जायगा क्‍योंकि नियेध प्रास्तिपूरक दोता दै 1 
तो विकल्प होकर दा रूप दत जायेंगे । 

इस में तो परस्पर विरोध प्राप्त हो ज्ञायगा । दो रूप कसे यन जायेगे। 
क्योंकि विधि आर निपेधे दनो सं यट नटा साटम दोगा कि डित नमित्राय से 
विधि दे छोर किस अभिप्राय से निवेथ ऐ । एस त्वि दोनो उगपव न” न 
सक्त । एक ही विपय मे उिघि सर निरव परस्पर पिरद भ । 


प्रसद्गटपिवि के सामथ्य से चा पिधि हो जावया निरेय RS! 
विभाषा द्वारा निषेध झिया गया घ उस फे नागळ्ये स निपैद दे जायया दैव 


विषय फो छोड कर । टस प्रकार पर्याय ले रय कार निच उना गद 
वन जायेंगे। दिधि भीय्यपेन हा जोर नित्य भी गया ने टो एस शाय उन का 
पर्याय सान कर हाम चड आायगा । परस्पर शिनि” डोनेस दुनो णा योगइउ नो 
जसंभय ऐ । 

दिधि छर निरेध झा रपोप पः 
हे । दाग्राहदिसाराभा में यिना ग्राह 
पर रित्या फायगा कयॉडि दिधिद-क टी निषेध 
शौर निघ पोना रा पयीय होकर दा रप पन शयी शयन रा at eet 


i 
प तै नर १ 
ना ४1 FRR DTI 


चन 
न 
~ 

द्म 

१ 


३८८ घ्याकरणमद्दाभाष्य 


विभाषा कृतसामर्थ्यस्तत्र पूर्वणेच विधिरिति कृत्वा प्रतिपेधस्यैव सम्प्रत्ययः 
स्यात्‌ । 

एतदपि सिद्धम्‌। कथम्‌ । विभाषेति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा 
च नाम यतो न ळघीयः । छुत पतत्‌! रूष्चथ हि संक्षाकरणम्‌। तत्र 
महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ उभयोः संशा यथा विज्ञायेत । 
नेति च वेति च । तत्र या तावद्‌ अप्राते विभाषा तत्र प्रतिपिध्यं नास्तीति कृत्वा 
वेत्यनेन विकल्पो भविष्यति 1 या हि प्राते विभापा तत्नोभयमुपस्थितं 
भ्वति नेति च वेति च । तत्र नेत्यनेन प्रतिषिद्धे वेत्यनेन विकल्पो 
भविष्यति । 

एवमपि । 

विधिग्रतिषिधयोयुगपद्चचनानुपपत्ति: | 
विधिप्रतिपेधयोर्युगपद्धचन नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुद्युः । 


हैं वहाँ तो पूर्व स प्राप्त का निषेध ही जाना जायगा । कारण कि वहाँ विधि 
पूव शास्त्र द्वारा कृतसामर्थ्य है अर्थात्‌ विधान से उस ने निषेध की विधि कल्पना 
करन की शक्ति को नष्ट कर दिया दे। सो निषेध विधि का अनुमान नदी कराये- 
गा। उस अवस्था में विधि कौर निषेध का पर्याव न होकर निषेध का ही एक 
रूप बन सकेगा, विधि का नहीं । 

यद्‌ भी सिद्ध हो जायगा । अप्राप्तविभाषा की तरह प्राप्तविभाषाओं में भी 
दो रूप बन जायेंगे। केसे ? विभाषा यद्द बहुत अक्षरों वाली बढ़ी संज्ञा की है। 
और संज्ञा छोटी से छोटी द्दोनी चाहिय। क्योकि लावत के लिए संज्ञा की जाती दै 
तो बड़ी सज्ञा करने का यद प्रयोजन होगा कि नवा यह निपेधवाची एक निपात न 
मान कर न और वा ये दो निपात माने जायेंगे जिन का अर्थ निषेध और विकल्प 
होगा । उस से निषेध और विकल्प दोनों की विभाषा संज्ञा होगी केवळ निषेध 
की नहीं। ऐसा मानने पर जो अप्राप्तविभाषायें हैं वहाँ विना प्राप्ति के ही विभाषा 

देने से निवेधार्थक न-झग का कोई प्रयोजन नहीं होगा तो वा-भंश से 

विकल्प हो कर दो रूप बन जायेंगे । और डो प्राप्त विभाषायें हैं उन में प्राप्ति 
का नियेध आवश्यक है इसलिये पहले त-अंश से निषेध होकर फिर वा अंश से 
विकल्प हो जायगा तो वहां भी दो रूप बन जायेंगे । 

निषेध और विकल्प की बिभापा संज्ञा मानने पर भी जो उभयत्र विभाषायें 
ई अर्थात्‌ एक साथ ही किसी अंश मै प्राप्त और किसी में अप्राप्त विभाषायें हैं 
वहां विधि ओर निषेध के दो रूप एक साथ नहीं सिद्ध हो सकते । क्योंकि 
निवेधार्थक न-शब्द वहां प्राप्त अश में निषेध कर देगा फिर वा से विकल्प हो 


पष्ट आह्विक ४८५ 
शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः । कि कारणम्‌ । 
भवतीति चेन्न प्रातिपेध: । 
भवतीति चेत्‌ प्रतिपेधो न प्राप्तोति । 
नेति चेन्न विधिः । 
नेति चेद्‌ विधि न॑ सिध्यति । 
सिद्धं तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात्‌ । 
पूर्वविधिम्ुत्तरो चिधिर्वाधते । इतिकरणोऽरथनिर्देशार्थ इत्युक्तम । 


eee 2८02770027. 





जायगा तो प्राप्त अंश में ही दो रूप बन सकेंगे । अप्राप्त अंश गाठी रह जायगा । 
वहाँ कुळ न होगा । भोर जो वहां अप्राप्त शेश हे वहां न का प्रयोजन न टोन से 
वा से विकल्प हो जायगातो केवळ अप्राप्त अंश म॑ ही दो रूप बन समेग। 
प्राप्त अंश रह जायगा । जैसे--विभापा सेः यह उभयत्र त्रिभापाह। लिट के 


कित्‌ अंश में तो वचित्वपि० से दिति को प्राप्त सम्प्रसारण दे वहां भी दो रूप 
बनाने हैं । और लिट के अकित्‌ अंस में किसी से भी सम्प्रसारण प्राप्त नहीं: 

हाँ भी दो रूप बनाने दाव, शिव्वाय ये किन्‌ लिए के रूप ६1 घडु 
गुशुदुः, शिरिवयतुः शिव्वियुः ये कित्‌ लिए के रूप दार्नाम एक साव हो २ 
रुप नहीं वन सकेंगे । क्योकि परिभाषा शब्द कीवा लदति "विग से टोला घ 
इस प्रकार यदि विधिमुख से प्ररृत्ति मान तो प्राप्त अग में निघ नदी लिट्‌ होता । 
और यदि वा न भवति 'विकज्य से नहीं होता थे! दस प्रकार निरेचनुग से प्रदुसि 
साने तो अप्राप्त अश में विधि नहीं सिद्ध होती । 


उभयत्र चिभाषपाना सभी दोनों अशो में दो २ नप मिल टा णायेगे | 
क्योकि सूत्र में पटित न यद पूवविधि वा हस उनरबिधि से बाधित श पायी 
तो पहले प्राप्त अप्राप्त सभी नना में न की प्रवानि हो वार निरध ४2 फफ} 
निषेध जारा प्राप्त झशाप्राप्त सघ लन समान पर दिये णायगे । पिर शर सभी 
प्राप्त नप्राप्त अंशा म विकटर हा दायगा । हस पार उनमयत शिनापाधा के न! 
दो रूप घन जापगे । | हे में ने ४ति भर बा टा टय -प्रगार मे दा पयत 
एसि लगाना दानो के निषेध ले दर ई 


त 
नश od जाप १ क गह Ded 5 जाच ६ I ~ टश Ne Se 
3 मद + ~" ३९} «3 | 3 ई 4 जे. Ce ही 





६५० ब्याकरणमहाभाष्य 


साध्वनुशासने ऽस्मिन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा तस्य साघुत्वम्‌ । 


साध्वजुशासनेऽस्मिन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा कियते स विभाषा 
साधुः स्यात्‌ । समासह्चैव हि विभाषा क्रियते तेन समासस्येच विभाषा 
साधुत्वं स्यात्‌ । 





साधुशब्दी के अनुशासन रूप इस व्याकरण शास्त्र में जिस को विभाषा 
कहा है उस का साधुत्व भी विभाषित एव वैकल्पिक होना चाहिये । अर्थात्‌ कार्य 
के विकल्प के साथ उस के साधुत्त्र में भी विकल्प होना चाहिये । वह एक पक्ष में 
साधु हो ओर दूसरे पक्ष मे असाधु रद । विभाषा इस सूत्र से समास प्रकरण को 
विभाषा कद्दा गया है । समास विकल्प से होता हे इसलिये समास में ही साधुत्व 





पहले सर्वत्र निषेव कर के फिर सर्वत्र विकत्प का विधान होगा । मीमासा आदि अन्य 
गास्त्रो सें केळ विकल्प को ही विभाषा माना जाता हे निषेध को नहीं । किन्तु यहां 
व्याकरण में निपेव और विकल्प दोनो की विभापासंज्ञा मानी गई है। न और वा की 
एक साथ विभापाशज्ञा मानने का प्रयोजन उभयत्र विभाषाओं में हे। प्राप्त विभाषा 
और अप्राप्तविभापा तो इस सूत्र के विना भी सिद्ध हो सकती हैं । प्राप्त विभाषाओं में 
विधि तो पहले से है ही, पक्ष में विभाषा कहने से निपेध हो कर दो रूप बन जायेंगे । 
अप्राप्त विभाषाओं सें भी अप्राप्ति रूप निषेध पहले से है ही पक्ष में विभाषा 
कहने से विधि हो कर दो रूप वन जायेंगे। किन्तु विभात्रा इवे. इत्यादि उभयत्र 
विभाषाओ में इस सूत्र के विना काम नहीं चल सकता । वहा विकल्प स होता है 
इस प्रकार यदि विधिमुख से प्रबृत्ति मानें तो जहा पहले से सम्प्रसारण प्राप्त नहीं है 
ऐसे अकित्‌ जो तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ हे वही दो रुप वन सकेंगे । छुशाव शिह्वाय । शुशविथ 
निखयिथ । क्योंकि वहा निषेध तो पहले से सिद्ध है ही, पक्ष में विभाषा कहने 
से विवि हो जायगी । कित्‌ जो अतुस्‌ आदि है उन में वचिस्वपि० से नित्य ही 
सम्प्रसारण प्रात रहेगा । और यदि विकत्प से नहीं होता है इस प्रकार निषेधमुख से प्रदत्त 
मानें तो कित्‌ अतुस्‌ आदि में प्राप्त सम्प्रसारण का पक्ष में निषेव हो कर वहीं छळवतुः 
छुः । शिङ्वियठु , शिविवयुः आदि दो रूप वन सकेंगे । अकित्‌ तिप्‌ आदि में 

दौ वन सकेंगे । इस सूत्र के वना देने पर पहले कित्‌ अकित्‌ दोनों जगह निषेध की 
प्रदृत्ति होगी । फिर दोनों जगह विकल्प की प्रदृत्ति हो क्र सर्वत्र दो २ रूप वन जायेंगे। 
यदि तो विभाषा इवेः इत्यादि उभयत्र विभापाओं में भी विधिमुख एवं निषेधमुख दोनो 
प्रदृत्तिया लक्ष्यभेद से एक साथ इष्ट मानें तव तो इस सूत्र के विना भी उभयत्र 
विभाषाओं में दो २ रूप सिद्ध दो जाने से यह सूत्र व्यर्थ हैं। यह वात आगे अदिष्यो 
चा विदितत्वात्‌ इस वार्तित्रद्वारा स्वयं कहेंगे । 


धष्ट भाद्विक १५१ 


अस्तु यः साधुः स प्रयोक्ष्यते असाधुन प्रयोदयते । 


न चेव हि कदाचिदू व्याकरणे राजपुरुष इत्येतस्यामवस्थायाम- 
साधुत्वमिष्यते । अपि च-- 
द्वेाऽप्रतिपात्तेः । 
द्वेधे शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामइच पुनर्विभाषात्रदं शेप 
डेथे झाब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति। तच्च न सिध्यति। यस्य पुनः 
कायाः शब्दाः | विभाषासो समासं निर्वर्तयति । 


यस्यापि नित्याः दाव्दार्तस्याप्येष दोषो न भवति। कश्रम्‌। न 
चिभाषात्रहणेन खाथ्वत्वमभिस्तम्बध्यते। कि तहिं। समालसंज्ञाभिसम्बध्यत। 
समास इत्येपा संशा विभापा भवतीति । तद्यथा मध्यः पश्ुनिभापितः । 


का विकल्प भी प्राप्त हे । 
अच्छा, जो साधु शब्द होगा उस का प्रयोग करगे । असाध का नर्दा ररेगे । 


किन्तु राजपुछ्यः यह समस्त पद तो सथा साथ दे । इसमें भसावत्य की 
संभावना ही इट नदी दे। यहाँ तो विभागा का सम्बन्ध साधत्य के साथ होने से इस 
भे भी पक्ष में अलाधुत ग्राप्त होता द । इस के अतिरिक्त दूसरा दोप यद शि 
विभागा कहने से राब्दा के जो दा. रूप इए दें वे नदी सिद्ध दाते। क्योकि [भाया 
का सम्बन्ध तो साधुत्व के साथ हो गया। कार्य के साव न रदा तो ठो रुप फेस 
वर्नेग । दम चाइते ६ कि शब्दों के दो रूप बनें। चे विभाषा कडन पर भी नदा 
चन पाते । जो तो शाब्दो को कार्य अर्थात्‌ कृति निष्पन्न एवं अनित्य मानता ४ 
उसके सत में तो विभाषा का सम्बन्ध पिधीयमान कार्य के साथ होने से आब्द 
के दो रूप घन जायेंग। वह समास का पिऊल से विधान करता ६ न कि उसे 
साधत्य का। नित्यशव्दरादीके मत मे समास के नित्य सिद्ध होने से उगा 
झन्दाख्यानमात्र किया जावा इं । नया विधान नई 1 


= 


जिसके मत में शब्द नित्य ई उसमें नी यइ दोष नहीं घावा इदो! 
यिभाया का सम्बन्ध साधुत्य फे साथ न परके समाससंशा दे! खाय डी क्या 
साधर एुरपरत नदाँ हे । समाससञ्ञा के एुरपरेत दोन से उसी पो माय 
फा सम्बन्ध होता नो नित्यतब्दयारी के संत से मी सरर १ हो रूप एच ण 
सेपे--मेप्यः पाउना पन, । मध्योषन व 7 रिन” इस पान्यिष्यन मे ई म्या 


षक 
न्नै 
ns म्द 


न - की क क्ट क न 
फा सम्पन्ध मात्मन शिया के साथ है। दुसरा सप ए-यकिय पण नारद 1 
कभ कै oe डप र ` प जन्य ० od < बन्द 
यातिय चड देनोदा हूं। अयात्‌ दासय यर या रन्य पडू हो एल पन 


३९३ व्याकरणमहाभाष्य 


मेध्योऽनड्चान्‌ विभाषित इति। नेतद्‌ विचार्यते अनड्वान्‌ नानड्वान्‌ 
इति । कि तर्हि । आलब्घब्यो नाळव्धव्य इति । 


~© १ २ ~ 
कार्येषु युगपदन्वाचययागपद्यम्‌ | 

कार्येषु शब्देषु युगापदन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपद्वचनता 
प्राप्नोति । “तव्यत्तव्यानीयरः? । 'ढक्‌ च मण्डूकादि'ति। यस्य पुनर्नित्याः 
शाब्दाः प्रयुक्तानामखी साधुत्वमन्वाचष्टे । 

ननु च यस्यापि कार्यास्तस्याप्येष न दोपः। कथम्‌ । प्रत्ययः 
परो भवतीत्युच्यते । न चैकस्याः प्रकृतेरनेकस्य प्रत्ययस्य युगपत्परत्वेन 
संभवोस्ति । 

नापि ब्रूमः प्रत्ययमाळा प्राप्नोतीति। किं तर्हि । कर्तव्यमिति 





विकल्पित है । उसका आळम्भन किया भी जा सकता है, नही भी। यहां विभाषा 
शब्द से उस पु के अनड्वान्‌ होने या न होने का विकल्प नहीँ है। यह नहीं 
विचार किया जाता कि वह अनड्वान्‌ दै या नहीं दै । अपितु वद्द भाळम्भन 
योग्य है या नही इसका विचार होता है । 


Da 


इसके अतिरिक्त अनित्य शब्दवाद भें यद्द दोष है कि जो कार्य एक साथ 
या अन्वाचयरुप चकार के योग से कहे गये हैं वे एक साथ प्राप्त होते हैं। 
तव्यत्तव्यानीयरः यहाँ तब्यत्‌ तब्य अनीयर्‌ ये तीनों प्रत्यय एक साथ उच्चारित हें इस 
लिये धातु से एक साथ ही उत्पन्न होने चाहिये । अछग २ नहीँ। ढकू च 
मण्ड्कात्‌ यहाँ चकार से अण्‌ प्रत्यय अन्वाचयशिष्ट है वे दोनों एक साथ ही मण्डूक 
शब्द से उत्पन्न होने चाहिये । अळग २ नहीं । नित्यशब्दवादी तो अलग २ प्रयुक्त 
तव्यदादि के साधुत्व सात्र का अन्वाख्यान करता हे उस के मत में नये शब्द 
उत्पन्न नहीं किये जाते इस लिये वहाँ यह दाष नहीं आता । 

अनित्यशव्द्वादी के मत में भी यह दोष नहीं हे । क्योंकि प्रत्यय, परश्च 
के वचन से प्रत्यय, धातु या प्रातिपदिक से परे होता है। एक प्रकृति से परे एक 
साथ अनेक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकते । इस लिये एक २ द्दी होगा । 

हम यह कव कहते हें कि प्रकृति से परे तब्यदादि सब प्रत्ययों की एक 
साथ माला प्राप्त होती हे । अपितु यह कहते हैं कि एक शब्द के साथ ही दूसरे 





१. युगपदूः्युगपद्धाव । 
२, अन्वाचय-समुच्चय, जिसका चकार से अथवा स्वरितत्व से विधान ६ । 


पष्ट भाद्धिक ४१९३ 


प्रयोक्तव्ये युगपद्‌ द्वितीयस्य ठृतीवस्य च प्रयोगः प्राप्नोतीति । 


नेण दोपः। अर्थगत्यथः दाब्दप्रयोगः। अर्थं संप्रत्याययिष्यामीति 
शाब्दः प्रयुज्यते। तत्नेकेतोक्तत्वात्‌ तस्यार्थस्य द्वितीयस्य वृतीवस्य च 
प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ । उक्तार्थानामप्रयाग इति । 


[a 


आचायदणशाललनन च ताह्पयंता | 


आचायेदेशाजीळनेन च यदुच्यते तस्व तद्विपयता प्रामोति। इक 
हस्वोष्ङ्यो गाळवस्य । पाचामबुद्धात्‌ फिन्‌ वहुलमिति। गातय 
पव इदयान्‌ प्रयुज्जोरन । प्राक्ष चव हि फिन्‌ स्यात्‌ । तद्यथा चमदस्बिबी 
एतत्पञ्चमपवदानमवायत्‌ । तरमाल्वाजासद्ग्न्यः पश्चासय शुद्धासि । 
यस्य पुनर्नित्याः शाब्दाः गालछवग्रहणं तस्य पूजाथम्‌ । देशत्रणं च 
कीर्प थम । 








तीसरे नब्द का प्रय ग प्राप्त होता टे । कर्तव्यम्‌ के प्रयोग के साथ ही मरा 


का प्रयोग भी प्राप्त दोता ह । 


क्क 


यह कोई देल नर । अर्य को सससात के थिये आब्द का प्रमग रोया, । 
मे शब्द बोल कर इस नप का समणाऊंगा इस लिये जब्द बोला रोता 5 1 टसमे 
एक राब्द से उस जब की प्रतीति हो जान पर फिर उसी छदै पा? दूसरे सय 
प्रब्द का प्रयोग नदी होगा । उच्याथीनासप्रयोग* यद न्याय प्रसिए 71 इस फा 
अथ ह--गताब हुए ६८द का प्रयोग नटां दोता। जिस ( परणंय ) नप फाल 
( उच्य ) शब्द दारा एक दार कदा जा चरा पद शव्द नही बोला दाता । 


सन्ित्यरन्द्रराद म चर नी उप ह कि किसी जाचाये या एन का शाम रो 
क्र जी तावे को ८॑ उनदा प्रसंग वा दिपय यह भायाये या देश + ना 
चादिये, सच चद । चे बाप उर्स, नाचाय या देश एरा प्रपुरा गान पद 


क 


= = ~ * क क क 
रीय ना पर्दै का गारा काटयाय छ नास रस दरु च ह का ३ 
पचास टी 4 एस्श या पय ळे रा थे हमार दर घ्न es SS रू मा” ~ 
६८६१“ है ९३ पृ Ta [1 CET DI t Ait 51५4 प" चन आ. द्‌ पर ल्‌ दै 


ब 
के नाम स फियू क्रय ह सा प्रागदर राखी थ किए फा ग्रफय पर यर 


> = a क है. 
TH al YR NI MERIT त 
मपा थे १३. प कि पणन 7 लन एग न क ल कह जती Pot 5 PS 
फा नव हला प TN रि न ५२ हार छा ३ ४ 0 
१, 

कन रु F 


~ क का क + 
hare शिया था Sn “रप एमए गसग ECT re पॉ हण " 


३ अन्त ह कण, SS नक म झुक उर है बन्द x कको को जक 
पृ 2५! सर्‌ (१2 २०२०७ नग, त उद नान्य म 11 27 ० 


ws रर 2 
क 
क 


६९४ न्याकरणमदभाज्चै 

ननु च यस्यापि कार्याः शाब्दास्तस्यापि गालवग्रद्णं पूजाथ 
स्यात्‌ । देशत्रहणं च कीर्त्यम्‌ । 

तत्कीर्तने च द्वेधाऽप्रतिपात्तिः । 

तत्कीर्तने च देवं शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामइच एुन- 
राचार्यग्रहणेषु देशग्रहणेषु च द्ध शब्दानां घतिपत्तिः स्यादिति। तच्च 
न सिध्यति । 

अशिप्या वा विदितत्वात्‌ । 


अशिष्यो वा एुनरयं योगः | कि कारणम्‌ । विदितत्वात्‌ । यदनेन 
योगेन प्रार्थ्यते तस्यार्थस्य विदितत्वात्‌ । येपि ह्येतां संशां नारभन्ते 





गोत्रोत्पन्न व्यक्ति का ही विषय है। अन्य का नही। नित्यशबव्दवाद में तो 
यह दोष नहीं आता । उसके मत में गालव का ग्रहण पूजा के ल्यि हे और प्राग 
देश का ग्रहण उस देश की चिरस्थाची कीर्ति के लियि हे । 

अनित्यशब्दवाद में भी यह दोष नहीं अता । उसके सत सै भी गालव 
अहण पूजा के ल्यि शोर प्राक्‌ ग्रहण उस देश की कीर्ति के ल्यि हो सकता 
है। अनित्यत्रब्दवादी इको हम्वो० का ऐसा अथै कर सकता है कि जिल 
प्रकार गालव आचार्य ने इक्‌ को हस्व किया है वैसे तुम भी करो । 


यहद ठीक दे कि झनित्यशव्द्वादी के मत में गालव ग्रहण पूजा के 
लिये और प्राक्‌ ग्रहण देग की कीर्ति के लिय रहे, किन्तु इकू को हस्व तो 
गारूव के मत सें ही विहित होगा । फिन्‌ भी प्राक्‌ देश में ही विहित होगा तो 
शव्द के दो रूप तो मिद्ध न हुए। हम चाहते हैं कि आचार्य और देश 
वाले कार्य में सी शब्दो के दो रूप हों । यह बात अनित्य शब्दवाद मे सिद्ध नहीं 
होती इस लिये यह पक्ष अयुक्त है। नित्यशब्दत्राद में तो हस्व और दीर्ध 
वाले दो रूप पदले से ही विद्यमान हें। उनका नया विधान नहीं करना है अतः 
यालवप्रदण केवळ द्वस्व की स्मृति द्वारा पूजार्थ है। इस ल्यि शब्दों को नित्य 
मानना ही युक्तियुक्त एवं निर्दाष दै । 

विचारपूदैक देखने पर नवेति विभाषा यह सूत्र भी अशिष्य है। 
अनुशासन की अपेक्षा नश रखता । इसकी आवश्यकता नहीं। क्योकि जो 
इसका अथे है, जो इस सूत्र के बनाने से हम चाहते हैं वह लोकशास्त्र” 
विदित है। लोक तथा शाम्त्र व्यवहार से ही सिद्ध है। जो लोग इस 
विभाषा संज्ञा को नहीं बनाते चे भी विभाषा शब्द कदने पर उस कार्य की 





तेपि विभाषेत्युक्तेऽनित्यत्वमवगच्छन्ति । याक्षिकाः खल्वपि संघामना- 
रभमाणा विभापेत्युक्ते५ नित्यत्वमवगच्छन्ति | तद्यथा मेध्यः पद्चुर्विभायित्रो 
मेभ्योऽनड्वान विभाषित इति । आलब्धव्यो नालद्धब्य इति गम्यते । 
आचार्यः खल्वपि संश्चामारभमाणो भूयिष्ठमन्येरापि शब्देरेतमश्च 
लप्रत्याययति । बहुळमन्यतरस्याम्‌ उभयथा वा एफेपामिति । 


अप्राप्त त्रिसशया; | 
इत उत्तरं या चिभापा अनुक्रमिप्यामः अप्राप्ते ता द्रव्याः । 
त्रिखेशयास्तु भवन्ति । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति । 
इन्द्रे च विभाषा जसि । 
प्राप्त अप्राप्ते उभयचर चेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्ते कथ चाप्राप्ते कथं चोभयत्रेति । 





Cd 


अनित्यता समझ लेते हैं। याज्ञिक लोग भी इस संज्ञा को न जानते हुए ही 
विभाषा शब्द से कार्य की अनित्यता जान लेते हे । छस भ्यः परहिनापिस 
इस वचन में विभाषा शब्द से आलम्भन क्रिया का पिकल समरा टिया जाता 
हे। स्पथे आचाय पाणिने भगान्‌ भी इस पिभादा संज्ञा को उनात ह ही 
अन्य शब्दों से भी इसी विकल्प अथैको समझा रदे दे. । सेते सूरो में लाने 
वाले बहुलम्‌ । अन्यतरस्याम्‌ । उभयवा । वा। पेयाम्‌ । इत्यादि शब्द पिभाषा 
के टी प्याय {1 जब उन शब्दों से मिना कदे नी विशस लथ या यम्ध डा गाता 
है तो विभापा से भी दो जायगा। एस लिये इस सूत्र की फा! आउयश्यगगा 
नदी हु । 
इससे भाग जो दिभाएा कये घे अप्राप्त परिभाषा समानी झाहये। विन्या 
चे प्राप्त अप्राप्त तपा उनयत्र छान प्राष्यगराए्य उन नल सणाचा रा 
गयी । उनमें प्राप्त नप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त दा संदेश ता साय होगा 1 


2५0 


इमे च बित्दा तमि इस सोनाम पर फे प्रण में पि ह+ 
27 छो > क पु म भरने ४ बॅड इन हें पारा झन 
सती? पदस्थ पाउ पा गद गण फो नारा सन Mr" दि या सादा शाय 
डेः उनयत्न स, 
छ या णप्राप्त ए या उनयत्र ४ । 
क श्लो 
प्रधभसरमा पादार्ध ० सूच दी तय प्राण पाटी नाय मे इसे गरो ३, 


Sere nee 


६. प्रय सेरा यागु या, यय 2! 


३९६ ध्याक्रणमद्दा भाण्य 
उभयशब्दः सर्वादिषु पठ्यते । तयपरचायजादेशः क्रियते। तेन वा 
नित्ये प्राप्ते, अन्यच्च वाऽप्राप्ते, उसयच वेति । 
अप्राप्ते । अयच प्रत्ययान्तरम्‌ 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌ । उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति। 


मा भूदेवम्‌ । मात्रच्‌ इत्येवं भविष्यति । कथम्‌। मात्रजिति नेदै 
प्रत्ययत्रहणम्‌। किं तर्हि प्रत्याहारत्रहणम्‌ । कव संनिविष्टानां प्रत्याहारः 





उभय शब्द सरवीदिगण में पढा हे । वह तयप्‌ प्रत्ययान्त हे । उभाठुदात्तो 
नित्यम्‌ से तयप्‌ को अयच्‌ आदेश होने पर भी स्थानिवद्धाव से तय प्रत्ययान्त 
ही हैं। प्रथसचरम० के तयग्रहण मे यदि सर्वादि की अनुत्रृत्ति कर के सर्वादिगण 
वाले तयप्रव्ययान्त उभय शब्द की जस्‌ से विभाषा सानी जावे तब तो प्राप्त 
विभाषा हे । क्योकि सर्वोरीनि सर्वनामानि से उभय शब्द की सवत्र नित्य- 
सर्वनामसज्ञा प्राप्त थी उसका जस्‌ में विकल्प कहने से प्राप्त विभाषा चन 
जातो दै । यदि प्रवमचरम० से सर्यादि की अघुद्दृत्ति त करके सर्वादि असवोदि 
सभी तय प्रत्ययान्तो की जस्‌ मे सर्वनामसंज्ञा का क्किएप भाने और सर्वादिगण- 
डित तयप्रत्ययान्च उभय शब्द में पूत्रविप्रतिपव से प्रथम चरम» को वाधकर 
सर्वादीनि सवेनामानि से नित्य सर्वनामसंज्ञा इष्ट समझी जावे तो प्रथमचरम० 
की उभय से भिन्न द्वितय त्रितय आदि सर्वीदिपाठरदित तय प्रत्ययान्तों से ही 
प्रवृत्ति होने से अप्राप्त विभाषा हवे । यदि परविप्रतिपेध से सर्वादीनि को बाध 
कर प्रथमवरम० की प्रवृत्ति मानें तो उभय में प्राप्त और द्वितय त्रितय आदि 
में अप्राप्त होने से उभयत्र त्रिभावा हैं । 


प्रथमचरम० वाली विभाषा अप्राप्त विभाषा है । क्योकि उभय में अयच को 
एथकू प्रत्यय मानेगे । तयप्‌ के स्थान मे होने वाला आदेश नहीँ सानेंगे। इस लिवे 
उभय से तयप्‌ न होने से प्रथमचरम० यह विकल्प प्राप्त ही नहीं। वहां द्वितय त्रितय 
आदि सर्वादिपाठ रहित तयप्रत्ययान्त ही गृहीत होगे तो वह अप्राप्त विभाषा 
सिद्ध हो जाती है । 


यदि अयच को पृथक्‌ प्रत्यय मानेगे तो उभयी स तयप्‌ न होने से 
टिइ्ळाणयू ० से डीप प्राप्त नहीं होता ? तयपू के त्थान म आदेश मानन से तो 
तयप्‌ ग्रहण से दीप्‌ हो सक्ता था । 

तयप्‌ ग्रहण से उभयी म ढोप्‌ मत हो, सात्रच्‌ ग्रहण से हो जायगा। 
कसे ? सातच यहद प्रत्यय नहीं माना जायया बल्कि प्रत्याहार ससक्षा जायगा। 


पष्ट आहिक १९५ 


मान्रशब्दात्‌ प्रभृत्या अपचइचकारात्‌ । 

यदि प्रत्याहारग्रहणस्‌ । कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति । 

अत इति वर्तते । 

एचमपि तेळमाचा घ्रृतमात्रा अत्रापि प्राप्तोति । 

सहरास्याप्यसंनिविष्टस्य न भविप्यति प्रत्याहारण ग्रद्षणम । 
ऊणतिरबिभापा । 

प्राप्त अशाप्ते उभयत वेति सन्देहः । 

कर्थ च प्राप्त कर्थं चाप्रात्े कथं चोमयत्र ? 


अपंयोगाब्लिद किदिति वा नित्ये प्रात । अन्यत्र वा अत्राम । 
उभयचर चेति । 


Ses A 


कहां से कहां तक प्रत्याहार उ? प्रमाणे हयसन्नदनवमात्रन मात्र नन स 


लेकर द्वित्रिभ्शा तयरयायज चा में अयञ्च के चकार तक चना एना नात्र 
प्रत्याहार होगा । उसमे अयच के भा जान से उभयी में टीप ठो जायगा । 





FR, 


यदि मात्रच को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार मानंग तो नि नि? तिदि 
यहाँ कति दाब्द म किम सार्‍्यापारेमाणे उति न से विठित उति प्रत्य के नौ मागच 
प्रत्ययादार में शा जाने से टीप प्राप्त होगा । 

टिड्टाणउ० सूत्र म अयायतप्टाप्‌ से भकारान्त वी घनुरचि खाती + घण 
अफारान्त मात्रच मे टीप करेगा। कठिर्भे उतिफे नगरन्तन्‌ रोज थे तर न 
होगा । 

फिर भी तैल्माग मात्रा घरा घेन. प्रतपाला आज शण से दद दाण 
होता १ । प अकारान्त दे उस लिये दाप को याथ पर पीप ऐसा पीय । 

तल्माङ्रा फागो में याणि झांत्र शा गावत अन्य + सहर मोनी 
प्रत्यादार में न लाने से सारण से इसरा ग्रदण नटी शोगा | इस थिर टप न ५ 
फर टाप ही होगा । 

पिना पेण: या गे प्राप्त शयापय वचय घो सम्देर र) 

एप वन्द 1 

क्य म्ट््प at 20% 7521 फा य शग टर 1 उर सह १ 

ला ० 


व्य ~ पर्ती के चक जुट ककन क क्र ना हर 
दाली धापयोगदीद किए संथ पिए निद हिट ७ चिव ए दद टू 


जे 


६९८ ब्याकरणमदाभाव्य 
अप्रत्त । अन्यद्धि किखमन्यद्धि ङित्त्वम्‌ । 
एकं चेन्‌ ङित्‌ किती । 
यद्येकं ङित्‌कितो ततः संदेहः। अथ हि नाना, नास्ति सन्देहः । 


यद्यपि नाना, एवमपि सन्देहः । प्रीणुचीति । 'सार्वघातुकमपिदि'ति 
वा नित्ये प्राप्त अन्यत्र वा अप्राप्ते, उभयत्र वेति । 


अप्राप्त । 





को कार्य की दृष्टि से एक मान ळे अँ र असयोगा० सूत्र में विभापोणों. की अजुदृत्ति 
कर के असंयोगान्त ऊणु से परे पित्‌ भिन्न इडादि लिट्‌ प्रत्यय के नित्य प्राप्त कितव 
का विकल्प मान तो प्राप्त विभाषा है । असंयोगाल्लिटू० मै ऊर्णु की अनुवृत्ति न 
कर के सभी असंयोगान्त धातुओं से परे लिट के कित्‌ की प्रवृत्ति मानें अर परवि- 
प्रतिपेष से विमापोर्णो को वाध कर इडादि लिट्‌ अंश मै असंयोगा० की प्रवृत्ति इष्ट 
समग्र तो अग्राप्त विभाषा है । पूर्वविप्रतिषेध से असयोगा० को बाघ कर उगुँभै 
विभापोर्णो, की प्रबृत्ति मानें तो इढादि लिट्‌ अंश में प्राप्त और लिट्‌ से भिन्न अन्य 
इडादि में अप्राप्त होने खे उभयत्र विभाषा दै । 


विसापोर्णो. यह अप्राप्त विभाषा है । क्योंकि कित्‌ और डित्‌ एक नहीं हैं । 
कित्‌ और है । ङित्‌ और है । कित्‌ का कार्य डित्‌ से भिन्न दै । 


ऊर्णु में इढादि प्रत्यय परे रहते कित्‌ डित्‌ के कार्य का भेद न होने से यदि 
डित्‌ कित्‌ को एक मान लें तो कैसा हो । 


डित्‌ कित्‌ को कार्य की दृष्टि से एक मानने पर विभाषोर्णों: इस विभाषा में 
सन्देद अवइय दै । भिन्न मानने पर तो कोई सन्देह नटी । तव तो यइ निश्चित ही 
अग्राप्त विभाषा दै । 

डित्‌ कित्‌ को भिन्न मानने पर भी सन्देह है। जैसे प्रौणुवि । (प्र ऊर्णु-लड्‌ इट) 
यहां प्रपूरक ऊर्णु धातु से लङ्‌ में उत्तम पुरुष का एकवचन इट प्रत्यय दै । वह 
सावधाठुक्रमपित्‌ खे ङित्‌ दे। उस से नित्य प्राप्त डिच्च का यदि विभाषोणोः से 
विकल मानि तो प्राप्तविभापा हे । यदि विभाषोर्णोः मै इद्‌ प्रत्यय नले कर इडागम 
देवं उस को किसी से भी न प्रा ढित्व का विकल्प माने तो अप्राप्तविभाषा है । 
सौर यदि इट्‌ शब्द से इडागम तथा इद्‌ प्रत्यय दोनों समान रूप से मृहीत हों तो 
दद्‌ प्रत्यय सें प्राप्त और इडागम में अग्राप्त डिख का विकल्प होने से उभयत्र विभाषा 
हे! 


कोई सन्देइ नहीं ] विभापोणोः यद अप्राप्ठ विभाषा ही दै । इस में इट शब्द 


प थाड्विक ६९५ 


विभाषोपयमने । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कर्थं च प्राप्ते, कथं चाप्राप्ते, कथं चोभयत्र ? 

गन्धन इति वा निचये प्राप्ते । अन्यच वाऽप्राप्ते । उभयप्र वेति । 
अप्राप्ते । गन्धने इति निबृत्तम्‌ । 

अनुपसगाद्वा। प्राप्ते अप्राप्ते उभयज्र चेति सन्देहः । 

कर्थ च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


'बुत्तिसगतायनेणु क्रम' इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । 
उभयचर चेति। 


से इढागम का ग्रहण है । इट्‌ प्रत्यय का नहीं । इडागम मे किसी स भो टित प्राप्न 
नदीं हे उस विकल्प से टिस्व विधान करन वाली यद्‌ विभाषा निश्चित क्षप्राप्त 
विभाषा दे । 

विभाषोपयमने में प्राप्त सत्राप्त उभयत्र का सन्देद है । 

केत सन्देह दे ? 

यदि यसो गन्धने से गन्धने की अनुरत्ति करके गन्धन तिपयक उपपमन 
छर्थ लेवे तब ता प्रात विभाषा दै । यदि गन्धन अगन्धन सभी प्रकार के उद्यमन 
अर्थ में विकल्प दे भोर रन्धन में पूपरविप्रतिपध से विभा दीयसमने का याध घर 
यमो गन्वन की ही प्रवृत्ति दृष्ट हे तो छप्राप्तयिभाषा है । यदि परविप्रानेप र से 
यमो गन्धने को बाघ का विभापोप० की प्रद्धति ह.्ट ह तो गन्धन मे प्राप्त गन्धन 
में अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दे । 

विभाषोपयर्मन यह अप्राप्त विभाषा है। इस मे पासू से गन्यन की 
अनुवृत्ति नहीं आती । केरल उरयमन अर्थ में अप्रापा पिङृल्र है । 

अनुपनर्गादा म प्राप्त घप्राप्त उभयत्र का सन्डे द 

कमे सन्दह हु? 

यदि अनुपसगाठा में जदनगतासनपु हम; एस पूर यूष से एणि छाट सफ 
फी सनुद्रखि फर के वृत्ति भादि में प्राप्त दिफाय है सो प्रत रिशादा है। यदि पूरी 
भादि सै होने या न दोने पर दिएाय है शौर गनि लाउ झर्यी में 07 पे: ५३ रे, 
पनुस्सगढ़ा का याधफर दिसगादनपु की हो प्रद्रनि ह ह जा धय ५ 
पररिप्रसिएव से प्रशिरगता० का बाथ एर 2 नगा कीय निर च इ 
माटिमे प्राप्त भन्यग्र भप्रा दिइए होने मे उनेदन नाचा 1 


+ 
~ 


४०० ब्याकरणमहाभाप्ये 
अग्राप्ते | वृत्त्यादिष्विति निदुत्तम्‌ । 
विभाषा वृक्षमृगादीनाम्‌ । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । 


कर्थं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कर्थं चोभयत्र । 
ह जातिरप्राणिनाम! इति वा नित्ये प्राप्त। अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभ- 
यक्त वेति । 
अप्राप्ते । जातिरप्राणिनाम्‌ इति चित्रत्तम्‌ । 
उपविदजागृभ्यो5न्यतरस्यामू । 
प्राप्ते अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
घत्ययान्तादिति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । अभयत्र वेति। 





अनुपसर्गाद्वा यह अप्राप्त विभाषा है । इस में वृत्ति आदि अर्था की अनुवृत्ति 
द भाती । 

विभाषा व्रश्षमृगतृण वान्यव्यञ्जनपशुशाकुन्य्ववडत्रपूवीपराधरोत्तराणाम्‌ से प्राप्त 
अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । 

केस सन्दे है ? 

यदि विमापा दृक्षरृग० में जातिरप्राणिनाम्‌ से प्राणिभिन्न जाति की अबुद्वत्ति 
करके प्राणि भिन्न जाति वाची वृक्ष झूगादि मे प्राप्त विकल्प हे तो प्राप्त विभाषा 
है । यदि प्राणि भिन्न जाति वाची होने या न होने पर विकल्प है और प्राणिभिन्न 
जाति अथे मे पूवविःतिषेध से विभाषा ब्रृक्षमृग० को वाध कर जातिरप्राणनास्‌ की 
प्रदृत्ति इष्ट दै तो अप्राप्त विभाषा है। यदि परविप्रतिषेध से जातिरप्राणनाम्‌ को 
बाध कर विभापा ब्रक्षटूग० की प्रवृत्ति इष्ट हे तो प्राणिभिन्न जाति म प्राप्त अन्यत्र 
अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा हे । 

विभाषा वृक्षरृग० यह अप्राप्त विभाषा हे । इस में प्राणिभिन्त जाति अर्थ 
की अनुवृत्ति नही आती । 

उपविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्दे है । 

केसे सन्देह है । 

यदि कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि से प्रत्ययान्त की अचुद्दचि करके णिच सब 


पेष्ठ आशिक ४०१ 


अध्राप्ते । प्रत्ययान्ता धात्वन्तराणि । 
दीपार्दानां बिभाषा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्ते । कथे चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
'आावकर्मणोरिति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र घाऽप्राप्त। उभयत्र 
वेति । 
अप्राप्ते । कर्तरीति हि वर्तते । 


ams ee ne / “० re 





आदि प्रत्ययान्त उप्‌ आदि घावुओं से प्राप्त आम्‌ का विकल्प है सो प्राप्त बिमा 
ह। यदि प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त दोनो स शास्‌ का बिकल्प ४ भीर प्रत्ययान्त म 
विग्रतिपेध से उपविद० फो बाघ कर कारप्रलनादा० को प्रत्रत्ति एष्ट रै ता -:प्राप्त 
विभाषा दे । परविग्रतिपब से कास्प्रत्ययाद्रा० को बाध कर उपनिद० को प्रदत्ति एट 
हे तो प्रत्ययान्त में प्राप्य अप्रत्ययान्त मे अप्राप्त सिस्ल्य होने स डभन्रय 
विभाषा है । 
उपविद० यह अप्राप्त विभाषा 
धातु धात्वन्तर हो जाति हैं । उप जादि नहीं रहता सनाएन्ता भाता से डाडी 
दूसरी धातुसंज्ञा हो जातो हे इस लिये केरल उप्‌ आदिमे कितीसे नोज वापा 
भासू का विकल्प होने से यः निश्‍चित धप्राप्त परिभाषा दे 1 
दी उजनउुत्रपूरितायिप्यायिन्योऽन्यतरस्याम्‌ से प्राप्त भप्राप्त उन त्र या 
सन्देद है । 
केस सन्देह है । 
यदि विण्‌ नावर्मेगोः इस उत्तर सूत्र में दीगरन उप फी सनत उर 
के भाव फर्म अर्व में प्राप्त चिण फा विक सान मो प्राप्त विमाया ४ । यटि ५ 
वृत्ति न फर फे सामान्यतया भाव समे कता सभी अयो में थिय गान कौर भार 


oo 


। णिच सन्‌ आदि प्रत्ययान्त उप नारि 


च. 


AGS 


& wp ~ ~ ~ 2 वीक PR 4 पो कुट कक > नी 
फम म परावमपातधव से डापणनळ फो याच दर गणा कराडी Fatt एट 
समझे तो क्षप्राप्त िभापा 1 पूर्वाप्रिषध से थि शमम रोय दाण 


पदन» फी प्राणि मानता भाय पास में शाप खन्या 2 ee 
उभ्या विन्यपा ।' 1 

० ह मया EE पा 7 8: 
= = श शौ 
से प्तरि पी झतुर॒णि आती २ । सएष Mr foes rr 
बो क. f चा रः दादा डच र्न 
४ इस रिप नि्िणत समाप्त विनापा ह 1 


४०२. व्याकरेणेसहाभाध्य 


पुवमपि सन्देहः । न्याय्ये वा क्तरि कर्मकतेरि वेति । 


नास्ति सन्देहः । सकर्मकस्य दर्ता कर्मवद्‌ भवति । अकर्मकाइच 
दीपादयः । 
अकर्मका अपि चे सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति । 


कर्मापदिश विधयः कर्सस्थयावकानां कर्मस्थक्रियाणां च भवन्ति । 
कर्तृस्थभावकाइ्च दीपादयः । 


दीपजन० सें कपेरि की अनुवृत्ति अनि पर भी सन्देह है । दाद कतृदाच्य में 
विकल्प है या कमैकढवाच्य से विकल्प हे । न्याव्यन्शुद्ध। जो न्याययुक्त केवल 
कृती हे । कमेवदूभाव से वना हुआ कर्ता नहीं है । 


कोई सन्देह नहीं। ढीपजन० में शुद्ध कर्ता ही लिया जायगा कर्म कर्ता नहीं । 
क्योंकि कर्मवद्धाव से वना हुआ कती सकर्मक धातुओों का होता दै। दीपू आदि 
अकर्सक हैं ।* 


अकर्मक धातु भी उपसरे लगने पर सकर्मक हो जाते हैं । 


बेशक हो जावे । लेकिन कर्मवद्धाव तो उन्हीं धातुओं से होगा जिनका भाव 
तथा क्रिया कमैस्थ हें । कर्मस्थ भाव वाली तथा कमैस्थ क्रिया वाली सकमक 
धातुओं से ही कमेवत्कमेणा तुल्यक्रियः सूत्र से कमैवद्धाव का विधान हवै । दीप्‌ जन्‌ 
आदि तो कदृस्थभाव वाली हें । कर्भस्थ भाव वाली नहीं हैं। इन का भाव कत में 
ही स्थित होता दै, कर्म मे नही । इस लिये सकर्मक होने पर सी इनका कती 
कमैवत्‌ न होगा । 





१. यद्यपि एक बुध्‌ सकर्मक है तो भी अन्य दीप्‌ जन्‌ आदि सब अकमेकों के 
साथ वह भी अकमेकदृत्ति ही ली जायगी । 

२. यदि कहो अचः कर्तृयकि सूत्रभाष्य में जायते स्वयमेव यह उदाहरण 
देते हुए भाष्यकार ने कतृस्थभावक जन्‌ धातु से कैसे कर्मवद्भाव किया तो इसका 
उत्तर हे--वहां जन्‌ को ण्यथैबृत्ति द्वारा कर्सस्थभावक समझ कर कर्मवद्बाव का 
प्रयोग किया है । 

भाव और क्रिया में यह भेद समझना चाहिये कि अपरिस्पन्दन-साधन-साध्यो 
धात्वर्थो भावः । जो स्पन्दन रहित साधनों से साध्य है वह भाव कहाता हैं। 
जैसे देखना, समझना, पढ़ना, चमकना, सोचना आदि क्रियाय भाव हैं। सपरिस्पन्दन" 
साधनसाध्यो धात्वर्थः क्रिया । जो स्पन्दनसहित साधनां से साध्य हैं वे करिया हैं । 


पए भाद्विक ४०३ 


विभाषाग्रेप्रयमप्ूर्व १ | 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्त । कर्थं चाप्राप्ते 1 कथं चोभयत्र । 
आभीध्ण्ये इति वा नित्य प्रत्त । अन्यच वा5प्राप्त उभयत्र वेति । 
अप्राते । आभीक्षण्ये इति निवृत्तम । 
तृन्नादीनां विभाषा । 
प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्ते । कर्थं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
आक्रोश इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र चेनि ! 


oe SS eames लन ~ ~ 








विभापाम्रे प्रथमपूर्वपु म॑ प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद हे । 

केसे सन्देह है । 

यदि आमीक्ष्ये णमुल्‌ च से साभीक्ष्ण्य की अनुदइत्ति मानें तो भाभीदण्य में 
प्राप्त विकल्प होने से प्राप्त विभापा हे । यदि झाभीइण्य झनामीइगप सभी 
अथै में विकल्प माने भोर लाभीदण्य म पूर्वविप्रतिपिव से विभाषाग्रे० को आल पर 
आभीक्षये णसुळू च की प्रवृत्ति दृष्ट समझें तो अप्राप्त विभाषा हे । परविप्रावा र मे 
आभीक्ष्ये णमुळ च को चाध कर विभाषाग्रे० की प्रवृत्ति मार्ने तो लागीएग्य 
में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प दोन से उभयत्र विभाषा 

विमापाम्रे प्रयम० यहद अप्राप्ततिभाषा हे । यदाँ आाभीइण्य फी क्षनुवनि 
नहीं माती । 

विभाषा ठृन्नन्न तीक्षण शुचिषु एस स्वर-सूतर में प्राप्त घप्रात उभयत फा 


केस सन्देह ४ । 
यदि आमोक न से इस सूत्र में कारों की घनु फर साराय में 
सन्मोदाच का प्राम पफ माने तो प्रात प्रिनापा ह । यदि खाताय घाटात बत 
विकल्प भानि जार घालोग म पृररिधितिरेंध स शिना वणणन द रप कय 


नाण य की प्रति 77 समझ ता क्षप्राप्त पिना 2 1 पोको 7.0 7 
म पा इय 


a 


फा याध फार पिशारा गुन्सन्त० फी प्रदात मार्ने सा खाटी 
हाराप्त दियल्रदोनेमे उभव MOTIF 


ना = ऱ्या जनक ~ 


१ 


क क्र = 
फोरना, पराग) me yd per ube 


४०४ ख्याकरणमदानाव्य 


भप्राप्त । आक्रोश इति निवुत्तम। 
एकहळादौ पूरयितब्येऽन्यतरस्याम्‌ । 
प्राप्ते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते। कथं चाप्राप्ते । कर्थ चोभयत्र ! 


उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ 
इति चा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्त। उभयत्र चेति । 
अप्राप्ते । संज्ञायामिति लिवुत्तस्‌ । 
श्वादेरिञि पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ | 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कर्थं चोभयत्र । 
इजि इति चा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


विभाषा तृन्नन्त० यह सम्राप्त विभाषा है। इस में आक्रोश की अजुवृत्ति 
नहीं आती । 

एक्रहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ में प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र का सन्देह है । 

केस सन्देह दै । 

यदि उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ से इस सूत्र में संज्ञायाम्‌ की अबुदत्ति कर के 
संज्ञा में प्रात विकल्प मानें दो प्राप्तविभाषा हे । यदि संज्ञा या असंज्ञा सर्वत्र 
पूरयितव्य म विकल्प मनें और संज्ञा में पूर्वविप्रतिषेध खे एकहलादौ० को बाध कर 
उद्कस्योदः० की प्रबृत्ति इष्ट समझ तो अप्राप्तविभाषा हे । परविप्रतिषेघ से उदकस्योदः० 
को वाध कर एकहलादौ ० की प्रवृत्ति माने तो संज्ञा में प्राप्त अन्यत्र श्षप्राप्त विकल्प 
होने से उभयत्र विभाषा हे । 

एकहलादौ० यह अप्राप्त विभाषा है । इस में संज्ञा की अचुइत्ति नहीं आती । 

पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ सें प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । 

केस सन्देह है । 

यदि व्वादेरिचि से इन्‌ की अजुदृत्ति कर के इन्‌ में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त 
विमापा हे । यदि इन्‌ या इन्‌ भिन्न प्रत्यय परे रहते पद झाब्दान्त इतच्‌ को बदि" 
विकल्प मानें और इज्‌ में पूर्वविप्रतिषेध से पदान्तस्यान्यत० को बाघ कर श्वाढेरिनि की 
प्रवृत्ति इट समझे तो अप्राप्त विभाषा है । पर विप्रतिषेध से श्रादेरिजि को बाध कर 
पदान्तस्यान्य० की प्रवृत्ति माने तो इन्‌ में प्राप्त अन्यत्र विकल्प दोने से 
उभयत्र विभाषा हे । 


पष्ट आशिक २०५ 


अप्राप्ते । इञीति निदृत्तम्‌ । 
सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा | 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथे चोभयत्र । 
चादिभिर्योगे इति वा नित्ये प्राप्ते। अन्यच्च वाऽप्राप्ते । उभयन्न 


अप्राप्ते । चाद्मियोंगे इति निबृत्तम्‌ । 


ग्रो यडि | आचि बिभापा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथे चोभयत्र । 
'यङी'ति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यच बाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


ie ee RP 





पदान्तस्यान्य० यह अप्राप्त विभाषा ह। इसमे इश्‌ की लनुशक्षि नहीं 
आती । 
मपूर्वाया प्रथमाया विभाषा में प्राप्त क्षप्राप्त उभयत्र का अन्दे ई । 


केस सन्देह दै । 

यदि न चवाद्दातेवयुक्ते से च आदि की जनुदृति कर फे चादि फे योग 
म॑ प्राप्त निपेध का विकल्प मानें नो प्रात विभापा 1 यदि यादि का योग 
होन न होने पर सत्र विकल्प मार्ने और घाटि के याग में प्वति्रासम से 
सपूर्वाया, प्रपमाया० को वाध कर न चादा० फी प्रशृशि रए समझें गो सप्राज 
विभाषा हे । परविग्रतिपेथ से न नवादा को याध कर सपयागा ० फी प्रवि जान 
तो चादि के योग में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से दनय वउिभाषा ? । 

सपूचीयाः पधमामा.० यद घप्राप्त विभाषा है। इस म चत योग की 

अनुत्त नहीं भाती । 

थे विगापा में प्राप्त नप्राधा उभयत्र छा रनद है 1 


ल प) 


खे सन्देह दे । 

यदि पायी से यण फी णु घर दे यहविष्पण राणा मे ण 
दिएर माने सा ड्वालादिनादा £1 यटि यदाबिपिया पा यमन (पपर 
दियी सीय के पेर रदी विशार सान शीर यापर शाप मे दम ज्यु 
से जि दिनादा को दाप दर को मरि दी प्रश्ण रट समा को १४0० १२७१५१ 


४०९ ब्याकरणमहाभनाथ्य 


अप्राप्ते । यडीति निवृत्तम्‌ । 
प्राप्ति च । 
इत उत्तरं या विभाषा अनुक्रमिष्यामः पराप्ते ता द्रष्टव्याः । जिसंश- 
यास्तु भवन्ति । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति । 
विभाषा वि्रळापे । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
“व्यक्तवाचामि'ति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वा$प्राप्ते । उभयत्र 
वेति । 
प्राप्त । व्यक्तवाचामिति हि वर्तते । 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने । 
प्राते अप्रत्त उभयत्र चेति सन्देहः । 





है। परविप्रतिवेध से ग्रो यङि को बाध कर अचि विभाषा की प्रवृत्ति मानें तो 
यह में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 


अचि विभाषा यह अप्राप्तविभाषा है । इसमें यङि की अनुवृत्ति नही आती। 


इससे आगे जो विभाषा कहेंगे वे प्राप्त विभाषा समझनी चाहियें। उनमें 
प्राप्त अग्राप्त उभयत्र का सन्देह तो होगा ही । 

विभाषा विप्रलापे में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । 

केसे सन्देह है । 

यदि व्यक्तवाचा समुच्चारणे से व्यक्तवाचाम्‌ की अनुवृत्ति कर के व्यक्तवाक्‌ 
में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि व्यक्तवाक या अब्यक्तवाक सभी 
में विकल्प माने और च्यक्तवाक में पूर्वविप्रतिपेध से विभाषा विप्रलापे को बाघ 
कर व्यक्तवाचा समुच्चारणे की प्रवृत्ति इष्ट समझें तो अप्राप्त विभाषा है। 
परविप्रतिपेध से व्यक्तवाचां० को वाध कर विभाषा विप्रलोप की प्रबृत्ति मानें तो 
व्यक्तवाक्‌ में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 


विभाषा विप्रलपि यह ग्राप्त विभाषा हे । इस में व्यक्तवाचाम्‌ की भनुदृत्ति 
भाती हे । 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने में प्राप्त प्राक्त उभयत्र का सन्दे दै । 


पृष्ठ भाद्विकं ५८७ 


कर्थ च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते | कर्थं चोभयत्र । 
“स्चरितञित’ इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 
प्राप्त स्वरितञित इति हि वर्तते । 


तिरोन्तर्धो । विभाषा करानि | 
प्राते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते । कर्थं चाप्राप्त । कथं चोभयत्र । 
अन्तधाबिति नित्ये प्रत्ते । अन्यत्र वा5प्राप्ते उभयत्र चेति । 





केसे सन्देह दै । 

यदि “स्वरितञितः कममिप्राये कियाफले से स्वरित जित्‌ फी क्षनुत्रत्ति करके 
स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं से कतेगामी क्रियाफल मे प्राप्त आत्मनेपद का सिऊल्य 
माने तो प्राप्त विभाषा हे । यदि स्वरितमितः की झनुबृत्ति न करके फर्नुगामी 
क्रियाफल होने या न होने पर सर्थेत्र आत्मनेपद का विकल्प माने आर स्परित शिन 
के विपय में पुर्वविप्रतिपेध से विभापोपपदेन० को चाध कर स्वरितनिन* दन फी 
प्रवृत्ति इष्ट समझे तो अप्राप्त विभाषा है । परविषतिपे उ से स्यरिततित ० फो ग्राघ कर 
विभाषोपपंदेन ० की प्रवृत्ति मानें ता स्वरितणित्‌ में प्राप्त अन्यत्र शक्षप्राप्त विक्त्य होने 
से उभयत्र विभाषा है । 


विभापोपपदेन० यह प्राप्त विभाषा ह । एस में स्वरितजित. की शनुयृत्ि 
आती है । यह कर्तृगामी क्रियाफल में स्वरित गिव धातुला से उपपद 7गाने पर 
आत्मनेपद का विकल्प करता है । 

तिरोन्त्भौ सूत्र के घाद खाने पाठे विभागा ठाति सूत्र में प्राप्त शप्रापा 
उभयत्र का सन्देह ६ । 

फेस सन्देह है । 

यदि तिरोन्तधा की अनुद परके जनादिरिपयह विरस कर म घा 
गति सेका का विवाऱ्य मानें ता प्राणा शिसापा हे । यदि सामान्यतया सिर पार 
में गति संज्ञा फा विकाप माने र घन्यापि दिपदरु मे Oa क भाण 


च f 3+ = रि अ A Fe नळ > की ल क. क क क 

तासि फा याच पर हिरोनी गी प्रशासन मान छ TTI पद पप शट शश 
~ 2७ = रण चा न प्र मा के. पः बाद ९ म्य ~ 

विग फो बाघ फर यसे 7: को प्रदाग सात गा ब NTN Nr 


कट करर 2७ व ज्र 
क झपाप्त पिकला दाने प उभय नारा! 


४०४. व्याकरणमंदासाद्बं 
प्राते । अन्तर्धाविति हि वर्तते । 
अघिरीइबर | विभाषा कृजि | 

प्रत्ते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्त । कथं चाप्रा्त । कर्थ चोभयत्र । 
प्राते । अधिरीदवरे इति वर्तते । 

दिवस्तदर्थस्य | विभाषोपसर्गे । 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्ते । कथं चाप्राप्त । कथं चोभयत्र । 
“तदर्थस्येति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयचर चेति । 





विभाषा कनि यद प्राप्त विभाषा है । इस में तिरोन्तर्थों की पूरी अनुदृत्ति 
आती है । 

अधिरी३वरे के वाद आने वाले विभापा कृनि में सन्देह हे कि यह विभाषा 
प्राप्त है, या अप्राप्त हे, या उभयत्र है । 

केल सन्देह है। 

यदि अधिरीव्वेरे की अनुद्रत्ति करके ऐइवर्ययाची अधिद्ाब्द की प्राप्त 
कमैप्रवचनीय संज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि क्षधिशव्द के 
ऐड्वर्य विषयक होने या न होने पर सर्वत्र विकल्प माने और ऐश्‍वर्य विषयक में 
पूवैविप्रतिपेध से विभापा कृञि को बाघ कर अधिरीइवरे की प्रबृत्ति इष्ट समझें तो 
अप्राप्त विभापा है । परविप्रतिपेथ से अधिरीइवरे को बाध कर विभाषा छवि 
की प्रवृत्ति माने तो ऐश्‍वये में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र 
विमापा है । 

विभाषा कनि यद्व प्राप्त विभाषा है। इस में अधिरीइवरे की अलुदृत्ति 
आती है । 

विभापोपसर्ग म प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । 

केसे सन्देह है । 

यदि दिवस्तदर्थस्य से तदर्थ की भसुदृत्ति करके तदर्थं विषयक दिव्‌ धातु के 
योग मै प्राप्त घप्ठी का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि तदर्थ की अनुवृत्ति 
न करके सामान्यतया दिव्‌ धातु के योग में पष्ठी का विकल्प माने और तदर्थ 
विषय में पूर्वविप्रतिपेध से विभापोपसगै को चाध कर दिवस्तदर्थस्य की प्रबृत्ति इष्ट 


एए भाचिक ४०५ 


eu 


प्राप्त । तदर्थस्येति वर्तते । 

उभयत्र च | 
इत उत्तरं या चिभापा अनक्रमिप्याम उभयचर ता डृग्व्या: ] 

त्रिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति । 
हत्रारन्यतररयाम्‌ । 
प्राप्ते अप्राप्ते उसयत्र चेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाम्राप्ते । कथ चोभयत्र । 
'गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थशव्दकमाकमेकाणामणि कर्ता स णावि'ति 
नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत वेति । 


उभयचर । प्राप्त तावत्‌ | अभ्यवहारयति सन्धवान्‌ अस्ववहारप्रनि 





उ ~ ने. अज, ~ ~ (om 


समझे तो अप्राप्त विभाषा हे । परविप्रतियेध से दियस्तदर्थस्य फो बाच कर गन 
की प्रतृत्ति मार्ने तो तदर्थ म प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकाय होने खे एसरच पाला 5 


~ =h 
re 
01 1) 


विभापोपसर्गे यद्‌ प्राप्त विभाषा ६। देस में दिवरतद” रगे की रगण छान पर 
भाती है । 

इस से लागे जो विभाषा कटंगे ये उभय दिनभाया समरागी चाज्सि। उस 
म प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सम्देइ तो हागा दा । 

एकोरन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त क्षप्माप्ठ उभएत्र पा सन्डे है । 

फस सन्देद हे 


तिम क नवसास क oS ~ गा i £ ho क es जी ~ 
यदि गदिएुदि प्रसवरासा 1० सस गश धारि ही. कग । पाए पो 


कु 4 11 + 
क क |. . ~ पा क oe न क 
रोत्यायवक्त श be घाता 1५१ स्वत T ११ UR t re ३ ¢ 1 पे १ रा चि ग्‌, ry Rees 

® Co > Se Fe a 
पिचापा दे । यदि गत्पापधवर उने या न रि पर ५. (या झगे हया 
क क॑». क. पक व... त 
धिकाय माने छार ग्याप 7 एन पु ने न. उ या es ए पथ 
दद कु क कक ~ क य ie + Ye =e ~ क 
पि 11 १ | न ०१२ 1] र. छः चन पक न 1) 3 i 3 } प. 1 लक अबी 
पमन की प्रित सम ना ] | 2 
डय at rr पग 2 पर TTS Dt न त्य ¢ 
फा दा फर म ८६ प्रा सान का गाय शार र ह. 3 ९ जप्‌ 
ना कौ 
विहस्य दोने से सभयप ग्ना ह । 
ps त वक वयो रभ. पके er yl डी = नः re कल पह ० न 
कया रथ SEEN पः ८८ ५$ द्‌ ३ भक ६ + + ~ 5 < + त. ६१ 
७७ a= 2 १४ ड < 0.3 रे ~ 
भी। शॉप्स में पहल न 00 नाप; ! ह 
+ > ५, ड 2 काली Se क 2: * 
मन ३५ | या { १:28 हैं] EEE झा ४९ क START A? | ४७४4४ ts र 


४१८ व्याकरणमंहा माय 


सेन्धवैः । विकारयति सेन्धवान्‌ विकारयति सेन्धवैः । अप्राप्ते । हरति 

भारं देवदत्तः । हारयति भारं देवदत्तम्‌ दारयति भारं देवदत्तेन । करोति 
® ~ £] f~ e के. ७. 

कटं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्तम्‌ कारयति कटं देवद्चन । 


न यदि । विभापा साकाडूक्षे । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थ च प्राप्ते । कथं चा प्राप्ते । कर्थ चोबयत्र । 
यदीति वा नित्ये ग्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र बेति । 





अकर्मक हे । दोनो में गतिबुद्धि० ले कर्ता की नित्य कर्मसंज्ञा प्राप्त है उसका 
विकल्प हो जाता दै । अग्राप्त में जैसे--हरति भार देवदत्तः । हारयति भारं देवदत्तम्‌ ; 
देवदत्तेन । करोति कटे देवदत्तः | कारयति कटं देवदत्तम्‌, देवदत्तेन । यहां गति बुद्धि 
आदि मे से कोई भी अथे न होने से पूर्वसूत्र से अप्राप्त कर्ससञ्चा का विकल्प हो 
जाता हे ।* 

विभाषा साऊाइक्षे में प्राप्त सप्राप्व उभयन्न का सन्देद दै । 

केसे सन्देद है । 


यदि न यदि सूत्र से यद्‌ शब्द की अनुद्गत्ति करके यदू के याग में नित्य ग्राप्त 
लुटू के निषेध का विकल्प साने तो ग्राप्त विभाषा दै । यदि यदू का योग होने या न द्वोने 


१, हारयति मे व धातु का हरण अर्थात्‌ प्राप्ति अर्थ हे । गति नहीं है । प्राप्ति 
अर्थ में गति उपसर्जन है । बिना गति के प्राप्ति नहीं हो सक्ती इस छिये गत्युपसर्जन 
प्राप्ति अर्थ होने से गति अर्थ प्रधान नहीं है। यदि लभेर्गत्यर्थत्वादू णिच्यणौ कर्दः 
कर्मेत्वाकमेत्वे इस वामन सूत्र के अनुसार गल्युपसर्जन प्राप्ति वाले धाठुओ को भी 
गत्यर्थक माच लें तो भी वह्या गति का अर्थ प्रधान नहीं है । प्राप्ति ही प्रधान है । इसी 
लिये मद्दाकवि माघ के शिश्चुपालवध महाकाव्य में प्राप्त्यर्थक लम्‌ धातु के विषय में 
दोनों प्रकार के प्रयोग मिळते हूँ । खितं सितिम्ना सुतरां सुनेर्वपुविखारिभिः सोधमिवाथ 
रम्भयन्‌ यहां गत्युयसजन प्राप्ति में प्राप्ति अर्थ मुख्य मान कर लभू को गत्यर्थक नहीं 
माना तो लितिम्ना में द्वितीया नहीं हुई । न कमलं कमळम्भयदस्भसि । यहा प्राप्त्यु- 
सजन गति में गत्यर्थ को मुख्य मान कर कम्‌ में द्वितीया हो गई । इस विषय में 

मद्दाभाप्यकार का यह उदाहरण ही प्रमाण है कि हृ धातु प्राप्त्यथक हे गत्यर्थक नहीं । 
न गतिर्दिसार्थम्यः सूत्र में पठित दवरतेरम्रतिषिध. यह वार्तिक तो हृ धातु के हिंसार्थक 
प्रयोग में आत्मनेपद का प्रतिप्रसव करने के लिये है। संप्रहरन्ते राजानः यह हिंसार्थक 
उदाहरण हे । 


पष्ट गाद्िक ४१९ 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ । अभिजानासि देवदत्त यत्‌ फव्मीरेु 
वत्स्यामः । यत्‌ करमीरेष्ववसाम | यत्तत्रोदर्त भोक्ष्यामहे । यत्तत्रीरनम- 
भुञ्ज्महि । अप्राप्ते । अभिज्ञानासि देवदत्त कश्मीरान गमिष्यामः । कइमी- 
रानगच्छाम । तत्रोदनं भोक्ष्यामहे । तच्रोदनमभञ्ज्सहि । 

बिभापा सवे: । 

घाप्ते अप्राप्ते उभयत्र चेति सन्देहः । 

कथ च प्राप्ते । कर्थं चाप्राप्ते । कथं 'चोभवच । 

कितीति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्त । उभयत्न चेनि । 


उभयत्र । प्राप्त तावत्‌ । शुशुवतुः, शुशुवुः । शिश्वियतः, शिश्वियः 
अप्राप्त । शुशाच, शुशविथ । शिश्वाय, डिदवयिश्च । 





पर निपेध का विकल्प सान आर यट्र के योग मे पूग उ से विभाषा साढे 
को चाध कर न यदि की प्रहुत्ति साने तो अप्राप्त विभाषा ह । परनिप्रनियध से न यदि 
को बाघ कर विभाषा साकारले की प्रत्रक्ति मान तो यद् योग मे प्राप्त दपिम मै 


अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा ह्‌ । 


विभाषा साकारक्षे यद्‌ उभयत्र विज्ञापा दै । प्राप्त क्षप्राप्त दोनों भे दिवम 
होदा दै । प्राप्त मे जेमे-आभजाबामि देगदत्त यत नरमरेपु वस्ण्याम., पराग | 
यत्‌ तत्र दन भोक्ष्यामेट, सभुज्स्मडि । यहाँ यर के यञ्च प्राप्त निषेध का गिपच्य 
हो जाता हे । रूद्‌ शोर लग दाना दा प्रयाग होता द 1 आात्राप्त से फसे-यानर रि 
देवदत्त कामीरान्‌ गनिष्याम,. घगन्डाम । नदीने शोजगो, धंभुगम 71 यहां यप 
योग न होते पर भी दट नगर लट का दिए हो जाता ४ । 

विभाषा इः में प्राप्त अग्राण उभयत्र फा सन्डद द । 

फेस सन्दे इ ! 


र ~~ Sot fr १ पद्य = श्नु 0 हर न ५. 
यदि पनि खा रचना शिलि से जि को नुटि बरड दिए धे 


नित्य प्राप्त सखसारण वा शिकार माने त, प्राण नाइ] य! दिए शो 
झषुएत्ति न फरक उ घडा सद रए ने सग्ययाग्य हा शिराइचाण सेर बाइ 
लिए में प्रन सिना गई दा सीत रर बात आवन हे पक यति 
वित सस में प्राप्त रावि सग में झ्यालमा विशाप हापसे सन्य 0. , 0 
पिना री. या नया शिमारा ४ 1 शण मै जि पय शा वप शा लन्चि 
दिए पो दिशाय से सम्रारण होता र प्राण OR दय ह 1474 त 


४१२ व्याकरणमद्दयाभाण्य 


विभाषा संघुपाखनाम्‌ । 

क १ हा ७ bs देति > 

संपूर्वादू घुषेः शाप्ते अप्राप्त उभयत्र देति सन्देह' । 

कथे च प्राप्ते । कर्थं चाशाप्ते । कथं चोभयत्र । 

धघुपिरविदाव्दने' इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र 
वेति । 

उभयत्र । घ्राप्ते तावत्‌ । संघुणा संघुपिता वा रज्जुः । अप्राप्ते संघुएं 
खंछु पितं चा वाक्यम्राह । 


€ ७५ 00 च १. ९. 
आडपूर्वीत्‌ स्वतेः प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति । 
कथ च पराप्ते । कथं चाणप्ते । कथं चोभयत्र । 





गिव्विच । यहाँ अतुस आदि मित्‌ लिटन में वचिस्वपि० से प्राप्त सम्प्रसारण का 
विकढग दै । अग्राप्य से जसे--जगशाव छुनविथ । शिद्वाय, शिद्वयिथ । यहाँ अकित्‌ 
तिपू सिप्‌ में अप्राप्त सम्त्रसारण का विकल्प दै । 


रुभ्यमत्वरसंघुयास्वनाम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभचत्र का सन्देह है । वद्द भी पहले 
खम्पूर्दक घुप्‌ सं । 

कसे सन्दे हैं। 

यदि घुविरदिगव्वने से अ्षविशव्दन की अनुवृचि करके अविगव्दनविषयक 
सघुज से नित्य प्राप्त इट्‌ निषेध का विकल्य मानें तो आ्राप्व विभाषा हे । यदि अवि- 
शब्दन होने या न होने पर सेघप से इट निषेध का विकल्प मानें और अविशव्दन 
मै पूवप्रतियेव से रुष्यनत्वर० को वाध कर घुपिरविश० की प्रवृत्ति सान तो अप्राप्त 
विभापा दै । परविप्रतिपेध से घुविरवि० को वाध कर रुत्यमत्वर० की प्रवृत्ति मानें वो 
अविञव्दन में प्राप्त तम्लिन्न में अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 


रुप्यमत्वर० से समपूर्वक घय की विभाषा उभयत्र विभाषा है । प्राप्त मे 
जैस--संघुटा संबुपिता रज्जु. । यहां अविशव्दुच में प्राप्त इट्निषेध का विकल्प होता दै। 
अप्राप्त में जेले-संबुटं संघुषितं वाक्यमाह । यहाँ विशव्दन अर्थ में भप्राप्त इट्निपेध 
का विकल्प द्वोता है । 


रुयमत्वर० के क्षाइपूर्दक स्त्रन्‌ की जो विभाषा हे उस में सी प्राप्त अप्राप्त 
उभयत्र का सन्देह दै 


आडइपूर्घक स्वन्‌ की विभावा से ग्राप्त अग्राप्त उसयन्न का केसे सन्देह दै । 


पए आहिक ४१३ 


मनसीति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 
उभयत्र। प्राप्ते तावत्‌ । आस्वान्तं मनः। आस्वनितं मनः । अप्राप्ते । 
आस्वनितो देवदत्तः । आस्वान्तो देवदत्त इति । 








यदि क्षव्धस्वान्तष्वान्त० सूत्र स मनस की अनु२सि करके मन सम्बन्धी 
अथ से नित्य प्राप्त इट्निपेच का विकल्प माने तो प्राप्त विभाषा, । यदि मनस 
की अज्ुत्रत्ति न करके सनः सम्बन्धी अत्र के होने या न दोने पर पिका नान धार 
मनस्‌ अर्थे से पूर्वविप्रतिपेध से सप्यमत्वर० को बाघ कर शत्वम्वान्त पान्त” की 
प्रवृत्ति साने तो अप्राप्त विभाषा ह । परवित्रतिपध से लव्चखान्धन्वान्तक को चाच कर 
रुप्यमत्वर० की प्रवृत्ति मान तो मनस्‌ म प्राप्त तद्विन्न स भमा" विङ्न्य होन स 
उभयत्र विभाषा हृ । 

रुष्यमत्वर० में आाटपूर्तक रघन की विभाषा उसनसत्र निभापा छे । प्रान स 
जसे--आस्वान्तं, आस्त्रनित मन. । यद्वां मनम्‌ अर्थ में नित्य प्रात इटनिगेध का 
विकल्प होता हे । अप्राप्त मे जले--आस्वनितः आश्यान्तो या “वर. थता सनग्‌ 
से भिन्न अर्थ म अप्राप्त इटनिपेध का विकल्प है ।' 


१. वार्तिककार तथा भाप्यकार ने उययजि शीलिएक्ष सात्ययुमि> या; 


अष्टाष्यायीस्थ सारी विभाषाओ पर विचार नहीं ल्याने पु तिना उपर्या 
तौर पर विचाराचे प्रस्तुत की हे । रथाडापुताफन्याय से सन्ती के दार हिभाल पराई 
का तत्व स्पष्ट हो जाता ह। 

यही पष्ट आएर रा सविवरण अनुपार ससाणा एस । 


सप्तम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१1१1४५॥ इस सूत्र से ले कर श्रेकालट- 
शितसवैस्य ॥१॥१ ५५॥ इस सूत्र तक विभिन्न विपयों पर शङ्का समाधान सहित विचार 
किया है । क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये है-- 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१॥६॥४५॥ इक्‌ यणः, इस पद्समूहरुप वाक्य का जो 
अर्थ है कि यण्‌ के स्थान में क्‌ हो उस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा होती हैं, या यणू 
के स्थान में हो चुके केवळ इक्‌ वर्ण की सम्प्रमारणसंना होती ह । इन दोनों पक्षों में प्राप्त 
दोपों का समावान करके दोनों ही पक्ष स्वीकार किये हैं । विधि स्थलो में वाक्यपक्ष काम 
देगा । उससे विधिवाक्यों मै सम्प्रसारण कहने से यण्‌ के स्थान में इकू हो जायगा । 
अनुवाद स्थलों में वर्णपक्ष काम देगा । उससे केवळ इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा होंगी जो 
कि थण के स्थान में हो चुका है । 


आन्तौ टकितौ ॥१।१।४६॥ यथासंख्य नियम से टित्‌ कित. को क्रम से आदि 
अन्त सिद्ध किया हे । 


टित्‌ कित्‌ को आगम मानने में प्राप्त दोप का समावान करते हुए इस सूत्र को 
परिभाषा सूत्र मानने के साथ संज्ञा सूत्र भी स्वीकार किया दै । संज्ञा पक्ष में अर्थ होगा-- 
इत्संज्ञक ठकार कक्रार क्रम से आदि अन्त की संज्ञा होते हैं । 


टित्‌ कित, ग्रत्ययों का आदि अन्त में न होना सिद्ध किया है । 


मिदचोडन्त्यात्परः ॥ ।।१।४७॥ सूत्र का प्रयोजन वताते हुए तक्रक्षैण्डिन्यन्याय 
का उदाहरण दिया है । उससे संभव में भी वाधकता होती है न केवल असंभव में ही यह 
सिद्ध किया है । 


अन्त्यात्पूर्वो मस्जेः इस वार्तिक को स्वीकार करके भर्जिमच्यॉरिच इस वार्तिक का 
खण्डन किया दै । 


मित्‌ में पूर्वान्त परादि अभक्त थे तीनों पक्ष दिखा कर अन्त में निर्दोष होने से 
पूर्वान्तपक्ष को स्वीकार किया है । 


एच इग्घस्वादेशे ॥१।१।४८॥ सूत्र का प्रयोजन वता कर दीधे इक्प्राप्ति रूप 


दोष का निराकरण किया है। अन्त में अन्यथासिद्ध होने से सूत्र का ही खण्डन कर 
दिया है । 


सप्तम भाह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ४१५ 


पष्ठी स्थानेयोगा ॥१॥१॥४९॥ स्थानेयोगा शब्द की व्युतात्त दिसा कर सूत झा 
प्रयोजन वताया है । 


शास इदड्इलोः इत्यादि अवयव पष्ठी स्थलों में इस परिभापा सूत्र की अप्रत्त 
दिखाई है । 


अन्त में प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि से सूत्र का राण्डन करके टस निर्दिउयमान- 
स्यादेशा भवन्ति इस परिभापा में तातयग्राहक सिद्ध जिया हूं 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।००॥ सूत्र के उदाहरण देकर पुनः स्वानग्रहण के प्रयोजन 
के साथ तमप्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 


इस परिभाषा सूत्र की आवश्यकता बताते हुए स्थानेन्तरतम उरणरपरः रम 
सन्धि में अन्तरतम यह सप्तम्यन्त द या अन्तरतम, यह प्रवमान्त दे उस पर गणरोप 
डिखाते हुए विचार किया है। अन्त मे निर्दोष होने से अन्तरतम. यढ प्रयमान्तपज्ञ 
स्वीकार किया है । 


~ 
न्‌ 


सुत्र के स्वतन्त्रविधायफ्न्व का तथा अन्य सूत्र निणन्न फाय के नियमप्रानपा गए" 
त्व का सण्उन करके इसे लक्षणान्तरशंपभूत सिद्ध किया ट । 

प्रत्यात्म वचन फा खण्डन करने के साथ स्वभावनिद नेफ्त्ययहार से तसर 
का भी खण्डन फर दिया हें । 


डव 


सूत्र की वियमानता में भी प्राप्त दोषों का समाधान क्या दे । 


उरण रपर* ॥१॥१॥५१॥ सूत हे स्लन्‍नविवापजाय का पाएन हिप | गमे 


~ =e जनक ण फो ~ < धरत्वना पया विधान एन २ >, मर i 
द्‌ ना की राता म आग फो बये सपल्चनात के पान रन शोना यान जा रान पह 
हु > पुत निद ee < 

इस लक्षणान्तररोपभून निद जिया र । 


= ~ « > 3 
भे 


जण प्राण पा पयोणन चता पए TS 
च्य प्रानः परा? सह २ रौ लो उह 2 पश ५. ह 
रपर न पयान्य परान अग स्‌ दने पधा टर ए Te ते 


क ~ ~ a चे 
परान्यप त खातर एत ४ 1 


शतला्य्यश्य पकन हर फ TO शत फा "लाए दा” 
Teer अनण प क Fes कक बा SNS क ७ कक eye र a 
३५०६ (० «४1६०, | 1 कप) है «ही है: औ दा i ज भू य्‌ हे t 
Te री "४ क > FS नह रहि ० क 
[1 हर! $ i] [1 ti Er षि ता > + कोळी र फे हि . + FR भं 
टी क रके. 
pe रो ४ ६1 


४१६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


आदेः परस्य ॥१।१।५४॥ अलोन्त्यस्य, आदे. परस्य, अनेकाळ शित्सर्वस्य इन 
तीनां में अलोन्त्यस्य को उत्सर्ग माना है । अगले दोनों उसके अपवाद हैं । उन दोनों में 
भी पर होने से अनेकाळ्‌ शित्सवेस्य को आदेः: परस्य का वाधक सिद्ध किया है । 


अनेकाळ्‌ नित्सरव॑स्य ॥१।१।५७॥ नित्‌ ग्रहण आ प्रयोजन अन्यथा सिद्ध करके 
उससे नाडुवन्धक्तमनेकाळ्त्वस्‌ यह परिभापा जापित की है । 


अथ सप्तममाहिकमं 
इग्यणः सम्प्रसारणस्‌ ॥ १।१।४५॥ 


किमियं वाक्यस्य सस्प्रसारणखंघा कियते इग्यण इत्येतद्‌ चार्फ्य 
सस्प्रसारणर्सज्लं भवतीति । आहोस्चिद्‌ वर्णस्य, इय्‌ थो यणः स्थाने 
वर्णः स सस्प्रसारणसंश्षो भवतीति । 


कर्चात्र विशेषः ? 
सम्प्रसारणसङ्ञायां वाक्यस्य सज्ञा चेदू वर्णवितिः ¦ 
सम्प्रसारणसंशायां वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णविधिन सिध्यति । 
सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवतीति । सम्प्रसारणस्य दीघो भवतीति। न टि 
वाक्यस्य सम्प्रसारणसंक्षायां सत्यामेप निर्देश उपपद्यत । नाप्येतयोः 
कार्ययोः संभवो स्ति । 





नका "शण 00 “ण 000 14 


क्या यद वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा की जाती है या वर्ण झी ? वाक्य भन्द 
से यहाँ वाक्यार्थ का अदण हे 1 इक यण दस पदसूसररुप वाम्य का जो सगै 
है-—यण के स्थान में इक होता है इस वाक्यार्थ की सस्पसारणसंज्ञा मानते ४ 
या यण के स्थान मं हुए केवल इक वण की। घाक्यसज्ञा पक्ष में एक्‌ यणा 
भवति इस प्रकार भवति किया का अध्यादार कर के यणवे रधान म जब 
इळ्‌ किया जा रहा हो तब सम्यरसारणसंज्ञा होगी, वर्षात्‌ यण्‌ के स्यान 
में इकू के विधान की सम्प्रसारणसञ्चा दोगी । जोर यणेसंजा पक्ष भे परी 
से विधान किय हुए इक्‌ रण की सम्प्रसारणर्सज्ञा दोगी । 

इन दोनों पक्षो म क्या विशाष है । 

यदि चाफ्य की सम्प्रसारणसङा सानत ६ ता वणे के काय (दणीबय दीदि) 
नरी सिद्ध होते। जसे-सम्प्रमारणान्च सूत्र स सम्यमसारण से घच पेर रात 
पू पर के स्थान म पयरप एकादिश होता ह पह यास्य फी मेटा म आडी 
यनता। एसी प्रकार सम्पगारणारय सूप से सम्मसामणसंणशक छण फो छे 
होता है पद भी पारय फी संज्ञा मे गदी यनगा । सदा समुलइ मण भयदा 
के सपान में एर्‌ फा बिधान नहीं ह्या जारा है इस दिप सन्तपास्थरला म 
होगी तो उक्त फाय मी लिड होगे याच्य फी सेख मैं न त 
अम््मारणन्प य निदेन दी दाय पनत दै शोरन ४ हले ₹ याक, गनेर 


४१८ य्याळरणमहाभांप्य 
अस्तु तहि वर्णस्य । 
वर्णस्य संज्ञा चेन्निबृत्तिः । 


वर्णस्य सज्ञा चेन्निवृ सिने सिध्यति । 'प्यङः सम्प्रसारणमि'ति । 
स पच हि तावदिग दुर्लभो यस्य संज्ञा क्रियते। अथापि कथं चिल्लभ्येत । 
केनासौ यणः स्थाने स्याल्‌ । अनेन चैव ह्यसौ व्यवस्थाप्यते । तदितरे- 
तराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकटपन्त । 


विभक्तिविशिपनिदेरास्तु ज्ञापक उभयसंज्ञात्वस्य | 


यद्यं विभक्तिविशेर्षेनिर्देश करोति सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वो भवति, 
सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवति, प्यङः सम्प्रसारणं भवतीति तेन ज्ञायते 
उभयोः संज्ञा भवतीति । यत्तावदाह सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति, 
सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवतीति तेन ज्ञायते वर्णस्य भवतीति। यद्प्याह-- 





अच्छा तो वणे की सम्प्रसारण संज्ञा मान लीजिये । 


यदि वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं तो निर्वृत्ति अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
सें इक्‌ वर्ण का विधान नही सिद्ध होता । घ्यडः सम्प्रसारणं घुत्रपत्योस्तत्पुरषे 
इत्यादि विधिस्थलों से पहले से विधान किया हुआ इकू वणे न मिल्ने खे सम्प्रसारण 
संज्ञा न होगी तो सम्प्रसारण का विधान न हो सकेगा । ष्यडः सरप्रसारणं० आदि 
विधिसूत्रों में वह इकू वणी ही मिळना दुर्लम है जिसकी सम्प्रसारणसंज्ञा होनी दै । 
यदि किसी तरह शब्द को नित्य मान कर इक्‌ वर्ण सिल भी जाय तो भी वह 
यण्‌ के स्थान मै हुआ हे यह केसे माळूम होगा । विघिसूत्र से पूवे उसे यण्‌ 
के स्थान में करन वाळा कोन दोगा । घ्यड' सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि विधिशास्त्र द्वारा 
सम्प्रसारण विधान होने पर इस सम्प्रसारणसंज्ञा विधायक शास्त्र से ही वदद इकू 
यण्‌ के स्थान में स्थिति से लाया जाता है ऐसा कह कर यणू के स्थान में इक्‌ 
वर्ण का विधान व्यवस्थित किया जाता हे । क्षीर विधान किये हुए इक्‌ वर्ण की 
सम्प्रसारणसंज्ञा है तो प्यड' सम्प्रसारणं० कैसे प्रश्र होगा। इस प्रकार वर्ण की 
संज्ञा म यह इतरेतराश्रय दोष हो जाता हे । इतरेतराश्रय दोष वाले कार्य नहीं 
सिद्द हो सकते । 


त्रों >» दिभक्तियों ~ 
सूत्रों में भिन्न २ विभक्तियों का निर्देश इस चात का श्ञापक दै किं 
वाक्य सौर वर्ण दोनों की सम्प्रसारणसञ्ञा होती दै । सम्प्रसारणाच्च, सम्प्रसारणस्य 
यद्वां पञ्चमी, पळी विभक्तियों के निर्देश से इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा समझी 


सप्तम शाह्टिक २१९ 


प्यङः सस्प्रसारणमिति तेत ज्ञायते वाक्र्यस्यापि संघा भवतीति । 


अथवा पुनरस्तु वाक्‍्यस्येच । ननु चोक्तं सम्प्रसारणसंणायां 
वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णविधिर्न सिध्यतीति । नप दोपः । यथा काकाज्जातः 
काकः। इयेनाज्जातः चयेनः । एवं सम्प्रसारणाज्जातं सस्प्रसारणम्‌ । 
तस्मात्परः पूर्वो सवति, तस्य दीर्घो भवतीति । 

अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येपु वाकयेकदे रान्‌ प्रयुञ्जानाः । पदेषु च 
पदेकदेशान । चाक्येणु तावद्‌ चाक्यकदेशान-प्रचिश पिण्डीम्‌। प्रविश 
तर्पणम्‌ इति। पदेषु पदेकदेशान--देवदों दत्तः। सत्यभामा भामेति । 
एवमिहापि सस्प्रसारणनित्रूत्तात्‌ , सम्प्रसारणनि्गत्तस्य एतस्य वाक्य- 
स्याथे सम्प्रसारणात्‌ सम्प्रसारणस्येत्येष वाक्येकदेशांः प्रयुज्यते । तेन 





जायगी और प्यटः सम्प्रसारणम्‌ इस सूत्र मे तन्त्र आत्रृत्ति केप उन मे से 
किसी एक का झाश्रयण कर के दोनों की सम्प्रसारणसंज्ञा सिद्ध दो जायगी । 


अथवा केवल वाक्य की ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान छीजिय । उसमे दणविधि 
सिद्ध न होने का जो दोप कश है वद इछ नदी।। जैसे कोण या इयेन (वाज) से 
उत्पन्न बच्चे को भी उपचार से कोभा या इयेन कह देते हैँ उसी प्रफार 
सम्प्रसारण से निष्पन्न इक्‌ वर्ण भी सम्प्रसारण शब्द से च्यदाटत टो जायगा 
तो सम्प्रसारणाच्च से पूवैरूप तथा सम्प्रसारणस्य से दीवे सिद्ध हो जायगा । 

अथवा वाक्यों ओर पदों का पूरा प्रयोग न कर के उनके एकडेटा या 
झवयवो का प्रयोग भी करत देखे जाते दँ । असे शृद्दे प्रपिश इस पूरे वाक्य फे 
स्थान में केवळ प्रबिन का ही प्रयोग कर दिया जाश ठं 1 पिप्डी शुरक्ष्य के स्प्रान 
में केवळ पिण्डीम्‌ का दी प्रयोग हो जाता हृ । तपणे कुर के स्थान मे केरल 
तणमू ही पर्यागत समम लिया जाता है। पदो मे भी देवदच के स्थान में 
केवल दत्त और सत्यभामा के स्थान मे केवल भामा झा ही प्रयोग हो याया 
हे । इसी प्रकार यहां सम्प्रसारणनि{ताा , सम्प्रसारणनि {नस्य एन पर्दो के स्यान 
भें सम्प्रसारणात्‌, सम्यणारणस्य इस एक्देश का प्रयाग छया एला समझना 
चाहिये 1 सम्प्रसारण से तो निद नितन्न उणे छ पद सम्प्रसरणनिएन छ उसी 
का णुरग सम्त्रसारणारउ में सम्पपारणास्‌ दे। उससे परे पूरेसय एकार शाम 


ese जालाणणिकाणि 











ही च रि 
०२.१ sey २ ~$ जक = च र po र लि 
१, चाक्ने मया से या वी हर हा हाथ सर्धाररणात, रेग्लरिएम्य 
= + पक्कि क. कक 00 का 
रस नर डे में पायल को युवक pear 
क 


यै आ... = ब 
पा (७०७ चन क 
उग बहस 1, ६7 ईन नस. प 474 1 हिन हर क्सा 
= 


= ट्र मी ल्क क लक क 
है म तिम उन चावा «7 भद 517 1 


४२० ब्साकरणसहाभाष्य 


निवुत्तस्य विधि विज्ञास्यामः । सस्प्रसारणनिर्वुत्तात्‌ , सम्प्रसारणनिवृत्त- 
स्येति । 

अथवा आहाये सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति । सम्प्रसारणस्य 
दीर्घो भवतीति। न च वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां सत्यामेष निर्देश 
उपपद्यते । नाप्येतयोः कार्ययोः सम्भवोऽस्तीति तत्र वचनाद्‌ भविष्यति । 


अथवा पुनरस्तु वर्णस्य । नज चोक्तं वर्णसंश्ञा चेन्नित्तिरिति । 


नेष दोपः । इतरेतराश्रयमा्मेतच्चोदितम्‌। सर्वाणि चेतरतराश्रयाण्य- 
कत्वेन परिहतानि सिद्ध तु नित्यशाब्दत्वादिति । 


नेदे तुल्यमन्यैरितरेतराश्रयैः। न हि तत्र किंचिदुच्यते अस्य स्थाने 
~ ~ ~ द्धिसं भवन्तीति 9०" 
ये आकारेकारीकारा भाव्यन्ते ते वृद्धिसंक्ञा भवन्तीति! इह हि पुनरुच्यते 
इशू यो यणः स्थाने वर्ण; ख सम्प्रसारणसंज्ञो भवतीति । 

एव तर्हि भाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते। तद्यथा कश्चित्‌ कंचित्‌ 
तन्तुवायमाह अस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति। स प्यति यदि शाटको, 





है । सम्प्रसारणस्य मै भी सम्प्रसारण से निर्वृत्त वणे को सम्प्रसारण समझ कर 
उसे ही दीधे होता है । 

अथवा सम्प्रसारणाच्च और सम्प्रसारणस्य इन वचनों के सामर्थ्य से 
वाक्य की संज्ञा में भी इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा हो जायगी । अन्यथा 
वाक्य की संज्ञा में उक्त सूत्रों का निर्देश ठीक न बनने से तथा तद्विहित काये 
का असंभव होने से ये सूत्र व्यथ हो जायेंगे । 

अथवा वर्ण की ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान लीजिय उसमें भी दोष नहीं । 
वदद जो इतरेतराश्रय मात्र दोष कहा था वह शब्दों को नित्य मानने से न 
होगा। क्योंकि सभी इतरेतराश्रय दोषों का यह एक ही समाधान किया गया 
है कि शब्दों को नित्य माना जावे । 


ह इतरेतराश्रय दोष अन्य इतरेतराश्रय दोषों के समान नहीं है। 
क्योंकि चृद्धिरांदच इत्यादि संज्ञा स्थलों में किसी के स्थान में हुए कलाकार ऐकार 
सौकार की बृद्धिसेज्ञा नहीं कही गई है। यहां तो यण के स्थान में हुए 
इक्‌ की सम्प्रसारणसंज्ञा की जाती है हर एक इक वणे की नहीं । तो इक्‌ को 
नित्य सानने पर भी वह यण्‌ के स्थान में हुआ है यह नही जाना जा सकता । 


अच्छा तो सम्प्रसारण यइ भाविनी (आगे होने वाली) संज्ञा मान ली जायगी । 
यण्‌ के स्थान से वह इक्‌ दोगा जिसका नाम आगे सम्प्रसारण द्दोगा । ऐसा 


सप्तम भाद्विक ४२१ 


न वातव्यः। अथ वातव्यो, न शाटकः । शाटको वबातव्यइचेति बिप्रति- 
षिद्धम्‌ । भाविनी खब्वस्य संशा5भिप्रेता स मन्ये वातव्यो यस्मिन्नुते 
शाटक इत्येतद्‌ भवतीति। एवमिहापि ख यणः स्थाने भवति 
यस्याभिनिश्बुत्तस्य सम्प्रसारणमित्येपा संज्ञा भविप्यति । 


अथवा इजादियजादिप्रवृत्तिदचेव हि लोके छक्ष्यते। यजाद्यप- 
देशाज्ज इजादिनिब्वत्तिः प्रसक्ता । प्रयुञ्जते च पुनर्लोका इष्टम्‌ उप्तम्‌ 
इति। ते मन्यामहे अस्य यण. स्थाने इममिकं प्रयुञ्जते इति। ततर 
तस्यासाध्वभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वमन्वाख्यायते किति साधुर्भवति 
डिति साधुर्भवतीति । 





Se ०० ०० 





मानने पर कोई दोप नहीं होगा । जैसे कोई किसी जुलाहे से कट्दै फि इस सूत 
का शाटक (धोती) चुन दे। बह सोचता हं यदि शाटक हूँ ता घुनन की 
आवश्यकता नहीं। झर यदि घुनना हे ता क्षमी शाटक नही । शाटक घुन दे 
यह दोनों बाते विरोधी होने से केसे की जायंगी। तो फिर सोचता दे कि टस 
सूत को ऐसे छुन दे जिसके घुने जाने पर यद्द शाटक कहलायेगा। इसी प्रकार यहां 
प्यडः सम्प्रसारणे० में भी यण्‌ के स्थान से यह इक्‌ होगा जिसकी भागे 
सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । 


अथवा सम्प्रसारणसंज्ञा के विना भी लक म यज हज, वप उप रन दो 
प्रकार के धातुओं के प्रयाग दृष्टिगोचर होते हे । घातुपाद से केउल यज, वप्‌ 
का उपदेश हे उससे इज उप का प्रयोग नदी दोना चादियि । पर होता हवै मसे-- 
इष्टम्‌ यहाँ इज्‌ का। और उप्तम्‌ यहद उप्‌ का। इससे यण के स्थान मे 
इक्‌ का होना लोकमिद्र दे । इस लोकसिद्र यण के स्थान से प्रयुरा होने वाले 
इक्‌ की शास्त्र द्वारा सम्प्रसारणसंज्ञा कर के किन या 2: भे सम्प्रसारण फा 
प्रयोग साधु दे अन्यत्र असाधु दे यद्द चताया जाता है ।' 
१, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ग यथासग्य नियम से यपार ये हे भन भें आए एकार 
की, वकार के स्थान मे हए उशार मी, रेफ क स्थान में गए धारणी र 
तरार के रपान में हए छफ़ार की नम्प्रगारणमजा होती व रन £: 


*->/->>--> 





तह. छाए जक तरा; 3 + क ति य तिच्य डो प्र" र ५ र नदी 
(दुर, लर, एर्‌, तर, आम्‌) यहाँ गए में नगर सश थेरबान मे ए रद 
"~ क = क. क त यो 
प्रयय रूप इक की सम्प्रनारगसंना न रोगी लो हर से रद गाए देना हणा! 
दि हि लि १३ स्न्‌ > अक के ७ हल ys = ~ ~ ~ te 
सुभ्याम्‌ (दिव्‌, अयम्‌) न दिए स्त से वराई फे स्यान मे पा. उपर 


सम्प्रमारणसेजा होने पर यपि दिव्‌ के इकार को गणू होकर टह मे ईप 


४२२ ब्याकरणमहाभाष्य 


आद्यन्ती टकितो ॥१।१।४६॥ 


समासनि्देशोऽयम्‌। तत्र न ज्ञायते क आदिः कोऽन्त इति। 
तद्यथा अजाविधनो देवदत्तयज्ञदत्तावित्युक्ते तच न ज्ञायते कस्याजा धनं 
कस्यावय इति । 

यद्यपि तावल्छोक एप इष्टान्तः। दष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो 
निवतेको भवति । 


अस्ति वह कङ्चित्‌ पुरुषारम्भः ? 
अस्तीत्याह । 


टकितौ मे समास का निर्देश होने से यह पता नहीं लगता कि टित्‌ और 
कित्‌ म कौन आदि में होता है और कौन अन्त भै । जेसे--अजाविधनौ 
डेवदत्तयज्ञदत्ती यह समस्त वाक्य है । इसका अर्थ है - देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों 
बकरी शौर भेड़ धन वाले हैं । इसमें यह पता नहीं लगता कि किसका बकरी 
घन हे जोर किसका भेड़। दोनों के दोनों धन होने भी संभव हें । यहां 
सी टित्‌ कित्‌ दोनों ही आदि में और दोनों ही अन्त में हो जावे यह अर्थ भी 
सम्भव है । 

यद्यपि लोक में अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ यह दृष्टान्त है । फिर भी 
उस लोकिक दृष्टान्त की पुरुषारम्भ से यत्नविशेष से वाधा हो सकती है । 


क्या यहां कोई यत्न विशेष है ? 
हाँ है । 





he 


प्राप्त हता हे तो भी वह उत्‌ में तपरकरणसामर्थ्य से नदीं होगा। तपर का 
प्रयोजन वहा यही दे कि उकार हस्व ही रहे। अक्षद्वो (अन्न दू-औ ) में दिव्‌ 
के वकार के स्थान में हुए ऊठ्‌ की सम्प्रसारणसंज्ञा होने पर सम्प्रसारणाच्च से प्राप्त 
औ का पूर्वेरप एकादेश भी वार्णादाङ्ग बलीयो भवति इस परिभाषा बल से न होगा। 
उसके अनुसार वर्णसम्बन्धी पुर्वरूप शास्त्र से अङ्गसम्त्रन्थी अचि इनुघाठु० यदद 
उवड्शारत्र चळ्वान होगा तो पूवैर्य को वाथ कर पहले ऊठू को उवङ्‌ हो 
जायग! । फिर पूर्वेरप की प्राप्ति न रहने से कोई दोष न होगा। इस प्रकार 
सम्प्रभारणसंज्ञा में यथासंख्य सम्वन्ध बनाने के लिय ऋछक्‌ सूत्र में छूकार का उपदेश 
करना आवर्यक हो जाता €। वार्तिकक्रार द्वारा वहा लुकार का प्रत्याख्यान उस 
अवस्था में चिन्त्य वन जाता है । 


सप्तम शाह्विक ® 


rt 
AN 


कः । 
संख्याताचुदेशो ७५ 

उ नाम । 

को पुनष्रकितावाद्यन्ती भवतः ? 

आगसावित्याह । 

युक्तं पुनर्यन्नित्येषु नाम शब्देषु आगमशासनं रयात्‌ । न नित्यछु 
नाम शब्देमु कूटस्थरविचालिभिवणर्भ वितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
आगमङ्च नामापूर्वः शब्दोपजनः 

अथ युक्ते यन्नित्येए शब्देष्चादेशाः स्युः । 


वाढे युक्तम्‌ । दाव्दान्तरेरिह भवितब्यम्‌। तत्र शाव्द्रान्तरात्‌' 
शब्दान्तरस्य प्रातपत्तिर्युकता । 


आदेशास्तर्हमि भविष्यन्ति । अनागमकानां खागमकाः। तत्‌ 


कौन सा ? 

यथासँख्यमनुदेश समानाम्‌ यइ यथासंख्य का नियम । यदाँ शास्त्र म 
यतामत्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यत्नविशप से लोकिफ र्टान्त की चाधा हा 
जायगी तो टित्‌ कोर कित क्रम से आदि अन्न से समते जायेगा टिन 

~ ~ शे ७.० 

जादि म होगा आर कित्‌ अन्त म । 

क्रम से आदि अन्त में दने चाल घ रित कित्‌ कान ६ ? 

सागम टॅ । 

कया यह ठीक हे कि नित्य शाब्द मानते दए मागस शिप ताई । पया नित्य 
शब्दों में यणो को कृटस्थ (परिणाम शुन्य) अरिचाली ( अचर ) सथा नाण बडि 
विकार रहित नहीं होना चादिथे / क्रव्य होना चाहिय। श्शागन सो एक गये 
शब्द की वुद्धि का नाम है । उससे रद्द में साय हो कर नित्यग फस र गी । 

नित्य शब्द का मानत टुए आदेशों का होना भी परम डीर ४ ? 

सा तो दीस उ नादेला म पहल शोचा फो “गा पसरे पाट का प्याज ४0 
से पराग ही यदराता है पण्य नहीं एस लिये भाया पनन न पाडट मो सियो मे 
फो पाचा नहीं झारी | 

ताय नी शारए टी भान जय गायग । गामा शशश.  e 
रहिस गम्य फे स्थान में रागमश शरथाय इडा आगन सँहत डराई यश १५१४८ 


४२४ *्यांकरणमंहाभाणज्ये 


कथम्‌ ? संक्षाधिकारोऽयम्‌। आद्यन्तो चेह संकीत्येते। टकारककारा- 
विताबुद्राह्नियेते । तत्राद्यन्तयोष्टकारककारावितो संहे भविष्यतः । तत्रार्ध- 
धातुकस्येड वलादे रित्युपस्थितमिदँ भवति आदिरिति । तेनेकारादिरादेशो 
भविष्यति । 


एताबदिह सूत्रमिडिति। कथे पुनरियता सूत्रेण इकारादिरादेशो 
छभ्यः । 


ळभ्य इत्याह । कथम्‌ | वह्दुव्रीहिनिर्देशात्‌ । बहुब्रीहि निर्देशोऽयम्‌ । 
इकार आदिरस्येति । 


यद्यपि तावदत्रैतच्छक्यते वक्तुम्‌ । इह त कथम्‌, लुङ्लडङ्ल्ङ्‌- 
ध्वडुदात्त इति । अत्राणक्यसुदात्तग्रहणेनाकारो विशेषयितुम्‌। तत्र को 
दोष. । अङ्गस्योदात्तत्वं प्रसज्येत । 


नेप दोपः | त्रिपदोऽयं बहुत्रीहिः । तत्र वाक्य एवोदात्तग्रहणे- 
नाकारो विशोष्यते । अकार उदात्त आदिरस्येति । 





दो जायगा । बह कैस ? आन्तौ टकितौ इस सूत्र को परिभाषा न मान कर संज्ञा- 
थिकार म होने से संज्ञा सूत्र मानगे । आदि अन्त यहाँ कहे ही हें । इत्संज्ञक टकार 
ककार सी पढे हैं, तो सूत्र का अथे होगा- आदि की टित्‌ और अन्त की कित्‌ संज्ञा 
होती है। संज्ञा संज्ञी का बोध करा कर स्वयं निवृत्त हो जायगी । उस से 
आधेधातुकस्येड्‌ वळादे. में इट्‌ टित्‌ होने से आदि की उपस्थिति हो जायगी तो इकारादि 
आदेश सिद्ध हो जायया । 


केवळ इट्‌ इतने वचन 
जायया । 


De 


से इकारादि आदेश होता हे यह केसे समझ छिया 


इट्‌ में इकारः ट्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य ( इकार हे आदि म जिसके ) इस प्रकार 
बहुब्रीदि समास मानने से इकारादि आदेश समझ लिया जायगा । 


इट्‌ म यद्यपि बहुत्रीदि मान कर काम चळ जायगा तो भी लडलइलडक्ष्वडदात्त 
यहा अट्‌ म कस होगा । अद्‌ म अकारः ट्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य इस प्रकार बहुन्रीदि 
हान स अकार का विशेषण उदात्त न हो सकेगा तो अङ्ग को उदात्त स्वर प्राप्त 


होगा । 


कोई दोप नहीं । अड्डदात्त: यइ त्रिपद बहचीहि दै । सौत्र निर्देश होने 
विशेषण पग उदात्तका पर निपात है । यहाँ अकारः टू अर्थात्‌ आदि उदात्तः अस्य । 


सक्षम आहिक ४२५ 
यत्र तहीनुदृस्यैतद्‌ भवति-आडजादीचासिति । 
चक्ष्यत्येतद्‌- अजादीनामटा सिद्धम्‌? इति । 
अथवा'यत्तावद्य सामान्येनोपदेप्डुं शामनोति तत्तावद्पदिदाति । 


प्रकर्ति ततो वलाद्यार्थघाहुकै ततः पश्चादिकारम्‌ । तेनायं विशेषेण 
शब्दान्तरं समुदाय प्रतिपद्यते । तद्यथा खदिरिवर्दुरयोः खदिरवर्दुरौ 





इस प्रकार अकार ,का विशेषण चनायंग ता अथ होगा- उदात्त अहार ६ छादि 
सें जिसके ऐसा आदेश होता'ह। उस अवस्था म सद्ग को उदात्त न होगा । 


जद्वां आडजादीनाम्‌ इस उत्तर सूत्र मे बाद को उदात्त करने के लिये उदात्त 
ग्रहण की अनुवृत्ति इष्ट हे वहाँ अडा, इस समास मे पड़ा हुआ उदात्त अण 
केसे अनुवृत्त होगा ? 

आडजादीनाम्‌ के लिये उदात्तग्रदण की अनु चि लान की आवश्यकता 
नहीं । क्योकि वहीं अजादीनामटा सिद्धम्‌ इस बचन दारा आउजादीनाम उस सूत्र 
का खण्डन कर दिया हे । इस लिय उस सुत्र के न होने से तद उगात्तप्रहण 
का कोई प्रयोजन नही रहता । वहाँ यइ हग कि अजादि धातक्षा म भी 
अद्‌ के आगम से ही कास चल जायया, आर नागम विधान बरना व्यथ हे । 

अथवा इस सूत्र को यदि परिभाषा ही मार्ग ता नी घार्घ्दो में क्षनित्यगा 
नहीं भाती । क्योंकि आचाय पाणिनि सामान्य टंग से जिस शप्द का उपदेश 
कर सकते है उसका क्रमशः उपेत करते १1 पदले प्रति नर्थात्‌ भृ भातु का 
फिर वलादि आधेनातुक तन्पा प्रत्यय का शेर उसके चाङ देण रूप एकार 
का। इस तरह उपदिएट हुआ नदए समुदाय पदछ से ।नन्न वि. य दाचदान्ार 
बनता जाता हृ । भरितब्यम्‌ म पहले भू शब्द, फिर भूखण्य घच्द सीर गिर 
भवितध्य राच्द का अलग २ उपदेश पे । (यद साउत्यान्यात्यान फा उत आज 
है, व्यवन्थित तच्च में एकार अवय वराया नदी राना, यश नंण्य के प्रसा 
मै दृतग्य साधु दै यदी शास्त्र पा भयोयन १, गज्दानार निपाति नही 1) पस छोड़ 


= 


सदिर ( खैर ) थोर प्रचुर (याल) सुधा को सातान्परप से पो रा उनात 


शोर छट पत्तो लाला कद कर फिर फेयर गडिर पा के देवडा दूसरी गा राय 
* आ. ७. क न ™ शी ति 
सत्ताद कहे चो यहा रादिर उन दोनो मे एम पटत एग्पारार रा नाउ ते गोर शोर 


क. = = क क क = ~ [a x 
कोर छ'ट पत्ता कशा समानता स यूर ह साप घाना शग न म एट म 


a = क = हि 

फुट फी दिपमता फे छार बार मे प्र म्ह उच्य दिए र्म 
ह ed त्‌! ज्य उ ~> = टू + 008 5० टं ~ डा आया. कवा EF चक छुट ङ्‌ हि म 
याता ८ } फट ५३३ उप र ह SR At ६. x ge {$ १ 1 डव का 


४२६ न्याकरर्णमहासाण्ये 
गोरकाण्डी सक्ष्मपर्णा । ततः पदचादाह कङ्कटवान्‌ खदिर इति । तनासौ 
विशेषेण दरब्यान्तरं स्चुदायं प्रतिपद्यते । 

अथवा एतयाबुपूब्यी भ्य शब्दान्तरमसुपद्शिति | प्रकृति, ततो वला- 
द्यार्थधातर्क, ततः पइ्चादिकारं, यस्मिस्तस्यागमवुद्धिभवति । 


टक्षितोरादन्तविधाने प्रत्ययप्रतिपेधः | 


टकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययस्य प्रतिपेधो वक्तव्यः । प्रत्यय आदिः 
रन्तो वा मा भूदिति । चरेष्टः । आतोऽडुपसरगे क इति। 


परवचनात्‌ सिद्वम्‌ । 
परवचनात्‌ प्रत्यय आदिरन्तो वा न भविष्यति । 
प्रवचनात सिद्धमिति चेन्नापत्रादत्वात्‌ | 
परचचवात्‌ सिद्धमिति चेन्न, कि कारणम्‌ । अपवादत्वात ! 





नया कङ्कट उसमें नटी ल्याया जाता वटिक कडन का ढंग दी यहद है कि दोनों में 
खदिर कद्रट वाला हे । उसी प्रकार भवितव्यम्‌ में इकार के. उपदेश वाला 


भवितव्य शब्द पहले उपदिश भू. भूतव्य शब्दां से पृथक स्वतन्त्र दाव्दान्तर 
समझा जायगा ! 


अथवा आचाय पाणिनि पहले घालु, फिर प्रत्यय, फिर इद्रूप इकार की 
आपूर्व क दंग से मिनन २ अखण्ड गव्दो का ही कल्पित खर्डा द्वारा 
उपदेश कर रद हैं यह समझना चाहिये । वोधक भ्रयोगस्थ शब्द की अपेक्षा 
ये टाव्दान्तर हँ । सत्यगवय के प्रतिपादनाथ रेखागवय के तुल्य हें । इस तरह इकार 


में कल्पित आगम ठुद्धि होने पर भी अखण्ड शब्द की नित्यता अक्षत रहती हे! 

टित्‌ कित्‌ को क्रम स आदि अन्त करने में प्रत्यय का निषध कहना 
चाहिये । जिससे चरेट., आतोऽनुपसर्गे कः यहाँ ट और क टित कित्‌ प्रत्यय आदि 
अन्त में न द्वार । 

प्रत्ययः, परद््च के अधिकार से ट क प्रत्यय दित्‌ करित होने पर भी घाठु 
से परे हॉग । आदि अन्त मे नहीं होंगे । 

यह सूत्र अपवाद होने से परश्‍च को वाध लेगा तो टित कित. प्रत्यय भी 
आदि अन्त म प्राप्त होंगे । लसे मिदचोन्त्यात्परः यइ सूत्र स्थाने योग पी स 


रै 


सप्तम थाड्िक ४२७ 


अपवादो ऽयं योग! । तदयथा मिदचोन्त्यात्परः इत्येष योगः स्थानेयोंगत्वस्थ 
प्रत्ययपरत्वस्य चापचाद्‌ः । 

विषम उपन्यासः । युक्तं तत्र यदनवकादं मित्करण स्थानयोगत्य 
प्रत्ययपरत्वं च वाघते । इह पुनरुभयं सावफादाम शाम्‌ कोऽवकाशः । 
टित्करणस्याबकादाः-टित इति ईकारो यथा स्यात्‌। किन्करणस्याचकाठाः- 
कितीत्याकारळोपो यथा स्यात्‌ । 


प्रयोजनं नाम तद्‌ वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चायं 
नियोगत्तः परः स्यात्‌ तत पतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ । कुतो नु स्बल्वेतत 
टित्करणादये परो भविष्यति न पुनरादिरिति। किन्करणाच्च परो 
भविष्यति न पुनरन्त इति। डितः खल्वप्येप परिहार., यत्र नास्ति 
संभवः यत्परर्च स्याद्‌ आदिइच । कितस्त्वपरिदहारः, अस्ति हि खभवो 
यत्परङ्च स्यादन्तरूच ! तत्र का दोष । 'उपसमे घोः किः'। आध्योः 


mee ०० Aas Yen अत 





सस्वदध अलोऽन्त्यस्य इस सूत्र को आर "रश्च सूत्र को नुम्‌ अम्‌ आदि में 
अपवाद होने से वाध लेता है । 

सिदचोऽन्त्यात्पर, का अलोन्त्य सूत्र तथा पर्य्य सूत्र को याघ लेनांतो 
ठीक है । क्योंकि वह जनवकाद है । अलोन्त्य सूत्र तवा परइच सूत्र के पिपत 
को छोड कर ओर कहीँ लग नहीं सकता । यहां ता रिन्‌ किन दाना सारकान 


हें । टिन्‌ दोने से कुरुचरी में टिटूटाणजून से टीप हो सकता हे । ओर कित 
होने से गोद; में आतो खोप इटिन से क्षाकार का लोप हो सकता ह । गमे 
नुस्‌ अम्‌ आदि में मकार मिदचोनयागर' के लिये टी लगाया है उसमा 


CE? 


ओर कोई प्रयोजन नटी, येसे ट और क मे थिन्‌ कित यदि आन्तौ 
लिये ही हगाया होता तो ननपफाण होने से प्रत्यववरत्य को याध फरटक भी 
छादि शन्त म हो जात । 
बसी चीज दा प्रयोगन यह पाना याय गा नियम से 11 पडि 
नियम से ट क प्रत्यय घाउ से परे प्रा थाई सो दिए विव शीकर दग! 
दीप्‌ क्षौर घाट प होना प्रयोगन थन सरा” 2 परटक प्रस्यय ख थिति 
सरन पर भी परे ही दया हो, र की यापन मै ME लमा 
में दयो न एो। उसमे की फेरा गटा का "६ कार पठ साया प्राग 
ने मे रोय सागा ददेत उस का एश खाद 


सय दिए यो ही क्यार 


ए दाना कोर काट मा एनी सरन 


५. 


जज 
> र $ क्ट शारी १४ कनै 
चा! फन क्त नट bs ग्र i 4 Rei १२ पृ TR चुर ब्र हृ ४ ३२ उर ह = १ ५ 1 


४२८ व्याकरणस हा भाष्य 
ध्योः । *नोड्धात्वोरि'ति , प्रतिपघः प्रसज्येत । 'टितरचाप्यपरिदारः, 

स्यादेव ह्ययं टित्करणादादिः, न पुनः परः 

क्क तर्हदानीमिदे स्यात्‌ । डित ईकारो भवतीति । 

य उसयवान्‌ गापोष्रगिति । 

सिद्ध तु पप्ठयाधिकोर वचनात्‌ । 

~ ~ ०, ७ क जे 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । -पण्ठ्यधिकारेऽये योगः -कर्तन्यः । आद्यन्ती 
-टकिती पप्ठी निर्दिष्टस्येति । 

आद्यन्तयोवी पष्ठवर्थत्वात-तदभावेऽसम्प्रत्ययः । 


आद्यन्तयोवरी पष्ट्यर्थत्वात्‌ तदभावे पष्ठ्या अभाचे असंप्रत्ययः 
स्यात्‌ | आदिरन्तो वा न भविष्यति । 





कित्‌ के अन्त सें होने से क्या दोष है? आव्यो प्रध्योः यहां उपसर्ग थोः हिः 
से प्रत्ययान्त आधि प्रधि शब्दों में कि प्रत्यय के कित्‌ होने से वह धा 
घातु से परे न हो कर उसका अन्तावयव होगा तो घि यह शव्द धातु बन 
जायया । 'उससे ओख विभक्त "परे" रहते यण "हो कर उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ से 
प्राप्त विभक्ति ' स्वर का नोड्धात्वो से निवेध' ग्राप्त “होगा | ' कि प्रत्यय 'को 
थातु से परे मानने पर ता धिके धातु न होने 'से उक्त दोष -नेंही 'आता । 
वस्तुत. देखा जाय तो टित्‌ का भी पूर्ण समाधान नदी हो सकता। ' उसे-भी 
आदि मं होने से लाप 'नहीँ रोक सकते ।- टित्‌ प्रत्यय टित्‌ 'होने के कारण 
आदि में क्यों न हो। परे ही क्यों हो। टित्करण से उसे आदि में “ ही होना 
चाहिये, परे नहीं । 

टिन्‌ "प्रत्ययां से टिन्करण से होने वाळा : टिड्ढाणन्‌ " से “ढीपू फिर 
कहा होगा ? 

जहां टित्‌ किन्‌ दोनो अनुवन्ध छगे-हें चरां कित्‌- के कारण अन्तावयव 
“हो कर टित्‌ के कारण टिड्ढाणन्‌ से ढीप होना चरिताय--हो सकता है ।" जैसे 
-गापोष्टक्‌ में टक प्रत्यय कित्‌ होने के कारण तो-गा पा धातुओं के अन्त में 
“हो जावे और टित्‌-के कारण वहां टिड्टाणन्‌ से डीप हो जावि । 

पन्टी रथानेयोगा के अधिकार में इस सूत्र 'को कर देने से कहीं दोष 
न होगा । “जहां पळी . विभक्ति “का निर्देश होगा वहीँ ,टित्‌ कित्‌ “आदि: अन्त 
मे होंगे । चरे", आतो नुपसर्मे क “इन प्रत्ययो ` में पञ्चमी 'का निर्देश हैं, परी 
न हवोग।''या” आदि -भस्त 


ते 
'का नहीं इस ल्यि टित कित प्रत्यय आदि अन्त से 


“सप्तम साद्विक २२९ 


युक्तं पुनर्यच्छव्दनिमित्तको तासार्थः स्यात्‌ । नार्थनिमित्तकेन 
नास शब्देन मवितव्यम्‌ । 


अर्थनिमित्तक एवं दाब्दः । तत्‌ कथम्‌। आद्यन्ता पप्ख्वर्था । 
% ~ ~ तवोरभावे 
नेवात्र पष्ठी पश्यामः । तेन मन्यामहे आद्यन्तावेवाच ल स्तः । तयोरभाद 


पप्ट्यपि न भवतीति । 


थ पप्ठी विभक्ति के ही 
अन्त अर्थ भीन होगे! 


। इस छिय जहाँ पळी न होगी वहाँ आदि 


अथे 


क्या शब्द के कारण अर्थ का प्रयोग मानना टीऊ हें? अर्थ के कारण 
शब्द का प्रयोग होता इ क्या यह सिद्धान्त न मानना चाहिय। आप पळी 
विभक्ति रूप शब्द के कारण य्वद्यन्त रूप अर्थ फा प्रयाग कस मानते हैं । 


राव्दो निमित्तं यस्य स शब्द 


दनिमित्तकः । शब्द के कारण होने वाळा। दसी प्रकार 


'अर्था निमित्त यस्य सः अर्थनिभित्तक" 1 अथ के कारण होने वाला । 


अथै के कारण ही शब्द का प्रयोग होता हैं यह सिटान्त हम भी मानग । 
सो केस ? आदि और अन्त पष्ठी विभक्ति के अथ हे । नरेट', आानोनुपममे 


कः में पळी ह नहीं, तो हम 
पळी विभक्ति नहीं हुई ।' 


समझेगे यहा नाढि आन्त क्षय दी नहीं रोगे तभी 


१, चरेष्टः उस ट प्रयस क विधान म पर्न संत का करार हनन 
चेर यह पञ्चमी ही समझी जायगी, पाठो नरी। एग थिमि क्षायन्ता टफिती 


वी उपस्थिति न हो कर ट 


भी यापा,, घीडिशाल्यो अवसवावयविनाव से पोटी न सस्य पा निला यु" 


अनन्तरान्‌ विधीन्‌ वाधन्त 
अपन स समर्तर आत पगा 


खमन उल हो पर 
सरेष्टः घानाऽनुपसगे क 


न निरस. ग "| ०7२. 


1000 


क + ० oe हि = 
पपन, पर्द दई द्‌ ४५४ 1५६१७ पी 


क 


की 20 * < cy बन = तल 
ली पिन फान फाव, 


~ 
ype १ ee 
UT. [| क ४. | ५ ^ f 


प्रस्य पर री दोया। गायाएक यीदियायाईक गर; 


र नर न्यं जरा 

नांगराने टस ना से नायन्ता टी का यका 
७ की. ® ~ - 

स्टानयाग पळा त सन्त, सभ्य तनना ए र 


नत पा परश्च एम 17 ४ छु त 


फो जा प्रसार ८ बा पन न गयालल 


डे 


= काक 1 श्र 
क्यू न इफ 


we 
क 
भू 


४३० च्याकरणसद्दाभान्य 


मिदचाऽन्त्यात्परः ॥१॥१॥४७॥ 
किमर्थमिदसुच्यते ? 
मिदचोन्त्यात्परः स्थानपरप्रत्ययस्यापवादः | 


मिदचोन्त्यात्पर इत्युच्यते । स्थानेयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य 
चापवादः । स्थानियोगत्वस्य तावत्‌ । कुण्डानि वनानि । पयांसि यशांसि । 
प्रत्ययपरत्वस्य । भिनत्ति छिनत्ति । 

भवेदिदे युकतस्रुदाहरणम्‌-कुण्डानि बनानि। यत्र नास्ति संभवो 
यद्यमचोन्त्यात्परश्च स्यात्‌ स्थाने चेति । इदं त्वय॒क्तस्‌-पयांसि 
यशांसीति । अस्ति हि संभवो यदयमचोन्त्वात्परश्च स्यात्‌ स्थाने 
'चेति । 

एतदपि युक्तम्‌ । कथम्‌ । नेवेशचर आज्ञापयति नापि धर्मसूज्ञकाराः 





यह सूत्र क्यों बनाया हैं ? 


द्‌ सूत्र इस छिय बनाया है कि स्थानेयोग घी से सम्बद्ध अलोन्त्यप्य 
सूत्र का कौर परञ्च सूत्र का अपवाद हो कर वाधक हो जावे! जैसे-- 
कुण्डानि वनानि। पयासि। यज्ञासि। (कुण्ड चन पयस्‌ यशस्‌-जस्‌ शास्‌) यहां 
नपुंसकस्य झलचः से हुआ चुस्‌ का आगम सित्‌ होने से अलोन्त्यस्य को बाध 
कर कुण्ड आदि के अन्तिम अच से परे होता है । प्रत्ययपरत्त्र का उदाहरण 
जसै भिनत्ति, छिनत्ति। ( भिनदू छिनदू-लदू तिप्‌ ) यहाँ रुधादिभ्यः इनम्‌ से हुआ 
दनम्‌ प्रत्यय मित्‌ होने से प्रत्यय परइच को बाघ कर भिदू छिदू के अन्तिम 
शच से परे होता हे । 

कुण्डानि वनानि यह उदाहरण तो ठीक है यहाँ एक साथ कुण्ड के 
अन्तिम अछू अकार के स्थान मे और उसी अन्तिम अच्‌ अकार से परें 
नुम्‌ का होना सम्भव नही । इस लिये अलोन्त्य को वाध कर मिदचोन्त्यात्यरः 
हो जाते । परन्तु पयासि यथासि यह उदाहरण ठीक नहीँ । यहाँ एक साय 
पयस के अन्तिम अल्‌ सकार के स्थान सें और अन्तिम बच यकार के 
अफार से परे चुम का होना सम्भर है इस लिये मिद्चोन्त्यात्परः से अलोन्त्य 
की बाधा न हो कर अलान्त्य सूत्र से सकार के स्थान मे ही जुम्‌ प्राप्त 
होता हे । 

पयासि यासि यद्‌ उदाहरण भी ठीक दे! क्योंकि अपवादों से उत्सर्ग 


सक्षम भादिक ४३१ 


क 


पठन्ति अपतादैरुत्सर्या वाध्यन्तामिति । कि तहिं। लोकिकोड्यं दृष्टान्त; | 
लोके हि सत्यपि संभवे वाघनं भवति । तद्यथा ब्रा्णभ्यो दघि दीयतां 
तक्र कीण्डिस्यायति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदान निवर्तकं भवति । 
पचमिहापि सत्यपि संभवे अचामन्त्यात्परत्वे पण्डीस्थानेयागत्वं 
वाघिष्यते । 


अन्त्यासूर्वा मस्जेमिदनुषङ्गसयोगादिळोपार्थम्‌ । 


अन्त्यात्पूर्वो मस्जेर्मिद्ठ क्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌ । अलुपन्नसंयोगादि- 
लोपार्थम्‌ । अङुपङ्गलोपार्थ संयोगादिलोपार्थे च । अङुपङ्गळोपार्थे ताबन्‌। 
मग्नः । मग्नव(न्‌ । खयोगादिलोपार्थम्‌ मङ्क्ता मङक्तुम्‌ मङ्क्तव्यम्‌ । 








वाघे जाते हे यह लोकव्यवहार सिद्ध बात हे इसके ल्यिन तो राजाओं है 
ओर न ही धर्ममास्त्र बनाने चाले कोई बचन पटत रै । लेक मे सम्भव 
होने पर भी बाधा होती है। सखे सब ब्ाद्मणो को दही देखो फिन्तु कौणिउन्य 
कुण्डिन गोत्रज ब्राहमण को तक्र (लस्सी) देम एसा कहने पर कौण्डिन्य को दडी देने 
का सम्भव होने पर भी तक्र ही दिया जाता है। तफ कडन से द का 
देना रुक जाता हे । इसी प्रकार ण्यांसि यदाग यहाँ खळोन्य का सम्भव 
होने पर भी मिदचो से उसकी बाधा दो जायगी ना अन्तिम अच से परे 
ही नुम्‌ दोगा । 

मस्न धातु में मित आगम को अन्तिम अक्षर से पू काना यादय । 
जिससे सनुपद् अर्थात्‌ नकार कालाप कोर सेचागादि सरार का कोर सिए 
हो सफे। अनुपद्ग जैसे - मग्न. मग्नयान। (मस्त का, पतयते) यडा मर धानु 
से क्त क्तवतु प्रत्यय पर होने पर मसएजनमोद स एभा नस्‌ का चागम 
मस्त के अन्तिम अक्षर जझार से पूर हो जाएगा तो असनत दो पर नरार 
के उपधा में आ हानि से अनिदेलां ता उपाय” से नसार छा नोय सिद्ध दे 





जाता हे । साव डी सकार के संयंगादि हो जानि से रहे नपन मे उदार 
फा टोप भी सिद्ध हो ताता 0 । आटे सयोयाडिरोष दा उडा ~ 
मरक्‍सा मासूम मापनमाम्‌ । मस्द तट, सुरन, गोण्या, सया. नसम” छम 
स्थिति म सरार फे सयोगाडि हा गाने ख र 
होप सि” हो जागा! 


४३२ व्याकरणमहाभाष्य 
भर्जिमच्योइच | 
भर्जिमच्याइचान्त्यात्पूर्वा मिद्वक्तव्यः । भरूजा मरीचय इति 1 
स तहिं वक्तव्य: । - 


न वक्तव्यः । निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌ । .भरूजाः 
शब्दो 5ल्गुल्यादिपु पठ्यते । मरीचिशब्दो वाह्वादिपु । 


कि पुनरयं पूर्वान्तः, आहोस्वित्‌ परादि , आहोस्विद्सक्तः । 
कथे चायं पूर्वान्त स्यात्‌ , कथं वा परादिः कथं वा$भक्तः । ` 


यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः | अथादिरिति वर्तते ततः परादिः । 
अथोभय निदुत्त ततो «भक्त; । 





भज और मच धातुओं में सी मित्‌ को अन्तिम अक्षर - से पूर्व कहना 
चाहिये । जैसे--भस्जा मरीचयः । ये उदाहरण हें । भरूजा मे भज्‌ धातु से 
अच प्रत्यय परे होने पर लघूपघयुण हो कर औषादिक ऊम्‌ का आगम खज के 
अन्तिम अक्षर जकार से पूर्व हो जायया तो भख्जा सिद्ध हो जाता है। 
मरीचि में मच धातु से इ प्रत्यय परे रहत औणादिक ईम्‌ का आगम मच के 
अन्तिम अक्षर चकार से पूर्व हो जायगा तो मरीचि शब्द सिद्ध हो जाता है । 


भर्जिमच्योश्व यह वचन क्या कह दिया जाय ? 


इस वचन की कोई आवश्यकता नहीं 1 -भख्जा मरीचि ये दोनों शब्द 
निपातन से सिद्ध हो जायेगे । क्या निपातन हे? भरूजा- शव्द तो अङ्गुल्यादि- 
भ्यप्ठ्क्‌ इस सूत्र के- अइ्गुल्यादिगण में पढ़ा गया है। मरीचि शब्द वाहा दिभ्य! 
इस सूत्र के, वाह्वादिगण म । गणपाठ में पठित होते स दोनों; शब्द , निपातन 
से सिद्ध मान जायेगे । 

क्या यह मित्‌' का आगम' पूरय का! अन्तावयव होता है या पर का' 
आदि अवयव, या 'जसक्त अर्थात्‌ 'दोनो में 'से किसी का भी नवयव 'नही 
होता? 

केस तो यह पूर्व का अन्तावयव हो सकता" दे कैसे पर का थादि 
अवयव और केस अभक्त किसी का भी अवयव नहीं । है 

यदि आयन्ती टकितौ इस पूवे सूत्र स यहां अन्त की असुवृत्ति काँ ता 
पूव का अन्तावयव हो सकता हे । यदि आदि-की -अनुवृत्ति,छात्वे तो पर का आदि 


सप्तम आह्निक ४३६ 
करुचाच विशेषः । 
अभक्ते दीध॑नलोपस्वरणल्वानुस्वारशीभावा: । 


यद्यभक्तो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि चनानि । 'नोपश्चायाः 
सर्वनामस्थाने चासम्बुडावि'ति दीघेत्वं त प्राप्तोति । दीघ ॥ नलोप- 
नलोपरच न सिध्यति। अग्ने जी ते वाजिना त्री पस्था । ताता 
पिण्डानाम्‌ । "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'ति नळोपो न प्राप्नोति। न- 
लोप ॥ स्वर-स्वरश्च न सिध्यति । सर्वाणि ज्योतीपि । 'सर्वस्य सुपी'- 
त्याद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति। स्वर।। णत्व-णत्वं च न सिध्यति | सापगापाणि । 
व्रीहिवापाणि । पूर्वान्ते प्रातिपदिक्रान्तनकारस्येति सिद्धम्‌। परादी 


अवयव । और यदि दोनो में से किसी की भी अनुवृत्ति न लाघ तो अभएत टा 
सकता है 1 
इन तीनों पक्षा मे क्या विशेष है ? 


अभक्त पक्ष मानने पर दीव, नलोप, स्वर, णत्व, अनुस्वार और भीभाद 
सिद्ध नहीँ होते । कुण्डानि वनानि यहाँ जुम्‌ के अभक होने से नान्त झा 
न होगा तो नोपधायाः की अनुवृत्ति से सर्वनामस्याने चामग्दुरौ सूत्र से उउधा- 
दीर्घे नहीं प्राप्त होता । ता ता पिण्डानाम्‌ चहाँ तानि के सुगान में येदि 
व्यत्यय से ता यह रूप होता हे । भिइतन्उसि बहुलय से शिका लोप मो कर 
तान्‌ इस अवस्था में जुम्‌ के अभरत होने से प्रातियदिरान्त नार न द्रया 
तो नलोपः प्रातिमदि० से नकार का होप नहीं प्राप्त शोता! सा, यहाँ नम 
के क्षभक्त होने से उसका व्यजघधान दो जायगा तो सररव्द से पर अस्यपािन 
सुप्‌ न मिल्ने से सर्वस्य सूपि से छाएुदात्त स्थर नहीं प्राप्त होता । मायया 
ब्रौहिवापाणि यहाँ जुम्‌ के अभक्त होने से प्रातिपेदिकान्त नफार न होणा नो 
प्रातिपदिकान्तनुमविभकितपु च से णत नहीं प्राणा दाणा डस शिखे गाण 
सें नुम्‌ अहण करना होणा । पूर्उाला पञ्च मेसो प्रानियदिक् मे जन्त से मदार 
हो जाने से प्रातिपदिकान्स काने से ही पा सिए द। पर्यापर न मा 





कन. न 


कै. 
१. यदि परो यस्सात्रत्ययदिदिर्ताशीदि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ 22 » 7 “१,727 


दियर डा पक कलक टक कक भ्‌ चु नक शक > फा 

रादादिवधर्न स्यादिनमथेस एम बचना दाग सूत्र "एप 3 ककती जा ली 
= भः ri 3 चतन न्‌ रद टा ~ पूर्ण कु हक 

मुम्‌ फ अनला रीत पर नए पणडान दनान अ होइन वरन्‌ 3 ना प्र 


क. कि 1 Te गप 
घन जायेगे सब तो यर दत न होगा । 





४३४ ख्याकरणसद्दालाध्य 


विभक्तिनकारस्येति । अभक्ते चुमो त्रहणं कर्तव्यम्‌। न कर्तेव्यम्‌। 
क्रियते एतन्‌ न्यास एव । प्रातिपद्कान्तलुमविभक्तियु चेति। णत्व ॥ 
अनुस्वार-अनुस्वाररच न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः । 'मोज्ुस्वारो 
हली'त्यजुस्वारो न प्राप्नोति। मा भूदेवम्‌ । “नश्चापदात्तस्य झली त्येवं 
भविष्यति। यर्स्ताहे न झल्परः । वहंलिहो गोः । अभ्रेलिहो वायुः । 
अनुस्वार॥ शीभाव-शीभावद्च न सिध्यति । पुणी जतुनी तुस्बुरुणी । 
नपुसकादुत्तरस्योङः शीभावो भवतीति शीभावो न प्राप्नोति । शीभाव ॥ 


एवं तहि परादिः करिष्यते । 
परादौ गुणवृद्धवोत्वदीधनळोपाचुस्वारशीभाव नकारप्रतिषेधः । 


यदि परादिः शुणः प्रतिषेध्यः । अपुण जतुने तुम्बुरुण । धेङिती'ति 
सुणः प्राप्नोति। शुण॥ वृद्धि-ब्वद्धिः प्रतिषेध्या । अतिसखीनि घ्राह्मण- 


विभक्ति का अवयव हो जाने से विभक्ति कहने से णत्व सिद्ध है। उन दोवों 
में जुम्‌ अहण नहीं करना पड़ता। यदि कहो प्रातिपदिकान्तनुस्‌ विभ० सूत्र 
में जुस्‌ ग्रहण कर ही रखा है तब तो यह णत्व का दोष न होगा । द्विपन्तपं. 
परन्तप यहाँ झुम्‌ के अभक्त होने से मान्त पद न होगा तो मोनुस्वार से 
अनुस्वार नहीँ प्राप्त होता । यदि कहो मोनुस्वारः से न सद्दी, नङ्चापदान्तस्य 
झलि से अनुस्वार कर लेंगे तो वहलिहः अभ्रेलिहः यहां लिह के लकार के 
झळ न होने से झल परेन होगा तो नझ्चापदान्तस्य० से भी अब्ुस्वार नहीं 
प्राप्त होगा । त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहाँ नुम्‌ के अभवत होने से उसका 
व्यवधान हो जायगा तो नपुंसकाच्च से जोड़ को शी आदेश नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर सित्‌ को परादि मान लेवे । 


मित्‌ को पराडि सानने पर गुण, वृद्धि, कोच्च, दीर्घ, नलोप, अनुस्वार 
और शीभाव मे नकार का प्रत्विध करना होया । त्रपुणे जतुने तुम्बुरुण यहा 
चुम्‌ परादि हो कर डे विभक्ति का अवयव हो जायगा तो त्रपु आादि को 





१. द्विषन्तपः यह उदाहरण तो परन्तप. के प्रसङ्ग से कह दिया है। इसमें 
सुम्‌ को अनुस्वार की अप्राप्ति का दोप नहीं है । क्योंकि द्विपत्र शाब्द को हुआ सुम 
का आगम उन्मध्यपतितस्तद्इणिन गृह्यत इस न्याय से द्विषत्‌ के ग्रहण से 
गृद्दीत हो जायगा । द्विपम्‌ इस के मान्त पद वन जाने से मोऽनुस्वारः सिद्ध दै । 





सप्तम आहिक ४३५ 


कुलानि। सख्युरसंबुद्धौ इति णिच्च अचो डिणती'ति वृद्धिः घाप्नोति । 
बृद्धि ॥ ओस्व-और्वं च प्रतिपध्यसं । तपणि जतति तम्बुरुणि । 
इ्ढुदूभ्याम्‌ औदच्च घेरि'ति ओखर प्राप्तोति। ओच्च । दीवे- दीर्घत्व 
च न सिध्यति। कुण्डानि चनानि । नोपधायाः सर्घनामस्थान चासम्बुडी' 
इति दीधत्वं न प्राप्दोति । मा सूदवम्‌। "अतो दीघो यञ्ञि उुपि 
चेत्ये'वं भविष्यति। इह तर्हि अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि त्राह्मणकुलानि। 
दीघ । नलोप-नलोपश्च न सिध्यति । अग्ने त्री ते वाजिना ची पस्था । 
ता ता पिण्डानाम्‌। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यति गन्तस्येति चलोपो न प्राप्नोति। 
चलोप । अजुस्वार-अनुस्वाररच न सिध्यति । द्विपन्तपः परन्तपः 
'मोन॒स्वारो हली'त्यघुस्वारो न प्राप्नोति। मा भदेवम्‌। "नश्चापदान्तस्य 
झली'त्येव भविष्यति । यस्तर्हि न झल्परः । बहंलिहो गोः । अम्रलिहो 
वायुः । अनुस्वार ! शीभावे नकारप्रतिपेधः। शीभावे नकारप्रतिपधो 
वक्तव्यः । त्रपुणी जतुनी तम्बुरुणी । खनुम्कस्य शीभावः प्राप्नाति । 


घेडिति से गुण प्राप्त होता हे उसका निपेध कहना होगा। सखागमनिकान्तानि 
अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि यहां जुस्‌ परादि हो कर जस्‌ विभक्ति का अत्रय 
हो जायगा ठो स्युरसम्बुद्दौ से णिस्त्र हो कर अजन्त अतिसलि शब्द को 
अचो ज्णिति से बृद्धि प्राप्त होती हैँ उसका निपध कइना होया । त्रपुणि 
जतुनि ठुम्घुराण यहां जुम्‌ परादि हो कर डि विभर्ति का भवयव हो जायया 
तो अच्च घेः से औच प्राप्त होता हे उसका निषेध फइना होगा। कुणाल 
चनानि यहाँ नम के परादि हो जाने से नान्त अड न दोगा तो सानामर्पाने 
चासम्डुद्गौ से दीधे नहीं प्राप्त होता। यत्रि को एुणानि चनानि में नि 
यजादि सुप्‌ हो जने से सुरिन से दीधे कर लेंगे तो लगीन दर्थनि पियसहि 
यहाँ अस्थि झाडिके नदन्त नहाने से गुरि च से भी दीप नग प्राथ शॉना! 
आने त्री त० इस यैदेक प्रयोग में कोण के स्थान सची गट गाय होना ५ ! 
यहां सुम्‌ के परादि होने से प्रानिरटिरान्य नकार न मिलेगा सो नाप 
प्रातिपदिझानास्य से नरोप नहीं प्राप्त दोता। एसी प्रकार नामि हे स्यात में 
प्रयुरय या इसमे जुम्‌ के परादि होने से नरोप नहीँ प्रणा पी रय 
परन्तपः यहाँ सुस के परारि होन से मान्त पण न होया ना गनर; से झनण्टा 
नहीं प्राम होला। यदि पणा गनु 

हर ले तो चे 7: वथ यण छिपा राता का पास रमम 


= कु कक तक रा कवि न की = नु त 
मएउयापदान्त रर सी रानम्मार व माफ TE SIFY Ihr था 


3 


) न्प 


ar [a 
rs ग्र ऱ्य टक SFY ए२ pee i ह 
१” स्र ० गनु १. ६ दन न टरी 


TN 


> ० डर "रन है भी नर र ण्या 
ना छा प्भाए करन सा शा रर TE प: पाचा RRS जश परा?” 


३३६ ब्याकरणमद्दाभाप्य 


१०५ ५ 


नेष दोषः । 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ती'त्यव न भविष्यति । यस्तर्हि 
निर्देश्यते तस्य न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । नुमा व्यवहितत्वात्‌ । 


एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते । 
वान्ते नपुसंकोपसर्जनहस्वत्वं द्विगुस्वरश्च । 


यदि पूर्वान्तः क्रियते नपुसकोपसजेनहस्वत्वं हिणुस्वररच न 
सिध्यति । नपुंसकोपसजनहस्वत्वम्‌। आराशसित्रणी । घाना शष्कुलिनी । 
निष्कोशास्विनी । निर्वाराणसिनी । द्विगुस्वर-पञ्चारत्निनी । दशारलिनी ॥ 


हो कर औ विभक्ति का अवयव हो जायगा तो जुस्‌ सहित औँ को शी प्राप्त 
होता है। यदि कहो निर्दिइयमानस्यादेशा भवन्ति इस न्याय से नपुंसकाच्च 
में निर्दिष्ट केवळ जुम्‌ रहित औँ को ही शी होगा तो भी नुम्‌ का ब्यवधान हो 


he 


जाने से ओड को शी नहीं प्राप्त होता । 
अच्छा तो फिर सित्‌ को पूर्वान्त मान लेंवे । 


सित्‌ को पूर्वान्त मानने पर नपुंसक को और उपसर्जन को होने वाला 
इस्त तथा द्विगुस्वर नहीँ सिद्ध होते! आराशास्त्रिणी। धानाशष्कुलिनी । यहाँ 
आरा च शास्त्री च ते आराशस्त्रिणी। धानाइच शष्कुल्यश्व ते धानाइाष्कुलिनी 
इस द्वन्द्व समास में जातिरप्राणिनाम्‌ से एकवद्भाव हो कर नपुंसक हो जाता है । 
आरा शस्त्री-औ, थाना शष्कुछी-औ इल अवस्था मे नपुंसकाच्च से औ को शी 
हो कर हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से प्राप्त हस्व को नित्य होने से इकोयि 
विभक्तौ से विहित नुम्‌ बाध लेगा तो पहले नुम्‌ हो जायया । सुम को पूर्वान्त 
सानने पर आरा झस्त्री, धानाराष्कुळी ये अजन्त न रहेंगे तो हस्वो नपुंसके० से 
नएंसकददस्व नहीं प्राप्त होता । निष्कोशाम्विनी निर्वाराणसिनी यहां निते कौशाम्ब्या, 
ये ते । निते वाराणस्या ये ते इस प्रादिसमास से नपुंसक लिङ्ग का प्रथमा 
द्विचन औ होता है । निस्‌ कौशाम्बी-औ, निस्‌ वाराणसी-औ इस अवस्था में ओ को 
शी हो कर गोस्त्रियोद्पसजेनस्य से प्राप्त हस्व को नित्य दोने से इको चि विभक्तौ 
यह वाध लेगा तो पहले चुम्‌ हो जायगा । जुम्‌ को पूर्वान्त मानने पर कौशाम्बी 
वाराणसी के भजन्त न रहने से उपसर्जन हस्व नहीं ग्राप्त होता। पश्वारलिनी 
यहाँ पश्च अरलयः प्रमाणमन्योः ते । पश्चानामरलीना समाहारो वा ते । इस प्रकार 
तद्धिता में या समाहार मे द्विगु समास है । पश्चारलि-औ इस अवस्था में नपुंसक 
में औ को शी हो कर इकोऽचि विभक्तौ से नुम्‌ होता हे । नुम्‌ को पूर्वान्त मानने 


सप्तम भाठिक ४३७ 
नुमि कृतेऽनजन्तत्वादेते विधयो न प्राप्युवन्ति । 


न वा बहिरङ्भलक्षणत्वात्‌ । 


क 


न वा एप दोषः। कि कारणम्‌ | चहिरङ्गळक्षणत्वात्‌। बहिरङ्गो नम्‌ । 

अन्तरङ्गा पते विधयः । असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे’। हिगस्वरे भूयान 

परिहारः । संघातभक्तोऽसो नोत्सहते$वयवस्येगन्ततां विहन्तमिति 
कृत्वा द्वियुस्वरो भविष्यति । 


एच इग्घ्रस्वादेशे ॥१।१।४८॥ 
किमर्थमिदसुच्यते । 
एच इम्वचन सवर्णोकार्रनिङृत्यथम्‌ । 


एच इग्‌ भवतीत्युच्यते सवरणनिवृत्त्मथमकारनिवृत्त्यथ च । सवपी- 


mem es Sn = = oS “०-० >» न ~ ee नरक 


पर पश्चारलि के इगन्त न रहने से इगन्तक्राळफपालभगाळणगरावेपु दिगो सूत्र से 
पू्वैपदप्रकृतिस्वर नही प्राप्त होता । 


ये कोई दोप नहीं । आराशरितणी आदि मे नित्य नुम्‌ को भी अन्तर 
हस्व वाघ लेगा तो पहले नपुंसक हस्प और उपसर्जन दस्प्र हो कर बाद मे नुम्‌ 
होगा । क्योकि विभक्ति की अपेक्षा रसने वाला नुम्‌ वरह्विर हे । शर निभश्नि 
की अपेक्षा न रखने चाला द्रस्य अन्तरङ्ग हे । अगिदे चरिद्चमन्तङ् इस परिभाषा 
बल से हस्म के प्रति नुम्‌ असि हो जायगा नो पहले हम्व ही होगा। नुम 
न होगा । हस्त्र के चाद जुम्‌ हो जाने स कोई दोप न होला । पग्रारनी सरा 
द्विगुस्वर के विषय से विशेष समाधान यड भी हैं कि पणरिय एस सुदाय 
का भक्त (अतयत बना हआ) नुम, पश्चारशि को ही उरासासा को पन्त 
हो कर नए करेगा। उसके अवयव अरति की ट्रगन्तता झो नष्ट नहीं परेगा 
तो नुम्‌ होन पर भी क्षरति के हृरान्त रहने से हगन्लफाल रागाला से पयटन सि- 
स्वर निर्बाध हो जायया ।' 


यह सूत्र फिस लिय दनाया ! 


यद सूप एस लिये बनाया हु रिएया को हवा ही हरा टा लाउ मै 


PR झन ~ ~ 


४३८ ब्याकरणमहाभाष्य 


निवृत्त्यर्थं तावत-एडो हस्वादेशशासनेपु अर्थ एकारः, अर्थ ओकारो वामा 
भूदिति। अकारनितरत्त्यथ च। इमावैचौ समाहारवर्णौ । मात्रावर्णस्य, 
मात्रेवर्णाचर्णयोः । तयोहेस्वशासनेयु कदाचिद्वर्णः स्यात्‌ । कदाचिदिवर्णो 
वर्णो । मा कदाचिदवर्णो अूदित्येवमर्थमिद्खुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
दीधप्रसङ्गस्तु । 

दीर्घास्त्विकः पराप्नुवन्ति । कि कारणस्‌। स्थानेन्तरतमो भवतीति। 

ननु च हस्वादेश इत्युच्यते तेन दीर्घा न भविष्यन्ति । 

विषयार्थमतत्‌ स्यात्‌ । एचो हस्वप्रसद्भे इग्‌ भवतीति । 

दीघीप्रसङ्गस्तु निवर्तकत्वात्‌ । 

दीर्घाणां त्विकामप्रसद्भ | कि कारणम्‌ । निवर्तकत्वात्‌ । नानेनेको 

'निवत्यन्ते । कि तर्हि। अनिको निवर्त्यन्ते । सिद्धा छात्र हसवा इकश्चानिकश्च | 


ए ओ ऐन ये चार अक्षर हें । उनमे ए ओ के सवर्णी आधा ए और आधा ओ 
भी सात्रिक होने से हस्त्र ध्राप्त होते हें । वे न होवें। एओ ये दोनों प्रडिलष्टा- 
वणे हे । इन में अकार का प्रविभाग नहीं हो सकता इस लिये अकार की हस्व- 
प्राप्ति की तो संभावना नहीं । किन्तु ऐ औ ये दोनो विश्छिशवर्ण हें । इनमे 
एक मात्रा अचण की हे । एक इचण उचण की । दोनों का प्रविभाग सम्भव है । 
दोनों सं इवणे उवणे के साथ अवर्ण की भी मात्रा होने से कभी अवर्ण हस्व न 
होवे अपितु इवणे उवण ही दोघें इस लिये यह सूत्र बनाया है । 


सूत्र का यह प्रयोजन तो है किन्तु एचों के दीर्ध होने से उनके स्थान में होने 
चाले इक्‌ भी अन्तरतम परिभाषा से दीर्ध ही प्राप्त होते हैं । 


सूत्र स हम्वादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषय मे थचों को इक्‌ करना 
ह । पचो का हस्व करत समय इक भी हस्व ही होंगे यह केसे मार्ने ? 


एचो के स्यान मै इक्‌ हस्व ही होगे, दीर्ध नहीँ । क्योंकि इस सूत्र को 
इको का निवेशक ( निप्पादक ) न मान कर अनिकों का निवर्तक (इटान वाला) 
मानगे । हस्व करने वाळे सूत्र के साथ इस की एकवाक्यता हो जायगी तो एचों 
को जो भी हस्व होंगे वे इक्‌ ही होगे । इस प्रकार एचों में इक्‌-भिन्न इस्वों को 
ददाना इस सूत्र का काम होगा । चह एचो को हस्व इकू का विधान न कर के 


नल 


सप्तमं आद्विक ४३७, 


तचानेनानिको निवर्त्यन्ते । 

सवणनिदूत्त्यथेन तावन्नाशः । 

सिद्धमेड: सस्थानत्वात्‌ । 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! पङः खस्थानत्वात्‌ इकारोकारो भविष्यतः । 
अर्थ एकारोऽध ओकारो वा त भविष्यति । 

ननु च एङः सस्थानतरावर्थेकाराधेकारी । 

न तो स्तः । यदि हि तो स्यातां तावेवायसुपंदिशेत । 

नत्तु च भोइछ्त्दोगानां खात्यसुधिराणायनीया अधमेकारमर्थमोकार 
चाधीयते । सुजाते प अश्वसूनृते । अध्वर्यो ओ अद्विभिः सुतम्‌ । शुक्रं ते 
ए अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदिति । 

पापदकृतिरिषा तच भवताम्‌। नेव लोके नान्यस्मिन वेडे अर्थ 
एकारः, अर्थ ओकारो वास्ति । 


“५” ५ —- - भिन्न तमा ना ~ ~ ~ तत हल छ 





इक्‌ भिन्न हस्त्रों को हरायेगा। एचो को इक्‌ आर अनिट दोनों प्रकार के हस्व 
प्राप्त हैं । 

एट से ए ओ के सवर्ण आाधाए शोर आधाओ दस्य न ठो. जाये इसके 
लिये तो एच इग्धस्वादेशे इस सूत्र के पनाने फी नायड्यकना नद | स्याङडि 
ए आ के सस्थान अर्थात्‌ तुल्यस्थान वाले इकार उकार टे वे ही स्य होगे । 

प को समानस्थान वाले लाथा ए बोर झाधा लो संघ पिपमान तो 
वे हस्य क्यों न हा ? 
ही नदी! यदि होते गो आडाय 


४२३” 


आधा ए भार लाघा लो नो कही 
मात्रिक होने से उन्दी का शक्षरसमाम्नाय मे उपदेश दरो । टिसाधिय ए 
सो का नहौँ। 

ठन्दोग लायखाध्यायिक्ों खात्यप्रमिराणायन के निय शाह दा परत 
समयो ओ अद्भि, सुनद्ध, शरू ले प अन्यद , रोजा इत जामे, यश गावा 


ए क्षीर साधा घो पएतट। (येण जा करडा से डाव! । 


याः उन tary ४७॥। छपने प्रॉविद्ाय पा हिंद उ दे ४ 

या उनके पापड ए। पपन MT ६ रण्य डन ra 

क स, च्‌ = क्रु 0 ग्रा छा 
यही एसा उच्चारण परना दाई घर) मरन एएश गरा धरई जम 3 


= oe 


हाचा ६ भौर साधा फो नी ६] 


8४8० ब्याकरणसहा भाण्य 
अकारनिवृत्त्यथेतापि नार्थः । | 
ऐचचोइ्चोत्तर भूयस्त्वात्‌ । 


ऐचोश्रोत्तर भूयस्त्वादवर्णो न भविष्यति । भूयसी मात्रेवणोंवर्णयो- 
रस्पीयस्यवरणस्य। भूयस एव ग्रहणानि भविष्यन्ति। तद्यथा ब्राह्मण- 
ग्राम आनीयतामित्युच्यते। तत्र चावरतः पञ्चकारुकी भवति । 


षष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ 


किमिद स्थानेयोयेति ? 
स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ । 


ऐ जौ में अवण हस्व न हो जावे इस के लिये भी इस सूत्र की आवश्यकता 
नहँ । क्योंकि ऐचों में उत्तरभूयस् अर्थात्‌ पिछले इवण उवर्ण की अधिकता 
होने से वही इस्व होगे, अवण नहीं। ऐ जौ ये दोनों विदिछष्टावण हैं इनमें 
अवण की मात्रा थोड़ी और इवर्ण उवर्ण की अधिक सुनने में आती हे । इस लिये 
अधिक मात्रा वाले इवण उचणे का ही ग्रहण होगा । जैसे ब्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
इस वाक्य द्वारा ब्राह्मणों का गाँव छुछाओ ऐसा कहा जाता हे । उसमें जिस 
गांव में अधिकता से ब्राह्मण हैं वही बुलाया जाता है । यद्यपि वहां कम से कम 
पञ्चकारुकी अर्थात्‌ धोबी, जुछाहा, बढई, नाई और कुम्दार ये ५ शिल्पी अवश्य ही 
होते हे । पश्चाना कारकाणा समाहारः = पञ्चकारुकी ।* 


यह स्थानेयोगा क्या है ? (यदि यह समस्त पद है तो सुप्‌ का छुक दो कर 
स्थानयोगा होना चाहिये । असमस्त अवस्था में स्त्रीलिङ्ग षष्टी शब्द का विशेषण 
स्थाने युक्तिः ऐसा होना चाहिये) । 


स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । यद्द बहुबीदि समास हे । इसमें निपातन 
से सप्तमी विभक्ति का छुक नहीं हुआ । अथवा स्थानेन योगोऽस्याः सा 
स्थानेयोगा । इस प्रकार तृतीयापू्रपद वाला बहुनीदि समास ह्वै । तृतीया का 
छ॒ुफू हो कर निपातन से एकार हो गया हे । या निपातन से तृतीया विभकित टा 
के स्थान में एकार हो कर उसका अलक है। जिस का स्थान में या स्थान के 
कारण योग हे सम्वन्ध है चह षष्ठी स्थानेयोगा कहाती दै । जेसे--देवदततस्य 


यज्ञदत्तः यहां पप्डी भं देवदत्त के साथ यज्ञदत्त का पुनत्रत्वादिद्वारक सम्बन्ध 





१, इस प्रकार भाष्य वासिककारों ने इस सूत्र का खण्डन कर दिया है । 


सप्तम आहिक ४३३ 


= 


कडूचाच विशेपः । 
अमक्ते ढीधेनळोपस्वरणत्वानुस्वारशीभात्रा: | 


यद्यभकतो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि घनानि। 'नोपधघायाः 
सवेनामस्थाने चासम्बुद्धावि'ति दीधत्वे न प्राप्नोति । दीघे॥ नलोप 
नलोपश्च न सिध्यति। अग्ने जी ते वाजिना ची पधस्था । ताता 
पिण्डानाम्‌ । "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'ति नलोपो न प्राप्नोति। न- 
लोप ॥ स्वर-स्वरइच न सिध्यति। सर्वाणि ज्योतीपि । 'सर्वस्य सुपी'- 
त्यायुदात्तत्वे न प्राप्नोति। स्वर।। णत्व-णत्वं च न सिध्यति। मापचापाणि । 
न्रीहिचापाणि । पूर्वान्ते प्रातिपदिकान्तनकारस्येति सिद्धम। परादौ 


es A es कन व 


अवयव । भर यदि दोनों में से किसी की भी अनुतृत्ति न लावे तो अभक्त दे 
सकता हे । 

इन तीनों पक्षों में क्या विशेष है ? 

अभक्त पक्ष मानने पर दीधे, नलोप, स्वर, णत्य, भनुरयार भर शीभाव 
सिद्ध नहीं होते । कुण्डानि चनानि यहां नुम्‌ के अभक्त होने से नान्त झा 
न होगा तो नोपधायाः की सनुवृत्ति से सवनामस्पनि चासन्तुद्दी सूत्र ले उपधा- 
दीध नहीँ प्राप्त होता । ता ता पिण्डानाम यहाँ तानि के स्थान में येदि 
व्यत्यय से ता यह रुप होता ६। दाइए्दमि चटुलम्‌ से निका लोप हो कर 
तान्‌ इस अवस्था में चुस के नभस्त होने से प्रातिपदिझान्त नझार न दध्या 
तो नलोपः प्रातिपदि० से नकार का लोप नही प्राप्त हाता । साधि यहाँ नम 
के अभक्त होने से उसका व्यधान हा मायया तो सशब्द से फो सग्पररदित 
सुप्‌ न मिलने से सवस्य मुपि से घाएूदान स्मर नहीं प्राप्त होना आयाग; 
ब्रीदिवापाणि यहाँ जुस्‌ के झभफ्त हवने से प्रातिपडिकान्त नकार नट्ोया मा 
प्राविपदिकान्तनुमविभम्तिपु च से णत नहीं प्राप्त हाना। उसके रिध सूख 
में नुम्‌ ग्रहण करना होगा । पूराना पक्ष मेनो प्रातिपदिर क राण्या के मरार 


~ 


= क. क = fe पाम भि नन ~ 
हो जनि से प्रानिपदिकान्त कहने स ही णन्द सिद्ध ह। रगारस्य मे मी 
घ्‌ 





य क कॅ... ह क »+ 
१, याइ फशी यम्साद्स्ययादधिस्तदाद करवाम Fe क 
निवल fF जनस र न. परेल F< > ९4 
तदादिवचर्न स्याटिनसयम्‌ इस पनल टन नुर रा; 97 पह," । : 
क नक के कक ना < Se pe Rd त्न ~ 
नम के अभा होने पर भै हानि एनालि ने शन यनत न गर टा 


क. 


के न क = 
त 200 ~ Se 
सन शाची हनो ष्ट्र ४५ नप SO 


४३४ ब्याकरणसद्दासाष्य 


विभक्तिनकारस्येति । अभक्ते जुमो ग्रहणं कर्तव्यम्‌। न कर्तेव्यम्‌। 
कियते पतन्‌ न्यास एव । '्रातिपदिकान्तज्ुमविभक्तिएु चे'ति । णत्व ॥ 
अबुस्वार-अबुस्वारश्च न सिध्यति | द्विपन्तपः परन्तपः । 'मोचुस्वारो 
हली'त्यबुस्वारो त प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ | 'नङ्चापदान्तस्य झली'त्येचं 
भविष्यति। यस्ति न झल्परः । वहंलिहो गौः। अभ्रंलिहो वायुः। 
अनुस्वार ॥ झीमाव-शीभावइच न सिध्यति । अपुणी जतुनी तुम्वुरुणी । 
नपुंसका दु्तरस्योङः शीभावो भवतीति शीभावो न प्राप्नोति । शीभाव ॥ 


एवं तहि परादिः करिष्यते । 
~ > त्त्वदी य धनलोपानुस्वार॒शीमांव ~ AN घ 
परादो गुणवृद्धयोत््वदीघनलोपावुस्वारशीभावे नकारप्रतिषेधः । 


यदि परादिः गुण; प्रतिषेध्यः । अपुणे जतुने तुस्वुरुण । 'घेर्डिती'ति 





विभक्ति का अवयव हो जाने से विभक्ति कहने से णत्व सिद्ध है। उन दोनों 
में जुम्‌ प्रहण नहीं करना पडता । यदि कहो प्रातिपदिकान्तनुम्‌ विभ० सूत्र 
में चुम्‌ ग्रहण कर ही रखा है तब तो यह णत्व का दोष न होगा । द्विपन्तर्पः 
परन्तप यहाँ सुम के अभक्त होने से सान्त पद न होगा तो मोनुस्वार' से 
अनुस्वार नहीं प्राप्त होता । यदि कहो मोनुस्वार से न सही, नझ्वापदान्तस्य 
अलि से अनुस्वार कर लेंगे तो वहलिहः अभ्रंलिह यहाँ लिह कें लकार के 
झळू न होने से झङ्‌ परे न होगा तो नझ्वापदान्तस्य० से भी अबुस्वार नही 
प्राप्त होगा । अपुणी जतुनी तुम्बुरुणी थहा नुम्‌ के अभक्त होने से उसका 
व्यवधान हो जायगा तो नएुंसकाच्च से औङ्‌ को शी आदेश नहीं ग्राप्त होता । 


तो फिर सित्‌ को परादि सान लेवे । 


मित्‌ को परादि मानने पर गुण, वृद्धि, औत्व, दोघे, नलोप, अचुस्वार 
अर शीसाव में नकार का प्रत्थिघ करना होया । त्रपुण जतुने तुम्बुरुण यहाँ 
चुम्‌ परादि हो कर केः विभक्ति का अवयव हो जायया तो त्रपु छादि को 


१. द्विषन्तपः यह उदाहरण तो परन्तपः के प्रसङ्ग से कह दिया है। इसमें 
सुम्‌ को अनुस्वार की अप्राप्ति का दोप नही हैं । क्योंकि हिषत शब्द को हुआ सुम 
का आगम उन्मध्यपतितस्तद््णिन गुह्यते इस न्याय से द्विप के ग्रहण से 
ग्रद्दीत हो जायगा । द्विषम्‌ उस के मान्त पद चन जाने से मोड्युस्वारः सिद्ध दै । 





सप्तम आद्विक ९६८ 


कुछालि। सख्युरखंवुद्धी इति णित्त अचो ञ्णितीति ब्रृद्धिः घाप्नोनि । 
वृद्धि ॥ औत्त्व-ओत्त्वं च प्रतिपिध्यम्‌ । त्रपुणि जनुनि तुम्बुरूणि । 
ड्ढुद्भ्याम्‌ औद्च्च घेरिति ओत्त प्राप्नोति] त्व । दीधिः दीघेन्चं 
च न सिध्यति। कुण्डानि चनानि । नोपधायाः सर्चनामस्थान चासम्वु ठी 
इति दीर्घत्वं न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “अतो दीघो यजि सुपि 
चेत्ये वे भविष्यति। इह तर्हि अस्थीनि दधीनि घियसखीनि त्राह्मणकुळानि। 
दीघ । नलोप-नलोपश्च न सिध्यति | अग्ने त्री ते वाजिना घ्री प्रधस्था । 
ता ता पिण्डानाम्‌ । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यति नन्टोपो न प्राप्नोति। 
नलोप । अनुस्वार-अनुस्वाररच न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः 
“मोनस्वारो हळी'त्यचुस्वारो त प्राप्तोति। मा भृदेवम्‌। "नश्चापदान्तस्य 
झळी त्येव भविष्यति । यस्ति न अल्परः। बहँलिहा गा।। अश्रलिदा 
चायुः। अनुस्वार । शीभावे नकारप्रतिपेथः। शीभावे नकारप्रतिपधो 
वक्तव्यः । त्रपुणी जतुनी तुस्वुरुणी । सबुम्कस्य शीभावः प्राप्नाति । 


त 0 A So nS हा 


घेढिति से गुण प्राप्त होता हे उसका निषेध कहना होगा। संरासमनिक्रास्तानि 
अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि यहाँ नुम्‌ परादि हो कर जस्‌ विभक्ति का झपयप्र 
हो जायगा तो सगयरसम्पुद्धी से णित्व हो कर अजन्त अनिससि आब्द को 
अचो श्णिति से बृद्धि प्राप्त होती हे उसका निपेध कहना होगा! अ्रपुणि 
जलुनि तुम्दुरुण यहाँ जुम्‌ परादि होकर टि पिभञ्ति का क्षययउ हो शापगा 
तो अच्च वे. से झोस्व प्राप्त होता ह इसका निषेध कहना होगा। गा जानि 
चनानि यहाँ नुम्‌ के परादि हो जान ले नान्त अह्र न होगा तो सनामग्याने 


चासम्युद्धा से दीघे नहीं प्राप्त दोता। यदि कठा जणयानि घनानि म निरे 
यजाटि सुप्‌ हो जानि से नुपिच ले दोघे कर टगे तो अगन टीन पिणत 


~ 


यदा खस्वि आदिफे अदन्त नदीने खे गुरि थे से की दीय नहीं त्‌ 
आने त्री तन इस घैदिक प्रयोग म शिण फे स्थान मेगी यह गाय दोना दे] 
यदा सम के पराडि होने से प्रागिपविशाने नरार न मिरेगा ते गाँव 
प्राविष्दिक्ान्स्स से नरोप गी प्राप्य होला) हसी प्रशार ताने रे स्थान मे 
प्रयुस्त ता उसमें नुम्‌ के परादि रोने से नणय नप ग्रासे षा पर, 


परन्तप यहाँ शुम के परा? होने ले सानापण्न डी 


be] 
a 


३ ™ 


eT] 

3 
fe | 
2 

+ 

गो 

- 
न 

रश 

क्त 


स र 
नहीं प्राण ऐशा। यटि दारे सुरा सि न साही नाणी 

फर लेंगे मो गारी 0 शत 7. चल लिए योगशा शा फि न हन रर 
भदयापदानत ० से शी शनुध्यार माता डाका होतार नफ हा बरारी पट 


र 


~ उ $ कुना च कर्ज हु क करक हि करी 
इ रो र उद ररे का ४६५६ रुप दा १५-७५ बाती शम पग 


४३६ व्याकरणमहाभाष्य 


नेष दोपः । 'निर्दिद्यमानस्यादेशा भवन्ती'त्येवे न भविष्यति। यस्ति 
निदिदियते तस्य न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । नुमा व्यवहितत्वात्‌ । 


एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते । 


वान्ते नपुसंकोपसर्जनहृस्वत्वं द्विगुस्वरर्च । 


यदि पूर्वान्तः क्रियते नपुसकोपसर्जनहृस्वत्यं द्वियुस्वरदच न 
सिध्यति । नपुंसकोपसअनहस्वत्वम्‌। आराशस्त्रिणी । धाना शष्कुलिनी । 
निष्कोशास्विनी । निर्वाराणसिनी । द्विगुस्वर--पञ्चारत्निनी। दशारलिनी ॥ 


हो कर भौ विभक्ति का अवयव हो जायगा तो नुम्‌ सहित औ को शी प्राप्त 
होता है। यदि कहो निर्विश्यमानस्थादेशा भवन्ति इस न्याय से नपुंसकाच्च 
में निर्दिष्ट केवळ जुस्‌ रहित भौ को ही शी होगा तो भी नुम्‌ का न्यवधान हो 


जाने से ओद्‌ को शी नहीं प्राप्त होता । 
अच्छा तो फिर मित्‌ को पूर्वान्त मान लेवे । 


मित्‌ को पूर्वान्त मानने पर नपुंसक को और उपसर्जन को होने वाला 
इस्व्र तथा द्रिगुस्वर नहीं सिद्ध होते । अरागस्त्रिणी । धानाइाष्कुलिनी। यहां 
आरा च इस्त्री च ते आराशस्त्रिणी । धानाइच शष्कुल्यश्व ते धानाशष्कुलिनी 
इस इन्द्र समास में जातिरप्राणिनाम्‌ से एकवन्भनाव हो कर नपुंसक हो जाता है । 
आरा शस्त्री-ओ, वाना शष्कुली-औ इस अवस्था में नपुंसकाच्च से औ को शी 
हो कर हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से प्राप्त हस्त्र को नित्य होने से इकोचि 
विभक्ती से विहित जुम्‌ बाध लेया तो पहले चुम्‌ हो जायगा । नुम्‌ को पूर्वान्त 
मानने पर आरा ञस्त्री, थानाशाष्कुळी ये अजन्त न रहेंगे तो हस्वो नपुंसके० से 
नपुंसकदस्व नहीं प्राप्त होता । निप्कौञाम्विनी निर्वाराणसिनी यहाँ नियते कौशाम्ब्याः 
थे ते । निरते वाराणस्या. ये ते इस प्रादिसमास सें नपुंसक लिङ्ग का प्रथमा 
द्विचन औं होता है । निस्‌ कौझाम्बी-औ, निसू वाराणसी-औ इस अवस्था में औ को 
शी हो कर गोस्त्रियोद्पसजेनस्य से प्राप्त हृस्व को नित्य होने से इको चि विभक्तौ 
यह चाध लेगा तो पहले नुम्‌ हो जायगा । नुम्‌ को पूर्वान्त मानने पर कोशाम्बी 
वाराणसी के अजन्त न रहने से उपसर्जन हस्व नहीं प्राप्त होता । पश्चारविनी 
यहाँ पश्च अरयः प्रमाणमनयो. ते । पश्चानामरलीना समाहारो वा ते । इस प्रकार 
तद्धितार्थ म या ससाहार म हियु समास है। पञ्चारति-औ इख अवस्था में नपुंसक 
में जो को री हो कर इकोऽचि विभक्तौ से चुम्‌ होता है। जुम्‌ को पूर्वीन्त मानने 


सप्तम आहिक ४३७ 
नुमि कृतेउनजन्तत्वादेते बिधयो न प्राप्युवन्ति । 
न वा बहिर्‌इलक्षणलात्‌ । 


न चा एप दोपः। कि कारणम्‌ । वहिरद्भलक्षणत्वात्‌। बहिरा नम्‌ । 
अन्तरङ्गा पते विधयः । असिद्धं बहिरद्वमत्तरज्ठे' । डिगस्वरे भयान 
परिहारः । संघातभ्रक्तोष्सों नोत्सहतेऽवयचस्येगन्ततां विहन्तमिति 
कृत्वा द्विगुस्वरो भविष्यति । 


एच इग्प्रस्वादेशे ॥१।१।४८॥ 
किमर्थमिदसुच्यते । 
एच इम्वचन सवणाकाररनिवृत्त्यथेमू । 
पच इग्‌ भवतीत्युच्यते सवणनिवृत्त्मथमकारनिवृत्त्यथ च | सवर्ण- 


पर पश्चारलि के इगन्त न रहने से इगन्तकाळकपालभगालणरावेपु जिगी सूत्र से 
पूर्वपदप्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । 


ये कोइ दोष नही । आराशरित्रणी आदि मे नित्य जुम्‌ को भी अन्तरा 
हस्व वाघ लेगा तो पहले नपुंसक हस्य और उपसर्जन इस्व हो कर बाद मे नुग, 
होगा । क्योंकि विभक्ति की अपेक्षा रएने वाला नम्‌ बहिर ठे । भोर विभिन 
की अपेक्षा न रखने वाला हस्प अन्तरङ्ग ह । असिद्वे वरिरप्ममन्तरो इस परिभाषा 
चळ से हस्य के प्रति जुम्‌ असिद्ध हो जायगा तो पहले हस्प ही होगा । नुम 
न होगा । हस्व के वाद जुम्‌ हो जाने से कोई दोष न दागा। एतारीमी यहाँ 
द्वियुस्वर के विषय में विशप समाधान यह भी दे कि प्रानी एस समदाय 
फा भक्त ( अवग्रव यना हुना) नुम्‌, पलार को ही रगन्लता हो पूरन्त 
हो कर नए करेगा । उसके अवय आरि की गन्ता यो नष्ट नहीं करेगा 
तो नुम्‌ होन पर भी शरलि के टगन्त रहने से हगन्नकाल याल से पृरियाप्रर ति. 
स्वर निर्याध हो जायगा ।' 

यह सूत्र क्सि न्ये बनाया है । 


क ति कप क्क % क॑ क ‘~ 

या सूत शस लिय यनाया ह किणियारा इर हा अस्य एणा 
RE oS १? " 5; ५ 
ro meets 


दै 
७: क रद प्र हि 
ही बाया र एकि साता न "(उपय हा "१ 


४३८ ब्याकरणमहाभाष्य 


निवृत्त्यर्थं तावत-एको हस्वादेशशासनेपु अर्थ एकारः, अध ओकारो वा मा 
भूदिति। अकारनिद्वत््यर्थ च। इमावैचौ समाहारवर्णो । मात्रावर्णस्य, 
मत्रेवणोवर्णयोः । तयोहंस्वशासनेषु कदाचिद्वणः स्यात्‌ । कदाचिदिवर्णो 
चणँ । मा कदाचिदवर्णो भूदित्येवमर्थमिदसुच्यते । 


अस्ति घ्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 

दीधप्रसङ्गस्तु । 
दीर्घार्त्विकः प्राप्नुवन्ति । कि कारणम्‌ । स्थानन्तरतमो भवतीति । 
ननु च हस्वादेश इत्युच्यते तेन दीर्घा न भविष्यन्ति । 
विषयार्थमेतत्‌ स्यात्‌ । एचो हस्वप्रसङ्ग इग्‌ भवतीति । 


दीघीप्रसङ्घस्तु निवर्तकत्वात्‌ । 
दीर्घाणां स्विकामप्रसङ्गः । कि कारणम्‌ । निवर्तकत्वात्‌ । नानेनेको 
निवर्त्यन्ते । कि तहिँ। अनिको निवर्त्यन्ते । सिद्धा ह्यत्र हस्वा इकश्चानिकञ्च | 


एओएं मो ये चार अक्षर हें । उनमें ए ओ के सवर्णी आधा ए और आधा ओ 
भी मात्रिक होने से हस्त्र प्राप्त होते हैं । वे न होवें। ए ओ ये दोनों प्रदिलष्टा- 
वर्ण हैं । इन में अकार का प्रविभाग नहीं हो सकता इस लिये अकार की हस्व- 
प्राप्ति की तो संभावना नहीं। किन्तु ऐ औ ये दोनों विश्लिष्टावर्ण हैं। इनमें 
एक मात्रा अवण की है। एक इवण उवण की । दोनों का प्रविभाग सम्भव है । 
दोनों मे इवर्ण उवण के साथ अचण की भी मात्रा दोने से कभी अवण हस्व न 
होवे अपितु इवणे उवर्ण ही होवे इस लियि यह सूत्र बनाया है । 


सूत्र का यह प्रयोजन तो हे किन्तु एचो के दीर्ध होने से उनके स्थान मे होने 
वाले इकू सी सन्तरतम परिभाषा से दी ही प्राप्त होते हैं । 


सूत्र से हस्वादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषय मे एचों को इक्‌ करना 
है । एचों को हस्व करत समय इक्‌ भी हस्व ही होंगे यह केसे मानें ! 

एचों के स्थान में इक्‌ हस्व ही होंगे, दीधे नही । क्योंकि इस सूत्र को 
इकों का निवेदेक ( निप्पादक ) न सान कर अनिकों का निवर्तक (हटाने वाला) 
सानेगे। हस्व करने वाले सूत्र के साथ इस की एकवाक्यता हो जायगी तो एचों 
को जो भी हस्व होगे वे इक्‌ ही होंगे। इस प्रकार एचों म इक्‌-भिन्न हृस्वो को 
हटाना इस सूत्र का काम होगा । यह एचो को हस्व इक्‌ का विधान न कर कें 


सप्तम शाद्विक ४३, 


तत्रानेनानिको निवर्त्यन्ते । 
सवणंनिदृत्त्यर्थन तावन्नार्थः । 
सिद्धमेड: सस्थानत्वात । 


सिद्भभतत्‌। कथम्‌! पड सस्थानत्वात्‌ इकारोकारी भविष्यतः । 
अर्थ णकारोऽघ ओकारो वा न भविप्यति । 

ननु च पङः सस्थानतरावर्धेकाराधांकारी । 

न तौ स्तः । यदि हि तो स्यातां तावेचायसुपदिनेत्‌ । 

ननु च भोइछन्दोगानां सात्यसुत्रिराणायनीया अरधमेकारमधमोकारे 
चाघीयते । सुजाते ए अश्वसन॒ते । अध्वयो ओ अद्रिभिः सुतम्‌। शुम ते 
एः अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदिति । 

पाषेद्कतिरेपा तत्र भवताम्‌ । तव लोके नान्यस्मिन्‌, चेडे अर्थ 
पकारः, अर्थ ओकारो वास्ति । 


RE, Ss बनन" पडा > = = fo न जन न = 


इक भिन्न हस्यो को हटायेगा । एचो को इक्‌ आर अनिक दोनों प्रकार फे हस्य 
प्राप्त हूँ । 

ण्ट में ए का के सवर्ण जाथा ए और क्षाधाम हस्त्र नहो जाः उसके 
लिये तो एच इग्त्रस्वादेगे इस सूत्र फे बनाने की आाउऱ्यऊना नटी | घयोकि 
ए मा के सस्थान अधात्‌ तुल्यस्थान चाले इकार उकार ४ वे री हस्य होगे । 

ए ओ समानस्थान वाले आधा ए छोर छाधा नो तय पिण्याने तो 
चे हस्प पर्यो न ही 1 

आघा ए छर भाघालो ता कही हैं ही नहीं। यदि होगे नो घायाय 
मात्रिक होन से उन्हीं का अक्षरसनान्नाय म उपदेश कने “मागि प 
झो का नदी । 

छन्याग पाखा पायिनो सात्यसुग्रिरागागन मे भिण्य न प कटु मार 
अन्यो भी यद्धि रनम, हण थे (अन्य, दन 7 म वा, च ब्वदा 
ए क्षार घाथा भी प/ते (1 ।यएक्षाऊराम जाय?) 

यह उनफी पा्षदशति 01 सफ MT धा शिपय ह1 ४ Ue 
यहाँ "सा उच्चारण एरमा मा परे] बसु रत था घरइ शकी १८३ 
साधा ए भोर साधा सी मही हैँ । 


४४० भ्योकरणमेहांभांप्य 
अकारनिवृत्त्यर्थनापि नार्थः । 
ऐचोइ्चोत्तर भूयस्त्वात्‌ । 


ऐेचोश्रोत्तर भूयस्त्वादवर्णो न भविष्यति । भूयसी मात्रेवणोचर्णयो- 
रट्पीयस्यवर्णस्य । भूयस एवं ग्रहणानि भविष्यन्ति। तद्यथा ब्राह्मण- 
ग्राम आनीयतामित्युच्यते । तत्र चावरतः पञ्चकारुकी भवति । 


पष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ 
किमिदं स्थानेयोयेति ? 
स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ । 


ऐ औ में अवण हस्व न हो जावे इस के लिये भी इस सूत्र की आवश्यकता 
न्दी । क्योंकि ऐचों में उत्तरभूयस्स्व अर्थात्‌ पिछले इवण उचणे की अधिकता 
होने से वही इस्त होगे, अवण नहीं। ऐ ओ ये दोनों विठिलष्टावणे हैं इनमें 
अवर्ण की मात्रा थोड़ी और इवण उवण की अधिक सुनने में आती है । इस लिय 
अधिक मात्रा वाले इवर्ण उवण का ही ग्रहण होगा । जैसे ब्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
इस वाक्य द्वारा ब्राह्मणो का गांव बुलाओ ऐसा कहा जाता है।- उसमे जिस 
यांव मे अधिकता से व्राह्मण हैं वही बुलाया जाता हे । यद्यपि वहाँ कम से कम 
पञ्चकारकी अर्थात्‌ धोबी, जुलाद्दा, वढई, नाई और झुम्द्वार ये ५ शिल्पी अवश्य ही 
होते हें । पञ्चाना काइक्राणा समाहारः = पञ्चकारुकी ।) 


यह स्थानेयोगा क्या हे ? (यदि यदद समस्त पद है तो सुप्‌ का लुक्‌ दो कर 
स्थानयोगा होना चाहिये । असमस्त अवस्था में स्त्रीलिङ्ग धष्टी शब्द का विशेषण 
स्थाने युक्तिः ऐसा होना चाहिये) । 


स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । यह बहुत्रीदि समास हे। इसमें निपातन 
से सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ नहीं हुआ। अथवा स्थानेन योगोऽस्याः सा 
स्थानेयोगा । इस प्रकार तृतीयापूवेपद वाला वहुबीहि समास है। तृतीया का 
ळक दो कर निपातन से पुकार हो गया हे । या निपातन से तृतीया विभक्ति टा 
के स्थान में एकार हो कर उसका अलुक्‌ है। जिस का स्थान में या स्थान के 
कारण योग हे सम्बन्ध है वह पष्ठी स्थानेयोगा कदाती है। जैसे--टेवदत्तस्य 


Da 


यज्ञम्तः यहाँ पथ्ठी म देवदत्त के साथ यक्षदत्त का पुनत्वादिद्वारक सम्वन्ध 


१, इस प्रकार साप्य वार्तिककारों ने इस सूत्र का खण्डन कर दिया दै । 


सप्तम णाहिक् ४४ 


तृतीयाया चा एत्वम्‌ । स्थानेन योगोऽस्याः खा स्थानेयोगेति । 
किमर्थे पुनरिद्स्ुच्यते । 


पष्ठी स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । नियमार्थोऽयमारस्भः । एकरात 
पष्ठ्यर्था यावन्तो वा सन्ति ते सवे पपष्य्यासुच्चारितायां प्राप्नुवन्ति । 
इष्यते च व्याकरण या पष्ठी सा स्थानेयोगेब स्यादिति तच्चान्तरण यत्न 
न सिध्यतीति पष्ठ्याः स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । एवमर्थमिद- 
सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहीति । 


अवयत्रमष्ठयादिष्ततिप्रसङ्गः शास गोह इति 


अवयवपद्यादयस्तु न सिध्यन्ति । तत्र को दोपः । शास इद्र हलो 
रिति शासेश्चान्त्यस्य स्याडुपवामा्रस्य च । 'ऊदपधाया योद” इति 
गोहेश्चान्त्यस्य स्यादपधासात्रस्य च । 


sr ~ ~ ~ ee ~ 


समझा जाता हे उसी प्रकार अस्तेर्भू इत्यादि पठ्ठियाँ में इस परिभाषा द्वारा 
थाननिमित्तक सम्वन्ध समझा जायगा। स्थान शब्द प्रसायाची या लथताची 
दोनों प्रकार का माना गया हे तो अस्तेर्भूः का भथ होगा- नसके रान मे 
प्रसङ्ग में उसके प्रयोग की प्राप्ति में सू का प्रयोग होता है। याभस के भर में भ 
का प्रयोग होता है । 

यह सूत्र क्यो बनाया दे 

यह सूत्र नियम के लिये बनाया दे । एक सौ या उससे अधिक खोर जितने 
भी पछी के क्षय हे ये सव पणी का उच्चारण काने पर प्राप्त होते हू 1 
हम चाहते हँ कि ब्याकरण से जा पढी ह उसका स्थान के साथ ही सरदन्‍्ध 
हो । यह वात जिना यल किये सिए नदी होती इस ठिथ पट्टी स्यानयागा 
यह नियमसूत्र घनाया द । 

सूत्र फा यड प्रयोजन तो दे रय नाग. गोरा: एन अस्या दाडिमा में 
भी स्थान का सम्बन्ध प्राप्त दोगा ८ ॥ शिखो का चट घना 7? परी 
फो आवययन्‍्धही दाति ऐए। शेख हा, ईद, यहां उच्च न इस 
पछी का सद बनी ए घाग, यद पी दपगररटी (1 उस म भी 
स्थान हा याग होगा तो दार के उचान भें पार रिस मी उपया चे सप" मे 
गकार प्रात दावा &॥ उडून कव. पह थी सार £ बहन झे प्र 


४४२ व्याकरणमहाभाष्य 
अवयवषष्ठ्यादीनां चाग्राक्तिर्यागस्यासदिग्धत्वात्‌ । 


अवयवपष्ठ्यादीनां च नियमस्याप्रातिः । कि कारणम्‌ । योगस्यासं- 
दिग्घत्वात्‌ । सन्देहे नियमः । न चावयवषष्ठयादिषु सन्देहः | 

कि वक्तव्यमेतत्‌ । 

नहि । 

कथमनुच्यसानं गंस्यते ? 


लोकिकोऽयं इष्टान्तः। तद्यथा लोके कञ्चित्‌ कंचित्‌ पृच्छति 
ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवालुपदिशत्विति । ख तस्मायाचष्टे 
अमुष्मिन्नवकाशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यः। असुष्मिन्नवकाश हस्तवाम इति! 


किसी भी उपधा के स्थान मे ऊकार प्राप्त होता है । 


शासः गोहः आदि अवयवषष्टियों के योग में सन्देह न होने से 
स्थान योग का नियम न होगा । जहाँ योग में सन्देह होता है वहीं 
पष्टी स्थानेयोगा यह नियम लगता हे । शासः गोहः सें शास्‌ और गोहू की 
अवयव जो उपधा इस प्रकार षष्टी का अवयव रूप अर्थ सन्देह रहित है 
इस लिये वहां इस सूत्र की उपस्थिति न होगी । 


क्या यहद बात कहनी होगी कि सन्देह में ही यद्द स्थानेयोग का 
नियम लगता है? 


नहीं । कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
फिर विना कहे केसे समझी जायगी ? 


लोक व्यवहार से यह वात समझ छी जायगी । सन्देह मे ही नियम 
हुआ करता है । जैले लोक में कोई किसी से पूछता है कि में दूसरे 
गांव जाऊंगा, आप मुझे रास्ता वता देवें तो वह उसे वताता हे कि ऐसे 
स्थान में दायें हाथ दो जाना और ऐसे स्थान में वाये हाथ । जो वहां 
तिर्यक्‌ पथ अर्थात्‌ गन्तव्य दिशा से भिन्न दिगा का माग होता दै उस में 
जाना न होने से सन्देह नहीं तो उसे नहीं बताया जाता । इसी प्रकार 


१, हस्तो दक्षिणो यस्य स पन्था हस्तदृक्षिण:। वहुत्रीद्विः । भाप्यकारवचन 
मे यह्दां सर्वनाम का परनिपात साघु है । 


सप्तम साह्विक ४२३ 
यस्तत्र तिर्यकपथो' भवति न तस्मिन्‌ सन्देह इति कत्वा नासाठपदि दयत । 
~ ही क 
एचमिहापि सन्देहे नियमः । न चावयवपष्ठयादिपु सन्देहः । 
अथवा स्थाने अयोगा स्थानेयोगा । किमिदमयोगेति। अच्यक्तयोगा 
अयोगा | 
अथवा योगवती योगा । का पुतयोगवती । यस्या वहवो योगाः । 
कुत एतत्‌। भूम्नि हि मतुप्‌ भवति । 
विशिष्टा वा पष्टी रथानेयोगा । 
अथवा फिंचिल्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थ॑लिङ्गा पष्ठी स्थानेयोगा 
भवतीति | न च तल्लिङ्गमचयवपप्य्यादिपु करिप्यते । 
यद्येव 'शास इदङ्हलोः । शा हो?! शासिग्रद्दणं कर्तव्यं स्थाने- 





यहां भी सन्देह में स्थानेयोग का नियम हैँ । शान. गोएः छादि अपययपष्टियों 
मै सन्देह न होने से इस नियम की उपस्थिति न होगी । 

अथवा स्थनियोगा भै रधाने अयोगा इस प्रकार योगा का प्रेष 
समझेगे । यह अयोगा क्या दै । अख्यक््योगा अयोगा । ना अस्प 
(अनिर्धारित) योग (सम्बन्ध) वाली दै। जहाँ योग का साफ पता नदी लगता 
ऐसी पछी का स्थान के साथ योग होता हे यद सूत्र का अर्थ होगा 


अथवा योगवती योगा इस प्रकार योगा शब्द में याता अर्थ में 


मत्य्थीय झच प्रत्यय मान कर जहा वन से योग सम्भर टे उस पट्टी का स्थान 
अथै के साथ योग माना जायया । 

अयया किसी विनेप सेकेग याली. परी बो ही सानिया मानेंगे । कोट 
विश चिइ लगा कर कोणि हि हल दिद वाली पदी रपानेयाया झोली है । 
पद चिद्व आउययरटियो में नी रागादो। उम से उनका अम्पन्ध रपानियाग 
से नहीं होगा । 


es ma YN =e eye अट क द श्र नद a fr 40 १:८२ 
परर २ राइ पा ने दान. उप १ 


रय नो शास 777 म 
उत्तर सूर में भी अनाग शाह या न्यान प न 


oer 


॥ ~ 


hd + 
TR शा IT 7८०४४ 


दे. क क हा कॅ क 
१ टॅग! १7 0 हा Ts 
र 
छि थु ey i 
क शत पारा साए 1 


न 


४४४ व्याकरणमहाभाष्य 


योगार्थ लिङ्गमासङ्क्ष्यामीति । 


न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः पुरस्तादवयवपष्य्यर्थ प्रकलप्तम्‌, एतदुत्तरत्रा- 
नुवत्त सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति । कथम्‌ । अधिकारो नाम चिप्रकारः। 
कञ्चिदेकदेशस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्वल्याति। यथा प्रदीपः सुप्रज्वीलतः 
सर्वे वेश्माभिज्वलयति । अपरोऽधिकारो यथा रज्ज्वा अयसा वा बद्धं 
काष्ठमनुङृष्यत तहदनुकृष्पते चकारेण । अपरोऽधिकारः प्रतियोगं 
तस्यानिर्देशार्थ इति योगे योगे डपतिष्ठते। तद्‌ यंदेष पक्षः अधिकारः 
प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति, तदा हि यदेवादः पुरस्तादवयवषष्ठयर्थम्‌ 
एतदच्तरच्रानुवृत्ते सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति । 


सम्प्रत्ययमात्रमेतद्‌ भवति । न ह्यनुच्चार्यं शब्दं लिङ्गं शक्यः 
मासङ्क्तुम्‌ । 


षष्ठी बनाने के लिये अलग शास्‌ ग्रहण करना पंड़ेगा । अन्यथा शास के 
स्थान मै शा आदेश न हो सकेगा । 


शा हौ में स्थान षष्ठी के लिये भळग शास्‌ ग्रहण करने की आावश्य- 
कता नहीं । शास इदडू हलोः से ही शासः की अनुवृत्ति कर ढेंगे । उपर शास; 
यह अवयवषष्ठी होता हुआ भी शाही में अनुद्रत्त होकर स्थान षप्ठी बन 
जायया । केसे ? अधिकार तीन प्रकार का होता है । एक परिभाषा रूप 
जो एक स्थान पर रद्दता हुआ ही सारे शास्त्र में व्याएइत होता है । 
सम्पूण शास्त्र को प्रकाशित करता हे। जैसे सम्यक्‌ प्रदीप्त दीपक एक कोने 
में रखा हुआ ही सारे घर को प्रकाशित करता है । दूसरा अधिकार अनुवृत्ति रूप 
हे जो 'च' शब्द लगा कर ऊपर से खींचा जाता हे जैसे रस्सी या लोढे 
से वंधी लकड़ी खींची जाती हे । तीसरा अधिकार स्वरित चिल्ल से समझा 
जाता है जब कि अधिकृत हर जगद्द निर्दिष्ट (उच्चारित) न किया जाकर भी 
स्त्ररितचिह्व द्वारा जहाँ तक जरूरत होती है वहां तक प्रत्येक सूत्र में उपस्थित 
होता है । इन तीनों मै जब तीसरे प्रकार का अधिकार मानेंगे तो शास इदद्‌- 
इलोः भै अतयत्र पळी वना हुआ “शासः? यह शब्द स्वरितचिल्न द्वारा अनुवृत्ति 
से जाही में स्थान घळी वन जायगा । अर्थात्‌ यहां शब्दाधिकार का आश्रयण 
किया जायया । 

स्वरितचिह्क से अनुवृत्ति करके स्थान पी का अनुमान तो हो जायगा 
पर विना शासः पढ़े उस में स्थान घळी का लिङ्ग (चिल्ल) नहीं छगाया 
जा सकता । 


सप्तम भाह्विक ४४७ 
एवं तद्यादेशे तल्लिङ्गं करिप्यत । तत्‌ प्रकृतिमास्कन्त्स्यति | 


यदि नियमः करिष्यते ।यत्रेका पष्ठी अनेक च चिल्नेप्य तत्र न 
सिध्यति । अङ्गस्य हलः अणः सस्प्रसारणस्येति | हळपि विदोप्योष्णपि 
विशेष्यः । सस्प्रसारणमपि विशेष्यम्‌ । असति पुनार्नियमे कामचारः । एकया 
पष्ठ्या अनेकं विशेषयित्तम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्वल इति। 
तस्माच्नार्थो नियमेन । 

ननु चोक्तम्‌ एकशते षष्ठ्यर्थाः याचन्तो वा सन्ति ते सर्वे पख्या- 
सुच्चारितायां प्राप्नुवन्तीति । 


नेष दोषः । यद्यपि लोके वहचोऽभिसस्वन्धा आर्था योना माखाः 
सरीवाइचेति। शाब्दस्य तु शाब्देन कोऽन्योमिसम्बन्धो भवितुमर्हति 


eo le i Un Hd ार लाची 











तो शा क्षांदेश में वह लिङ्ग लगा दंगे । आदेश किसी के स्थान में 
ही होता हे इस लिये वह अपनी प्रकृति (स्थानी) नासु को पकड़ लेगा ।' 


यदि यद्द नियम सूत्र बनाते हैं तो जहां एक पडी (स्थान में ही हुई) का 
अनेक विशेष्यों के साथ सम्बन्ध अभीष्ट हे वहां काम नहीं चलता । जसे~ भाग्य, 
हल , अणः, सम्प्रसारणस्य । यहाँ स्थानपळी से भङ्ग भी विय हे भी 
विशेष्य ह, अण्‌ भी विशेष्य हे । सम्प्रसारण भी विद्राय छ। सबके न्थानपडी 
हो जानेस हल सूत्र का अर्थ ठीक नही बनता । नियम न बनाने पर तो 
हमारी इच्छा हूँ एक ही पळी से अनेक का विशेषित करने में सिरी को 
स्थानपप्डी या अवयवषप्टी कुछ भी बनाये । जसे? रचर पुनः पाणि सम्या 
देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का हाथ जोर देवदत्त का फन्पर यहां साइन में 
पष्ठी का पुत्रादि के साथ जन्यजनक भार वयराउयदिभाउ, स्वस्पामिमाए 
लादि सिन्त भिन्न सम्मन्ध होता हे! इस लिये उस सूय का न बनाना ही 
ठीक है । 

द जो कहा था कि विना एस नियम सात्र के गय पडी के सार 
घळी के उच्चारण करने एर प्राप्त दनि उस» क्या समाधान 4 £ 


>, 0 टका आही दा आ. न्र्‌ D4 र की त क 
यह काट दप नही । याप राकस साइन मे ह द! राग 


रि र क ~ = = ७० चा Fe हि « » 

न्न्य लादि, योनळ्योनि से होने यार हिला पुड, शारा म हम 
कि 29 £ हक जनत Ds हक हि क ग्ड या अक द्र दी wp १ 

यारे गुर गय खा, रोकडा स शिन पाण घाना धुरात झट दा 


~ ~ क्ट ~ 


ST MOM RN InN SS आती 
TS > हन्छ र्र व... 3 व र त्य के को pe 
१, प ६७१1) 1 य» १ रट हर TN + दै ४५5 
क 


४४३ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


अन्यदतः स्थानात्‌ । 

शब्दस्यापि शाब्देनानन्तरादयोऽभिसम्वन्धाः । अस्तेभूभवतीति 
सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति । 

सन्देहमात्रमेतद्‌ भवति । सर्वसन्देहेषु चेद्सुपतिष्ठते “व्याख्यानतो 
विशेषश्नतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्‌’ इति । स्थान इति व्याख्यास्यामः । 

न तहीदालीसयं योगो चक्तव्यः। वक्तव्यश्च । किं प्रयोजनम्‌ । 
षप्स्यन्त स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युन्चारिता। कि कृते भवति। 
निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति परिभाषा न कर्तव्या भवति । 





से सम्वन्ध हैं किन्तु शब्द का शब्द के साथ और क्या सम्बन्ध हो सकता है 
सिवाय स्थान के । इस लिय सूत्र कें विना भी स्वतः स्थानरूप सम्बन्ध समझ 
लिया जायगा । 


शब्द के भी शब्द के साथ अनन्तर समीप आदि सम्बन्ध होते हैं। इस 
सूत्र के विना अस्तेर्भूः में सन्देह है कि अस्‌ के स्थान में भू होया अस्‌ के 
समीप अथवा अनन्तर भू हो । 

यह तो केवल सन्देह मात्र हुआ। खौर सन्देहो में सब जगद व्याख्यानतो 
विशेपप्रतिपत्तिनहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा उपस्थित होती है । इस परिभाषा 
का अर्थ है--भाचार्यक्कत व्याख्यान से ही विशेष बात का ज्ञान होता है । केवल 
सन्देदमात्र से लक्षण ( विधायक सूत्र) अळक्षण (अप्रमाण) नही हो जाता । उससे 
अस्तेमूः में व्याख्यान से स्थान अर्थ समझ लिया जायगा । 

तो यह सूत्र न बनावे। हम समझते हैं थह सूत्र बनाना चाहिये | 
जिससे पप्व्यन्त का ही स्थान से सम्वन्ध हो अन्य कान हो। जिससे पप्ठी 
विभक्ति का उच्चारण किया हे उसी के स्थान मैं कार्य हो। उसके साथ जुड़े 
हुए दूसरे शब्द में वह कार्य न हो। उससे क्या होगा कि निर्दिइयमानस्यादेशा 
भवन्ति यह परिभापा अलग नहीं बनानी पड़ेगी । इस परिभाषा का अर्थ इसी 
सूत्र से निकल आयगा । इस परिभाषा का अर्थ है--घप्डदी विभक्ति से 
निर्दिट शब्द के स्थान में आदेश होते हैं। उससे पाद पत्‌ से कहा हुमा 
पदू आदेश अङ्गाधिकार म तदन्तविधि मान कर द्विपादू शब्द से विहित 
होकर भी द्वि को छोड़ कर केवळ पादू को होगा क्योंकि पाद पत्‌ में पादू 
शब्द से ही पप्ठी का उच्चारण किया है। द्विपाद से नहीँ। इस प्रकार यद 


सप्तम घाह्विक ये 


स्थानेन्तरतमः ॥१। १।५०।| 
किमुदाहरणम्‌ ? 
इको यणचि' । दध्यच | मध्वत्र। ताळुस्थानस्य तालुस्थानः । 
ओष्ठस्थानस्य ओप्ठस्थानो यथा स्यादिति । 
क्नेतदस्ति | संख्यातानुदेशेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ 
इद्‌ तर्हि तस्थसूथमिपां तान्तन्तामः इति । पकार्थस्यकार्थः । 
दघ्थस्य इयर्थः । वद्दथस्य वद्धर्थों यथा स्यादिति । 


~~~ eos मनन ८ > डे 





सूत्र निर्दिदयमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा मे वात्पर्यवाइक हो कर अरित 
हो जाता हे । 


इस सूत्र का क्या उदाहरण ह १ 

इको यणचि । दघ्यन । मध्चत्र । ये हस सूत्र के उदाहरण दधि+आत्र 
दध्यत्र । मधु+भन्रन्मध्वन्न । यहाँ उको यणचि से विदित यणादेश इस अन्तरतम 
परिभाषा के नयस से ताळुस्थान वाळे इकार के रथान म वाुरधान दाढा यकार 
और ओप्ड स्थान वाले उकार के स्थान में आप्ठस्थान वाला यकार दता ४ | 

यह कोई उदाहरण नदी । तवो यणचि में इकू और गण समान संण्या 
वाळे हैं। इस लिय यवासेख्यमनुदेश समानाम्‌ इस नियम से एफ के स्थान में 
क्रम से यण हो जायेंगे ।' 

तो फिर तरधम्ममिर्ष तान्तन्ताम, यह ददादन्ण लीज्यि । यपो एकर 
स्थान म एकार अथ पारा अस, हिस अथ पा” नस 
शार घटना नप बाल भा पफ 


अर्थ वाळ मिप के 
थस के स्वान में दित्य अव था नाम तभ 


स्थान म चहुत्व अय बारात नांदेल हाता 


ee 





meer 


३ यापि आयतः साम्य मागमे पर 27 ना पर ईप सका नि" 
क. प नल ती £ : FT 32 हक ५ कर कर हक 
पद य ६६ होन ४ योर यथ घा ७॥ इसे ५ १ ३०३ १५ Ei 
च 


06१ क 
न. जान हेला सो भी ग्रधासेटमबुन एप म बडा गरा गान सा 
१ 


र ही 
जक ™ ~ "क्क शह TN व्ह बु हला 5 ; 
Me EN न LD Sd 
7 अंब } र छा. जाए अरुण > 3 ने. a [ 

रट य 0 ४, अ 


हद खो हीरा 5 अ = श्या शू शी शाचा 1३1 
हा रटान मे) पार्‌ याया चले FI 


जा न क रण हे pe ~ Fh 
स्थानी झार्ने मे हळू और मश पा | मासास्यदी जास । 


४४८ स्यार्करणमहाभाहेमं 

लड़ च एतदपि संख्यातालुदेशेनेव सिद्धम्‌ । 

इदं त्कः सवर्णे दीर्घ इति । दण्डाग्रम्‌। क्लुपात्रम्‌। दधीन्द्रः । 
मधूष्टूः । कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थानः । ताळुस्थानयोर्ताळुस्थानः। ओष्ठः 
स्थानयोरोप्ठस्थानो यथा स्यात्‌ । 

अथ स्थान इति वर्तमाने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थम्‌। 

यत्रानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयो यथा स्यात्‌। 
कि पुनस्तत्‌ । चेता स्तोता । घमाणतोऽकारो गुणः प्राम्मोति। स्थानत 
एकारोकारो । पुन, स्थानग्रहणादेकारीकारी भवतः । 

अथ तमग्रहणं किमर्थम्‌ 1 

न्यो होन्यतरस्यामित्यत्र सोष्मणः सोष्माण इति द्वितीयाः 





यहां भी यथासंख्यमनुव्श.० के नियम से तस्‌ आदि के स्थान में क्रम 
से ताम्‌ आदि हो जायेंगे । 

अच्छा तो अकः सवर्णे दीधः यह उदाहरण लीजियि। दण्डाग्रम्‌ छुपाग्रम्‌ 
यहां दण्ड=्मम्रम्‌, क्षुप+अत्रस्‌ इस अवस्था में कण्ठस्थान वाले अकार के 
स्थान मे कण्डस्थान वाला आकार दीव हाता है। दधीन्द्रः यहां दधि+इन्द्रः 
इस अवस्था में ताळुस्थान वाले इकार के स्थान में तालुस्थान वाला ईकार दीष 
होता हे । मधूष्ट्रः यहां मधु+उध्दूः इस अवस्था में ओप्छस्थान वाले उकार कें 
स्थान में ओप्डस्थान वाला ऊकार दीध होता है । 

पी स्थानेयोगा से स्थान की आवृत्ति अने पर फिर यहां स्थान 
अहण क्यो किया है ? 

जहां स्थान अथे गुण प्रमाण आदि अनेक प्रकार का आन्त (साद्य्य) 
सम्भव हो वहां स्थान का आन्तय ही बलवान माना जावे इस ढिये यहाँ पुनः 
स्थान ग्रहण किया हे । चेता स्तोता (चि स्तु-तृच ) यहां चि स्तुम इकार उकार 
के एकमात्रिक दोने से उनके स्थान में प्रमाणङ्गत (सात्राक्कत) आन्त्थ को ले 
कर पुकमान्रिक अकार गुण प्राप्त होता हे । ओर स्थानकृत आन्तर्य को ले कर 
पुकार ओकार गुण प्राप्त होत हैं 1 स्थान का आन्त बलवान मान कर पुकार 
शकार गुण होते हैं । नकार नहीं । 

अन्तरतम. यहाँ तम अ्रहण क्यो किया हे ? 


वाकू+इसतिन्वागवसति । #िष्डुप्‌+इसतिङत्रिप्टु्घसति। यहां झयो हत्य 


सप्तम झाद्विक 2४0. 


प्रसक्ताः । नादवतो नादवन्त इति तृतीयाः प्रसक्ताः । तमग्रदणाद ये 
सोष्माणो नादवन्तश्च ते भवन्ति चतुर्थाः । वाग्घसति । त्रिष्टुव्‌ भसति । 


किमर्थं पुनरिदस्ुच्यते । 
स्थानिन एकत्वनिदशादनेकाढेशनिर्दशाच्च समप्रस्गस्तस्मात 
स्यानेन्तरतमत्रचने नियमार्थम्‌ | 


स्थान्येकत्वेन निर्दिश्यते अक इति । अनेकश्च पुनरादेशः प्रतिनिर्दि- 
दयते दीर्ध इति । स्थानिन एकत्व निदेशादनेकादेश निर्देशाच्च सर्यप्रसद्ठः । 
सर्वे सर्वत्र प्राप्नुचन्ति। इष्यन्ते चान्तरतमा पच स्युरिति 1 तच्चान्तरेण 
यत्नं न सिध्यति तस्मात्‌ स्थाचेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ । एचमर्थ- 
मिदसुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌। कि तर्दति । यथा पुनरियमन्तरतमनिर्ु त्तिः 


तरस्याम्‌ खे हकार को पूर्वेसवर्ण करन में दकार के रामा (ञम्मा वारा) होने 
खे सोप्मा ज्ञ भोर फ ये दूसरे बर्ण प्राप्त होते हे 1 नाद वाला होने से नाउ 
वाले गर च ये तीसरे प्राप्त होते ६। तमग्रहण करने पर जा सोसा धोर 
नादवान्‌ दोनो होते हुए हकार के अधिक सरथ 8 वघ शोर भ य चौथ वर्ण 
इकार के स्थान में हो जाते हैं । 

यह सूत्र किस लिये बनाया हैँ ? 

स्थानी अर्थात्‌ जिसके स्यान में नादेल होना ६ उस के एक निड 
होने से और आदेश के अनक निर्दिट होने से सप जगद सब आदश प्राप्त 
होते हें । असे अफ. सवर्णे दीपः चहाँ जकः यद्व एक स्थानी निट है। उस 
के स्थान से अनेक दीर्घ नादेन प्राप्त होत हेय ज फे स्पान में काई 
ऊ प आदि, एसी प्रकार उ नाद के स्थान में धा £ अ मा भार डी 
प्राप्त होते हैं । एम घाइते ६ फि स्यान में झनारराम १ स्थान प्रयत्न स 
सरगम) ही आउन हाँ। यद याय गिना यान किये लिउ नहीं होणा इस 
थिये रपानन्तरतथः यद्‌ नियम सूत्र बनाया दे । 

सूय फा यह परयातान द्‌ मा, क्न्शि या अभारतम रा एशियन पदा 


ee “पापा Toe 00 0 ती 





eames 
~ प्नि कक = 
tere ye रे कक > 20७७ me pry = es rw ७ s ही 
४, Slr शत म्‌ रु 2४ अगी??? प्रा ७५ (४८ टर बर हि रय ना क्य ह. मे I 
व 7 e+ «५ vere क oes rs शॉक रु जे जा कि 
री ru च ३४% का तक y™ ~ r 
स्तरा ७ ti! डे १३३१६ १ ग र्या नै टि १३८३ ६०८ ४ = ङ्‌ 9 "५ सै 


९५७ ब्वाकंरणमहामाण्य 


सा कि प्रकृतितों भवति स्थानिन्यन्तरतमे पण्ठीति । आहोस्विदादेरार्तः 
स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम आदेशो भवतीति । 


कुतः पुनरियं विचारणा | 
उभयथा हि तल्या संहिता । स्थानेन्तरतम उरण रपर इति । 


किं चातः । यदि प्रकृतितः । इको यणचीति यणां ये, अन्तरतमा इक- 

स्तत्र पष्ठी । यत्र पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैव स्यात्‌ दध्यत्र मध्वत्र । 
कुमार्यर्थम्‌ ब्रह्मवन्ध्वर्थम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । आदेशत, पुनरन्तरतमनिवृत्ता 
सत्वां सर्वत्र षष्ठी । यत्र पप्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध भवति | 
तथा इको गणबृद्धी इति गणवृद्धयोर्य अन्तरतमा इकस्तत्र पष्ठी । यत्र 


प्रकृति (स्थानी) से माना जाता ह या आदेश से? स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपरः 
इस संदितापाठ में यदि अन्तरतम शब्द को सप्तम्यन्त समझ कर स्थानेन्तरतमे 
ऐसा सूत्र माने तो अन्तरतम स्थानी मे स्थानयोग़ा षष्ठी हो कर अन्तरतम 
स्थान में आदेश होगा अर्थात्‌ आदेश को अपना अन्तरतम स्थानी देखना होगा। 
उस पक्ष स स्थानी अन्तरतम हो जायगा। भोर यदि अन्तरतम शब्द का 
प्रथमान्त समझ कर स्थानेन्तरतमः ऐस सूत्र माने तो स्थान में 


भै प्राप्त होने 
वाले आदेशो में जा अन्तरतम आदिश है वह दोगा। उस पक्ष में आदेश 
अन्तरतम हो जायगा । 


यह विचार किस लिये किया जा रहा हे । 
दोनो पक्षो में एक सी सन्धि होने से यद्द विचार किया जा रहा है। 


इस में क्या है यदि स्थानेन्तरतमे इस प्रकार सक्षम्यन्त पाठ मानते 
हैँ तो अन्तरतम (अर्थात्‌ आदेश के) स्थानी में द्वी स्थान घळी द्वोगी। जहां 
पळी होगी वहां आदश दोगे ता इका यणचि से दघि--भत्रस्दध्यत्र | मधु+अन्र= 
मध्वत्र । यहां स्व इक्‌ में ही यण्‌ दो सकेगा। कुमारी-कर्थम-कुमार्यर्थम्‌ । 
्रह्मचन्धू+अर्थम्‌-त्रह्मवन्ध्वर्थस्‌ यहाँ दीर्घ इक्‌ में न हो सकेगा। क्योंकि यण्‌ 
अर्धमात्रिक हैं । उन का अन्तरतम स्थानी स्वत्पान्तर न ढोपाय' के न्याय से 
पुकसात्रिक इक्‌ ही समीप पड़ता दै द्विमात्रिक नहीं। स्थानेन्तरतम. इस प्रथमान्त 
पाउ में ता प्राप्त-प्रसक्ष आदेशो में से अन्तरतम आदेश होगा उस से स्थानी 
के अन्तरतम न होने पर भी सर्वत्र इक्‌ के स्थान में अन्तरतम यणादेदा 
हो जायगा । 


सप्तम्यन्तपाठ में यद्द सी दोप है कि इको ग्रणवृद्धी से इकू कें स्थान 





सप्तम ाह्विक ४७1 


षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहेव स्यात्‌ नेता ळविता नायको लावकः । चेता 
स्तोता चायक स्तावक इत्यत्र न स्यात्‌ । आदेदातः पुनरन्तरतमनि् ता 
सत्यां सर्वत्र पष्ठी । यत्र पठी तत्रादशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध 
भवति । 

तथा ऋवर्णस्य गुणवृद्धिमसज्ञे गणवृद्धथोबेडन्तरतमसूवण सत्र 
पष्टी । यन्न पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहेच स्यात्‌ । कती हरता आस्तारको 
निपारकः। आस्तरिता निपरिता कारको हारक इत्य न स्यान्‌। 
आदेशतः पुनरन्तरतमनिद्गक्तो सत्यां सर्यत्र पष्टी। यत्र पष्ठी तत्रादेशा 
भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध भवतीति । 

आदेशतोऽन्तरतमनि््त्तो सत्यामर्य दोषः । वान्ता यि त्रन्यचे' 
इत्यत्र स्थानिनिदैशः कर्तव्यः । ओकारोकारयोरिति घक्तव्यम्‌ । पकार” 
कारयोमा सूदिति। प्रकृतितः पुनरन्तरतमतिर्तृष्तो सत्यां चान्तादेशन्य 


में होने वाले गुण वृद्धि नेता लविता (नी ल तृच्च ) । नायक लायक, (नी छाए) 
यहां दीर्ध इक्‌ सें ही हो सकेगे। चेता स्तोता (चि सु-नूच) 1 च, ग्ने, 
(चि स्तु-ण्डुछू) यहां हस्त्र इक्‌ में न हो सकेंगे। क्योकि ४ को ऐ खी के 
दीधे होने से उन का अन्तरतम स्थानी दोघे इक्‌ ही होगा, दन्प २011 
प्रथमान्तपाठ में तो आदेश अन्तरतम होगा उससे सईत्र दुक के स्थान म भन्यरतग 
गुण वृद्धि हो जाग | 

सप्तस्यन्त पाठ म यइ एक जार दोप दे कि मरण के स्थान में होने यारा 
गुण कता इती (कु, ह, कृच) याँ हस्य सरार से यी होगा | इनस्य 
आन्तरिता (आस्तर निप-तृच) यदा दीव फयफार मे न होगा 1 भीर गृदि अरा, 
निपारकः (जास्त निप-्ण्युळ) यहां दीव ऋषार में डी टोगी | शाश (टर 
(क एप्युल ) यहाँ दस्त घकार में न योगी ' क्योकि गुणपनर आहार हे इग 
होने से उसका अन्तरतम स्वारी दन्य सरार ही योगा, दीचे न थत 
वृद्धिसञ्चक लागार के दीचे एने से उमरा अन्वरम स्थानी जी हजार ही 
होगा, छस्य नहीँ । प्रधमारायाठ म ला. साटे सलारतप शोगा दाई हरय 


पयण के स्थान म अन्तरनस] छरार पार आयार गाए ४ नप या । 
प्रपसान्त पाद में या दार हित 7 २०0 स ' पणन 35 बा 
~ क्क फ न = जे 
वगता फे लिये उसका गागा का. का का गाए पराए 7 गान 7 
४ ~ नै क = + 
पर गए पेसा पन रामा रोगा सदै केरकर पी नागा में ही यड मा 


न pg गे NT a कल्क रेन आई शत 
शार भार हो एफ गरान अन हो ) सगर पण का श्र परात दादा 
~ 


४५१२ ब्साकरणसहा मान्य 
पश्चु या अन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र पष्ठी । यत्र पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्त- 
रेण स्थानिनिदेशं सिद्ध भवति । 

आदेशतोऽप्यन्तरतमनिर्द्त्तौ सत्यां न दोषः। कथम्‌। चान्तग्रहणं 
न करिष्यते । यि प्रत्यये पचोऽयादयो भवन्तीत्येव । 

यदि न क्रियते चय जेयमित्यज्ञापि प्राप्रोति । 


“्वय्यजय्यौ शक्यार्थे? इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति । क्षिज्योरेवैच 
हृति । 
तयोस्तर्हि शक्यार्थादन्यचापि प्राप्रोति । क्षयं पापं, जेयो वृषल: । 


उभयतो नियमो विज्ञास्यते क्षिज्योरेवैचस्तयोश्च शक्यार्थ एचेति | 





में आदेश होगा उससे अव्‌ आव्‌ के अन्तरतम स्थानी ओओ ही मिलेंगे। 
ए ऐ नही तो वहां अव्‌ आव्‌ नहीं द्वोंग। उस पक्ष में ओदौतोरिति वक्तन्यम यह 
वचन कहन को आवश्यकता नहीं । 


यह कोई दोष नहीं । वान्तो यि प्रत्यये में वान्त ग्रहण ही इटा देंगे । 
यि प्रत्यय इतना सूत्र रखगे। यकारादि प्रत्यय परे होने पर एचों को अयादि 
आदेश होते हैं ऐसा कहेंगे । 

यदि वान्तो यि प्रत्यये में वान्त ग्रहण नहीं करेंगे तो चेयम्‌ जेयम्‌ (चि 
जि-यत्‌) यद्वां यकारादि यत्‌ प्रत्यय परे होने पर चि जि के पुकार को भी अयादेश 
प्राप्त होता है । 

क्षव्यजय्यौ शक्यार्थे इस सूत्र के नियमार्थ होने से चेयम्‌ जेयम्‌ में एकार 
को अयादेश नहीं होगा । अन्यथा यि प्रत्यये इतने सूत्र से ही क्षिजिके पकार 
को लयादेश सिद्ध द्वोने पर क्षय्यजय्यौ० सूत्र च्यथै हे । वह व्यर्थ हो कर नियमार्थ 
दोगा कि क्षि, जि के एच को अध्यादेश होता है अन्य के नहीं । 

तय तो क्षेयं पापम्‌, जेयो व्रृपलः यहां शाक्य अथै से अन्यत्र भी क्षय्य- 
जय्यौ से क्षि जि के एच को अयादेश प्राप्त होता है । 

दोनों तरफ से नियम समझा जायगा। यादि प्रत्यय परे होने पर यदि 
एच्‌ को भयादि आदेश हो तो क्षि जिके ही एच्‌ को हो और उनको भी 
शक्य अर्थ में ही हो इस प्रकार दोनों ओर से नियम होने पर धेयं पापम्‌, 
जयो बृपल” यहां अयादेश न होगा । यहाँ शक्य अर्थ न होकर आहे भथदै। 
क्षतुमहँ पाप क्ष्यम्‌ । जेतुमर्ही त्रपलो जेय" । 


सप्तम आद्विक ४५३ 
इहापि तर्हि नियमान्न प्राप्तोति । छब्यस्‌ । पब्यम्‌ । अवश्यल्प्रब्यम्‌ । 
अवश्यपाव्यमिति । 
तुल्यजातीयस्य नियमः ! 
कस्य तुल्यजातीयः । 
यथाजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
कर्थंजातीयकः श्षिज्योरेच । 
एकारः । 
एवमपि रायमिच्छति रेयतीत्यत्रापि प्राप्तोति । 
रा यिच्छान्द्खः' । इष्टाजु विधिइछन्दसि भवति । 








क्षय्य जय्यो ° के नियम से चेयम्‌ जेयम्‌ की तरह लव्यम्‌ पव्यम (छू पू-यन्‌) 
अवस्यळाव्यम्‌ अवश्यपाव्यम्‌ ( भवय छू पू-ण्यत्‌ ) यहां भी ओशो को अर भाः 
आदेश नही प्राप्त होते । 

क्षव्य जव्यौ० सूत्र अपने तुल्यजातीय का ही नियम करेगा । 

उसका तुल्यजातीय कोन ह ? 

जिस प्रकार का क्षि जि का एच है । 

किस प्रकार का क्षि जिका एच है? 

एकार है । इस लिये चेयम्‌ जेयम्‌ यहाँ एकारान्त का ही नियम होगा । 
लव्यम्‌ पब्यम्‌ अवःयठाव्यद लवग्यपाच्यम में एकार न होने से उसरा नियम 
न होगा तो वहां भासी का अब लाए हा जायेगे । 

फिर भी रायनिनउति रैयति यहाँ क्षच प्रत्ययान्त र इस नामधाए के ऐदार 
को खाय जादैन प्राप्त होता छै क्योकि क्ष नि के एउ से एकार फी ही 
नियम मे च्यावृत्ति होगी एफार फी नही । 

यकारादि प्रत्यय परे होने पर र पायर या प्रयोग छान्दस है । नपार ir 2] 
एस त्थिरयाग से क्षायाऱन न हेगा। फय छना मे इटा तिथि ही ह] 


शो. 7 
हि 
(ह बरै 


| रश फा सनुविधान होगा द 1 तपा देगा हे फश फर गो 
टारिएस मान फर खायादश फा जनाइ गमहग । 


शू ~ र 
पुष ११ परी लपल शवक कीय गर 


६, रा पि “aoa me बा = नशी कित 21 
क 


४०५४ ब्याकरणमदहाभाष्य 


'ऊड॒पधाया गोहः? । आदेशतो<न्चरतमनिन्नैत्तो सत्यास्ुपधाग्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । प्रक्रतितः पुनरन्तरतमनिद्ठत्तौ सत्यामूकारस्य गो हो यान्तरतमा 
घक्कतिस्तत्र पष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्तरेणोपधाग्रहणं 
सिद्ध भवति । 

आदेशतोऽप्यन्तरतमनिईत्तो सत्यां न दोपः। क्रियते पतनः 
न्यास पव | 

“रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः । आदेशतो5न्तरतमनिर्द त्तो 
सत्यां तकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनि्ृत्ती सत्यां 
नकारस्य निष्ठायां याऽन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा 
भवन्तीत्यन्तरेणापि तकारग्रहण सिद्धं भवति । 





प्रथसान्त पाठ में यह भी दोष है कि ऊदुपधाया गोह. में उपधा ग्रहण 
करना होगा । जिससे गोह के उपधा ओकार के स्थान में उकार हो। अन्त्य 
अळू इकार के स्थान म न हो । सप्तम्यन्तपाठ सें तो अन्तरतम स्थान में 
आदेश होया । उससे उकार आदेश अपने अन्तरतम स्थानी ओकार को ही 
देखेगा तो विना उपधा ग्रहण किय काम चल जाता है । 

यह कोई दोष नही । ऊदुपधाया गोहः में उपधा ग्रहण किया हुना ही 
है। अन्यथा गोह के अन्त्य अळू हकार के स्थान मे ऊकार प्राप्त होता है। 
उपधा ग्रहण से नही होता । 

प्रथमान्त पाठ में यह एक और दोष है कि रदाभ्यां निष्ठातो नः पू्वेस्य 
च दः सूत्र में तकार ग्रहण करना होगा । जिससे निष्ठा के तकार को नत्व 
हो सके । सप्तम्यन्त पाठ में तो अन्तरतम स्थान में आदेश द्वोगा। उससे 


पाठ मानते हैं । वह पाठ अनुपपन्न ह । क्यजन्त रे घालु से थातुनिर्देश में इक्‌ प्रत्यय 
करने पर भी रायि यह रूप नहीं वन सकता। रायि च्छान्दसः का अर्थ है किं 
यि अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय परें होने पर रै शब्द छान्दस है। अथीत्‌ यकारादि 
क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते रे शब्द का प्रयोग केवळ वेड में होता है, लोक में नहीं । 
क्य से अन्यत्र तो रै का प्रयोग लोक में भी हो सक्ता हे। किन्ही के मत में रे शब्द 
का प्रयोग लोक में सवथा ही नहीं होता। वेसे गो समानाक्षरनान्तात्‌ इस वचन 
द्वारा परिगणित गो आदि म ही क्यच्‌ का विधान होने से ऐकारान्त रै शब्द से क्य 
होगा ही नहीं तो रैयति का प्रयोग सी न होगा उसमें आयादेश का प्रश्न ही 
नहीं उठता 1 


सप्तम भाद्विक ४५४ 


अदेशतो५प्यन्तरतमनिईत्ती सत्यां न दोषः । क्रियते ण्तन्‌ 
न्यास एव । 

कि पुनरिदं निर्वर्तकम्‌ । अन्तरतमा अनेन निर्वत्यन्ते । आहोस्वित 
प्रतिपादकम्‌ । अन्येन तिर्वत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । 


कदचात्र विशेषः । 
_ CC C ~ ०” 
स्थानेन्तरतमानिवतके सत्रस्थानिनिबृत्ति, । 


स्थाने$न्तरतमनिर्वर्तके सर्वस्थानिनां निवृत्ति. प्राप्नाति । अस्यापि 
प्राप्तोति दधि मधु । 
नत्व अपने अन्तरतम स्थानी का हढेगा तो पिना तफार ग्रदण किय भी काम 
चल जाता है । 

यह कोइ देप गदी । रदाभ्यां निष्ठातो नः० सूत्र मे तकार अण किया 
हुसा ही है । अन्यथा भिन्नवद्भ्याम्‌ ( मिदू-क्तवतु ) यहां निद्यप्रत्यय फ्तपनु 
के दकार को भी नत्व प्राप्त होता हे । यथा तृतीसास्त गा पमा इस वर्णा- 
च्चारण शिक्षा के वचनानुसार नकार का अन्'रतम स्प'नी उकार प्रो जाता हे 
उसको नत्व रोकने के लिये निष्ठातः इस प्रकार निष्ठा के माव तकार ग्रदण 
करना आवश्यक दे ।' 


eee Pontes ed en 


क्या यद सूत्र निक ह। भर्थात्‌ स्थय ही अन्तरतम आादेग झरने 
वाला है या प्रतिपादक हे । अन्य से किये हुए आवेगो की सन्तरनमता का 
प्रतिपादन करने वाला है 1९ 

इसम क्या विशेष 

यदि यद स्वतन्त्र रुप से स्वये ही अन्तरम खादेन करने मारा है मा 
सब स्थानियो की निइत्ति प्राप्त हाती हेत उगम यहाँ भी कार न डोई 
अन्तरतम कदेश दो कर उघि मतु शब्द मी निदि दा जानी चाटिय 


= oS ey ~ 


गन नराय as क व Sn 
षु छ र्र परर सार जार श्र शा कद ड बट Po Eo i i हि ea {रः + द्‌ 
f = क ल श्‌ = 4 ७ 
गद शर उ स्ये पर हत्या न । म्थानन्गरगगर एर क र झे ३, कई 


1१0) कळे अ न्य कर ग +t भ Er 57? x _ ३ १ 
अब ३११ ४ ११ 1 ११२ 1 ३ ~} 


र्‌ 
को डू घे NS ० भनु फीचे कट a 3 "का 
२. प्रेरय” ४३३ सार य ह 5 व 


= = 


का नियम १ रमाई पक्ष जार का * ५ ६३ 


द्‌ व्यांकरणमंहाभाप्यें 

अस्तु । न कदिचदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यत । तत्रान्तर्यतो 
दघिशव्दस्य दधिशाच्द्‌ पच, मधधुदाव्दस्य मधुशब्द एवादेशो भविष्यति । 

यदि चैवं क्वचिद्‌ चेरूप्यं तत्र दोपः स्यात्‌ । विसं मुसलमिति । 
“इप्कोरादेशाप्रत्यययोरि'ति पत्वं प्राप्तोति। अपि च इश व्यवस्था न 

. ~ ~ वतिष्टन्त 

प्रकल्पेत । तद्यथा तप्ते आप्ट्रे तिलाः प्रक्षिप्ता मुद्द्तमपि नावतिष्ठर 
पुवमिमे वर्णा मुहतमपि नावतिष्ठेरन्‌ । 

अस्तु तहि प्रतिपादकम्‌। अन्येन नि्रत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । 

निदवत्तम्रतिपत्तौ निदात्तिः | 

निईत्तप्रतिपत्तो निर्वत्तित सिध्यति । सबै सर्वत्र प्राप्नुवन्ति । 

किं त्युच्यते निर्वुत्तिन सिध्यतीति । न साधीयो निब्बुत्तिः 

अच्छी चात है । दधि मधु में और तो कोई आदेश नज़दीक दीखता 
नहीं 1 अन्तरतम द्वोने से दवि मधु ही आदेश ददो जायेंगे । 

इस प्रकार आदिश मानने पर किन्ही शाब्दो म विरूपता झा जाने से दोष 
होगा । जसे--विर्स मुसठम्‌ । यहाँ सकार को सकार आदेश मानने पर आदेश 
का सकार हा जायगा ता इण कवर्ग से परे आदेदाप्रत्यययोः से विधीयमान 
पत्त प्राप्त होगा ।' 

इसके थतिरिकत वार २ आठे होते रहने से वणी की इष्ट व्यवस्था भी 
न बनेगी । जैसे गर्म तपे हुए भाड़ में डाळे तिळ क्षण भर भी नहीं ठददरते 
वेसे ये वर्ण भी क्षण भर नहीं ठद्देरगे । 

तो फिर इस सूत्र को प्रतिपादक मानलें 1 और से किय हुए आदेओं में 
भन्तरतम की साधुता का बोधक यह सूत्र दे ऐसा समझ लें । 

अन्यां से निष्पन्ना का प्रतिपादक मानने पर (अभिमत शब्द की) 
निष्पत्ति नहीं सिद्ध होती । सव जगह सव आदेश प्राप्त होते हैँ । 

यह क्या कहा इ कि नियत्ति सिद्ध नहीं दती । क्या अन्तरतम आदेशों की 








१, जव वित्त शब्द के स्थान में विस आदेश और सुसळ के स्थान में 
मुसळ आदेश करेंगे नच तो पख प्राप्ति का दोष नहीं होगा । क्योंकि उस समय 
सम्पूण शब्द के स्थान में आदेच हुआ है केवल सकार के स्थान में नहीं इस लिये 
आदेश का सकार न होने से पत्व न होगा 1 


सप्तम जाएिक ४५७ 


सिद्धा भवति । 


त ब्रूमो निर्दुत्तित सिध्यतीति। कि तहिं। इष्टा व्यवस्था न 
प्रकल्पते । न खर्च सर्वन्नेष्यन्ते । 
इृद्मिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 
अनर्थकं च | 
अनर्थकमेतत्‌ स्यात्‌ । यो हि भुक्तवन्तं घृयान्‌ मा भुझ्था इति 
कि तेन कतं स्यात्‌ । 
उक्तवा । 
किसुक्तम्‌ । सिद्धं तु पप्य्यधिकारे चचनादिति’ | पम्ठयधि हार य 


> 


योगः कर्तव्यः । स्थानिन्तरतमः पष्ठीनिरदिएस्येति । 


ree mee MAS ree Le 


निप्पत्ति अच्छी तरह सिद्ध नदीं हो रद्दी । साधीयः = भच्छी नरहर । 





इम यदद नहीं कहते कि नित्पत्ति सिद्ध नहीं दोती। आन की निप 
तो हो रही दे परन्तु आदिइयमान वणा की इट व्यररया नहीं सिए पोती । सप 
जगद सथ वणी के भादे दृष्ट नहीं हैं। अरू के स्थान में सब दीर्य साग यो 
जायेगे तो अन्तरतम दीधे भादेश नहीं सिद्ध होते । 


फिर स्थानेन्तरतमः यद्द सूत्र पया फरेगा ? 


यह सूत्र एक प्रकार से व्यर्थ ही होगा । गो डिसी के भोजन ग्ग 
घुझने पर कदे कि तुम भोजन मत गाना ता उसके ऐसा काने से श्या 
होगा । वढ ता ग्या चुका। तव छार से आदेश हो घरे तय आरा दामा 
से उनके साधुत्य शान के याद यद सूज तन्नर'म दी ऐसा इह्‌ फर उन मे 
झसाधुत्व का प्रतिपादन मेस करेगा । 


कक पन साग «_ कि 
एस दोप फा समाधान फा घूर £। 
प्रतिपाइक डोनों ही न मान एर सधयानारा पढने मागग पळी में )्योमा 


टं क + ६ छ 
न 


७? ले कोर = क्क तः क क कफ १४४८ पू 
फेलधिषार स टग पए दुल डेख मा लगा पन्त का निट स हार ४४५ 


कक FT एर 
क्या) एग गण घा पिन दाया 


छाट फा दिधाग हो रदा दंगा शे शग टी SNE हो a रा" 
एसे पारा शादेश परिता ही फर शरम हो पती | सघ शाला रद 
लइ गर्दी होगे. एस प्रहार गिपिमूर्णा दे साय टुर की हय गाइड टू 


छ कोई दोर स होगा । 


४५८ स्थाकरणम हा भाण्य 


प्रत्यात्मवचनं च | 


प्रत्यात्ममिति च वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ । यो यस्यान्तरतमः स 
तस्य स्थाने यथा स्यात्‌ । अन्यस्यान्तरतमोऽन्यस्य स्थाने मा भूदिति । 


्रत्यात्मवचनमशिष्यं स्वभावसिद्धत्वात्‌ । 


प्रत्यात्मतचनमशिष्यम्‌ । किं कारणम्‌ । स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभा- 
चत पतत्‌ सिद्वम्‌। तयथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्त 
न चोच्यते प्रत्यात्ममिति प्रत्यात्मं चासते । 


अन्तरतमवचनं च | 


अन्तरतमवचनं चाशिष्यम्‌ । योगश्चाप्ययमशिष्यः । कुतः। 
स्वभावसिद्धत्वादेव । तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते 
नेव कृशाः कशः सहासते’ न पाण्डवः पाण्डुभिः । येषामेव किंचिदर्थकतमा- 
त्तर्य तेरेव सहासते । तथा गावो दिवसं चरितवत्यो यो यस्याः प्रसवो 
भवति तेन सह शारते। तथा यान्येतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानि भवन्ति 
तान्यन्योन्यमपद्यन्ति शाब्दं कुर्वन्ति । 





अन्तरतमविधान में प्रत्यात्म शब्द का ग्रहण करना चाहिये । प्रत्यात्म 
अर्थात्‌ अपना अपना जो जिस का अन्तरतम दै वह उसी के स्थान में हो । अन्य 
का अन्तरतम अन्य के स्थान में न हो यह कहना चाहिये । 


प्रत्यात्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीँ । यह तो स्वभाव से ही 
सिद्ध है कि जो जिस का अन्तरतम है वह उती के स्थान में द्वोताहे । 
जैसे समान=उत्सव पर जन-समागम, समाश-सहभोज, और समवाय=्सभा आदि में 
न्वैव्यि ऐसा कहने पर जो जिस स्थान के योग्य द्दोता है वह वहीं बैठता है। 
अपने अपने स्थान पर न कहने पर सव अपने अपने स्थान पर ही बैठते हैं । 


इस प्रकार स्थानेन्तरतमः इस सूत्र की भी आवश्यकता नहीँ रहती । यह 
भी अशिप्य दै । उपदेश की अपेक्षा नहीं रखता । क्योंकि सभा आदि में वेठिये 
ऐसा कहने पर न तो दुबले आदमी दुवर्लो के साथ वेठते हैं, न पीले वर्ण वाले 
पीले वर्ण वारो के साथ, बल्कि जिन के साथ कुछ अथैकृत (विद्या जाति धनादि 
के कारण) थान्तर्य (सादरय़) होता हैं उन्हीं के साथ बेठते दें । दिन में बाहर चर 
कर आई हुई गोष घर में जो जिसका बच्चा होता है उसी के साथ सोती हुँ। 


सप्तम माद्विक ४५९ 


एवं तावच्चेतनावत्सु । 


अचेतनेष्वपि । तद्यथा छोप्टः क्षितो बहुबेग' गत्वा नव तिर्यग्‌ 

गच्छति नोध्वेमारोहति पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यतः । तथा 

या पता अन्तरिक्ष्यः सूक्ष्म आपस्तासां विकारो धूमः | स धम आकाणे 

निवाते नेव तिर्यग्‌ गच्छति तार्वागवरोहति । अवचिकारोऽप पच गच्छ्त्या- 

, स्तर्यत । तथा ज्योतिपो विकारोऽचिराकाइादेशो निवाते उुप्रञ्चल्टितं 

„ नेव तिर्यग गच्छति नार्वागवरोहति । ज्योतिपो विकारो ज्योतिरत्र गच्द्रत्या- 
न्तर्यत. । 


व्यञ्जनस्वरब्यतित्रमे च तत्कालप्रसङ्गः । 


व्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्रोति । व्यञ्जनव्यति- 


संघुटकाति=एक साथ जुए में जुतन वाळे होने से अत्यन्त ति परिचित गोयुक्तकानिल्‍्बेलों 
के जोड़े जब एक दूसेर को नहीं देसत तो रंभान लगते दँ । 


[a 


यह व्यवहार तो केवर चेतना वाले प्राणियों में दीसता हे (पर यहां कादिष्ट 
होने वाले वर्ण अचेतन हें ) । 

अचेतनों से सी दीखता ह। जसे फेंका हुआ मिट्टी का देरा यो घेग 
से ऊपर जा कर न तो तिरछा जाता रे आर न ऊपर ही घटता हे एसियी फा 
विकार होने से नीचे थिवी पर ही क्षा गिरता हे । एभिशी के साध उमरा 
आन्तयै हे, सारञ्य है। इस लिये बह एवियी से ही मिल जाता है। यइ नो 
अन्तरिक्ष में सूक्ष्म समुद्र का पानी है, अग्निसंयोग से कालादि मे उन्पन्न टस 
का विकार धुआं छाकान मेंयन्ड हवा मेन ना निरण जाणा दे भार न नीय 
उतरता हे । पानी का परिकार होने से अन्तरिक्ष के पानी गे ही सिरा शना टे 
सूये का विकार जा ज्वालाये ह वे ञाफाश भे यन्द रगा मे शिरी या नीच न 
जाकर सूर्य का पिकार होने से सूये म ही मिल जाती हैं । झगिन को नपेटे अग्नि में 
मिल जाती हँ । सूय फी किरणे सूर्य में सिल जाती है 1 

न्यक्षन के परियर्नन में भोर स्पर के परियर्णन में ग्घलागाशा-. इस 


re er गाथा 


® 


0 १” $ १ 





त ५ पुम्गर मे याय पणा १. | Te DO? Fe Eo Yr? 
र RTE? 7३15 Sit ~ 1 je तक ir ४ 
१ किन्ही पुसारा म बाएइरय पाए 2 1 द दे ४ 
जल] शग जन्‌ पर" = ब्र >. 
साथ | बतवास््यपतन यंग ब ग) या का काट 
~ ~ 


=~ क्र = Ed 
२, एग प्रहार TTS TFT म हमार 


= + 
फो सित वि परि इसे गणे फो पाडा फा दया 25 


= कन्म 
रा सुना 


४६० ब्याकरणमहाभसाध्य 


क्रमे । इष्टम्‌। उत्तम. । आन्तर्यतोऽर्धमात्रिकस्य व्य्जनस्यार्धमात्रिक इक्‌ 
प्राप्रोति । 


निव लोके नेव वेदे अधमात्रिक इगस्ति । 

कस्तर्हि ? । 

मात्रिकः । योस्ति स भविष्यति । 

स्वरव्यतिक्रमे । दध्यत्र मध्वत्र । कुमार्यर्थम्‌ ब्रह्मवन्ध्वर्थम्‌। आन्तर्य- 
तो मात्रिकस्य ढिमात्रिकस्येको मात्रिको द्विमात्रिको यण्‌ प्राप्तोति । 

नेव लोके नेव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति । 

कस्तहि । 

अर्धमात्रिकः । योस्ति स भविष्यति । 





अन्तरतम नियम के मानने पर तत्समकाळ वर्ण का ग्रहण प्राप्त होता है । 
व्यक्षन के परिवर्तन में जैसे--इष्टम्‌, उप्तम्‌ (यज चप्‌-क्त) यहां यज्ञ्‌ वप्‌ में 
यकार वकार व्यञ्जन अर्धमात्रिक हैं उन के स्थान में होने वाले इकार उकार 
भी अन्तरतम परिभाषा से अथमात्रिक प्राप्त होते हैं । 


लोक भौर वेद में कहाँ सी इकार उकार अर्भमात्रिक (आधी मात्रा 
वाळे) नहीं हैं । 

फिर कौन से हैं । 

मात्रिक हें 1 जो हैं वे हो जायेंगे। इस लिये इष्टम्‌ उक्तम्‌ में एक 
मात्रिक ही इकार उकार होंगे, अर्धमात्रिक नहीँ 

स्वर के परिवर्तन में जेसे-दध्यत्र मध्वत्र (दधि-अन्न, मघु-अत्र) । कुमार्यर्थम्‌ 
ब्रह्मवन्थ्वर्थम्‌ ( कुमारी-अर्थम्‌ , बह्मबन्धू-कर्थम्‌ ) यहाँ मात्रिक और द्विमात्रिक इवर्ण 


उवर्ण स्वर के स्थान में होते वाला यण मी अन्तरतमपरिभाषा से मात्रिक 
द्विमात्रिक प्राप्त होता है । 


लोक और वेद में कही भी यण मात्रिक और द्विमान्रिक नहीं है । 
फिर कोन सा है । 


जाघी मात्रा वाला हे! जो है वह हो जायगा । इस लिये दभ्यत्र आदि में 
अर्धमात्रिक ही यण्‌ होगा मात्रिक द्विमात्रिक नही । 


सप्तम नाट्विक ४६१ 
अक्षु चानेक्वणदिशपु । 
अक्ष चानेकचर्णादेशेणु तत्कालता प्राप्तोति। इदम इद्य । आन्तर्य- 
तोऽर्धतृतीयमात्रिकस्येदमः स्थाने$्धतृतीयमात्रमिवर्ण प्राम्नोति । 
नेप दोपः । भाव्यसानेन सवर्णानां ग्रहणं नेत्येवं न भविप्यति । 
गुणवृद्धयेजभावेपु च । 


शुणव्रृद्धयोरेजुभावेपु च तत्कालता प्राप्रोति । खटबा इन्द्रः= 
खद्चेन्द्रः । खसूचा डदकम्‌=्खद्चोदकम्‌ । खद्वा ईपास्खट्वपा । स्रुचा 
ऊढा-खट्वोढा । खर्वा एडका-खदवैडका । खट्घा ओदनःम्खट्वेदनः । 
खटूचा ऐतिकायनः=खरवेतिकायनः । खटवा औओपगचः = खरट्वे।पगव इति । 
अन्तर्यतस्त्रिमात्रचतर्मात्राणा स्थानिनां चिमात्रचतुर्माचा आदेशाः धाप्लु- 
वान्त । 


res i Se ~ 


सनक वणो के स्थान में आदेश होने वाळे शचा म भी अन्तरतम 
परिभाषा से तत्कालता प्राप्त होती हे । जस इदम रेश । यशा ददल. को त्यटायत्य 
पररूप हो कर इद? बनने पर वह हाई मात्रा वारा हो जाना ' उस दे 
स्थान मे होन वाला इश ( इ) आदेश भी टाई मात्रा वाला प्राप्त होता ४ । 





भाव्यमानेन सवर्णाना ग्रहणं न, इन परिभाषा से यरा दाइ न हंगा] 
इस परिभापा का र्थ है-विधीयमान जण अपने सरणे फा प्राण गरी रंग्ना 
हे । इस लिये उदम इश्‌ में विधीयमान एता अदिश अपने सरणा छा गण 
नहीं करेगा तो एफमान्रिक ही इकार होया । दाई मात्रा याण नरा ममि 
दाई मात्रा वाला इकार कही है भी नरी। यदि त्यट्ापार पररप हो पाच 


क. 
है ५४ 


कर सीधा इदम्‌ को एन करें यो नी विमात्रिक एरार प्राप्त होगा 
भी भाव्यमान होने से न होगा । 

गुणरहि सौर एज़्माय (टर) से भी सन्रनस परिनारा मे गाय 
प्राप्त होती है । जैसे सटया इन्दसायटोनाड । परदेश ईरासारट या बया पाडा 
खटयोदकम । सदया अणनापई रण गडात एप्शानयर गारो ण 


स्वट्यतिकायनः । सद्या पोदन खपटएन्‌ । गटणे सगर का सा । सर्न 
प्रमायित नतर्मातिर का | छ कारि के ग्यान में हने पा TRAN का; 


की क. * ज 
एसो भी भन्गग्सग परिनापा से पिसागिए घगुमीधिद दाण त! 


४६२ व्याकरणमहाभाष्य 


नेप दोषः। तपरे गुणवृद्धी । 

नजु च तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपरः । 

नेत्याह । तादपि परस्तपर इति । 

यदि तादपि परस्तपरः । ऋद्दोरबिति इहेव स्यात्‌ यवः स्तवः। 
लवः पव इत्यत्र न स्यात्‌ । 

लेप तकारः । कस्तर्हि । दकारः । 

कि दकारे प्रयोजनम्‌ ? 

अथ किं तकारे? यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि । अथ मुख- 


ba 


यह कोई दोष नहीं । गुणवृद्धि संशा में अदे आदैच कह करभएओ 
क्षीर भा ऐ ओ ये सब तपर किये गये हैं । इस लिये तपरस्तत्कालस्य के नियम से 
सवण का ग्रहण न होगा तो त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक आदेश न होंगे । 


तपरस्तत्कालस्य यहां तपर शब्द सं तो तः परो यस्सात्‌ स तपरः इस प्रकार 
वहुबीहि समास माना है। उससे अआ ही तपर बनेंगे। एओ ऐभौ तपर 
नहीँ वनगे । उनके तपर न होने से तत्काल का नियम न होगा तो सवणग्रहण प्राप्त 
~ 
होता है। 


यह वात नहीँ हे । तपर शब्द में तात्‌ परः तपरः इस प्रकार पञ्चमी तत्पुरुष 
समास भी मानते हैं। उससे ए ओ ऐ ओ भी तपर हो जायेंगे तो तत्काल का 
नियम हो कर उनमे सवर्णप्रहण न होगा ! 


यदि तपर शव्द में तात्परः तपरः इस प्रकार पञ्चमीतत्पुरू्व समास भी 
मानते हैं तो ऋदोरप्‌ में उवर्ण भी तपर हो जायगा । उसके तपर हो जाने से तत्काल 
का नियम हो कर हस्व उकारान्त धातु से ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा । दीष 
उकारान्त से न दो सकेगा । तो यवः स्तवः (यु स्तु-्अप्‌ ) ये ही रुप बन सकेंगे । 
लव. पव. ( छू पू-अप्‌ ) ये न चन सर्केग । यवः स्तवः में यु स्तु धातु स्व उकारान्त 
हैं। लवः पव. में ळू पू दीध उकारान्त हैं । 


ऋदोरप्‌ म ऋत्‌ ओरपू-ऋदोरपू इस प्रकार तकार नही मानेंगे । किन्तु 
टू ओरप्‌=मऋहदोरप्‌ इस प्रकार दकार मानेंगे । 

ऋदोरप्‌ म दकार मानने का क्या प्रयोजन है ? 

वहाँ तकार मानने का भी क्या प्रयोजन है क्योंकि आप तपर शब्द में केबल 


सप्तम भाद्धिक त 


शुखार्थस्तकारः, दकारोपि । 
पज्भावे | कुर्वाते कुर्वाथ । आन्तर्यतो ऽर्घतृनीयमातस्य टिसेघकस्या- 
घतृतीयमाच एच्‌ प्राप्नोति । 


नेव लोके नच वेदेऽ्थतृतीयमात्र एजस्ति । 
ऋचर्ण © ~ ९ क विळे 
त्रवणस्य गुणबृद्धिप्रसड़े रावप्रसह्ठोी$विळोपात । 


ऋषर्णस्य गुणबूद्धिप्रसद्गभे सर्वप्रसद्ठः । सर्वगणत्रद्भिपसद्गः। सर्वे 
गुणवृद्धिसक्षका ऋवर्णस्य स्थाने प्राप्युवन्ति । कि कारणम्‌ । अविशेषान । 
न हि कश्चिद्‌ विशेष उपादीयते एवंजातीयको गणवरृद्धिसंजक ऋचर्णस्य 
स्थाने भवतीति । अचुपादीयमाने विशेषे सर्वप्रसङ्गः 


बहुत्रीहि समास मानते हैँ उससे ऋ ही तपर बनेगा । उकार तो तपर न होगा | 
ओर क्रु के लिय तपर करना व्यर्थ हे । वह स्तः ही दीय पढाई, । हां, उफार 
के लिये तपर करना सफल हो सकता हे पर वह पञ्चमी ततुरुप समास मे ही 
संभव हे । इस लिये इम यहां तकार न मान कर दकार मानत है। सिससे 
तपरस्तत्काल्स्य की प्रवृत्ति न हो । भोर उचर्ण अपन सयर्गिया का प्रएण बर 
सके । केवल बहुबीदि समास मानने वाले के लिये परगेरय में सरार उकार 
दोनो समान हें । वहां यदि सन्दहाभाय के लिये तपर किया ठुला सानेभ तो दपर 
भी सन्देहाभाव के लिये हो सकता हे । यदि सुपार सुर से डप्यारण फरने से 
सहायक दोने के लिये तपर मानेंगे तो दपर भी उसके लिये दो सकता £ 


४ « # बे ०» + हि 
एज भाव का उदाहरण छुरति उपाय दे। एव) उपाये ( आनाम्‌, 
आवाम्‌ ) यहाँ आताम आवाम्‌ में टि सेजशक आग फे लाए माया गा "न 
से उसके स्थान में होने वाला रेरा भी सन्तरराम परिभाषा में टार माग 
कि ने, 
चाला प्राप्त होता हूं! 
लोक खोर हद में करी नी राई सागा पागा गतार नहीं #1 हियर गा 
ह । इस लिये ट्विमाव्रिफ हो जायगा । 
सपणँ फे स्थान में गणएदी पान पर पुणशबिसतर सनी पणे णा न न] 
कग फूगण के सयान मे होगे ये लिये शुड पा ढिया दि थे इलो 
फटी का कान भे ४४५ t 


sv < १ 


को नरी फा गाया है बियर गसडदरिसेशक परे 
>> जो. 
वना झिप पी के कहे सनी पणे प्राणा टाक! 


४६४ व्याकरणमद्दांभाण्य 
र हक अवर्णस्यान्तर्यम्‌ 
न वा ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसड्रादू अवर्णस्यान्तर्यम्‌ । 


न वा एप दोपः । कि कारणम्‌। ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्घात्‌ । 
उः स्थाने अण्‌ प्रसज्यमान पव रपरो भवतीत्युच्यते तत्र क्रवर्णस्यान्तर्यतो 
रेफवतो रेफवानकार एवान्तरतमो भवति । 

सवीदेराप्रसङ्गस्त्वनकाळत्वात्‌ । सर्वादेशस्तु गुणबृद्धिसंजक ऋवर्णः 

~ शर ~ सर्वस्ये 
स्य प्रा्तोति । कि कारणम्‌ । अनेकाठत्वात्‌ । अनेकाळू शित्‌ ति। 
नवानेकाळ्त्वस्य तदाश्रयत्वादू क्रवर्णादेशस्याविधातः । 

ल वा एष दोषः! किं कारणम्‌। अनेकाळूत्वस्य तदाश्रयत्वात्‌ । 
यदायसुः स्थनिऽण्‌ तदायमनेकाल्‌ । अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवर्णा- 
देशस्य विघातो न भविष्यति । 

अथवाऽनान्तर्यमेवेतयोरान्तर्यम्‌। पकस्याप्यन्तरतमा प्रकृति नास्ति 





फक 


यह कोई ढोष नहीं । उरण्‌ रपरः से कवणे के स्थान में प्रसज्यमान 
होते ही अणु रपर कहा गया दै । उससे रेफ वाळे ऋवणे के स्थान मै उसके अन्तरतम 
रेफ वाले अर्‌ आर्‌ गुणवृद्धि दो जायेगे ।' 


यदि कवण के स्थान म अर्‌ आर्‌ गुणबृद्धि होंगे तो वे अनेकाल होने से 
अनेकाल जित्सत्रेस्य के नियम से सारे ऋवर्णान्त अङ्ग को प्राप्त होते हैं । 


यह कोई दोप नहीं। कवणे के स्थान में होने वाळे अण्‌ के द्वारा रपर हो कर 
ही अर्‌ आर अनेकाळू होते हें । पीछे अनेकाल होने पर चे अपने आश्रयभूत 
ऋण का विघात नहीं कर सकते। जब तक ऋचण के स्थान में अर्‌ आर्‌ 
नदीं हो पाते तव तक वे अनेकाल्‌ नहीं बनते । जब तक अनेकाल्‌ नहीं बनते 
तव तक सर्वादेश नहीं हो सकते इस लिये पहले ऋवणी के स्थान में हौं, फिर 
अनेकाल्‌ हों इस उक्त आनुपूर्वी से अनेकाल दो कर भी पूर्वप्रशृत्त अवर्ण के 
स्थानित्व का विघात नहीं हो सकता । 


अथवा ऋचण और अवण का अनान्तर्य (असाइर्य ही आन्तर्यं (साइश्य) है । 
उनका परस्पर न मिलना ही मिलना दै । एक अवण के अचुकूल तो प्रकृति नहीं! 


Se 


१. उरण्‌ रपरः इसके साथ गुणतृद्धिशास्त्र की एकवाक्यता होने पर ऐसा 
® 
अथ दोगा--अद्ग के अन्त्य इकू ऋवर्ण को रपर अणू रूप गुण होता है । 


सप्तम घादिफ ९५५ 
आएरस्थान्तरतम आदेशो नास्ति | एतदेवेतयोरान्वर्यम ।' 
सम्प्रयागा वा नष्टाश्वदग्वरथबत्‌' । 


अथवा नष्टाश्वद्ग्धरथवत्‌ सम्प्रयोगो भविप्यति । तद्यथा 
तवाश्वो नो ममापि रथो दग्चः । उभो सम्प्रयुज्यावहा इति । एबनिद्वापि 
तवाप्यन्तरतमा प्रकतिनास्ति ममाप्वन्तरतस आदेशो नास्ति, अस्तु ना 
सम्प्रयोग इति । 

विषम उपन्याखः । चेतनावत्स्वर्थात्‌ पक्ररणाहा लोके सम्प्रयोगो 
भवति । वणाश्च पुनरचेतनाः ! तत्र िक्कतः सम्प्रयोगः । 


यद्यपि वर्णा अचेतनाः, यस्त्वसा प्रयुङ्क्ते ख चेतनावान । 
एजवर्णयोरादेशोञ्वर्ण स्थानिनो5वर्णम्रधानत्यात | 


So 0१ ८ ee ee 


दूसरे प्रण के अलुक आदेश नदी । एस प्रकार दोनो फेन मिउनसे मेल 





“> 


हो जायगा । 

सधवा नष्टाश्च दगवरश न्याय से दोना का मेल हा आपया । महाश की 
न्याय का स्वरुप यद हे कि एक का घोटा नए हो गया ।दुपेर का रप रर 
गया तो घे आपस से कहते ई--तेरा घोड़ा सोया गया और मेरा रथ गा गया । 
चलो दोनो मिल याये 1 तू सुन रथ दे जोर में नुस घोडा दे । दोनों का काम 
हो जायया। इसी तरह यहां भी तेरा ता हनारतम स्यनी न गर भरा 
अन्तरतम भांदेश नदी, चलो दोनों मिल टे इस प्रकार जपणे भार ० पण मिल 
जावेगे । 

यद रएान्त दीक नर्दी । चेतनादाद पाथा में पकरण या माम्य म 


=e १ 


ठोक में मळ हो सरागा ४: पण सो लचतन रन भे परे मा होगा! 
ययवि एणी घनत ह ता थी उन दा प्रयोग पान यारा ह वका 


प उस से सेल दा जायगा । 


~ Fo = र कि ~ क टि ह ल 3 
है क १५ ह नगर + i’ र bi रै ग क १ क 
शट करक आह. हँ त टीण्शा पृ ws € “१ Pi शा + 
न "ने दता र ४ पय? ३१4७ +४ बाप + के 
F 
i कक क्ष १ छ “1. 8 
Ne > र्‌ “+, बब 1 if 
= = क ® 
5 दृष्य ४ दायर एड र म टब ये 7 || 


४६६ व्यांकरणमद्दाभाष्यं 
एजवर्णयोरादेशेऽवर्ण प्राप्रोति। खरंचेळका | मालौपगवः । किं 
कारणम्‌ । स्थानिनोऽवर्णप्रधानत्वात्‌ । स्थानी द्यत्रावर्णप्रधान; । 
सिद्धं तूभयान्तर्यात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। उभयोयोऽन्तरतमस्तेन भवितव्यम्‌ । नचाव- 
णसुमयोरन्तरतमम्‌ । 
उरण्‌ रपरः । १।१।५१। 


किमिदस्ुुरण्रपरवचनमन्यनिवृत्त्यर्थम्‌ । उ; स्थाने अणेव भवति 
रपरश्चेति । आहोस्विद्‌ रपरत्वमात्रमनेन विधीयते । उ; स्थाने अण्‌ च 
अनणू च। अण्‌ तु रपर इति। 


कश्चात्र विशेषः । 





De 


एच और अवर्ण के पुकादेश में अवर्ण की प्रधानता होने से दोनों 
के स्थान में अवण आदेश ही ग्राप्त होता है । खट्वा-एलका-खट्वैलका । माला- 
औपगव = मालौपगवः । यहाँ वृद्धिरेचि से विधीयमान आ ऐ क्षो के एकादेशा 
में ऐलो न होकर भा दोना चाहिये । क्योंकि स्थानी ए औ में भी अवर्ण 
के विद्ययमान होने से उस की प्रधानता हे । 

यह कोई दोष नहीं । खट्वैलका, मालीपगव में ऐ श्री वृद्धि एकादेश 
सिद्ध हो जायेंगे । क्योंकि जो उभय अर्थात्‌ भा और ऐ औ दोनों का अन्तरतम 
होगा वही आदेश होगा ! आकार केवळ कण्ठस्थान वाला होने से दोनों का 
अन्तरतम नहीं हे । ऐ औ तो कण्ठ के साथ तालु ओष्ठ स्थान वाले भी 
होने से दोनों स्थानियां के अन्तरतम हैं इस लिये दोनों के स्थान में ऐे 
आ ही वृद्धि होंगे, आकार नही । 

क्या उरण्‌ रपरः इस सूत्र से ऋ के स्थान मै अण ही दो और वह 
रपर दो इस प्रकार अण्‌ से भिन्न आदेशों की निवृत्ति की जाती है या ऋ 
के स्थान में अण अनण्‌ सव हों पर क्षण तो रपर हो इस प्रकार भण्‌ को 
केवळ रपर मात्र किया जाता है। पहले पक्ष में यह ऋ के स्थान में ग्राप्त 
अन्तरतम आदिशो को भी वाधकर अण्‌ ही करेगा और उसे रपर भी साथ में कर 
देगा । दूसरे पक्ष में किसी से प्राप्त ऋ के स्थान से क्षण को रपरमात्र 
करेगा । 

इस मै क्या विशेष 


२-७ 


हे! 


सप्तम शाह्विक ५3७ 


उरण्रपरवचनमन्यनिवृत्त्यथमिति चदुदात्तादिपू दोपः । 
उरणूरपरवचनमन्यनिकृच्वर्थ चडुदात्तादिषु दोपो भवति | 
के पुनरुदात्तादयः । 


उदात्तानुदात्तस्चरितानुनासिकाः। कृतिः दृतिः । कृतं हनम्‌ । 
प्रकृतं प्रहतम्‌ । हँ; पाहि । 


अस्त तर्हि डः स्थाने अण्‌ च अनण्‌ च | अण्‌ त रपर इनि। 
~ ~ ~ ~ € 
य उ; स्थानेऽण्‌ स रपर इति चद्‌ गणवृद्धघोरवर्णाधतिपत्तिः। 


~ ~ So ~ > जार 


यदि यह अण से भिन्न आदिशो की निवृत्ति करता ह तो उदात्त भादि 


स दोप होगा । 

उदात्त आदि फोन से ६ ? 

उदात्त अनुदात्त स्वरित ओर अनुनासिक । छतिः एति. ( हनन) यद्रा 
कृ कीऋ के स्थान मे अन्तरतम श्नित्यादिनित्यपू से टदात्त तर न होकर छण 
(न इड) में से ही कोई अक्षर प्राप्त होना चाहिये क्योकि ! क्षण नहीं ३ 
उसे चाध कर यइ घट के स्थान में छण ही करेगा तो घतिः निम उदान 
घ्र न हो सकेगा। इसी प्रकार उत्तम एनम यहाँ फू की प्रा के स्थान म 
अन्तरतम अनुदात्ते पदमेक्यजेम से अनुदात्त प्र को बाघ कर आण्‌ प्राप्त होता 
है । प्रम्तम्‌ प्रहतम्‌ यहाँ क की म्ल के स्थान में अन्तरतम उगचाइनरानब्य स्यान 
से सपरित फो याथ कर छण्‌ प्राप्त दाता है नः पाहि (गननारि) र ग्न 
ये सेननफे न फो स होने पर नप्रानुनानिरई णाग्यत या से "य के रथान म 
अन् एरतम अनुनासिक फऋ को घाउ कर क्षण प्राप्त होता ४ 1 

धन्टा तो एके स्थान में ३7 मण सय हों पर पण फो रपर होय” 
दसरा पक्ष मान टी नय । 

यदि पर फे रथान में अग. एनय सय माग एर किता कॉ कया रार 


न १» क क 


किया ताना हे तो कवणे फे रथान में गुणरजि परन में याये दा विणता 


er जा ललल कची 


नि क क र क हथ 
१ सु" चत से रोगा टा र २५ ८ १४५ हा Mesos ४६१३७१ पर 
८ - 
ह्न क्क १ “कन 4 end नर EN शी ~ क Fj Fd ब 
पो} { “ए; 3 १ तट 1, ७, ४ क ७ F 
ए I 01 दा वर 
, 
क, Re = त्‌क्र vy ड >< 
भी गन प दल ू ' पुन EC ES | ३.9 i २. MS गक 


४६८ ब्याळरणमहाभाष्य 


य उः स्थाने अण्‌ स रपर इति चद्‌ शुणडुद्धघोरवणेस्याप्रतिपत्तिः । कर्ता 
हती वार्पगण्यः । कि हि साधीयः-क्रवर्णस्यासवर्ण यदवणे स्यात्‌ न 
पुनरेङेची । 

पूर्वस्मिन्नपि पक्षे एष दोपः । कि हि साधीयः । तत्रापि क्रवर्णस्या- 
सवणे यदवर्णं स्यात्‌ ल पुनरिकारोकारो । अथ मतमेदत्‌-उः स्थान अणश्चा- 
नणश्र प्रसङ्गे अणेव भवति रपरश्चेति सिद्धा पूवेस्मिन्‌ पक्षेऽवर्णस्य 
प्रतिपत्तिः। यत्तु तदुक्तमुदात्तादिषु दोप इति स इह दोषो जायते त वा 
जायते । 

जायते स दोषः । कथम्‌ । उदात्त इत्यनेनाणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते 
अनणोपि । 


यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिइ्यन्ते न तु प्राप्छुचन्ति। किं कारणम्‌ । 





ही दुर्लस है । कर्ता हर्ता (क ह-तृच्‌) । वार्षगण्यः वृपगणस्यापत्यम्‌ , वृपगण-्यञ्‌) । यहां 
कुहू कौर वृषगण के ऋ को गुणबूद्धि करने मे कोन खा ऐसा बढ़िया साधक 
हेतु हे जिस से ऋ के सभी असवर्णी गुणदृद्धि संशक वर्णो सें अ भा ही 
गुणवृद्धि होंगे, एओ ऐ भो नहीं होंगे । जैसा शुणसं्क अण अकार ऋ का 
असवणे है वैसे ही ए ओ भी हैं। इसी प्रकार जैसा जरद्धिसंशक &ण॒ आकार 
ऋ का असवर्ण हैं। वेसे ही ऐ भी भी हें। ऋ के स्थान में अ भा दी 
गुणवृद्धि होगे ए था ऐ क नहीं होगे इस से क्या साधक हेत है ? 


यह दोष तो पहले पक्ष में भी है। वहां भी कोन सा ऐसा बढ़िया 
साधक हेतु है जिल से ऋ के स्थान सें असवर्णी अणों से से अ भा ही 
होगे इ उ न होंगे । यदि कहो पहले पक्ष में यद दोष नहीं क्योंकि वहां ऋ 
के स्थान मे अणू अनण की प्राप्ति मै अण्‌ ही हो और वह रपर हो ऐसा 
नियम कर देने से अण से भिन्न आदेशों की निश्व॒नि की जाती दै। इ उके अण्‌ 
होने पर भी शुणत्रृद्धि संक न होने से ऋके स्थान से उन की प्राप्ति ही 
नहीं तो इउनहोक्र नआ ही होंगे। तो पहले पक्ष में जो उदात्त आदि 
का दोप कहा दै उस पर तो विचार होना चाहिये कि वह् इस पक्ष में भी 
दोष दै या नहीं । 

हां वह दोष इस पक्ष मे भी होता हे । क्योंकि कृतिः हति आदि में 
अण्‌ भी उदात्त आदि प्राप्त हो सकते हैं जर अनण्‌ ऋ मी । 


यद्यपि अण्‌ भी उदात्त आदि हो सकते हैं पर कृतिः हति सादि म 


सप्तम नाष्ट्िक ४११ 


स्थानेन्तरतमो भवतीति । 

कुतो नु खस्वेतन्‌ द्वयोः परिभाषयोः खाबकाशयोः समवस्थितयोः 
स्थानेन्तरतम इति उरण्‌ रपर इति च, स्थानेन्तरतम इन्यनया परिमासया 
व्यवस्था भविष्यति न पुनरुरण रपर इति । 

अतः किम ! 

अत एप दोपो जायते उदात्तादिप दोघ इति। य चाप्यत ऋवर्णस्य 
स्थाने प्रतिपदमादेशा उच्यन्ते तेपु रपरत्वे न प्राझाति । ऋत इद्‌ 'घानो- 
रूदोप्ळ्य पूर्वेस्येति । 

सिद्ध तु प्रसङ्गे रपरलात । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसङ्गे रपरत्वात्‌ । उः स्थान अण प्रसज्यमान 








चे प्राप्त ता नहीं हँ। क्योकि रथानन्तरनसः इस श्न्तरपम परिभाषा म म फे 
स्थान में ऋ ही उदात्त भादि होगा । क्षण नदी । 

यह कसे मार्स कि र्‌ रनिन्तरतमः भौर उरण रपरः उन दोनो सावज्ञाग 
परिभापानी की एक साथ उपस्थिति में यहाँ भनारदम परिभाषा फी यात 
मान कर प्रयाग व्यवस्या की जायगी । उरण्‌ सो बात नहीं गानी "पनी? 


एम से यदी ह झि उन्शू रुरः खे का सागत पर शा दानः 
जादि से कहा हुना उदान भादि का दर उर तसो परे मनी गत रगा 
इख फे साग पहले पक्ष म चर नी दोप ४. फि रो वके स्थान मे प्रलि- 
पदविदित दै (साक्षा विधान 57 एड) लागेन ठा उनसे घण फो रपर 
नही प्राणा होता। छँले---एत रहाती उगे १्परा य घाप स्थान मे 


टकर उम्रार का साक्षात विधान ४ | प्यार चः न्ट गो वात. 1 ee म 
प्रादित मे जग पी री एस प्रपार धियम यशया म नियम तयान दारा शण 
नित शादेशों कफी नियति यी गद हॉ पी एस्‌ विदय टा पना 27 


~ 7 =+ द; ही अ. 
करेगा गो आयपी उद रा न्‌ MIND mrt se 
० क» र. ७ कु 
रार यण मा पिधाग द एम य बर्या रपर “सत्या 


क = rm > kr s 
हक उन RA CE SOE NE Seis 
क = क क = ~ = ति 
पापमा गौ के पो न दगा. दिय गरन र गराई OY शह. शोण कध 
ती 
दो उपदया गो चर राधयानर रक फी पग सयानो शोधावा गच नर 
के Yee कक Se बि क Dd Pa ह. A ईः 
TR TO हा “१०१७ ५ 409 आ १907 FT HITT >t 


eS eee ५ 
ener Ames 


४७० ब्याक्रणमद्दा भाष्य 


एच रपरो भवति । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नहि । 
कथमनुच्यमानं गंस्यते । 
स्थान इति वर्तते । स्थानशब्दश्च प्रसङ्गवाची । 
यद्येवमादेशोऽविशोेषितो भवति । 


आदेशश्च विशेषितः । कथम्‌ । द्वितीयं स्थानग्रहणं प्रक्तम चुवर्तते । 
तत्रैवमभिसस्वन्धः करिष्यते । उः स्थाने अण्‌ स्थाने इति । उ स्थाने 


तो ऋ के स्थान में अर्‌ आर्‌ गुणबृद्धि सिळ जावेंग। कृतिः हृतिः आदि में 
अण का प्रसज्ञ ही नहीं हे क्योकि स्थानेन्तरतम परिभाषा से ऋ के स्थान में 
ऋ ही उदात्त शादि प्राप्त हे । इस लियि वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं दोगी । 


क्या यह बात कहनी होगी कि प्रसङ्ग में ही रपर होता है । 
नही । 
विना कहे केस समझी जायगी ? 


निऽन्तरतम से यहाँ स्थान शब्द्‌ की अनुवृत्ति करगे । स्थान का अर्थ 
प्रसङ्ग है दी इस लिये प्रसक्त होता हुआ अण्‌ रपर होता दै यद अये 
निकल आयगा । 


ऐसा होने पर भी अण्‌ आदेश ऋवण के स्थान सम्बन्ध से विशेषित न दो 
सकेगा । अर्थात ऋ के स्थान में होना रुप सम्वन्ध अण्‌ का न बन सकेगा । 
स्थान शब्द की अचुव्रृत्ति से केवळ यह अथै निकलेगा कि दूसरों से प्रसक्त 
होता हुआ अण्‌ रपर होता है । पर वह ऋ के स्थान में प्रसक्ठ होता हुआ रपर द्वोता 
ह यह भर्थ नहीं निकल सकता । हम चाहते हैं कि ऋवण के स्थान में ही 
प्रसक्त होता हुआ अण्‌ रपर दो । 


nc = ००. विशाषित केसे 
सण्‌ आदेश ऋ के स्थान सम्बन्ध से मी विशेषित हो जायगा। केसे! 
पप्टी स्थातियोया से दूसरा स्थाने आब्द का ग्रहण भी प्रकृत अचुवृत्त होता आ 





१, उ: यह जो पळी ह इसे ही स्थान पष्ठी क्यों न मान लिया जाय, 
जिससे स्थाने पद की अनुवृत्ति न करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 


सप्तम लाहिक ४५) 


प्रसङ्गे अण्‌ प्रसज्यमान एव रपरो भवति । 

अथाण्‌ ग्रहणं किमर्थम्‌ । न ऊ रपरो भवतीत्येवोच्येत । 

ऊ रपरः इतीयत्युच्यमाने क इदानी रपरः स्यात्‌ ? 

यः स्थाने भवति । 

कश्च स्थाने भवति । 

आदेशः । 

आदेदा रपर इति चेदू रीरिविविषृ रपरश्रतिपत्र. | 

आदेशो रपर इति चेदू रीरिविधिए रपरन्पस्य प्रतिमिश्रो 
चक्तब्यः । 

के पुना रीरिविधयः ? 

अकडङ्लोपानङनड्रीङ्रिङादेशाः । अकर से।चानफिः। अफ” । 


कै 


नट की प न ee 
ee "० नः 


रहा दै । उससे उ स्थाने अण्‌ रथाने रपरः ऐसा वाउ्याय दरोगा । ४ मेह स्थान 
सं प्रसक्त दोता हुआ ही भण रपर होगा यह भभोए्टारी सिय हो गर फटी 
दोप न होगा। 

अण्‌ अदण किस लिये किया है। ऊरपर' इनना ही सूत्र एयो न यना 
दिया जाय ? 

ऊ रपरः इतना सूत्र दोने पर पा के स्थान में कौन रपर होगा ? 

जो ऋ के स्थान म होगा। 

पर के स्थान में कीन होगा ? 

आदेश । रस छिये "६ के स्थान में ऐोने यारा सायरा रपर हो "यया 

भादेग फो रपर मानने मे रीरि विधियों नै प्रत सपर दा थि 
फहना चाहिय । 

रीरि दिधियाँ फैन सी ६ ? 


अह”, र, यहा र ये be में आना nites 
क क ई + ~ 
डर्टी CGR I SS SI | की Decl Eo 
ज ७. क ~ पि 
लिया न ५ गा यह दस पा आ इमा न रा य चरा इद 4२ 
ङ्‌" रिमा अक के Shays + न we क T रट ताला ++ >>. + क + = र ~ 
Ra fret उ. ५४९ ऱ्य 4३4) (ति क धर $ 2 


» Lg Fm के 
सपाने पी रान कता बाद ९1 


६७३ व्याकरणमहांसाण्ये 

लोप-पैतृष्वसेयः । लोप । आनङ्‌ होतापोतारी। आनङ्‌ । अनड-कर्ता हर्ता । 

अनङ्‌ । रीङ-माचीयति पित्रीयति। रीङ्‌ । रिङ्‌-क्रियते हियते । रिङ्‌ । 
उदात्तादिषु च । 


उदात्तादिषु च किम्‌। रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। कृतिः | 
इतिः । कतं हतम्‌। प्रकृतं प्रहृतम्‌ । चैः पाहि। तस्मादणूभ्रहणं 





इन में रीङ रिड आदेश की सहचरित सभी विधियों को रीरिविधि कह 
दिया हे । अकड़ जैसे--सौवातकिः । ( सुधातुरपत्ये, सुधादृ-इन्‌ ) यहां सुधातृ 
शब्द से अपत्य अथ में सुधातुरकङ्‌ च से इन प्रत्यय भोर सुधाठू के ऋ के 
स्थान मं अकह आदेश हाता हें। उसके अण न होने पर भी चपर प्राप्त 
होता हे । लोप जले--पेतृश्वसेयः । (पितृप्वसुरपत्ये, पितृष्वस-ढ्कु) यहां पितृष्वस 
शब्दु से अपत्य अथे में ढकि लोपः से ठकू प्रत्यय और पितृष्वस के ऋ का 
लोप रूप भादेस होता हे । उसके अण्‌ न होने पर भी रपर प्राप्त होता हे ।' आनडू 
जैले--होतापोतारी । (होता च पोता च) यहाँ होतू पोतू शब्द के इन्द्र मै होतू 
के ऋ के स्थान में आनद ऋतो इन्द्रे से आनङ आदेश होता है उसके अण न होने 
पर भी रपर प्राप्त होता है ।` अनदू-कती हर्ता (क ह-तूच) यहां कवे हद शब्द के 
ऋ के स्थान मे ऋदुशनसूपुर० से अनङ आदेश होता हे उसके अण न होने 
पर भी रपर प्राप्त होता हे । रीइ-मात्रीयति पित्रीयति । (मातरमिच्छति पित्तरमिच्छति 
साठू पिदृ-क्यच तिप्‌ ) यहां मातृ पितृ शव्द के ऋ के स्थान में रीढ़ ऋतः से रीढ़ 
झांदेश होता हे उसके अण न होने पर भी रपर प्राप्त होता हे । रिड्‌-क्रियते 
हियते। (कृ ह-यक्‌ त) यहां कृ ह के ऋ कें स्थान सें रिङ झायगूलिङ्क्षु से रिट 
आदेश होता हे उसके अण न होने पर भी रपर प्राप्त द्दोता है । इसके अतिरिक्त 
कृति. इतिः, कृतम्‌ हृतम्‌, प्रहृतम्‌ प्रहृतम्‌, नः पाहि इत्यादि में उदात्त अनुदात्त 


१. यदि ळद्दो लोप को रपर मानने पर पेंतृण्वखरेयः यह अनिष्ट रुप प्राप्त 
होगा । यह टप तो ठकि लोप. से ऋ का लोप न कर के भी इको यणचि से 
यण्‌ दो कर प्राप्त हो सकता था इस लिये लोप विधान साम्य से रपर न होगा 
तो इस का उत्तर यह है कि लोग तो सर्वोदेश हो कर चरिताय हो सकता दे। 
सार पितु“्उग्द शब्द के रथान में लोप हो जावे इस लिये भी खोत विवान रद्द सकता 
हे अतः सामथ्ये न होने से वह रपर को नहीं रोक सकता । 

२. यपपि आनद को रपर हो कर रेफ का #ंयोगान्त लोग हो जायगा तो भी 
उसके असि होने से आानहू के न का लोप न हो सकेगा । 


सप्तम भाहिळ ३७६ 

कर्तव्यम्‌ । ८ 
एकादेशस्योपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । 

एकादेशस्योपसंख्यान कर्तव्यम्‌ । खदूवदर्यः । मालदर्य: । 

कि पुनः कारणं न सिध्यति । 

उः स्थानेऽण्‌ प्रसज्यमान पव रपरो भवतीत्युच्यते, न चायम्गरव 
स्थानेऽण्‌ शिष्यते । कि तर्हि । उश्चान्यस्य च । 

अवयवग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । 

यदत्र ऋवर्ण तदाश्रयं रपरत्वं भविप्यति। तद्यथा मापा न 

भोक्तव्या इत्युक्ते मिश्रा अपि न भुज्यन्ते । 
अवयवग्रहणात्‌ सिद्धामिति चेदादेशे रान्तग्रतिपेवः । 


अवयचग्रहणात्‌ सिमिति चेदादेशे रान्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 


eee 2 दाणा +०+ 





स्वरित भनुनालिक त्र आदेश होता हे उसके अणू न ठोने पर भी रपर प्राप्त 
होता हे । इस लिय उक्त टोपा की निवृत्ति के लिये क्षण अहण करना चादिये । 
एकादेश में रपर का उपसंख्यान करना चाहिये । नैसे--फद्धवान 


ण्य 
च 
खद्वइ्यः । माला--त्ररश्‍यः = माळर्येः । यदं पूवं पर के स्थान म आदगुणः से गण 


एकादेश हुआ दै वह रपर इध ६ । 

क्या कारण दे जो एकादेश में रपर सिद्ध नदीं होता । 

ऋ के स्थान में प्रसज्यमान थण को रपर कदा दै। ट्यर्य यहाँ एकादे 
में केवल ऋ के ही स्थान मे आदेन नदी हुआ बल्कि जा भार जा दोनों के स्थान म 
हुआ दै । इस ल्यि रपर प्राप्त नदी दोता । 

जा शोर पर एस समुदाय के भयउ ऋ क स्थान से छादेश दोन से रपर 
हो जायया । जैसे--55द न खान चाहिय ऐसा फदने पर बायल आरि में मिले उण 
उदद भी नहीं सावे जाते । 

यदि जा भार त समुदाय फे अयर फ के सपान से भादेश आनन मे 


तटयम्यैः मायः में रपर हा जायगा तो ८171 नल (नर्घानन्त) पय मित 
DMPA IR SRS 
गी द्‌ बह श जॅ 
१, उ या यगफरण सपन पररा बिर पक म हण णय, २, 


बौ, हर अ Cd ira = हि्के i कळ कीक क 
ऐ । इससे गा क्ररोन्त धा एका घाव क यया 1 


४७४ ज्च्रा्करणमद्दाभाप्य 


होतापोतारी । यथैवोश्वान्यस्य च स्थानेऽण्‌ रपरो भवतीति एवं य डः 
स्थानेऽण्‌ चानण्‌ च सोपि रपरः स्यात्‌ । 


पुनक्रवणान्दस्य स्थानिनो रपरत्वसुच्येत--खट्वदर्यः । 
माळझ्यः । 
नव राक्यम्‌। इह न पसज्येत। कर्ता हर्ता । किरति गिरति । 
कचणान्तस्यत्युच्यते न चेतद्‌ ऋवर्णान्तम्‌ । 


नु चतद्‌्पि व्यपदेशिवद्भावेन ऋवर्णान्तम्‌ । 
अथवता व्यपद्शिवद्धावः । न चैपोऽर्थवान्‌। तस्मान्नेवं शक्यम्‌ । 


लादेश म भी अण को अवयव सान कर रपर प्राप्त होता है उसका निषेध 
कहना चाहिये । जैसे होतापोतारौ यहां आनइ आदेश भै अण्‌ अनण दोनों 
दोने से उसमें अण अवयव को मान कर रपर टो जाना चाहिय । 


ऋ क स्थान स रपर न मान कर यदि ऋवर्णान्त के स्थान में रपर भावें तो 
खट्वव्यः मालव्यः म॑ आ और ऋ समुदाय के अन्त में ऋवण होने से रपर 
सिद्ध हो जायगा । 


पेसा नहीं हो सकता । ऋवर्णौन्‍्त को रपर मानने मै क्ती हती (क्क इ-तृच) । 
क्रति गिरति ( कु ग-श-तिपू ) यहां रपर नहीं प्राप्त होता । क्योंकि क्रवर्णान्त के 
स्थान म अकार इकार नहीं हुए ई बल्कि ऋवर्ण के स्यान में हुए हैं । 


कता हृता आदि में कवणे के स्थान में हुए अकार इकार को भी व्यपदेशि- 
वद्धाव से ऋतर्णान्त के स्थान में हना मान लगे । अमुख्य में मुख्यवत्‌ ब्यवह्दार को 
व्यपदेशिवद्धाव कहते हैं । 


व्यपदेशिवद्भाव अवान्‌ से होता हैं, अनर्थक से नही । कर्ता हर्ता किरति 
गिरति में कृ आदि के अथैदान्‌ होने पर भी केवळ ऋवण के अनर्थक होने से 
व्यपटेगिवञ्चाव नहीं होगा तो रपर प्राप्त नहीं होता । इस लिये अतत्रणीन्त के 
थान म रपर नहीं मान सकते। उस अवस्था में खटवम्येः माल्य, में रपर 
नहीं प्राप्त होता तो एकादेश में रपर का उपसंख्यान ही करना चाहिये । 
उपसस्यान करन क साय ही मातु. पितु. यहाँ णकादेशा में रपर का निपेध भी 
फना चाहिये । अन्यथा मातू डस इस अवस्था भे ऋत उत्‌ से साठू के 
भ कर टस प्रत्यय के खकार के स्थान में हुए डकार एकादेश में रपर 
प्राप्त दोठा द। ८ को स्पर दो कर टस के स्‌ को र हो जायया तो रोरि 


सप्तम नाद्विक ४७७, 


चेदेवसुपसंख्यालं कर्तव्यस्‌। इह च रपरत्वस्य प्रतिपेधो वक्तव्यः । 
मातुः पितुरिति । 


उभयं न वक्तव्यम्‌ । कथम्‌। यो द्वयोः पप्ठीनिर्दिएयोः प्रसद्ने 
भवति लभतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुः 
देवदत्तायाः पुत्र इति । 

कर्थं सालुः पितुरिति ? 


अस्त्वत्र रपरत्वम्‌। का रूपसिद्धिः । रात्सस्येति सकारस्य लोपः । 
रेफस्य विसर्जनीयः । 

नेवं शक्यम्‌। इह हि मातुः करोति पितुः करोतीति ! अप्रत्ययः 
विसजेनीयस्येति पत्वं प्रसज्येत । 

अप्रत्यय विसर्जनीयस्येत्युच्यते । प्रत्ययविसर्जनीयश्चायम्‌ । 


से पूव रेफ का लोप ओर ढूलोपे पूर्वस्य० से दोघे हो कर मात्‌: पितः ऐसा भनिष्ट 
रूप प्राप्त होगा । एकादेश मे रपर न मानने पर तो उसे परे उस के सकार 
को सुत्व विसगे हो कर मातुः पितु. यदद इष्ट रूप सिद्ध हो जाता हृ । 

एकादेश में रपर का उपसंख्यान भोर माठुः पितु के एकादेश मे रपर 
का निषेध इन दोनों के ही कहने की आव्यकता नही । क्‍योंकि जो दो के स्थान 
में होता हे वह उन दोनों मसे किसी का भी कहा जा सकता हृ । जसे देवदत्त 
र देवदत्ता के पुत्र को दोनों सें से किसी का भी कह सकते हैँं। तो मा के 
आर आ के स्थान में हुए एकादेश को इम ऋ के स्थान में हुला भी कद 
सकते हें । इस लिये राट्यर्य मालव्यः से रपर हो जायगा । 

एकादश म रपर होने पर मातृ पितः कस बनेंगे ? 

मातु पितुः में भी उकार एकादिश फा रपर हो कर मातर्‌ स्‌ एवा होगा 
तो रत्व के छसिद होने स रासम्य से स था होर शीर गाराग्गसयो> से रेफ 
को विसये हो कर मातु” पिठ यन जायेंगे । 

ऐसा नहीं दो सकता । इस प्रकार माते. उरोति गिर करो: 
के प्रत्यय भिन्न विसरे दो जाने स उससे उरोलि झा पागगे पेर दाने पर ४५] ब्यम्य 
याप्रत्ययस्य स पत्त प्राप्त टाया । 

प्रत्ययभित्त दिसने को पाउ कषा दे। गग 7 मे प्रत्यय का दिसमे 





oe oS FR 


२. गार उत एन से । 





४७६ व्याऊरणसहाभाण्य 


छुप्यतेषत्र प्रत्ययो रात्सस्येति । 
एवं तर्हि । 
भ्रातुष्पुत्रप्रहणं ज्ञापकमेकादेशनिमित्तात्‌ पत्वप्रतिपेधस्य । 

यद्यं 'कर्कादिपुः श्रातुप्पुचशब्दै पठति तज्ज्ञापयत्याचार्या नेकादेश- 
निमित्तात्‌ पत्वं भवतीति । 

कि पुनरयं पूर्वान्तः, आहोस्वित्‌ परादिः, आहोस्पिदभक्तः ? 

कर्थं चायं पूर्वान्तः स्यात्‌, कथं वा परादिः, कथं चा अभक्तः ? 

यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः । अथादिरिति वर्तते ततः परादिः । 
अथोभयं निवरत्तम्‌ । ततोऽभक्तः । 


है। यहां ङस्‌ प्रत्यय के अवयव अकार के स्थान में ऋत उत्‌ से हुए उकार 
को रपर हुआ हे। उस रेफ के विसग को प्रत्यय मान कर प्रत्यय का विसर्गे हो 
जायगा तो घत्व न होगा । 


ङस्‌ प्रत्यय के अवयव सकार का तो रात्सस्य से लोप हो गया । शेष अकार 
का ऋ के साथ एकादेश हो कर उसे रपर हो गया । फिर प्रत्यय कहां रहा जिस का 
विसग हो ? 

अच्छा तो फिर कस्कादिषु च इस सूत्र से पठित कस्कादिगण में भ्रातुष्पुत्र 
शब्द का पाठ इस वात का ज्ञापक होगा कि एकादेशा को निमित्त मान कर 
इद्ुदुपध चने हुए विसग को पत्र नहीं होता । अन्यथा भ्रातुः शब्द में भी 
आत के ऋ और इस्‌ के भकार के स्थान में उकार एकादेश हो कर रपर 
हुना हे। तत्स्थानिक विसर के प्रत्ययभिन्न हस्व उकार उपधा वाला होने से 
उदुदुपवस्य चाप्रत्ययस्य से ही पत्व सिद्ध दो जाता फिर पत्त्र के लिये उसका 
कस्कादिगण में पाठ करना व्यर्थ है । 


रपर कइ कर हुआ यद रेफ क्या पूर्व का अन्तावयव माना जाता हें या 
पर का सादि अवयव या अभक्त अर्थात दनो सं से किसी का भी अवयव 
नहीं माना जाता ? 

कस तो यद्द पूव का अन्तावयव हो सकता है। केस पर का आदि भवयव 
छोर कल अभम्त ? 

आवन्ती टकितौ से यदि अन्त की अनुवृत्ति करें दो पूर्वान्त हो सकता 
है थारि को अनुवत्ति करें तो परादि हो सकता दे 1 झौर आदि अन्त में 
से किमी की भी अनुवृत्ति न करें तो अभक्त हो सकता दै । 


सप्तम साद्विक ३७७ 


कस्चात्न विशेषः । 
अभक्ते दार्थळलयगभ्यस्तस्वरहळादि.होपविसर्जनीयग्रतिपेधः 
प्रत्ययाव्यवस्या च । 

यद्यभक्तः दीर्धत्वं न प्राप्रोति गीः पूः। रेफवकारान्तस्य धातोरिति 
दीर्घत्वं न प्राप्नोति । 

कि पुनः कारणं रेफवकाराभ्यां धातर्विशेप्यते न पुनः पदं विशेष्यते 
रेफवकारान्तस्य पद्स्येति। 

नेवं शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत-अग्निर्वायुरिति । 

एवं तर्हि रेफवकाराभ्यां पद विशेपयिप्यामो धातनेकम्‌। रेफवका- 
रान्तस्य पदस्येको धातोरिति | 

एवं प्रिये ग्रामणि कुलमस्य प्रियत्रामणि. प्रियसेनानिः अत्रापि 
घाप्नोतिं । तस्माद्‌ धातरेव विशोष्यते । धातो च विशष्यमाणे इह 


नी Ses ers 








इन तीनों पक्षों म क्या विशेष दै ? 

रेफ को अभक्त मानने पर दीध, लत्य, यक योर अभ्यस्त का स्वर, 
हलादिः शेष, विसर्ग का निपेध सोर प्रत्यय की ध्ययस्था सिद्ध नटीं होती । 
गी. पूः (ग्र प-क्त्रिप्‌-सु ) यहाँ रिग्‌ पुर शब्दों मे रेफ फे दानक होने से 
रेफान्त धातु न होया तो वोह्यवाचा दीघ रळ खे इक का दोय नहीं प्राप्त जेता । 

क्या कारण हे जो वोँस्पधाया'० सूत्र नें रेफ़ और बकार से धानु को 
विशेषित किया जाता है अर्थात रेफपकारान्त घातु के टक को ठी माना 
जाता दै, रेफवकारान्त पद के इक को दीधे फ्यान माना याय 1 गीःपृ में 
रेफ के धातु का अभक्त होने पर भी रेफान्त पद दने से दीर हो जायया 1 

ऐसा नहीं हो सकता । रेफ ववारान्त पद के उफ को दीदे मानने पर “गनर्‌ 
वायुर्‌ यहाँ भी रेफान्त पद होने से दकू को दोघ प्राप्त होता ४ 1 

अच्छा तो रेफ वकार से पद पिशेषित करगे छार भागुस एक फा। 


= 


{मश + एना ९” ५ करनय [1 


बाई क 
दा टर? 


अधात्‌ रंफबकारान्त पद क चानुसम्रन्धा इक 


ऐसा मानने पर भी पिर दामा जाम 
कलमरस से प्रिववनाश थ MO 
क होने से दीर प्रपा एका टस 


= < . > 
घे मानना ताई पसा भारत. पर ३. छू. १३१ इक धर भा 


७८ व्याङरणमद्दाभाण्य 


दीर्घत्वं न प्राप्नोति गीः पूः ॥ दीधे । 

ळत्व | लत्वं च न सिध्यति। निजेगिल्यते । ग्रो यङी'ति लत्वं 
न प्राप्नोति । 

नरप दोप. । ग्र इत्यनन्तरयोगेषा पष्ठी । 

एवमपि स्वर्जेगिल्यते इत्यत्रापि प्राप्नोति । 


एवं तर्हि यडा आनन्तर्य विशेषयिष्यामः । अथवा ग्र इति 
पञ्चमी | ळत्व | 


यकूस्वर । यक्स्वरश्च न सिध्यति । गीर्यत स्वयमेव पूर्यते 
स्वयमेव । अचः कर्तयकी त्यष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नेप दोपः । “स्वरविधो व्यक्षममविद्यमानवद्‌ भवती"ति नास्ति 





का अभक्त होने से दीधे नहीं प्राप्त होता । 


रेफ को अभक्त मानने पर छत्व भी नहीं सिद्ध होता । निजेगिल्यते 
(नि ग-यड त) यहां गिर्‌ के रेफ के अभक्त होने से ग॒ का रेफ न दोगा तो प्रो 
यडि से रत्व नहीं प्राप्त होता । 


यह कोई दोप नही । ग्रो यडि संग्र. यह सम्वन्ध घष्ठी न मान कर 
अनन्तर सम्वन्ध में पळी मानेगे। उससे ग के अनन्तर विद्यमान रेफ को छत्व 
हो जायगा । 


फिर भी स्वर्जगिल्यते ( स्वर्‌ ग-यड्‌ त) यहाँ ग के अनन्तर पूर्वे स्वर्‌ शब्द 
के रेफ को भी लत्व ग्राप्त होता हे । 


अच्छा तो यइ परे रहते ग़ के अनन्तर रेफ को छत्व मानगे। अथवा 
भो यटि भग्र को पञ्चमी मानकर गा सेपरे रेफ को छत्व मानयतो कही 
पर टाप न होगा। उससे अभक्त पक्ष मं भी निजेगिल्यते म ढत्व हा 
जायगा । 


देफ को अभक्त मानने पर यक्‌ स्वर भी सि नहीं द्वोता। गीर्यते 
पूयते (स प्यक त) यहाँ यकू परे रहते गिर पुर में रेफ के अभक्त होने से 
उसका व्यवधान हो जायया ता अचः कतृयकि से आद्युदात्त स्वर नहीं प्राप्त 
हाता 1 


यह कोई दोप नहीं। स्वरविधौ व्यज्जनमविदयर्ानवत, इस परिभाषा से 


सप्तम शाह्विकँ 2७९ 


व्यंवधानस्‌ । यक्स्वर । 


अभ्यस्तस्वर। अभ्यस्तस्वरदच न सिध्यति। मा हि स्म ते पिपरुः 
मा हि स्म ते बिभरुः । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवति अजादी लसार्च- 
धातुके इत्येप स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नेष दोषः । "रचरविधी व्यञ्जनमविद्यमानचद्‌ भवती'ति नास्ति 
व्यवधानम्‌ अभ्यस्तस्वर । 


हळादिः शेष | हलादिः शेपश्च न सिध्यति । वत्रृत वब्चधे । 
अभ्यासस्येति हलादिः शेपो न प्राप्नोति हलादिः शेप । 


चिखसजेनीय । विसजेनीयस्य प्रतिपेघो बक्तव्यः । नार्कुटो नार्पत्यः । 
'खरवसानयोर्विसर्जतीय' इति विसर्जनीयः प्राप्रोति । विसर्जनीय । 


स्वर करने में रेफ व्यञ्जन को अविद्यमान सान कर व्यवधान न होगा ता यक्‌ स्त्र 
हो जायगा। 





रेफ को अभक्त मानने पर अभ्यस्तस्वर भी सिद्ध नदीं होता, मा हि 
स्म ते पिपरुः (पन्छङ्‌ झि)। मा दि स्म ते विगरु, (अऱ्ल्ट झि)। यहां पन 
को जुसि च से गुण होने पर रेफ के अभक्त होने से उसका व्यवधान हो 
जायगा तो अभ्यस्तानामादि, से विधीयमान भजादि लसाशधानुक जुस्‌ परे 
रहते आशृदात्त स्वर नदी प्राप्त होता । यहां माह का योग अटागम को रोकने 
के लिय ह। अन्यथा अदू का स्वर होजाता। हिका योग दिचमे क्रिया के 
निघात को रोकने के लिये ह । 

यह कोई दोप नहीं । यहाँ भी स्वरविधौ व्यशनसतिएनानव इस परिभाषा 
से रेफ को अविद्यमान मान कर नभ्यस्त स्वर हो जायया । 

रफ को अभक्त मानने पर एन्ड नप भी. सिद्ध नहीं हाता । यामे 
वधे ( वून, दध-लिट्‌ त) यहां अभ्यास में उरदष्य फो उपर हो एर रेश ये 
छभकत होने से अन्याम वा जय रेफ न होगा नो हाशाई शेष म उसकी निशि 
नहीं प्राप्त होती । 

रफ फो अभक्त मानन पर पिसे रा ब्रतिपध साना दोगा । रणड. 
नाप” (नुएउग नुपली पा भर”) यरा गदित परे न्ट आड: हो रर 
नार्‌ दय्ट फा देह यदू पसे गाय का शाभव ताफा मी रा? 
सदन्द होने खे पर हो गायगा थो मर्यगानेप स य, मे रेक हो डिब 


प्राप्त होता ॥ उसका निषेध कतना एवा 


४८० न्याकरणंमंदाभाष्ये 

प्रत्ययाव्यवस्था च, प्रत्यये च व्यवस्था न प्रकल्पते । किरतेः 
गिरतः । रेफोऽप्यसकतः प्रत्ययोपि, तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते । 

एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते । 

ए्वीन्तवेवधारण विसजेनीयप्रतिषेधो यकूस्वरश्च । 

यदि पूर्वान्तः रोरवधारणं कर्तब्यम्‌। “रोः खुपि' रोरेव सुपि 
नान्यस्य । सार्पैष्यु धनुष्षु । इह मा भूत्‌-गीु पूधु । 

परादावपि सत्यवधारणं कर्तव्यम्‌ । चतुषु इत्येचमर्थम्‌। 

विसर्जनीयप्रतिषेधः । विसजेनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः । 





रेफ का अभक्त मानने पर प्रत्यय की व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होती । किरत 
गिरतः ( कृ ग्र-श-तस्‌ ) यहाँ विकरण संज्ञक शा प्रत्यय और इत्व की प्राप्ति 
में पर होने से इच्च पहले हो जाता हे । उसको रपर हो कर रेफ के अभक्त होने 
से शा प्रत्यय की व्यवस्था नहीं बनती। क्योंकि किर्‌ गिर्‌ से रेफ के धातु 
का अवयव न होने से उसका व्यवधान हो जायगा तो श प्रत्यय नहो सकेगा। 
रेफ भी अभक्त हे गा विकरण भी। यदि रेफ से पूर्वै झा प्रत्यय करें तो रेफ 
इकार रूप अण्‌ से पर न रहेगा । 

अच्छा तो रेफ को पूर्वान्त मान लेवें । 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर रुका अवधारण करना होगा । अथोत रोः सुपि 
यह सूत्र नियमाथ बनाना होगा । जिससे सप्तमी बहुवचन में रुके ही रेफ को 
विसर्ग हो अन्य रेफ को नहो। उससे गीछे पूणु ( गिर्‌ घुर्‌-सुप्‌ ) यहां रु का 
रेफ न होने से खरवसानयो० से विसगे नहीं होता हे । सर्पिष्षु धनुष्यु (सर्पिस्‌ 
धनुस-सुप्‌ ) यहां स्‌ को रु हो कर रका रेफ हो जाने से उसको विसग हो जाता 
हे। परादि में तो रेफ पदान्त ही नहीं इस लिये वहां विसर की प्राप्ति न होने 
से रो. उपि यह नियम सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं । 

रो. सुपि थह्द नियम सूत्र तो रेफ को परादि मानने पर भी यनाना 
होगा । अिससे चलप ( चतुर्‌ सुप्‌ ) में चतुर्‌ शब्द के पदान्त रेफ को 
खरवसानयो० से विसग न हो आवे । चतुर शब्द का रेफ स्वत प्रातिपदिक का 
हवे वर रपर नहीं दे जो गीपु पूछें की तरह परादि माना जाय। भभक्त पक्ष 
में भीरोः मुपि यद्द नियम सूत्र बनाना अनिवाये हे । वहां भी तदादि वचन से 
भभकत रेफ भी पदान्त हो जायगा तो विसरे प्राप्त होता हृ । इस प्रकार 
रौ; सुति इस नियम सूत्र का बनाना सब पक्षो में आवञ्यक है । 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर नार्कुटः नार्पत्यः ( नृकुव्यां नृपती वा भवः) यहाँ 


द्म आहिक ४८१ 


वार्कुटः नापत्यः खरवसानयोर्विसर्जनीयः पाप्नोति । 

परादावपि विसर्मनीयरुय प्रतिपेथो वक्तव्यः। नार्कल्पिरित्येव- 
मर्थम्‌ । कल्पिपदसंघातभक्तो$सो नोत्सहतेऽवयवस्य पदान्ततां विहन्तमिति 
विसर्जनीयः प्राप्रोति । 

यकूस्वर । यकूस्वरश्च न सिध्यति। गीर्यते स्वयमेव । स्तीयते 
स्वयमेव । “अचः कर्द्यकीत्येप स्वरो न प्राप्नोति” । 

नेष दोपः । उपदेश इति वर्तते । 





नार्‌ शब्द के पदान्त रेफ को खरवसानयोर्विशजेनीयः से बिसर प्राप्त होता हे 
उसका निषेध कहना होगा । 

रेफ को परादि मानने पर भी नार्केत्प में सरवसानयोः० से विसम 
प्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा । नृकत्पस्यापत्य नाकैत्पिः । (नृकल्प- 
इज्‌) यहां नृकल्प शब्द से इन्‌ प्रत्यय परे रहते भादि वृद्धि भार रपर 
हो कर नार्केत्पः बनता है । रेफ परादि हो कर भी कत्पि इस इजन्त प्रत्यय 
समुदाय का अवयव होगा । कल्पि के भवयय कल्प का नहीं । क्योकि काप 
प्रत्यय परे रहते स्वादिप्वसर्वनामस्थाने से विधीयमान छ शब्द की पदसंज्ञा तदा 
इस अधिकार से रेफान्त नार्‌ शब्द की होगी । वह रेफ कल्पि के प्रति 
परादि हो कर भी कल्प के प्रति अपनी पदान्तता को नष्ट नदी कर सकता 
इस लिय कल्प परे रहते पदान्त रेफ होने से उसको विसरे प्राप्त होता दै । 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर यक्‌ स्वर नदी सिद्ध होता । गारयते ग्नीयने 
(गा स्त-यकू-त ) यहां गिगू स्तिर्‌ में रेफ के पूरान्त होने से गा ला धातु 
अजन्त न रहेंगे तो अचः कतृयकि से यक्‌ पर रहते काधदात्त स्पर नहीं 
प्राप्त होता । 

अच. कर्तृयकि में तास्यनु राधेन्‌ टपदेशात ० से उपदेश ग्रहण की अ्षनुत्ृक्ति 
कर के उपदेशावस्था में शझनन्त धातु लिया जायगा । रा स्त॒ उपदुलारम्पा भ 
अजन्त ऐ ही । याद में रेफान्त होने पर भी उनमें जन. पर्यु से यफम्यर 
हो जायगा 1 


ति क भर Seer ee 








~ शि ~ ~ क 000 श्र के 
१. यहा पद से पारिनाधि पट दा घरची न पनेष्नेगात। हशि पड 
~ = i 3 
प्रत्ययः रस स्युरत वे नार्‍या से पट का ग या पर्य दु] 
os _ ey थिन 
२. सोना दर्खो शिरस प पार हः 
के चै 
२ए भा रानी ६ । 


पु = = ~ ~ ~ ~ 
३, एस पराग पृथ ना पन मानने में रोध शेषन होय 1 गा 
त्रि र र 





२८२ म्याकरणमदा साप्य 


अथवा पुनरस्तु परादिः । 
परादावकारळोपौ त्वपुकूग्रतिपेधश्चड्युपधाहृस्वत्वमिटोऽव्यवस्थाऽम्यास- 
लोपोऽम्यस्ततादिस्वरो दीधत्वे च । 
यदि परादिः। अकारलोपः प्रतिपेष्यः । कर्ता हती । अतो लोप 
आर्धधातुके? इत्यकारलोपः प्राप्रोति । 
तेष दोपः । उपदेश इति वर्तते । 
यद्यपदेश इति वर्तते, घिजुतः कृणुतः अत्र लोपो न प्राप्रोति । 
नोपदेश्रहणेन प्रक्ृतिरभिसम्वध्यते । किं तदि । आर्थचातुकमभि- 


अथवा रेफ को परादि ही मान लेवे । 

रेफ को परादि मानने मै अकारलोप औत्व और पुकू का निषेध, 
चद्युपधाहस्व, इद्‌ की व्यवस्था, अभ्यासलोप, अभ्यस्तस्वर, तादिस्वर और दीधे 
सिद्ध नहीं होते। अकारलोप का निषेध जैसे--कतो हती । (क ह-वच) यहाँ 
कु छ को अर्‌ गुण होकर रेफ के परादि होने से अकारान्त अङ्ग हो जायगा 
तो अतो लोपः से आर्धधातुक परे रहते अकार का लोप प्राप्त होता हैं। उस 
का निषेध कहना होगा । 

यह कोई दोष नही । अतो लोप” में अनुदात्तोपटेशवनति० से उपदेश की 
अनुवृत्ति आती है उससे उपदेशावस्था मै जो अकारान्त हे उसका लोप होगा । 
कती हती मै कृ हृ इस उपदेशावस्था में अकार न होने से अकार का लोप न होगा । 

यदि अतो लोप मे उपदेश की अनुवृत्ति से उपदेशावस्था में अकारान्त 
का होप होगा तो थिन्नुत' छणुतः (धिन्व्‌ कृण्वुन्ड-तस्‌ ) यहां घिन कृण के 
शकार का लोप नहीं प्राप्त होता। क्योंकि धिन्व्‌ छण्वू ये उपदेशावस्था में 
अकारान्त नहीं हुँ । 


रहो छोपः में उपदेश का सम्बन्ध प्रकृति अर्थात्‌ धातु से नही है। अपितु 








सत्र बनाया हुआ है ही। अभक्त तथा परादि पक्ष में भी यह वनाना आवश्यक हुँ। 
नाटः नार्पत्यः में खरवसानयो० टस अन्तरद्ध कार्य के प्रति बहिर वृद्धि के 
असिद्ध होने ने नार्‌ का रेफ दीरिगा ही नहीं तो उसे विसर्ग न होगा। जिस 
प्रफार मिदचोऽन्त्यात्परः यदा मित. आगम को निर्गप होने के कारण पूर्वान्त स्वीकार 
क्या गया टू उसी प्रकार यदा उरण रपरः उस सूत्र में अण्‌ को होने वाला रपर भी 
निक्षेप होने से पुर्वान्त ही स्वीकार क्या गया दू । 


सप्तम भाहिक ४८३ 


सम्वध्यते आधधघातुकोपदेशे यदकारान्तमिति । अकारलोप । 

औच । मत्वं च प्रतिषेध्यम्‌ । चकार जहार। आत औँ णल इत्योत्वं 
प्राप्रोति । 

नेष दोपः । निर्दिशयमानस्यादेशा भवन्तीत्येचं न भविष्यति । 

यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न भवति । 

रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । औत्व । 

पुकूप्रतिपेध । छुक च प्रत्पिध्यः । कारयति हारयति। आतः 
पुरिति पुक्‌ प्राधोति । पुक्‌ प्रतिपेध । 

चड्युपधाहृस्व । चङ्युपधाहृस्वत्वं च न सिध्यति। अचीकरत । 





आथधातुक प्रत्यय से है। शार्धधातुक प्रत्यय की उपदेशावस्था में ओ भकारान्त 
है उसके झकार का लोप होता ह। विनुतः कृणुतः म आर्थधाठुर उ प्रत्यय की 
उपदेशावस्था में ही विन्विुण्य्योरच सूत्र द्वारा अकार भन्तादेश दोता हे । एस 
लिये आर्धधातुकोपदेशाकाळ में विन कृण के अकारान्त होने से वहाँ शकार लोप 
हो जायगा । 

रेफ को परादि मानते पर ओऔत्य का निपेध कहना होगा। असे-~ 
चकार जहार ( क ह-लिटू तिपू णल ) यहाँ क ट को वृद्धि द्वो कर रेफ के परादि होने 
से आकारान्त अद्ग हो जायगा तो आत जी णल. से णळ को थोडार प्राप्न 
होता है! 

यह कोई दोप नहीं । नि्टिययानस्यादेशा नयन्ति इस परिमापा से मूत्र म 
पळी विभक्ति से निर्दिष्ट अकिय टण णन् के अकार फो ही लीझार दोगा । 
यहाँ रेफ विशिष्ट णर्‌ दोन से आकार री हया । 

जिसका निदेश किया ह उस णल को ही रेफ छोट कर फ्याँ ना 
शोकार होता ? 

उसको रेफ का व्ययघान दोने से न होया । उस प्रहार खोरा पा शोप 
तो हट गया । 

रेफ को परादि सानेन पर पुर का निपथ पधना पया] फ पा” 


क्र 


(छु तणिव् तिप्‌ ) या हे / को ही दो पर रेष हे परादि होने थे जादाराना 


हि ~ ® र i फ + teri क एयर fe ~ 
षण गो सायगया था रा 7 न सपु दा शगिम शाल यात री + 


रफ फो परारि गनन पर २८ पेर गदा उप्रधाहशा भी विउ नगी 


४८४ ब्याकरणमहाभाष्य 


अजीहरत्‌ । 'णो चङ्यपधाया हस्व' इति हस्वत्वं न प्राप्रोति । 


इटोळ्यवस्था । इदश्च व्यवस्था न प्रकल्पते । आस्तरिता। 
निपरिता । इडपि परादिः । रेफोऽपि । तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते । 


अभ्यास लोप। अभ्यासलोपञ्च वक्तव्य; | ववृते वव॒ध । अभ्यासस्य 
हलादिः शेषो न प्राप्रोति । अभ्यासलोप । 


अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति । मा हि स्म ते पिपरुः। 
मा हि स्म ते विभरुः । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवति अजादौ लसार्वधा- 
तुके इत्येष स्वरो न प्राप्रोति । अभ्यस्तस्वर । 


तादिस्वर | तादिस्वरञ्च न सिध्यति । प्रकती, प्रकर्तुम्‌ । 'तादौ च 


होता । अचीकरत्‌ अजीहरत्‌ (कु ह णिच लड चङ्‌ तिप्‌) यहां कृ ह को वृद्धि हो 
कर रेफ के परादि होने से कार्‌ हार्‌ का आकार उपधा में न रहेगा तोणौ 
चङ्युपधाया हस्वः से उपधा हस्व नहीं प्राप्त होता । 


रेफ को परादि मानने पर इट्‌ की व्यवस्था भी ठीक नहीं बनती । आस्तरिता 
निपरिता (आ स्त, नि प-तृच) यहां स्त प॒ को सार्वधातुक गुण और रपर 
करने पर रेफ के परादि होने से तृच प्रत्यय वशादि कृत हो जायगा तो नेइवरि 
कृति इद्‌ का निषेध प्राप्त होता हे । क्‍योंकि इट्‌ भी परादि हे। पर का भादि 
अवयव होता हे । और रेफ भी परादि हे वहां इट्‌ की व्यवस्था नहीं बनती। 
प्रथम तो इर्‌ का निपेध होनेसे इद्‌ होगा ही नहीं। यदि होगा भी तो रेफ 
से पूवे होगा इससे दर हालत मे इद्‌ की व्यवस्था नहीं बनती । 

रेफ को परादि मानने पर अभ्यास लोप भी कहना होगा । ववृते वढ्धे 
( वृत वृध्‌-लिद्‌ त) यहां वृत्‌ इब के अभ्यास को उरत्व तथा रपर हो कर 
रेफ के परादि होने से अभ्यास का अवयव रेक न रहेगा तो हलादिः शेपः से 
उसकी निवृत्ति न होगी । 


रेफ को परादि मानने पर अभ्यस्त स्वर भी सिद्ध नहीं होता । मा हि 
स्म ते पपर । माहिस्मते विभरु (प्‌ भ-ल्ड झि) यहां जुसि च से गुण 
हो का रपर होता हे । रेफ के परादि होने से जुस अजादि ल्सावेधातक न 
रहेगा तो अभ्यस्तानामादिः से आद्युदात्तस्त्रर नहीं प्राप्त होता । माङ्‌ का योग 
अढागम को रोकने के लिय हे। हिका योग हि च से क्रिया के निघात को रोकने 
केल्यिइ। 

रेफ को परादि मानने पर तादिस्वर भी सिद्ध नटी होता । प्रकता प्रफ्ठुम 


सप्तम भाद्विक ४८४५ 


निति छत्यतो इत्येष स्वरो न प्राप्तोति । 


~ = र ¢ ~ 
नेप दोपः । उत्तमेतत्‌-कृढुपदेशे वा ताद्यर्थमिडर्थमिति। तादि- 
स्वर । 


दीर्घ । दीर्घत्व च न सिध्यति। गी. पूः । रेफवकारान्तस्य घातो- 
रिति दीर्घत्वं न प्राप्रोति । 
अलोऽन्त्यस्य ॥१।१।५२॥ 


किमिद्मल्ग्रहणमन्त्यविशेषणम्‌ आहोस्विद्‌ आदेशविशेषणम्‌ ? 
किं चातः । 





(प्र कृ-तन्‌ , तुसुन्‌ ) यहाँ कृ को सार्वधातुक शुग तथा रपर हो कर रेफ के 
परादि होने से कृत्‌ प्रत्यय तकारादि न रहेगा तो ताडी च निति हून्यती 
से अनन्तर गति का प्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । 


यह कोई दोप नहीं । तादौ च निति कृत्यतौ सूत्र पर ळदुपदेशे ना नावर्थ- 
मिडर्थम्‌ यह वातिके कहा गया है। इससे वहां उपदेश ग्रहण कर देने से 
उपदेश्लावस्था में तकारादि कृत्‌ लिया जायया | प्रती प्रस्तुम्‌ भे नृन्‌, तमुन 
के रेफादि होने पर भी उपदेशावस्था में तकारादि होने से तादिरपर हो जायगा । 
इम प्रकार यह दोप तो हट गया । 

रेफ को पराडि मानने पर दीघ भी सिट नहीं होता। गा पृः य शिदिप 
प्रत्ययान्त गिर पुर शब्दों में रेफ के परादि होने से रेफान्त धातु नरागागो 
वोरुपधाया ढीध उक से इक्‌ को दीर्घ नहीं प्राप्त दोता ।' 

क्या यह नलूग्रहण अन्त्य का विशषण है या शादेश का? यदि पाऊ; 
को पडी का एकवचन सानै तो अन्त्य का पिटापण यनना हे । आ शोगा-- 
अन्त्य जल के स्वान में आदेश होता हैं। और यदि अंतः को प्रयमा ग्रायचन 
मार्ने तो आदेश का विशषण बनता है । क्षय होगा--लर रूप घाटेडा खनत के 
स्थान में होता ह । 


रसस हापका कपा अभिप्राय १ घारे अन्त्य फा गरिने पण दो या परेश पा! 


ब गाज 2४00१ 00 एता न > 


ह. बु 
वे. उ अर जल परा धि दता. आय 3050 योत यो 5 
~ * > - ज ee 
भये रनों पसा स्याताम रण पाम एत 6 यानी दीन बरन बड़ ३7 
ठ 


> 
= a 
* शा या” हों; पाईप ना हटी Ir 


कग 


२८६ न्याकरणमद्दाभाष्य 


यद्यन्तविशपणम्‌, आदेशोऽविशषितो भवति । 

तत्र को दोप. । 

अनेकाळप्यादेशोऽन्त्यस्य प्रसज्येत । यदि पुनरछन्त्यस्येत्युच्यते 
तच्रायमप्यर्थः--अनेकाल्‌ शित्सर्वस्येत्येतन्त वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थ 
भविष्यति अळेवान्त्यस्य भवति नान्य इति । 

एचमप्यन्त्योऽविशेपितो भवति । 

तत्र को दोपः । 

वाक्यस्यापि पद्स्याप्यन्त्यस्य प्रसज्येत । यदि खल्वप्येषोऽभि- 
प्रायस्तन्न क्रियतेति, अन्त्यविशेषणेपि सति तन्न करिष्यते । कथम्‌ । 

डिच्च अळोन्त्यस्यत्येतन्नियमार्थ भविष्यति-ङ्दिचानेकाळन्त्यस्य भवति 


यदि अन्त्य का विशेषण है तो आदेश अविशेषित रहता है। आदेश का 
विशेषण अल नहीं बनता । 
हां क्या दोष हैं ? 
आदेश के साथ अळू का सम्बन्ध न होने से अनेकाल आदेश भी अन्त्य 
जल के स्थान म प्राप्त होगा । ओर यदि आदेश का विशेषण मान कर अलोन्त्यस्य 
की जगह अलन्त्यस्य ऐसा ल्घुन्यास कर दे अर्थात्‌ प्रथमा वहुवचन के स्थान 
में प्रथमा का एकवचन कर दे तो वहां यह भी लाभ है कि अनेकाल शित्सर्वस्य 
यद्द सूत्र नहीं बनाना पढ़ता। अलन्त्यस्य यदद सूत्र नियमाथ हो जायगा कि 
अल रुप आदेश ही अन्त्य के स्थान में होता है अन्य अल समुदाय नहीं । 
आदेश का विशेषण मानने म अन्त्य अविभ्ववित रहता हे । अर्थात्‌ अन्त्य का 
विद्येषण नळ नहीं बनता । 
वहां क्या टोप द ? 
अन्त्य के साथ अळू का सम्बन्ध न होने से अळू समुदाय रूप वाक्य या पद 
में भी अन्त्य के स्थान में अछ रूप आदेश प्राप्त होगा । जैसे-परमानडुदूभ्याम्‌ 
यहाँ अनटुह आव्टान्त परमानङ्टह से भ्याम्‌ परे रहते अन्त्य समस्त जनढुद्द 
शब्द क स्थान म वसुसंसुव्वंस्वनडटा द: दकारादेश होने लगेगा । यदि आदेग 
का विशेषण मानेन म आपका यह अभिप्राय हे कि अनेकाळ गिन्सवस्य यदद 
सूत्र नळा बनाना पटता ता बद अन्त्य का विशेषण मानने मे भी नही बनाना 
पट्टिया । कसत ? टिच्च थह सूत्र नियमार्य हो जायगा फि अनेकाल्‌ आदेश यदि 


सप्तम भाद्विक ४८७ 


नान्य इति । 
किमर्थ पुनरिद॒सुच्यते । 


अलोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्याचुसंद्दारः । 


अळोऽनत्यस्येत्युच्यते । स्थाने विज्ञातस्यानुसंदारः करियते । स्थाने 

प्रसक्तस्येति । 
इतरथा द्यनिष्टप्रसङ्ग; । 
इतरथा ह्यनिष्टं प्रसज्येत । टितूकिन्‌मितोऽप्यन्त्यस्य स्युः । 
यदि पुनरयं योगशेषो विज्ञायेत । 
योगशेषे च । 

~ NN क ~ ~ ~ 

किस्‌ ! अनिष्ट प्रसज्येत । टित्‌किनमितो5प्यन्त्यस्य स्युः । तस्मात्‌ 
रुष्हूच्यते-अळोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः। इतरथा हानिष्ट- 


oo जन फि पमा ताम 7“ + ति हली] 


अन्त्य के स्थान म हो तो छित्‌ ही हो अन्य नहीं । टिन को छोड़ कर शेष भनेकाळू 
आदेश सर्वादेश हो जायेगे । 

यह सूत्र किस लिये बनाया है ? 

पष्ठी स्थानेयोगा से स्थानेप'्ठी का ज्ञान होने पर ही झन्त्य अतू का 
अनुमंहार (=उपसंद्दार) हो । उसके साथ सम्बन्ध हो रस स्यि चड सूत्र बनाया 
हे । अन्यथा अनिष्ट प्राप्त होगा । जहाँ पष्टी के स्थान-सम्पन्ध का घान नहीं 
हुआ है वहां भी अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के उपस्थित हो जाने से डि गित 
मित्‌ आयम भी अन्त्य अळू के स्थान में प्राप्त होगे 1 दि रित पमा भै 
पळी तो है पर वह स्वानपण्ठी नदा, अवयव पळी हैं । 


यदि इस सूत्र को पळीस्थानियाा का डेप भूत मानले । अयात दोनो की 


La ~ 
CF कडफा 


एकवाक्यता हो कर अनिरिनित सम्बन्ध वारी पछी जा कन्य पणे छ स्थान में 
कॅ, क € %० च... अ. आ = 
नम्वन्ध होता ", ऐसा झम फर तो छस हो ? 
नु प et कक शप गान कक «$ र ye न £~ 
एस सूत्र कापा नन का श सानन पर जा TI छा 4 ४५ शन 
रिग रि न नी लन्त् शर के घरयव प्राप्य होंगे ४ शु, न आदि 
{ र्र क्ष क = यार दि है ८ हा २... co I 
टर ठित मित कागम जाग ह चो ने ० गर शा गय रो” य कात्या होन 


कु क 
खक” NM त उ 


भविता पदा इद फा खागन सघ के शारि मन 
७ ७७ क हु ह क PE ति 
खादि से हंगा! एस लिये यदी रीफ कहा रहित मगाशी हा यहा भन्द 


२८८ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रसङ्गः इति । 
[इच्च ॥१।१।५२॥ 

तातङ्‌ अन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न भवति। डङिच्चालोन्त्यस्येति 

प्राप्नोति । 
तातडि डित्करणस्य सावकाशत्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सवीदेशः । 

तातङि ङित्करण सावकाशम्‌ | कोऽवकाशः । गुणबृद्धिप्रतिपेधाथौ 
ङकारः । तातङि ङित्करणस्य सावकाशत्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशो 
भविप्यति । 

प्रयोजन नाम तद्‌ वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्‌। यदि चाये नियोगतः 
सर्वादेशः स्यात्‌ तत पतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌। कुतो चु खल्वेतत्‌ ङित्करः 
णादयं सर्वादेशो भविष्यति न पुनरन्त्यस्य स्यादिति। 

एवं तह्येतदेव ज्ञापयति न तातङ्‌ अन्त्यस्य स्थाने भवतीति । यदेतं 
डित करोति। इतरथा हि लोट परप्रकरणे एव बूयात्‌-तिह्योस्तादा- 





अल का सम्वन्ध हो। अवयवपळी आदि मे न हो । 

तातङ्‌ आदेश कित्‌ होने पर भी अन्त्य के स्थान में क्यों नही होता ? 

तातइ सँ ढित्‌ करने का प्रयोजन गुणवृद्धि का निषेध है। इस लिये 
वह सावकार हे । सावकाश होने से अपवोद न होगा तो विप्रतिपेध से ङिच्च 
को वाध कर अनेकाठ शित्सवस्य से सर्वादेश हो जायगा। डिच्च की बाधा 
होने से अन्त्य के स्थान म नहीं होगा । 

प्रयोजन वह कहना चाहिये जो नियम से हो। यदि नियम से तातड सर्वादेश 
हो सके तव तो डित्करण का गुणवृद्धि प्रतिवेध प्रयोजन वन सके। पर यही 
केस मानें कि डित्‌ करेन से वह सर्वादेश ही होगा। ढिच्च से अन्त्य में 
क्यो न हो? 

तो फिर तातद्‌ को दित्‌ करना ही इस वात का ज्ञापक हे कि तातदू 
अन्त्य के स्थान मै न हो कर सर्वादेश होता हे । अन्यथा सप्तमाध्याय प्रथमपाद 
के अद्वाधिकारीय कार्यो म तुदोस्तातटू> यद्द सूत्र न चना कर वृतीयाध्याथ 
घनुथपाद के लादेश प्रकरण में एरुः सूत्र के बाद तिद्योस्तादू आशिष्यन्यतर- 





१. अनेकाल शित्‌ यह उत्सर्ग है, डिच्च यह अपवाद है। पर यहां दित्वक 
भन्याधक होने से टिल्‍्च के दुबल हो जाने से यद्द अपवाद नहीं रहता । 


सप्तम शाह्विक ८६ 


La ~ 
शिष्यन्यतरस्यामिति । 
ञ्‌ he परर 
आदेः परस्य ॥१।१।५४॥ 
अळोन्त्यस्यादेःपरस्यानेकाळ्शित्सवस्येत्यपवादाविप्रातिपधात्‌ सत्रदिशः । 
अळोन्त्यस्येत्युत्सर्गः । तस्यादेः्परस्य, अनेकाळगित्सर्वम्ये- 
त्यपवादी । अपवादविप्रतिपेधात्‌ सर्वादेशो भविप्यति । 'आदिः परस्ये!'त्य- 
स्याचकाशः । 'इयन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌? । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । 'अनेकाळ- 
शित्सर्वस्ये'त्यस्याचकादाः । अस्तेर्भूः । भविता भवितुम्‌ । इहोभयं 
प्रापोति । अतो भिस ऐस्‌' । 'अनेकालरित्सर्वस्ये'त्येतद्‌ भवति विप्रतिपे- 
धेन ! शित्सर्वस्यत्यस्याचकाराः। इदम इश्‌ । इतः । इए। अदेः 
परस्येत्यस्यावकाशः स एव । इहोभयं प्राप्नोति अप्राभ्यसाज । 
शित्सर्वस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिपेधेन । 


स्याम्‌ ऐसा सूत्र वना देते । उससे ठित्‌ के बिना भी ति हि के अन्त्य अक्षर 
इकार के स्थान मे तात्‌ आदेश हो जाता। अग्राधिकार में सूत्र बनाना झर 
फिर तातड को डित्‌ करना शुणऱढि प्रतिमेघके ल्यिद्दी ४ बड़ सर्यादेश 

के बिना हो नहीँ सकता इस लिये तातद का सवादेश होना सिद्ध हो जाता उ । 
अलोन्त्यस्य यद्द उत्सग सूत्र दै। सामान्य सूत्र दै। आः परग्य शर 
अनेकाल दित्सवस्य ये दोनो उसके अपाद ई 1 बाधक ८। उन दाना अपादो मे 
पर होने के कारण अनेकाळ्‌ शित्सवस्य यह सूत्र आटे: परस्य को बाध लेता 
जैसे--हीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । ( द्वि-्षपस्‌, अन्तर्‌-भपम्‌) यहाँ द्वि अन्तर स पर अप 
शब्द के आदि लकार को ईकार करने में आई: परस्य सावकाश छ । उपन्ग- 
रुपसरेम्योऽग ईन, से जप भादि लकार को इंकार हो कर दरीगम्‌ भरारी 
बन जाते हे । भविता भत्ितृस यहद जस को भू करने नें भनेर? चिरपम्द 
सायकाल ह. । अर्तभू से सार अस के स्थानम से हा कर शि नवि 
चन जात हैं। वल एप्ल ( एभे-निल) यहाँ सफारान्त दृ दादा से पो 
भतो मिस एस से भिस को ऐस यरन में यनो एर साप प्राप्त होते 1 
न्त फो याध थार वन्य थे मार 


pr = = छ 
यप THOTT मा : 29 Mr mie 


= 


पर दोन के कारण आए. 


क्त 


निसु का ऐस दो याणा है। रत रा 


[a आ. a हत पा न हि है 

झे शिव का सादत सामान है। जार रारा फो द: र न यश 
ति छि 4 क = 

प फत उदादरण नदफाछ इ पा अस ह से परे को याळ 

जोत स आग प्ररने म एला भाष्य ! पर होने से लिए शा मो?" शॉ 


४९० व्याकरणमहाभाण्य 
अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य ॥१॥१॥५५॥ 

शित्सर्वस्येति किस्ुदाहरणम्‌ ? 
इदस इश्‌ । इतः इह । 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । शित्करणादेवात्र खर्वादेशो भविष्यति । 
इदं तर्हि अएाश्य ओश । 
नडु चात्रापि रित्करणादेव सर्वादेशो भविष्यति । 
इद्‌ तर्हि 'जसः शी! । 'जदशसोः शिः’ । 
नज चात्रापि शित्करणादेव सवादेशो भविष्यति । 
अस्त्यन्यच्छित्करणे प्रयोजनम्‌ | किम्‌ । विशेषणार्थः शकारः | क 





~ ~ ~ 2, जे ~ 
जायगा तो सारे जसू शम्‌ के स्थान में औश हो कर अष्टौ बन जाता है । 
शित का क्या उदाहरण हे ? 
इतः, इह यहां इदम इश्‌ से होने चाला इश आदेळ शित्‌ होने से सारे 


इदम्‌ गब्द के स्थान में हो जाता है तो उतः इह चे रूप बन जाते हैं । 
यह कोई उदाहरण नहीं । शितकरण सामथ्ये से इश आदेश सारे इदम्‌ 
के स्थान में हो जायगा । अन्यथा शित करन का कुछ भी प्रयोजन नहीं। इश 
में इ और श मिल कर अनेकाळू हो जायेगे तो सर्वादेश हो जायया । 
तो फिर अटाभ्य सश यह उदाहरण लीजिंय़ । यहां औश आदेश शित 
होने से सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान म ददो ज्ञाता हे तो अष्टौ यह रूप वन 
जाता है? 
हाँ भी शित्करण सानथ्यं से औश खर्वादेश हो जायगा । श मोर झो मिल 
कर अनेकाळू हो जाते हैं । 
अच्छा तो जमः शी, जः्शसो' शिः ये उदाहरण लीजिये । यहां शि, शी 
सादे शित्‌ होने से सारे जस्‌ अस्‌ के स्थान में हो जाति हें । तो कुण्डानि, सर्वे 
इत्यादि रूप बन जाते हैँ । 
यहाँ भी निन्करण सामन्य से शि जी आदेश सर्वादेश हो जायेगे । 
यहां शित करने का कौर प्रयोजन हे । क्या? विश्रि स्थानों म प्रदण 
करने फे ल्य़ि यहां शित्‌ किया है । जिस शि सर्वनामस्थानम्‌, विभाषा दिइयो: 


सप्तम शाहिक ४९१ 
विशेषणार्थनार्थ: । 'शि सर्वनामस्थानम! । “विभाषा लिश्योरिति! । 


शित्सर्वस्येति शक्यमकर्तुम्‌ । कथम । अन्त्यभ्यायं स्थाने भवन्न 
प्रत्ययः स्यात्‌ । असत्या प्रत्वयर्सेशायामित्सेता न स्यात्‌ । असत्या- 
कु > ® = 
मित्संज्ञायां ळोपो न स्यात्‌ । असति छोपे अनेकाल्‌ । यदा अनकाळ 
तदा सवदिशः। यदा सर्वादेशः तदा प्रत्ययः । यदा प्रत्ययस्तदेन्संशा 
तदा लोपः । 

एवं तर्हि सिद्धे सति यच्छित्मर्वस्येत्याह तञ्ञापयत्याचार्यः 





इन में शि शी शब्दों का ग्रहण हो सके। यदि नि जोर शी म राकार भनुदन्ध 
रूप विशेषण न लगाया जाय तो मि सवनामरथानम्‌ विभाया एसी आडि मे 
इन का ग्रहण न हो सकेगा । इस लिये इदम इग्‌ अटाम्य औश की तरह टना 
शितकरण व्यर्थ नही है । 


जसः शी, जग्शसोः शि. इनके लिय भी सूत्र से शिदम्रदण की आयरयक्त्ता 
नहीं | क्योंकि यदि जस्‌ शस्‌ के अन्तिम नरर समार के स्थान में शि या शी आदे 
केरे तो वह प्रत्यय न बनेगा । पूरा जस्‌ शन ही प्रत्यय संज्ञक ह। उस लिपि 
सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में आडेज हो कर ही निया शौ स्पानिउळाउ से प्रत्यय 
बन सकते हैँ । प्रत्यय न बनेन पर अकार की इत्मंञा न होगा । क्योकि 
लवाक्वतद्धिते से प्रत्यय के आदि गकार की ट्त्मेज्ा दोनी हे एत्मंझा न टोने 
से शकार का लोप न होया। लोप न होने से शि जोर -/ अनकाट रोग | 
जब अनेकाल रहने तव अनेकाल कदने से टी सयादेश ठो जायना । उब सरद 
हो गया तब प्रत्यय इत्सज्ञा छाप टा कर लिन यने! इस प्रला बानुर से 
जिना नो + 


rif t= 


यहाँ भनेकाळ हो फर सत्रोदेण दो जायगा उचि सारे ट, 
ही नहीं चनता। अतः शिल घणा करना न्पय %। “उस एम जारि नाप 
शिवो में तो शिकरण साम्य से लनर ता कर सर्यापेले हो पाएगा भार 
जस. थी आदि के लादि शिता में आनुएयी से छना त पा स्थान 
हो जायगा । 


~ ~ कल र mF क. चक 
नो फिर स्नेकाठ से ही सिय दने पर साग 


~ चात का सायफ ० Rn RNP UO दका यक Pe यां न्‌ 
छठ तए श्स त ग कपी 2 हि "प 2: 785: ह ३१० क ३ ६ 
रि रि ७ शौ = बब नई क्क जब 

है। इसपरिभात फा साईट मी परनारन्ध पा रिया एन पाप जम 


ग भर छाना एन ग्रे ~ क श्र जाच ५३०० जनक द Co 101 न्ड जत 

होता । अशी घनुरउन्ध है गादा गाइन भोवरा न साना गाडा रा" 
> आनक मजाक कप स्या re 

ण्या धादि रब दर झायायमनार व शिंगणे धारिका न तारा TAR 


४९२ व्याकरणमहाभाष्य 


भवत्येषा परिभाषा नासुवन्धकृतमनकालत्वे भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनम्‌ । तच्रासरुपसर्वादेशदापूप्रतिपंधेपु पृथग्‌ निर्देशो ऽनाकारान्तत्वा- 





के स्यि शितग्रहण करना चाहिये। आदि गकार वाल जसः शी आदि में तो 
सर्वादेश होने से पहले गकार अनुवन्ध ही नहीं वना इस लिये वे इस परिभाषा 
के विषय नहीं होगे । वहां तो आनुपूर्वी से शी अनेकाळ्‌ हे। अनेकाल होने से 
सर्वादेश हो कर फिर शित्‌ बनता दै। जिस प्रकार डा णल आदि आदेश 
आनुपूर्ती से अनेकाल हैं । सर्वादेश हो'कर ही चे भी अनुबन्ध वाले बनत हैं 
इस लिये वहाँ भी नानुवन्त्रकृतमनेकाळत्वम्‌ इस परिभाषा की प्रवृत्ति नही हो 
सकती । हां, अवणस्त्रमावनज , दिव औन्‌ , इदम इश्‌ इत्यादि अन्त्य इत्सज्ञक 
तृ औत्‌ इश्‌ आदि, अनुवन्ध के कारण अनेकाल्‌ नहीँ माने जायेगे तो सर्वादेश 
न हो कर अन्त्य के स्थान में होते हैं। इस परिभाषा के ज्ञापन करने से यह 
लाभ होगा कि तस्य लोपः सूत्र पर कहा गया तत्रासरूपसर्वादेशदापूप्रतिपेथषु पथण्‌ 
निईशोऽनाकारान्तत्वात्‌ यह वातिक नहीं कहना पडेगा । इसका अथ हे--भज्नुबन्धों 
को एकान्त मानने पर असरूप विषय मे दोष होता हे । कर्मण्यण्‌ , आतोनुपसर्गे कः 
हाक और अण प्रत्यय ककार णकार अनुवन्ध के कारण असरूप (असमान 
रूप वाले ) हो जायेंगे तो वाऽसरुपोऽस्त्रियाम्‌ इस सूत्र से क विषय में मण्‌ 
भी प्राप्त होगा। दिव आंत. यहाँ तकार अनुवन्ध के कारण औत्‌ अनेकाल्‌ 
हो जायगा तो अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य से दिवू के स्थान मे सर्वादेश प्राप्त होगा । 
दाधा घ्वढापू यहाँ घुसंज्ञा म दाप्‌ के साथ देपू का भी निपेध करने के 


१. यहा प्राचीन काणशिकाकार आदि वैयाकरण लोग शित्‌ का उदाहरण 
जइशसोः शिः जसः शी कुण्डानि सर्वे यह ठेते हैं वह अन्त्यस्यायं स्थाने भवन्न 
प्रत्यय“ स्यात्‌ इत्यादि भाष्यकार के वचन से विरुद्ध होने के कारण चिन्त्य हे 
जस. गी आदि में तो अनेकाल होने से सर्वाढेश होगा न कि शित्‌ होने से। 
सवादेश दोने से पूर्वे गित्‌ ही नहीं वनता यह उक्त आनुपूर्वा से स्पष्ट है । डा, गळू 
आदि आदेश जो गिद्‌ भिन्न है वे भी आनुपूर्वी से अनेक्राछ्‌ हो कर सर्वीदेश 
होते ई । इसी लिये सिद्दान्तफोसुदीकार ने सर्वे की सिद्ध में आनेकालत्यात्‌ सर्वादेशः 
एमा लिखा दे । शिच्चान्‌ नहीं लिखा। इस विषय में उद्द्योदकार नागेश तो श्रान्त 
दी प्रतीत होते ८ जो यह लिखते ह कि नाबुवन्धकृतमनेकाट्त्वम्‌ इस परिभाषा के 
शापित होने पर जल. शी आडि में भी शिच्चात्‌ ही सर्वादेण मानना चाहिये। 
अनेव'्लन्यात्‌ नट । अति गम्भीर भाष्याशय को समझने बाले सर्वमान्य विद्वान का 
एखा स्थ्यिना विस्मयनीय दे । 


सप्तम भाद्विक ३९३ 


दित्युक्तं तन्न वक्तव्यं भवति । 





NIT ८ mse 


लिय देप का पथक्‌ ग्रहण करना होगा क्योकि देप म पकार अनुवन्ध हे 
उसके कारण वह एजन्त न होगा तो आटेच उप० से यात्र न होने से 
आकारान्त दापू रूप न बन सकेगा। इन सव दोपा का समाधान क्रमश, 
नानुवन्ध्रकृतमसाहप्यम्‌ , नानुवन्धङतमनेक्राठ्त्वम्‌ , नानृवन्धङतगनेजन्तत्वम्‌ इन परि- 
भाषाओं से हो जायगा। इन तीनों परिभाषाओं से नानुबन्धछनमानेकालूत्यप का 
तो शित ग्रहण ही ज्ञापक है । नानुत्रन्वङ्रतमसाटप्यम्‌ का ददातिदवाऱ्योबिभाया 
मे विभाषा ग्रहण ज्ञापक हे । नानुवन्धकुतमनेजन्तत्वम का उदीचामारो व्यतीहारे 
में मट के स्थान में माट निर्देश ज्ञापक ह । 


सप्तम आहिक का अनुवाद समाप्त ॥ 


अष्टम आहिक सें प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त लार 


उस आहिक में स्थानिवदादेशो5नळविधौ ॥१।१।५६॥ इस सूत्र से ले कर 
द्विवचनेऽचि ॥५।१।५९॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर इाङ्कासमाधानसहित 
विचार क्या गया है। कमः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये है-- 

स्थानिवदादेगोऽनळ्विधो ॥१।१।५६॥ 

1. सूज का पदक्ृत्य दिखा कर उसके बनाने का प्रयोजन बताया है । 

°. शास्त्रीय ज्ञापको से सूत्र का खण्डन करके उसकी सत्ता सें भी अनळूविधि 
प्रहण का विशेष प्रयोजन वताते हुए सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा 
की निवृत्ति द्वारा सामान्य के साथ विशेष का भी अतिरेश होता है यह सिद्ध 
किया है । 

३, स्थानी सम्वन्धी अळ्विधि में ही स्थानिवद्भाव का निपेध होता है आदेश 
सम्वन्धी अळ्विवि में नहीं होता यह बताया है। 

४ एकदेशविक्ृतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा द्वारा एकदेशविक्ृतस्थोप- 
सख्यानमू इस वातिक का समाधान करने मैं प्राप्त शब्दानित्यत्व दोप दिखा कर 
अनट्विविम्रहण साम्य से या आदेश ग्रहण सामर्थ्य से उक्त वार्तिक का खण्डन 
क्या है । 

५ नित्यव्टवाद में स्थान्यादेश भाव की अनुपपत्ति दिखा कर बुद्धिविपरिणाम- 
मात्र ही स्थानिवद्राव है यह सिद्ध किया है । 

5. झुद्धिविपरिणाममात्र स्थानिवद्वाव मानने पर अपवाद में उत्सर्ग के कार्य की 
प्राप्ति का निराकरण किया है । 

४. अन्त मे स्थानिवत्सून् के दोप दिखा कर उन मव का समाधान किया है । 

अच. परस्मिन्‌ पूवविधी ॥१।३।५७॥ 

सत्र का पदक्रत्य दिखा कर विधिग्रहण का प्रयोजन वताया ह । 

२. पवविवि गव्दर्मे पूवेस्मात्‌ विविः पूर्वविधि. इस प्रकार पश्चमीसमास भी 
माना दै थोर उसे प्रयोजन बताये हे । 

र, आदेश के समान निमित्त से पूर्द को होने वाळी विधि भी पूर्वविधि मान तर 
अपर विधि था स्ववि,ध मे रथानिबद्धाब के प्रयोजनों की अन्यवामिद्धि ढियाई है और 


पगा, खद्दयाळी सिद्धि बी है। 


अष्टम आह्विक में प्रतिपादित विपय का संक्षिप्त सार ४९५ 


विधि शब्द को भावसाधन तथा कर्मसाबन दोनो प्रकार का स्वीकार कर के 
सूत्र के प्रयोजन बताये हैं। 

५, असिड बहिरइ॥नलक्षणमन्तरद्ग क्षण टस परिनापा को लोकब्यबद्दार म सिद्ध 
कर के स्वीकार किया है । 

६. स्थानी अर्थान्‌ अनाढिए अच्‌ से पूर्व को विधि भी. पूर्वावाचे मान एर्‌ 
वैयाकरण , सोवखः मे स्थानिवद्वाव का अभाव सिद्ध किया हे । 

७ वाय्वोः, अध्वय्वाः में रवात्रयप्रात यलोप क समाधान के लिय कथित 
असिद्ववचनात्‌ सिद्धम्‌ इस वार्तिक का राण्डन कर के रथानवद्ाव में मपगावावदथ 
माना ह । जो कार्य स्थानी में होत ह वे आदेश में भी रवानिवदूनाव स हो जावे या 
भावातिदेश है। और जो काय स्थानी में नहीं होते वे आटग में मी स्वानिवद्धाय मन 
हो यह अभावातिडेश है । 

८. स्थानी या आदेश से अव्यवहित पूर्व की विवि में ही रथानियद्धाव न मान 
कर पूत्रमात्र की विधि में स्थानिवद्भाव माना हे । 

९. एकाटेञ के उपसंख्यान का खण्डन फर के हल और अच्च दोनो ह म्यान में 
हुए आदेश में रथानिवदूभाव का सण्डन किया दे । 

१०, जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया हैया जिम्मै नहीं पिया हे थर्धाव 
जो शारत्रीय या अशास्त्रीय कार्य हे उन दोनो में दी रथानिवदभाव होना इ यद सिद्धान्त 
व्यवस्थित क्या है । 

न पदान्तरिश्रचनयरेयलोपस्व॒रसयणानुस्वार दी 4: 7 चविधि उु ॥ १1१15 ८॥ 

१, पदान्तविधि मँ प्राप्त दोष का समावान फर & पि वन्य की से पया नया 
तथा कर्मसाधनता के गुणडाप्र वा विवेचन किया ८ । 

२. यरेयलोपमिधि में पेर अयटोपविधि ऐसा पाथ माम परी ककी गण 
अवर्णलोप तया यलोप नि गान परने में स्था नयदलाय पा निता निद विस, € । 


नः थः ठ ss देऊ ~ 
3 स्पर दोघ यप नितवया मे राई 


टं 
१ 


क ७५ 
2 
~र 
| 
कि 
टर 
-4 
१५२ 
१ 
=€ 
र्त 
भे 
१ 
~ 
Ei 
क्‌ 
= 
३ 
नी 
है 
"5 
हि 
~ 


~ कै. बन ~ fi पन त 

का निषध माना ९, होप से भिन्न अन्य नान्या यन 
िरतगपवात्यचापरमिर गिरा वायगाव म एह की यी ह्य 

व्याया की रे 1 
५, पूरयासि, न स्थानिव हन ये 
अपगाः तस्य दाण अया शार Teme उ ग पा “ates रोयू 


हिरदचनेशद 1 $1१1५२३। 


७९६ ब्याकरणंसहाभोष्यं 


१, सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्भाव में कार्यातिदेश न मान कर छूपातिदेश 
माना हे। साथ ही अधिजगे में प्राप्त दोप का समाधान किया है । 


२, द्विर्वचन शव्द में एकशेष मान कर उसके दो अथे किय हैं। एक द्वित्व का 
= Cw ~ द्विवचन A 

निमित्त अच्‌ । दूसरा द्वित्व करना । पहले अथ में अच्‌ का विशेत्रण द्विवचन होता है 
तो सूत्र का अर्थ होगा—द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहत द्वित्व करने में अच के स्थान 
में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है। पक्षान्तर में स्थानिवत्‌ न मान कर न पदान्त* 
इस पूवेसूत्र में “न? की अनुतृत्ति मानी है तो सूत्र का अर्थ होगा--द्वित्वनिमित्तक अच्‌ 
परे रहते द्वित्व करने में द्वित्व से पूरवे अच्‌ के स्थान मे आदेश नहीं होता । ऐसा मान 
कृत्येजन्तदिवादिनामधाठुप्वभ्यासरूपम्‌ इस वातिक का खण्डन किया है । 


३. ओः पुयणज्यपरे इस ज्ञापक से णच्‌ को भी द्वित्व का निमित्त मान कर 
उसके परे रहते स्थानिवद्भाव स्वीकार किया है । 


४, सूत्र का प्रयोजन वता कर द्विर्वचन यणयवायावादेशाल्लोपोपघालोप- 
णिलोपकिकिनोरुच्वेभ्य: इस पूवविप्रतिपेध सूचक वचन से इस सूत्र की अन्यथा सिद्धि 
का खण्डन किया है । अन्त में उस पूर्वविप्रतिपेध वचन की अपेक्षा स्थानिवद्भाव विधायक 
इस सूत्र को ही अधिक उचित स्वीकार किया है । 





अथाष्टममाहिकम्‌ 
स्थानिवदादशोड्नलविधा ॥१॥१॥५६॥ 
वत्‌करणं किमर्थम्‌ ? 


स्थान्यादेशोऽनळूविघाचितीयत्युच्यमाने संघाधिवारोऽयं तत्र 
स्थानी आदेशस्य संज्ञा स्यात्‌ । 


तत्र को दोपः ? 


आडे यमहनः आत्मनेपदं भवतीति वधेरेव स्यात्‌, इन्तेर्न ` प्रान्‌ । 


चत्करणे पुनः क्रियमाण न दोपो भवति । स्थानिकार्यमादशऽतिदिश्यत । 
गुरुवद्‌ गुरुपुन्ने इति यथा । 


स्थानिवत्‌ मे वत्‌ किस ल्यि किया ह ? 

रथान्यादेशोऽनळूबिवौ इतना सूत्र होने पर उदिरागद, सग! गण, काहि 
की तरह यहां भी संज्ञा का अधिकार (प्रस्ताव, प्रकरण) मान कर न्यारी आपल 
की संज्ञा समझी जायगी । 

आदेश की स्थानी सज्ञा मानने मे क्या दोप दोगा ? 


आरो बमरनः इस सूत्र से होने वाला जात्मनेपट हन के रशान भा ४ 
वध आदेश से ही हो सकेगा, दन्‌ से न दो सकेगा। ययोडि सजा सिरिया म 
सजी को उपस्थित कर के स्पये निस हो जायगी । इन्‌ सज्ञा पाप सभी थी 
उपस्थिति कर देगी ता केउळ पच से दी आत्मनेपद प्राप्त होगा । पए करने पर गो 
यह दोप नही होता । उदयां एन सौर बंध दोनो से क्रातानरर विमा थे तागा 
ह । स्थानियत्‌ काने से आदेश फो गगनी की गर मान गरन उसमें रारी 
के कार्य किये जाति €। खादेत का राता नग माना णणा 5 सह हा थे; 
को गुरु की तरह मान कर उसमे गुर के पाये शिंय शाप मे ग डोर योग गा, 


साना जाता ।* 


४९८ व्याकरणसहाभाण्य 


थादेशत्रहणं किमर्थम्‌ ? 
स्थानिवदनळ्विधावितीयत्युच्यमाने क इदानीं स्थानिवत्‌ स्यात्‌ ! 
यः स्थाने भवति । 
कश्च स्थाने भवति ? 
आदेशः । 
इदं तहि प्रयोजनम्‌। आदेशमा स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌। एकदेशः 








आदेश ग्रहण किस ल्यि किया है ? 
स्थानिवटनळुविधो इतना सूत्र होने पर कौन स्थानिवत्‌ होगा ? 
जो स्थान मे हुआ करता है। 
> ~ ` 
कोन स्थान में हुआ करता हैं । 
आदेण स्थान में हुआ करता है इख लिय आढेग ग्रहण किय विना भी भादेश 
ही स्थानिवत्‌ समझा जायया । 
तव तो आदेश ग्रहण का यइ प्रयोजन हे कि आदेशमात्र अर्थात्‌ प्रत्येक 
आदेश चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अनुमानगम्य सव स्थानिवत्‌ हो जावे इस 
टिये आदेश ग्रहण किया दै। उससे एक्दगविक्कतस्योपर्सख्यानम्‌ यह आगे कदे जाने 
वाला वचन नदी कहना होगा । इस वचन का अथ है कि जी आदेश एकदेश स 
विट्टत हैं. अथीत्‌ जहाँ स्थानी के एकदेश मै उसके अवयव में विकार हुआ दै, 
हि हि ०३०, 
सम्पूण स्थानी को नंदेश नहीं हुआ वहां भी स्थानिवत्‌ कहना चाहिये । जसन” 
~ ~ ~ क. ~ > ०१ 
पचठु यद्दां पच धातु से लोट्‌ रकार म ति के एकदेश (अवयव) इकार के स्थान म 





डाव्द, रूप, कार्य तथा अर्थ क भेद से अतिंदेग ७ प्रकार के होते हें । उनमें यह 
सूत्र कार्यातिढेच है । इसंस आदेश को स्थानी के तुल्य मान कर स्थानी के कार्य आदिश में 
स्थि जाते दे. । वहुगणवतुडति सख्या मे तो वत्‌ के विना भी संख्या शब्द को 
अन्वर्थ मान कर संख्यावत इस प्रकार अतिदेश माना गया हैं। गाइकुटादिम्योडम्णित 
छिन्‌, असयोगालह्लिद कित्‌ यहा टित्‌ कित्‌ में सी वत, के विना ही अतिंदेश 
समसा जाता हे । वहा न कत्वा भेद् मूत्र स कत्वा को कित्व का निषेध करना दा 
श्र ह कि टित्‌ शित्‌ चे अतिदिश हूं, संजा नहीं । अन्यथा क्त्वा की क्ति. 
नडा कटी भी विहित न होने से उसका निपेध करना व्यथ हैं। आदृगमदनजन 
किकिनी लिट च टस नृतीयास्याय के सूत्र म तो संज्ञा प्रकरण न होने मे क्षत्रक्षदत्त 
मझदत्त टत्याद उ तरडे विना बति क भी लिटवन यद्द अनिदेश समझा जाता है । 


अष्टम शाद्विक ४५९९ 


विकृतस्योपसंख्यानं चोदयिष्यति तन्न वक्तव्यं भवति ! 
अथ विधिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
सर्वविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत । अलः परस्य विधि: 
अळलचिचि विधि टि ~~ ~ डे उँ [a धि 
टविचिः । अलो विधिः अळ्विधिः। अलि विधिः अळविधिः। अला 





एरु. से उकार आदेश रूप विकार हुआ दै। वह सम्पूर्ण तिके स्थान में न-मुप न 
होने से एकदेशविकृत हे । यदि एर की बजाय तेग्ठुः कहते तो सम्पूण स्थानी के 
आदेश होता । एरु, कहने से स्थानी के एकदेश से आदेन दै । चूँकि इकार रवानी 
को कोई ऐसा कार्य प्राप्त नदी जिसका उकार लादेश म अनिंदेश क्या जाय, 
इसलिये इकार से इकारान्त स्थानी अनुमित होता हे थर उकार से उकारान्त आदश । 
इस आचुमानिक आदेश को भी स्थानिवत्‌ हो जायगा । तो पचतु के तिटन्त 
होने से उसकी पदसंज्ञा हो जाती है । यह आदेज ग्रहण का प्रयोजन ४ । 

विधिग्रहण किस लिये किया है ? 

जिससे भल? शब्द का विधिशब्द के साथ सब विभक्तयो घाला अभीष्ट 
समास समझ लिया जावे इस लिये विधिग्रइण किया हे । जम अह परम्म तानः 
अल्विधिः । यहाँ पञ्चमी समास है । इसका अग्रे हे--अल से पेरे हीने बाला कार्य । 
अल. विवि, अल्‌ विधिः = नल्‌ के स्वान मे दोने पाला कार्य | यहाँ पळी समास 
हे । अलि विधिः अल विधिः = ळ्‌ परे रहते होने चाला कार्य । यहां सप्तमी समास 
हे । अला विधिः अळ विधि = अल के निमित्त से होने यारा कार्य । सर्जा सनीया 
समास है। इन सबको अल विधि सान कर स्वानिउर झा निगेध पाना ह । 
अलः परस्य विधि. जसे यी. पनः सः। यटा ती म रिच के वशार ये स्थान म 
हुए आकार को स्थानियद्भाव से घकार मान कर उससे प्र एरु पार? सूल से म 
का लोप प्राप्त होता हे । अलसे पेरे दिवि गने से न्यानियशभार न होगा सो डु 


का लोप नहीं होता । इसी प्रकार पन्य म पापम फे नदार के गान में हण 
क्षाकार को स्थानिउटभाव से नकार सान पर उससे परे हए ८ सूम मु 


का लोप प्राप्त होता ह। सः में र्‌ नन्द ये पसार के स्थान मे एए दरार फा 


० mem eee ee ला “हज 


€ = नर , -ू क ~ ~ 
१, अठ रा अथ बल गहय जे हि पारी है अ न जाल 
Se = जाइ व निक का "दट शा राप काच का बृ प्‌? ~ ~. क्ली ~ 4 7 rer 
hn ज्‌ ३१ 121 4३ 1. पै, हा दे कक के (१ हि {1 1 १ ts क 5 . ff 
+ म्‌ x यि डक कटा हर Rs ° t त क ता ~ म 5३% 4 हर 
पू गन 41९ गा 12818] बै TT SA s || की « ० र्‌ 4 
क म्‌ डर हा क. कळ शक पी 5 
चयन रीय करी न संत रा सव " अश. र, MEN हुँ टर हे झू 
= क न्र्‌ ~+ १, 
उगला तकव २७ 1 1 


५०० ब्याकरणमद्दासाष्य 
विधिः अलूविधरिति। 


नतद्स्ति प्रयोजनम्‌ । प्रातिपढिकनिर्देशोष्यम्‌ । प्रातिपदिकनिदशा- 
श्वार्थतन्त्रा भवन्ति। न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति। तत्र 
घातिपदिकाथे निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्रयिठुं बुद्धिरुपजायते सा 
सा आश्रयितव्या । 





स्थानिवदूभाव से दकार मान कर उससे पर हलडयापू० से सु का लोप प्राप्त 
होता हे! अल स परे विधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो सु का लोप 
नही दोला । अळः वियिः, जैसे--द्युकामः । (दिवि कामो थस्य सः) यद्वां दिव्‌ शब्द 
के चकार के स्थान से हुए उकार को स्थानिवद्भाव से वकार मान कर कामः 
शब्द का ककार वळू परे रहते लोपो व्योर्वलि से वकार का लोप ग्राप्त होता हे । 
अल के स्थान में विधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो वकार लोप नहीं 
होता । अलि विधि', जैले--क इष्टः (कसर , यज़-क्त) यहां यज्‌ घातु से क्त प्रत्यय 
में सम्प्रसारण हो कर इष्ट रूप वनता है । यज्‌ के यकार के स्थान मे हुए इकार को 
स्थानिवड़ाव से यकार मान कर उसके परे रहते हरि च से कस्‌ के सकार 
स्थानीय रु को उच्च ग्राप्त होता हे । अल्‌ परे रहते विधि होने से स्थानिवद्धाव न 
होगा तो उच्च नहीं होता । अळा विधिः, जैसे--महोरस्केन । (महत्‌ उरः यस्य 
स. तेन) यहां उर के विसर्गस्थानीय सकार को स्थानिवद्भाव खे विसर्ग मान कर 
वह भयायवाइ हो जाता है । अयोगवाहो का अटो में पाठ हे । तो विसर्गरुप अट्‌ 
का व्य्रमधान होने से अट्कुप्वाद्‌० सूत्र सेन को ण ग्राप्त होता हे। अळू से 
हाने चाळी विधि होने से स्थानिवळाव न होगा तो अइव्यवाय न होने के कारण 
नको ण नटीं होता। 
विधि ग्रहण का यह कोई प्रयोजन नहीं। विधि ग्रदण के अभाव में 
अनछु इस शब्द को सुवन्त न मान कर प्रातिपदिक का निर्देश समझेंगे । और 
प्रातिपदिक के निर्देश मे सभी अर्थो की प्रधानता होती हे। दे किसी विभक्ति 
शिप के अधे का मुख्यतया क्षाश्रयण नहीं करते। उनसे सामान्यतया सभी 
विभस्तिया का अथ निकाला जा सकता हैं, उस अवस्था में सर्वविभक्ति साधारण 
प्रातिपदिऊ के अथ निर्देश में जिस २ विभक्ति के अर्थ के आश्रयण का विचार 
होगा वदा २ विन्क्ति उस प्रातिपदिक से आगे विदित समझ ली जायगी । इस 
प्रकार चिविप्रदण के दिना भी अळू ब्द से अळू सम्बन्धी उक्त सभी विधियों में 
स्थानिराटाप का निपध सिद्ध दो जायया । 





अष्टम नाघिक ९६० पु 


इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । उत्तरपदलोपो यथा विज्ञायेत । अलमाश्रवत 
अलाश्चय, । अछाश्रयों विधि. अळ्विधिरिति । यत्र प्राधान्धनालाश्रीयत 
तत्रव प्रतिपेधः स्यात्‌। यत्र विशेपषणत्वेनालाश्रीयत तत्र प्रतिपधों न 
स्यात्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । प्रदीव्य प्रसीव्येति। चलादिलक्षण इट मा 
भूद्ति । 


अच्छा तो विधिग्रहण का यह प्रयाजन हे कि आळू के साव गिव लगने 
पर दो पद हो जायगे । उममे अल आत्रयो यस्य स, अखाश्रय । अलाश्यों विवि, 
अठवि/थः इस. प्रकार उत्तरपद आश्रय शब्द का लोप समझा जायगा। अथ 
होगा--जो विधि किसी भी प्रकार के अळू का आश्रयण करती दे चाडे प्रवान 
रूप से या विशेषण रूप से वह सव अलविधि होगा, उसमें स्वानिव्रद्ञाय 
का निषेध होता हैं। विधिग्रहण के अभात्र सें केबल अल इतने म नषाश्र्य घब्द का 
लोप नरं संभावित हो सकता इस लिय अनरू इतना सूत्र होने पर जटां प्रवान 
रूप से अळू की विधि ठे बही स्थानिवदवाव का निषेध हो सफेगा । जटा किसी 
के विशषण बने हुए. जल की विधि हे वहां स्वानिवळाय का निषेध न हो सरेया । 
दृ हे कि वहां भी स्वानिवङ़ाव का निपध हो दस लिये विधिसःण बरना 
चाहिये । भाग्य मे यत्र प्रावान्यत० से पूर्व दागगा का प्रयोग अपनी सरफ 
से ससज लेना चाहिये। टनरथा यत्र प्राघान्यनाला यते प~ ह 
इतरथा = विविश्दण के अभाव म। जस प्रदीप्य प्रपौब्य या प्रक दिए 
सिव घातनों से परे कळत्या के स्थान में व्या आडेगतना ५1 उसेन म्या 
नवाच से फ्त्या प्रत्यय का चलादित मान कर झाया तृम्थाण ण. मि 
इद्‌ प्राप्त होता दू | हद करने बाले सूत्र म प्रधानतया अछ फा आटा न 
हैं। बरदा वळादे, या जार्थघानुक का शिंगपण ५ | आाउयाएूक दिष्य?) भर 
चल्‌ टप अल गोण है वदा विशषण २ । विधिग्राण रने ख गोल गाय में 
अलका आश्रयण करन वाळी पिव भी अता पिचि भान की रायरी लाप 
प्रसीप्प में उट के हट पिश होने से "मन्द यय निषच एग शायगा परमार 
स्थानिउइटाउ का निषेध हा कर इद नट होया 


ee = es er 





~ = > 
झा दाल oer नन्त क्र क्क Ree शी 7s Fe = 
१ लालसा चय त्न श्र ए ड” १७ ES र्र 03 
कु ५ रै क ई ~ हो oe ree स न कण क हु ye क्‌ छ रै 
ग्‌ ~ ee ~ ba 20 ४ काळ शा 
"उर नराला हर का [ |] नपुग नें टॅ ऱ १0५७ ररर # ४ कह! £ CS i i 
प्न ति ore CE ड्‌ fo ~ oe ew ५४ त च ४ केळ क 
(अजही किक बिली गाल दाण ररक शकय 2 र 
t य न 
डे > < = 
> हिन ee ड ~ क पया कीतीज जन गरात क 
बर रर उ २४ | TUES न था अकी || TT क" 
क्क Ss 10 तो RRR हि क कन्दरा ७ टि ची ND 7 >> 
तना से सभ होगी «पड का Ue ११.१ र: ,} 
हक Sd १, orn > fr Sf उरी NS ye + स्पा केज हो 1 fre 
0 गरम TR TET रा दम शण यय 
त = त न ~ 
पचि 


५०२ न्पाकरणसद्दाभाण्य 
किमर्थ पुनरिदमुच्यते । 
स्थान्यादेशपृथकूत्वादादेरे स्यानित्रदनुदेशो गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा । 


अन्यः स्थानी अन्य आदेशः । स्थान्यादेशापृथक्‌त्वादेतस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्थानिकार्यमादेशे न प्राप्रोति । तत्र को दोपः। "आङो यमहन’ 
इत्यात्मनेपदं भवतीति हन्तेरेव स्याद्‌ वधेनं स्यात्‌ । इष्यते च वधेरपि 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तस्मात्‌ स्थानिवदन- 
देशाः । पवमर्थमिदसुच्यते | गुरुवद्‌ गुरुपुचे इति यथा। तद्यथा गुरुवद्‌ 
गुरुपुत्रे वतितव्यमिति गुरौ यत्‌ कार्य तद्‌ गरुपुत्रे अतिदिश्यते । एवमि- 
हापि स्थानिकार्यमादरो अतिदिइ्यते । 

नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । छोकत एतत्‌ सिद्धम्‌। तद्यथा लोके यो 
यस्य प्रसङ्ग भवति ळभतेऽसो तत्कार्याणि । तद्यथा उपाध्यायस्य शिष्यो 
याज्यकुळानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते । 





यह सत्र किस ल्यि बनाया है । 


स्थानी ओर हे आदेश ओर हे । स्थानी और आदेश के अलग २ होने से 
स्थाना का काय आदेश में नहीं प्राप्त होता । उसमें क्या दोष है? आडो 
यमदन' स कहा गया आत्मनेपद इन्‌ से ही हो सकेगा वध सेन हो सकेगा। 
इए हैवध से भीदो। यह वात विना यत्न के सिद्ध नहीं होती इस लिये स्थानि- 
वढादेशोनलूविधी यद सूत्र बनाया हे । जैसे गुरु के पुत्र मै गरु की तरह वरतना 
चाहिये ऐसा कहन पर गुरु के कार्य गरु पुत्र में किये जाते हैं वेले स्थानिवत्‌ कदने से 
स्थाना क काय आदेश से किय जाते हैं । 


यह कोई प्रयोजन नद । लोक से यह वात सिद्ध है कि जो जिसकी जगह 
उसके कार्ये करता ह । जैसे उपाध्याय का शिष्य उसकी अनुपस्थिति 
म उसका जगह यजमाना के घर पर जा कर अग्र आसन भादि प्राप्त 
करता हु । 
MRR CT ON 
एमा होगा । अलाश्रय शब्द का विधि शब्द के साथ कर्मधारय समास हो कर उत्तरपद 
आश्रय का लोप हो जायगा तो अल्विधिः यह रूप वन जायगा । 
१, ग्यानी के स्वल्याश्रित काय आदेश के टप भिन्न होने से आदेश में नहीं 
प्राप्त होने । 


शष्म नाहिक प 


यद्यपि तावल्लोक पप दृष्टान्त: । दृष्टान्तस्यापि तु पुरुपारम्भो 
निवर्तको भवति । 


अस्ति वेह कञ्चित्‌ पुरुपारम्भः ? 

अस्तीत्याह । 

कः । 

स्वरूपविधिर्नाम । हन्तेरात्मनेपदसुच्यमानं इन्तेरेव स्यात्‌ वधेर्न 
स्यात्‌ । 

एवे तर्ह्याचार्यप्रद्वत्तिक्षापयति स्थानिवदादेशो भवतीति। यदर्य 
'युष्मदस्मदोरनादेशे” इत्यादेशे प्रतिपेथ शास्ति। कर्थं कृत्वा घापकम्‌। 
युष्मदस्मदोर्विभक्तो कार्यसुच्यमानं कः प्रसङ्गो यदादेशपि स्यान्‌ । 
पझ्यति त्वाचायों यत॒ स्थानिवदादेशो भवतीति अत आदेश 
प्रतिषेधे शास्ति । 

इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । अनल्विधाविति प्रतिपधं बक्ष्यामीति। इद 





यद्यपि लोक में यद दृष्टान्त हे तो भी छोकिफ दृष्टान्त की भी पुरुपारम्म 
यत्न विशेष से बाधा हो जाती है । 
यहां कोई यत्न विशेष दें ? 


स्वं स्प रब्दस्याशन्दसन्ञ ४ ज्ञा यद संज्ञा सूत्र । इस सज्ञास्सत्र राप यन्न पं 
से आटो यमद्दनः में दन के स्परुप का ग्रहण टो कर फेयल दन्‌ से दी क्षास्मनेपद 
प्राप्त होता है बघ से नहीं । 

झस्छा ता शाचार्य का स्ययहार इन यान फा ज्ञाप है कि आटत स्वानियद 
होता है। युप्मरस्मरोरनांटेशे सूत्र मे अनादी कद कर साटम वाटी विभास्ल में 
जो समद अगमद्‌ को शास का निवच त्या दे उससे पता गगना द पि आए में 
स्थानी के कार्य हाते है। अन्यधा 5 
प्रमा ह । घारेश में भाव प्राण है रव त र) 


हरण द पनन न निरा यह जार वा कवा 


फिर भी घल विधि से रानियशाय षा निपध पान रे लिप ब्यास 
फी आादहयरुगा ह। पसा नय एप से 1 कस HI 0 ° I 
फ़ इर यफार नशार टार घे ग्यान मै हुए घीकार कक शहर भाट को 


५०६ ध्याकरणंम द्वार्म पते 


मा भूत्‌ । द्योः पन्थाः स इति । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रबृत्तिज्ञोपयति-अल्विधी 
स्थानिवद्घावो न भवतीति। यदयमदो जग्धिल्यपृतिकिति इति ति 
कितीत्येव सिद्धे ल्यवूश्रहणं करोति । तस्मान्ताथोऽनेन योगेन । 


आरभ्यमाणेऽप्येतस्मिन्‌ योगे । 
a AN ४० ० २० ~ © 
अळ्विधौ ग्रतिषिधेऽविशपणऽग्राक्षिस्तस्यादशनात्‌ । 


अळ्चिधो प्रतिपेधेऽसत्यपि विशेषणे समाश्रीयमाणे अखति तस्मिन्‌ 
विशेषणे अप्रातिर्विधः । प्रदीव्य प्रसीव्य । कि कारणम्‌ | तस्यादर्शनात्‌ । 


स्थानिवद्भाव से दळू मान कर हलड्यापू० सूत्र से सु का लोप प्राप्त होता है। 
अळूविधि म स्थानिवद्भाव का निषेध होने से नहीं होता । 


यद्ग भी कोई प्रयोजन नहीं। आचार्य के व्यवहार से ही अळ्विधि मे 
स्थानिवङ्राव का निपेब भी सिद्ध दै। अदो जग्धिर्ल्यपतिकिति इस सूत्र मति 
किति से सिद्ध होने पर जो ल्यपू ग्रहण किया हे उससे पता लगता हे कि 
अल विधि में स्थानितद़ाव नदद होता। अन्यथा प्रजग्ध्य (प्र अदू-क्त्वा-ल्यप्‌ ) 
यहाँ प्र पूवक अदू धातु से परे कचा के स्थान में हुए त्यप्‌ आदेश में स्थानि- 
वदराव से तकारादि कित्व भा जायगा तो ति कित सरही ल्यम्‌ में भी अदू को 
जग्वि आदेश सिद्ध हा जाने पर व्यम्‌ ग्रहण व्यर्थ हे । किन्तु आचार्य देखते 
हैं कि स्थानिवद्धाव से ल्यपू म क्या के प्रत्ययत्व कृच्च अव्ययत्व आदि अल- 
भिन्न धमो का अतिदश तो हो सकता हे पर तकारादित्व कित्व आदि अट- 
सम्बन्धी धर्मा का अतिदेश नहीं हो सकता इस लिय ति किति के होते हुए भी 
ल्यप्‌ ग्रहण करते हैं । इससे अळ्विधि म स्थानिवद़्ाव का न दोना सिद्ध होता हैं। 
इस प्रकार शास्त्रीय ज्ञापको द्वारा अनलत्रिधि मे स्थानिवद्भाव सिद्ध होने पर यद 
सूत्र व्यथै हे । इसकी आवश्यकता नहीँ ।* 

इस सूत्र के बनाने पर भी अनळूविधौ यद्व अंश तो फिर भी न रखना चाहिये । 
क्योंकि अनळूविधौ के न रहने पर भी सूत्र में कडे हुए विशषण के लक्ष्य में न 
होने से उस सूत्र की उस लक्ष्य में प्राप्ति ही नहीं हे । जैसे आवधाठुकस्येड वला! 
इस सत्र में वलादि विशपण लगा कर आर्धधातुक को इद्‌ कहा दै । प्रदीव्य प्रसीव्य 











३ टस प्रकार भाववझार ने नाम्त्रीस्त ज्ञापको से स्थानिवत्दत्न को अन्यया सिद्ध 
करक टस का प्रत्याग्यान कर टिया दे 


झम णादिक ७०७ 


वलादेरित्युच्यते । न चात्र वलादि पञ्च्यामः । 


नेठु चेवमर्थ प्वार्य यक्षः क्रियते--अन्यस्य कार्थमुच्यमान- 
मन्यस्य यथा स्वादिति । 


सत्यमेवसर्शो, ल त प्राप्रोति । कि कारणम्‌ । 
सामान्यातिदेश हि विशेषानतिदेश: । 


सामान्ये ह्वतिदिद्यमाने विशपो नातिदिशे भवति । तथथा 
त्राह्मणवद स्मिन्‌ क्षत्रिये वर्तितव्यमिति। सामान्य यद्‌ त्रासणकार्य तत्‌ 
क्षन्नियऽतिदिश्यते । यद्‌ विशिष्टं माठरे कीण्डिन्य वा न तदतिदिश्यते। 
एवमिहापि यत्‌ सामान्यं प्रत्ययकार्ये तदतिदिइ्यते यद्‌ विशिष्टं बटाद रिति 


ie कि पय हा 0 = ~ 


आदि लक्ष्यो में त्यपू वछादि नही, तो वहां इ की प्राप्ति ही नही ठे; । 
त्यर्‌ को तन्निमित्तक इद्‌ होगा उसके लिय अनळूबिधौ म्हण कर फे अटरिधि में 
स्थानिवद्धाव का निषेध करने की आवश्यकता क्या हू । 


इसी लिय तो स्थानिवत्सूत्र यना कर यट यत्न किया जा रहा ४ सि अन्य 
को कडवा हुआ कार्य अन्व को हो नाय। क्त्वा को कहा छुआ कार्य त्यप फोड 


जाय । अर्थात्‌ स्वानियद्धाव द्वारा क्या का वळादिस्य ल्यप में आ चायगा, झर 
ल्यप्‌ को तन्निमित्तक दृट्‌ होगा । 


= ~~ हक ~ ~ ष 
ठीक इ एसी ल्यि यद यल किया जा रहा ९, फिर भी प्रीय प्राय में 


॥ 1 = 
इृडागस चरीं प्राप्त होता । क्योंकि सानान्यात पिर नलः उस परिभागा 
उारा सामान्य धर्मे फे जनिइत से यिप भरम का सतिदेन न” त हर्ता । 


असे इस क्षत्रिय भ घ्राण को तरए बरतना चाडिय ऐसा कडन पर सामान्य आप्नपा 
दी तरह उस क्षत्रिय से दर्ता जाता ह । जा जितेर माठर था सोधिनय नामा 
ब्रामण हे उसी तरा गडी यरता गाला । हसी प्रहार यपा ल्यप्‌ भे गदा के नो 
सामान्य धर्म है पप, प्रत्ययत्य) सररर आदि उनगा ग्ध्यानरणापम न 
से तायया पर तफाराडिरई या चोटि ता शिल दमै” उन्हा न! 


क = 
पृ जना तभ ik 4 र कक 
t 


SI = ~ vt आ Ss कन 
4 + 4 ब्‌ =! 1 जै + शा 7 r न 
क ~ केन का वक क्क, ~ क 
हा र क क, Sao Ile cia ७: छ हे 
po हे भी एन CAR) wir हर SR - हण हु, $ १ ० ४? 
re पटी सा र ~$ = क ल हा i डे क + x किक + हा ब i 
IH “६ 4 ९ ९१८ Lh १ "१०१ |» ३१२५ * क 8 . कु 


७०६ व्याकरणमद्दासाष्य 


न तदतिदिश्यते । 


यच्येवमग्रहीत्‌ , इट इंरीति सिचो छोपो न प्राप्रोति । अनळ्चिधा- 
विति पुनरुच्यमाने इद्दापि प्रतिषेधो अविष्यति प्रदीव्य प्रखीव्येति। 
विशिष्टं ह्येषोऽळमाश्रयते वलं नाम! इह च प्रतिषेधो न भविष्यति अग्रही- 
दिति । विशिष्टं ह्येपोऽनलसयाश्रयते इट नाम । 





न होगा तो इढागस न होगा। इस लिये अनळूविधो ग्रहण की कोई आवश्यकता 
नहीं । 

यदि सामान्यातिदेशे विशपानतिदेशः इस परिभाषा को मान कर अनळूविधौ 
का खण्डन करेंगे तो अग्रहीत्‌ (अह-इट सिच ईट्‌ तिप्‌ लुङ्‌ ) यहाँ ग्रहोऽलिटि 
दीधः से इद्‌ को दीर्ध करने पर इट से परे ईट्‌ न होने से इट इटि से सिच का 
लोप नही प्राप्त होगा । क्योकि दीर्घ हुए इट्‌ में स्थानिवद्धाव से सामान्य धर्म 
दकार का ही अतिदेश होगा। इट्‌ इस विशेष धमे का नहीं। यदि सूत्र मे 
अनळूविधि अहण कर के सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश सान लेते 
ई तो अग्रहीत्‌ में इद्‌ के अळूभिन्न विशिष्ट शव्द होने से अळ्विधि न होगी । 
उससे स्थानिवद्भाव से इद्‌ मान कर इट ईटि से सिच का लोप सिद्ध हो आयगा । 
और प्रदीव्य प्रसीव्य मे वल्‌ के विशि अछ्‌ होने से अळ्विधि हो जायगी तो 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर ल्यप्‌ के वलादि न होने से इद्‌ न होगा । इस 
लिय सामान्य के साय विभेष का भी अतिदेश होता है इस वात का ज्ञापन करने 
के ल्यि सूत्र में अनळूविधि ग्रहण करना चाहिये ।' 


१, किन्‌ टित्‌ आदि अनुवन्त्र तो स्थानी में अविद्यमान होते हुए ही कार्य के 
सावफ होत है इस सिद्धान्त के आधार पर वे अछ नहीं मान जायेंगे तो 
अनळ्विधो यह निपेव अनुवन्धों में नहीं लगेगा । उससे क्त्वा का कित्व स्थानिवदूभाव 
से ल्यप्‌ में आ जायगा तो प्रदीब्य प्रसीव्य मै लघूपधगुण का क्डिति च से निषेव 
मिद्ध हो जायगा । क्त्वा का तकारादित्व तो अनुवन्ध नहीं हैं बल्कि विशिष्ट अल्‌ 
६ इस लिये वह स्थानिवद्भाव से नहीं आयगा तो इटू न होगा। इसी लिय न 
ल्यपि यह ईत्रनिपेध-विधायक सूत्र चरितार्थ होता हे । अन्यथा अनुबन्ध के अछ्‌ 
होने मे का का कि्च न्यपू में न आयगा तो प्रदाय विहाय इत्यादि में कित 
पर्‌ न होने मे वुमास्थागापा० म इंत्व प्राप्त ही नहों। उसके लिय निषेध करना 
व्यथ हे। यही निषेव इस वात का ज्ञापळ टे कि अनुबन्धो को अल नहीं माना 
जाता । वेस इळः इनः नानज्या यहाँ उना के रथान में हुए शानच को शित 


~ 


एरना यह भी सिद्ध करता दै कि कहीं २ अनुबन्थो को अळू भी मान छिया 


सएस साक्विफ TY 


यदि तहि सामान्यमप्यतिदिञ्यते विद्ोपञ्च । 
सत्याश्रये विधिरिष्ट, । 
सति च वलादित्वे इटा भवितव्यम्‌ । अरुदिताम। अरूदिनम | 
अरुदित । 
किमतो यत्‌ सति भवितब्यम्‌। 
प्रतिपेघस्तु प्राप्रोत्यत्रिधित्वात्‌ । 
प्रतिपेधस्तु प्राप्रोति । किं कारणम्‌ । अल्विधित्वात्‌ । अल्विधिग्य 
भवति | तत्रानळ्विध्याबिति प्रतिषेधः प्राप्रोति । 
न वानुदाशिकस्य प्रतिपघादितरण भावः । 
नचा एप दोएः। किं कारणम्‌ । आजुदेशिकस्य प्रतियधान । 


अनळूविधिम्रहण करके यदि सासान्य के साथ विशेष का भी शत्तिटश 
मानेगे ओर आश्रय होने पर अधोत. वलादि निमित्त पिद्यमान होने पर अर्ग. ताम 
अरदितमू अरुदित ( रुइ-यड तस्‌ थस थ) इत्यादि म एद्‌ आडि को विधि इ 
मानेंगे तो जो निमित्त होने पर होना ह वह केसे होगा ? बलादि होने पर एट 
होना हे (बढ़ वळादित्व बनता नही) । 

क्यों ? इसमें आपको क्या हे । घलादि निमित्त होने पर इद की शिंथि एए 
हानी ही चाहिये । 

इसमें यही ह कि अरडिताम्‌ आदि में बलादिनिमिक्त होने पर इट विधि रट 
तो हे पर उससे अनळविधो यह निषेध प्राप्त दोता हे । अडिग) एरिति 


मे तम अस के स्थान मे देश तामू तए आदेश मे स्थानिउरभाउ से प्राण थिए 
पलाडिता धसका जलािविदोगिधे निधि णा जापगा छो रताय गा 


से पलादि साiधाठक को पिधीयमान एट फा जागम न त सत्या! 

यह कोई दोष नही । जदादिताम , सरितश यणे दाम छे मे गानानि 
अथीत तस असू मार स्थानियो से अत्दिन से प्राणा होते पा यापडिर शा 
अनटनिपी से निच गो पोई । सो की ग्दाधय घवोद "गना रन, गा इयर 


eee Sm 








थि त 
जाल Fe Se एपी ye नापः = जना Fer जार नह जा ~ 39 
गती 5 1 २०६ ८ १ रागरा हक 7 ३३३ ०१ र गई 4 रें ०. ७ 

हि ~ [ कः पी लि 
कन a» क 4 के हक ore शष ~ y च ५ ~ जा 
yl हो "पर "11:7६ «1 2. इर ३१५ सत द + क ६ 
त र) + ह कु; टी तसो 
न +~ ~ ~ क बु 

गद T "न व. ड 1 («+ {| धै fr Sp + डि ET 1१") |; त्‌ यी रक 
eR ts ~ कड मट "स ४ हा ४ ए 
हिंद | पाई न, “१ “६ रू A आप 


KYA व्याकरणसद्दाभाण्य 


अस्त्वचानुदेशिकस्य बलादित्वस्य प्रतिपेधः। स्वाश्रयमत्न वलादित्वं 
भविष्यति । 

नेतद्‌ विवदामहे बळादिर्नवलादिरिति। किं तर्हि! स्थानिवद्‌ 
भावात्‌ सार्वथातुकत्वमेपितव्यस्‌ । तत्रानळ्विधाचिति प्रतिषेधः 
प्राप्तोति । 

कि पुनरादेशिन्यल्याश्जीयमाणे प्रतिषेधो भवति । आहोस्विदविशे- 
पेण | आदेशे चादेडिनि च । 

कश्चात्र विशेषः । 


आदिस्यळावोविप्रतिषेधे कुरुवधपिवां गुणबृद्धिप्रतिषिधः । 


आदेशिन्यळविधिप्रतिपेधे कुरुवधपिबां गुणबृद्धयोः प्रतिपेधो 
वक्तव्यः । कुरु इत्य स्थानिवद्भावादङ्कखंक्षा स्वाश्रयं च लघूपघत्वम्‌ । 





का वलादित्व्र होने से इडागम हो जायगा । आनुदेशिक = स्थानी सम्वन्धी, अतिदेश- 
लभ्य । इतरेण= दूसरे अथोत्‌ आदेश से । 

अवदिताम्‌, अरुडितम्‌ में ताम्‌ तम्‌ के बलादि होने च होने का विवाद नही 
हृ अपिठु ताम्‌ तम्‌ को इट्‌ करने के लिय उसमें सार्वधातुक धमे छाना तो 
स्थानिवदूभाव से अवश्य एष्टव्य हे । विना सार्वधातुक हुए वळादि हाने पर भी 
नामू तमू को इट्‌ नही दो सकता । उस सामान्य सार्वधातुकत्व धस के साथ 
विशद चलादित्व का भी अतिदेत करना सावइयक होगा क्योंकि वलादि सावधातुक 
को दुर्‌ होता हे उसमें चळ के अल्विधि होने से स्थानिवद्राव का निवेध प्राप्त 
होता हे । सावेधातुकसम्यदध आतिदेशिक वलादित्व न हो सकने से इर्‌ नही 
प्राप्त होता । 

तो फिर पहले यही विचार कर ळे कि अनळ्विधौ यह निवेघ क्या आदेमिनि 
अहि = न्यराती सम्वन्धी अळू मे ही लगता है या अविगेपेण = सामान्यतया स्थानी 
सौर नादेश सम्बन्धी सभी अल में लगता है । 

टन दोना पक्षों स क्या वित्रप है ? क्योंकि-- 

यटि स्थानी सम्वन्धी अळू में ही अनळूविधौ से स्थानिवद्धात्र का निषेध 
होता ह शादेश सम्बन्धी अछ में नहीं होता तो कुरु, वधक, पिय में प्राप्त गुण 
पद्धि का निवेध कदना दोगा। दुई ( कृ-ड-लोट सिप्‌) यहाँ अप्रसञ्चक कु के 


स्थान में सार्द घातुक गुण छोर अत उन्मावधातुके से छकार को उकार दो वर उग 


भष्टम भाहिक १०९ 


घ लघूपघगुणः प्राप्नोति । वधक इत्यत्र स्थानिवद्धावाददसगा स्त्राश्चयं 
चाडुपथत्वं तत्र बुद्धि पापोति । पिवत्यत्र स्थानिवद्धावादत्रसंना स्वाश्रयं 
च लघूपधत्वम्‌ । तत्र लघूपघगुणः प्राप्लोति । 


अस्त तह्यविशेषण आदेशे आदेशिनि च । 
आदेश्यादेश इति चेत्‌ सुपृतिङ्क्ृदतिदिप्टेपुपसंख्यानम । 


आदेड्यादेशे इति चेत्‌ खुपतिङकूदतिदिएएपसंस्याने कर्तव्यम्‌ । 


यह ल्घूपध हो जाता हे । छ के स्थान मे हुए इर्‌ शब्द की थद्रसंजा करने से 
स्थानी सम्बन्धी अछ न होने से स्थानिवदाव हो कर अग्मसज्ञा हो जायगी ना 
कुर्‌ के स्वाश्रय अथीत्‌ स्वये अल रुप लघ डकार उपधा वाला होने से पुगन्त- 
लघूपधस्य च सूत्र से लघुपथगुण प्राप्त होता हे । उसका नियेध काना होया । 
वधक, यहाँ हनःण्वुठ इस अवस्था मे अअसेज्ञक हन्‌ के स्थान मे बास ताण एस 
वार्तिक से हरन्त वधादेश पक्ष में वध यह आदेश रोता है। एन के स्वान मे 
हुए यश्च की अ्चसंज्ञा करने मे स्थानी सम्बन्धी अल न होने से सथानिउगाउ हो 
जायगा तो वधू अद्भ बन जायगा। चथ के रघाश्रय अर्थात स्पय णल राप स्थ 
अकार उपधा वाडा होने से अन उपवाया से वृद्धि प्राप्त ठोती | उसझा निच 
कहना होगा पिव यदाँ (पा शपू खोट लिप ) इस अवस्था में लद्रसज्ञक पा फें स्थान 
में पाघ्राव्ता० से दळन्त पिवाटेदा पक्ष में पिव यह यादेत दादा) । ए को 
अग्रा करने से स्थानी सम्पन्धी अट न होने से स्थानिउक्रार दो यर उद्दसँघा 
हो जायगी ता पितू के स्वाय अर्थात स्पचै अळराप लघु एकार उपधा पारा ज 
मे पुगन्त० से लपयृपधयुण प्राप्त होता धे उसका निदेध काना होगा! 

चच्छा तो सामान्यतया रुपनी छीर धादिश सगान्ची सभी जल मे र" यह 
या निऐेध मान खेर । 

राना या छाडे सम्पन्यी सभी अद्मि दाली पथे या निरय मागग 


> = १४.१५ >> कु सिप य दना क गा पा टे 
सुप, ति? जीर (ये आउेगा में स्थानिययाय काना राया । लुप मेला '२ । 
छ > च्य > ev sesso me उन ED हँ Ss २०८ ५ रद गड क्र 
तपिया पाल 93 यदा Hs Ee ME त्य णार ता 
= = hd र ~ क. 
४1 य घावे-, की खा सङा मागमे मे स्थानी सरसी पर स के ने थे रनाय 
a २५ ~= 1 TPS eo 4 me ह = ४ 79: 
१ ५5 ४ एर 5३ न RR € ४५ 4 थु $ क 
क * a = + ~ 
oop dt 2 ८८2 0 ne Ho बु 
5 
rhe pm हवे पने हट 


५१० ब्याकरणमहा भाष्य 


सुप्‌, दक्षाय प्लक्षाय | स्थानिवद्भावात्‌ सुप्संक्ञा । स्वाश्रयं च यञ्जादित्वं 
तत्र प्रतिषेधः प्राप्रोति । सुप । तिङ, अरुदिताम्‌। अरुदितम्‌। अरुदित । 
स्थानिवद्भावात्‌ सार्वधातुकसंज्ञा । स्वाश्रयं च वलादित्वं तत्र प्रतिषेध. 
प्राप्तोति | तिङ्‌ । कृदतिदिष्टम्‌, सुवनम्‌ । सुवनम्‌ । धुवनम्‌ । स्थानिच- 
द्वावात्‌ प्रत्ययसंज्ञा | स्वाश्रयं चाजादित्वं तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति । 

कि पुनरत्र ज्यायः ? 

आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेध इत्येतदेव ज्यायः । ङुत पतत्‌ । 


हो कर सुप संज्ञा हो जायगी किन्तु य आदेश में स्त्राश्रय अर्थात्‌ स्वयं अळू रूप 
यजादित्व होने से और दीर्धविधि से यन्‌ का आश्रयण होने से दीर्वविधि के 
अल्विधि होने से अनल्विधौ यह निषेध लग जायगा तो स्थानिवद्भाव का निषेध 
हो कर य आदेश सुप्‌ न होगा। उससे सुपिच से दीधे नही प्राप्त होता । तिद 
जैले---अरुदितामू । अरुटितमू । ( रुद्‌, ल्‌ , तस्‌ , थस्‌ ) यहां सार्वघातुकसंज्ञक 
तस्‌ थस्‌ के स्थान म तामू तम्‌ आदेश होते हैं । ताम्‌ तम्‌ की सावेधाठकसंज्ञा करने 
म स्थानी सम्वन्धी अल न होने से स्थानिवद्धाव हो कर सार्वधातुकसँज्ञा हो 
जायगी किन्छु ताम्‌ तम्‌ मे स्त्राश्रय अर्थात्‌ स्वये अल्‌ रूप वलादित्व होने से 
इड्विधि के अल्विधि होन से अनलविधो यह निषेध छग जायगा तो स्थानिवद्भाव 
का निषेध हो कर ताम्‌ तम सारवेधातुकसंजक न होंगे । उससे रुदादिभ्य साव धातुके 
से इद्‌ का आगम नही ग्राप्त होता । कृत जेसे--भुवनम्‌ । सुवनमू । धुवनम्‌ । 
( भू सू धू-क्यु ) यहाँ कृत्सं्क औणादिक क्यु प्रत्यय के स्थान मे युवोरनाकी सें 
अन आदश होता हैं। अन आदेश की कृत्सं्ञा करने मे स्थानी सम्वन्धी अल न 
होने से स्थानिवङ़ाव हो जायगा तो 'अन? आदेश कृत्संद्क वन जायगा । किन्तु 
अन आदेश से स्वाश्नय अर्थात्‌ स्वयं अळू रूप अजादिस्व होने से अनळूबिवौ यह 
निपेघ रुग जायगा तो स्थानित्रद्धाव का निषेध हो कर अन आदेश इत्संज्ञक या 
प्रत्ययसंज्ञक न होगा । उससे अचि च्नुवातुश्॒वा० से उवडू नदीं प्राप्त होता । 


उक्त ट्र क ४3 क > क्ष चो ह्‌ 9 
ड दाना पक्षां म कोन सा पक्ष मानना अधिक अच्छा ह 


स्थाना सम्बन्धी अळू सं ही अनल्विधों यह निवेध लगता हे आदेश सम्बन्धी 

अल म नही लगता यही मानना अधिक अच्छा है । क्योंकि स्थानी के जो कार्म 
आदम में खत. प्राप्त नही उन्दी विशिष्ट स्थानी सम्वन्धी कार्या का स्थान” 
वदादेशोऽनळ्‌ वित्री इस अनिदेश सूत्र द्वारा आचार्य अतिदेश करत हँ। ता 


_ 


प्रत्यासत्ति से अल सम्वन्धी कार्य भी स्थानी के ही आदेश में अतिदिए प्राप्त 


झष्टम भाद्धिक “५६ 


यथा ह्ययं विशिष्ट स्थानिकार्यमादेशोतिदिशति गुरुवद्‌ गुरूपुत्रे इति 

यथा | तद्यथा गरुवद स्मिन्‌ गुरूपुत्रे वर्तितब्यमन्यचोच्छिएभोजनात्‌ पादो 

पसंग्रहणाच्चेति । यदि च गुरुपुत्रोपि गर्भवति तदपि कर्तव्यं भवति । 
अस्तु तर्हि आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिपेघः । 


तनु चोक्तमादेश्यळ्बिधिप्रतिपेधे कुस्वधपिवां गुणबृद्धिप्रतिषध 
इति । 
नेप दोपः | करोती तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ | पिविरदन्तः । बथऊ 





होते हे । अनळ्विधौ से उन्हीं स्थानी सम्वन्धी अळू कायी का निग्रेध देगा । 
आदेश सम्बन्धी अळू कायो का नदी होगा। असे गुरु के पुत्र म गुर के समान 
बरतते हुए शुरु सम्वन्धी उच्छिप्ट भोजन जोर पादे पसंग्रहण ( गुर के पेर टना ) 
इन कार्यो को छोड़ कर गुरु पुत्र म वरता जाता हे । स्थानी के जो धर्म आदेश मे 
स्वतः सिद्ध हैं उनके लियि स्थानिवत० इस अतिदेश की आप्रदप्रफता नहीं । 
अरुदिताम्‌, अरुदितम्‌ में स्वतः वलादित्व होन से उसके लिये तो अरिटेश झी 
भाकादक्षा हे नदी । केवळ सार्वघातुकत्व लाने के लिये स्पानिउत अतिदश किया 
जायया । उसके अरूबधि न होने से स्थानिवत द्यो जायगा ता टूट सिद्ध हो 
जायया । इसी प्रकार वृक्षाय आदि म आदेश के रात्रय अट काय होने पर भी 
स्थानी सम्उन्धी अल न हाने से दोष न होगा। गुरु फे समान गुन्पुत्र से उर्तना 
चाहिये इस रटान्तमे भी यह वात वितरष 9 कि गरपुत्र भी यदि गूर शो 
ता उसका उस्छिर भोजन तथा पादोपसंग्रदण भी किया जाता है | 


के. 


अच्छा तो स्थानी सम्बन्धी सळ में भनलानचा यह निरेध सान लीत | 


डे 


स्थानी सम्बन्धी कल मे अनठवि यो यद निउष मानने पर पाए" ५776; 
मे गणयद्धि प्रस्थिध कथन राप दोष दिया था उसका जया समाधान 7 ” 


* ~ = 
ईदोप नदी । फुट मता उल उन्यापपालर यथा डा म उरा 








पीवा डी आजा ता तोडी स्याली रो । सगसिपयी या पर्पर“. ४715 


क क प यै को आहह ल क fe ff fe हु ना. "न श a pes पच + जाहली 
वी उ. (३ ता अर यी! र RE Dd 2१ दश कि हा १ 
* 
270 ता) 
= क. क टो क कन बन 
न nh bot कि कई men आहार: हद OR) जे का पके! 


के 
त हु 0 


£, ट * ~ 
न्प ई कभ णक vp > re ~ उफशीशरकी » Ys बज Fa के “= 
पन + रर 2 गरुँ ब्र क्र h भट्ट डू र 2 


[aun नू} शा 1 


५१२ स्वाफकरणसहाभाष्य 


इति नायं ण्बुलू । अन्योऽयमकराव्दः किदोणादिकः । रुचक इति यथा । 
एकदेशविकृतस्योपसख्यानम्‌ । 

पकदेदाविकृतस्योपखंख्यानं कर्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। पचतु पचन्दु 

इति । तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 
एकदेशाविकृतस्यानन्यत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 

एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवतीति तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति । 

तद्यथा श्वा कर्णे पुच्छे वा छिन्ने श्वव भवति । नाश्वो न गदभ इति । 
अनित्यविज्ञान ठु | 
अनित्यविज्ञानं तु भवति। नित्याः शाब्दाः। नित्यपु च नाम 





को तपर करन से गुण न होगा। क्योकि वहां विना तपर के भी हस्व अकार के 
स्थान मे दस्य उकार सिद्ध हें। फिर तपर का प्रयोजन यही है कि हस्त्र अकार 
के स्थान में हस्व उकार ही रहे । गुण आदि द्वारा विकृत न हो । पिव में पियादे 
को हरन्त न मान कर पिव इस प्रकार अदन्त मानेंगे सो लघूपध न होने से 
गुण न दोगा। वधक" मे हन्‌ से प्वुल न मान कर औणाठिक्‌ क्युन्‌ प्रत्यय सानेंगे 
तो कित होन से उपधा व्रृद्धि न होगी । जैसे रुचकः ( रुच्‌-क्छुन) में कुन्‌ के कित. 
दाने से लघृपध राण नहीं होता । 

एकढेश से व्रिकाररूप आदेश को स्थानिवत्‌ कहना चाहिये । जो आदेश 
सम्पूणे स्थानी को न हो कर उसके एकदेश = अवयव को होता है वह भी 
स्थानिवत्‌ होता द ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयाजन हे? जिससे पचतु पचन्छु 
( पचु-छोद तिप्‌ , झि) यहां पच धातु से लोट्‌ छकार मे तिप्‌ के एकदेश इकार 
के स्थान म एल से उकार आदेश होता हे । उसे स्थानित्रद्धाव से तिड मान कर 
पदसंज्ञा हा सके । 

एक्देशविकृतमनन्ण्वद्‌ भवति इस परिभाषा को मानने पर उक्त दोष नदी 
होगा । इस परिभाया का अर्थ हे--कि एकदेश मे विकार होने पर भी वस्तु अन्य 
नहीं होती बद्दी रहती द। उससे पचतु पचन्ठु मे उकार को तिद मान कर 
पदसंज्ञा दो जायगी । जैस कुत्ता कान या पूछ कट जाने पर भी छुत्ता ही रद्वा 
घोड़ा या गधा न्दी बन जाता । यैसे तिपू के एकदेश इकार को उकार दोने पर भी 
बह ति जव्द ही समझा जायगा। ति शब्द को तुराव्द आदेश समझ कर पदसंशा 
हो जायगी । 

यदि तिप्‌ के एकदेश शकार में उकार रूप विकार कर के उसे ति शब्द समझा 


अएम लाद्विक ११५४ 


शब्देपु कूटस्येरविचालिभिवणेर्भवितब्यमनपायोपजनविकारिभिः। तत्र 
स णवायं विक्रतश्वेत्येतन्तित्येपु शब्देषु नोपपद्यत । तस्मादपसँस्यानँ 
कर्तव्यम्‌ । भारह्वाजीयाः पठन्ति 
एकदेशबिकृतेपूपसँख्यान कतव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । पचत पचन्त । तिङ्ग्रहणन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 
कि च कारणं न स्यात्‌! 
अनादिदात्वात्‌ । 
आदेशः स्थानिवदित्युच्यते । न चमे आदेशाः । 
रूपान्यत्वाच्च । 
अन्यत्‌ खच्त्रपि रूपं पचतीति, अन्यत्‌ पचत्विति । 
इमेऽप्यादेशाः । कथम्‌। आदिद्यते यः ख आदेशः। इमऽप्या- 
दिइयन्ते । 


——— ~ = ~ ~——~ ~ ~ 





जायगा तो वह अनित्य हा जायगा। हम शब्दी को नित्य मानत ६ । नित्य गडदों 
मे वणा को कृटस्थ अविचलित तथा नाश, वृद्धि, विफार रहित होना चाहिये । 
यदि इकार मे विकार होने पर भी वही ति शब्द दवै तो यह पान नित्य नम्डा मे 
नदी बनती । इस लिय उपसंख्यान द्वारा स्वानिउटाव का देना चादिय उससे 
ति शब्द के स्थान में तु गच्द लादेश समझ कर अनित्यता न ठोगा उसी 
बात को भारद्वाजीय लोग उस प्रकार कने ८ कि परदेश में पिहार याड 
यब्दो को स्थानितरत कहना घाहिय। जिसस पनत पनन्त से उकार फो न्पानि- 
वञ्चाव से तिष्ट मान फर पदरमंशा हो सके । 

क्या कारण हैँ जो "चल पचन्तु मैं निउन्त मान उर परदसझा नटी टो सकती 

आदेश को स्थानिएन स्ता ई छ पसन्द आठ नश ” 
सम्पूषी ति शब्द के रान में उरारन एना 1 छर नपा गा 
रपस भी अब 41 परमा कर ९९५५० भारा fat enon 
न होने स निण्न्त आन पर पउसना नण ह सर! 


र ५: हि बिक क Fe न a ~ कन कौ ~ जप ह 
शो बाटता! ! TUTTI गा ६ २ ११३६ 111 10 ईउईए LST CS 


re 
s 
4, 


स्पार म दान सय ना घ्या: ६! 


५१४ ध्याय्रणमद्ासाध्य 


आदेश: स्थानिवदिति चन्नानाश्रितत्वात्‌ । 

आदेशाः स्थानिवदिति चेत्‌ तन्त । किं कारणम्‌। अनाश्रितत्वात्‌ । 
योत्रादेशो नासावाश्रीयते । यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 

श्ेतन्मन्तब्य ससुदाये आश्रीयमाणे५वयवो नाश्रीयते इति । अभ्यन्त- 
रो हि ससुदायस्यावयवः | तद्यथा दृक्षः प्रचलन्‌ सहावयवैः 
प्रचळति । 

आश्रय इति चेदळ्विविप्रसङ्गः । 

आश्रय इति चदळ्विधिरयं भवति । तत्रानळ्बिधाविति 
प्रतिषेधः प्राप्नोति । 

तेप दोपः । नेवं सति कश्चिदनळ्विधिः स्यात्‌। उच्यते चेदमनळू- 
विधाविति । तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते खाधीयो योऽळ्विधिरिति। कश्च 





२-० ७. 


यदि इन्द्र भी आदेश मानेंगे तो बात नहीं बनती । क्योंकि जो आदेश दै 
अर्थात्‌ उकार, बह पदसंज्ञा म लिया नहीं गया। और जो लिया गया हे अर्थात्‌ ति को 
तु, वद्द आदेश नहीं हुना । 

ऐसा नदी समझना चादिय कि समुदाय के लिय जाने पर उसका अवयव 
नहीं लिया जाता। जव कि अवयव, ससुदाय के अन्दर ही विद्यमान होता हे! 
जसे वृक्ष हिळता हुना अपने अवयव आखा पब्छवादि के साथ ही हिलता है इसी 
प्रकार तिप्‌ इस समदाय का पदसंज्ञा म॑ आश्रयण के समान उसका अव्रयव इकार 
भी ले लिया जायगा । 


यदि तिके अवयव इकार का भी तिके समान पदसा का आश्रय 
अथवा निमित्त सानेगे तो इकार के अळू होने से पदसंज्ञा भी अळ्विधि हो 
जायगी 1 उससे स्थानिवद्भाव का निषध प्राण हा कर पचतु पचन्तु की पदुसंञ्चान 
हो सकेगी । 

यह कोई दोप नदी । इस प्रकार तो कोई भी अनळविवि न होगा। अनठ 
के साथ सपन, प्राप्त अछ को के कर कोई भी अल्विधि दोने से न बच सकेगा। 
सभी नलविधि हो जायेंगे । कौर सूत्र मे अनत्विर्थी कहा है । उससे अलविधि सब 
मे विशिष्ट शल्विधि का अद्वण दो कर उसी नलूविथि का निच समजा जायगा 
जो सावीयः चहुत डोक वस्तुतः अलबिवि द्वोगी। वस्तुतः कोन अद्धविधि ह! 


क 


जद मुख्य रूप से साक्षात्‌ अळ का ही जाश्रयण किया दे। जहाँ तो नान्वरीयक 


शष्टम शाहिक ‘$ 


साधीयः । यत्र प्राधान्येबाळू आश्रीयते। यत्र हि नान्तरीवकोऽलः 
आश्रीयते वाखावळ्विसिरिति । अथवोक्तमादशत्रदणस्य प्रयोजनम्‌ 
आदेशात स्थानिवद्‌ यथा स्यादिति । 
अनुपपन्नं स्थान्यादेशत्व नित्यत्वात्‌ | 

स्थानी आदेश इति नित्यएु शाब्देपु नोपपद्यते । कि कारणम | 
नित्यत्वात्‌ । स्थानी हि नास सूत्वा यो 1 भवति । आदेशो हि नाम 
योऽभूत्वा भवति । एतच्च नित्येप॒ गष्द्रपु नोपपयते यत्‌ सतो नाम 
विनाशः स्यात्‌ असतो दा प्रादुर्भाव इति । 


सिद्धं तु यथा ळोशिकवदिकप्वभूतपुर्वीप स्थानशब्दप्रयोगात । 


तिर सिद्धमेदत्‌ । कथम्‌ । यथा लोकिकव दिक रुतान्तेपू अभृतपू- 
बैपि स्थानशब्द्प्रयोगो वर्तते। लोके तावडुपाध्यायस्य स्थाने शिष्य 





साक्षादणुपदिष्ट, अनल के साथ स्वत, प्राप्त अनुमीयमान शट की विलि £ 
चह अळ्विधि नहीं होगी। इससे एकार के स्थान सें उफार हा फर भी ति 
के अवळूविधि होने ले स्थानियशाय टो जायगा नो पनत पनरा को निएना 
सान कर पदसंज्ञा हा जायगी । अवया आदिल ग्रएण का प्रयोजन पद क 
चुके दे कि आदेश साच मे चादि वा प्रत्यक्ष थे, सम्पूण स्थानी को आटो 
या शनुमानगम्य हो, स्थानी के पुकाडेश से एना हो सयम स्थानिय हो 
जावि । उससे पचतु पचन्तु म आानुमानि$ ति के स्पानम न आदेग को भो 
स्थानियत्‌ हो कर पदसका पा वायगी । उस लिय पयाविद्ार पोइल आलम्‌ एस 
वचन की को] आाउइगफता न! । 


अब्दो को नित्य सागत ए दिखी का न्थानी या शादेश होना टोफ 
हो बनता । याहि रानी रट ४ जा फाट हो छा बडि नर: घाउ पढे 


= ~ कर ॥ बिरु क क रि 
यो परखे नहा का पीटे हो णार | विशसान रा नाग सर घादिशन की 
उत्पत्ति ये दोनो यांत नित परी से नी पी] 


क = क छि म्य xe. x 0. ज्‌ गान ) 

तफ पेट को सदर में सान गाय फा प्रयोग सगर [प ग दिलमा? 

पट - पे न “(ग + क र के “+ ~ ३८ 

शव es भा एप्स ग्द य्‌ > त र्‌ र है] रह ण क त a] Fr S च कल हक] 

य का do कनी. र काट फन =~ Serine ~ ~ eS ~ 5 rt शर 
र्म तर || CORE ET SERRE CITE 707 गा +53 so | एर 
२ ज्र नक २ पल > क 
छ पदर जमल मे हल पर न उपाय मा नधा म; पप शाम हर 
« 


पास्ता ऋपा £3 ti 
# रे, जाद i ~~ 5 sf नाक त ४» ही. ह आहु. २ नुं चा! बा. एक न र हज. ee 
शत ९. उदा. नया ८7१३५ AY < नई त ST ह 


०१६ ब्याकरणमहाभाप्य 
इत्युच्यते । न च तत्नोपाध्यायो भूतपूर्वो भवति । वेदेपि । सोमस्य स्थाने 
पूतीकठ्णान्यभियुणुयादित्युच्यते । न च तत्र सोमो भूतपूर्वो भवति। 
कार्यबिपरिणामाद्वा सिद्धम्‌ । 

अथवा कार्यचिपरिणामात्‌ सिद्धमेतत्‌ । 

किमिद कार्यविपरिणामादिति । 

कार्या बुद्धिः खा विपरिणस्यते । 

नचु च कार्याविपरिणामादिति भवितव्यम्‌ । 

सन्ति चेवोत्तरपदिकानि हस्वानि। अपि च वुद्धिः सम्प्रत्यय 





उपाध्याय काम करता था वहां उसके अभाव से अब शिष्य काम करे। वेद में 
भी जसे-- सोमलता के अभाव मे उसके न मिल्ने पर सोमलता के स्थान में पूतीक 
नामक घास विदाप का अभिपत्र करे ऐसा प्रयोग होता हे । वहां सोमलता 
दटायी नहीं जाती वल्कि कहेन का एक ढंग हे कि जहाँ सोमलता से अभिषव 
होता था वद्दां उसके अभाव में पूतीक से कर लेवे । इससे यह आवश्यक नहीं है 
कि पहले हो कर पीछे न होने वाळे अर्थ मे ही स्थान शब्द का प्रयोग होता है । 
जहां भूतपूत्र अर्थं मे स्थान शब्द का प्रयोग होता हे वहां उक्त उदाइरणों 
द्वारा भभूतपूव अथ में भी स्थान शब्द का प्रयोग इटिगोचर होता दै इस लिये 
शब्द अनित्य नही होगे । नित्य ही रहेगे । 

अथवा कार्य का = बुद्धि का विपरिणाम होना ही स्थानी या आदेश समझा 
जायगा तो शब्द अनित्य न होंगे) बुद्धि का परिवर्तन मात्र ही स्थानी-आदेश- 
भाव दे । आब्द उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैँ केवळ हमारी बुद्धि ही स्थानी या 
आदेश रूप से परिवर्तित होती है। 

यह कार्य विररिणामात्‌ क्या है ? 

कार्याया विपरिणामात्‌ कार्यविपरिणामान्‌। कार्या बुद्धि का नाम है। उसके 
विपरिणाम को परिवर्तन को कार्यविपरिणाम कहत टॅ । उससे हेतु में पञ्चमी हो कर 
कार्यविपरिणामात्‌ ऐसा यनता है । 

फिर तो कार्याविपरिणासात्‌ ऐसा होना चाहिये । कार्यविपरिणामात कैसे हुआ * 

टथाणे; सेञाडन्दसोबहुळूम इस सूत्र में बहुल ग्रहण से औचरपटिक 
(उत्तर पद पर रत) हस्व दो कर कार्यविपरिणामात बन जायगा । अथवा वुद्धि 
आर सम्प्रत्यय (ज्ञान) ये दोनों अनर्थान्तर ४। एक दी अर्थ के वाचक दैं। मिया" 


अष्टस भाहिक १ 


इत्यनर्थान्तरम्‌ । कार्या वुद्धि; । कार्यः सम्प्रत्ययः । कार्यस्य सम्प्रत्ययस्य 
विपरिणामः कार्यविपरिणामः कार्यविपरिणामादिति । 

परिहारान्तरमवेद्‌ मत्वा पठितम्‌ । 

कर्थं चेद्‌ परिहारान्तर स्यात्‌ । 

यदि भूतपूर्व स्थानशब्दो चते । 

भूतपूर्वे चापि स्थानशव्दो वर्तते । कथम्‌ | वुद्धया । नद्यथा कडिचन्‌ 
कचिडुपदिशति प्राचाने ग्रामादा्रा इति । तस्य सर्वन्नाम्रवुद्धिः प्रसक्ता । 
ततः पञ्चादाह ये क्षीरिणो ऽवरोहचन्तः पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधा इनि। स 
तत्राम्रवुद्धघा न्यग्रोघवुद्धि प्रतिपद्यते। स ततः पद्यति बुद्धया आत्राप्याप- 
निष्पन्न होने से बुद्धि कायी हे । सम्प्रत्यय कार्य हे । उनमे पुलिद सरस्य वन्छ 
का समानाधिकरण कार्य शब्द मान कर कार्यस्य सम्प्र ययरस पियग्णास सोसे 
विपरिणामः तस्मान्‌ कार्यविपरिणामात्‌ यह निर्देश बन जायगा। दोनो म शश 


~ 


समान दै । बुडिविपरिणाम मात्र ही स्थान्यादेश भाय है भौर उठ न"! 





आपने कार्यविपरिमाणाद्वा मिद्धम्‌ यह समाधान दूसरा मान ऊर झिया 
वा कहने से यही भाव निकलता हे कि पहले समाधान के नतिरा यह वुसरा 
समाधान भी है । 

यद समाधान दूसरा किस प्रकार यन सकता है । 

यदि स्थान शब्द का प्रयाग भूतपूत्न अव म भी माने । पणा समादान 
ता अभृतपूई अथे म स्थान “जद का प्रयोग मान कर किया गया 'ग भद ह 
विपारण/माद्ा यद दूसरा समाधान भृतपुर अथ म न्यान लाद पा तेग गनि पार 
दोना चादिय । 

भूतपू अर्थ में भी स्वान शब्द पा प्रयोग होता १ केस ? दा से पप 
किल्ली का घटा घर उसके स्थान में फिसी या घाना या सप र” पा र 
परिणाम | 1 शब्द परिणत सही दोते दशलि दारि दी पर्ता होगी 51 एम 
कोई किसी खे पदताई वि गाव मे परो पोर जाम के एं 11 यमू 
फर यह सप घेतलो यो जाम समाले गागा 1 रि उसे पोक न 


ह्य न. = > क त्द्‌ ग ७, ततै = ७ ७ न. 
पथ शार नोचे फा उतर पट नगरा गए भार TONS 
0000 जा 
क ७७, = i) हो धु 
फक यपा 1 यट सुन पर मा रा» रा” हा ० TR Ta ह. SN हा 

र 
= ॥ 
छ २१, ट्र = दा होतंच हद | डः 3 कु हट | औत. अत ] हर ति १; १ 


५३८ न्याकरणसद्दा भाष्य 


कप्यमाणान्‌ न्यप्रोधांश्रोपणीयमानान्‌। नित्या एव च स्वस्मिन विषये 
आम्राः नित्याश्च न्यञ्रोधा. । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । एवमिहाप्य- 
स्तिरस्माय विशपेणोपदिष्टस्तस्य सर्वत्रास्तिवुद्धिः प्रसक्ता । सोऽस्तेभू- 
र्त्यनेनास्तिवुद्धया भवतिवुद्धि घतिपद्यते । स ततः पञ्यति बुद्धया 
अस्ति चापक्रप्यमाणं भवतिं चोपधीयमानम्‌ । नित्य एव च स्वस्मिन्‌ 
विपयेऽस्तिः, नित्यो भवतिश्च । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 
अपवादप्रसङ्गस्तु स्थानिवत्वात्‌ । 

अपवादे उत्खर्गक्नतं च प्राप्नोति। कर्मण्यण्‌, आतोनुपसरगे क इति 

कापे अणूछते पाप्नोति । । कि कारणम्‌ । स्थानिवत्त्वात्‌ । 
उक्त वा । 
क्रिुक्तम्‌ । “विषयेण त नानाळिङ्गकरणात्‌ सिद्धमिति । अथवा 


ee ee तन | -- ————— न 





~ 


स्यार करन लगता हे । तव उसे आम इर्ते हए और वड उनके स्थान में 
संनिहित हुए प्रतीत होते दँ । वस्तुत. आम अपनी जगह आर चड़ अपनी जगह 
नित्य अवस्थित हें । न आम हटत हैँ और न वड आति हैं। केवल उसकी 
बुद्धि वढलती जाती दै" । घेसे यहा भा अस धातुके सामान्य उपदेश से इस 
अन्यता कॉ सव जगह अस्‌ काही ख्याल होने लगता हैं। अस्तेभूः से अस्‌ के 
स्थानम भू कहने स अस्‌ का ख्याल छूट कर भू का ख्याल हा जाताइ। 
उससे बुडि में अस हटता हुआ और भू उपस्थित हुआ अनुभव होता है। 
वस्टुत: अस थर भू अपेन २ विपय म अवस्थित ही हें । केवळ बुद्धि के परिवर्तित 
हान से न्थानी या आदेश प्रतीत होते हैं । 


याउ ढुष्टि परिवर्तन मात्र ही स्थानिवद्भाव हे तो अपवाद सूत्र के कार्य में 
उत्सय सूत्र का कार्थ भो प्राप्त होता दै । जैसे कर्मण्यण यद्द उत्सग सूत्र है । 
आता5नुण्सच क उसा अपवाद हं। उत्सर्ग अण प्रत्यय की बुद्धि में अपवाद 
क सत्वत्र के वुद्धिपरिवतन को स्थानिबद्ञाव मान कर अस्तेभू. की तरद्द क प्रत्यय 
मे काय हाना चाहिये । 

अपठाद म उत्मग का कार्य नहीं होता इस विधय में पहले अ इ उण 


ann i) ६ ve RN ॥ 
5. वस्तेः अपक्य (हटाना) तथा उपवान (लगाना ) यद्ग बुद्धि के धर्म ह, 


में लेति 2, दओं मे इनड्ा आरोप हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि में ही 
बना 


सरम क्ाधद्विद ५ ५४ 


सिद्धं तु पष्ठीनिर्दिएस्य स्थानिवद्वचनात । 
सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । पष्ठीनिर्दिषएस्यादेशः स्थानिवदिति 
वक्तञ्यम्‌ । 
तत्तहिं पष्ठीनिदिंष्टत्रहणं कर्तव्यम्‌ । 
न कर्तव्यम्‌ । प्रकतमनुवर्तते । 
छ प्रकृतम्‌? 
षप्ठी स्थानेयोगेति। अथवा आचार्यप्रडत्तिजापयति नापवादे 


उत्सर्गळत भवतीति यदयं इयन्नादीन्‌ कांञ्चित्‌ डितः करोति । दयन, 
इनम्‌ इना शाः इनुरिति । 





~ = ~ Ss १. = = 
सूत्र के भाज्य म कद चके ई-विषथण तु नानालियरणात रिळम। उससे सूया 
स अर्गरेणकट्‌ आदि अनुबन्ध रूप लिए लगान से क प्रत्यय म घण का 
काये नदी होगा। अथवा पष्ठीनिरदिटस्य स्थानिवत्‌ ऐसा कदू कर गा घडो शिभाउत 
का निर्देश होगा वहीँ स्थानिवद्भाव हाता हं ऐसा मानरो। उससे आनोनु एर्म र: 
इत्यादि प्रत्यय विधि स पन्‍्ठी विभक्ति कानिटँश न होने से न्यानिउदाउ न 
होगा तो क में अण का कार्य नहीं प्राप्त होगा । 

ता फिर इस सूत्र म पळीनिर्दिट का गरदूण कर देना दाय! 
हण करने की भावरयकता नदी । ऊपर से सनुएत्ति फर लगे । 


से अजुद्गक्ति करेंगे । 
पष्डी स्थानेयोगा स पळी की अनुयूत्ति करग । उससे परी रिन के 
निश म ही आदेश स्थानिवत, दोगा अन्यतर न£ 1 आपया छाया फा गाह 
इस दात का ज्ञापक द्व कि अपाद में उत्ससे फा काय नण टण 1 उन्म 
शप के शापयाद व्यन्‌ वनम इना शा घनु भारि अं थी ४६ दिया उबे 
यह यात सिद्ध दाती ९1 भन्दा उत्सग नप घ्नस्य पा 5१1 परएन्द पारि मे 
स्वानिर द्वार से आही जाताना तयन लाड का प फना प्य त 


हन = Fn ५: क 
ना ता पत लत्ता गा eile ars ~ आर ट्र कब स्का छि टू 
५ 5 अर नारीको हती पतित ण. टा" व डे. 
Ce Ri ५ >. = ~ हु कक क ङ 
TIT TOT BS ३५ 7 ना द ! १ | 
हि < ति “६ ४ I I ft अ हा ५ 
fei ५ हटेर न नारः st 4% ४५५ 15४ ८ 
~ a र ~, L 800७ काण ० ७. कुक क त क ह £ जा — क ~ 
६ हे ३२ च १ FOLIA Fv ७००९ ६ (२३११० ५) र ह > 
क तक क क द अज क 20 = क के चट. जक 
क न हिका 
के ३, 7 9 १७४६५ छ छो”, ६ 1१ € ; ७५. ce 


५२० व्याकरणमहांभाष्य 


तस्य दोषस्तयादेश उभयप्रतिषेधः | 


च तयादेशे तेषेधो 

तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः। तयादेशे उभयप्रति वक्तब्य. । 
उभये देवमचुष्याः । तयपो ग्रहणेन ग्रहणाद्‌ जसि विभाषा प्राप्नोति । 

नेष दोषः ¦ अयच्‌ प्रत्ययान्तरम्‌ । 

यदि प्रत्ययान्तरम्‌ , उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति । 

मा भूदेचम्‌। माचच इत्येवं भविष्यति । कथम्‌। मात्रजिति नेदै 
प्रत्ययग्रहणम्‌ । क, तहिं । प्रत्याहारग्रहणम्‌ । क संनिविष्टानां प्रत्याहारः | 
मात्रशान्दात्‌ प्रभृति आ अयचङ्चकारात्‌ । 








अब स्थानियत्सूत्र के दोष गिनाते हें । तयप्‌ के आदेश मे उभय शब्द 
का प्रतिपेध कहना होगा। उभये देवमनुष्याः यहां उभ शब्द से परे तयप्‌ के 
के स्थान में उभाटुटात्तो नित्यम्‌ से अयच्‌ आदेश हो कर उभय शब्द बनता 
है। अयच्‌ आदेश को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर तयप्‌ समझा जायया 
तो उभय से जस्‌ परे रहते प्रथमचरमतयात्पार्थ० सूत्र से सवनामसंज्ञा का 
विकल्प प्राप्त होता है । सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य सर्वनामसंज्ञा इष्ट है । 


यह कोई ठोप नहीं । उभय शब्द में तयप्‌ को अयच्‌ आदेश न मान कर 
स्वतन्त्र अयच्‌ प्रत्यय मानेगे । उस अवस्था मे स्थानिवद्भाव का प्रश्न ही 
नदा उठता । 

यदि अयच्‌ को स्वतन्त्र प्रत्यय सानेंगे तो उभया में तयपू न होने से 
टिड्डाणनु० से डीपू नहीं प्राप्त होता । 

उभयी में तयप्‌ न होने के कारण टीपू न हो, किन्तु मात्रच्‌ होने के कारण टीपू 
दो जायगा । क्यांकि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार मानेसे । प्रत्याहार 
कहाँ से कहा तक होगा ? प्रमाणे द्वयसज्ञ दध्नज्ञ मात्रचः के मात्र शब्द से ले कर 





के रपान में विश्रवण रवण ये आदेश नहीं प्रात होते तो भी नाभि नर्भचयहा 
नामि यह पाठी के अर्थ में सौत प्रथमा समझनी चाहिये । विश्रवण रवण ती 
वित्रवस्‌ के रथान में आदेश न मान कर स्वतन्त्र दाब्दान्तर मान लिये जायेगे । 
क्योंकि शिवादिनण मे स्वतन्त्र ही पटे गये हें । जिस प्रकार वेद्य शब्द मै विदूर 
यह चव्डान्तर माना जाता हे । वाल्वाय के स्थान में विदूर आदिश नहीं दे । आदिश 
मानने पर तो वड़ा भी पपटीनिई आत्रव्यक है । टस विपय में सर्वाढीनि सबैनामानि 


नून आप्य में अयादेशा, इयन्नादयः करिष्यन्ते इस पर टि० भी द्रएन्य ६ । 


अष्टम भाद्विक ५१९ 


यदि प्रत्याह[रग्रहणे, कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति। 
अत इति वर्तते । 
एवमपि तेलमात्रा, घृतमात्रा अत्रापि प्राप्तोति। 


सडशास्याप्यखंनिविए्स्य न भवति प्रत्याहारत्रहणेन ग्रहणम । 
जात्याख्यायां बहुवचनातिदेशो स्थानिवद्भाविप्रतिपेधः । 


जात्याख्यायां वहुबचनातिदेशे स्थानिवद्भावस्य प्रतिपधो वक्तव्य: । 
तीहिभ्य आगत इत्यत्र घेर्ङिति इति शुणः प्राप्रोति । 


नेष दोपः । उक्तमेतत्‌--अर्थातिदेशात्‌ सिद्ध मिति। 


eens ee क ~ Se ~ ~~ >> नया 


द्वित्रिभ्या तयस्यायज वा यहाँ अयच के चकार तक । 

यदि मात्रच को प्रत्याहार मानेंगे तो कति तिप्ठन्ति यहाँ पनि (ङ्मिञउनि) 
में उति प्रत्यय के मात्रच्‌ प्रत्याहार में भा जाने से यहां भी टिरट'णणर से म 
प्राप्त होगा । 

टिड्टाणञ्‌० से अजाद्यतष्टाप्‌ से अतः की अनुवृत्ति कर के नफारानास 
ही ठीप होगा । कति में अकारान्त न होने से टीपू नही होगा । 


फिर भी तैळम्य मात्रा तेलमात्रा । एतस्य मात्रा घृतमात्रा । यहाँ पन प्रत्ययाना 
मात्र शब्द के अकारान्त होने से टापू प्राप्त होता हे । 


सेलमात्रा घृतमात्रा म मात्र शब्द फे अकारान्त होने पर तवा भाग्य 
प्रत्यय के सरश्च होने पर भी मात्रच्‌ प्रत्याद्दार के अन्तर्गत न होने से मापन से आश 
न होगा तो टिट्टाणणु० से टाप्‌ न हो फर डाप्‌ ही होगा ! 


जाव्याप्यायामिय स्मन बहुवननमन्यतरस्याम इस सूत्र से होन यावे पर 
वचन के सुगान से हुए बहुयचन के खादेश में स्थानियषार झा ल्थिथ पटना होगा! 
प्रीटिभ्यः यहाँ मद्ये एस णकइचन टे फे स्थान में शायाखाद माण से हष 
यहुइचन भ्यस्‌ आदेश को स्थानिरशाय से दे मान फर ११ खे गण ठाणा 
होता है । 

यह फोर टोप नही उसका समाचान जा पद झूल पर गी 
हे दि यह सूर एझपचन के स्थान में दटुपसनसलर प्रादप को घाट २ 
छपितु ज्यया यदद नगए पंगत कय ता चात, ज आ 


= = कै क्र क अ नन 
झिया दाय ऐसा तिर पगा र, हग धारे पारिदिए पटा शन धुर 


५२२ च्याकरणंमहांमाण्ब 
= ९ 
ड्यावू प्रहणे ऽदाधः । 

ङ्थाव्ग्रहणेऽदीर्घ आदेशो न स्थानिवदिति वक्तब्यम्‌। किं 
प्रयोजनम्‌ । निष्कोशास्विः। अतिखदवः। ङ्याव्ग्रइणेन ग्रहणात्‌ 
सुलोपो मा भूदिति । 

ननु च दीर्घो दित्युच्यते । 

तन्न वक्तव्यं भवति । 

कि पुनरत्र ज्यायः ? 


स्थानिवद्भाचप्रतिपेच एच ज्यायान्‌ । इदमपि सिद्धं भवति अति- 
खट्चाय अतिमालाय । याडाप इति याड न भवति । 





उस बहुत्व को कहने के लिये बहुवचन भ्यस्‌ हो कर व्रीहिभ्य: यह बहुत्वार्थक 
शब्द प्रयुक्त होता हे । उससे ब्रीहिभ्य' में डे के स्थान मे भ्यस्‌ आदेश न होने से 
गुण का काहे प्रण ही नही । 

टी ओर आप्‌ के ग्रहण मभ अढीधे दीधेभिन्न अर्थात्‌ हस्त आदेश के 
स्थानिवडाव का निषेध कहना होगा। निष्कौशाम्विः ( निशितः कोशाम्ब्याः ) । 
आतखद्व ( खट्वामतिकान्त )। यहाँ गोस्त्रियोरपसजेनस्य से इस्व हुए डयन्त 
आबन्त कौशाम्त्री और खट्वा शब्द को स्थानिवद्भाव से ड्यन्त आबन्त मान 
कर हृळ्टयाव® सूत्र से सु का लोप प्राप्न होता है । वह न होवे । 

हट्‌्झ्याव्‌० सूत्र म ता दीर्य अहण किया हुआ हे । दीघ डी और आप्‌ सें 
पर सु का लोप द्वोगा। निक्ौशाम्बि" अतिखट्व. में दीधे न होने से सुळोप 
कमे होगा । 

यहां स्थानिवद्धाव का निषेध कर देने से हल्डयापू० सूत्र मे दीर्घ ग्रहण 
नहीं करना पड़गा । 

इन दोनों से कोम अधिक अच्छा ह ! यहाँ स्थानिवद्धाच का निषेध कर या 
बरा दीध ग्रहण के! ? 

यहाँ स्थानिषटाव का निपेध कर देना ही अधिक अच्छा हे । इससे दा 
राम हांगे। एक तो ट्टट्टगाए० सूत्र में ढीवैत्रहण नही करना पडेगा! दूसरा 
याविगट्याय अनमालाय यहां अतिखदव अतिमाळ डाच्द को स्थानित्रद्“धाव स 
शान्त सान कर याडाप. से याद न होगा । क्योंकि स्थानिवद्धाव का निषेध 
नाने ले असिरदय अलिमार मे झात्रन्त न रहेंगे । 


अप्टम आद्विक ७२३ 


अधेदानीमसत्यपि स्थानिवद्भावे दीर्घत्वे कृते पिच्चासी भूतपूर्व 
इति कृत्वा याट कस्मान्न भवति । 


'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यचति । 
नजु चेदानीं सत्यपि स्थानिवद्धाच एतया परिभाषया शक्यमिटो 


पस्थातुस्‌ । 
नेत्याह । न तहींदानीं कचिदपि स्थानिवद्भावः गयात्‌ । 


तत्तहिं बक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌। प्रस्लिप्निर्देशात्‌ सिद्धम्‌। प्रस्छिएनिदेशाब्यम । 
ङी ई ईकारान्तात्‌। आ आपू आकारान्तादिति । 


आहिसुवोरीट्प्रतिपश्र 


ne 


अच्छा तो अतिसट्चाय अतिमालाय यहाँ स्थानिउद्वाव का निपेध हा जान 
पर भी य परे रहते सुपि च से हुए दीघ भा, भार पहले रह चुके नार 
के पकार को सिला कर आप्‌ दो जाने से याडाप. से याट क्यो नटी होता ? 


रक्षणप्रतिपदाक्त परिभाषा चल स लक्षण म निपन्न लाक्षणिक 1 
को आप्‌ न माना जायया तो अनिग्रट्चाय अनिमालाय से आघन्तन होने से गट 
नहीं होता । 

यू ता निकीशाम्विः अनिगटग, म भी म्थानिउद्राउ से माना आ शामा 
आबन्त लाक्षणिक हा जादा ह तो लक्षण प्रतिपदा परिभाषा री यहां भी उवरिमलि 
हो कर ये भी उयन्त कावन्त नहीँ मानने चादिय । 

ऐसी बात नही ह । ऐसा माग्न पर तो फिर क! भी स्वानिद्रार न 
दरोगा । क्‍योंकि पाठां स्थानिरकाय किया शयया परी शाणिक हो आायया । 


एस लिये उपार महण में स्थनिय्याय का निषेध करना चारिय । 


"पात ग्रहण म स्थामियळ्ाइ द विये आने था आह आटा नन] 
नि शोम अधिरुट्त यह दुस्य इयसा आयन्त अनु बा ताप गदा दी । 
कर्याफि एर “ताप मू 

~“ ह 


घा का ग्रछिए निड मान । उससे 
सोप रोगा! इम्य मे पर स्त ए भप 


क 


में EST MNT ETN ११८ दै 
किए हरत साइना स एट ही व कर 


है प्रतोद गर गरा म छ शण भी. 


करना पदरा । 


५२४ व्यार्करणमहा भाष्य 

आहिभुवोरीदप्रतिषेधो वक्तव्यः । आत्थ अभूत्‌ । अस्तित्रूत्रहणेन 
ग्रहणादीर्‌ प्राप्नोति । 

आहेस्तावन्न वक्तव्यः । आचार्यप्रवृत्तिक्षापयति नाहेरीडू भवतीति | 
यद्यमाहस्थ इति झलादिप्रकरणे थत्वं शास्ति । 


ज्ेतद्स्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यान्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
भृतपूर्वगतिर्यथा विज्ञायेत । झलादियों भूतपूर्व इति । 


यदेवं थवचनमनर्थकं स्यात्‌ । आथिमेवायसुञ्चारयेत्‌। ब्रुव 
पञ्चानामादित आथो ब्रुवः इति । 





आहू, भू में ईट्‌ का निषेध कहना होगा । आत्य ( ब्ू-छट्‌ सिप्‌ थळ ) यहां 
बृ धातु के स्थान मे ब्रुवः पश्चानामादितः० से हुए आहू आदेश को स्थानिवद्भाव 
से घू मान कर ब्रुव शट्‌ से थळू को ईद्‌ प्राप्त होता है। अभूत्‌ ( अस्‌-लुङ्‌ ) 
यहां अस्‌ के स्थान में अस्तभू, से हुए भू आदेश को स्थानिवद्धाव से अस्‌ मान 
कर अस्तसिचो$पृक्ते से तिप्‌ को ईट्‌ प्राप्त होता है । 


आह में तो ईंट के निषेध कहने की आवश्यकता नहीं । आहस्थः सूत्र से 
जो आह के इकार को झळ परे रहते थकार कहा है वह आचार्य का व्यवहार इस 
वात का ज्ञापक हे कि ईद नहीँ होता । अन्यथा थल को ईट्‌ हो कर झल परे 
न होगा तो थकार कहना व्यथ हे । 

यह कोई ज्ञापक नहीं । झल परे रहते थकार विधान का प्रयोजन तो ईर 
करन पर भी रह सकता है। क्या? जो पदले झलादि रह चुका हे उस प्रत्यय 
के परे रहते आर्‌ को थकार हो। वह केवल थळू ही है क्योंकि णल्‌ अठुस्‌ 
उमू अधुस्‌ इन चारो मे भतपूर्व झलादि कोई भी नहीं । इस लिय ईट्‌ करने पर 
भी भृतपूवे झलाढि मान कर थल्‌ के परे रहते आहू को थकार हो सकता है । 


तव तो आइस्थ. से थकार विधान करना ही व्यर्थ है । हुवः पश्चानामादितः” 
इस सूत्र में आचार्य आह आदेश न कह कर आथू आदेश ही कह देते। 
भूतपूव गति से झलादि मानने पर णळ अतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अथुस्‌ ये पांचा ही 
तिपृ तस झि सिप थम्‌ के स्थान मे होने से कलादि वन जाते हैं। इस लिय 
अहस्थः सूत्र मे भृतपुत्रे गति से झलादि नहीं माने जायेगे तो आत्य में ईद होने 
पर झलादि न होगा । झलादि परे न रहने से थकार न दो सकेगा । थकार विधान 
सामन्य से ईद का अभाव हो जायगा उसके हिये स्थानिवद्ाव के निषेध की 
कायरयकता नहीं । 


अष्टम आह्विक ७५२५ 


भवतेश्वापि न वक्तव्यः । अस्तिसिचोष्पृक्ते' इति द्विसकारको 

निर्देशाः । अस्ते. सकारान्तादिति । 
वथ्यादश बृद्धितत्वप्रतिषव' । 

वध्यादेशे बृद्धितत्वयोः प्रतिपधो वक्तव्य; । चक्कं पुप्करमिति । 
स्थानिवद्भावाद्‌ घृडितत्वे प्राप्नुतः । 

लेप दोपः । डक्तमेतत्‌- नाये ण्बुळु । अन्योड्यमकशब्द - किदीणा- 
दिको रुचक इति यथेति । 

इड्विधिश्व । 


इड्‌ विधेयः। आवधिपीए । एकाच उपदेशउनदात्तादितीद 





भ म भी ईद के निषेध कहने की आवञ्यकता नही । अग्निमिचोऽप्रके सूत्र 
स अस्तिसिचोऽपृक्ते इस प्रकार असूस यह ढा सकार वाला प्रदिष्ट निर्देश है । 
उससे सकारान्त अस्‌ घात से परे ही अएक्त इलाटि सार्वधातक को इद्‌ होगा । 
अस्तभू से हुए भ आदेश वाले अस से ईद नदी होगा । 

टन्‌ को वधादेश होने पर बृद्धि भोर स्फार का निषेध कहना होगा । 
ववकमू यहां हन-ण्युल इस अवस्था म बहुरे ताण इस चार्तिक से तन के स्थान 
में हुए चथ आदेश को स्थानिवज्ञाव से हन मानकर रनस्तोन'णन्गेः से नहार 
और उपधाद्वद्धि प्राप्त होतो हे 


यह कोई दाप नदी । इसी सूत्र मे पहले कहद चके ६ हि यध में णल 
प्रत्यय नदी हे । अपिनु ण्चुळ से अन्य यह सोणादिक पुन प्रन्यय ८ तो क्ति 
हे । जसे--ग्चक यहां घडुन के क्ति होने से हयूपधगश महीं होता देसे 
पवफम से फ्युन्‌ प्रत्यय के णिव न होने से उपधाप्रृद्धि आर नकार नदी होंगे। 

ठन का चय कादेग टोने पर इद्‌ घा पिधान नी झरना होगा! तपणा 
(आए हन-सीयुट सुद लिए) यरा लाइएक छन्‌ भात से - दो यतन 
से आन्मनेपर होता है। साशीलिंट में नो य गो से अगर चाहा: 


= अ. = ~ ~ ® 
व. सा न डा मे ध्म्निस्थियाच रख पहरा रा याय लिख ह दया 


५ 

५ 
ष्ट न. इन्टॅ*नयल झा जन्‌ क we ef meer wy Trp ey न प पना 2" कुन. कुक ह. कक 
११7, * 4६ ज्‌ a य | 1 “5 Er ५30 च: 151. क ० गे ही र 2 क$ «ती 
आक ४ किए: ण वा के आन कि कलन ~ wes Se अंक cee 5 ~+ a . ०915 

RET नट वर (त. TS ४ ४ क १ न क * र. 


५२६ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रतिपेधः प्राप्नोति । 
नेय दोपः। आद्युदात्तनिपातनं करिष्यते। स निपातनस्वरः 
प्रकृतिस्वरस्य वाधको भविष्यति । 


एवमप्युपदेशिवद्भावो बक्तव्यः । यथेव हि निपातनस्वरः प्रकृतिस्वरं 
वाधते एव प्रत्ययस्वरमपि बाधेत । आवचिषीष्टेति । 

नेष दोपः । आर्धधातुकीयाः सामान्येन भवन्ति अनवस्थितेषु 
प्रत्ययेषु । तत्रार्घघातुकखामान्ये वधिभाव कृति सति शिष्टत्वात्‌ 
प्रत्ययस्वरो भविष्यति । 

आकारान्तान्बुकूषुकू प्रतिषेधः । 

आकारान्तान्डुकूपुकोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | विळापयति। भापयते । 

ली भी त्रहणेन ग्रहणान्नुकपुको प्राप्नुतः! 


तरस्याम इस सूत्र स हन्‌ के स्थान मे हुए वध आदेश को स्थानिवद्भाव से हन्‌ 
मान कर उसके एकाच और अनुदात्त दोने से एकाच उपटेशेऽनुदात्तात्‌ से इट्‌ का 
निपेध प्राप्त होता है । 

यह कोई दोप नहीँ । वधादेश को आद्युदात्त निपातन कर देंगे उससे हन्‌ 
के अनुदात्तस्वर की वाधा हो जायगी तो इट्‌ का निषेध न होगा । 


फिर भी उपदेशिवद्भाव कहना होगा । जिससे उपदेशावस्था मे ही 
वधादेश आणुटात्त हो जाय । अन्यथा जैसे वह हन्‌ के स्वर को बाधता है वैसे 
त प्रत्यय के स्वर को भी चाध लेगा तो अनिष्ट स्वर प्राप्त होगा । आवधिपीए्ट मे 
त प्रत्यय का स्वर इष्ट हे । आयुटात्त वघादेश का स्वर इष्ट नहीं हें । 

यह कोई दोप नहीं । वध आदेश करने वाले आत्मनपदप्वन्यतरस्याम्‌ इस 
सूत्र में आधधातुक का अधिकार हे । और आधधातुक के अधिकार वाले कार्य 
आर्धधातुक सामान्य मे आधधातुक विषय को देखते हुए आधैघातुक प्रत्यय के 
साने से पूव ही हो जाते हैं इस लिय वधू आदेश आर्धधाठुक तप्रत्यय के आने से 
पू ही हो जायया । उसके वाद त प्रत्यय आयेगा तो नति शिष्ट होने से 
प्रत्ययस्वर वध के स्वर को वाध लेगा। उस अवस्था में तप्रत्यय का स्वर 
ही होगा । 

खाकारान्त से परे नुक पुकू का निषेध कहना होगा । विलापयति (वि ली- 
णिच्च लट तिप )। भापयते ( भी-णिच्च लट्‌ ) यद्वां णिच्च पर रद्दते ली भी धातुनो के 
स्थान में विभाषा ठीयत' जोर विभतेहेतुमये से हुए शाफार आदेश को स्थानि- 


भरम भाद्विक ७२४ 


नेप दोषः । लीभियोः प्रश्छिएनिदेशात्‌ सिद्धम । लीभियोः परिष 
निर्देशोऽयम्‌। ली ई ईकारान्तस्येति | भी ई ईकारान्तस्येति । 


लोडाढेशे शाभावजभावधित्वहिलोपेच्प्रतिपघ' | 


एपां लोडादेशे प्रतिषेधो वक्तव्यः । दिष्टात्‌। हतात्‌ । भिन्तान्‌ । 
कुरुतात्‌ । स्तात्‌ । लोडादेशे कृत शाभावो जभावो घित्व॑ हिळोप परत्व 
मित्येते विधयः प्राप्नुवन्ति । 

नेप दोपः । इदमिह सम्प्रधार्यम्‌। लोडादेशः क्रियतामेत विश्य 
इति । किमत्र कर्तव्यम्‌ । परत्वाल्लोडादे शाः । 

अथेदानीं लोडादेशे कृते “पुनः प्रसद्गविद्ानात्‌ कस्मादत वित्यो 


वद्भाव से ली भी मान कर ठीलोनुग्लकाबन्य० से छी मे नुक का आगम क्र 
भियो हेतुभये पु से भी मे पुक्‌ का आगम ग्राप्त हता इ । 

यह काई दोप नहीं । लीलोनुग्लका० मे और भियो देतु० मेरी उ ली भौर 
भी डे भी इस प्रकार ईकार का प्रश्लिष्टनिंदेश मान कर इकारान्त टी भीमे ही 
जुक्‌ पुक आगम हागे । विलापयति, भापयते से इकारान्त ली मी नहोंने से नुक 
पक नहीं होगे । 

रोर्‌ कार फे हि के स्थान में तातट आदन होने पर दाना, जभान, 
(वच, हित्वेव और एत्व ये विधियाँ प्राप्त होती हैं उनफा नियेध कपना होगा । 
हन्‌ हतात. शिम्तान कुरुतात्‌, स्नात यहाँ कम से शार रय निद फ सोर 
अस के लोट लकार में सिप्र की हि के स्थान में हुए दाता भषादडेल को 
स्थानिवङ़ात्र से हि मान कर शात को था रौ से शा आदेश. ड 
खे ज आदेशा भिदू से परे दसय्म्योन से रि फा ३ लादेश, ए से पर 


< 


उतान प्रत्ययाटसंयोगपृपात मे हिका लार, सौर अस को प्रि यन यीय 


{ 


~ च 
से एरय प्राप्न होता ५ 
गद कोर दोष नदी । यहां यह विधारिये कि टके स्थान मे या लाट 
पहले फेर या शाम भादि को हा आदेश कादि कार्य पट का । वरा परा 


की गान उ. Tr कोल pr ४४०0०१० Re 
टक म्य डट्‌ रर. रत है पागा ॐ; 


क 


जाय । दना में पर दामे 
केम रहने से उसके परेर 
हो तयम 1 

पढ्दै सातड आदि होने पर मी म्भामाहाय मे 0 ण”. को £ दाम 


स्स 
= = 4. क की 
न हान शरा” दर ग? हाई एय मै In 


५२८ न्याकरणमहाभांण्य 


न भवन्ति । 
“सकृदूगती विप्रतिषेध यदू वाधितं तद्‌ बाधितमेवेति कत्वा । 
त्रयादेश खन्तप्रतिषेध; । 
त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषिधो चकतब्यः । तिसभावे कते त्रेस्त्रय इति 
त्रयादेदाः प्राप्नोति । 


नेष दोषः । इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ , तिखभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
त्रेस्त्रय इति। किमत्र कर्तव्यम्‌ । परत्वात्‌ तिखभावः । 


अथेदानीं तिसरभावे कृते पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ त्रयादेशः कस्मान्न 
भवति । 





मान कर पुन प्रसन्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ इस परिभाषा द्वारा फिर शा भाव आदि 
काये क्यो नही होते। इस परिभाषा का अथे हे कि विप्रतिषध में परत्व से 
बाधा हो कर भी यदि वाधित सूत्र की पुनः प्राप्ति संभव हो तो वह फिर हो 
जाती है । तातड आदे द्वारा परत्वात्‌ बाधित होने पर भी शा आदि आदेश 
स्थानिवद्भाव से तातड्‌ को हि मन कर पुनः प्राप्त हैं । 


सक्कदूगतौ विप्रतिषेध यद्‌ वावित तद्‌ वाथितमेव इस परिभाषा से पुनः 
प्रसद्भविज्ञान की वाधा हा जायगी तो तातड द्वारा एक बार वाघे जाने पर 
शा भाव आदि फिर नदी हो सकते । इस परिभाषा का अर्थ है कि एक वार 
प्रवृत्त विप्रतिपिध म जो बाधा गया वह वाधा गया ही समझना चाहिये । बद 
फिर नहीं प्रवृत्त हो सकता । पुनः प्रसन्न विज्ञान न्याय और सक्दूगतिन््ाय ये 
दोनो लक्ष्यानुरोध से व्यवस्थित है। इष्टसिद्धि के लिये जिस न्याय की जहां 
आवइ्यकता होती हे वहां बही न्याय मान लिया जाता है। 


त्रयादेश कहने में ख शब्दान्त तिस शब्द का निषेध कहना दोगा। 
तिझणाम्‌ यहां ख्रीडिद्ध में त्रिचतुरोः स्त्रिया तिस्रचतस्‌ से त्रि के स्थान में हुए 
तिस्र आदेश को स्थानिवद्वाव से त्रि मान कर त्रेस्त्रय से त्रयादेग प्राप्त होता हे । 


यह कोई दोप नही । यहां यदद विचारना चाहिये कि त्रि आब्द के स्थान 
में तिस्‌ आदेश पहले कर या त्रय आदेश पहले करें। क्या करना चाहिये । 
पर होने से तिस्‌ आदेश पहले हो जायगा तो त्रि के न रहने से त्रय आदेश 
न होगा । 


तिस मादेश पहले करन पर भी पुनः प्रसङ्ग विज्ञान न्याय से फिर क्यादेंश 





नट्म आदिक २५, 
च्य ~ त्‌ हर * 
खरुदूगती विप्रतिपेथे यदू वाधितं तद्राधितमवति । 
आमद च | 
आमचिधा स्रन्तस्य प्रतिपघो वकतब्यः | चतन्नस्तिप्टन्तनि । चनसू- 
भावे इते चतुरनडुहोरामुदात्त इत्याम्‌ प्राप्ताति । 
नेप दोपः । इदमिह सम्प्रधार्यम्‌, चतसूभावः क्रियतामाहोस्वित 
चतरनडुहोरासुदात इत्यास्‌ इति । किमत कर्तव्यम्‌ । परत्वात्‌ चतस्ुभावः । 
थेदानी hs 
अथेदानीं चतखभावे छते पुनः प्रसज्ञविणानादू आम्‌ कन्मान्न 
भवति । 
सक्तदूगती विप्रतिषेध यदू वाधित तदू वाधितमेवेति । 
स्वेरे वस्वादेरी । 
स्वरे वस्वादेश श्रतिषधो वक्तव्यः । विठुपः पद्य । शतुरनुमो 








क्या नहीं होदा । स्थानिवहाव से तिस्‌ को मि सान फर त्रपादेश प्राप्य ह । 
सङद्ातिन्याय से लिखे आदत द्वारा एक चार तरस जादे के बाउ ठान 
से फिर यादेश नहीं होगा । 
चतुरनटृरोरायुरान' से नागू करने मे र गब्दान्त चर घाउ दा निप र 
करना होगा। चनप, (चतुर-जस) यहाँ यगु 
प्रिचतरो स्त्रिया से हुए अतस लादेन हा स्पा निय्राय से पतर मान सर 
चतरनएटोरासुटाच" से आम प्राप्त होना, । 
यह काट देप न । या यद «दारना चाला शि चतुर रम के रदान 
में नतस आएत पदे करें या चराग» से चार को हम छागग पाएर? 


फेर । क्या करना चाय । पर शन स पना सलाद प , साया गाई भा 
सागम न होगा 

नसर. छार पल परम पर 4६ पुर त ro से र 
पन जाग पाते नरही डोला! नगनिइइइईए से दया बगर मान पा .' 
प्राप्द र! 

सता. गात न्याथ मर यात वा प्रि ना गरन छर छु. 0 


पर फिर 5८ आगन न धागा 1 


७३० ब्याकरणमद्दां भाप्ये 


नद्यजादी' अन्तोदात्तादित्येप स्वरः प्राप्नोति । 

न्नेष दोपः । अनुम इति प्रतिपेधो भविष्यति । 

अनुम इत्युच्यते न चात्र छुपं पश्यामः । 

अनुस इति नेदमागमग्रहणम्‌ । छि तर्हि। प्रत्याहारश्रहणम्‌। 
क सनिविष्टाबां प्रत्याहारः । उकारात्‌ प्रसृति आ जुमो मकारात्‌ । 


यदि प्रत्याह्मरग्रहणं, छुनता पुनता अत्रापि प्राप्रोति । 
लाजुमत्रहणन शान्तं विशष्यते । कि तर्हिं शातेव विशेष्यते शता 


गास) यहां विद्वस्‌ णब्द मे विदू से परे शतृ प्रत्यय के स्थान में विदेः शतुवेसुः 
से हुए वसु आदेश को स्थानिवद्भाव से रातू मान कर शतुरनुमो नद्यजादी से 
गस विभक्ति को उदात्त स्वर ग्राप्त होता हे । अन्तोदात्त शातृ प्रत्यय से परे नदी 
झर अजाढि सर्वनामस्थान भिन्न विभक्ति को उदात्त किया जाता है। 

यह कोई दोप नहीं । शातुरनुभ.० सूत्र में अनुमः कहने से विद, मे 
स्वर का निषेध हो जायगा । 

श्रनुम कहा हे । उसका अर्थ चुस्‌ भिन्न हैं। नुस भिन्न अन्तोदात्त दातृ 
प्रत्यय से परे विभाक्तस्वर होता हे । विदुषः में नुम्‌ हे नहीं तो यह भी जुम्‌ 
भिन्न ह। उस अवस्था में अनुम. यह निषेध कैसे हो जायया | 

अनुम, का अथ नुम्‌ भिन्न नहीं हे । जुस्‌ आगम का वहां अहण नहीं 
हें । किन्छु उम्‌ प्रत्याद्वार का ग्रहण है । न अम्‌ = अनुम्‌ , अनुमः इस प्रकार उम्‌ 
प्रत्याहार भिन्न अन्तादात्त गतू प्रत्यय से परे विभक्तिस्वर होगा। कहां से कहां 
तक उम्‌ प्रत्याहार दै । तनादिक्कनुम्य उः सूत्र + उकार से लेकर इदितो नुम्‌ धातोः 
में नुम्‌ के मकार तक उम्‌ प्रत्याहार वचनता ह । उसमे विटे' बातुर्वछुः यह वस 
आदेश भी आ लिया है इस ख्यि वस के उम्‌ भिन्न न होने से विदुषः में 
विभक्ति स्वर नद होगा । यर्याप आदू भी उम्‌ प्रत्याद्वारान्त्गंत होने से उम्‌ 
भिन्न नहीँ ठे फिर भी बह तो शतुः इस वचन से गृहीत हो जायया । 

यदि शतुरनुम सूत्र म अनुम्‌ का अध जुम्‌ भिन्न न मान कर उम्‌ भिन्न 
मनिग ता छुनता पुनता (छनन पुनत-टा) यद्दा छ पू धातुओं से शात परें रहते 
पिहित उना विक्रण भी उम्‌ ग्रत्याहारान्तर्गत होने से उम्‌ भिन्न न होगा तो 
दिभिक स्वर नहीं प्राप्त होदा । अनुम' यह निषेध प्राप्त होता हे । 

नतुरनृम सूत्र में अनुम्‌ अहण खे नतृप्रत्ययान्त को विशेषित नहीं 


लष्टम मा दकि "३१ 


को 


यो$नुमक इति । अवद्यं चेतदेव वियम्‌ । आगमत्रहणे हि सतीह प्रस- 
ज्येत-मुञ्चता सुञ्चते इति । 
गोः घणिचासस्त्ररेपु । 
गोः पूर्वणिचाखस्वरेपु प्रतिपधो बक्तव्यः । चित्रग्वग्रम । 
शवलग्वत्रम्‌ । सर्वच विभाषा गोरिति चिभापा पूर्वत्वं प्राप्तोति । 


तेष दोपः। एङ इति बतंते। तत्नानळविधाविति प्रतियती 
किया जाता। थो अनुमू यह गनू प्रत्ययान्त का विशेषण चण % शरिरे 
गळू प्रत्यय का विशषण ८1 उम्‌ रदित यो शात्‌ प्रत्यय सदन्त शनोट़रात 
शब्द से पर विभक्तिस्वर हाता द । लुनता पुनता म नपूप्रथयान्त नुन । 
पुनत शब्द के उम्‌ भित्रन दोने पर भी नन्‌ प्रत्यय उम्‌ भिन्न थी । शग 
प्रत्यय से कडा उम्‌ नही ४। उना प्रत्यय रत प्रत्यय से पेर नदी पिडिन रक्षा 
ह । शात्‌ प्रत्यय स्वयें उम्‌ ठोता ड्ना भो गत टस बचनसाम त्य म्र ग्रीन 
होगा तो अनुमः यदद निषेध न लगने से दनता पुनता भे स्थर गा णायगा | 
यह वात यहाँ जवञ्य माननी भी चाहिय कि शाळू प्रत्यय ही उग भि यि 
गया है । शतृ प्रत्ययान्त नदी लिया गया, । अनुन फा अग नम्‌ छ्ञागन 
भिन्न मानने पर भी झातृ प्रत्यय का हो विशषण जुल माना प्ययगा, आसन्त 
का नही । अन्यया मुञ्चता सुते ( मुचसानाग-्या, उ) या भी मार या! 
शद्‌प्रत्ययान्त शब्द नुम्‌ मित्र नहां हे । आनृप्रत्यय तो जुम्‌ निम ४1 एस 
लिय गात्‌ प्रत्यान्त का पिशषण सानन पर सरला गणन में नी गम नि" 
न होने से पिभशिस्थर नटी प्राप्त दोगा। वहाँ भी भगृत ¬; निषेध मान 
होगा। जब नुमागमभित्त अथे मानते रण सन को दवपायय फा री दि. पाण 
मानते हैं, जान्न का नप सो उम प्रन्याटद भिन्न कर मानों हा भी उग 
को लव प्रत्यय का ही दिलषण समि शारा फा नर्शी। एर प्रा कर 
दोष न होने से पशुप. मे दिसविस्वर न ऐसा । 

गो गाए वा पनिर, जित शार नग र्र पमन जिय कन्‍ना गा 
चितयुनशग्रमलधि एवम । पलायन भित्रमा, सर्ग! 
रन्डी में गो त के सन में भी तिच्य हम मे शा पाटया गर "एफए 
से यो मान फर “मे पनि «7 मे पूनम नद बला दए ईमान” 
प्राप्त होता रै । 


५३२ म्याकरणमद्दाभाष्य 


भविष्यति । 
पचमपि ह चित्रगो अत्रम्‌ इत्यापि प्राप्नोति । 


णित्वम्‌ । चित्रगुः । चित्रगू । चित्रगवः । 'गोतो णिदि'ति णित्वं 
पाप्नोति । आत्वम्‌! चित्रगु प्य । शवळगुं पय) आ ओत इत्यास्य 
प्राम्रोति । 


नप दोपः। तपरकरणात्‌ सिद्धस्‌। तपरकरणसामर्थ्यात्‌ णित्त्वात्वे 


की अनुब्ृत्ति आती हे । उससे गो शब्द के एड को पूर्वख्प का विकल्प होगा । 
ग, शब्द को नही । एड के अछ होने से अळविधि हो जायगी तो चित्रगु यहां 
हस्व आदेश मे गो का पड स्थानिवद्धाव से नहीं आ सकता। पडू न होने से 
चित्रग्वग्रम्‌ म पूवेरूप का विकल्प भी न होगा । 

(चत्रग्दप्रम्‌ स स्थानिवद्धाव स पुडन्त गो शाब्द न होने से वहां दोष 

होने पर भी हे चित्रगो अग्रस्‌ यद्दां सम्वोधन म चित्रगा को गण हो कर गो 
शब्द हो जाने से पूवरूप का चिकटर प्राप्त होता हे । यद्यपि सम्बोधन म गुण 
हो कर बना हुआ गो शब्द लाक्षणिक हें इस लिय लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से 
सवत्र विभाषा गोः से इसका ग्रहण न हो कर पूवेरूप का विकल्प प्राप्त नही 
होता तो भी स्थानिवद्धाव से गो शब्दत्व छा कर पूर्वख्य का विकल्प प्राप्त होता 
हृ उसके लिय स्थानिवद्धाव का निषेध कहना चाहिये । 

'णत्त्व जसे--चित्रगु । चित्रगू । चित्रगव* । यहाँ गो शब्द के स्थान मे 
हुए हस्व आादेश को स्थानिवद्धाव से गो मान कर गोतो [णत्‌ 'से सवेनामस्थान 
विभक्ति को णिच्च प्राप्त होता है । चित्रगुम , गवल्गुम्‌ यहां औतोमूणसो से 
साकार एकादश प्राप्त होता हे । 

यह कोई दोप नही । गोतो णित्‌ बरै औतोम्शसो. में गोतः ओत 





१, यहा भाप्यकार ने हे चित्रगो क्षत्रमू के दोप का परिहार नहीं किया 
उससे यह नहीं समझना चाहिये कि उस दोप का परिहार हो ही नहीं सकता। 
यहा भी एड पना स्थानिवदूभाव से नहीं आ सकता केवळ गो पना ही आ सकता 
हेरर लिय गो शब्द का एटू न होन स हे चित्रगो अग्रम में भी पूर्वदप का 
विकतर नहीं होगा । गुण का ओकार तो लाक्षणिक दै । वस्तुत. यदि सर्वत्र विभाषा 
गो: में समरत असमस्त लाक्षणिक अटाक्षणिक नव प्रकार का एडन्त गो शब्द 
माने तो हे चिद्रगो झब्रम्‌ यहा पूर्वणप का विकाप हो जाने में भी बोट हनि 





ee ण नीकर 





न भविष्यतः । 


अष्टम आाहिक 


स्वर | वहुगुमान्‌। “न गोश्वनूसाववर्ण'ति ध्रनिपश्चः प्राप्तोति । 


करोतिपिवत्योः प्रतिपधो वक्तव्यः । कुरु पिवेति । स्थ्वान्तिवद्धा- 


करोतिपिबत्योः प्रतिषधः | 


वाररुघूपधगुणः प्राप्तोति । 





es ~ 


इस प्रकार तपर करने से द्विमात्रा काळ वाला आकार लिया त्राययगा । नित्रगु स 


ओकार है 


नदी इस लिय णिच्च आर आत्त दोनों टी न होगे । स्वानियद्वाउ से 


भी गो पना आ सकता हे। ओ पचा नहीं। ओकार का शाश्रयण करन से घळविधि 


हा जायगो। 


स्वर जैसे-वहुयुमान । 


( यहचः गाया यस्य स बरग 


अळूविधि सें स्थानिवद्गाउ का निषेध हो जावया । 


बर्ग थित खश्र 


स बहुगुमान्‌ ) यहां गो सब्द के स्थान में हुण हस्य अदेश को स्वानिवएमात्र से 


गो मान क्र न गोझन्‌ साववर्णराडटळरळदूभ्य 
निषेध प्राप्त होता दै 
अन्तोदात्त है उससे परे मतुप॒ को 


१ 
। 


वहुणु यद 


गाटवन्‌० स उसका निपेध प्राप्त होता ९ 
करु, पिव यर्या कृ और पा धातु के प्रयागो मे 


करना होगा! कर, 


पिव 


क के स्थान म हुए कुर 


से अयसज्ञा हो कर लत्रृपघगुण 





इनके 
ळी 





ह्स्वचुज्न्या 


लघृपथ 
झार पा के स्थान में रण मय फी 
हान, चादिय । 


पहातीहि समास 
गलुए 


हानि ग्र 


खे मतुप्‌ के उटार 


लएपथगण प्राप्त 


~ सु शि 
वराने एपटततरादर्नाम्न 


ख उदारा 


स्पर 


होता ह। 


का 


स 


ति 
न्‌ 


स्थानिशशार पा निय 


ना 


का 


चौ 
~ 


प 


| 


न गनि दरो 


~ f क हि वि 
१. रस रार साप्यपार ने सखानियज के पान रोली ॥1ार शा पाम 
टन सि £. x hd श्य 200० yr ~+ त ro Se २००५१” > oe «£ 
वर ठया 61 एन मह चहाना चार र रे बि ४" बर Dirt 
9 वन ° शक ~ क$ मिव य शका न रा व 
ममावन तो सदता , । merle / mee एी 77 ने nome ई 7” 
वटी 9? >>> कु OS > ~ eS SS जार TN कन क 
ह ममार ना 4१६६. योग कर 0 र डर CE न टि 
कन कु pie +» >” नी. पक य ~ग क > eee 5७% me ७ ३७ ~ देशै + क्र 
1 2 पर्‌ <4 दि » ३ 11 नद 4 4 क्षय चै EEE FRR FEY ड 11 र न क्त 4 
~ 
ई 13% = डी >, गारा eee “५ सल ° CITI 272 ~ Fe TF 
EIT सा) LEER SS! ग सग ह * ॥ छ १ "६१५ ० 
अ । 
ब्र आ नका पी णः ~ हर क र अर हि क हि "ss £ Ss क है हे | छ अक जल 
गा 1 हे ७ याद Te 17 «45 ५०१६ हि; ५ १२ । 1 करट 
Fe wy 3 २ (च क oy पक 4४-४७ हये CE ण ठा = हा क र ग्ध x + 
it १६१ त १९१ % ॥। डग ५११९ ४१,२१२ / 5 7 ४ रु * ३ 
पृ हि क. हाल eV कडी त हर + क पाना रु ~ भे हा क क जहा के तीक पॅक ह स्ता त जॅ क चा ८ 
४३११ } ie ८ 47३ ॐ चा «> 4 » ३ १ aN श oN $ रष हृ 
~ £ जे 
नां र ऐर?” वि * र्न शा” क्य की Fr ती र ति | कि, र क ब i १९ हट कु आ Ei 1३ 


~ 


७५३४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


उक्त वा | 
किमुक्तम्‌ । 'करोती तपरकरणनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । पिविरदन्त 
इति । 
अ [oe Cn Ai 
च! परास्मन्‌ पूवावधों ॥।१।१।५७॥ 
अच इति किमर्थम्‌ ? 
प्रश्नो विश्वः । चत्वा स्यूत्वा | आक्राटाम्‌। आगत्य । प्रश्नो विश्व; 
इत्यत्र छकारस्य शकारः परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भाचाच्छे चेति वुक्‌ 





इस दोष का समाधान पहले इसी सूत्र मे कहा जा चका है कि 
अत उत्सावधातुक्रे सूत्र में उत्‌ में तपर करने से कुरु मे हस्व उकार ही रहेगा 
उसे गुणादि विकार न होंगे । प्रिवादेश के अदन्त होने से पिव में भी गुण न 
होगा । पिव इस प्रकार अकारान्त पिव शब्द मे लघु इकार के उपधा में न 
आने से लघूपधगुण नही होगा । 


सूत्र म अच्चप्रहण किख लिये किया है । 
परस्मिन्‌ पूर्वविवी इतना सूत्र होने पर प्रइन. विशन. ( प्रच्छ, विच्छू-नइः ) 


मान कर ओकारान्त से परे प्रात विभक्तिस्वर या मतुप्‌ प्रत्यय स्वर आदि सभी 
स्वरों का निपेव होता हे एमा मानने में कहीं दोप नहीं आता । 

१, स्थानिवदादेशोऽनल्विधो यह पहला सूत्र अळूविवि में स्थानिवदूभाव 
का निपेध करता था । अच, परस्मिन्‌० यह सूत्र अळूविधि मे स्थानिवदूभाव करने 
के लिय बनाया हे । इसी लिये वब्रश्च ( त्र्चु-लट्‌ तिप्‌ णळ्‌ ) में त्रश्‍च्‌ को लिठयभ्या- 
सस्योभयपास्‌ स अभ्यास म बृस्चच सम्प्रसारण हो कर उरदत्व करने पर अच: 
परस्मिन्‌ सूत्र से उरदत्त्व को रथानिवत्‌ होता हे । उसमें ऋकार रूप अल के 
परे दो जानि पर्‌ न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ भे अभ्यास वकार को सम्प्रसारण का 
निषेध सिद्ध हो जाता है। अचि तीकः, सुचितीक (अविद्यमाना शोभना वा चितिः 
यम्य सः) यहाँ वटुवीहि ममास मे कप परे रहते चितिः कपि मे चिति गन्द के 
ट्फार्‌ को दीघ होता है उसको टस सूत्र से स्थानिवत्‌ हो कर अळ्र्प हस्त उकार अन्त 
में हो जायगा नो हस्वान्तडन्त्यात्पूदस्‌ न अभीट स्वर सिद्ध हो जाता है । 


झष््म शाद्विक १७, ड 


घाम्रोति । अच इति चचनान्न भवति । 


नतदस्ति प्रयोजतम्‌ | क्रियमाणेपि अत्रग्रहणे अवश्यमत्र तगभावे 
यत्न. कर्तव्यः । अन्तरङ्कत्वाद्धि तुक प्राप्तोति । 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । द्त्वा स्यूत्वा । घकारस्य ऊठ्‌ परनिमित्तकः । 
तस्य स्थानिवद्धाचादचीति यणादेशो न प्राप्रोति 1 अच इनि बचनाद 
भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाश्रयमञाच्चत्यं भविष्यति । अथवा 


होता । क्योकि अच के स्थान म शकार भावेल नहीं हुआ है इस लिये स्थानियन 
न होगा तो तुक नहीं होगा । 

यह कोई प्रयोजन नही । अचग्रहण करन पर भी प्रःनः विग्न; म तुक 
रोकने के लिये अवश्य यत्न करना दोगा। अन्यथा पट इस नवस्या में श 


~ ~ >. . = = = ~ ° बो ह। 


आदश का भपक्षा अन्तरत हानस छ से सल पू तव ग्राप्त राता ठ | 


झच्छा तो यह प्रयोजन लीजिय । शया स्यूत्या (दिव, सिय-पत्ण ) यहां 
दियू से परे फ्वा प्रत्यय को निमित्त मान कर न्ट घर से दिप के हट 
वकार के स्थान मे उद आदेश शुआ द। उसके स्थानियतव ठाने में ? ते यानि 
से यणादेश नहीं प्राप्त होता । भचू महण करने से हो. जाता ४1 फ्योफि शच 
के स्थान से उठ टेश नही तआ ह इस लिस स्यानियय न गोगा नो यण 
हो जायगा । 

यह भी कोई प्रयोजन नही । उड सादिता म ग्याधय आगो माय आणु 
होने से दत्या मे यण ही. जायगों॥ नवपा ना आरन एभा द जवा समुदाय 


१ 


न. णा पल छिछिललआ अल ण 0शा ++ 





छ 

हक स्व या (कल्क । रौ 5 y= क्ट चुला पा nnn od Led 5S शक क्र क 

१० नः १ १; १ पृ t " sii, = “२ | ५ “प क F ४६ उ] fe! Pe 

rey त Donn ~ न oe रकत गड FR « आप खा < rw ® $ 29 ग्ड ड अग 
ठुस्‌ «२ र वि. 7०7 नप ह व अय 2 नद २)“ 71 

पि 9 ~ गा Fr च, f व > ही rey { 

a > स्य ताक नन्‌ दा जर वि के न ~+ ~ श्र कदम 
एरर निट के सानत्य र फिर तुम न माय एक गना न दा डड 
न रा ४३ के जा, > 0 का ट्क बा के कि 5 डी १३०७ ५ रौँ + क कन 
ग दई न जारा को शा तौ ;र इई? r fs » कर ४ २ - 

SA हे 
हन. कच शी बाबा माही. ३०५. न्हे ~ क हि 
नं है. जम का +e “१ नः ~+ | E १०५४६: . कि: 
UT रा, मे PR दक २ र EE ई ॐ क 
बर र गती पयत rer धनको ह ~ sy शक कको क्र क hs शी ~ छः हि. = आह का 
अ {गः Fe न १ न रश". २ + (१ ३ १ ९ न पने £ 
= ~ क छल ड Tre es क यु 
कोक भमा 4 = 

eee डा meer वने mre) ३ is + ! १ 
Sy ee जक ग्गे कि ~ छ Re का क कं ~~ + * ह i 

गर दोनी त] शाप छ 711 7७६ इन | 04 - ; 


५३६ ब्याकरणमद्दा भी प्य 


क 


योऽत्रादेश्यो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 


इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । आक्राष्टाम्‌ | सिचो लोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ 'षढोः क. सी'ति कत्वं प्राप्रोति । अच इति वचनान्न 
भवति । 


रूप उद्‌ , उसका यणादेद में आश्रयण नदी किया गया । और जिसका आश्रयण 
किया गया हे भर्थात अच्‌ बह आदेश नहीं हुआ हैं। उठ्‌ मे उकार के अच्‌ 
होने पर भी वह आदेश नदी, आदेश का अवयव है ।१ इस लिये यणादेश में 
स्थानिवद्भाव न होगा ता यण्‌ हो जायगा । 





अच्छा तो यह उदाहरण छीजिये । आक्राष्टाम्‌ ( मा कृपू-सिच-ताम्‌ ) यहां 
कृप्‌ धातु से लड लकार म सिच पर रहते तामू को निमित्त मान कर अलो 
झळि से सिच के हळू सकार का लोप हुआ है उसके स्थानिवत होने से सकार 
परे हो जायगा तो पढोः क सि से कृष्‌ के पकार को कार ग्राप्त होता है । 
अच्‌ ग्रहण करन पर नही होता। क्योंकि अच के स्थान म लोप रूप आदेश 
हीं हुआ दे इस ल्यि स्थानिवत्‌ नदी होगा तो सिच का सकार परे न मिलने 
से प की क नहीं दगा । 


वळू होने पर भी छोपो व्योर्वलि मे य का लोप नहीं होता क्योंकि यणादेश के 
चहिर्न होने से असिद्दता हो जायगी । श्रूत्वा में बहिरङ्ग होने पर भी ऊठू आदेश 
असिद्ध नदी द्वोगा। नाजानन्तर्ये वहिष्ट्वम्रकळूष्तिः इस परिभाषा से असिद्ध परिः 
भाषा का निपव हो जायगा तो ऊठ परे मिल जाने से यण हो जायगा। उदू 
को स्थानिवत्‌ मान कर छापो व्योर्वछि से यणू के यकार का लोप होने की शह्ढा 
तो नहीं करनी चाहिये क्योकि ऊठ होने पर यण हुआ दै । उससे पूर्व नहीं था । तो 
पृवविधि न होने से टू को स्थानित्रत नहीं हो सकता । 

१. यदि कहो यो5सावाढेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः ऐसा 
मानते हैं नो ख्याल आदि आदिश भी अनुबन्ध रहित हुए आदेश नहीं मनि 
जायेगे उससे रथानिवद्भाव न हो कर ख्या आदि की वाठुसंना नहीं होनी चाहिये । 
क्योंकि ग्या आदि स्यात आटि आदेश का अवयव होने से आदेश नहीं द 
तो इसका उत्तर द कि स्ट आदेश में ऴदित्करणरप ज्ञापक से अनुबन्ध रहित 
होने पर भी स्या आडि को आदेश मान कर धातुसंज्ञा हो जायगी । घरक में 
लडिन्‌ का प्रयोजन पुपादियताद्रलादित ० से अघसत्‌ में च्लि को अदू करना दँ 
बद्व धानुसना हुए बिना हो नहीं सकती । 


अष्टम भाहिक ७३५ 


तदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ पूर्ववासिळे न म्थानि- 
वदिति । 


इदं तहि प्रयोजनस्‌। आगत्य। अभियत्य। अन्ननासिकलोप 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवदूभावाद्‌ हस्वस्येति तुक न प्राप्नोति । अच 
इति वचनाद्‌ भचति । 


अथ परस्मिन्निति किमर्थम्‌ ? 


युवजानिः। वधूजानिः। द्विपदिका । चंयात्रपद्मः। आदीध्ये । 
युवजानिः वधूजानिः इति जायाया निद अपरनिमित्तकः । तस्य स्थानिः 
वद्भावाद्‌ वलीति यलोपो न प्राप्नोति । परस्मिन्‌ इति वचनाद्‌ भवति । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं। आगे न पटान्तद्विविचन० सूत्र मे यह वार्निफ 
कहेंगे कि पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌। इसका अर्थ है कि शष्टाभ्यायी के पुर्वैत्रासि दीय 
प्रकरण के कार्य म स्थानिवळाव नहीं होता । परो? का नि सूत्र के पूप्रालिद्धीय 
प्रकरण का होने से उसके कार्य सं स्वानियत न होगा तो सकार पर न मिलने 
सेपको क न नही होगा | 

अच्छा फिर यह उदाहरण लीजिय | आगन अभिगन्य (भा, अभि गमन्न्यपृ ) 
यहां गध्‌ से परे त्यपू को निमित्त मान कर या न्यपि से गम्‌ के हल मकार 
का लोप हुआ है उसके स्थानिवत्‌ होने से मकारान्त हो जायगा सा हस्त न 
रहने से तुक का भागस नहीं प्राप्त होता। अघ अहण करन पर हो जाता ह 1 
क्योंकि अचू के स्थान म लोप रूप घादेश नहीं हुना हे इस तिप स्थानिग्त 
न होगा तो हस्वान्त मिल जाने से स्वय पिति हेति तुर से सुद का शागम 
हो जायगा । 

पररिमन्‌ ग्रहण किस लिय किया ६ ? 


अच्च" पूर्वविथो उतना सूर होने पर यूयतानि यजजानि, (युरतिर हाया 
यस्य, सचजीया यस्य) यहा यतुमीडि समास म "सुन्दा ऐर" मे जए पो 
निमित्त न सान कर जाया शद के अन्तिम छादार के स्थान मे सिटि क्षाउदा 
ठुआ ४। उसके न्गनिस्त होने से उठ परे न स्टेंगा आम 
जाया के याहार फा राप नदा प्रात हन! परे यना घटणे कर्न चर ह पता 
हे 1 क्योकि निर्‌ नाऱेन के परनिमितक न होन मे रशान गोषा को बरा 
पेर मिल ताम से याप दा जायगा | 


ims हीण भा हक 


~ = श्र है क 
१ युगदानि; से शया र दानामा काह बन्दि Fn यद 


IR गती 
i 


५३८ व्याकरणमहाभाष्य 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । स्त्राश्रयमत्र वलूत्यं भविष्यति। अथवा 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते, यद्चाश्रीयते नासावादेशः । 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । द्विपदिका । त्रिपदिका । पादस्य लोपोऽपरनि 
मित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावात्‌ पद्भावो न प्राप्नोति। परस्मिन्‌ इति 
वचनाद्‌ भवति । 

पतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌। पुनलोपवचनसामर्थ्यात्‌ स्थानिवद्भावो 





यह कोई प्रयोजन नहीं । निइ आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं चळू 
होने से जाया के यका लोप हो जायगा। अथवा यहां जो आदेश है अर्थात्‌ 
निड, वह वळु नहीं । लोपो व्योर्वलि में निड का आश्रयण नहीं है। वों में 
नकार का ही पाठ हे निइ का नहीं । और जो वल्‌ है अर्थात्‌ नकार, वह आदेश 
का अवयव हे, आदेश नहीं । इस लिये स्थानिवद्भाव न होगा तो वळू परे मिल 
जाने से य का लोप दो जायया | 


अच्छा तो द्विपदिका, त्रिपदिका यह उदाहरण ढीजिये। हो द्वौ पादौ 
द्विपदिका । यहां पादशतस्य संख्यादेवाप्साया घुन्‌ लोपइ्च से कुछ परे निमित्त न मान 
कर वीप्सा शर्थ में पाद शब्द से वुन्‌ प्रत्यय ओर पाद के अन्तिम अच्‌ अकार के 
स्थान मं लोप रुप आदेश हुआ दे । उसके स्थानिवत्‌ होने हरन्त पाद्‌ 
दु न रहेगा तो पाठः पन्‌ से पढ्‌ आदेश नहीं प्राप्त होता । परस्मिन्‌ ग्रहण 
करने पर हो जाता है । क्योकि पाद के अकार का लोप परनिमित्तक न होने से 
स्थानिवत्‌ न होगा तो इटन्त पादू शब्द मिल जाने से पदू आदेश हो जञायग्रा। 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । द्विपडिका में यस्येति च से पाद के अकार 





पेरे रहते लोपो व्योवलि स जाया ऊय का लोप हो जाता हे। यदि कहो जाया 
शब्द जन्‌ थाठु से औणाडिक यक्‌ प्रत्यय कर के थे विभाषा से आच्व हो कर बनता 
हे । निट आदेश को रथानिवत्‌ मानने से आकार दीखेगा। वह यक्‌ प्रत्यय के 
साथ हुए टापू क सवणदीच एकाढेश को पूवोन्तवद्गाव मान कर अजादि कित्‌ 
आधधाहुक हे । उसके परे रडते जनू के स्थान में हुए आकार का आतो लोप इटि च 
से लोप प्राप्त होता है । ये विभाषा और आतो लोप इटि च दोनों के आभीय होने 
पर भी समानाश्रय न होने से असिद्धवदत्राभात्‌ सेये विभाषा से हुए आच्व की 
असिद्धता भी नहा हो सकती तो उसमा उत्तर हे कि डणादयोऽच्य॒त्पन्नानि प्रातिपदिकानि 
इस वचन से आऑणाडिक शब्द अव्युत्मन्न माने जाते हूँ । जाया आब्द को जन धाद्व से 
यङ्‌, प्रत्यय करके निपन्न नहीं मानगे तो जा के आकार का लोप नहीं होगा । 


अष्टम आह्विक ५३९ 


न भविष्यति । 
इद्‌ं तर्हि प्रयोजनम्‌ । वेयाप्रपद्यः । 


ननु चात्रापि पुनलोपचचनसामर्थ्यादेच भविष्यति । 


अस्ति ह्यन्यत्‌ पुनलोपचचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । यत्न भसंज्ञा न, 
व्याघ्रपात्‌, इयेनपाद्‌ इति । इदं चाप्युदाहरणम्‌-आदीध्ये, आवेव्ये । 


का लोप सिद्ध होने पर फिर जो पादशतस्य संख्यादे० से लोप विधान किया है 
उसके सामथ्यै से स्थानिवद्भाव न होगा। पुनः लोप विधान का यही तात्पर्य 
समझा जायगा कि पाद के अकार का लोप ही रहे । उसका श्रवण न हो। इस 
लिये स्थानिवद्धाव की स्वतः व्यावृत्ति हो जायगी। स्थानिवद्धाव न होने ले पद्‌ 
आदेशा निर्बाध हो जायगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण ढीज्यि । वैयाघ्रपद्यः । व्याघ्रस्येव पादौ यस्य स 
व्याघ्रपाद्‌ । व्याघ्रपदोऽपत्य वैयाघ्रपद्यः (च्याघ्रपाद्‌-यञ) यहां व्याघ्रपाद्‌ इस बहुचीहि 
समास सें पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्य. से कुछ परे निमित्त न मान कर व्याघ्रपाद 
शब्द के अन्तिम अच्च अकार का लोप हुआ है। उसके स्थानिवत्‌ होने से 
यन्‌ प्रत्यय परे रहते भसा होने पर पाद पत्‌ से पद्‌ भादेश नहीं प्राप्त होता । 
परस्मिन्‌ ग्रहण करने पर हो जाता हें । क्योंकि पादस्य लोपोञ्ह० से हुआ पाद 
के अकार का लोप परनिसित्तक न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो पादू शब्द 
मिल जाने से पद्‌ आदेश हो जायगा । 

चैयाप्रपद्य, में भी यस्येति च से पाद के अकार का लोप सिद्ध होने पर 
फिर जो पादस्य लोपो० से लोपविधान किया हे उसके सामथ्यं से स्थानिवद्भाव 
न होगा और पदू आदेश सिद्ध हो जायगा । 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्य, से पुनः छोपविधान करने का अन्य प्रयोजन हे । 
क्या? जहां भसंज्ञा नहीं है वहां पाद शब्द के अकार का लोप यस्येति च से 
नहीं हो सकता । क्योंकि वह असंज्ञा में ही अकार के लोप का विधान करता हैं। 
जैसे व्याघ्रपात., इयेनपात्‌। ( व्याघ्रस्येव पादौ यस्य स') यहाँ बहुत्रीहि समास 
वाले व्याघ्रपादू शब्द मे असंज्ञा न होने से पाद के अकार का लोप यभ्येति च से 
नहीं हो सकता । यहाँ पाद के अकार का लोप करने के लिये पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्य. 
सूत्र की आवश्यकता दै । इस लिये लोपविधान मे सामर्थ्यं न होने से यद्द स्था- 
निवद्धाव को रोक नहीं सकता। उस अवस्था में वैयाघ्रपद्य, में अकार लोप के 
स्थानिवत्‌ होने से पद्‌ आदेश नहीं प्राप्त होता, उसके लिये परस्मिन्‌ अहण 


"५४० व्याकरणमहाभाष्य 


इकारस्य पकारोऽपरनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्‌भावाद्‌ यीवर्णयोदीधी- 
बेब्योरिति लोपः प्राप्नोति। परस्मिन्तिति वचनान्न भवति । 


अथ पूर्वचिधाविति किमर्थम्‌ ? 

हे नो' । वाश्रवीयाः । नेधेयः। हे यौरित्यौकारः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ एङ्हस्वात्संबुद्धेरिति लोपः प्राम्नोति। पूर्वविधाविति 
वचनान्न भवति । 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रबृत्तिज्ञापयति न सम्बुद्धिलोपे 
स्थानिवद्भावो भवतीति । यद्यमेङ्हर्वात्संवुद्धेरित्येङग्रहणं करोति । 


नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । गोऽथमेतत्‌ स्यात्‌ । 


करना चाहिये । इसके अतिरिक्त आदीध्ये आवेव्ये यह उदाहरण भी लीजिये । 
(भा दीघी लटू इट्‌ ए ) यहाँ दीधी से परे इट्‌ प्रत्यय के इकार अच के स्थान 
में कुछ परे निमित्त न मान कर टित आत्मनेपदाना टेरे से एकार हुआ दै । उसके 
स्थानिवत्‌ होने से इकार परे सिल जायगा तो यीवर्णयोरदाधीवेव्योः से दीधी के 
ईकार का लोप प्राप्त होता है । परस्मिन्‌ ग्रहण करने पर नहीं होता । क्योंकि डित 
आत्मनेपदाना० से होने वाळा टेरेत्व परनिसित्तक नहीं है इस लिये स्थानिवत्‌ न होगा 
तो दीधी के ईकार का लोप नहीं होगा । 


पूर्वविधौ यह किस लिये अहण किया हे ? 


अचः परस्मिन्‌ इतना सूत्र होने पर हे गोः यहाँ गो शब्द से परे सम्बुद्धि के 
णित्‌ सु प्रत्यय को निमित्त मान कर गो शब्द के ओकार के स्थान में अचो ज्णिति 
से औ बृद्धि हुई हे। उस के स्थानिवत्‌ होने से ओकार मिल जायगा तो एड्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से सम्बुद्धिसंज्ञक सु का रोप प्राप्त होता हे । पूवे विधि ग्रहण करने पर 
नहीं होता । क्योंकि यहां सम्बुद्धि लोप आदेश से पूत्र का कार्य नही हे इस लिये 
स्थानिवत्‌ न होगा तो ओकार न मिलने से सम्बुद्धि संक सु का लोप नहीं द्दोगा । 


यह कोई प्रयोजन नहीं । आचार्य का व्यवहार इस वात का ज्ञापक है कि 
सम्बुद्धिलोप करने मे स्थानिवद्भाव नहीं होता। यह जो एद हस्वात्‌ सम्बुदैः 
में एटू ग्रहण किया हैं उस से यहद वात मालूम होती है । अन्यथा हे अग्ने हे वायो 
इत्यादि में एकार ओकार को स्थानिवत्‌ होने से हस्प मान कर ही सम्बुद्धि का 
लोप द्वो जाता तो एटू ग्रहण व्यर्थ ह । इस लिये णुट्‌ ग्रहण के ज्ञापक से हे गोः भें 
मकार को स्थानिवत्‌ नही होगा तो उस से परे सम्बुद्धि संज्ञक सु का लोप न द्वोगा । 


हे गौः में सम्दुद्धिलोप को रोकने के लिये एटू अहण कोई शापक नहीं । 


अष्टम भाहिक ५४१ 


यत्तर्हि प्रत्याहारश्रहणे करोति । इतरथा ह्योहर्वादित्येव ब्रूयात्‌ । 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । वाश्रवीयाः । माधवीयाः । वान्तादेशः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हलस्तद्धितस्येति यळोपो न प्राप्नोति । 
पूर्वविधाविति वचनाद्‌ भवति । 


गो शब्द से परे अनिष्ट सम्बुद्धि लोप करने के लिये एङ ग्रहण रह सकता दै । 
क्योंकि हे अग्ने हे वायो इत्यादि में स्थानिवत्‌ मानने से हस्त्र मिल जायगा इस 
लिये वहां हस्व ग्रहण से सिद्ध होने पर भी हे गोः मे स्थानिवत्‌ द्वोकर भी ओ 
मिलेगा । हस्व नहीं मिलेगा । वहां सम्बुद्धि लोप करने के लिये एङ्‌ ग्रहण की 
आवश्यकता हो सकती है इस लिये यह ज्ञापक नदी बन सकता । 

एड प्रत्याहार मे यढि ओकार को गो आदि ओकारान्त शब्दों के लिये 
रख कर व्यर्थ न भी मानें तो सी एड्‌ प्रत्याहार ग्रहण में एकार तो व्यथ ही दै । 
अन्यथा ओहस्वात. सम्बुद्धेः इतना ही सूत्र कह देते। वैसा न कह कर जो एङ्‌ 
प्रत्याहार ग्रहण किया हे वह इस वात का ज्ञापक है कि सम्बुद्धिलोप में स्थानिवत्‌ 
नहीँ होता । इस छिये पूर्वविधि ग्रहण किये विना भी हे गौ. में स्थानिवत्‌ 
नही होगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । वाश्रवीयाः। माधवीयाः । वश्रो मधोर्वा 
अपत्यं वाञ्रव्य । मावव्य, । (वश्रु-मधु-्यञ्‌) । तस्य छात्राः वाश्रवीयाः माधवीयाः 
(वाश्रव्य, माधव्य-छ) । यहाँ बञ्भ को ओर्गुणः से ओ गुण हो कर बच्चो हुआ। 
उस से परे यज को निमित्त मान कर बग्नो के ओकार के स्थान में वान्तो यि 
प्रत्यये से अबू आदेश होता है। उस अवादेश के स्थानिवत्‌ होने से हरू न 
रहेगा तो हलस्तद्धितस्य की अलजुवृत्ति करके छ प्रत्यय परे रहते होने वाला 
आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र से यकार का लोप नहीं प्राप्त होता । पूवैविधि 
प्रहण करने पर दो जाता है। क्योंकि य का लोप अवादेश से पूर्य का कार्य नहीं 
है पर का कार्य हे अतः स्थानिवत्‌ न दोगा तो हळू मिल जाने से य का लोप 
हो जायगा ।' 





१ यदि कहो बाभ्रवीया. साधवीया यहा संनिपात परिभाषा से यलोप होना 
ही नहीं चाहिये क्योकि जिस यञ्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध से अव्‌ आदेश हुआ है वह 
अवादेश हळू बन कर यलोप का निमित्त नहीं वन सकता उससे संनिपात परि- 
भाषा का विरोध होता है, तो इसका उत्तर है कि संनिपात परिभापा को अनित्य मानने 


De 


स यह दोष न होगा। वाश्रवीयाः साथवीयाः में संनिपात परिभाषा की प्रबृत्ति 
न होगी तो यळोप हो जायगा । 


५३२ च्याकरणमहाभाष्य 


एतदपि चास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाश्रयमञर हळत्वं भविष्यति। अथवा 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते, यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 

इदे तर्हि योजनम्‌ । नैधेयः । आकारलोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ ढ्यजूलक्षणो ढक्‌ न प्राप्नोति । पूर्वविधाविति वचनाद्‌ 
भवति । 

अथ विचिग्रहणे किमर्थम्‌ ? 





यह नी कोई प्रयोजन नही । अवादेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं हळू 
होने से यलोप हो जायगा। अथवा जो यहां आदेश है अर्थात्‌ अव्‌ , वह इर्‌ 
नही । क्योंकि हलो में चकार का पाठ है अव्‌ का नहीं । और जो इल है अर्थात्‌ 
वकार, वहू आदेश का सवग्रव हे, आदेश नहीं, इस लिये स्थानिवद्ाव ही न 
होगा य लोप में जिस का आश्रयण किया दवै वह लादेश नहीं हे और जो 
आदेश हे उस का आश्रयण नहीं किया गया है। इस लिये बाभ्रवीयाः माधवीयाः 
से स्थानिवद्धाव न होते मे य छोप हो जायगा | 

तत्र तो चह उदाहरण लीजिये । नैवेयः। (निधेरपत्यम्‌ , नैधेयः) नि पूर्वक 
घा धातु से क्रि प्रत्यय हो कर निधि शब्द बनता है। उस में धा धातुके 
आकार का लोप आतो लोप इटि च से किन्प्रत्यय को निमित्त मान कर हुआ है 
उस के स्थानिवत्‌ होने से निधि शब्द में दो अच्‌ न रह कर तीन अच्‌ हो 
जायेगे तो इतश्रानिजः से दो अच सान कर होने वाला अपत्यार्थक ढक्‌ प्रत्यय 
नही प्राप्त होता । पूर्वविधि अहण करने पर हो जाता हैं। क्योंकि यहां ढक 
प्रत्यय आकार लोप रूप आदेश से पूर्व का कार्य नहो कर पर का कार्य है 
इस टिये स्थानिवत्‌ न होगा तो दो अच मिल जाने से ढक हो जायगा । 

विधि ग्रहण किस लिये किया है ? 





१. यद्यपि नघेय. में स्थानिवद्भाव से तीन अच्‌ हो जाने पर भी स्वाश्रय 
द्वपच्‌न्त्र मान कर इतश्चानिज' से ढक्‌ हो सकता है तो भी लौकिकी गोण्यप्युत्तरा 
सस्था पूर्वी संख्यां बाधते अथवा नहि त्रिपुत्रो द्विपुत्रव्यपदेश लभते इन न्याया 
के अनुसार तीन भव वाळे को दो अच वाला नहीं कदा जा सकता । तीन संख्या 
दो दी विरोधिनी होने से दो को वाघ लेगी । स्थानिवदूभाव से अविरुद्ध कार्य का 
दी अतिदेश होता है, विरुद्ध का नहीं। जो स्वाश्रय कार्य अतिदि कार्य से विरुद्ध 
है वत अनिदेण द्वारा बाधित द्वो जाता है । इस लिये यहा अतिदिश्यमान त्र्यचत्व 
म स्पात्रय द्ववचख की चाचा हो जायगी तो दकू प्राप्त नहीं होता । 


झष्टम आह्निक ७४३ 


सवेविभत्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत । पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः 
पूर्वस्माद्‌ विधिः पूर्वविधिरिति । 


कानि पुनः पूर्वस्माद्‌ विधी स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि । 


वेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः । अपीपचन्‌ । वेभिदिता 
चेच्छिदितेति अकारलोपे कृते पकाज्ळक्षण इट्प्रतिषेधः प्राप्रोति । स्थानि- 
वद्भावान्न भवति । माथितिक इत्यकारलोपे कृते तान्तात्‌ क इति कादेशः 
प्राप्रोति स्थातिवद्धावान्न भवाति । अपीपचन्‌ इत्येकादेशे कते अभ्यस्तात्‌ 


जिस से पूर्व शब्द से सब विभक्तियों वाला समास समझ लिया जाय 
इस लिये विधिग्रहण करने पर दो पद हो जायेंगे । तभी यथेष्ट समास संभव है। 
पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः यद्द षष्ठी समास हे। इसका अर्थ है--पूव का कार्य । 
पूवेस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः, पञ्चमी समास है। इस का अर्थ है--पूर्व से परे 
का कार्य अर्थात्‌ पर का कार्य । दोनों प्रकार की त्रिधियों मे स्थानिवद्भाव 
करने के लिये विधिग्रहण की आवश्यकता है । 

पूर्वस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः इस प्रकार पञ्चमी समास में स्थानिवद्वाव 
मानने के क्या प्रयोजन हैं ? 


वेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः । अपीपचन्‌ । ये पञ्चमीसमास मे स्थानि- 
बद्भाव मानने के प्रयोजन हें । वेभिदिता (वेसिद्-तृच) यहां वेभिद्य इस यङन्त 
भिद्‌ धातु के उपदेश में एकाचं होने से यह के अकार का अतो लोपः से 
लोप होने पर एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से इद्‌ का निषेध प्राप्त होता है। 
पञ्चमी समास मानने से पर के कार्य में भी स्थानिवद्ाव हो जायगा तो 
यङ के अकारलोप को स्थानिवत्‌ सान कर उस के व्यवधान में तृच को इद्‌ 
का निषेध नहीं होगा । माथितिकः ( मथित पण्यमस्य, मथित-ठकू-इक ) यहाँ 
मथित शब्द से परे ठ प्रत्यय के पूरे 5 शब्द को ठस्येकः से इक आदेश हुआ 
हे उसके परे रइते मथित के अकार का यस्येति च से लोप हो कर मथित 
यह तकारान्त हो जाता है । इक आदेश को स्थानिवदादेशो से ठ सान कर 
उस के स्थान मे इछुछ़क्तान्तात्‌ क से क आदेश प्राप्त होता है। पञ्चमी 
समास मानने से पर कार्य में भी स्थानिवद्भाव हो जायगा तो मथित के 


१. षाष्ट द्वित्व द्विः प्रयोग (दोबार उच्चारण मात्र) है, इससे धातु अनेकाच्‌ नहीं 


हो जाता । 
२, मठा बेचने वाला । 


७४४ च्याकरणमंहाभार्ण्य 


झेर्जुस भवतीति जुसभावः प्राप्नोति स्थानिवद्धावात्न भवति । 


नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । प्रातिपदिकनिदेशोयम्‌ । प्रातिपद्कि- 
निर्देशाइचार्थतन्त्रा भवन्ति | न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्चयन्ति । 
तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्रयितँ बुद्धिरुपजायते सा 
सा आश्रयितव्या । 


अकारलोप को स्थानिवत्‌ सान कर तकारान्त न रहने से क आदेश नहीं होगा । 
अपीपचन्‌ ( पच्‌-णिच-चङ्‌-छुटू झि) यहां णिजन्त पच्च धातु के णिच का चङ्‌ 
परे रहते णेरनिटि से लोप होता है । चङ के अकार का झि के स्थान में 
हुए अन्त आदेश के साथ अतो गुणे से पररूप एकादेश हो जाता हे । द्वित्व 
हो कर अभ्यस्त चने हुए पच से परे अन्त आदेश को स्थानिवदादेशः से झि 
सान कर सिजभ्यरस्तविदिभ्यश्च से जुस्‌ प्राप्त होता है। पञ्चमी समास मानने 
से पर के कार्य में भी स्थानिवद्भाव हो जायगा तो णिच के लोप और अतो 
गुणे से हुए पररूप पुकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से उन के व्यवधान म 
नहीं होगा । 

विधिग्रहण के ये कोई प्रयोजन नहीं । विधिग्रहण के विना भी अचः परस्मिन्‌ 
पूव ऐसा सूत्र वनायेंगे । उसमे पूर्व यह छुप्तविभक्तिक प्रातिपदिक का निर्देश 
समझा जायगा । प्रातिपदिक के निर्देश अथप्रधान होते हँ । मुख्यतया किसी 
विशेष विभक्ति के अभ्रे का आश्रयण नहीं करते। उसमें पूव इस प्रातिपदिक 
के सामान्य अथ निदेश भ जिस २ विभक्ति के अर्थ के निकालने की इच्छा 
होगी वही २ विभक्ति उसके आगे लगी हुई समझ ली जायगो। पूवे इसके 
लागे पूर्वान्‌ आर पूवस्य ये पञ्चमी और पळी विभक्ति लगी हुई समझ कर 
पूरे के कार्य मे मोर पूर्व से परे के कार्य मे स्थानिवद्धाव होता है यह 
अथ निकर आयगा। उससे वेभिदिता चेच्छिढिता इत्यादि पर के कार्य में 
भी स्थानिवद्भाव सिद्ध हा जायगा ।* 


१, इतकच से इकार का लोप होने पर भी एकद्रेशविक्ृतन्यायथ से झि हा 
समझा जायगा । 

२. यटि कहो पर के कार्य में भी स्थानिवद्वाव मानने पर हे गोः बाञ्रवीया 
नधेयः थे पूर्वास्त उदाहरण कये सिद्ध होगे तो उसका उत्तर है कि वहां अच्‌स 
जो पूव दे उसको निमित्त मान कर विवि करने में स्थानिवद्भाव माना जायगा । 
अच अथवा अच के स्वान में हुए आदेश को निमित्त मान कर विधि करण भ 


अष्टम आहिक ५४५ 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌। विधिमात्रे स्थानिवद्धावो यथा स्यात्‌, 
अनाश्रीयमाणायासपि प्रकृतौ । वाय्वोः अध्वय्वौः, लोपो व्योर्वलीति 
यलोपो मा भूदिति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
[ अपरविधाविति तु ] 


अपरविधाविति त चक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ ! स्वविधाचपि 


~ 


स्थानिवद्धावो यथा स्यात्‌ । 





अच्छा तो विधिग्रहण का यह प्रयोजन है कि विधिसात्र मे स्थानिवद्भाव 
हो जाय। चाहे उस विधि में प्रकृति (स्थानी) आश्रीयमाण हो या न हो । अर्थात्‌ 
स्वाश्रय कार्य की निवृत्ति हो कर स्थानिवत्‌ ही रहे। जैसे वाव्वो अध्वय्बो 
(वायु, अव्वर्य-ओस्‌ ) यहाँ वायु अध्वर्यु शब्दो से ओस्‌ परे रहते इको यणचि 
खे चकार यणादेश हुआ हे! उस चकार के परे रहते लोपो व्योर्वलि से यलोप 
प्राप्त होता हे । विधिमात्र में स्थानिवत्‌ होने से यणादेश स्थानिवत्‌ मान लिया 
जायगा तो वळ परे न रहने से यलोप नही होता। यहां विधिग्रहण से यह 
लाभ हुआ कि यणादेश के स्ताश्रय वळू रूप होने से जो यलोप प्राप्त होता 
था वह विघिप्रहण सामथ्यं से रुक गया। यलोप विधि में यणादेश की प्रकृति 
उकार का कार्य के निमित्त के रूप मे आश्रयण नही किया गया है तो भी 
वहाँ स्थानिवद्भाव हो गया। इस प्रकार विधिग्रहण से सर्वत्र स्थानिवदाव हो 
जायगा । चाहे वहां स्थानिवद्भाव से शास्त्र लगता हो या रुकता हो । 


विधिग्रइण का यह प्रयोजन है तो, किन्तु पूर्वविधौ की जगह अपरविधौ 
ऐसा कह देना चाहिये । जिस से पर विधिको छोड कर शेष सब विधियो 
में चाहे आदेश से पूय को कार्य हो या स्वविवि अर्थात्‌ स्वयं आदेश को 
ही काये करना हो वहां भी स्थानिवद्राव ददो जावे । न परविधौ=अपरविधौ । 
अर्थात्‌ परविधि मे स्थातिवङ्गात न होवे । 





स्थानिवदूमाव नहीं माचा जायगा । हे गौः में गो शब्द के ओकार रूप अव्‌ से पूव 
गकार दै उसको निमित्त मान कर झुलोप नहीं प्राप्त होता इस लिये बहा स्थानिवद्भाव 
नहीं होगा । बाभ्रवीयाः में भी बभ्नो के ओकार रूप अव्‌ से पूर्वे रेफ है और निधेय, 
में मी निधि के धा घात्वस्थ आकार रूप अच्‌ से पूवे धकार है उसको निमित्त मान 
कर्‌ यलोप अथवा ढक्‌ प्रत्यय नहीं विहित है अत स्थानिवद्भाव नहीं होगा । 


५४६ व्याकरणमहाभाष्ये 


कानि पुनः स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ? 


आयन्‌ | आसन्‌। धिन्वन्ति । कृण्वन्ति। दध्यत्र मध्वत्र । चक्रतुः 
चक्रुः । इह तावद्‌ आयन्‌ आखन्‌ इति इणस्त्योर्यणूळोपयोः कृतयोरनजा- 
दित्वादाडजादीनामित्याद्‌ न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । धिन्वन्ति 
कृण्वन्ति। यणादेशे कृते वलादिलक्षण इट पाप्नोति । स्थानिवद्भावान्न 
भवति । दध्यत्र मध्वत्र । यणादेशे कृते संयोगान्तस्य लोपः प्राप्नोति । 
स्थानिवद्भावान्न भवति । चक्रतः चक्कुः । यणादेशे कृतेऽनचकत्वाद्‌ 
द्विवचनं न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


स्वविधि में स्थानिवद्भाव के क्या प्रयोजन हैं ? 


~ 


आयन्‌ । आसन्‌ । धिन्वन्ति कृण्वान्त । दध्यत्र मध्वत्र । चक्रतुः चक्रुः ये 
स्वविधि में स्थानिवद्भाव के प्रयोजन हैं । आयन्‌ आसन्‌ (इण्‌ , अस्‌-लडू झि) 
यहा आयन्‌ म इणो यण्‌ से इण को यणादेश और आसन्‌ से अस्‌ के अकार 
का इनसोरछोपः से लोप होने पर अजादि न रहने से आडजादीनाम्‌ से आडागम 
नहीं प्राप्त होता । स्तरविधि म स्थानिवद्भाव होने से अजादि मान कर आदू 
दो जाता हे । यहां आदेश से पूर्वे कुछ न होने से स्त्रयं आदेश को ही आढागम 
कार्ये करना हे । 

चिन्वन्ति कृण्वन्ति (धिन-उ-अन्ति, कृण-उ-भन्ति) यहां विन्व्‌ कृण्वू धातुओं 
से परे आर्धधातुक उ प्रत्यय को इको यणचि से वकार यणादेश हुआ दै। उस 
के वलादि आर्धधातुक हो जाने से आथधातुकस्येद्वलाटे. से इट्‌ प्राप्त होता है। 
आदेश मे पूर्व को कुछ कार्य न होने से स्परयं वकार आदेश को ही इडागम 
रूप कार्य प्राप्त दे । तो स्वविधि में स्थानिवङ्ाव हो कर वलादि न रहने 
से इडागम नहीं होता । दध्यत्र मध्वत्र (दधि, मधु अत्र) यहां इको यणचि से 
यणादेश हो कर थ यका संयोग हो जाने से संयोगान्तस्य लोप से थका 
लोप प्राप्त होता है । स्वयं यणादेश को ही कार्य होने से स्वविधि में 
स्थानिवद्भाव हो कर यका लोप नहीँ हाता । 


चकवुः चक्कु" (क्लिद्‌ तस्‌ अतुस, झि उस ) यहां कृ के ऋ को उक 
यणचि से रेफ यणादेश हो कर अच न रहने से लिटि धातोरनभ्यासस्य सै 
एकाच को कद्दा गया द्वित्व नही प्राप्त होता । स्वय आदेश को ही काय 
दाने से स्वविधि में स्थानित्रद्धाव मान कर अच्‌ आजाने से हित्व हो जाता इ । 





~ 


१. यदि कहो कि अपरविधौ कहने पर यद्यपि स्वविवि में स्थानिवद्भाव 


अष्टस भाद्विक ०४७ 


यदि तहिं स्वविधावपि स्थानिवद्भावो भवति | द्वाभ्यां देयं लवनम्‌ 
अत्रापि प्राप्नोति । द्वाभ्यामित्यत्रात्वस्य स्थानिवद्भावाद्‌ दीधेत्वं न 
प्राप्नोति । देयमितीत्त्वस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणो न प्राप्नोति | ळवन मित्यत्र 
सुणस्य स्थानिवद्भावादचादेशो न प्राप्नोति । 


यदि स्वविधि में भी स्थानिवद्धाव मानते हैं तो द्वाभ्याम्‌ । देयम्‌ । 
लवनम्‌ यहाँ भी स्थानिवद्भाव प्राप्त होता है | 


दाभ्याम्‌ में द्वि शब्द के इकार को त्यदादीनामः से अकार हो कर 
स्वयं अकार आदेश को हीसुपि च से दीधे करने में स्यानिवद्राव हो जायगा 
तो भकार न रहने से दीधे नही प्राप्त होता | 


देयम्‌ (दान्यत्‌ ) में दा के आ को इयति से ईकार हुआ है । स्वयं 
ईकार आदेश के ही कार्य करने में स्थानिवद्भाव हो जायगा तो इगन्त न रहने से 
सावधातुक गुण नहीं प्राप्त होता । 


लवनम्‌ ( ळू-स्युद्‌+अन ) में रू धातु के उकार को ओकार गुण हुआ 
है । स्वयं ओकार रूप सादे के कार्ये में ही स्थानिवद्धाव हो जायगा तो 
आकार न रहने से एचोऽयवायावः से अवादेश नही प्राप्त होता | 


सिद्ध हो जाता है तो भी वेभिढिता चेच्छिदिता इत्यादि परविधियों मे स्थानि- 
चद्भाव कैसे मिद्ध होगा तो उस का उत्तर है, उक्त स्थलों में निमित्त की अपेक्षा 
प्रविधि मानी जायगी । बेभिदिता में यड्‌ के अकारलोप का निमित्त तृच्‌ 
आधेधातुक है उस से परे कोई विधि नहीं करनी बल्कि उसी को इडागमरूप 
विधि करनी है इसलिये स्थानिवद्भाव हो जायगा । इसी प्रकार माथितिकः 
अपीपचन्‌ ये भी स्वविधि वन जायेगी। परविधि न होगी तो वहां भी स्थानि- 
वद्वाव हो जायगा। हे गो. में यद्यपि अपरविधि हो जाने से स्थानिवद्भाव प्राप्त 
है क्योंकि वहा णित्‌ सु प्रत्यय रूप निमित्त से परे किसी को कोई विधि नहीं 
करनी इस लिये अपरविधि होने से स्थानिवत हो जायगा तो खुलोप प्राप्त होगा 
तो भी वहा एड प्रत्याहार प्रहण सामर्थ्य से दोष न होगा । बाअ्वीय में 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यह पूर्वोक्त समावान है ही। नेघेयः मं भी निधि के 
इकार रूप निमित्त से परे ढक्‌ प्रत्यय का विवान करना है इस लिये परविधि 
हो जाते से स्थानिवद्भाव न होगा । इस प्रकार पूर्वविधौ या अपरविधौ इन 


दोनों न्यासों में कहीं दोष नहीं आता । 


जद च्याकरणमहाभाप्य 


नेप दोषः । स्वाश्रया अत्रैते विधयो भविष्यन्ति । 

तत्तहिं वक्तव्यम्‌ अपरविधाविति ? 

न वक्तव्यम्‌ । पूर्वविधाबित्येव सिद्वम्‌ । कथम्‌ । न पूर्वत्रहणेना- 
देशोऽभिसम्वध्यते। अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विर्थ प्रति स्था 
निवद्भघति । कुतः पूर्वस्य, आदेशादिति । किं तर्हिं, निमित्तमभिसम्वध्यते । 
अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रति स्थानिवद्‌ भवति। कुतः 
पूर्वस्य, निमित्तादिति । 

अथ निमित्तऽमिसरस्वध्यमाने यत्तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तमुदाः 


यह कोई दोष नही। द्वाभ्याम्‌ इत्यादि विधियां स्वाश्रय हो जायेगी । 
स्वाश्रय का अर्थ यहा ज्ञापकाश्रय है । विधिग्रहण का प्रयोजन स्त्राश्रय काय की 
नितृत्ति पहले कह चुके हैं इख लिये यहां स्त शब्द से आदेश का ग्रहण 
नहीं करना बल्कि अपने २ ज्ञापकों के सहारे द्वाभ्याम्‌ इत्यादि बन जायेंगे । 
किं यत्तदोनिंधारण द्वयोरेकस्य डतरच यदाँ द्योः यहद निर्देश हाभ्याम्‌ में स्थानि- 
वद्भाव के निषेध का ज्ञापक समझा जायगा । देयम्‌ म देयमृणे इस ज्ञापक 
से तथा लवनम म किरतौ ळवन इस ज्ञापक से स्थानिवद्वाव नही होगा । 

तो फिर पूर्वविधौ की जगह अपरविधौ कद्द दिया जाय? इम तो 
समझते दै क्रि-- 

अपरविधौ कहन की आवश्यकता नही । पूवेविधी से ही काम चल जायगा । 
उसीसे स्त्रविधि मे भी स्थानिवद्भाव सिद्ध हो जायगा। केसे ? पूर्वविधौ में 
पूर्व शब्द का सस्वन्ध आदेश के साथ कर के यह अभे नही करेंगे कि पर को 
निमित्त मान कर हुआ जो अच्च के स्थान सें आदेश, वह आदेश से पूत्र को 
कार्य करने म स्थानिवत. होता हे । बल्कि पूवविधी में पूर्व शब्द का सम्बन्ध 
निमित्त के साथ कर के सूत्र का यह अथ करेंगे कि पर निमित्त मान कर 
हुआ जो अच के स्थान से आदेश, वह निमित्त से पूर्वे को कार्य करने में 
स्थानिव होता ह। उससे आयन्‌ आसन आदि स्वविधिया में भी स्थानिवत्‌ 
दो जायया । जव लादेश से पूर्वका विधि करने म स्थानिवत्‌ मानते हँ तब 
स्त्रबिधि से स्थानिवडाव कइना पड़ता हे। निमित्त से पू को विधि करन में 
स्थानिवत मानने पर स्वविधि सें भी स्थानिवत्‌ सिद हो जाता हे उसके लिये 
कलग स्थानिवडाव कहन की आवश्यकता नहीं रहृती। क्योंकि आयन्‌ आसन 
क्षादि सव विधियां निमित्त से पूर्व विधियां हैं । 
निमिच से पूर्व को कार्य करने में स्थानिवत्‌ मानने पर इस सूत्र का थो 





अष्टम क्षाहिक ५४९ 


हरणं तदपि संग्रहीत भवति ? 

पद्वचा सुदूव्येति। 

वाढं संणुहीतम्‌ । 

नु च ईकारयणा व्यवहितत्वात्‌ नासी निमित्तात्‌ पूर्वो भवति ? 

व्यचहितपि पूर्वशब्दो चर्तते। तद्यथा पूर्वे मथुगयाः पाटलिपुन्नमिति । 
अथवा पुनरस्तु आदेश एवाभिसस्वध्यते इति । 

कथे यानि स्वविधो स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ? 

नतानि सन्ति। इह तावत्‌-आयन्‌ आखन्‌ धिन्वन्ति कृण्वन्ति 
मूर्धामिषिक्त सव से प्रसिद्ध सुख्य उदाहरण है, क्या वह भी संयृद्दीत हो जाता 
है ? उसकी सिद्धि भी हो जाती है या नही ? 

चह कोन सा उदाहरण है ? (भाष्य से अथ ग्रब्द प्रश्‍नार्थक है) । 

पट्वया मृदव्या । 

हां, पट्चया मृद्व्या यह प्रसिद्ध उदाहरण भी निमित्त से पू विधि में 
स्थानिवत्‌ मानने पर ठीक सिद्ध हो जाता हे । 

पट्वया मृदूव्या (पढु ई ना, मृदुई आ) यहां पड़ ई आ इस अवस्था में 
टाके आ को निमित्त मान कर इको यणचि से ईको यण्‌ होता है। उस 
यणादेश को इम सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर पटु के उकार को भीयण हो 
जाता है। किन्तु पड़ का उकार निमित्त थूत आ से अव्यवहित पूर्वे में नहीं 
है। उसके बीच मे हे के यण्‌ का व्यवधान है इस ल्यि निमित्त से पूर्वेविधि में 
स्थानिदत्‌ मानने पर यहाँ र्थानिवत केसे होगा ? 

पृथणब्द का प्रयोग व्यवधान सें भी होता हे । जसे मथुरा से पूर्व पटना है 
ऐसा कहत हैं पर वीच मे बहुत से अन्य नगरों का व्यवधान होता है। इसी 
प्रकार पट्वया में पड़ का उकार व्यवधान होने पर भी हेतो आ से पूतर ही। 
परे तो नहीं है। इस लिय निसित्तभूत आ से पृथविधि मान कर स्थानिवत्‌ दो 
जायगा । अथवा आदेश से पूवविधि से ही स्थानिवद्धाव मानिये। उसमें भी 
दोष न द्दोगा । 

आदेश से पृश्नविधि मे स्थानिवद्धाव मानने पर स्वविधि में कैसे स्थानिवद्धाव 
होगा । स्त्रविधि के आयन्‌ आमन्‌ आदि प्रयोजन कैसे सिद्ध होगे ? 

आयन्‌ आमन्‌ कादि जो स्त्रविधि मे स्थानिवद्भाव के प्रयोजन कहे हैं वे 


९९५० च्याकरणमहाभाण्य 


हति। अयं विधिराव्दोऽस्त्येच कर्मसाधनो विधीयते विधिरिति। अस्ति 
भावसाधनः । विधानं विधिरिति। तत्र कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादाने न सर्वमिएं संग्रहीतमिति कृत्वा भावसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादानं विज्ञास्यते । पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्वस्य भावं प्रति, पूर्वः स्यादिति 

स्थानिवद भवतीति। एवमाट्‌ भविष्यति | इट्‌ च न भविष्यति। दध्यत्र 
ध्वत्न चक्रत. चक्ररित्यत्र परिहारं वक्ष्यति । 


कानि पुनरस्य यागस्य प्रयोजनानि ! 


कुछ नही । उनकी अन्यथा सिद्धि हो जायगी । पहले आयन्‌ आमन्‌ धिन्वन्ति 
कृण्वन्ति इनको लीजिये। इनकी सिद्धि इस प्रकार होगी कि इम पूवेविधौ 
सें विधि अब्द को कमसाधन न मान कर भावसाधन मान लेंगे। क्योंकि 
विधि शब्द एक तो कर्मसाधन हे । विधीयते इति विधि“ इस प्रकार कमैवाच्य में 
कि प्रत्यय करके बनता हे । एक भावलाधन हे । विधानमेव विधि. इस प्रकार भाव 
में कि प्रत्यय करके बनता ह। कर्मसाधन पक्ष में पूवेविधि शब्द का अथे होता 
हपु को कोई विधि (नकाय) करने में आदेश स्थानित्रत्‌ होता है । भावसाधन पक्ष 
म अर्थ होगा--पूर्व का विधान करने म, पूवेता लाने मै, किसी को पूर्व बनाने 
में स्थानिवत होता ह । कर्मसाधन पक्ष सें आयन्‌ आसन्‌ आदि दृष्ट सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि वहां आदेश से पृवे कुछ हे ही नहीं जिसको विधि करनी हो । 
इस लिय भावसाधन पक्ष वहाँ मानेगे। उससे आयन्‌ आरन्‌ मै आदू की पूर्वता 
लोन में ग्रणादेंश क्षौर अळ्लोप को स्थानिवद्भाव हो जायगा तो आटू हो जायगा । 
विन्वन्ति कृण्वन्ति भ इद्‌ की पवता लाने में यणादेश स्थानिवत हो जायगा तो 
वलादि न रहने से इट्‌ न होगा। दध्यत्र मन्वत्र, चक्रलुः चक्रुः यहाँ भी आगे 
समाधान कहेंगे ।' 
इस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? 


१. वह समावान यही हे कि दध्यत्र मध्वत्र में प्राप्त सयोगान्त लोप का 
संग्रोगान्तळोप यण प्रत्घिघो वाच्य: इस वार्निक म निपे हो जायगा । चक्रतुः 
चक्र. में कु को यण हो कर अच रहित हो जान पर भी द्विवैचनेचि सूत्र से यणादेश 
को स्वानिवत्‌ सान कर छ रुप हो जाने से द्वित्व मिद्ध हो जायगा । द्वियेचनेचि 
सूत्र में कार्यातिदेश न मान कर रूपातिदेश माना गया है। उससे क्र टस रप 
का दी स्वानिवत स अतिदेश टो जाना द्व। इस प्रकार स्वविधि के सव प्रयोजन 
मिद्ध दो जाते हैं। फटा दोप सटी रहता । अत अपरविधो न कह कर पर्यविधौ 
क्ड््ना दी टीछ है । 


श्षष्टम भादिक ५०३६ 


स्तोष्याम्यह पादिकमौदवाहिं तत,खोभूते शातनीं पातनीं च । 
नेतारावागच्छत धाराणि रावार्णि च ततः पञ्चात्‌ रस्यते ध्वंस्यते च ॥ 


इह तावत्‌ पादिकम्‌, औदवाहिम्‌, शातनीम्‌, पातनीम्‌, धारणिम्‌ , 
रावणिम्‌ इति। अकारलोपे इते पद्भावः, ऊट्‌, अल्लोपः, टिलोपः 
इत्येते विधयः प्राप्नुवन्ति । स्थानिवद्भावान्न भवन्ति । स्रस्यते ध्वस्यते 
इत्यत्र णिलोपे कते अनिदितां हल उपधायाः किङितीति नलोपः प्राप्नोति । 
स्थानिवद्धावान्त भवतीति । 

नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । असिद्धवदत्राभादि'त्यनेनाप्येतानि 





हे श्रोभूति नामक शिष्य ! और नेता नामक दोनों शिष्य! तुम आओ। 
में तुम्हे इस सूत्र के प्रयोजन कहूँगा। पादिक., औदवाहिः, शातनी पातनी, 
वारणि रावणि., संस्यते ध्वंस्यते ये इस सूत्र के प्रयोजन हैं । पादिक (पादोस्यास्तीति, 
पाद-ठन्‌) यहां पाद शब्द से मत्वर्थीय ठच्‌ प्रत्यय परे रहते यस्येति च से पाद 
के अकार का लोप हो कर पादः पत्‌ से पदादेश प्राप्त होता है । अकारलोप के 
स्थानिवत्‌ होने से नही होता। औदवाहि. ( उदवाहस्यापत्यम्‌, उद्वाइ-इस्‌ ) 
यहां उदवाहे शब्द से इन्‌ परे रहते यस्येति च से उदवाह के अकार का लोप 
हो कर वाह ऊठू से ऊठ आदेश प्राप्त होता दै। अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने 
से नहीं होता। शातनी पातनी ( शातन पातन-डीष्‌ ) यहाँ शातन पातन शब्द जो 
गोरादिगण पठित हैं उनसे स्त्रीलिन्न में डीप्‌ परे रहते यस्येति च से अकार 
लोप हो कर अल्लोपोऽन. से अन्‌ के अकार का लोप प्राप्त होता है। अकार लोप 
के स्थानित्रत होने से नहीं होता। धारणः रावणि (धारणस्य रावणस्य अपत्यम्‌, 
धारण रावण-इजू ) यहां धारण रावण शब्दों से इन्‌ परे रहते यस्येति च से 
अकार का लोप हो कर सस्तद्धिते से टिसंज़्क अन्‌ शब्द का लोप प्राप्त होता 
हे । अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से नही होता । संस्यते ध्वंस्यते ( खंसू ध्वस्‌- 
णिच-यकू त) यहाँ णिजन्त संस्‌ ध्वंस्‌ धातुओं से यक्‌ परे रहते णेरनिटि से णि 
का लोप हो कर संस्‌ ध्वेस्‌ का नकार उपधा में आ जाने से अनिदिता हल उपधायाः 
किङति से नकारलोप प्राप्त दोता है । णिळोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता । 


थे कोई प्रयोजन नही । असिद्धवदत्राभात्‌ इस सूत्र से भी ये सब सिद्ध हें । 


nn ले लायक 
१. उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ इस सूत्र से उदक को उद्‌ आदेश हुआ है। उदवाहो 


नास कश्चित्‌ । 


७७+ व्याकरणमहाभाष्य 


सिद्धानि । 
७ २ ७ च णिलोपे कप छि ^ ० 
इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । याज्यते वाप्यते णिलोपे कृत यजादीनां 
किनीति सस्प्रसारणं प्राप्नोति । स्थातिवळावात्त भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ ! यजादिभिरत्र कित विशेषयिष्यामः | 
यजादीनां यः किदिति । कश्च यजादीनां कित्‌ ? यजादिभ्यो यो विहित 
इति । न चायं यजादिभ्यो विहितः । 


इद्‌ तहि प्रयोजनम्‌ । पट्व्या सदव्यति। परस्य यणादेश कते 
पूर्वस्य न प्राप्नोति । ईकारयणा व्यवहितत्वात्‌ । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


कि पुनः कारण परस्य तावद्‌ भवात च पुन एवस्य १ 


नित्यत्वात्‌ । नित्यः परयणादेशः । कृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति । 





De 


क्यों कि पाठः पत्‌ वाह ऊद आदि सभी सूत्र नाभीय जकरण के हैं। उनके 
में यस्येति च भर णेरनिटि से हुए अकारलोप तथा णिलोप मी आभीय हो 
अलिद्र हो जायेगे ता पाडिञ आब्वाह आदि में पदादि आदेश नही हागे । 

अच्छा ता चह प्रयोजन लीज्चि । याज्यते वाप्यत ( यज्ञ वपू-णिच यक्‌-त ) 
यहाँ णिउन्त यज्ज चप्‌ धातुआ स यक्‌ परे रहते णिका लोप हो कर वचिस्वापर 
से सम्प्रसारण प्राप्त होता हे , णिलोप के स्थातिवत होने से नहीं होता । 


यह भी कोइ प्रयोजन नही । वचिस्वपि सूत्र म यज्ञाठि धातुनो से 
कित प्रत्यय का विगेजिंत करगे । यज्ञादि सस्बन्बी कित. परे होने पर सम्प्र- 


~ 


सारण होता हे । जो किन्‌ प्रत्यय यज्ाढियो से विहित है ऐसा मानेंगे । 
याज्यते वाप्यते से यज्ञ वय बातुओ से कित्‌ प्रत्यय यक्‌ का विधान नहीं दे 
किन्तु णिजन्त याजि वापि से हे इस लिये यहाँ सम्प्रसारण नहीं होया । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये 1 ए्टूव्या म्दून्ण । यहाँ पढ़ डमा 
इस अवस्था में झा परे रहते पहले ई को यणादेश दरो कर उस का व्यवधान 
हो जनि से पूत्रेतरता पट्ट के उकार को यणादेश नहीं प्राप्त होता । ई के 
यण को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर हो जाता हे । 

क्या कारण दै जो प्टूव्या ददव्या में आप पहलू ई को यण करते ६ 
पटु के उकार का नई करत ? 

पदूब्या, झदुब्या में इम नित्य होने स पहले ई को चण करते ई। 


ई का यण्‌ नित्य दे। पट्ट के उकार को यण्‌ करने पर भी प्राप्त होता द। 


अष्टम आहिक ७५७४३ 


अकृतेपि प्राप्नोति । नित्यत्वात्‌ परस्य यणादेशे छते पूर्वस्य न प्राप्नोति । 
स्थानिवद्भावाद्‌ भचति । 

पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिद्ध बहिरङ्गळक्षणमन्तरङ्ग 
रक्षणि’ इत्यसिद्धत्वाद्‌ वहिरजङ्गलक्षणस्य परयणादेशस्य अन्तरङ्गळक्षणः 
पूर्ववणादेशो भविष्यति । अवश्य चैषा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम्‌ । 
कत्र्यो ह्येति । उदात्तयणो हर्पूर्वाद्‌” इत्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 

अनेनापि सिद्धः स्वरः । कथम्‌ । 

आरभ्यमाणे नित्योऽसौ । 





क्षीर न करने पर भी । इस लिये पट्ट के उकार को पहले यण न कर के 
नित्य होने के कारण ई को यण करना पड़ता हे । ई को यण करने पर 
उस का व्यवधान हो जाने से पड़ के उकार को यण नही प्राप्त होता। 
स्थानिवत्‌ मान कर हो जाता है । 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा 
से परवर्ती ईं का यण्‌ बहिरङ्ग होने से असिद्ध हो जायगा । पूर्ववर्ती पटु 
के उकार का यण्‌ पूवे पूवेमन्तरज्गं परं परं वहिरङ्गम्‌ इस न्याय के अनुसार 
प्रथमोषस्थित होने से अन्तरङ्ग हे । इस लिये पदले वही होगा । ई का यण्‌ 
उस के वाद में होया । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इस परिभाषा का अर्थ है 
कि बहिरङ्ग लक्षण कार्य अन्तरङ्ग लक्षण कारये करने मे असिद्ध रहता है। 
अन्तरङ्ग से पहले बहिरङ्ग की प्रवृत्ति नही हो सकती । इस लिये पहले पट्वी 
बना कर फिर पट्व्या बनाया जायगा । उस में स्थानिवत्‌ की आवश्यकता दी 
नही हे। असिद्ध परिभाषा का मानना स्वर के लिये भी आवश्यक है। 
जिस से कत्र्या हत्या यहां उदात्तयणो हत्यूबांतू खे टा विभक्ति को उदात्त स्वर 
सिद्ध हो सके। कते ई आ इस अवस्था में अन्तरङ्ग होने से कतृं के क्रे 
को पहले यणाद्रेश रेफ होकर फिर ई को यण्‌ होगा तो उदात्तयणो हळ्पूर्वात 
से ई को उदात्त होकर फिर आ विभक्ति को भी उसी सूत्र से उदात्त सिद्ध 
हो जायगा । अन्यथा पहले ई को यण्‌ होकर फिर ऋ को यण्‌ होगा तो 
ई के यण्‌ का व्यवधान होने से भा विभक्ति को उदात्त न हो सकेगा । 


कत्र्यी, इन्र्यो सें विभक्ति स्वर तो इस सूत्र से भी सिद्ध हो जायगा। 


कैसे ! अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधी इस स्थानिवत्सूत्र के बना देने पर पूर्वयणादेश 





१. कर्तृं हत तृजन्त होने से अन्तोदात्त है । चित सूत्र से ऋ उदात्त है । 


फण्ड व्याकरणमदाभाण्य 


आरभ्यमाणे त्वस्मिन्‌ योगे नित्यः पू्वयणादेशः । कृतेपि परयणादेशे 
प्राप्तोति । अक्कत5पि । 
परवणादेशो5पि नित्यः । कृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति, अक्कतेपि । 
परश्चासौ व्यवस्थया । 
व्यवस्थया चाख परः । 
युगपत्‌ सभवो नास्ति । 
त चास्ति यौगपचेन संभवः । कथं च सिध्यति। 
बहिरङ्गेण सिध्यति । 
असिद्धे वहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गळक्षणे इत्यनेन सिध्यति | 
एव तर्हिं योऽत्रोदात्तयणू तदाश्रयः स्वरो भविष्यति । 
ईकारयणा व्यचहितत्वबान्न प्राप्नोति । 
भी नित्य हो जायगा । कने ह आ इस अवस्था में परवती ई के यण्‌ को 
स्थानिवत्‌ मात कर पूववर्ती ऋ का यण्‌ भी नित्य हो जाता है । इ को 
स 


। 
यण करने पर भी प्राप्त होता हे और न करने पर भी । नित्य होने से ऋ 
का यण ही पहले हो जायगा तो विसक्ति स्पर नियोध है । 


मी" 


© = 


कत्या, हेत्यी अथवा पटूव्या, मृदूव्या भे परवर्ती ई का यण भी नित्य 
हृ । पूर्ववर्ती त्र अथवा उकार को यण्‌ करने पर भो प्राप्त होता है और 
न करन पर भी। दोना फे विप्रतिषेध की व्यवस्था से है का यण परे भी 
द! एक साथ दोन! यणो का संभव नही हैं। ऐसी विषम स्थिति में केसे सिद्ध 
होगा ? असिद्ध परिभाषा स ही सिद्ध होगा । परवर्ती ई का यण वहिरड 
होने से असिद्व हे । उस के असिद्ध होने के कारण पहले पूर्वव्सी ऋ अथवा 
उकार का यण हो जायगा । उस से कत्र्या हत्या मे स्वर भी अव्याहत रहेगा 
जोर पटव्या मृद्व्या में स्थानिवत्‌ के विना ही काम चळ जायगा । 

असिद्द परिभाषा न भी माने ता भी कत्र्या द्या मे स्वर सिद्ध हो 
जायगा। कवे ई आ उस अवस्था म पहले ई कोः यण करने पर फिर ऋ 
का यण ठो जायगा । घट का यण उदात्त स्थानिक होने से उदात्तयण 
ह उस से पेर विभक्ति को उदात्त खर सिद्ध हो जायया । 


ई के चण का व्यवधान होने से कत्या हत्या मे विभक्ति को उदात्त 


अष्टम भाहिक ७७" 


स्वरविधौ व्यक्षममविद्यमाववद्‌ भवती'ति नास्ति व्यवधानस्‌ । 

सा तर्हि एपा परिभाषा कर्तव्या । 

तजु चेयमपि कर्तव्या असिद्धं वहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्खलक्षणे इति । 

चहुप्रयोजनेपा परिभाषा । अवश्यमेवेषा कर्तव्या। सा चाप्येषा 
लोकतः सिद्धा । कथम्‌। प्रत्यङ्गवर्ती लोको लक्ष्यते । तद्यथा पुरुषो$्ये 
प्रातदत्थाय यान्यस्य प्रतिशरीरै कार्याणि तानि तावत्‌ करोति । ततः 


स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि आप अन्तरङ्ग होने से ऋ के यण को पहले 
कर लें तब तो बाद में हुआ ई का यण भी उदात्तयणो हळू० से उदात्त 
हो कर उस से परे विभक्ति को उदात्त कर सके। किन्तु पहले ई को यण्‌ 
मानने पर उस का व्यवधान हो जायगा ता विभक्ति स्वर केसे होगा । 

स्वरविधौ व्यज्ञनमविमानवत्‌ इस परिभाषा से यण्‌ रूप व्यज्जन का 
व्यवधान नहीं होता तो विभक्ति स्वर हो जायगा । इस परिभाषा का अर्थ 
हे कि स्वर करने में व्यक्षन विद्यमान नही माना जाता । कत्र्यी हत्र्यी में 
पहले ई को यण्‌ करने पर भी यण रूप व्यञ्जन विद्यमान न साना जायया 
तो उस का व्यवधान न होने से टा विभक्ति को उदात्त स्वर अव्याहत 
सिद्व हो जायया । 

तो फिर आप को कत्र्यी हत्र्यी में स्वर सिद्ध करने के लिये स्वर- 
विषो व्यञ्ञनमविद्यमानवत्‌ यह परिभाषा बनानी पड़ेगी ? 

आप को भी तो कर्त्या हत्र्यी या पढूव्या मृद्व्या की सिद्धि के लिये 
असिद्ध वहिरश्गमन्तरङ्गे यह परिभाषा बनानी पड़ेगी । हमारे पक्ष में तो स्थानि- 
वत्सूत्र से दी कत्र्यी हत्र्यी मे स्वर आर पटूव्या मृद्व्या सें पूर्वयणादेश दोनों 
सिद्ध हो जाते हैं । 

असिद्ध परिभाषा बहुत प्रयोजनों वाळी हे इस लिये यह परिभाषा 
अवश्य ही बनानी चाहिये और माननी चाहिये । वैसे यह परिभाषा लोक- 
व्यवहार से भी सिद्ध है। केले ? लोक प्रत्यङ्गवर्ती अपने निकट मे व्यवहार 
चाला देखा जाता है । मनुष्य संबेरे उठ कर पहले अपने गरीर-सम्बन्धी शुद्धि 
आदि कार्य करता हे । उन से निबट कर फिर अपने मित्रो के और फिर 





१ अङ्ग शब्द प्रत्यासत्ति (समीपता) का लक्षक है, अङ्ग अङ्गी के प्रति 


प्रत्यासन्न होते हैं । 
२ प्रति शरीरम्‌- यहाँ प्रति शब्द के योग मे द्वितीया हुई है । 


५५६ व्यांकरणमहाभाज्य 


सुहृदां तत' सम्वन्धिनाम्‌। प्रातिपदिक चाप्युपदिष्टं सामान्यभूते9थ वर्तते । 
सामान्ये वर्तमानस्य व्यक्तिरुपजायते'। व्यक्तस्य सतो लिङ्गसंख्या- 
भ्यामन्वितस्य वाह्येनार्थेन योगो भवति । यथेव चाजुपूव्यीऽर्थानां प्रादु- 
भावस्तव शब्दानामपि, तदूवत्‌ कार्येरपि भवितव्यम्‌ । 

इमानि तर्हिं प्रयोजनानि । पटयति । लघयति। अवधीत्‌। 
वहुखट्चकः । पटयति लधयतीति णिचि टिलोपे कृते अत उपधाया' । 
इति वृद्धिः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति । अवधीदित्यकारलोपे 
कृते अतो हळादेळघोरिति विभाषा बृद्धि प्राप्रोति। स्थानिवद्भावान्न 
भवति | वहुखट्चक इति 'आपोऽन्यतरस्यामि’ति हस्वे कृत हस्वान्तेऽन्त्या- 





अन्य सम्वन्प्रियों के काम देखता ह। इसी प्रकार यहां शास्त्र में प्रातिपदिक 
भी पहलू सामान्य अर्थ का वाचक होता है । सामान्य से विशेष व्यक्ति 
(दव्य$ का। फिर उस का लिब्ट और संख्या के साथ योग हो कर वहिभूत 
कती कर्म करण आदि अर्थ जो दूसरे को (क्रिया की) अपेक्षा रखने वाले हैं 
उन से योग हो जाता हे । जिस क्रम से पदार्थों का प्राटुभीव होता है उसी 
क्रम से डाब्टों का तथा तत्सम्बन्धी कार्या का योग भी होना चाहिये । इस 
प्रकार लोकसिद्ध असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा का आश्रयण कर के 
पट्व्या मृद्ज्या में पहले पूर्ववर्ती पट्ट के उकार को यण्‌ हो कर पट्वी बनायेंगे। 
फिर आ परे रहत ई को यण हो कर पट्व्या बन जायगा । प्रथमोपस्थित 
यणादेश अन्तरङ्ग हे इस लिय पहल वही होगा । उस अवस्था में स्थानिवत्‌ 
को आवश्यकता नही रइती । 

अच्छा चो ये प्रयोजन लीजिय। पटयति लघयति । अवधीत्‌ | वहुखदवक- । 
पटयनि ल्घयति (पढ़ें लुं वा आचष्टे, ण्डु ल्घु-णिच ) यहां पढु शब्द से 
णिच पर रहते ८ से पड़ केटि सञ्ञक उकार का लोप हो कर उपधा में 
अकार हो जानि से पट्‌ को अत उपधायाः से उपधावृद्धि प्राप्त होती है। 
उकारडोप के स्थानिवन्‌ होने से नहीं होती 1 अवधीन्‌ ( हनमध-सिचु-छद्‌ ) 
यह सिच्च पेर रहते वध के अकार का अतो लोपः से लोप हो कर अतो 
हलादेटघो' से विकल्प स वृद्धि प्राप्त होती हे । अकारलोप के स्थानिवत होने 
से नही द्वोती । बहुखदवक. (वह चट्वाः यस्मिन सः) यहां बहुत्रीहि समास में 


ees oer 


ञे 


अष्टम आहिक ५१७ 


त्पूर्वमि'ति एष स्वरः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति । 


इह वेयाकरणः सौवश्व इति य्वोः स्थानिवद्भावादायावौ प्राप्लुत- 
स्तयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । 


अचः पृर्वविज्ञानादैचोः सिद्वम्‌ । 


योऽनादिएादचः पूवेस्तस्य विधि प्रति स्थानिवद्भावः । आदिष्टाः 
च्चैषोऽचः पूर्वः । 
किं वक्तव्यमेतत्‌ ? 


कप्‌ परे रहते खट्वा को आपोऽन्यतरस्याम्‌ से हस्व हो कर हस्वान्तेऽन्त्यासूर्वम्‌ 
से ट्व से पूवे 'ख' को उदात्त स्वर प्राप्त होता है । स्थानिवत्‌ होने से हस्व 
न रहेगा तो ख पर स्वर न हो कर कपि पूर्वम्‌ से दव को इष्ट उदात्त 
स्वर सिद्ध हो जाता है ! 

वेयाकरणः सौवश्चः ( वि आ करणम>व्याकरणम्‌ । व्याकरणमधीते वेद्‌ वा। 
सु अश्वःन्स्वश्वः । स्वश्चे भव । व्याकरण, स्वश्व-अण्‌ ) यहां वि आ करण, सु 
अश्व इस अवस्था में इको यणचि से हुए यकार वकार आदेश को इस सूत्र 
से स्थानिवत्‌ मान कर अच परे हो जाने से (ऐच आगम हो जाने पर) वे 
और सौ के ए औ को आयू आव्‌ आदेश प्राप्त होते हैं उन का निषध 
कहना चाहिय । 

वैयाकरणः, सौवश्च मे आय्‌ आव्‌ आदेश के निते की आवश्यकता 
नही । क्योकि यहां पूवेविधि न होने स यकार वकार आदेश स्थानिवत्‌ न 
होगे । अनादिष्टे जो अच द्वै अर्थात्‌ जब तक अच्‌ के स्यान में आदेश नहीं 
हुआ उस से पूर्व विद्यमान को कार्य करने मे ही स्यानिवद्धाव होता हे । 
आदिष्ट हुए अच से पूरवे विद्यमान को कार्य करने मे स्थानिवत्‌ नहीं होता । 
यहां यकार वकार आदेश होने के बाद न य्वाभ्या पदान्ताभ्या पूर्वी ठु ताभ्यामैच्‌ 
से ए औ हुए हें । इस लिये आदिष्ट अच्‌ से पूर्व ऐ औ होने से यहां स्थानिवद्धाव 
न होगा तो आयू आव्‌ आदेश न होंगे । 

क्या यह बात कहनी होगी कि अनादिष्ट अच स॒ पूर्वं विधि में हदी 
स्थानिवद्भाव होता दै, आदिष्ट अच से पूते की विधि में नहीं होता ? 





१, अनादिष्टादच. - अविद्यमानम्‌ आदिष्टमादेशो यस्याच , तस्मात्‌ । आदिष्ट 
यहां भावे क्त समझना चाहिये । 


५५८ व्याकरणमहाभाष्य 


नहि । 

कशमनुच्यमानं गंस्यते ? 

अच इति पञ्चमी । अचः पूर्वस्य । 

यद्येवसादेशोऽविशेषितो भवति । 

आदेश्च विशेषितः | कथम्‌। न ब्रूमो यत्‌ षष्ठीनिर्दिष्टमजग्रहणं 
तत्‌ पञ्चमीनिर्दिष्टं कर्तव्यमिति । 

कि तर्हि । अन्यत्‌ कर्तव्यम्‌ ? 

अन्यच्च न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः षष्ठीनिर्दिषएमज्ग्रहणं तस्य 
दिक्शब्देयोंगे पञचमी भविष्यति । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वविधि 
प्रति स्थानिचदू भवति | कुतः पूर्वस्य ?. अच इति। तद्यथा आदेशः 


~ >> 


इस वात के कहने की आवश्यकता नहीं । 
विना कहे केस समझी जायगी ? 


~ 


अच. परस्मिन पूववियौ इस सूत्र में अचः यह पञ्चमी षष्टी दोनो का 
रूप संभव हे | हम अच को यहां पञ्चमी मानेंगे । सूत्र का अर्थ होगा 
अच्‌ मे जा पूर्व हे उस को विधि करने मे स्थानिवत्‌ होता है। आदेश से 
जो पूर्व दै उस को विधि करन में स्थानिवत्‌ नहीं होगा तो वैयाकरण. सौवश्चः 
इकार उकार रूप अच से पूय ए ओ % न होने से स्थानिवत्‌ नही होगा । 


यदि अच. को पञ्चमी मानेंगे तो पष्ठी न रहने से अच के स्थान 

में जो आदेश वह स्थानित्रत्‌ होता है यह अर्थ नहीं निकल सकेगा। अच 
द्वारा आदेश विशपित न होगा तो हळू के स्थान मे हुआ आदिश भी स्थानिवत्‌ 
होने लगेगा । 

अच से आदेश भी विशषित हो जायगा? केसे? इम यह नहीं कहते 
कि अच परस्मिन मे अच. जो घष्टी विभक्ति का निर्देश हे उसे पञ्चमी 
विभक्ति का निर्देन चना लिया जाय । 

ता फिर क्या दूसरा अच यह पञ्चमी विभक्ति के लिये पढ़ना चाहिये ? 

पञ्चमी के लिये दूसरा अच पढ्ने की आवश्‍यकता नहीं । पट्टी विभक्ति 
से निर्दिट यद अच ब्द ही पत्र इस दिकृशब्द के योग मे पञ्चमी विभक्तयन्त 
यन जायगा । पर को निमित्त मान कर हुआ जो शच्च के स्थान मे आदेश 
यह पूय विधि करन में स्थातिवत होता हैँ। किस से पूर्य को विधि करन 


अएस आहिक ५५९ 


प्रथमानिर्दिष्ः। तस्य दिक्शब्दयोगे पञ्चमी भवति । अजादेशः 
परनिमित्तकः पूवस्य विधि प्रति स्थानिवद्‌ भवति। कुतः पूर्वस्य ? 
आदेशादिति । 

तत्रादशळक्षणप्रातिषेधः । 


तत्रादेशळक्षण कार्य प्राप्नोति । तस्य प्रतिषेधो चक्तव्यः। वाय्वोः 
अध्वय्वाँ; । 'लोपो व्योर्वली’ ति लोपः प्राप्रोति । 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


में स्थानिवत्‌ होता हे जव यह विचार होगा तो साक्षात्‌ उच्चरित अच शब्द 
ही पत्ममी में बदल जायगा । अर्थ होगा- अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश, 
अच से पूर्वे को विधि करने में स्थानित्रत्‌ होता हे। जिस प्रकार अब सूत्र 
के अथे सें (पूर्वसूत्र से अनुद्वत्त) प्रथमा निर्दिष्ट आदेश शब्द पूर्वे इस दिक्‌ शब्द के 
योग से पञ्चमी में बढल जाता हे। सूत्र का अर्थ होता है- पर को निमित्त 
मान कर हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह आदेश से जो पूर्व हे 
उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता हे । इश प्रकार एक ही अचः यह 
शब्द आदेश को भी विशेषित कर देगा भोर पूर्वता में निमित्त भी वन जायगा । 


Da 


आदेश को स्थानिवत्‌ कहने में स्वयं आदेश के आश्रित जो कार्य हैं वे 
भी प्राप्त होते हें। क्योकि स्थानिवत्‌ इस अतिदेश से स्थानी के कार्य आदेश 
में हो जावे किन्तु आदेश के अपने कार्ये भी होते रहे । उनका निषेध कहना 
चाहिय । जैसे--वास्वो अध्वर्य्या' यहां वायु अध्यर्यु शब्दों से ओस्‌ परे रहते 
इको यणचि से वकार रूप यणादेश हुआ है। उसको स्थानित्रत्‌ सान कर भी 
वकार आदेश के स्तय वलादि होने से उसके परे रहते लोपो व्योवेलि से 
यकार का लोप प्राप्त होता है ।* 





१ यह दोप वार्तिकझार की तरफ से समझना चाहिये । भाष्यकार तो 
विधिग्रहण को स्वाश्रयनिद्गच्यथै पहले कह चुके हैं। उन के मत में यह दोष 
नहीं आता । विधिग्रहण के सामर्थ्य से स्थानी के कार्ये ही आदेश में अतिदिष्ट 
होंगे । आदेश सम्बन्धी अपने कार्यो की नित्रत्ति हो जायगी । यहा भाष्यकार 
का वह चचन स्मरण रखना चाहिय--- 


विश्रिमात्रे स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌ । अनवाश्रीयमाणायासपि प्रकृती । 
वाय्वो. अध्वर्योः इति | 


५६० व्याकरणमदाभार्ष्य 


अजादेशः परनिमित्तक पूर्वस्य विधि प्रत्यसिद्धो भवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 


~ 


असिद्ववचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सगीलक्षणानामबुदेशः । 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेद॒त्सर्गलक्षणानामलुदेशः कर्तव्यः। 
पट्व्या, सुद्व्येति । 
नजु चेतदप्यसिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
असिद्भवचनात्‌ सिद्धमिति चन्नान्यस्यासिद्ववचनादन्यस्य भावः । 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न । कि कारणम्‌ । नान्यस्या- 


आदेश को स्थानिवत्‌ न कह कर असिद्ध कहना चाहिये उससे उक्त दोप 
न होगा । वाय्वा. अव्वम्वो" में वकार रूप आदेश के असिद्ध होने से वकार 
परे न होगा तो यकार का लोप न होगा । सूत्र का अर्थ इस प्रकार करंगे- 
पर को निमित्त मान कर हुआ अच के स्थान में आदेश पूर्वे को कार्य करने मे 
असिद्ध होता है । ; 

यदि स्थानिवत्‌ की जगह असिद्ध कह कर उक्त दोष का समाधान 
करेंगे तो उत्सगलक्षण कार्य नहीं मिद्ध होते । उन का अतिदेश भी करना 
होगा । यहे उत्सग का अर्थ स्थानी है। आदेश में इस स्थानी के कार्य भी 
चाहते हूँ भर जादेश के स्वाश्रय कार्यो की निवृत्ति भी चाहते दै । स्थानिवत्‌ 
की जगह असिद्ध कहने से केवल आदेशाश्रित कार्यो की निवृत्ति तो हो 
जायगी | किन्तु स्थानी के काय न हो सकेंगे क्योंकि स्थानिवद्धातर तो आप 
मानते ही नहीं । उस से पट्व्या मृद्व्या इन पूर्वोक्त उदाहरणों म परवर्ती 
इं के यण आदेश को स्थानिवत्‌ न होने मे पर्ववर्ती पटु मदु के उकार को 
यण न हो सकेगा। क्षसिद्ध कहने सेई का यण्‌ मसिद्ध हो जायगा तो परे 
अच न मिलने मे पृ उकार को यण कसे होगा। 

पटव्या डृदूव्या में भो असिद्ध कहने से दोप न होगा। क्योंकि पढ़ ई आ 
इस अवस्था में शास्त्रासिद्त्य पक्ष को मानते हुए परवर्ती ई के स्थान म प्राप्त 
यणादेश विधायक शास्त्रको ही असिद कर देगेतो अच परे मिल जाने से 
पूर्ववर्ती उकार को यण्‌ हो जायगा । 

पट्व्या द्व्या में जो समाधान किया है वह नहीं बनता । क्योंकि अन्य कें 





१. अनुदेश'=भअत्तिदशः | 
>, उत्सृज्यते निवर्त्यत इत्युत्सगः स्थानी । 


अप्टस आहिक जहे 


सिद्धवचनादन्यस्य भावः। न ह्यान्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्राइभाचो भवति | 
तयथा नहि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादभाचो भवति। 


तस्मात्‌ स्थानिवद्टचनमासिद्धत्वं च । 


तस्मात्‌ स्थानिवद्भावो वक्तव्यः असिद्धत्वं च । पर्व्या खृद्व्येति 
स्थानिवद्भावः । वाय्वोरध्वय्वोरित्यत्नासिद्धत्वम्‌ 1 


उक्त बा | 


किमुक्तम्‌ । 'स्थानिचदूवचनानर्थक्यं शास्त्रा सिद्धत्वादि'ति । 


विपम उपन्यास: । युक्तं तत्र यदेकादेशशास्त्रै तुकशास्त्रे असिद्धं 
स्यात्‌ । अन्यद्न्यस्मिन्‌ । इह पनरयुक्तम्‌ । कथं हि तदेव नाम तस्मि- 
न्नसिद्धे स्यात्‌ । 


असिद्ध कहने से अन्य की सत्ता नही हो सकती । पट्व्या में हुए ईं के यणादेश 
के विधायक सूत्र को असिद्ध कहने से ईकार नहीं आसकता । ईं को तो यणादेश 
नष्ट कर चुका हे । अव उस नष्ट करने वाले को नष्ट करने से ई केसे 
प्रादुर्भूत हो सकता हे । जेसे देवदत्त को मारने वाळे को मार देने पर देवदत्त 
जीवित नहीं हो सकता । इस लिये केवल असिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ भी 
कहना चाहिये। आदेश स्थानिवत्‌ होता है भौर असिद्ध भी होता हे । लक्ष्या- 
चुरोध से व्यवस्था होने पर पट्व्या मृद्व्या में स्थानिवत्‌ हो जायया और वाय्वोः 
अध्वर्थ्वो: में असिद्ध हो जायगा। 

पत्वतुकोरसिद्ध', सूत्र पर यह वचन कहा गया दै कि स्थानिवद्वचनानर्थक्यै 
शास्त्रासिद्धत्वात्‌ ॥ कार्योसिद्धत्व पक्ष न मान कर हम शास्त्रासिद्धत्व पक्ष मानेंगे । 
उस में यण्‌ विधान करने वाला इको यणचि यह शास्त्र ही असिद्ध हो जायगा 
तो कार्य का तो प्रश्न ही नहीँ उठता । पट्व्या मृदूव्या में ई को यण्‌ करने के 
लिये प्रवृत्त हुए इको यर्णाच को ही असिद्ध कर देंगे तो ईकार के अव्याहत 
रहने से परे ईकार मिल जायगा । उस से पूववती उकार को यण सिद्ध 
हो जायगा । 

पत्वतुकोरसिद्ध के असिद्ध वचन के समान यह असिद्ध वचन नहीँ हो 
सकता । वहां तो एकादेशविधायक सूत्र अन्य है। और तुक्‌ विधायक अन्य 
है। इस लिये तुक शास्त्र करने में एकादेश शास्त्र असिद्द हो सकता हे। 
अन्य शास्त्र का अन्य शास्त्र के प्रति असिड दोना युक्त है। किंतु यहां पट्व्या 


५६२ व्याकरणमहा भाग्य 


तदेव चापि तस्मिन्नसिद्धं भवति । वक्ष्यति ह्याचार्य; “चिणो छुकि 
तग्रहणानर्थक्य सं तळोपस्य चासिद्धत्वादि'ति । 
चिणो छुक्‌ चिणो छुक्येवासिद्धो भवति । 


काममतिदिइयतां वा सचासञ्चापि नेह भारोस्ति | 
कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्य वक्तर्यधीनं हि ॥ 


अथवा वतिनिर्देशोऽयस्‌ । कामचारश्च चतिनिदेरो वाक्यशेषं 

ee उशीनरवन्मत्रे 
समर्थयित॒म्‌। तद्यथा न्मठ्ठूपु यवाः । सन्ति न सन्तीति। मातः 
घद्स्याः कळाः। सन्ति न सन्तीति। एचमिहापि। स्थानिचद्‌ भवति 
स्थानिवन्न भवतीति वाक्यशेषं समर्थयिष्यामहे । इह तावत्‌ पट्व्या 
सद्व्यति यथा स्थानिनि यणादेशो भवति एवमादेशपि भवति । ~` त पणादिशो भवति एवमादेशपि भवति । इहेदानीं 


मृट्व्या में एक ही इको यणचि शास्त्र स्वर्यं इको यणचि शास्त्र के प्रति असिद्ध 
कैसे होगा ? 

वही शास्त्र स्वये अपने प्रति भी असिद्ध दो जाता हे । आगे चिणो 
उरे सूत्र पर यह वचन कहेंगे कि चिणो छक चिणो छक्येवासिद्धो भवति । वहां 
चिणो लुक्‌ शास्त्र को स्वरथं चिणो डुक शास्त्र के प्रति ही असिद्ध माना गया 
है। वेले यहां भी पट्च्या द्व्या में ईं को यण्‌ करने वाला इको यणचि शास्त्र 
उ को यण्‌ करने वाळे इको यणवि के प्रति असिद्ध हो जायगा । अथवा 
असिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ ही रहने दीजिये । स्थानिवत्‌ से वतिप्रत्यय का 
निर्देश हे । और वतिप्रत्यय मे प्रयोग करने वाले की इच्छा हे-ऱवद्द भाव या 
अभाव दोनों में किसी का भी अतिदेश कर लेवे । काममइच्छानुसार। अति- 
दिर्यताम्‌ =भतिद्‌श कर लेवे । सच्च असच्च अपिसभाव और अभाव का भी। 
नेद्र भारोऽस्ति=्इस सूत्र मे अभाव का अतिदेश करने में कोई भार या कष्ट 
नदी है अर्थात्‌ कोई अधिक सूत्र नहीं वनाना पड्ता। क्योकि वाक्य वक्ता के 
अधीन दोता दे इल लिये बह अपनी इच्छा के अनुसार दाक्यशेप की कल्पना 
कर ले। जैसे मद्र देत में उशीनर देय की तरद यव हैं ऐसा कहने पर 
यह अर्थ समझा जाता हे कि यदि मड देश में यवहे तो उञ्चीनर में भी 
ई। यदि वहां नहीं हैं तो वहां भी नदी हें1 माता के समान इस कन्या 
के अ्षद्व हॅ ऐसा कहने पर यही समझा जाता है कि यदि माता के भड 
छुन्द्र 4 तो इसके भीह। यदि थे सुन्दर नदी दँ तो इसके भी नहीं हैं। 
एसी प्रकार स्थानिवन्‌ कडन पर यह समझा जायया कि जैसा स्थानी है वैसा 


अष्टम भाहिक ५६३ 


चाय्योरध्वय्वोरिति यथा स्थानिनि यलोपो न भवति एवमादेशेऽपि न 
भवतीति । 


कि पुनरनन्तरस्य विधि ति स्थानिवद्भावः, आहोस्थित्‌ पूर्वमात्रस्य । 
कश्चात्न विशेषः ? 


अनन्तरस्य चेदेकानबुदात्तद्विगुस्वरगतिनि घातेषूपसंख्यानम्‌ । 


अनन्तरस्येति चेदेकानञुदात्तद्विगुस्वरगतिनिघातेषूपसंख्यानं कर्त- 
व्यम्‌ । पकाननुदात्त-लुनीह्यच । पुनीह्यत्र। अजुदात्तं पदसेकवर्ज- 


आदेश हे । यदि स्थानी मे स्थानी के रहते किसी कार्य की सत्ता है तो 
आदेशा मै आदेश होने पर भी उस की सत्ता का अतिदेश हो जायगा। 
सर यदि स्थानी में कोई कार्थ नहीं दीखता तो आदेश मे भी उस के अभाव 
का अतिदेश समझा जायगा। उस से पट्व्या मृद्व्या में स्थानी मे यण दीखता 
हे तो आदेश में भी यण्‌ का भावातिदेश हो जायगा। वाय्वोः अध्वर्य्योः मे 
स्थानी उ के परे रहते य का लोप नही दीखता तो आदेश में भी उसके 
अभाव का अतिदेश हो जायगा । 

क्या अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधान रहित पूत्र के कार्य में ही स्थानिवत्‌ 
होता है या पूर्वमात्र मे अथीत्‌ व्यवधान सहित पूव के कार्य मे भी? 


दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


यदि व्यवधानरहित पूर्व के कार्य में ही स्थानिवत्‌ मानते हैं तो एकाननुदात्तम 
एक अक्षर को छोड़ कर सारे पढ्‌ को अनुदात्त करने वाले अनुदात्त पढ्मे- 
कवम्‌ इस सूत्र के स्वर में तथा इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ इस 
द्रियुस्वर में और तिडि चोदात्तवति से विधीयमान गति के निघात स्वर मे 
स्थानिवत्‌ कहना होगा । एकाचुदात्त जैसे-- लुनीझत्र पुनीह्मत्र। (छुनीहि+अत्र 
पुनीहि+अन्न) यहां छनीदि पुनीहि में सेर्झपिच्च से हुआ सिप्‌ के स्थात में दि 
आदेश अपित्‌ कहा गया है । इस लिय अनुदात्तौ सुपूपिती से वद अनुदात्त 
न हो कर आदुदात्तश्र इस प्रत्ययस्वर से उदात्त है । उस के स्थान में इको 


१ एकम्‌ अनजुदात्त यस्मिन्‌ ख एकाननुदात्तः स्वरः । एक हे अनुदात्त 
भिन्न अथीत्‌ उदात्त या स्वरित स्वर जिस में वद शास्त्रीय स्वर एकाननुदात्त 
कहाता है । उदात्त या स्वरित को छोड कर शेप निघात करने वाले सूत्र को 
एकाननुदात्त स्वर कहते हैं । 


६४३ व्याकरणमहाभाष्य 


मित्येप स्वरो न प्राप्रोति । द्विगुस्चर--पञ्चारत्म्यः । दशारत्न्यः । इगन्त- 
काळेत्येप स्वरो न प्राप्रोति । गतिनिघात-यत्‌ प्रझुनीह्यत्र। यत्‌ पपुनीह्यत्र । 
तिङि चोदात्तबतीत्येप स्वरो न प्राप्नोति । 
अस्तु तहिं पूर्वमात्रस्य । 
ूवमात्रस्येति चेदुपधाह्ृस्वत्वम्‌ । 


पूर्वमात्रस्येति चेटपधाहृस्वत्वं वक्तव्यस्‌। वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌। 





यणचि से यणादेश हो कर उदात्त न रहने से शेष अचो को अनुदात्तं पद- 
मेक्वरजम्‌ से अनुदात्त स्वर नही प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्घाव से उदात्त 
अच्‌ माने तो लुनी, पुनी के व्यवधान रहित पूत्र में न होने से पूवेविधि 
नही है । द्विगुस्वर जैसे--पश्चारत्ययः दशारत्न्यः । (पञ्च अरल्य' प्रमाणमेषा ते 
दग, अरल्यः प्रमाणमेपा ते ) यहाँ प्रमाण रूप तद्धित के अर्थ में पञ्चन्‌ अरत्नि 
शब्दों का द्रिगुसमास हो कर प्रमाण द्वयसज्‌ दघ्नच्‌ मात्रचः से मात्रच प्रत्यय 
होता दै। प्रमाणे लो द्वियोनित्यम्‌ से मात्रच का लुक हो जाता है। पञ्चा- 
रत्नि शब्द से जस्‌ परे रहते जसि च से प्राप्त गुण का जसादिषु छन्दसि 
वा वचनं प्राट्‌ णौ चड्यपधायाः इस वचन द्वारा अभाव होकर इको यणचि से 
यणादेश होता हे । यणादेश हो कर इगन्त न रहने से इगन्तकालकपाल० इस 
सूत्र से दवियुसमास में होने वाला पूर्वपदप्रकृति स्वर नही प्राप्त होता । यदि स्थानि- 
पक्राच से इगन्त मानें तो पञ्चन्‌, दवान्‌ शब्दों के व्यवधानरहित पूवे में न 
होने से पूर्वेविधि नहीं है। गतिनिघात जैसे--यत्‌ प्र लुनीह्मत । यत्‌ प्र पुनीह्वत्र । 
यहां छुनीहि पुनीहि ये तिङन्त क्रियायै हैं। प्र उपसर्ग गति संज्ञक है । यत्‌ 
शब्द का योग तिटडतिडः से ग्राप्त निधात को रोकने के लिये है। क्योंकि 
निपातयद्यदिहन्तकुविज्ञेचेतू इस सूत्र से तिडन्त क्रिया के निघात का यत्‌ 
के योग में निषेध होता हे । छुनीहि के उदात्त हि शब्द मे इको यणवि से 
यणादेश होकर उदात्त न रहने से तिडि चोदात्तवति से विहित गति संज्ञक 
प्र शब्द को निवात (अजुदात्त) नही प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्भाव से उदात्त 
तिष्ट पर मानें तो प्र शब्द के व्यवधानरद्दित पूर्व में न होने से पूर्वविधि नहीं 
६। इस प्रकार व्यवधान रहित पूर्व के कार्य में स्थानिवद्वाव मानने पर स्वर 
सम्बन्धी उक्त तीनों स्थलों में स्थानित्रद्धाव नही प्राप्त होता । वहां स्थानि 
यद्भाच का उपसेस्यान करना होया । 

तो फिर पूर्वमात्र में स्थानिवळाव मान छे। 

यदि व्यव्रधान सहित पूर्व के कार्य में भी स्थानिवत्‌ मानते 


FN 
As 


अएम आह्निक ५६७ 
अवीवदद्‌ वीणां परिवादकेन । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 
योऽसौ णो णिलुंप्यते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वत्वे न प्राप्नोति । 
गुरुसज्ञा च । 


गुरुसंज्ञा च न सिध्यति। इलेप्मरेघ्न । पित्तरेच्न। दरेध्यश्व । 
मरेध्वश्व। 'हलोऽनन्तराः संयोग’ इति संयोगसंज्ञा । “संयोगे गुरू इति 
गरुसंज्ञा । गुरोरिति प्छतो न प्राप्रोति । 

नड च यस्याप्यनन्तरस्य विधि प्रति स्थानिवद्भावस्तस्याप्यन- 


उपधाहस्तत्व कहना होगा । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदत्‌ । (वद्‌-णिच्‌-णिच्‌- 
चइ-लुङ्‌ तिप्‌ ) यहां णिजन्त वादि धातु के उपधाभूत आकार को णौ चड्युपधाया 
हस्व से उपघाहस्त्र नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 
क्या कारण हे जो अवीवदत्‌ में उपधाहस्त्रत्व नही प्राप्त होता ? 


अवीवदत्‌ में णिजन्त चद्‌ धातु से दूसरा णिच्च परे रहते जो पहले 
णिच्च का णेरनिटि से लोप हुआ हे उस को स्थानिवत्‌ मान कर णिच्‌ का 
व्यवधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपधा में न रहने से णौ चड्युपधायाः 
से उपधा हस्वत्व नहीं प्राप्त होता । इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी है 
कि व्यवधान सहित पूवे के कार्य में स्थानिवत्‌ मानने पर शुरुसंशा भी नहीं 
सिद्ध होती । इलेष्मरेध्न । पित्तदेष्न । (इलेष्माणं पित्तं वा हन्ति इति तत्सम्बुद्धौ प्छुतः) 
यहां हन्‌ धातु से अमनुष्यकतृके च से विहित टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से ध्न शव्द की संयोगसंज्ञा 
न होगी तो संयोगे गुरु से पूर्व की गुरु संज्ञा नही प्राप्त दोती। गुरुसँञ्चा 
न होने से गुरोरनृत ० से प्ळुत न हो सकेगा। इसी प्रकार दरेध्यश्व। मरेव्वश्व । 
यहां दधि सघु के यणादेश को स्थानिवत्‌ मानने से ध्य, व्व शब्दों की संयोग 
संज्ञा न होगी । क्योंकि हलोऽनन्तराः संयोगः सूत्र से व्यवघानरहित हलो की 
संयोगसंज्ञा होती हे संयोगसंज्ञा न होने से पूर्वे की गुरु संज्ञा न होगी। शुरु 
संज्ञा न होने से गुरोरनृत से प्छुत नहीं प्राप्त होता । 

गुरुसंश्ा की असिद्धिरूप दोष तो व्यवधान रहित पूर्व के कार्य में 
स्थानिवत्‌ मानने में भी है । क्योंकि व्यवधान रदित हलों की संयोग संज्ञा 
कही है । वह व्यवधान रहित पूर्व का कार्य है। उसमें अकार लोप और यणादेश 


५६६ व्याकरणमहाभाष्य 
न्तरलक्षणो विधिः संयोगसंज्ञा विधेया । 
न वा सेयोगस्यापूवीविधित्वात्‌ । 
नचा एष दोषः। कि कारणम्‌ । संयोगस्यापूवविधित्वात्‌ । न 
पूर्वविधिः संयोगः । कि तर्हिं । पूर्वपरविधिः संयोगः । 
एकादेशस्योपसंख्यानम्‌ । 
पकादेशस्योपसंख्यानं कतेव्यम्‌। श्रायसौ गौमतो । चाहुरो | 





को स्थानिवत्‌ मानने से व्यवधान हो जायया तो इलेष्म३ध्न, दरष्यरव यहां 
अनन्तर हळू न होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । सयोग संज्ञा न होने से गुरु 
संशा न होगी और गुरु संज्ञा न होने से प्लुत नहीं प्राप्त होता। इस लिय 
दोनों पक्षों म गुरुसज्ञा की असिद्धि रूप दोष का उचित समाधान यही है कि-- 

इलेप्म ३ेध्न, दश्ध्यश्व॒ यहाँ घ्न और ध्य की संयोगसैज्ञा केवल पूर्वैत्रिधि 
नहीं है बल्कि परविधि भी है । अकारलोप और यणादेश से पूव घ और ध॒ हैं । 
उनसे पर न और य हैं । दोनों मिल कर संयोग होते हें 1 इस लिये संयोगसंज्ञा 
में केवळ पूर्वविधि न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो संयोगसंज्ञा हो कर गुरुसंशा 
भोर प्लुत सिद्ध हो जायया । इस प्रकार दोनों पक्षों में गुरुसंज्ञा की असिद्धि 
रूप दोप का समाधान हो जाता है ।' 


पूवे पर के स्थान मे हुए एकादेश में स्थानिवद्भाव कहना चाहिये । सूत्र 
में परस्मिन्‌ यह अत्रधारणार्थ है। अर्थ हे~आदिश के केवल परनिमित्तक होने पर । 





१. पूवमात्र मे स्थानिव द्वाव मानने पर केवळ आत्रीवदत्‌ वाला दोष रहता है । 
उसका भौ समाधान आगे न पदान्तद्विवेचन० सूत्र पर करेंगे-- क्विलुगुपधात्व- 
चड्परनिर्हासकुत्वेपूपसंख्यानस्‌ इस वातिक से चढ्परक णि परे रहते उपथा 
हस्व करेन म स्थानिवदूभाव नहीं होता । उससे अवीवदत्‌ मै पहला णिलोप 
स्थानिवत्‌ न होगा तो वादि का आकार उपधा में आ जाने से णो चढयुपधायाः 
से उपधाहस्व निर्वाध सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार पूर्वमात्र में स्थानिवद्भाव मानने 
में कोई दोप नहीं रद्दता । वस्तुतः अनन्तर पूर्व विधि में स्थानिवद्भाव मानने 
में भी कोड दोष नहीं है। एकाननुदात्तस्वरादि तीनों दोप असिड बदिरङ्गमन्तरमे 
इस परिभाषा का आश्रयण न करने मे प्राप्त होते हें । छुनीह्यत्र आदि तीनों स्वरस्थलो में 
दिपदाश्रय होने म यण्‌ वदिर् हो कर असिद्ध हो जायया तो उदात्त अचू मिलने 
स अभी स्वर सिद्ध हो जायेंगे । 


अष्टस आह्निक ७६७ 


आनडुहो । पादे। उदवाहे । एकादेशे कृते जुमागी पद्भावः ऊठ्‌ इत्येते 
विधयः प्राप्नुवन्ति । 
कि पुनः कारणे न सिध्यन्ति ? 


उभयानि मित्त्वात्‌ । 
अजादेशः परनिमित्तक इत्युच्यते । उभयनिमित्तश्चायम्‌। 
उभयादेशत्वाच्च । 
अच आदेश इत्युच्यते । अचोश्चायमादेशः । 


श्रायसौ गौमतौ (श्रेयसि गोमति च भवौ! श्रेयस्‌, योमत्‌-अण्‌ ) यहां श्रेयस्‌ 
गोसत्‌ शब्द क्रम से इयसुन्‌ और मतुप्‌ प्रत्ययान्त हे । उनसे भवार्थ मे तदित 
अण्‌ प्रत्यय कर के श्रायम गोमत बनते हैं। जोर विभक्ति परे रहते वृद्धि 
एकादेश होता. हे । उसे परादिवद्भाव से औ मान कर श्रायस गौमत्‌ को उगिदचा० 
से जुम्‌ प्राप्त होता है। वृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का 
व्यवधान हो जायगा तो चुम्‌ नही होता । चातुरी आनड़ही (चतु, अनडुहि च 
भवौ । चतुर्‌, अनडुइ-अण्‌ ) यहां भवार्थक भण्‌ प्रत्ययान्त चाहुर आनडुद् शब्दों 
से औ विभक्ति परे रहते इद्धि एकादेश होता दै। उसे परादिवद्धाव से औ 
मान कर चातुर्‌ आनडुइ को चतुरनडहोरासुदात्तः से आस्‌ प्राप्त होता हे । 
वृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान हो जायगा तो 
आम्‌ नहीं होता । पादे उदवाहे । यहाँ पाद और उद्वाह शब्दों से छि विभक्ति 
परे रहते गुण एकादेग होता हे । उस को परादिवद्धाव से डि मान कर 
ससंज्ञक पादू को पादः पत्‌ से पदादेश, उद्वाह को वाह ऊठ से उठू आदेश 
प्राप्त होता है । गुण एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान 
हो जायया तो पदादेश और ऊठ्‌ आदेश नहीं होता । 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश में स्थानिवद्भाव द्वारा नुम्‌ आदि का 
अभाव क्यों नहीं सिद्ध होता ? अच. परस्मिन्‌ सूत्र से ही स्थानिवत्‌ सिद्ध 
हे तब एकादेश सें स्थानिवद्भाव के उपसंख्यान की क्या आवश्यकता है? 

श्रायसौ गोमतौ आदि एकादेश के स्थलों में अचः परस्मिन सूत्र से 
स्थानिवद्धाव नदी सिद्ध होता । क्‍योंकि परनिमित्तक अच्‌ के स्थान में हुआ 





१, श्रेयसि भतः श्रायस । अण्‌ । देविकाशिंशपा--इत्यादि सूत्र से ए को 
आकार हुआ हे । 


७६८ व्याकरणमहाभाण्य 


नेप दोपः । यत्तावदच्यते उभयनिमित्तत्वादिति । इह यस्य ग्रामे 
नगरे वा अनेकं काये भवति, शक्कोत्यसी ततोऽन्यतरतो व्यपदेष्टुम्‌ । 
तद्यथा गुरुनिमित्तं वसामः | अध्ययननिमित्तं वसामः इति । यदप्युच्यते 
उभयादेशत्वाच्चेति । इह यो ह्वयोः पष्ठीनिर्दिषए्योः प्रसङ्ग भवति 
ळभतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः देवदत्तायाः पुत्र 
इति । 





लादेदा स्थानिवत्‌ कहा है । श्रायसौ आदि मे उभयनसित्तक अजादेश है । 
श्रायस का अकार और औ विभक्ति का ओकार ये दोनों मिल कर आदेश 
हुए हैं। उस में जहां पर शौ को निमित्त मान कर आदेश हुआ है वहां 
पृत्र अकार को भी निमित्त मान कर हुआ हे । क्योंकि पूरव पर के स्थान 
एकादेश होता दे। इस छिये केवळ पर को निमित्त मान कर अजादेश न होने 
से अचः परस्मिन्‌ सूत्र से स्थानिवट्राव नहीं सिद्ध होता। इस के साथ यह 
भी हे कि एक अच के स्थान में आदेश नहीं हुआ है बल्कि पूर्व और पर 
इन दो अचो के स्थान में हुआ है। अच के स्थान में होने वाला आदेश 
स्थानित्रत्‌ कहा है। यहां अचो के स्थान में आदेशा हे । अतः उक्त सूत्र से 
स्थानिवद्धाव की सिद्धि न होने स एकादेश के उपसंख्यान की आवश्यकता है । 


~ 


एुकादेश म स्थानिचद्धाव के उपसंख्यान की कोई आवश्यकता नहीं । 
अचः परस्मिन्‌ सूत्र से ही स्थानिवद्भाव सिद्ध हो जायगा। यह जो कहा कि 
एकादेश, पूर्व और पर दोनो को निमित्त मान कर होता है केवल पर को 
निमित्त मान कर नदीं होता तो यह कोई वात नहीं । जसे किसी मनुष्य 
को गांव या नगर में अनेक काम होते हैं। वह उन में से किसी एक काम 
का नाम लेकर भी कह सकता है कि में यहां पढ़ने के लिये रह रहा हूँ 
या गुरु की सेवा के निमित्त रह रहा हूं । उसी प्रकार पूर्व और पर 
दोनो को निमित्त मान कर होने वाला एकादेश, पर को निमित्त मान 
कर होने वाला मी कहा जा सकता हे। और जो यह कहा कि दो अर्चो 
के स्थान में आश होने स केवल अच के स्थान में आदेश नहा, सो भी कुळ नहीं । 
जो दो पष्टीविनक्त्यन्तो के स्थान मे होता हे बह उन दोनों मे से किसी का भी 
कहा जा सकता इ। जस देवदत्त कार देवदत्ता से हआ पुत्र उन दोनों में से 
किसी का भी कहा जाता दे वसे दो अचां के स्थान में हुआ एकादेश, दाना 
मं से किसी भी थच्‌ का माना जायया इस लिये अचः परस्मिन्‌ सूत्र स 
ही स्थानिवद्धाद सिद होन पर एकादेश के लिये एयक उपसंख्यान व्यर्थ है । 


एम आहिक ५६९ 
अथ हरूचोरदेशः स्थानिवद्‌ भवति उताहो न । 
कश्चा विशेषः ? 
हलचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ विंशतेस्तिलोपे एकादेशः । 


हलचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ विंशतेस्तिलोपे एकादेशो वक्तव्यः । 
विंशकम्‌ | विंशं दातम्‌ । विशः । 





हल और अच्‌ दोनों के स्थान मे हुआ आदेश अजादेश मान कर स्थानिवतू 
होता हे या नहीं ? क्‍योंकि उस मिश्रित आदेश में अच्‌ का भी सम्बन्ध है ।' 

इस सें क्या विशेष है ? 

यदि हलू और अदू के स्थान मे हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है तो थे 
दोष आते हें विंशति शब्द के ति का लोप होने पर पररूप एकादेश कहना 
होगा । विंशकम्‌ । ( विंशत्या क़ीतम्‌। विंशाति-इचुन्‌) यहां बिंशति शव्द से 
क्रीत अर्थ मै विंशतित्रिंशद्भ्या इबुन्नसंञ्चायाम्‌ से ड्बुन्‌ प्रत्यय हो कर 
तिविशतेर्डिति से ति शव्द कालोप हुआ हे। वह हरू और अच के स्थान में 
आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अतो गुणे से पररूप एकादेश नहीं 
प्राप्त होता । चह कहना होगा । ति शब्द में तकार और इकार ये हळू अच हैं 
इनका छोप-रूप आदेश हुआ है। इसी प्रकार विंशं शतम्‌ (विंशति, अधिका 
यस्मिनू शते । विंशति-ड) यहां विंशति शब्द से शदन्ताविंगतेरच से ड प्रत्यय 
होकर ति का लोप हुआहे। बिंग. (विशते पूरण । विंशति डर्‌) यहां तस्य 
पूरणे डट्‌ से डट्‌ प्रत्यय हो कर तिका लोप हुआ हैं। उसको स्थानिवत्‌ मानने 
से पररूप नहीं प्राप्त होता । स्थूळ आदि ब्दो को यणादिलोप होने पर 
अवादेश कहना ह'गा । स्थवीयान्‌। दवीयान्‌ ( अयमनयो अतिशयेन स्थूल. दूरे वा। 
स्थूल, दूर-इयसुन ) यहां स्थूळ दूर ठाव्दो से इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते 





१ शास्त्र में दोनों प्रकार का व्यवहार दीखता है। उरण रपरः में अण्‌ को 
रपर करते हुए अण्‌ और अनण्‌ क समुदाय को अण्‌ नहीं माना गया हे | 
इसी ल्यि सौधातकिः यहा सुधातृ के ऋ के स्थान में हुए अकड्‌ आदेश को रपर 
नहीं होता । इस के विरुद्ध नाग्लोपिशास्वरदिताम्‌ में अकू अनक्‌ के लोप में अकू 
लोप को स्वीकार किया है। जैस अत्यरराजत्‌ (राजानमतिक्रान्तवान्‌ ) यहां राजन 
की अन्‌ संज्ञक टि के लोप को अकूलोप मान कर उपधा हस्व का निषेध होता हैं । 


इस प्रकार हळू अच्‌ के आदेश को अच आदेश मान कर वहा स्थानिवद्भाव की 
शक्का संभव है । 


०७७० व्याकरणमद्दा भार्ण्य 


स्थूलादीनां यणादिलोपे5वादेशः | 


स्थूलादीनां यणादिलोपे कृत अवादेशो वक्तव्यः । स्थवीयान्‌ 
दवीयान्‌ । 
केकयमित्रय्वोरियादेशे एत्वम्‌ | 
केकयमित्रय्वोरियादेशे छते णत्वं न सिध्यति । केकयः । मैत्रेयः । 
अचीत्येत्वं न सिध्यवि। 
उत्तरपदळापे च । 


उत्तरपदळोपे च दोपो भवति। दध्युपसिक्ताः सक्तवो दघिसक्तवः । 
अचीति यणादेश' प्राप्नोति | 


यङ्लोपे यणियडुवडः । 
यङ्लोपे यण्‌ इयङ्‌ उवङो न सिध्यन्ति। चेच्यः। नेन्यः। चेक्षियः । 


स्थूलदूरयुवहम्वश्षिप्रक्कुट्राणा यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः से स्थूल दूर के लर शब्दों 
का रोप और ग्थू द को गुण होता हे। लर गब्दों का लोप हल्‌ अच्‌ के 
स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो उससे पूर्वे स्थो दो को 
छवादेश नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 


केकय मित्रयु शब्दों से इयादेश होने पर एत्व नहीं सिद्ध होता । वह कहना 
होगा। केकेयः मेत्रेय. ( केऊथस्य मित्रयोश्च अपत्यम्‌ । केकय-अन्‌ । मित्रयु-भण्‌ ) 
यहां ककय मित्रयु शब्दो से केगय शब्द जनपदक्षत्रिय वाची हे । उससे अपत्य 
अथ में जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादयू से अन्‌ प्रत्यय और मित्रयु से सामान्य 
प्रग्ट'व्यतीय अण प्रत्यय परे रहते केकयमित्रयुप्रल्यानां यादेरियः से यथाक्रम य 
यु शब्दी के स्थान में इय आदेश हुआ दै । वह हळू और अच के स्थान में 
आदेश होने स स्थानिवत्‌ हो जायगा ता अच्‌ पेर नरहने से आदू गुणः से 
एकार गुण नहीं प्राप्त होता । बह कहना दोगा । 

उत्तरपद का लोप होने पर भी दोप होगा । दधिसक्तवः (दध्ना उपसिक्ताः 
सक्तच') यहां दाध से परे उपसिक्त शब्द का लोप समानाधिकरणाविकारोकत" 
स्तृतीयापृवपदे उत्तरपदलोपश्च इस वातिक से हुआ है । वह हरू और अत्र के 
स्थान म आदेश हाने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच परे हो जाने से इको यणचि 
से दयि के डकार को यण्‌ प्राप्त होता है । वदद रोकना होगा । 

यह का लोप ( लक ) होने पर यण्‌ व्यटू उवए नहीं सिद्ध होते । वे कहने 


अष्टम भाहिक ५७१ 


चेक्रियः । लोळुवः । पोपुवः । अचीति यण्‌ इयङ्‌ उवडो न सिध्यन्ति। 
अस्तु तर्हि न स्थानिवत्‌ । 
अस्थानिवत्त्वे यङ्छापे युणबृद्विप्रतिषिधः । 
अस्थानिवच्ते यङ्लोपे णुणबृद्धयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । लोलुवः 
पोपुवः । सरीखूपः मरीस्ठज इति। 


नेष दोषः । 'न धातुलोप आधधातुके” इति प्रतिषेधो भविष्यति । 
कि पुनराश्रीयमाणायां प्रकृतौ स्थानिवद्‌ भवति आहोस्विद- 


होंगे । चेच्यः नेन्यः । चेचीयते नेनीयते इति चेच्यः नेन्य । ( चेचीय, नेनीय-अच ) 
यहां यङन्त चेचीय नेनीय धातुओं से पचाद्यच्‌ परे रहते यडोचि च से यङ का 
लुकू होता हे ! वह हळू और अच्च के स्थान में आदेश होने से स्थानिदत्‌ 
हो जायगा तो अच परे न रहने से एरनेकाचो से यण नहीं प्राप्त होता । 
इसी प्रकार चेक्षियः चेक्रियः ( चेक्षीयते चेक्रीयत-अच््‌ ) यहां यङ्‌ छुक के स्थानिवत्‌ 
होने से अचिइनुधाठु० से इय्‌ नहीं प्राप्त होता । लोलवः पोपुवः ( लोलूयते 
पोपूयते-भच्‌ ) यहां यड्‌ छक्‌ के स्थानिवत्‌ होने से उवड्‌ नहीं प्राप्त होता । 

हळू और अच्‌ के स्थान में हुमा आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । 
केवळ अच के स्थान में हुआ आदेश ही स्थानिवत्‌ होता है ऐसा मानने पर ये 
दोष न होंगे । 

यदि हलू और अच के स्थान मे हुआ आदेश स्थानिवत्‌ नही होता 
है तो लोलुवः पोपुवः सरीस्रप' मरीमृजः यद्वां यड्‌ का छुक होने पर गुण वृद्धि 
प्राप्त होते हैं । उनका निषेध कहना होगा। (लोळ्य़ते पोपूयते सरीसुप्यते 
मरीरूज्यते-अच) लोळ्य आदि यडन्त धातुओं से पचादच्‌ कर के उसके परें 
रहते यडोचि च से यड्‌ का लुकू होता है । वह हळु और अच्‌ के स्थान 
में आदेंश होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो ठित्‌ परे न रहने से लोलुव' पोपुव 
से सार्वधातुकयुण, सरीखपः मे लघूपधयुण और मरीमृजः सें मजेदेद्धिः से वृद्धि 
प्राप्त होती है । स्थानिवत्‌ होने पर तो क्डिति च से गुण वृद्धि का निषेध संभव है । 

यह कोई दोष नहीँ । लोळुव. आदि में यड्‌ छुक के स्थानिवत्‌ न 
होने पर भी गुण दृष्धि नहीं होंगे । न धातुलोपे आर्धधातुके से गुण बृद्धि 
का निषेध हो जायगा। इस लिये हळ और अच के स्थान में हुआ आदेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता यही पक्ष निर्दोष होने से ग्राह्म है । 

क्या जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया है वही स्थानिवज्ञाव 


५७२ व्याकरणमहाभाष्य 


विशषण ? 
कश्चात्र विशपः ? 
अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधे: । 
अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गरुविधिने सिध्यति। 


इलेप्मरेप्न । पित्तश्छ । वश्ध्यश्व। मश्ध्वश्य । "हलोनन्तराः संयोग 
इति संयोगसंज्ञा । 'संयोगे गुरु! इति गुरुसंशा। गुरोरिति प्लुतो न प्राप्रोति। 


द्रिवचनादयश्च प्रतिपेधे । 
द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे वक्तव्याः । द्विचचनवरेयलोप इति । 





होता है या सामान्यतया सर्वत्र । जहाँ स्थानी का आश्रयण नहीं किया है 
वहां भी स्थानिवद्धाव होता है। प्रकृतिःर्स्थानी । दात्पय यह हे कि शास्त्रीय 
कार्य से ही स्वानिवद्धाव मानते दें या शास्त्रीय अरास्त्रीय दोनों में ही। 

यहा स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र रुकता है वह अगास्त्रीय कार्य है क्योंकि शास्त्र 
की प्रवृत्ति का न होना अशास्त्रीय हे । और जहाँ स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र 
लगता हे उस की प्रबृत्ति होती हें वह शास्त्रीय कार्य है। इस प्रकार आश्री- 
यमाण और अनाश्रीयमाण स्वानियो मे स्थानिवद्भाव संभव है । 


जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण नदीं किया गया अथवा स्थानी को 
निमित्त नहीं माना है यदि वहां सी स्थानिवत्‌ होता है तो लोप भोर यणादेश 
होने पर गरु सज्ञा का काय नही सिद्ध होता। र्लेप्म३न्न, दरेध्यश्व, यहाँ क्रम 
से हन्‌ के अकारलोप और यणादेश का स्थानी अकार भौर इकार संयोगसंज्ञा 
में निमित्त नहीं माना गया हे । क्योकि अचों के व्यवधान से रहित हों 
की संयोगसंज्ञा होती हे । वहाँ भी स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच का व्यवधान 
होने से संयोग संज्ञा नदी प्राप्त होती । संयोग संज्ञा के न होने से शुद सगा 
और गुरु संज्ञा के न होने से प्लुत नहीं ग्राप्त होता । 

अनाश्रीयमाण प्रकृति मै स्थानिवद्भाव मानने पर न पदान्तद्विकेचन सूत्र 
में द्विवचनवरेयलोप आदि भी पढ्ने होगे। जिस से वहाँ स्थानिवद्धाव का 
निपेध हो सके । अन्यथा दद्ध्यत्र यहां यणादेश का स्थानी इकार अनचि च 
से द्वितव करन में निमित्त नहीं माना गया दै क्योंकि वह अच परे द्वोने 
पर द्वित्व का निषेध करता है इस लिये वहां स्थानिवव हो जायया तो अच 
परे हो जाने से धकार को द्वित्व नहीं प्राप्त होता । यायावरः (यायाय- 
वरच) यहाँ यटन्त या धातु से वरच प्रत्यय परे रते अतो लोपः से यद 


अष्टम आहिक ७३ 


क्सळोपे छुग्वचनम्‌ । 
क्सलोपे छुग्‌ वक्तव्यः | अदुग्ध अदुग्धाः । 'छुग्वा दुहदिहलिह- 
गुहामात्मनेपदे दन्त्ये? इति । 
हन्ते धत्वम्‌ | 
हन्तेर्घत्वं वक्तव्यम्‌ | घयन्ति । घन्तु । अघ्रन्‌ । 
अस्तु तह्यांश्रीयमाणायां प्रकृताविति । 





के अकार का लोप होकर लोपो व्योवेलि सय का लोप हो जाता हे । यङ 
के अकारलोप का स्थानी अकार लोपो व्यो० में निमित्त नदी माना गया है तो 
वहां स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान हो जाने से य का लोप नहीं प्राप्त होता 
उस के लिये न पदान्त सूत्र में वरेयलोप कह कर स्थानिवद्धाव का निषेध कहना होगा | 


अनाश्रीयमाण प्रकृति मै स्थानिवद्धाव सानेन पर क्स का लोप न कह 
कर टक कहना होगा । जिससे स्थानिवद्भाव का झगड़ा ही मिट जाय। अदुग्ध 
अदुरधाः ( दुइ-क्स-छइ त, थास्‌ ) यहाँ दुह धातु स छड मत, थास्‌ पर 
रहते ऊग्वा दुहदिहल्हिगुशामात्मनेपदे दन्त्ये से क्स का लुक्‌ होता है। यदि 
क्स का लुक न कर के घोलोंपो लेटि वा से अनुब्रृत्त लोप ही विकल्प से विधान 


hos 


कर दै तो झलोन्त्य परिभाषा से क्स के अन्त्य अकार का लोप दो कर शेष स्‌ 
शब्द का झलो झलि से लोप होने से इष्ट रूप वन सकता हैं किन्तु क्स के 
अकारलोप का स्थानी अकार झलो झलि में निमित्त नही माना गया हे इस 
ल्यि स्थानिवत्‌ दो कर झळ परे न रहने सेक्स कें सकार का लोप नही प्राप्त 
होता । उसके लिये छुकू ग्रहण कर के सम्पूण क्स शब्द का लुक्‌ करना होगा । 
चेस अद्रहहि अधुक्षावहि यद्वां वहि प्रत्यय परे हृते क्स का चेकल्पिक क करना 
आवश्यक भी है। क्योकि वहि का वकार झल नहीं उसके पर रहते 


झलो झलि से कस का लोप नही प्राप्त होता । 


अनाश्रीयसाण प्रकृति में स्थानिवद्धाव मानने पर हन्‌ के इकार को 
घकार कहना होगा । घ्नन्ति, घ्नन्तु, अध्नन्‌। यहां गमहनजनखन० से हुए 
उपघाहोप का स्थानी अकार, हो हन्तेड्णन्तेछु में निमित्त नहीं माना गया है 
इस लिये स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान दो जाने से हन्‌ केह को घ 
नहीं प्राप्त होता । 

अच्छा तो फिर आश्रीयमाण प्रकृति मै ही स्थानिवद्दाव मान लीजिये । 
जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया गया हे अथवा उसे निमित्त माना गया 


७७४ व्याक्रणमद्दाभाष्य 
प्रहणे स्थानिवादिति चेज्जग्व्यादिष्वादेशग्रातिषेषः । 


ग्रहणेषु स्थानिवदिति चेद्‌ जग्ध्यादिपु आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्य: | 
निराद्य, समाद्य। 'अदो जग्धिल्यप्‌ ति किति’ इत्यदो जग्धिभावः 
प्राप्नोति। 
यणादेशे युळोपत्त्वानुनासिकात्तम्रातिषेधः | 


यणादेशे युळोपेस्वालुनासिकाच्चानां प्रतिपेधो बक्तव्यः । यलोप-- 
चाय्चोः अध्वर्य्वाः । 'लोपो व्योर्वळी'ति यलोपः प्राप्नोति । उलोप— 
अकुर्वि आझाम्‌ अकुर्व्याशाम्‌ । "नित्यं करोतेः ये चःत्युकारलोपः प्राप्नोति । 
ईत्व-अलुनि आशाम्‌ अळुम्याशास्‌। ई हल्यघो'रितीत्वे प्राप्नोति । 
अनुनासिकास्व--अजछि आशाम्‌ अजश्याशाम्‌ । थे विभपे'त्यनुनासि 
काचं प्राप्नोति । 


हे वहाँ स्थानिवद्भाव होता है अन्यत्र नही ऐसा मान लेवें । 

जहां स्थानी का ग्रहण किया गया अथवा उसे निमित्त माना गया है 
यदि वही स्थानितद्राव होता हे तो जग्थि आदि आदेश का निषेध कहना 
होगा । निराद्य समाद्य । (निर्‌ सम्‌ अदू-णिच्‌-ल्यप्‌ ) यहां णिजन्त अदू धातु से 
ल्यप्‌ पेर रहते णेरनिटि से णि का लोप हुआ है। णि लोप का स्थानीणि 
अदो जस्धिल्येप्‌ ति किति से जग्धि आदेश करने म निमित्त नहीँ माना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न होने से णि का व्यवधान न होगा इस लिये त्यप्‌ परे 
रहते जग्वि आदेश प्राप्त होता है 1 यणादेश होने पर यलोप, उलोप, ईत्व, 
शौर थअउुनालिक को होने वाले आत्त का निपेध कहना होगा । वाय्वोः अवर्य्यो, 
(बायु, भथ्वयु भोस्‌ यद्वां उको यणचि से हुए यणादेश का स्थानी उकार लोपो 
व्योवेलि में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से वळू परे 
दो कर यकार का लोप प्राप्त होता हे । अकुवि आशाम्‌= अकुब्योशाम्‌ (क्क 
लट इट) यहां यणादेश का स्थानी इकार ये च में निमित्त नहीं साना गया 
तो स्थानिदइत्‌ न दोने मे यकार पेर हो कर कृ धातु के उकार का लोप 
प्राप्त दोता हुँ 1 अठुन थागाम=अट्न्याशाम । (ढूब-क्षा-रङ इद्‌) यहाँ इद 
प्रत्यय के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार 5 दव्यघोः में निमित्त नहीं 
साना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से यकार परे हो कर श्ना के आकार को 


की A 





१ ब्रद्वणेषु = गृद्यमाणपु स्थानिषु । स्थानियों के ग्रद्दीत होन पर! यहाँ 


घहल ग्रहण से फम में व्यद हआ है । 


अएस आहिक ७७५ 


रायात्वप्रतिषधरच । 


रायात्वस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः | रायि आशाम्‌ राय्याशाम्‌। 
'रायो हली(त्यात्वं पराप्नोति । 


दीर्घ यळोपप्रतिपेधः । 


दीर्घे यलोपस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । सोर्ये नाम हिमवतः श्एङ्गे । 
तद्वान्‌ सोर्यी हिमवानिति । सो इन्नाश्रये दीर्घ कृते 'सूर्यतिप्येति’ यलोपः 
प्राप्रोति । 
अतो दार्धे यलोपवचनम्‌ । 


अतो दीधे यलोपो चक्तव्यः। गार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌ । दीधे 





ईकार प्राप्त होता है । अजज्ञि आशाम-अजन्यागाम्‌। (जन्‌-लड्‌ इट्‌) यहां जौहोत्यादिक 
जन्‌ धातु से लड में वेदिक व्यत्यय से आत्मनेपद इद्‌ प्रत्यय हो कर शपू 
को इलु हुआ है । इलो से धातु को द्वित्व दो गया। इटू के स्थान में हुए 
यणादेश का स्थानी इकार ये विभाषा म॑ निमित्त नही माना गया है तो स्थानिवत्‌ 
न होने से थकार परे हो कर जन्‌ के अनुनासिक नकार को आच्च प्राप्त होता 
हे । रायो हलि से होने वाले आत्व का निषेध कहना होगा । रायि आशाम= 
राय्याशाम्‌ । (रे-डि) यहां ङि के स्थान से हुए यणादेश का स्थानी इकार 
रायो हलि में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से हरू परे 
हो कर रे शाब्द को आत्त प्राप्त होता है । 

दीधे होने पर यलोप का निषेध कहना दोगा । सोया हिमवान । सूर्येण 
एकदिक्‌ सौर्यम्‌ । (सूये-भण्‌) । सौर्ये शङ्गे विद्येते यस्य स. सौर्यां (सोय-इनि) 
यहाँ इन्नन्त सौर्यिन्‌ शब्द से सु परे रहते सौ चसे दीर्घ हुए इन्‌ प्रत्यय का 
स्थानी हस्व इकार सूरयतिष्यागस्त्यमत्स्याना य उपधायाः में निमित्त नहीँ माना 
गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से ईकार परे हो कर सूर्य के य का लोप 
प्राप्त होता है ।' 

अकार को दीधै करने पर यलोप कढना होगा । गार्याभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌ । 
गाग्यी अपत्यम्‌ यार्य. ताभ्याम्‌ । ( गार्गी-ण ) यद्वां गोत्र स्त्रीप्रत्ययान्त गागा शब्द 
से युवापत्य में गोत्रस्त्रिया कुत्सन ण च से ण प्रत्यय हुआ हैं। भ्याम्‌ परे 





१, यदि कहो सूर्यतिप्यागस्त्य० में तो डी की ई परे रहते यलोप का विधान 
है यहा डी की ई नहीं है तव तो यह दोप हंट जायगा | 


"८७६ व्याकरणमहाभाष्य 


कृते 'आपत्यस्य च तद्वितिऽनाती' ति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 


नेष दोपः। आश्रीयते तत्र प्रकृतिस्तद्धित इति॥ सर्वेषामेष 
परिहारः । उक्ते विधिग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ विधिमति स्थानिवद्‌ यथा 
स्याद्‌ अनाश्रीयमाणायामपि प्रकृताविति । 


अथवा पुनरस्त्वविशेपेण स्थानिचदिति। नचु चोक्तम्‌-'अवि- 
शेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधिः । द्विर्यचनादयञ्च 
प्रतिषधे । कललोपे लुग्वचनम्‌ । हन्तेधत्वम्‌ इति’ । नेष दोषः। यत्ताः 

~ ~ A ~ 000 ० १ ~ 
वढुच्यते--अविशेपेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे शुरुविधिरिति। 
उक्तमेतत्‌ । न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वादि'ति। यदप्युच्यते द्विवे- 
चनादयश्च प्रतिपेधे वक्तव्या इति। उच्यन्ते त्यास एब। क्सलोपे 


रहते उसे झुपि च से दीर्घ हो गया हे । दीर्ध हुए ण प्रत्यय के आकार का स्थानी 
हस्व अकार आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति में निमित्त नहीं माना गया है क्योंकि 
वहाँ अनाति कह कर आकार परे रहते यलोप का निषेध किया गया है। तो 
स्थानिवत्‌ न होने से आकार परे द्रो जायगा उससे गाग्यशब्द्स्थ यकार के लोप का 
निषेध प्राप्त होता है । 


यह कोई दोप नदी । आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र का यह अथ नहीं दै 
कि आकार परे रहत अपत्य सस्वन्धी तद्धित यकारळोप का निषेध होता हे 
बल्कि यह भथ है-आकारभिन्न तद्वित परे रहते अपत्यसम्बन्धी यलोप का 
विधान होता हे । अनाति शब्द मे प्रसञ्यप्रतिषिध न मान कर पर्युदास मानेंगे । 
तो गार्गाभ्याम्‌ मे ण प्रत्यय को दीय हुए आकार का स्थानी हशव अकार 
जाकारभिन्न तदित हे ही। उसका स्थानी में आश्रयण होने से स्थानिवत्‌, हो 
जायगा । उससे योप निर्वाध सिद्ध हे । इस पक्ष मे कहे गये अन्य सत्र दोषों 
का भी यह समावान हे--पहळे, सूत्र मे विधिग्रहण का यह प्रयोजन कह चुके हैं 
कि विधिमात्र में स्थानिवद्भाव होता । जहाँ स्थानी को निमित्त माना गया है 
वहां भी और जहां निमित्त नहीं माना गया है वहां सी। जहां स्थानी को 
निमित्त माना गया ह वहाँ स्थानित्रद्गाव मानने में भी कोई दोष न्दी होगा | 
लोप यणादणे गुन्विवि , द्विवचनाट्यदच प्रतिपच क्सलोपे टुग्वचनम्‌ हन्तेघत्वम ये 





२, गार्गी ठाव्द से ण प्रत्यय होने पर भस्याढे तद्धित से पुंवद्भाव दो कर 
गाग्य प्रकृति बन जाती है। गाग्ये अ भ्याम्‌ इस स्थिति में सुपि च से दीर्घ हो कर 
यलोप की अप्राप्ति ६ एसा समझना चाहिये । 


खष्टस आश्विक ५७७ 


लग्वचनसिति। क्रियते त्यास एब। हन्तेर्घत्वसिति सप्तमे परिहारं 
चक्ष्यति । 


न पदान्तद्वियचनवरेयलोषस्वरसषर्णानुस्वार- 
दीघेजशचरबिधिपु ।।१।१।५८॥ 


पद्न्तविधि प्रति न स्थानिवदित्युच्यते। तत्र वेतस्वानिति रूः 
प्राप्नोति । 


जो चार दोष उस पक्ष मे कहे थे उनका समाधान इस प्रकार होगा कि इलेष्म ३ध्न, 
दरेध्यश्‍व मैं सयोगसेज्ञा होने में कोई वाधा न होगी । क्योंकि सयोगसंज्ञा बनाने 
में उक्त स्थरो मे केवळ पूर्वविधि ही नहीं हे अपितु परविधि भी हे । पूर्वविधि 
न होने से स्वानिवद्धात्र न होगा तो संयोगसंज्ञा बन जायगी। उससे शुरुसंशा 
और गुरुत्वप्रयुक्त प्लुत भी दो जायगा । द्विवचनवरेयलोप आदि न पदान्तसूत्र मे 
पढ़े ही दें। इस लिय उनकी भो सिद्धि हो नायगी। दद्ध्यत्र, यायावरः आदि 
स स्थानिवद्भाव निपेध करन के लिये नया वचन नही कहना पडेगा । अदुग्ध, 
अदुग्धा. यहां क्स का छुकू पहले ही छग्वा दुहदिहलिह० सूत्र से विहित है अत 
छुकू का विधान भी अपूर्वं नहीँ कहना पड़ेगा । ध्नन्ति ध्नन्ठु, अघ्नन्‌ में हन्‌ के 
इकार को घकार करने का समाधान भी सप्तमाध्याय मे हो इन्तेडिंणन्नेछु सूत्र पर 
कहेंगे, इस लिय वह भी कोई दोष नहीँ । 

इस सूत्र द्वारा पदान्तविधि में अर्थात्‌ (पदान्त विधि शब्द को भाव 
साधन-निर्देश मानकर) पदान्तता का विधान करने मे स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहा है। उस से वेतस्वान्‌ मै स्‌ को रु प्राप्त होता हे । क्योंकि वेतस शब्द 
से कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मठुप्‌ से तदस्मिन्नस्ति इस चातुरर्थिक अर्थ में ड्मतुप्‌ 
प्रत्यय कर के टेः से टिसंजक वेतख के अकार का लोप होता है । स्वादि- 
ष्वसर्वनामस्थाने से पूर्व की पदसंज्ञा हो जाती हे। उस अकारलोप के स्थानि- 
वद्धाव का निषेध कर देने से सकार पदान्त हो जाता है। इस लिये सकार 
की पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्धाव का निषेध हो कर सकार पदान्त 
हो जायगा तो ससजुपो रु से सकार को रुत्व प्राप्त होता है । 








१. वहां यह समाधान है कि घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन्‌ में उपधा लोप को स्था- 
निवत. सान कर चाहे अकार का व्यवधान बौद्धिक हो जाय पर श्रौत अव्यवधान 
तो स्पष्ट है। लिखने सुनने बोलने में तो घ्नन्ति आदि में ह से पर सीधा व्यवधान 
रहित नकार है ही । स्थानिवद्भाव से तो बुद्धिकृत व्यवधान होगा । श्रुतिक्कत तो 


जुडे व्याकरणमहाभाष्य 


नेप दोपः । भसंज्ञाऽत्र वाधिका भविष्यति तसौ मत्वर्थे इति । 
अकारान्तमेतद्‌ भसँज्ञाँ प्रति । पदसंज्ञां प्रति तु खकारान्तम्‌। 

नु चैवं विज्ञायते यः सस्प्रतिपदान्त इति । 

कर्मसाधनस्य विधिराव्इस्योपादाने एतदेवं स्यात्‌ । अयं च 





यह कोई दोप नही । अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध दो कर 
वेतस शब्द सकारान्त हो जायगा तो पद संज्ञा की वाधक तसौ मत्वर्थे से 
भसंज्ञा हो जायगी उस से पदान्त सकार न होने से रुत्व नहीं होगा । तदस्मिन्नस्ति 
इस अधे म॑ होने वाला वेतस्वान्‌ मै ड्मतुप्‌ प्रत्यय भी मत्वर्थ में स्पष्ट है । 

भसंज्ञा के विधान मे तो अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध न 
होगा । इस लिये भसंज्ञा के प्रति अकारान्त ही वेतस शव्द होगा, सकारान्त 
नहीं । पदसंज्ञा के विधान मे सकार को पदान्त बनाना हे इस लिय स्थानिवदू 
भाव का निषेध हो जायगा । तव अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो सकारान्त 
वेतस्‌ शब्द के स्वादिप्वसर्वनामस्थाने से पदसंज्ञक होने से रुत्व प्राप्त होता है । 

पदान्तविधि का अर्थ सम्प्रतिपदान्त, को विधि करने में स्थानिवत्‌ नहीँ 
होता ऐसा यदि मानें तो देतस्वान्‌ मे टोष न होगा । सम्प्रतिमदान्त से 
तात्पर्यं है जो स्थानिवद्भाव के निषेध के विना ही पदान्त बना हुआ विद्यः 
मान हे जैसे कौ स्त., कानि सन्ति इत्यादि में उस को कोई कार्य करना हो 
तो स्थानिवत्‌ का निषेध होता हे । पदान्तता का विधान करने में नही होता । 
वेतस्वान्‌ मै वतस्‌ यह सकारान्त पद स्थानिवद्भाव के निवेध से पहळे नही वना हुआ 
हे । इस लिये पदान्तचिधि न होने से अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निपेध 
न होगा । तव अकारछोप स्थानित्रत हो जायगा । उस से पढान्त सकार न 
मिलने से सुत्व न होगा । 

कर्मसाधन विधि शब्द को मानने पर सम्प्रतिपदान्त को विधि करने 
में स्थानिवद्भाव नहीं होता यह अर्थ हो सकता हैं। किन्तु भाव साधन विधि 


अव्यवधान हे । अन्यथा हन्‌ के हकार से पर सीवा नकार कहीं पर भी न मिलने से 
हो हन्ते० मे नकार परे रहते कहा हुआ कुत्वविधान व्यर्थ हो जाताहे। इस लिय 
वहां नकार परे रहते कुत्व विवान के सामर्थ्य से श्रुतिक्तत आनन्तर्यं माना जायगा 
उसमे व्नन्ति आदि में इ को घ निर्वाध मिद्ध है । 

१ सम्प्रति शब्द का पद शब्द के साथ सुप्सुपा समास होकर अन्त आब्द के 
साथ घप्टी समास दोता है । 


अष्टम आहिक ५७५९ 


विधिशाव्दोऽस्त्येव कर्मसाधनः । विधीयते इति विधिरिति। अस्ति 
च भावसाधनो विधाने विधिरिति । तत्र भावसाधनस्य विधि- 
राव्द्स्योपादाने एप दोषो भवति ! इद्‌ च ब्रह्मबन्ध्वा त्रह्मवस्ध्वे धकारस्य 
जश्त्वं प्राप्नोति । 


शब्द को मानने पर उक्त अथ नही दो सकता । कर्मसाधन का अर्थ 
कर्मवाच्य हे । वि पूर्वक धा घातु से कर्मवाच्य मे उपसगे घो किः से 
कि प्रत्यय करके विधि शब्द बनात तो अथ होगा--विधीयते इति विधिः। 
पदान्तस्य सतः विविः परान्तविधिः 1 पदान्तस्य यह शैषिकी षष्ठी है। 
पहले से विद्यमान पदान्त को कोई विधि करनी हो तो स्थानिवद्धाव का निषेध होता 
हे । विधि शब्द एक तो कमवाच्य हे । जैसा कि अभी दिखाया हे । और एक 
भाववाच्य भी हे । भाव मे कि प्रत्यय फरके विधि शब्द बनायेगे तो कर्थ होगा-- 
विधानं विधिः । पदान्तस्य विधानं पदान्तविधि । यहां पदान्तस्य यह कमे में 
पप्ठी है । पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध होता है। 
भाववाच्य विधि शब्द मानने पर वेतस्वान्‌ में दोष आता है। उसमें पदान्तता 
का विधान करने में किसी को नया पदान्त बनाने में स्थानिवद्भाव नहीं 
होगा तो वेतस्वान्‌ में सकार को पदान्त बनाने के ल्यि स्थानिवद्भाव का 
निषेध हो जायगा उससे पदान्त सकार हो जाने से रुत्व प्राप्त होता है। 
इसके अतिरिक्त भाववाच्य विधि शब्द मानने पर ब्रह्मवन्ध्वा, त्रह्मवन्ध्वे यहां 
चकार को झला जझोन्ते से जश भी प्राप्त होता हे । क्योंकि ब्रह्मबन्धु शब्द से 
स्त्रीलिब्ग में ऊडुतः से ऊद्‌ प्रत्यय कर के सवर्णदीर्घ एकादेश होता हे तो 
व्रह्मवन्धू ऐसा बनता हे। उससे टाळे विभक्ति परे रहते यण हो जाता है। 
यहाँ व्रह्मबन्छु के उकार के साथ ऊड प्रत्यय के दीर्घ एकादेश को परादिवद्भाव 
से ऊड़ मान कर उसके परे रहते पूत्र धकार को स्वादिश्चसरवनामस्थाने से 
पदान्त बनाना हे इस लिये पदान्तविधि होने से स्थानिवद्भाव का निषेध हो 
जायगा तो धकार पदान्त को जश्‌ प्राप्त होता है। भसा के विधान में तो 
स्थानिवद्धाव का निषेध नही होगा इस ढ्यि एकादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा। 
उससे अजादि ऊङ्‌ परे होने पर ब्रह्मबन्धु उकारान्त रहेगा । उस अवस्था में 
स और पद्‌ दोनों की अलग २ अवधि हो जाने से उङ्‌ परे होने पर भी भसंज्ञा 
पदसंज्ञा को बाघ नहीं सकेगी । इस प्रकार पदान्त विधि में धकार को पदान्त बमा 


~ 
कर जश प्राप्त होता हे । 





१, यणादेश का उच्चारण अकिष्वित्कर है । एकादेश दी उदाहरण है । 


“५८६ व्याकरणमहाभाष्य 


अस्ति पुनः किंचिद्‌ भावसाधनस्य विधिराव्दस्योपादाने सतीष्ट 
संग्रहीतम्‌ । आहोस्तिद्‌ दोपान्तमेवेति । 

अस्तीत्याह । इह कानि सन्ति यानि सन्ति को स्तः यौ स्तः इति। 
योऽसौ पदान्तो यकारो वकारो वा श्रूयेत न श्रूयते'। पडिकश्चापि सिद्धो 
भवरतिं । 

चाचिकस्तु न सिध्यति | 





भावसाधन विधिनव्द के मानने म कोई इए संगृद्दीत होता हे क्या? उस 
से कोई लाभ भी है या दोष ही दोष हैं ? 


भावसाधन विधि शब्द मानने से लाभ भी हे । कानि सन्ति, यानि 
सन्ति। कौ स्तः, यौ स्तः। यहां सन्ति और स्तः में इनसोरछोपः से हुआ 
अस्‌ धातु के मकार का लोप स्थानिवत्‌ हो जाता है तो कानि में इको यणचि 
से इ को यकार और कौ में एचोऽयवायावः से औ को आव्‌ हो कर यकार 
चकार पदान्त चन सकते हें । उनकी पदान्तता के विधान में स्थानिवद्भाव 
का निषध हो जाने से अच परे न मिलेगा तो यकार वकार पदान्त नहीं 
सुनाई देते। अथीत्‌ पदान्तविधान में स्थानिवत न होने से कानि सन्ति कौ 
स्तः में यणादेश और आवादेश नहीं होते । इस के अतिरिक्त पडिक भी सिद्ध 
दो जाता हृ । अज्ञातः पडड्गुलिदत्त. पडिक । (घपू-ठच इक) यहा घडङ्गुरिदत्त 
शब्द से अज्ञातादि अर्थ में वहचो मनुत्यनाम्नठज्ञ वा से उच्‌ प्रत्यय करके 
ठाजादावृध्ये द्वितीयादचः मे पड के दूसरे अच उकारोत्तरवर्ती मकार से परे सारे 
टूगुलिदत्त शब्द का ळोप हो कर पड के अकार का यस्येति च से लोप होता हे । समास 
म पपू (अन्तवार्तिनी विभक्ति को लेकर) के सुबन्त होने के कारण पहले ही उसकी पद 
सञ्ञा ह । उसके द्वितीय प्‌ को नया पदान्त नहीं बनाना हे इस लिये पदान्वविधि न 
होने से स्थानिवद्धाव का नियेध न होगा तो अकारान्त पत की ठच्‌ परे रहते असेज्ञा 
रहेगी । पदसंजञा तो पहले से ही पयू पम्‌ इस पक्रारान्त की दै। इस प्रकार अरग अलग 
अवधि होने से अपने त्रिपय में भी भर्यज्ञा पदसेज्ञा कोन वाध सकेगी तो 
पढ संज्ञा होन से झला जगोन्ते से प्‌ को ड़ होकर पडिक वन जाता हैं । 


~ 
च्र्ा 
९ 
he] 
भ 


पर वाचिकः यह प्रयोग तो सिद्ध नहीं होता। भावसाधन विधि शाब्द 
सानन पर वाचिक की सिद्धि नहीं हाती । क्‍योंकि पटिक की तरद्द यहाँ भी आग्रातः 





१, यदद दोनों पक्षां ( विधि शब्द डो भाव साधन अववा अर्म साधन मानने) 
में मांसा प्रयोजन है । 
२, यह विभि शब्द भाव साधन दे टस पक्ष मे ही प्रयोजन बनता ₹। 


अष्टम भाहिक ७८१ 


अस्तु तर्हि कमसाधनः । 

यदि कर्मसाधनः, पडिको न सिध्यति । 
अस्तु तर्हि भावसाधनः । 

चाचिको न सिध्यति । 

वाचिकषडिकी न संवदेते । 

कर्तव्योऽत्र यत्नः । 


i I i त न त पक न 
वागाशीदेत्तः वाचिकः वाच ठच इक । इस प्रकार वागाशीदेत्त शब्द से अज्ञातादि अर्थ 
में ठच प्रत्यय परे रहते ठाजादा० से शीदेत्त शब्द का लोप हो कर अवशिष्ट वागा 
के आकार का यस्येति च से लोप होता है। समास मे अन्तर्वर्तिनी विभक्ति को 
लेकर वाच पहले ही सुवन्त होने से पद हे। इस लिये उस की पदान्तता 
का विधात न होने से आलोप के स्थानिवद्धाव का निषेध न होगा तो ठच्‌ प्रत्यय 
परे रहते आकारान्त वाच की भसञ्चा और चकारान्त की पदसंज्ञा रहेगी । दोनों 
की अलग अलग अवधि होने से भसंज्ञा पदसंशा को च वाधेगी तो पदसञ्ञा हो कर 
चो. कु. से कुल प्राप्त होता है । 

तो फिर कमसाधन विधि शब्द सान ळें । 

यदि कमसाधन विधि शब्द मानते हैं तो षडिक नहीं बनता। क्योंकि 
कसैसाघन विधि शब्द मानने पर पदान्त को कोई विधि करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध होगा तो पडिकः मे घघ्‌ के पदान्त पू को जश्‌ करने से स्थानिवद्भाव 
का निषेध हो कर अकार अन्त में न रहने से भसंज्ञा और पद्संज्ञा दोनों 
पपू इस षकारान्त की दो जायगी। उस समय दोनों की एक अवधि हो जाने 
से अजादि उत्त परे रते अपने विषय मे भहा पदसंञ्चा को बाध लेगी तो 
षष्‌ के पद न होने से जश्‌ नहीं प्राप्त होता । 

अच्छा तो भावसाधन विधि शब्द मान ले । 

भावसाधन विधि शब्द मानने पर वाचिक नहा बनता । 

थे वाचिक और पडिक दोनों एक साथ मेळ नहीं खाते" । 

इनके लिय यत्न करना चाहिय। चह यत्न यही हे कि वाचिक में तो 


एकाक्षरपूवपदानासुत्तरपदलोपो वक्तव्यः इस वार्तिक से उत्तरपद आशीदेत्त शब्द 
का लोप मानेंगे । वहाँ अच्‌ के स्थान भें आदेश न होने से स्थानिवद्धाव का 


१. दोनो एक पक्ष का आश्रयण करने से सिद्ध नहीं होते । 


आ 


५८२ व्याकरणमहाभाष्य 


कथे ब्रह्मचन्ध्वा, त्रह्मवन्ध्वे । 

“उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌? इति । 

कर्थं वेतस्वान्‌ ? । 

तेचं विज्नायते पदस्यान्तः पदान्त । पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः। 





प्रश्‍न ही नहीं उठता । भसंज्ञा और पदसंज्ञा दोनों चकारान्त वाच शब्द की हो 

जायगी । तत्र अपन विपय से भसंज्ञा पदसंज्ञा को वाध लेगी। उससे वाच 
के पढ न हाने से कृत्व नहीं होगा । पडिक में पपष्ठाजादिवचनात्‌ सिद्धम्‌ इस वचन 
से ठाजादाबूल्ब॑ ० से ङ्शुलिवत्त शव्द का लोप करके अवशिष्ट पड के अकार 
का यम्बति च से लोप मानेंगे । वहां अच के स्थान सें आदेश होने से स्थानिवद्भाव 
दो कर अकारान्त की भसंज्ञा ओर पप्‌ इस घकारान्त की पदसंज्ञा रहेगी । 
इस प्रकार अलय २ अवधि हो जनि से भसंज्ञा पदसंज्ञा को न बाघेगी तो पद 
मान कर प्‌ को इ ह्वा जायगा । 

भावसाधन विधि शब्द में व्रह्मवन्व्वा, त्रह्मवन्व्वै केसे बनेंगे ? 

उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ इख परिभाषा से ब्रह्मवन्थ्वा ब्रह्मवन्ध्वै म 
दोप न होगा । वहाँ ऊड॒ का पकादेश परादिवद्भाव से उदड नही माना 
जायगा । उक्त परिभाषा का अर्थ हे कि जिस विधि में पूर्व और पर के स्थान 
में हुए एकादेग को पूर्व के अन्तावयव की तरह भी सानना पढे और पर के 
आदि अवयव की तरह भी मानना पड़े वहाँ अन्तादिवळाव नहीं होता। क्योंकि 
स्वादिपु० सूत्र स पदसेङ्ञा प्रत्यय परे रहते पूव की होती हे उस मै पूर्व और पर दोनों 
वा आश्रयण होता है । इस लिये सवणे दीर्ध हुए एक ही ऊ को पूर्व ब्रह्मवन्धु का उ 
नोर पर ऊड प्रत्यय का ऊ एक साथ नहीं माना जा सकता तो ब्रह्मवन्छु के ऊकारान्त 
रहने से अकार अन्त म न मिलेगा इस र्थि जश्‌ नहीं होगा । टा डे विभक्ति 
परे रदते ना भसंज्ञा निर्वाध हे । ऊड परे रहते सवण दीव एकादेश को परादि- 
चाव मान कर जो चकार की पदान्तता के विधान में स्थानिवळाव का निषेध 
प्राप्त दोता है दह अन्तादिवद्भाव के निषिद्ध हो जाने से व्यर्थ हो जाता 
है। ब्रह्मवन्यु का उकार उद प्रत्यय के साथ मिल कर भी छड नही कद्दायेगा 
नो ऊद के पेर रहन बह्मवन्धु के उकार की भसंज्ञा ही रदेगी। भ भोर पद 
दोनों की अर्वाच अब ब्रह्मबन्धु का उकार ही होने से अपने विषय में भसन्ञा 
पदसला का वाथ लेगी । 

साउसाधन विधिशब्द मानने में वेतस्वान्‌ केस बनेगा ? 

पटान्यविधि नन्द में पदस्थान्तः पदान्तः तर्य विर्वि प्रति इस प्रकार 


भंप्रम झाह्विक ५८३ 


पद्न्तविधि प्रतीति । कर्थं तहिं पदे अन्तः पदान्तः । पदान्तस्य विचिः 
पदान्तचिचिः। पदान्तविधि प्रतीति। अथवा यथैवान्यान्यपि पदकार्या- 
ण्युपप्लवन्ते रुत्वं जश्त्वं च, एवमिदमपि पदकार्यसुपप्लोष्यते । किम्‌। 
भसंज्ञा नास । 

बरे यळोपविर्थि प्रति न स्थानिवद्भचतीत्युच्यते तत्र ते 'अप्स 
यायावरः प्रवपेत पिण्डान? इति । अवर्णळोपचिर्थि प्रति स्थानिवत्‌ 
स्यात्‌ । 
घष्ठीसमास मान कर पद॒ का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध होता 
है ऐसा अर्थ नहीं सानेगे बल्कि परे अन्तः पदान्त तस्य विवि प्रति इस प्रकार 
सक्षमीसमास मान कर पद्‌ परे रहते किसी को अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌. 
का निषेध होता है ऐसा अर्थ मानेगे तो वेतस्वान्‌ म भी दोष न होगा] 
वेतस्वान्‌ मे वेतस से परे ड्मतुप्‌ प्रत्यय है, पद नहीं है। इस ल्यि पदान्त- 
विधि न होने से स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर अन्त 
मे सकार न मिलने से रुत्व नही होगा । 

अथवा जैसे पद का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध मानने 
से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु ब्रह्मनन्ध्वामेंध को जशुत्व ये अन्य पद के कार्य 
प्राप्त होते हैं ऐसे भसंज्ञा भी पदका कार्य होने से पदान्तविधि हो जायगी । 
क्योकि पद दो कर भसज्ञक होता है इस प्रकार भसंहा भी पद का कार्य 
हे। तो भसंज्ञा करने में स्थानिवत्‌ का निषेध हो कर सकारन्त की भसंज्ञा 
हो जायगी उस से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु नही होगा। उपप्लवन्ते=्प्राप्त होते 
हैं । उपप्लोप्यते = प्राप्त हो जायगी। मान ली जायगी । किमून्क्या। भसञ्चा । 
इस प्रकार पदान्तविधि शब्द में विधि को भावसाधन या कर्मसाधन कुछ भी 
मान लेवें, कही दोष नही आता । 


सूत्र मे वरे यछोपविधि शब्द से वरचू प्रत्यय परे रहते यकार के लोप में 
ही स्थानिवद्भाव का निषेध कहा है। उससे यायावर' ( यायाय वरच्‌) यहां 
यङन्त या घातु से वरच प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से हुए यड्‌ के अकारलोप 
को स्थानिवत्‌ मान कर अजादि कित्‌ ङित्‌ आर्धधातुक परे हो जाने से आतो 
लोप इटि च से या के आकार का लोप प्राप्त होता है। इस लिय जैसे लोपो 
व्योर्वलि से यलोप करने में अकार लोप के स्थानिवद्भाव का निषध कहा है 
पैसे आलोप करने में भी अकार लोप के स्थानिवदूभाव का निषेध कहना 


चाहिये । 


५८४ व्याकरणंमहाभाण्ये 


चप दोषः | नेवं विज्ञायते वरे यलोपविधिं प्रति न स्थानिवदिति । 
कथं तर्हि । वरे अयलोपविधि प्रतीति। किमिद्मयलोपविधि प्रतीति । 
अव्र्णढापविधि प्रति, यळोपविर्थे च प्रतीति । 

अथवा योगविभागः करिष्यते। 'बरे लुप्तं न स्थानिवत्‌ ततो 
'यळोपविर्थि प्रति न स्थानिवदिति । 

यलोपे किसुदाहरणम्‌ ? 

कण्ड्यतेरप्रत्ययः कण्डूः इति । 

तेतदस्ति । कवौ छप्तं न स्थानिवत्‌ । 


यह कोई दोष नही । वरेयलोप में अकार का प्रलेप कर के वरे अयलोप 
ऐसा समन्ञगे । उससे वरच्‌ प्रत्यय परे रहते अवणेलोप और यलोप दोनों में 
स्थानिवद्भाव का निपेघ हो जायगा । तो यायावर मे या के आका लोप न द्दोगा। 


अथवा वरेयलोप को एक पद न समझ कर वरे यह योगविभाग समझेगे । 
वरे यह पृथक्‌ हे । यलोप पृथक्‌ हे । वरे का अथ होगा कि वरच परे रहते जो भी 
छप्त हमा है चह स्थानिवत नही होता। उससे यायावरः मे वरच परे रहते 
अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा। तो आतो लोप इटि च से आलोप न दोगा 
आर लोपो व्योर्वलि से यलोप हो जायगा । यलोप विधि का अथै होगा कि यलोप 
करने में जो सी अजादेश है वह स्थानिवत्‌ नहीं होता । उसका उपयोग वरच्‌ 
प्रत्यय स अन्यत्र भी हो सकेगा । 

यलोपविधि मे क्या उदाहरण हे ? 

वप्ट्यतीति कण्हू: । ( कण्ड्य-क्विप्‌ ) यहां इच्छाक्यजन्त कण्डूय धातु से 
क्विप्‌ प्रत्यय हुआ हे । कण्डवादिभ्यो यकू से यक्‌ कर के यगन्त कण्डूय से तो 
क्पिप्‌ नहा होता । क्योकि भाप्यकार ने कम्ड्वादिभ्यो यकू सूत्र पर स्वय यह 
कहा दे फि--नेतिभ्य क्विपू इस्यते इति। अप्रत्यय का अर्थ अविद्यमान प्रत्यय 
हे। अविद्यमान प्रयय' अप्रत्यय. । जो प्रत्यय सर्वथा लुप्त हो कर विद्यमान नहीं 
रहता जेस मित्रप , विच्‌ , ण्विन्‌, विट , ण्वि आदि, वह अप्रत्यय कहाता है । 
यहाँ काटः मे क्यिपू परे रहते यके अकार का अतो लोप, से लोप हुआ हं । 
उसको स्थानिवत मान कर लोपो व्योर्वलि सेय का लोप नही प्राप्त द्दोता । यलोप 
विधि म स्थानिवत्‌ का निर्येध हो जाने से हो जाता हैं । 

चइ कोई डदाइरण नही । क्विप्‌ परे रहते क्तरिठगपवाल्वचट्परनिहासकुन्वेपू' 


वर 


पर्मर्यानम्‌ रस वार्तिक से स्थानिवत्‌ का निपेध किया गया एँ उसीस यहा 


अष्टम आद्विक ७८११ 
इदे तहि प्रयोजनम । सौरी बलाका । 
नेतदस्ति । उपधात्वविधिै प्रति न स्थानिवत्‌! 
इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । आदित्यः । 
नेतदस्ति । पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌? । 
इदे तर्हि प्रयोजनम्‌ । कण्डूतिर्वल्गूतिः । 


अच्छा यह उदाहरण ढीजिये । सौरी वलाका । सूर्येण एकदिक्‌ सौरी 
(सूये-अण्‌-डीप्‌) । यहां अण प्रत्ययान्त सूये शब्द से ङीप्‌ परे रहते अण्‌ के 
अकार का आर अण्‌ परे रहते सूर्य के अकार का यस्येति च से लोप हुआ 
है। उन दोनों के स्थानिवत्‌ होने से यकार उपधा में न रहेगा तो सूर्य- 
तिष्यागस्त्यभत्स्याना य उपधायाः से यकार का लोप नही प्राप्त होता। यछोप 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से अण्‌ के अकार लोप को समानाश्रय 
होने के कारण असिद्धवदत्रामात्‌ से असिद्ध मान कर यकार उपधा में मिल 
जायगा तो य का लोप हो जाता है । 


यह भी कोई उदाहरण नही। यहाँ उपधा का कार्य होने से किलुगुपधात्व 
चड्पर० से ही स्थानिवत्‌ का निषेध हो जायगा । 


तो फिर यह उदाहरण लीजिये । आदित्यः । आदित्ये भवः आदित्यः । 
आदित्य (आदित्य-भण) यहां आदित्य शब्द से भव अर्थ में दित्यदित्याढित्य० 
से हुए ण्य प्रत्यय के परे रहते यस्येति च से आदित्य कें अकार का लोप 
हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मानकर हलो यमा यमि लोप से आदित्य के 
यकार का लोप नहीं प्राप्त होता। यलोप में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से 


हो जाता है। 


यह भी कोई उदाहरण नही । यहां भी हलो यमां यमि लोप यह 
सूत्र पूर्वत्रासिद्वीय प्रकरण का है । ओर पूर्वत्रासिद्धीय प्रकरण के कार्यों मे 
पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वातिक से ही स्थानिवत्‌ का निषेध कहा गया 


है । उसी से सिद्ध हो जाने से इस की आवश्यकता नहीं । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । कण्टूतिः वल्गूति- । (कण्डूय-क्तिन्‌ ) 
यहां यक्प्रत्ययान्त कण्डूय घातु से क्तिन्‌ परे रहते अतो लोपः से यक्‌ के अकार 
का लोप हुआ हे । उस को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्यो० से यलोप नहीं 
प्राप्त होता । यलोप विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध कने से दो जाता है । 


८ है व्याकरणमहाभाप्ये 


नतदस्ति प्रयोजनम्‌ । कण्ड्या वल्गूया इति भवितव्यम्‌ । 
इदं तर्हि-कण्डूयतेः क्तिच्‌ । ब्राह्मणकण्ड्रतिः । क्षत्रियकण्ड्ूतिः 


प्रतिषेधे स्वरदीधयलोपेपु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ । 


प्रतिपेधे स्वरदीधयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवदिति 
वक्तव्यम्‌ । स्वर--आकर्पिकः । चिकीर्षकः जिहीषकः । यो ह्यन्य आदेशः 
स्थानिवद्वाला भवति । पञ्चारत्स्यो दशारत्न्यः । स्वर। दीर्घ--प्रति- 





यह भी काई उदाहरण नहीं । क्याकि कण्डवादियगन्त कण्ड्य धातु प्रत्ययान्त 


[a 


हे । उस से स्त्रीलिङ्ग म स्त्रिया क्तिन्‌ को बाध कर अ प्रत्ययात्‌ से अ 


प्रत्यय होगा। उस के बाद टापू हो कर कण्ड्या वल्गूया थे रूप बनेगें। कण्डूति 
वत्नृति नहीं । 


तव तो व्राद्मणकण्टूति , ध्षत्रियकण्ड्डति. यह उदादरण लीज्यि। यहाँ 

यगन्त कण्ट्य धातु से कर्ती में क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ से क्तिच्‌ प्रत्यय हुआ है । 

उस के परे रहते अतो लोप, से हुए अकार लोप को स्थानिवत्‌ मान कर यलोप 

नही प्राप्त होता । यलोपविधि म स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता हे । 

वग्डून शब्द का ब्राह्मण शब्द के साथ पडीसमास सान कर व्राह्मणकण्डूति 
दे रुप बनता ह। 


स्पर, दीर्घ और यलोपविधि म लोप रूप अज्जादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं 
होता यह कइना चाहिये । लोप से भिन्न अन्य अजादेश तो स्थानित्रत्‌ ही 
होते हँ । स्वर जस--आकर्षिकः । आकर्षण चरति (नाकपै-प्ल्‌) यहाँ भाकप 
शब्द से प्छर प्रत्यय परे रहते ग्रस्थति चसे आकर्ष के अकार का लोप हुआ 
हे । उस को स्थानिवत मान कर अकार का व्यवधान हो जायगा तो हिति 
से ककार के अकार को उदात्त स्मर नहा प्राप्त होता । स्वर में लोप रूप 
आदन होने से स्थानित्रत का नियेध दो कर ककार के अकार को उदात्त हो आता 


हक 


४1 टूली प्रकार चिरीपफ' जि्हीपक (चिक्रीप जिद्दीब-प्थुल ) यहां सन्नन्त चिकाप 
चानु से प्लट परे रदेते सन्‌ के अकार का अतो सेप से लोप हता दह उस 
की र गानिवत मान कर अफार का व्ययधान हो जान से लिति से की शब्द के 
ईयार के उदार नदरी प्राप्त होता । स्पर में छोपरूप लादेन के स्थ्रानिउत 
फा निरध दोन से हंकार को उदात्त दे जाता ह । किन्तु पन्चारत्न्यः दशारत्न्यः 
गई सो ऐोपरूप लादेश नहीं हैं दस दिय घड स्थानित्रत ही हो जायगा | पश्चारत्नि 


अएम भाहिक पट 


प्रतिदीव्ने = 


दीव्ना। प्रतिदीव्ने! यो ह्यन्य आदेशाः स्थानिवदेवासौ भवति । 
कियों: गियोः। दीर्घ । यलोप घ्राह्मणकण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः । यो 
हास्य आदेशः स्थानिवदेवासौ भवति | वाय्वोः अध्वय्वाः इति । 


तत्तहिं बक्तव्यम्‌। 
न वक्तव्यम्‌। इह हि लोपोपि प्रक्कतः। आदेशोपि । विधि- 
ग्रहणमपि प्रकृतमचुवर्तते। दीघ [दियोपि निर्दिश्यन्ते । केवलं तत्राभि- 


शब्द से जस्‌ परें रहते जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्रादणौ चढथुपधायाः इस 
वार्षिक से जसिच से प्राप्त गुण का अभाव हो कर इको यणचि से वेद में 
यणादेश होता है । वह लोप रूप नही है। उसके स्थातिवत होने से इगन्त हो 
जायगा दो इगन्तकालकपालभगाळ० से पूर्वपदप्रकृतिस्वर हो जाता हे। दीधे का 
उदाहरण प्रतिदीन्वा, प्रतिदीव्ने हे । यहाँ अन्नन्त प्रतिदिवन शब्द से टा डे विभक्ति 
परे रहते अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का लोप हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ 
मान कर दलि च से दीव नही प्रात होता । लोप रूप आदेश होने से स्थानिवद्भाव 
का निषेध हो जायगा तो दीव हो जाता है। किन्तु कियो” गिर्योः ( किरि गिरि- 
ओस्‌ ) यहां किरि गिरि शाब्दो से ओस्‌ परे रहते इको यणचि से यण्‌ रूप 
आदेश हुआ है। उस के छोपरूप न होने से स्थानित्रत्‌ का निषेध न होगा 
तो रेफान्त न मिलने से हरि च से दोघे नही होता। यलोप का उदाहरण 
त्राह्मगकण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः यह कह ही चुके हैं। कण्डूति मे यक्‌ के 
अकार का लोप हुआ है। उस के लोप रूप आदेश होने से स्थानवद्वाव का 
नियेध हो जायगा तो वल्‌ परे मिलने से लोपो व्योवलि से यलोप हो जाता दे । 
किन्तु वाय्वोः अध्वर्य्यो. यहाँ वायु अध्वर्यु शब्दों से ओस्‌ परे रहते इको 
यणचि से यणादेश हुआ है। उस के लोप रूप न होने से स्थानिवद्भाव का 
निवेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर वरू प्रे न मिलेगा । उस से लोपो व्यो० से 
यलोप नही होता है । 

तो क्या स्वर दीधे यलोप विधि मे लोपरूप आदेश ही रथानिवत्‌ होता 
हे अन्य नही यह वचन कहना हे गा १ 

इस वचन के अळग कदने की आवश्यकता नहीं । यहाँ लोप, आदेश, विधि 


ग्रहण और स्वर दीधे यलोप आदि सभी पढे हुए हैं। सूत्र में सभी का 
निंदेश है। केवळ इन सब का आपस में सम्बन्धमात्र करना है कि स्वर 


प्ढ्ट च्याकरणसहाभाष्य 


सम्बन्धमात्र कर्तव्यम । स्वरदीर्घयलोपविधिपु छोपाजादेशो न स्थानि- 
बदिति । 


आचुपूव्येण सनिविष्टानां यथेष्टमभिसस्वन्धः शक्यते कर्तम्‌। 
त चतान्याहुपूर्व्येण संनिविष्टानि । 


अनाजुपूर्व्येणापि संनिविष्टानां यथेप्रमभिसम्वन्धो भवति । 
तद्यथा अनडवाहमुदहारि या त्वे हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि सा- 
चीनमभिधावन्तमद्राक्षीः इति । तस्य यथेषएमभिसम्वन्धो भवति- 
उदहारि भगिनि या त्वं ङुम्भं हरसि शिरसा अनड्वाहं साचीन- 
ममभिधावन्तमद्राक्षीः इति । 





दोघे मर यलोप विधि में लोपरूप अजादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं होता । अन्य आदेश 
तो स्थानिवत ही होते है । 


क्सी आनुपूर्वी एवं क्रम से रखे हुए शब्दों का ही आपस में यथेष्ट 
सम्यन्ध किया जा सकता हे । यहां लोप, आदेश, स्तर, दीर्ध आदि का कोई 
क्रम नहीं है। ये किसी आनुपूर्वी से निर्दिष्ट नहीं हैं इस लिये इन का अभीष्ट 
सम्बन्ध केसे किया जा सकेगा कि स्वर दीर्ध यलोपविधि में लोप रूप अजादेश 
स्थानिवत नहीं होता । 


आनुपूर्वी अथवा क्रम से रहित रखे हुए शब्दों का भी वक्ता की इच्छा 
से यथेष्ट सम्बन्ध होता है। जेसे--अनइवाहमुदरारि या त्वं हरसि गिरसा 
छम्भ भगिनि नाचीनमभिधावन्तमद्राक्षीः इस वाक्य में पदों का कोई आनुपूर्व्य 
नहीं दें1 ये किसी उचित फ्रम से नहीं रखे हुए हैं। फिर भी वक्ता अपनी वुद्धि 
से इन का उचित समन्वय कर के यू रखता हे कि--उदद्वारि भगिनि या त 
गिरसा कुम्भ हरसि साचीनममिथावन्तमनडवाहमद्राक्षीः । इस वाक्य का भर्थ 
४ कि है जल लाने वाली बहिन! जो तू सिर पर जल का वडाले जा रही है, 
क्या तू ने हघर उधर टेटे मेढे टोढता हुआ वेळ देखा है? इस प्रकार वाक्य 
रचना में यद्यपि फ्लिएत्व दोष तो हे फिर भी अभीए अर्धी का सम्बन्ध दोही 
जाता है | यहां मी विना कहे ही स्वर दीर्ध यलोप विधियों में लोप रूप 
शज्पंदश के स्पानिपद्वाव का निपेध समझ लिया जायगा। उस के छिये अढग 
वचन की लावइयकता नहीं। सूत्ोपातत शब्दों का ही बुद्धिमान अपने अनुरूप 
शझन्यय कर के विवक्षित कर्थ निकार लेगा। क्योंकि पाठळम से अर्थक्रम बलवान, 
नाह 


भएम भाहिक _ ५८९ 


किळ्गुपधात्वचड्परनिहासकुत्वेषूपसंख्यानम्‌ । 
किलुशुपधात्वचडङ्परनिह्वांसकुत्वेषूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । 
छौ किसुदाहरणम्‌ ? 
कण्ड्यतेरप्रत्ययः कण्डूरिति । 
नेतदस्ति । यलोपविर्थ प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इद्‌ तहि पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीः । 
नेतदस्ति । दीर्घविधि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इद्‌ तर्हि लावयते लैः । पावयतेः पोः । 


क्विप्‌, लुक्‌, उपधाकार्य, चड्‌ परे होने वाला हस्व, और कुत्व इन विषयों 
म स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । 

किप्‌ के विषय का क्या उदाइरण है? 

क्यज्जन्त कण्डून्‌ घातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके कण्ह्‌ यह रूप बनता है 
जो किप्‌ का उदाहरण है । यहां किप्‌ परे रहते क्यच्‌ के अकार का अतो लोपः 
से लोप होता हे। उस अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्यो० से यळोप 
नहीं प्राप्त होता । किपू में स्थानिवद्भाव का निषेध कहने से हो जाता है । 


यह कोई उदाहरण नहीं । यलोप विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहा है उसी से यह सिद्ध हो जायगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण ढीजिये। पिपटी'। यहाँ सन्नन्त पिपठिप 
धातु से किप्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ के अकार का अतो लोपः से लोप होता है । 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर वोंरुपघाया दीर्घ इकः से दीर्घ नहीं प्राक्त होता । 
क्किप्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता दै । 

यह भी कोई उदाहरण नहीं । दीर्धविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कहा 
है उसी से यह सिद्ध हो जायगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । छौ: पौ$। ( लनणिच-क्किप्‌ ) यहां णिजन्त 
लू, धातु से किप्‌ परे रहते वृद्धि और आवादेश हो कर णिच्‌ का लोप हुआ है। 
उस को स्थानिवत्‌ मानने से णि का व्यवधान हो जायगा तो लावू के वकार 
को च्छवोः झडनुनासिकें च से उठ्‌ नहीं प्राप्त होता । किप में स्थानिवत्‌ का निषेध 
कहने से दो जाता दै । 


Cp ~~ 


०० व्याकरणमहाभाप्य 

नतदस्ति । अक्षता बुद्धयावादशी णिलोपः । प्रत्ययलक्षणेन 
ब्रद्धिभविप्यति । 

इद तहि लवमाचष्टे लवयति । लबयतेरप्रत्यये लोः । स्थानि- 
चद्भाचाद्‌ णेरूटू न प्राप्नोति । 'कौ छुपं न स्थानिचदिति’ भवति । 

एवमपि न सिध्यति । कथम्‌ । छौ णिलोपो णावकारलोपः । तस्य 
स्थानिवद्धाचादूद न प्राप्तोति । 


नेप दोपः । नेवं विज्ञायते को लुप्तं न स्थानिवदिति। कथं तहिँ। 





यह भी कोई उदाहरण नदीं। यहां ( लःणिच-क्विपू) इस अवस्था में 
ल को वृद्धि और आवादेश न करके पहले णि का लोप करेंगे। उसको 
प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण मान कर लू को वृद्धि हो जायगी। 
एचो$य़रवाळाव से होने वाळा आघू आदेश तो अच्‌ रूप वर्ण के आश्रित होन 
से प्रत्ययलक्षण सान कर नहीं होगा क्योंकि वर्णाश्रय नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ इस 
परिभारा से वणोश्रित कार्य में प्रत्ययलक्षण नही हुआ करता। उससे लौः पौः 
बन जायेगे । इस प्रक्रिया मे स्थानित्रदभाव का प्रसद्ध ही नहीं । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। लवमाचट्टे लवयति | लवयतीति लौः । 
यहाँ लव श्रातिपदिक से तत्करोति तदाचष्टे इस वातिक से [णच प्रत्यय हुआ 
द्द । णिच परे रहते ट" से टिसञ्चक लवर के अकार का लोप हो कर लव-ह यह 
णिजन्त धातु बन जाता ह। उस से किप प्रत्यय परे रहते णि का लोप होता 
दै। णिळेय को स्थानिवत्‌ मान कर च्ट्वोः झड़नुनासिके च से होने वाला 
घकार का ऊट्‌ नदी प्रात होता । छिप पेर रहते लुप्त मै स्थानिवद्भाव का निपेध 


~ 


उक्त प्रजया मे भी की पौ. में उठू नहीं सिद्ध होता हे । क्योंकि 
TI णिच पर डू पवर? 9०० = है, ०२, 
( 7ए-णिद्-क्िप्‌ ) उस अवस्था सें क्तिप परे रहते णिका लोप हुआ है। भोर 
णि पर रहते लब के ज्ञफार का लोप हुआ ह1 णिलोप के स्थानिवद्धाव का 
प्‌ जप? द हिन किन्न शो, क च्च 2. 
निरेध टोने पर भी अफारलोप के स्थानिवद्धाव से ऊठ नहीं प्राप्त होता। क 
या नियेथ नो रिए परे रहने हुए णिलोप के स्थानिवत्व को ही रोक सकेगा । 
णिच पेर रदले 77 अकारलोप के स्थानिउत्व को नहीं रोफ सकता । 


यप गोट दोण नदीं। क्रि लगूप« टस वातिक से छिप पेर रहते जा छपत 
य ~) कळू नियिध हां व्य म 
हुआ ई उसी में स्थानिवद्यार का निवेध नहीं साना जाता बल्कि डिम परे रहए 


क्षएम भाहिक फे 


की विधि प्रति न स्थानिवदिति । 

लुकि किसुदाहरणम्‌ ? 

चिस्वम्‌। वदरम्‌ । 

नेतदस्ति । पुवद्भावेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । 

इदं तर्हि आमलकम्‌ । 

नैतदस्ति । वक्ष्यत्येतत्‌ 'फले लुग्वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तर- 
कोई भी विधि करने म स्थानिवद्भाव का निषेध माना जाताहै। लो. पोः में 
किप पर है ही । उस के पर रहते णिच्‌ दै । णिच्‌ परे रहते अकारऴोप हुआ है 
वह किस्‌ परे रहते हुए विधि है उस में स्थानिवद्भाव का निषेध हो जायगा तो णिलोप 
क्षौर अकारलोप दोनों ही स्थानिवत्‌ न होंगे । फिर उठ निर्बाध हैं। 

लुक्‌ विषय मे क्या उदाइरज है? 

लक्‌ विषय मे विम्वम्‌ । वद्रम्‌ । ये उदाहरण हँ । ( बिम्ब्या: वदर्याश्च 
फलम्‌ ) यहाँ विम्वी वदरी शब्दो से विकार अर्थ मे अनुदात्तादेश्व से झन्‌ प्रत्यय 
हो कर उस का फळे लक्‌ से लुक होता है। साथ ही लुकू तद्धितळकि से बिम्बी 
बदरी के दीप्‌ स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है | डीषू के छुक्‌ को स्थानिवत्‌ 
मान कर यस्येति च से चिम्ब बदर के अकार का लोप प्राप्त होता हे । छुक्‌ में 
स्वानिवत्‌ का निषेध कहने से नदी होता । 

यह कोई उदाहरण नहीं। यह तो पुवदूभावसे भी सिद्ध है। विस्बी 
वदरी से अजू प्रत्यय हुआ हे । वह अजादि हे । उस के परे रहते पूव की भसंज्ञा 
हं. जायगी तो भस्याढे तद्धित इस वातिक से बिम्बी बद्री को पुंबत्‌ हो कर 
चिम्व बद्र शब्द बन जायेगे। तब डीषु के लुक्‌ का प्रसङ्ग ही न होने से स्थानि- 
बद्धाव प्राप्त ही नहीं । 

तो फिर क्षामलकम्‌ यह उदाहरण ळीजिये । आमलक्याः फलम्‌ इस अर्थ 
से आमटकी शब्द के इडसंज्ञक होने से नित्यं वृद्धशरादिभ्य से मयट्‌ प्रत्यय 
हो कर उस का फले ळुकू से छुक दो जाता हे । मयद्‌ प्रत्यय के अजादि न होने 
से उस के परे रहते पू की भसैज्ञा न होगी तो आमछकी को भस्याढे तद्धिते 
से ईवत्‌ न हो कर लुक तद्धितलुकि से डॉपू का लुक्‌ ही करना होगा। छुकू होने 
पर उसे स्थानिवत्‌ मान कर आमलक के अकार का लोप प्राप्त होता हे । लक्‌ 
भै स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से नहीं होता । 

यह भी के ई उदाहरण नही | फले लुक्‌ सूत्र पर कहेंगे कि फले छुक्‌ सूत्र 
की कोई आवश्यक्ता नहीं । आमलक्मू विम्वम्‌ बदरम्‌ ये शब्द आमलकी बिम्बी 
बद्री इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों से बने हुए नही दें । बल्कि स्वतन्त्र प्रकत्यन्तर हैं । 


५९२ व्याकरणमहाभांष्य 


sy 

त्वादिति । 

इदं तद्धि पञ्चभिः पर्वीमिः क्रीतः पञ्चपडुः दशपड॒रिति । 

हक पुवद्भावनैव ~ >.> ~ 

नु चेतदपि पुंवदूभावेनेच सिद्धम्‌ । 

कर्थं पुंवद्भावः ? 

“भस्याढे तद्धिते? पुंबदू भवतीति । 

~ ~ यजादौ करे ८ 

भस्येत्युच्यते । यजादौ च भसैज्ञा भवति | न चात्र यजादिँ पश्यामः । 

प्रप्ययळक्षणेन यजादिः । 

“वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम? । 
स्वतन्त्र अलग शब्द हैं । उन में स्त्रीप्रत्यय के लुक्‌ का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । पञ्चभिः पट्चीभिः क्रीतः पञ्चपढुः । 
द्शभि पट्वीभि, कीत दशपटु;। यहाँ क्रीत अर्थ म हुए आहीय ठकू प्रत्यय 
का अव्यर्वपूर्वद्विगोटगसंज्ञायाम्‌ से छुक दो कर लुक्‌ तद्धितलुकि से पट्वी के 
टीपू का छुक्र हो जाता हे । डीप्‌ के छुक को स्थानिवत्‌ मान कर इको यणचि 
से पटु के उकार को यणादेश प्राप्त होता हे । लुक्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने 
से नहीं होता । 

पज्चपटूः यह उदाहरण भी तो पुंवद्‌भाव से सिद्ध हो सकता है? 

यहां पुंवदूभाव केसे होगा ? 

भम्याठे तद्धित इख वातिक से पज्चपटटः में पट्वी को पुंवदभाव हो 
जायगा । इस वातिक का अर्थ हे--ढभिन्न तद्धित प्रत्यय परे होने पर भसंशक 
स्त्री शब्द क॑, युचत्‌ होता है । 

भस्याट तद्विते यह वातिक तो भसँज्ञक स्त्रीलिद्ध शब्द को पुंवत्‌ करता 
हे । और भसंज्ञा यचि भम्‌ सूत्र से यकाराटि अजादि प्रत्यय परे रहते होती ह। 
पश्नाद में यकारादि नजादि प्रत्यय कुछ नहीं दीखता । 

प्रययन्त्रप प्रययळक्षणम्‌ से लक्‌ हुए ठक (इक) प्रत्यय को प्रत्ययलक्षण मान 
कर अनादि पेर हो जायगा ता पृ की भसंज्ञा हो जायगी । 

दण के क्षाश्चित कार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं होता । ससैज्ञा मे यकारादि 
श्षताडि रुप वर्ण का आश्रयण किया दव इस लिये भर्सज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होगा 
से जादि परे न मिलने स पूर्य की भसंज्ञा न हो सकेगी । भसंज्ञा न हीने से भस्याट? 
से पुराय नही प्रप्त होगा । 


अष्टम भाहिक ५९३ 


एवं तहि 'उक्‌ छ्सोरच' इत्येवं भविष्यति । 

ठक्छसोश्चेत्युच्यते । न चात्र ठक्छ्सौ पश्यामः । 

प्रत्ययळक्षणेन । 

“त लुमता तस्मिन्निति” प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः । 

न ख्लढ्त्रप्यवञ्यं ठगेव क्रीतप्रत्ययः | क्रीतायर्था एवं वा तद्धिताः । 


कि तर्हि, अन्येपि तद्धिता ये छुकं प्रयोजयन्ति । पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति 
पञ्चेन्द्रः । दरोन्द्रः । पञ्चाश्चिः । दशाञ्चिः । 





० 


पञ्चपद्ः में भस्याढे से न सही, टकूछ्सोश्च इस वातिक से पुंवद्भाव हो 
जायगा । इस मे स्पष्ट ही ठक्‌ और छस्‌ प्रत्यय परे रहते पुंवदूभाव का विधान 
किया गया है । पश्चपद्ध, में उक्‌ प्रत्यय हे ही । 


ठकूछसोश्च इस वातिक मे उक और छ्स्‌ प्रत्यय परे द्दोने पर पुंवत्‌ 
कहा हे । पश्चपड़ः में उक्‌ छस्‌ कुछ नही परे दीखता । जो ठकू प्रत्यय किया 
था वह लुप्त हो चुका हे । 

प्रत्ययळक्षण सान कर पश्चपडट. मे ठक्‌ प्रत्यय परे हे । क्योकि प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ से लुप्त होने पर भी प्रत्ययनिमित्त कार्य हो सकता है । 


न छमताङ्गस्य सूत्र पर कहे हुए न छमता तस्मिन्‌ इस वातिक से प्रत्यय- 
लक्षण का निषेध हो जायगा तो पश्चपडुः में ठकू प्रत्यय को निमित्त मान कर 
पुंवद्भाव नहीं हो सकता । वहां अन्ततो गत्वा छक्तद्वितलुकि से डीष का 
लुक ही मानना होगा। डीप्‌ के लुक्‌ को स्थानिवत हो कर पटु के उकार 
को यण्‌ प्राप्त होता है । उस को रोकने के लिये छुक्‌ में स्थानिवद्भाव का 
निषेध कहना आवश्यक है । न केवल यह पश्चपड़ ही क्रीतार्थक आय 
ठकू प्रत्यय बोला लुक्‌ का उदाहरण है या क्रीताद्र्थक तदित ही लुक्‌ 
विषय में स्थानिवद्भाव निषेध के उदाहरण हैं बल्कि और अथी वाले 
भी तद्धित हैं जो लुक के उदाहरण में प्रयोजन रखते हूँ। जैसे पञ्चेन्द्रः । 
पञ्चाम्निः । यहाँ पञ्च इन्द्राण्यो देवता अस्य हविपः इस देवता अर्थ में सास्य 
देवता से अण्‌ प्रत्यय होता है। इन्द्राणी शब्द इन्द्रस्य स्त्री इस पुंयोग अर्थ 
में इन्द्रवरुण० से ङीष्‌ प्रत्यय तथा आनुक्‌ आगम कर के बनता है। इसी 
प्रकार पञ्च अग्नाथ्यः देवता अस्य स पञ्चामिः । यहाँ अम्मायी शब्द वृषाकप्यम्नि ° 
से अभ्नेः स्त्री इस अर्थ में डीपू प्रत्यय तथा ऐकार आदेश करके बनता है। 
देवता रूप तद्धितार्थे में पन्चेन्द्राणी तथा पञ्चानायी ये दोनों द्वियु समास हैं । 


५०४ च्याकरणमहाभाप्य 


उपधात्वे किम्ुदाहरणम्‌ ? 
पिपठिपतेरप्रत्ययः पिपठीरिति । 

नेतदस्ति । दीर्धविधि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इदे तर्हि सारी वळाका। 





उस से विधीयमान अण्‌ प्रत्यय का द्विगोलुंगनपत्ये से लक्‌ हो जाता है। लुक 
तद्धितल़कि से पञ्चन्द्राणी मे डीप्‌ का तथा पञ्चान्नायी म डीपू का लक भी 
साथ ही हो जाताहे। डीप के साथ सनियोगशिष्ट आनुक्‌ आगम का तथा 
टीव के साथ सनियोग थिष्ट ऐकार आदेश का छुक स्वयमेव प्रत्ययो के साथ 
ही हो जाता हे । क्योकि सैनियोग शिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यभाव. इस परिभाषा 
से संनियाग शिष्टङएक साथ विद्वित कार्या में एक का अभाव होने पर दूसरे 
का अभाव भी स्वतः होता हे । डीप्‌ के लुक को स्थानिवत्‌ मान कर जुक्‌ 
आगम का श्रवण प्राप्त होता हे । इसी प्रकार डीप्‌ के छुकू को स्थानिवत्‌ 
मान कर ऐकार का श्रवण प्राप्त होता हे । लक्‌ में स्थानिवद्धाव का निषेध 
कडन से नहीं द्वोता। इन्द्राणी अम्नायी आब्द के भाषितपुंस्क न होनें से उन्हें 
पुवत भो नदी हो सकता। इतलिये यहां आचुक्‌ आगम अथवा पुकार आदेश 
का श्रवण रोकने के लिये स्थानिवळाव के निषेध की अत्यन्त आवश्यकता है । 
यदि टीपू, टीपू के अभाव मे आनुक अथवा ऐकार आदेश न भी प्राप्त हों 
तो भी टीपू, टीपू के लुक को स्थानिवत्‌ मान कर पञ्चेन्द्रः पश्चाग्निः में 
नसि जार इन्द्र क इकार अकार का यस्येति च से लोप तो सवथा प्राप्त 
है ही उस को भी र.क्ने के ल्थि लक मे स्थानिवत का निपेध कहना 
आत्रव्यक ६ । 

उपधा बिषय म कया उदाहरण हे? 

पिपटी: यद्व उपधा दिपयक उदाहरण ह। यहां सन्नन्त पिपठिय धातु 
स हिप प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से सन्‌ के लकार का लोप हुना! 
उस का स्यानिवत मान कर उपधा में इक न रहेगा तो वोस्पधाया दीप इक 
से टीव नहीं प्राप्न द्वोता। उपदा कार्य मे स्थानिवत्‌ का निपेध कदने से 
हो जाता है | 

यद कोट उदाइरण नहा । दीय विधि मे स्थानिवन का नियेध किया हे या 
रसी से सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर सोरी बढ,का यह उदाहरण छीजिय 1 सूर्येण एक्टिव) सूर्या दया 
न व; 1६ सूसेन्छणन्टीप्‌ ) यद्वां टोपू पेरे ररत मण के अफारलोप को, और भए 


अष्टम आहिक "९५ 


> 


नैतदस्ति । यळोपविर्थ प्रति न स्थानिवत्‌ । 

इद्‌ तर्हि पारिखीय; । 

'चङ्परनिहासि चोपसं ख्यानं’ कर्तव्यम्‌ । चादितचन्तं प्रयोजितवान्‌ । 
अवीवदत्‌ वीणां परिवादकेन । 

कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 

योऽसी णी णिलुंप्यते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ स्वत्वं न प्राप्तोति । 





पर रहते सूये के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा मे यकार न 
मिलने से सूर्यतिप्यागसत्य० से यकार का लोप नदी प्राप्त होता। उपधाकार्म 
मै स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता है । 

यह भी कोई उदाहरण नहीं । यलोपविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहा हे उसी से यह भी सिद्ध हो जायया | 

तो फिर पारिशीयः यह उदाहरण लीजिये । परिखाया =दूरभव पारिख । 
पारिख भव. पारिख्ीयः । यहां परिखा शव्द से अदूरभव अर्थ में चातुरर्थिक 
अण्‌ प्रत्यय परे रहते यस्येति च से परिखा के आकार का लोप हुआ है। 
फिर पारिख शब्द के बृद्धसंज्षक और खकार उपधा वाला होने से उस से 
पेरे त्रृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ से नेपिक छ प्रत्यय होता है। परखा के आकार 
लोप को स्थानिवत्‌ मान कर पारिख शव्द के खकार उपधा वाला न रहने 
से छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होता । उपधाकाये में स्थानिवद्धाव का निषेध कहने 
से हो जाता ६ ? न 

चड परे रहते होने वाले हस्व मे भी स्थानिवद्धाव का निषेध कहना 
चाहिये वाठितवन्त प्रयोजितवानरअवीवदत्‌ । यहाँ णिजन्त वद्‌ धातु से दूसरा 
णिच्च हुआ है। णेरनिटि से दोनों णिच प्रत्ययो का लोप हो जाता है। चङ्‌- 
परक णि परे रहते णो चइयुपधाया हस्व से वादू के उपघाभूत आकार को 
हस्व होता हे । 

क्या कारण हे जो अवीवदत्‌ मे चड परे होने वाला हस्व नही सिद्ध 
होता । जिस के लिये स्थानिवद्भाव के निषेध की आवश्यकता हे । 


अवीवदत्‌ में दूसरा णिच्‌ परे रहते जो पहळे णिच का छोप हुआ है 
उस को स्थानिवत्‌ सान कर वादि मे आकार के उपधा में न आने सेणौ 
चद्युपधायाः से उपधाहस्व नहीं प्राप्त होता । चड परे होने वाले हस्व में 
स्थानिवद्भाव का निषेध कहने से णि का व्यवधान न रहेगा तो हस्त हो जाता हे । 


५९६ व्याकरणमहाभाष्य 


तनु चैतदप्युपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवदित्येव सिद्धम्‌ । 


विशेषत पव तद्‌ वक्तव्यम्‌। कक । प्रत्ययविधौ इति । इह मा भूत्‌ । 
परयति लघयति । 

कुत्वे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । अर्चयतेरर्कः । मर्चयतेर्मर्क; । 

नैतद्‌ घञन्तम्‌। औणादिक पष कप्रत्ययः। तस्मिन्‌ आष्टमिकं 
कुन्चम्‌ । 

पतद्पि णिचा व्यवहितत्वान्न प्राप्रोति । 


अवीवदन, म उपधा हस्व भी तो उपधाकार्य में स्थानिवद्भाव के निषेध 
कथन से ही सिद हैं। फिर उस के लिये चड्परक हस्व में प्रथक्‌ स्थानिवद्भाव 
के निषेध कथन की क्या आवश्यकता है ? 


उपधाकार्य में स्थानिवद्भाव का निषेध विशेष कार्य के लिये कहना होगा] 
कहाँ ? जो प्रत्यय विधि हे । अर्थात्‌ जहां उपधा मान कर प्रत्यय का विधान किया 
जायगा वहीं उपधघाकार्य में स्थानिवद्भाव का निषेध होगा । सर्वत्र नहीं। जैसे- 
पारियीयः इस पूर्वोक्त उदाहरण मे पारिख शब्द को खोपध मान कर छ प्रत्यय 
का विधान करने में लाकारलोप को स्थानिवत्‌ नहीं माना गया है। किन्तु जहां 
उपधा कार्य मे किसी प्रत्यय का विधान नहीं है वहां स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं 
होगा । जसे-परयति लघयति। पुं लघु वा आचष्टे। ( पढ़ ल्घु-णिच्‌ ) यहां 
उपधाउद्धि रूप उपधाकार्यं में पडु के उकार लोप मे स्थानितत्‌ का निषेध न होगा 
तो उकार लोप के स्थानिव होने से उपधादृद्धि नहीं होती। इस लिये अवीवदत्‌ 
यहां चइपरक हस्व मे प्रथक्‌ स्थानिवद्भाव का निषेध कहना आवश्यक है । 


कुत्व मे भी स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । अर्च्यते इति अकः । 
मन्ते इनि मक'। यहां णिजन्त अर्च मच्च घाएओ से घन्‌ प्रत्यय परे रहते णेरनिटि 
से णि का लोप टना है । उस को स्थानिवत्‌ मान कर णि का व्यवधान दो जायगा 
तो चजो, ऊुधिण्यतों: से अश्च मच्‌ के चकार को कुत्व नही प्राप्त होता । कुछ 
विधान में स्थानिवत का निषेध कहने से हो जाता है । 

अर्क मक इन उदाइरणों को घण प्रत्यय कर के नहीं वनायेगे। अपि तु 
णिङन्त अयं भर 'घातुभा से औणादिक क प्रत्यय करके बनायेंगे। क प्रत्यय के 
परादि होने से उस के पर रहन अष्टमाध्यायस्थ चोः कुः से चकार को कुत्व सिद 
ही जायगा । णिरोप भी क प्रत्यय परे रहते हो ही जायगा । 

रो रः से विधीयमान उत्व भी आर्चि माथि मे णिच का व्यवघान होने से 


अम भाहिक ५९७ 
पवत्रासिद्धे च । 
'पूवेत्रासिद्धे च न स्थानिवदिति? वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं क्सलोपः सलोपे । 
क्सलोपः सलोपे प्रयोजनम्‌। अडुग्ध अढुग्धाः । 'लुग्वा दुहदिह- 
लिहगुह!मात्मनेपदे दन्त्ये’ इति लुग्ग्रहणं न कर्तव्यं भवति । 
दध आकारलोप आदिचतुथेत्बे । 


दध आकारलोप आदिचतुर्थत्वे प्रयोजनम्‌ | धत्से धद्ध्वे धद्ध्वम्‌। 
दधस्तथोर्चति चकारो न कर्तव्यो भवति । 





नहीं ग्राप्त होता। इस लिये कुत्व विधान मे स्थानिवद्धाव के निषेध की सर्वथा 
आावइ्यकता है । 


पुवत्रा सिद्धम्‌ इस सूत्र से ले कर समाप्ति पर्यन्त अष्टाध्यायी के पिछले तीन 
पाद पूर्वत्रासिद्रीय या त्रिपादी कद्दाते हें। उस प्रकरण के सूत्रों के कार्य मे भी 
स्थानिवद्ाव का निषेध कहना चाहिय । क्या प्रयोजन हे? कस के अकार का 
लोप सलोप मे प्रयोजन हे । अदुग्ध, अढुग्बाः ( डुहू-क्स-लुङ्‌ त, थास्‌ ) यहाँ 
डुहू धातु से लड मे च्छि को क्क्ष होता है। त, थास्‌ परे रहते छग्वा ढुइढिहलिहगुहा० 
सेक्स का लुक न कर के यदि क्स के अकार का लोप करें तो भी दोष न होगा! 
पूर्वत्रासिद्ध प्रकरण म स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से पूर्वत्राखिद्धीय झलो झलि 
सूत्र से क्ल के अत्रशिष्ट सकार का लोप करने मे क्स का अकार लोप स्थानिवत्‌ 
न होगा तो झल परे मिल जाने से क्स के सकार का लोप हो जाता है और 
छावा ठुहदिह ° सूत्र मे छुक ग्रहण भी नदी करना पड़ता। यद्यपि अढुह्ृहि यहाँ 
वहि प्रत्यय के लिये तो ढुक्‌ ग्रहण करना अनिवार्य है क्योकि वहि से वकार के 
झल न होने से झलो झलि से वहां क्स के सकार का लोप नही दो सकता । 
फिर भी त थास्‌ ध्वम्‌ इन तीन दन्त्य आत्मनेपद प्रत्ययों के परे रहते छुकू ग्रहण 
करना व्यर्थै हे । वहां क्स के लोप से भी काम चल जायगा। क्स के अकार 
लोप में स्थानिवत्‌ का निषेध दो जायगा तो झलो झलि से सकार का लोप निर्वाध 


सिद्ध हो जायगा । 


द्वित्व हुए धा धातु के आकार का लोप उस के दकार को आदिचतुर्थ धकार 
अक्षर करने सें प्रयोजन हे । धत्से। धदूष्वे। धद्ध्वम्‌। ( घा-छट-सै, ध्वे लोट्‌-ध्वम्‌ ) 


५७८ च्याङरणमहाभाण्य 


हलो यमा यमि लोपे । 


हलो यमां यमि लोपे प्रयोजनम्‌ । आदित्यः । हलो यमां यमि 
लोपः सिद्धो भवति । 
अत्लोपणिळोपौ संयोगान्तळोपप्रभ्रातिपु । 
ज्यतेर्यायष्टि 
प्रयोजनम । पापच्यतेः पापक्तिः । यायज्ञ्यते्यायष्टिः । पाचयतेः 
पाक्तिः | याजयतेर्याष्टि: । 


~ 


ड्रिवचनादीनि च | 


डिर्वेचनादीलि च न पठितव्यानि भवन्ति । पूर्वत्रासिद्धेनेच 
सिद्धानि भवन्ति । किमविशेषेण ? नत्याह ! 








me की न्न ~ 


वहां था घानुसे रूद्‌ लोट मे से ध्वे पर रहते राप्‌ को इल हो कर हित्व हो जाता 
हृ । रनाम्यम्तयोरात. से था के आकार का लोप हो कर दधू होता है । पूर्वत्रासिदद 
क्वाय मे स्थानिवत का निरेध कहने से पूर्वत्रासिद्धीय एकाचो वशो भप्‌० से दधू 
के दकार को धकार करने म धा का आकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो अपन्त 
हो जान से एफाचो बणों भपू० से द को ध हो जाताहे। इस से दधस्तथोइच में 
चकार भी नदी लगाना पडता । क्योकि से ध्वे परे रहते एकाचो वशो भप्‌० से 
दी द का थ्व हो जायगा । 


हेली यमा यमि लेप ले यकार का लोप होना प्रयोजन हे । आदित्यः 
आदिस्ये भव ( ज्ादित्य-ए्य ) यहाँ आदित्य शब्द से भव सर्थ में दित्यदित्या- 
दिन्य० से ण्य प्रत्यय परे रहते यरयति च से आदित्य के अकार का लोप 
दै । पूतत्रासिद्वीय हला यमायान लप से आदित्य के यकार का लोप करन म॑ 
भझार का लेप स्थानिवत्‌ न होगा तो यमू से परे व्यतधानरहित यम्‌ हो जानें से 
आदित्य के यझ़ार का लोप हो जाता हे । 


सयोगान्तलोप आठि करेन में अकारलोप और णिलोप प्रयोजन ई! 
पारा. । सवट । पाति, 1 याट्रि, । यद्वां यङन्त पापच्य यायज्य धातुं 
से निन पेरे रते आरो नेप स यट के अकार का लोप हुआ हैं। इसी प्रकार 
ए दाट णिङन्त पच्च चज्ञसे किन परे ररते णिलोप हुआ है । पूर्वचामिदीय 
प्रसरण के चोः दे धयश्चाजमातमृजण सूत्रों से कुत्व घत्व करने में अकार” 

छि 


ट्ष 
~ 
~ 


प अनक लिन न धन्य oo Le ~ =e त $2 
शोर आसिन म पन्च द्रो जाता ह। इसी तरह पाक्तिः में कुत्व और याटिः मं 


अएम भाहिक ८९५ 


वेर यळोपस्वरवर्जम्‌ । 
वरे यलोपं स्वरं च वर्जयित्वा । 


3 oo (2.०. ~ 
तस्य दोषः संयोगादिलोपळत्वणत्वेषु | 


तस्यैतस्य क्षणस्य दोपः संयोगादिलोपळत्वणस्वेषु। संथोगा- 
दिलोपे-काक्यर्थम्‌ । वास्यर्थम्‌। “स्कोः सयोगाद्योरि'ति छोपः प्राप्नोति । 
पत्व होता हे। स्कन्द्यतीति स्कन्‌ । काष्टं तक्षयतीत काष्ठतक्‌ । दोहयतीति 
चोकू ।लेहयतीति लेट । इत्यादि प्रयोगों मे णिलोप को स्थानिवत्‌ न मान कर 
संयोगान्त लोप घत्व उत्व शादि पूर्वत्रासिद्ीय कार्य हो जाते हें । पदान्तबिधि 
म स्थानित्रद्भाउ के निषेध से भी स्कन्‌ आदि म संयोगान्त लोप आदि सिद्ध हो 
सकते हें इसी लिये भाग्यकार ने ये उदाहृत नदी किये । 





पूर्वत्रासिदीय कार्य में स्थानिवत्‌ का नियेध कहने सेन पदान्त० सूत्र 
मे द्विवचन आदि भी नहीं पढ़ने पडेगे । क्योकि प्राय; सभी पुवेन्रासिद्ध प्रकरण 
के दें । क्या सामान्यतया सभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे? नही । वरे यलोप और स्वर 
को छोड़ कर। न पदान्त सूत्र में द्विवचन सवणीनुस्वार दीर्घे जश और चर्‌ 
विधिय सब पूत्राखिडीय प्रकरण की होने से इन के पढ़ने की आवश्यकता 
सदी । पर बरे यलोप स्वर विधि तो पूर्वेत्रालिद्ध प्रकरण की न होने से सूत्र में 
पढ़नी ही होगी । 

पूर्वत्नासिद्ध प्रकरण के कार्य में स्थानिवदूभाव का निषेध कहने से 
संयोगादिलोप, छत्व कौर णत्व में दोप प्राप्त होता हूँ। क्योकि ये कार्य भी 
पूवैत्रासिद्ध प्रकरण के हैं किन्तु इन में स्थानिवदूभाव का निषेध इश नही 
हे । संयोगादिलोप जैसे--फाक्यर्थम्‌ । वास्यर्थम्‌ । ( काकी+अम्‌ । वासी--अथैम्‌ ) 
यहां इमो यणचि से यणादेश हुआ है। उस से क्यू स्यू इस पदान्त सयोग 
म ककार सकार के आदि में हो जाने से स्को संयोगाबोरन्ते च से ककार 
सकार का लोप प्राप्त हाता हे । यणादेश को स्थानिवत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निषेध प्राक्त होता है। उस निषेध का संयोगादिलोप 
मे निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता हे तो संयोगादि ककार सकार न मिल्ने 
से लोप नदी होता । लत्व जेखे--नियार्यते निगाल्यते । ( नि ग णिच्‌ यक्‌ हद्‌ त ) 
यहाँ णिजन्त ग्र घातु से यक्‌ परे रहते णिच्‌ का लोप हुआ है। उस से अच्‌ 
Cnet Ne er Me न ४ के तक 


१. दोष =अतिप्रसक़्ि । संयोगादिलोप आदि विधियों में स्थानिवद्धाव का 
प्रतिप्रसव (निषेध का निषेध) करना चारिए । 


६०० न्याकरणसहाभाप्य 


$ A NO) ८ प्राप्नोति 
ळत्वम्‌-नियार्यते निगास्यते। अचि विभाषेति’ लत्वं न प्राप्नोति। 
णन्त्रम्‌-मापवपनी । वीहिवपनी । प्रातिपदिकान्तस्येति’ णत्वं प्राप्नोति । 


द्विर्वचनेऽचि ॥१।१।५९॥ 
आदेशे स्थानिवढनुढेशात्‌ तद्वतो द्विवचनम्‌ | 


आदेश स्थानिवदनुदेशात्‌ ततः | किंवतः । आदेशवतो द्विर्वचनं 
घाप्नोति । 

तत्र को दोपः ? 

तत्राभ्यासरूपम्‌ । 

तत्राभ्यासरुपं न सिध्यति । चक्रलुः चक्रुः इति । 
पर न रहने से अचिविभापा से ग के रेफ का विकल्प से रत्व नही प्राप्त होता। 
णिलोप को स्थानिन्‌ मान ता पूवेत्रासिद्धे न स्थानिवत यह पूर्वोक्त निषेध 
प्राप्त होता हे । उस न्यिध का लत्व मे निषेध होकर स्थानिवत्‌ हो जाता है तो 
अञ्च परे मिल जाने से लव्य विकल्‍प से हो जाता हे । णत्व जैसे - मापवपनी 
नीरिवपनी । ( मागाणां त्रीहीणाँ वा वपनी ) यहाँ ल्युडन्त वपन शब्द से डीप्‌ 
परे रहते यस्येति च से अकार का लोप हुआ हे। उस से वपन दाब्द के नकारान्त 
ही जाने से प्रातिगदिकान्तनृम्विभाकिपु च से वैकल्पिक णत्व प्राप्त होता हे । 
अकारलाप को स्थानिवत माने तो पृवत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌. यह पूर्वोक्त निषेध 
प्राप्त होता है। उस निर का णत्व में निवेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है 
ता प्रातिपदि के अन्त स नकार न रहने से णत्व विकल्प नही होता । 

अच. पररिमन्‌ पूर्वविधौ की तरद इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्भाव 
फो मी गार्यातिदेश मानते हुए प्रश्‍न करते ह कि आदेश म स्थानी के समान 
काय का अतिदग होने से तहत =्उस वाले को। विंवत किस वाले को। 

[दाबत सभाडेश बाळे शब्द को ही द्वित्व प्राप्त होता हे। अथीत आदेश मं 

स्थानी के काये का अतिटेग होने पर भी द्विच तो नादेन चाले शब्द को ही दोगा । 

उस मे क्‍या दोष है ? 

उस मे अभ्यास का रूप नदी सिद्ध होता। शसे--चकतुः चढ्नु; । यहाँ 
ए-जनुस इस भपम्पा म इवो गणचि से यण हो करङ में अचन रहने से 
दिख वर्लतनन्यासस्य से टिख नदी प्राप्त होता! द्विवचनेचि से स्थानिवद्भाव 
दाग यण से त्र के शच कार्य का अनिद होने पर भी कृरूप न दोने से यण 
युक्त ८ को ही टि होगा, मिस से शभ्यास में अजार नदी सुनाई देया त 
है द यप सवानियदलाव होने पर द्विवचन नित्य हं, यण्‌ गीतो निम्य ४, 


ता ३४ फा टोले से पट्द यण दीया 


अप्टम आहिक ६०१ 


अज्ग्रहणं तु ज्ञापकं रूपस्थानिवद्भावस्य | 


यद्यमजूग्रहणं करोति तजज्ञापयत्याचार्या रूपं स्थानिवङ्भवतीति। 
कथे कृत्वा ज्ञापकम्‌ । अज्ग्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌। इह मा भूत्‌ जेघ्रीयते 
देध्मीयते। यदि च रूपं स्थानिवद्‌ भवति ततोऽञ्ग्रहणमर्थवद्‌ भवति। 
अथ हि कार्ये नार्थोऽजुग्रहणेन । भवत्येबाच द्विर्वचनम्‌। 


तत्र गाड्प्रातिषेधः | 


तत्र गाङः प्रतिषेधो बक्तव्यः । अधिजगे । इचर्णाभ्यासता 
प्राप्नोति । 

यह कोई दोप नहीं। हिविचनेचि सूत्र मै अजुग्रहण इस बात का ज्ञापक 
है कि इस सूत्र से पूर्वे सूत्र के समान आदेश में स्थानी के कार्य का अतिदेश 
न होकर स्थानी के रूप का अतिदेश होता है। थद सूत्र कार्यातिदेश नहीं 
वल्कि रुपातिदेश है। क्षज्महण केसे ज्ञापक हुआ? क्योंकि अज्ग्रहण का यह 
प्रयोजन हे कि जेघ्रीयते देव्मीयते (प्रा, ध्मा-यङ ) यहां घा धातु से यङ्‌ परे 
रहते ई प्राध्मो: से हुआ घरा के आको इकार आदेश स्थानिवत्‌ न होवे। यङ्क 
प्रत्यय अजादि न होकर हलादि दे इस लिये उस के परे रहते स्थानिवत्‌ नहीं 
होता । यदि यहां रूप स्थानिवत्‌ होकर इंकार आदेश से घा के आकार रूप 
का अतिदेश होगा तो अभ्यास में ईकार का रूप हट कर आकार रूप 
आ जानि से जाप्रीयतें दाघ्मीयते ऐसा अनिष्ट रुप प्राप्त होता है उस को रोकने 
के लिये अज्यहण करना सार्थक बनता है। अन्यथा यदि काये का अतिदेश है 
तो ईकार आदेश मे घरा स्थानी के अच्‌ कार्य का अतिदेश होकर घ्री शब्द को ही 
द्वित्व हो जायगा । उस से जेघ्रीयते देव्मीयते यह शुरू रूप बने रहने से अज्ग्रहण 
व्यर्थ हे। अच का कार्यं द्विव तो घ्रीको हो ही रहा है। फिर अज्‌ म्हणने 
क्या व्यावत्य किया। इस लिये चक्रतुः चक्क में कृ रूप का अतिदेश होगा तो 
अभ्यास में अकार सुनाई दे जायगा । 





इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्धाव में रूपातिदेश मानने पर इङ्‌ के 
स्थान में हुए गाडू आदेश मे स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । अधि- 
जगे । ( अघि इङ्क गाडू- ढिट्‌ त एश) यहां अधिपूर्वक इढू धातु से छिद्‌ 
में द्वित्वनिमित्तक कू प्रत्यय पञ परे रहते गाडू लिटि से इडू को गाइ 
आदेश हुआ हे! उसको द्विवेचनेचि से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यास में 
इकार रूप का श्रवण ग्राप्त होता दै । 


६०३ व्याकरणसहाभाप्य 


न वक्तव्यः । याइ ल्लिटि इति द्विलकारको निदेशः। लिटि 
छकागदाविति । 
कृत्यजन्तदिवाढिनामवाठुष्वम्यासरूपम्‌ । 


ऊत्येजन्तदिचादिनामधातुप्वभ्यालरूपं न सिध्यति | कृति-अचि- 
गीतेत । पजन्त~जग्ळे मग्छे। दिवादि-दुस्यूपति। नामधाहु-भवन- 
मिच्छति भवनीयति । भवनीयतेः खन्‌ विभनीयिपति ।' 

गाट आदिन म स्थानिवद्वात्र के नियेध कहने की आवस्यकता नही । याइ लिटि 
म गाइ ल्लिटि इस प्रकार ढा लकार वाला निदेश समझ कर लकारादि लिट्रकी 
लावग्था म ही इड का गाइ आदेन किच्रा जायगा | पश्‌ परे रहते नही । तो द्वित्व 
का निमित्त क्षय परे न होने से स्थानिवफाव न होगा । 

द्विवचनेऽचि सूत्र का यदि यह अथ करते हें कि अच्‌ परे रहते हुना 
जा अच के स्थान मे आदेश, वह ट्रिख करने से स्थानिवत्‌ होता दै तो णिन्नन्त 
फति धातु, एज्ञन्त, दिवादि, जार नामधातुना म अभ्यास का रूप नहीं सिद्ध 
न्गि। कृति जम --अचिकीतत्‌ । ( कुत्‌-णिच-चङ्ग्ळुङ्ग तिप्‌) यहाँ चरादिगण- 

दिन ऊन धातु से लुद्द मं णिच परे रहते उपधायाइच से कन्‌ के ऋकार को हकार 

कान हुआ है । उस का द्विवचनेचि स दित्व करने म स्थानिवडाव हो जायगा 
ते अभ्यास म इकार न सुनाई देकर अचक्रीतत्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता ह । 

एजन्त जव--जग्ले मग्ले। ( र्ल स्लें-लिट त एश ) यहाँ ग्ले धातु से 
कमवान्य लिटर में गुझ परे रहते आच उपदेशेऽशिति से ब्ले के पे को साकार 
हुमा 41 उसको द्विचचनेचि से दित्य करने मे स्थानिवदाव हो जायगा तो 
अन्याय से आकार न सुनाई देकर जिब्ले मिम्ळे पुसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। 
दुगदि जम --दलपति उुस्वूपात ( दिव, सिव-सन ) यहां सन्नन्त दिव 
टेठन्तमच्च स खन्‌ को कित दाकर उस के परे रहते न्टवो शूडनुनासिके 
शिवू 5 वार का ऊद होता हृ । ऊठ पर रहते उको यणचि से हुना यणादेश 
नपि अ हिन्य करन में स्थानिवत दो जायगा तो अन्त्रास में इकार सुनाई 
सूवति ऐसा अनिर स्प प्राप्त दाता 
लन नमा मन रन्कनि अवनीयति । ( भवन अम-क्यच ) भेवन 
सपन । यहां क्पजन्त भवनीय नामधातु ख सन पर रहन भवन 
गव्दमे भू को 7८ जो गुण को त्विननिचि से दिन्न करन में स्थानित्रटाव हो जायगा 
तो अन्यास से टकार रउनाई देकर चुनबनीयियति ऐसा कनिष्ठ रूप प्राप्त होता ह । 


es म क क 


तन ~, २ ०७. क 
bed om "क = ~ Cn म्प्‌¥े न ट्ट न्‌ म न्न i ०० 4 
है टेन रुजे र जाइ म पाच पक्ष संभव होने झ व. (१) अत्‌ परे सहु 


tar 
हद 
व्य 
212 नप 


पो... - 
नभै 
त i 
bt 
३३ 
“3, 
त न 
अर्ल 
ह न 


अएम भाहिक ६०३ 
एवं तहि प्रत्यय इति वक्ष्यामि । 
प्रत्यय इति चेत्‌ कृत्येजन्तनामधातुष्वभ्यासरूपम । 


प्रत्यय इति चेत्‌ कृत्येजन्तनामधातुष्वभ्यासरूपं न सिध्यति । 
~ 
दिवादय एके परिहताः । 
एवं तहि द्विवचननिमित्ते अच्यजादेशः स्थानिचदिति वक्ष्यामि | 


अच्छा तो द्विवचनेऽचि सूत्र में प्रत्यय शब्द जोड़ कर द्विवचनेऽचि प्रत्यये । 
ऐसा सूत्र बता देगे। उसका अर्थ होगा--अजादि प्रत्यय पर रहते हुआ जो अच 
के स्थान म आदेश, वह हित्व करने में स्थानिवत्‌ होता है। उस से दोष 
न होगा । 

द्विवेचनचि प्रत्यये । ऐसा सूत्र बना देने पर भी णिजन्त कृत्‌ धातु, एजन्त 
और नामधातुओं में दोप रहता हे । केवल दिवादियो का ही परिहार हो सकेगा। 
क्योकि डुग्यूपति सुस्यूपति सें उठू अजादि प्रत्यय नहीं हे बल्कि आदेश है । 
अचिकीर्तत्‌ में णिच्‌, जर्ले मग्ले मे एच, और विभवनीयिपति से भवन शब्द 
का ल्युट (अन) प्रत्यय ये सव अजादि प्रत्यय हें । इन मे भभ्यासरूप नही 
सिद्ध होता । 

तो फिर ह्विवेचननिमित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ के स्थान मे आदेश स्थानिवत्‌ 
होता है ऐसा कहग । अचिकीर्तत मे णिच्च, विभवनीयिपति मे ल्युट्‌, और दुद्यूपति 
मे उठू द्वित्व के निमित्त नही हैं इस लिये स्थानिवत्‌ न होने से दोष न होगा । 
जग्ले मग्ले का परिहार तो अब भी न हो पाया क्योकि पञ द्वित्व का निसित्त 
अच हे। उस का परिहार आगे करेगे । 





जो अच के स्थान म आदेश, वह द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होता हे। (२) अजादि 
प्रत्यय पेर रहते हुआ जो अच्‌ के रथान्‌ मे आदेश, वह द्वित्व करने मे स्थानिवत्‌ 
होता हे। (३) द्वित्व निमित्तक अच्‌ परे रहते हुआ जो अच्‌ के स्थान मै आदेश, 
चह स्थानिवत्‌ होता हे । (४) द्विखनिमित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ के स्थान में आदेश 
का निषेध होता है । अर्थात्‌ आदेश नहीं होता । (५) द्वित्वतिमित्तक अच्‌ परे रहते 
हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह द्वित्व करने में ही स्थानिवत्‌ होता हे उस 
के वाद नही । अथवा-हित्वनिमित्तक अच परे रहते द्वित्व करने नक ही अचू के 
स्थान मे आदेश नहीं होता । उसके वाद हो जाता हे । इन में पाचवा पक्ष ही निर्दोष 
होने से स्वीकार किया गया है । क्रम से पाचों पक्षो को दिखाते हुए पहले प्रथम पक्ष 
को उपस्थित करते है--कृत्येजन्त० इत्यादि । 


६०४ *याकरणमद्दाथाप्य 


स तर्हि निमित्तशव्द उपादेयः । नह्यन्तरेण निमित्तशब्द निमि- 
साथी गस्यते । 


अन्तरेणापि निमिचशब्दं निमित्तार्थो गस्यते। तद्यथा दधित्रपुसं 
प्रत्यक्षो ज्वर: | ज्दरनिमित्तमिति यम्यते। नड्घलोदकं पादरोगः । 
पादरोगनिमित्तमिति गस्यते । आयुतम्‌ । आयुषो निमित्तमिति गस्यते । 


अथवा अकारो मत्वर्थीयः | द्विवेचनसस्मिन अस्ति सोऽयं डिवंचनः । 
ड्विचचने इति । 


टिर्वचननिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत मानने मे सूत्र मे निमित्त शब्द 
पढ़ना चाहिय । द्विर्वचनेऽचि के स्थान म ट्विवेचननिमित्तेडचि ऐसा सूत्र बनाना 
चाहिये । क्योक्कि निमित्त राब्द विना पढे निमित्त का अर्थ नहीं जाना जायगा । 


निमित्त शब्द विना पढे भी निमित्त का अर्थ समझ लिया जायगा। 
जसे--दनित्रपुमं प्रत्यक्षो ज्वरः ऐसा कहते हें । उस का मर्थ है--दद्दी और खीरे 
का एक साथ भोजन प्रत्यक्ष ज्वर टे । यहाँ निमित्त शब्द के विना भी प्रत्यक्ष 


~ 


ज्वर का निमित्त है यइ समझ छिया जाता है । नड्वलोदकम्‌=चरखाती नढ़ों का पानी 
Ea = जै निरि ७ ~ ~ ~ = 

पर का रोग ६ । मत्त शव्द के बिना सी पर के रोग का निमित्त समझ लिया 
जावा दै! थी आयु ह। यहाँ निमित्त शब्द के बिना भी आयुका निमित्त समझ 
लिया जाता दे । इसी प्रकार यहां भी ट्विचचनेऽचि मे द्विवैचननिर्मित्तक अच समझ 
लिया जायया! जीव्णे अचि । द्विवचने । हिवचननिसित्ते इत्यर्थ'। उस से द्विख 


फा निमित्त अच पर होने पर अत्रादेश स्थानिवन होता ह यह अर्थ निकल 
जायगा । 


सथचा द्विवचन शब्द सं अशी आएि को । आकृनिगण मान कर मत्वर्थीय 
बच्च प्रत्यय करेंगे नो अर्थ होगा--टिवचनगस्मिन अस्ति स टिवचन प्रत्यय: । 
त.र्मन, टिवयन अचि प्रत्यय । द्विवचन जिस के परे दाता है, जिस मे द्विर्वचन रे, 
या द्विर्यचन का निमित्त दर चह क्षत्राद्वि प्रत्यय द्विवचन कद्रावेगा । उस से टिर्वचन 
याड अजादि प्रत्यय परे होने पर लजादेन्न स्थानिवत होता हे यह अर्थ निकल 
जायगा । 


oe Seo SS रीना ns 


KL घा निमित हन से अच नो ही -चचन कश रिया गय छ 
१. लियन का निमित होन से अच वो ही ल्विचन बा रिया गया हू 1 
~ टिमनय f कः र f ड नग 
पपया शरण मे स्थुद्ध मान हर ( दिसनपनेडग्सिन्नति लिवचनम ) दिय 


oY {~ र त्कार श > या त्रः Fo गमस ड्र प्स शर समझा er "र संग 77 
दा था शिया हा जायगा | शस्मिन यह निमित सपमी समझी मागी । 


झष्टम भाहिक ६०७ 


एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसी काल स्थानिवद्धवतीति। यः 
€ च ce ~~ ~ ~ ~ 
पुनराह दिर्वचने कर्तव्ये इति, कृते तस्य द्विवचने स्थानिवन्न भविष्यति । 


एवं तर्हि प्रतिपेषः प्रकृतः सोऽजुवरतिष्यते । क्क प्रकतः । न पदान्त- 
द्विवेचनेति । द्विर्वचलनिमित्त अचि अजादेशो ल भवतीति । 


एवमपि न ज्ञायते कियन्तमखौ काळमजादेशो न भवतीति । यः 
पुनराह ह्वियेचने कर्तव्ये इति । कते तस्य डिर्वचने अजादेशो भविष्यति । 


एवं तर्हि उभयमनेन क्रियते । प्रत्ययञ्च विशोष्यते द्विवेचतं च । 





द्विवचन शब्द का अथ द्विवचननिसित्त मान लेने पर यह नहीं सालस होगा 
कि कितने समय तक अजादेश स्थानिवत्‌ रहता हे । ह्विवंचन का अर्थ जो द्वित्व 
करना मानता है उस के मत में तो द्वित करने मे स्थानिवत्‌ होगा । द्वित्व 
करने के वाद स्थानिवत्‌ न रहेगा । किन्तु जब द्विवचन शब्द का अर्थ द्वित्व 
करना न होकर द्विर्वचन का निमित्त हो गया तव द्वित्व करने में स्थानिवत होता 
हैं यह अर्थ नही निकर सकता । द्विर्वचनेऽचि में पठित द्विर्वचन शब्द एक ही 
है उस से एक ही अर्थ निकर सकता हे। यातो द्विर्वचन का निमित्त अच 
या द्वित्व करना । द्विर्वचन का निमित्त अच परे रहते अजादेश द्वित्व करने में 
स्थानिवत्‌ होता हे यह अर्थ एक द्विवचन शब्द से नही निकलेगा तो कब तक 
स्थानियत्‌ होता है यह नहीं सालस हो सकेगा । 


अच्छा तो ऊपर से निपेध की अनुदृत्ति कर लेंगे । ऊपर कहाँ से निषेध 
भा रहा हे? न पदान्तद्विर्वचनवरेयछोप० इस अनन्तर सूत्र से। निषेध की 
अनुवृत्ति कर के सूत्र का अर्थ होगा-ह्वित्व निमित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ के 
स्थान में आदेश नहीं होता। उस अवस्था से आदेश का निषेध हो जाने से 
आदेश ही न होगा तो स्थानिवद्धाव का प्रश्‍न ही न उठेगा कि कच तक स्थानिवत्‌ 
होता है । 

द्वित्व-निसित्तक अच्‌ परे रहते अजादेश का निषेध मानने में भी यह 
नही मालम होता कि कितने समय तक अजादेश का निषेध रहता है। जो तो 
द्विवचन शब्द का अर्थ द्वित्व करना मानता है उस फे मत सें तो द्वित्व करने सें 
आदेश का निषेध होगा। द्वित करने के वाद निषेध न होगा तो आदेश हो 
जायगा । 

अच्छा तो द्वि्वेचनेचि मे पठित इस द्विर्वचन शब्द से दोनों बातें की जायेंगी । 


६०६ च्याकरणसहाभाष्य 


कर्थं पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ ? 
ळश्यसित्याह । कथम्‌ । एकशपनिदेशात्‌ । एकशोपनिदेशोऽयम्‌ । 
द्विवेचने च डिर्वचनइच हिर्वचने। ह्िवचने कर्तव्ये डिवेचने अचि 
घ्रन्यये इति । 
द्विव्चनर्निमित्तेऽचि स्थानिवदिति चेण्णो स्थानिवद्वचनम्‌ | 


ह ~ च ~ ~ छ 
हिवेचननिमित्त5चि स्थानिवदिति चण्णो स्थानिवद्भावो वक्तव्यः। 
अवनुनावयिपति अवचुश्षावयिपति । 
यह अच प्रत्यय का विशेषण भी बनेगा और हित्व का वाचक भी होया । द्विवचन- 
निमित्तक अजादि प्रत्यय पेर रहते द्वित्व करने म ही अजादेंग स्थानित्रत्‌ होगा । 
देत्व के बाद नही । 





एक द्विर्वचन शब्द से उक्त दोनों अर्थ कस निकल सकेगे ? 

एक ही टिर्वचन शब्द से उक्त दोनो अर्थ निकल आयेगे। केसे? दो 
हवेचन श्ब्डों म एकशेष का निर्देश मानने से। द्विवचनेचि में जो द्विर्वचन 
शब्द ठे चढ एक्शेप का निदेश है । द्विवचनं च द्विवेचनश्च इति द्विर्वचनम्‌ । 
तम्मन्‌ द्विवचने । प्रयय का विशेषण एक द्विवचन शब्द पुलिङ्ग है । द्वित्व वाची 
नपुंसक ह। पडिवंचनानिमित्तक अच्‌ प्रत्यय परे रहते और द्विवचन करन में 
भज्ादेण स्थानिवत दाता हे यह अर्थ एुकशपनिदेश मान कर सिद्ध हो जाता ।' 

टि्ानिमिक्तकर अच परे रहते स्थानिवत्‌ कहने में णि परे रहते भी 

स्थानियन ऊहना चाहिये । क्योंकि णि द्वित का निमित्त नहीं द । अवनुनावयिप्रति । 
अवस लावसिप्रनि । ( व चु, झु-णिच-सन ) यहाँ णिजन्त नु छु धातुओं से सन 
प्रत्यय दुधा 7 । सन्‌ पर रद्दत सन्यटोः से नु क्षु को प्राप्त हित्व बहिर्न है । 
णिच पेर रहते नुक्ष रो प्राप्त वृद्धि और आव आदेश अन्तरद् दे । इस लिये 
याड क्षीर घाव आदेश पहले हो जाने हें । णिच के ह्ित्व का निमित्तन 
दोन से दियचनेदि से द्विस्य करने म स्थानिवत न होगा तो नावू क्षार झब्दो 
को सुन्य) से दिसा होकर अभ्यास में उकार नही सुनाई देगा। णि परे 
रयते न्थानिवदावे कडन से स्यानिवळाव हो जायया तो नु क्ष का उकार अन्य्रार 
में सनाई दे जाना 5 । 


eS Sm का गाडा जनामा 
= 


१, आपिद्य के झगाय में भी दा टिकसन चन्दा» किस प्रकार शप 
ळे छाप्न र. डा ~ ~ न्‌ ९.2 चत्‌ ४ पड 
मे सरता त जीन हिप से साप्यमर छा फड अन्य मी तासय है रस विनय रे 


= a 2 > ना सपादी सपना काक कक झाप्य आ धरे Lg डा Resi हि रि टो 
तर्या 7 Ff त यु आदान पैंउनामार नू श्ाप्य पर द! गुट दिस वगय 1 


अष्टम भाहिक ६०७ 


स वक्तव्य; । 
ओः पुयणूजिपु वचनं ज्ञापकं णौ स्थानिवदूभावस्य । 
यदयमोः पुयणूज्यपरे इत्याह तउ्ज्ञापयत्याचायो भवति णौ 
स्थानिवद्भाव इति । 
यद्येतज्ञ ज्ञाप्यते अचिकीतेत्‌ अतापि प्राप्नोति । 


तुस्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌ । कञ्च तुस्यजातीयः। यथाजातीयकाः 
पुयणूजयः । कथं जातीयकाञ्चेते । अवर्णपराः । 














णि पर रहते स्थानिवद्भाव कहने की आवश्यकता नहीं। ओ' पुयणज्यपरे 
सूत्र म पु अर्थात्‌ पवर्ग, यण्‌ (यरलव ) प्रत्याहार, और जकार का ग्रहण 
करना इस बात का ज्ञापक हे फि णि परे रहते स्थानिबत्‌ होता हे । अन्यथा 
विभावयिषति यियावयिपति रिरावयिपति लिलावयिपति जिजावयिषति (भू, यु, 
रु, लू, जु-णिच-सन्‌ ) यहाँ णिच परे रहते भू भादि को हुआ वादि और भाव 
आदेश हित्य करने मे स्थानिवत्‌ न होगा तो अभ्यास मे उकार न मिल कर 
अकार ही मिलेगा । वहां सन्यतः से ही इच्च सिद्ध ह्यो जायगा। पवर यण्‌ 
प्रत्याहार और जकार ग्रहण करना व्यर्थ है ।' 


यदि ओ' घुयण्‌० के ज्ञापक से णि परे रहते स्थानिवद्भाव होता है यह 
वात ज्ञापित होती हे तो अचिकीतेत्‌ यहां भी स्थानिवद्भाव प्राप्त होता है । ( कृत्‌- 
णिच-लुड तिप ) कृत धातु से णिच्च परे रहते उपधायाश्च से हुआ कृत्‌ की ऋ को 
इकारादेण स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अचकीतंत्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


ओः पुयणज्यपरे यद ज्ञापक तुल्यजातीय का हे । अपने समान विषय वाले 
का है । तुल्यजातीय कौन हे? जिस प्रकार के पुयणूजि ( पवर्ग, यण , और जकार ) 





१. पिपविषते यियविषति ( पूढ , यु-इट्‌ सन्‌ ) यहा पिपविषते में स्मिपूड- 
रञ्ञ्वणां सनि से सन्‌ को इट्‌ होता है। यियविपति में खनीवन्तर्ध० से पाक्षिक इटू 
होता है । द्विख्वनिमित्तक अजादि सन्‌ परे रहते पू यु को हुआ सावेधातुकगुण और 
अवांदेश द्विर्वचनेचि स द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यास में उकार 
मिलेगा उसे इकार करने के लिये ओ पुयण्‌० में पू यु का ग्रहण करना आवश्यक है । 
उस कें लिये ओ. पययोः इतना सूत्र पर्याप्त है । शेष पवर्ग, यण्‌ प्रत्याहार तथा 
जकार का ग्रहण तो सर्वथा इस वात का ज्ञापक है कि णि परे होने पर भी स्थानिवद्वाव 
होता है । 


६०८ व्याकरणसद्दाभाग्ये 


कर्थं जग्ले मग्ले । 

अनेमित्तिकमाच्चं, शिति तु प्रतिषेधः । 

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 

पपतुः पपुः। तस्थतुः तस्थुः। जग्मतुः जग्खुः। आटिरत्‌। 





दं । पुयणजि किस प्रकार के हैं ? अवर्णपरक हैँ । अर्थात्‌ पवर्थ यण्‌ जकार के 
तुल्यजातीय सद्र में ही णि परे रहते स्थानिवद्भाव होगा । जिस प्रकार विभावयिपति 
लादि से णि परे रहते वृद्धि थाव आदेज होकर भावू यावू रावू जाव्‌ मे अव्णपरक 

Ns He . र ~ ७) ०७ लर ~ € 
पुयणज़ ई बसे जहां अवण परे होगा वहीं णिच्‌ मं स्थानिवङ्गाव होगा । अचिक्रीतत्‌ 
म इकार देश के अवण-परत्वसम्पादक न होने से वहां स्थानितड़ाव नहीं होगा । 

जर्छे मग्ठे केस बनेगे। यहां द्वित्वनिमित्तक अच पञ परे रहते आदेच 
उपदेशोऽशति से ग्छ के ऐको आकार हुआ दै । द्विवेचनेच से द्वित्व करने में 
स्थानिवद्भाव प्राप्त होता हे । 

जग्ले मम्ले म आदेच उपदेदो० से ग्ले को झाकार आदेश अनेमित्तिक 
होता दै एग प्रत्यय को निमित्त मान कर नही हुआ। बल्कि एशू आने से 
पटले ही विना फिसी निमित्त के हो जाता है। उस से दि निमित्तक अच्‌ 
पर रन्ते आदेश नहाने से स्थानिवद्गाव नहीँ होगा। आदेच उपदेशेंड्शिति म 
अशिति यद्ग पयुदास न हो कर प्रसज्यप्रतिपेब हे । भिद्भिन्न प्रत्यय परे रहते 
शाफ़ार नही होता। वढिक बिना निमित्त के होता है। थिन्‌ परे रदते आकार 
का निरेध दोला दे । इस प्रकार द्विवेचनेचि सूत्र के अर्थ सें उक्त सभी दोषों का 
समाधान हो जाता 3 । 

हस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? 

पातु: पथु. । लग्थलु तस्थु । जग्मतु जग्मु । चक्रतुः चळ । (पा, 
रूपा, गम , टु-टिटू अठुस उस ) ये इस सूत्र के प्रयोजन ई । 

पतुः चरा पा-अतुस इस अवस्था म आतो लोप इठिच मे थाका 
लोप दोउर जच न रम्ने से लिटि वातोरन ० से दित्य नहीं प्राप्त होता । द्विवेचनेचि 
से द्वितय उग्ने म स्शानिवशाच दो पर स्थानिरूप पा को द्वित्व हो जाता हैं । 

जनते. यै गामू-भतस इस अवस्था में गमहनजनसनघसा० से उपधा” 


कोप ही कर ६ हनि से निटि धातो० से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्पानिदद्धाव 
से दी पाता है 


क्षएम भाहिक ६०९ 


आशिशत्‌ । चक्रतुः चक्नुरिति । आल्लोपोपधालोपणिलोपयणादेशेपु 
कृते प्वनचकत्वाद्‌ द्विवचनं न प्राप्नोति स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । पूर्वविप्रतिषेधेनाप्येतानि सिद्धानि । 
कथम्‌ ? वक्ष्यति ह्याचार्यः डिर्वचनं यणयवायावादेशारळोपोपधालोपणि- 
लोपकिकिनो रुत्वेभ्यः? इति । 


स पूर्वविप्रतिपेधो न पठितव्यो भवति । 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 


चक्रतुः यहां कृ-अतुस्‌ इस अवस्था मे इको यणचि से यणादेश होकर 


से 
अच्‌ न रहने से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्थानिवद्धाव से हो जाता ह्वै । 
आटिटत्‌ आशिशत यहां णेरनिटि से णि का लोप होकर अट्‌ धातु में दूसरा 
अच्‌ न रहने से चाडे से दि शब्द को द्वित्व नही प्राप्त होता । स्थानिवद्गाव से हो 
जाता हे । इन सब उदाहरणों में द्वि्र की अपेक्षा आछोप उपधालोप आदि 
नित्य हैं इस लिये द्वित्व को बाध कर उस से पहले हो जायेंगे। फिर दवित्व प्राप्त 
नहीं होता । उस के लिगि इस सूत्र से स्थानिवद्भाव की आवश्यकता है । 


थे कोई प्रयोजन नहीं । पूवे विप्रतिषेध से भी ये सब सिद्ध हो जायेंगे । 
कैसे ? दाइवान्‌ साह्वान्‌, मीढ्वाइच सूत्र पर आचार्य यह वातिक कहेगे कि 
द्विवचने यणयवायावादेश० इत्यादि । इस वातिक का अर्थ है--यण्‌, अय्‌, अव्‌ 
आयू आव्‌ आदेश, आकारलोप, उपघालोप, णिलोप और कि किन्‌ प्रत्ययो में 
उच्च इन सव को पूर्व विग्रतिषेध से बाध कर द्वित्व होता है । यह पूर्वविप्रतिषेध 
चाचनिक है । अन्यथा अनित्य द्वित्व, नित्य आकारलोप आदि से पहले केस हो 
सकता हे। इस वचन के सामर्थ्य से आकारलोप उपधालोप आदि से पहले 
द्वित्व हो जायगा! । उस के बाद आकारलोप आदि किये जायेंगे तो पपतुः पपुः आदि 
सब ठीक वन जायेगे । 

इस सूत्र से स्थानिवद्धाव का विधान कर देने से उस पूर्वविप्रतिषेध के पढ़ने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 

इन दोनों बातों में कौन अधिक उपयोगी है ? यह स्थानिवद्भाव विधान 
करें या वह पूविम्रतिषेध पढ़ें ? 


६१० व्याकरणमहाभाष्य 


स्थानिवद्धाव एवं ज्यायान्‌। पूर्वप्रतिपेधे हीद वक्तव्यं स्यात्‌- 
ओदे।दादेशास्य उदू भवति छुइदुशरादेरभ्याखस्येति । 


चडु च त्वयापीस्तं घक्तव्यम्‌ । 
पराथ मम भविप्यति सन्यत इदू भवतीति । 
ममापि तर्हि उच्च परार्थं भविष्यति। 'उत्परस्यातस्ति चेति’ । 


इस सूत्र से स्थानिवद्वाव विधान करना ही अधिक उपयोगी है । पूविप्रति- 
पेघ पढ्ने पर यद्द भी कहता होगा कि--ओदौदादेशस्य० इत्यादि । इस वचन 
का अर्थ है--जहां जो औ को कोई आदेश हुला हे ऐसे अङ्ग का जो चवरी खवर्ग 
तवग कौर दार्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में रखनेवाला अभ्यास हे उस के 
मकार को उकार होता! उस से वुक्षावयिषति उर्शुनावयिषति नुनावयिपति 
लुतावयिषति शुश्रावयिपति पुस्फारयिपति ( क्ष, ऊर्णु, चु, तु, श्र, स्फुर्‌-णिच्‌-सन्‌ ) 
इत्यादि में अभ्यास के अकार को उकार किया जाता है। यहां क्लुं चु आदि 
णिजन्त धातुओं से सन्‌ प्रत्यय हुआ हैं। सन्‌ पेर रहते द्वित्व प्राप्त दै । 
भौर णिच परे रहते वृद्धि आव्‌ आदेश आदि प्राप्त हे । अन्तरङ्ग होने के 
कारण पहले वृद्धि आव॒ आदि भादेश, इस वाचनिक पूवेप्रतिषेध के होते हुए भी 
किये जाते इँ । क्षाव नाव्‌ ताव्‌ स्फार्‌ आदि शर्ब्दो को द्वित्व होकर अभ्यास मे 
मिले अकार को सन्द्रत, से इच्च की प्राप्ति में उकार विधान किया गया है । 
स्थानिवडाव कहने से ता णिच परे रहते वृद्धि आव्‌ आदि आदेशा को द्वित्व करने 
म स्थानिवत्‌ हो जायगा तो द्वित्व होकर अभ्यास में उकार ही मिलने से ओदो- 
दादेगस्थ० रस बचन की आवश्यकता न होशी । 


स्यानिवद्वाव सानन वाळे आप को भी णिच्च में शापक द्वारा स्थानितरद्धाव 
सिर करने के लिय ओ, पुयणज्यपंर यह इच्च विधायक सूत्र बनाना पढ़ेंगा। 
लन्यथा णिच्च में स्थानियक्नाव न होने से अवनुनावयिपति आदि में भी सन्यतः से 
टत प्राप्न होगा । 

स्थानितद्धात मानने वाले सुझे श पुयण० सूत्र द्वारा किसी नये इकार 
जा परिधान नहीं करना । किन्तु सन्यत से कहा गया इकार ही मेरे मत में 
पराथ अवा दूसरे विंभावयिपति आदि में करने के लिये और र्‍ुक्षावयिप्रति 
सादि मे रोकने के लिये ओ' पुयणु० सूत्र से उपयुक्त दगा । 


प्नपिप्रतिवध मानेन वारे मम नी ओदौदादडस्य० यह वचन अना करं 





अष्टम आद्विक ६११ 


इत्त्मपि त्वया वक्तव्यम्‌। यत्‌ समानाश्रयं तदर्थम्‌ । डत्पिप- 
विपते संयियविषतीत्येवमर्थम्‌ । तस्मात्‌ स्थानिवदित्येष एव पक्षो 
ज्यायान्‌। 


किसी नये उकार का विधान नहीं करना । किन्तु उत्परस्यात. तिच इस सूत्र में 
कहा गया उकार द्दी मेरे मत में परार्थ अर्थात्‌ दूसरे अवनुनावयिपति आदि में 
करने के लिये और विभावयिपति आदि में रोकने के लिये ओदौदादेशस्य० इस वचन 
में उपयुक्त होगा । 


पूवेविग्रतिपिथ मानने वाले आप को ओदौदादेशस्य० इस वचन के साथ 
ओः पुयणु० सूत्र द्वारा इकार भी कहना पड़ेगा। जहां द्वित्व और अव्‌ आदेश 
आदि दोनों समानाश्रय हें । समान निमित्त वाळे हैं । दोनों में कोई अन्तरङ्ग 
नहीं हे उस के लिये इच्च विधान करना होगा । जैसे - उत्पिपविपते । संयियविषति । 
( उद्‌ पह्‌-इद्‌ सन्‌ ) ( सम्‌ यु-इद्‌ सन्‌) यहां पूड और यु धातुओं से सन्‌ परे 
रहते स्मिपूङ्रञ्ज्यशा सनि और सनीवन्तर्थश्रस्ज० इन सूत्रों से यथाक्रम इद्‌ का 
आगम होता दै । पू यु को सार्वधातुक गुण हो कर द्वित्व और अवादेश दोनों 
एक साथ प्राप्त होते हें । पूर्वबिप्रतिपेध से अवादेश को बाध कर पहले द्वित्व 
हो जायगा तो अभ्यास सें पू यु का उकार सुनाई देगा। उस को रोकने के लिये 
ओः पुयण्‌० सूत्र से इत्त्व विधान करना होगा । इस प्रकार पृवीविप्रातिषिध मानना 
गोरवप्रस्त है। इस लिये उसेन मान कर स्थानिवद्भाव का मानना ही आधिक 


~ 
युक्त हे । 


१. यहा भाष्यकार ने अवनुनावयिषति, विभावायिषति, दुथूषति, अचिकीर्तत्‌ 
इत्यादि प्रयोगो की इष्ट सिद्धि के लिये बहुत कुछ ऊहापोह कर के स्थानिवद्धाव का 
विधान ही श्रेयस्कर साना है । जो स्थानिवद्गाव भे भी सिद्ध नहीं हुआ उसे तुल्यजातीय 
ज्ञापक का आश्रयण करके समाहित किया है। परन्तु प्राचीन आचार्यौ ने इस सूत्र से 
विधीयमान स्थानिवद्भाव पर आश्रित न रह कर पूर्वविप्रतििष आदि द्वारा इष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि का यल किया है। इन ढोर्नो के मध्यस्थ होकर यदि हम अति सुगम 
रीति से पक्षपात छोड कर प्रयोगसाधन पर विचार करे तो कुछ अद्‌भुत तथ्यों का 
पता लगता है । णिजन्त सन्नन्त आदि मिश्रित प्रक्रिया मे अथवा सामान्य प्रयोगों में 
यदि हम मान लें कि अन्तरङ्ग एवं नित्य सभी विवियों को वाध कर पहले द्वित्व हो 
जाता है तो इस में विचारना चाहिये कि कहा दोष आता हे । पपतुः चक्रछुः जग्मतुः 
आदि में नित्य आकारलोप आदि को चाध कर पहले द्वित्व हो जायया तो इष्ट ही सिद्ध 


६१२ च्याकरणमहाभाप्य 


इति श्रीमद्गयवत्पतञ्षलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्या- 
ध्यायस्य प्रथमे पादेऽप्रमाह्विकम्‌ । 





यहाँ अष्टम आह्विक का सचिवरण अनुवाद समाप्त हुना । 





दरोगा । सवनुनावयिषति आदि में अन्तरङ्ग वृद्धि को वाव कर द्वित्व होने से इष्ट सिद्धि 
ही होती है। विभावयिषति यियावायियति आदि में भी पहले हित्व होकर अभ्यास 
में उवण वो जो पुयण से उन्व किया गया हैं । वस्तुतः भाषा विज्ञान की इटि से 
बिभात्रयिप्रति आदि की अपेक्षा दुभावयिषति ययवावयिपति आदि ही अविक भन्छ 
जवते हे इसी प्रसार दृश्पति सुस्यूषति की अपेक्षा दियूषति सिस्यूपति का प्रयोग 
टी सविक अच्छा लगता इ । ओः पुयणज्यपरे यह सूत्र भी संकेत देता है कि अन्तदा 
पोर निव विवि को बाघ कर पहेले द्वित्व रो । फिर उस के बाद जो विधि प्राप्न 
दो वह कर ली जाव । परन्तु सर्वत्र द्वित्व को प्रथम मानने म इयाय अबिमीर्तत 
टस्यादि तप नहीं यनेगे । दयाय मे पहले द्वित्व ळर के पिछले दृ शब्द को वृद्धि करने 
पर्‌ उम” स्थानियत होने से पुच अभ्यास के ड को दय नहीं प्राप्त होता । चिकी तव 
के स्थान में अचफीरनद प्रात रोताह। टस ख्ये लक्ष्याचुरोत से दित्व युण एदि 
माफारारोप आडि री व्यवस्था माननी होगी 1 उसके छिये कहीं स्थानिवद्वाव, करडी 
पर्न प्रदिप, गरी अन्यास मो उत्व, उडी उच्च ये समी वथास्थिति समादरणीय 7 ! 


नवस आहिक सें प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक मे अदर्शनं लोपः ॥$1१।६०॥ इस सूत्र से ले कर एड प्राचाँ 
देशे ॥१1१॥००।॥ इस सूत्र तक विभिन्न विपयों पर झाङ्ासमाधान सहित विचार किया 
गया है । क्रमश. प्रत्यक सूत्र के प्रतिपाद्य विपय का संक्षिप्त सार यह है-- 


अदर्शनं लोप; ॥१।१।६०॥ (क) अदीन अर्थ की लोप संज्ञा सिद्ध करके उसमें 
प्राप्त इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 


(ख) लोप संज्ञा मे अतिव्याप्ति दोप को हटाने के लिये प्रसक्त के अदशन की 
लोप संज्ञा मानी है । 

प्रत्ययस्य लक्‌ इछ छुपः ॥१।१।६१॥ प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन उत्तरसूत्रार् 
सिद्ध किया है । 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ (क) प्रथम प्रत्यय ग्रहण को अन्यथा 
सिद्ध कर के उस का खण्डन किया है । साथ ही द्वितीय प्रत्यय प्रहण का प्रयोजन स्वीकार 
किया है । 


(ख) सूत्र का सामान्य प्रयोजन चता कर छुक्युपलख्यानम्‌ इस वातिक का 
खण्डन किया है । 
(ग) यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोषों का समाधान करने के लिये स्थानिसंज्ञा- 
न्यभूतस्यानळ्विधो उस न्यास को प्रदर्शित कर के उस का भी खण्डन कर दिया हैं। 
= ~ > 
साथ ही वर्णाश्रय में प्रत्ययलक्षण का निपेध स्वीकार किया हे । 


(घ) सूत्र के विशिष्ट प्रयोजन वता कर उन की स्थानिवद्भाव से अन्यथासिद्धि 
की हें । स्थानिवद्वाव स सिद्ध होने पर सूत्र को नियमार्थ माना है कि जहा प्रत्ययलोप 
में प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहाँ प्रत्ययलक्षण होता है सवत्र प्रत्यय- 
लोप में नहीं । 


न ळुमताइस्य ॥१।१।६३॥ यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोषों के समाधान के 
लिये न लुमता तस्मिन्‌ इस न्यास को दिखाया है। साथ ही उत्तरपदत्वे चापदादि- 
विधौ इस वार्तिक की व्यार्या की है। अन्त में न छुसता तस्मिन्‌ का खण्डन करके 
न छुमताड्स्य स ही सव दोषों का समाधान कर दिया हें। 


६१४ व्याकरणमहाभाष्य 


जलोऽन्त्यात पूर्व उपधा ॥१।१ ६५॥ (क) अल्‌ ग्रहण को अन्त्य का विशेषण 
के ~ 
मानने में प्राप्त दोष का समावान लोक व्यवहार से किया हैं । 


(ख) नानर्थैकेऽरोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के प्रयोजन बता 
कर्‌ उस का खण्डन भी ताथ ही कर दिया ह । 


(ग) झळ: को प्रथमा वहुवचन या पष्टी एकवचन न मान कर पञ्चमी का 
एकवचन स्वीकार किया है । 


तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादित्युत्तरस्य ॥१।१।६७॥ (क) दोनों सूत्रों के सामान्य विशेष दोनों 
प्रकार के उदाहरण बता कर निए ग्रहण का प्रयोजन बताया हे । 


(न्व) दोनो सूत्रों का प्रयोजन वता कर उभयनिर्देशे विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमी- 
निशः इस परिभाषा के प्रयोजन वताये हैं । 


(ग) पक्षान्तर में दोनो परिभापासूत्राँ को नियामक न मान कर घष्टीबिभक्ति का 
प्रकल्पक भी स्वीकार कर लिया है । 


स्वं रूपै दाव्दस्याशव्डसंज्ञा ॥९॥१॥६८॥ (क) रूप ग्रहण को व्यर्थ कर के उस से 
अर्थवद्प्रहण नानर्थकस्य इस परिभाषा को ज्ञापित किया है । 


(ख) सूत्र का प्रयोजन वता कर उस का खण्डन कर दिया हे । सूत्र की सत्ता 
में भी मित पित जित्‌ सित्‌ ये निर्देश कुछ विशेष सूत्रों के कायाथ स्वीकार किये है। 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय. ॥१।५।६९॥ (कि) अप्रत्यय' के स्थान में अप्रत्यया- 
देशटिन्‌ किन्मित: को पढ़ कर उसका भी भाव्यमानेन सवणानां ग्रहणं न इस परि 
भाषा द्वारा सण्टन कर दिया ह । फिर अप्रत्यय ग्रहण से ही उक्त परिभाषा ज्ञापित 
कनं ह | 

(नर) सत्र का प्रयोजन बता कर उस की सत्ता में मी अक' सवणे दीधः इत्यादि 
अर प्रत्याहार नें प्रत्यास्यमान उकारादि द्वारा अपने सवर्णी इकाराडि का अग्रहण स्प 
टोप दिगाया है । साथ ही अस्य च्वो उत्यादि मे अकार के प्रत्याहारचिहस्थ अणू ने 
दोने से वहा संव्णग्रहण की अप्राप्ति दिखाई 51 उस प्रकार व्यक्ति पक्ष मेँ प्राप्त 


णपरन्गन्रालस्य ॥५।१।७०॥ (क) तत्कालम्य निर्देश को शुद सिद्ध कर के 
चै 


टस गुम यो जय अनयू सत्र तपरों म व्यान मानने हुए विन्यर्थ स्वीकार हिया छू । 


नवम आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ६१५ 


(ख) ध्वनि और स्फोट ये दो प्रकार के शब्द मान कर ध्वनि भिन्न होने पर 
भी स्फोट की अभिन्नता सिद्ध की है | उस से हुत विलम्बित आदि तरत्तियो के भेद 
होने पर भी शब्द में कोई भेद नहीं होता यह सिद्धान्त व्यवस्थित किया है । 

आदिरन्त्येन सहेता ॥१।१।७१॥ आदिरिता सह तन्मध्यस्य इस न्यास का 
लोक व्यवहार से खण्डन कर के यथास्थित सूत्र से ही संज्ञा के साथ संज्ञी का भी निर्देश 
अर्थादापन्न सिद्ध किया है । 


येन विधिस्तदन्तस्य ॥१।५।७२॥ (क) इको यणचि इत्यादि में तदन्तविधि 
रोकने के लिये वनाये गये प्रकृते तदन्तविधि. इस नये न्यास का खण्डन किया है । 


(ख) ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिप्रसङ्गः इस वार्तिक का खण्डन कर के समास- 
प्रत्ययविधौ प्रतिषेध , उगिद्वर्णम्रहणवर्जम्‌ इन वार्तिको को स्वीकार किया है । 

(ग) सर्वके विइवके उच्चकै नौचकै., भिनत्ति छिनत्ति में तदन्तविधि सिद्ध 
करते हुए तदेकदेशभूतस्तद्भ्रहणेन गृह्यते इस परिभाषा को नेदमदसोरकोः इस 
ज्ञापक से सिद्ध किया है। 

(घ) सूत्र के प्रयोजन बताते हुए पूर्वीदिनि' सपूर्वाच्च इन सूत्रों से व्यपदेशि- 
चद्भावोऽप्रातिपदिकेन यह परिभाषा ज्ञापित की है। 

(ड) पदाङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च ग्रहणम्‌ प्रत्ययग्रहणं चापञ्न्चम्याः 
अनिनस्मन्‌ ग्रह्णान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इन परिभाषाओं के 
प्रयोजन वताते हुए अलेवानर्थकेन इस वार्तिक की सोदाहरण व्याख्या की है । 

(च) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावळ्‌ ग्रहण इस परिभाषा के प्रयो जन वताये हैं। 

वृद्धि्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥१।१।७३॥ (क) सूत्र का पदक्ृत्य दिखा कर 
वृद्धखंज्ञायामजसंनिवेशादनादित्वम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया ह्‌। 

(ख) वा नामधेयस्य, गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ इन वार्तिका की सोदाहरण 
व्यास्या की है। 

त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ पूर्व सूत्र से यस्याचामादिः ग्रहण की अनुवृत्ति मानी 
है किन्तु उस का इस सूत्र से असम्बन्ध सिद्ध किया है। 

एढ॒ प्राचां देशे ॥१।१।७५॥ एङ्‌ प्राचा देशे शैषिकेपु इस वार्तिक की सोदाहरण 
व्याख्या की है । 


नवस आहिक 


अदशनं लोपः ॥ १।१।६०॥ 

अर्थस्य संज्ञा कतेब्या । दाव्दस्य मा भूदिति। इतरेतराश्रयं च 
भवति । का इतरतराश्रयता । सतोषदशनरय संज्ञया भवितव्यम्‌। 
संज्ञया चादर्शन भाव्यते । तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च 
कार्याणि न प्रकह्पन्ते । 

छोपसज्ञायामयसतोरुक्तम्‌ | 

किसुक्तम्‌ । अर्भस्य त।बढुक्तम्‌--'इतिकरणोऽथनिदेशार्थ' इति! 
सतोऽप्युक्तम्‌ । सिद्धं तु नित्यदाव्दप्वादिति। नित्याः शाब्दाः ¦ नित्येषु 
शब्दपु च सतोऽदर्शनस्य सञ्चा क्रियते' न हि संक्ञया अदाने 
भावयत । 





क 


अददोन गन्द का जो अर्थ हू न दीखना न सुनाई देना अर्थात्‌ वर्णका 
विद्यमान न रहना इस अर्थ की लोप संज्ञा कहनी चाहिये जिस से अदर्शन इस 
शाब्द की लोप संज्ञा न हो। अन्यथा स्वै रुपे शब्दस्य० के नियम से अदर्शन 
हस शब्द स्वरुप की लोप संज्ञा प्राप्त हाती ह । इस के अतिरिक्त लोपसंज्ञा में 
ड्तरेतराश्रय दोव भी प्राप्त होता ह | केसा इतरेतराश्रय दोप? अदशेन होने 
पर नो लोप सञ्ञा होगी । भोर लोप संज्ञा द्वारा अदीन होता हे । यद्द इतरेतराश्रय 
दोघ है। एक दसरे के सहार से हो सकने चाळा काये इतरेतराश्रय कद्दाता ह । 
इतरेनराश्रय या अन्योन्याश्रय से दोने वाळे काय निग्पन्न नदी हो सकते । 


रोप सेशा भ जो दोप कद्र हैं उनके चिपय्र मे पहले समाधान कर चुके 
फु | अदशन अथ झो लोप संज्ञा कहनी चाहिय इस के विषय म ता नवेनि थाया 
सूत्र म टतिसस्णोइवेनि्रमाव: ऐसा कडा द। ससे नवेति० में रति शब्द 
एगने से निवेच और सिफल्प डन जया की जिभाषा सज्ञा होती है नवा शब्दा 
झी नहीं होती उसी प्रकार उम टि आब्द की यहां लोप संज्ञा मे भी झनुएति 
दर के वराने रेप एसा समअग । डस का अर्थ दोगा कि दशन इस 
आब्द से शो अथे निशाना ट्रे लोक म अदटीन करन पर जोन दीसता शा 


प्रतीत होला है उस री छोप संज्ञा होती है उस से लदान शब्द की लोप संशान 


नवमं आहिके ६१७ 


सवग्रसङ्गस्तु सवस्यान्यत्रादृष्टत्वात्‌ । 


सर्वप्रसङ्गर्तु भवति । सर्वस्याद्शनस्य लोपसंज्ञा प्राप्नोति। कि 
कारणम्‌। स्स्यान्यतराइष्टत्वात्‌। सर्वा हि शाब्दो यो यस्य प्रयोग- 
विपयः ख ततो न्यत न ह्यते । अपु जतु इत्यत्राणो$दर्शने तत्रादर्शनं 
लोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति । 


तत्र को दोषः । 
तत्र प्रत्ययळक्षणप्रातिपेधः । 
तत्र प्रत्ययळक्षण कार्य प्राप्नोति। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 





होकर अदृशन अर्थ की लोपसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
अदशीन की लोपसंज्ञा विधान में जो इतरेतराश्रय दोष कहा हे उस का भी समाधान 
पहले ब्रद्धिरादेच सूत्र पर कह चुके हे सिद्धं तु नित्यशाव्दत्वात्‌। अर्थात्‌ हम शब्दों 
को नित्य मानते हैं । नित्य शब्दों में पहले से विद्यमान अदृशन अर्थ मान कर 
उस की लोपसंज्ञा की जाती हे । लोपसंज्ञा द्वारा नये अदशैन अर्थ का विधान 
नही किया जाता । प्रागभाव तो अनादि हे । वणौ का अभाव, अदर्शन, अश्रवण 
अनुच्चारण पहले से विद्यमान हैं। उसको विद्यमान मान कर लोपसंज्ञा हो 
जायगी। लोपः कह कर किसी वणे का अद्शन कहने मे नये अदर्शन का विधान 
नहीं होता, इस लिये इतरेतराश्रय दोष न होगा। 


सब अदर्शन की लोपसंज्ञा प्राप्त होती हे । क्योंकि सब शब्दों का अपने 
प्रयोगविषय से अन्यत्र अदर्शन हे । जिस शब्द का जो प्रयोग का विषय हे उस से 
अन्यत्र वह दिखाई नहीँ देता इस लिये अदशन होने से उस की वहाँ लोपसंज्ञा 
प्राप्त होती हे । त्रपु जतु ( त्रपु-जतु-सुं ) यहां नपुंसक रिङ्ग त्रपु जतु शब्दों में 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय या कृदन्त अण्‌ प्रत्यय का अदर्शन है उस की लोपसंज्ञा हो 
जानी चाहिये । 

वहाँ क्या दोष है । सभी अदर्शनों की लोपसंज्ञा होने मे क्या हानि हे? 

वहां प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्त होता हे । उस का निषेध कहना होगा। 


१ इतरेतराश्रय दोष को हटाने के लिये शब्द नित्यत्व पक्ष का आश्रयण करके 
स्वभाव से अप्रयुक्त का अन्वाख्यानमात्र शास्त्र करता है, अपूवे अदशन विधान नहीं 
करता है ऐसा मानने पर भी यह वातिकोक्त दोष आता हे इसका समाधान 


होना चाहिये । 


६१८ व्याकरणमहासाप्य 


"अचो डिणतीति' ब्वृद्धिः प्राप्तोति । 

नेप टोपः। बिणित्यङ्गस्याचो छूद्धिरुव्यत । यस्मात्प्रत्ययचिधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गं सचति। यस्माच्च प्रत्ययविधिने तत्‌ प्रत्यये परतः । 
यच्च प्रत्यये परत', न तस्मात्‌ प्रत्ययचिधिः । 


किपस्तह्मदरासम्‌ । तघादशनं लोप इति छोपसंज्ञा प्राप्तोति । 
तत्र को ठोपः। तत्र प्रत्ययळक्षणप्रतिपेधः। तत्र प्रत्ययळक्षणं कार्य 
प्रप्नोति तस्य प्रतिपेधो वक्तव्य: । हस्वस्य पिति कृति तुगिति तुक 
पराप्नोति । 


सिद्ध तु प्रसक्तादशनस्य लोपसङ्गत्वात्‌ | 


सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । प्रसक्तादर्शनं लोपसंनं भवतीति चक्तव्यम्‌। 


त्रपु जठ भ अण के अदर्शन से शण की लोपसंज्ञा हो जायगी तो प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
लक्षणम स प्रत्ययलक्षण मान कर णित्‌ परे हो जाने से अचो ज्णितिसे त्रपु जतु 
घो नद्वि प्राप्त दोती हे । 


४० 


त्रपु जतु भ अचो प्णितिसे बृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जित्‌ णित्‌ 

प्रत्यय परे रहते मर को दृड्धि कही हे । सौर अङ्गसज्ञा यस्मान्‌ प्रत्ययविधिस्तगदि 

सग्रष्मम इस सूत्र द्वारा जिस से जो प्रत्यय किया जाय उस प्रत्यय के परे रहते 

ही डस फो होती है। त्रपु जतु मे जिस त्रपु जतु शब्द से सु प्रत्यय किग्रा है 

उस सु के पर रहते दी रप जनु अम हे । वह सुप्रत्यय जित णित नहीं है । नीर 

जा क्षण प्रत्यय जित णित ह वह त्रपु जतु से किया नहीं गया ८ इस लिये अण 
का अदशन होने पर भी अप्र न होने से त्रपु जतु म वृद्धि नदी होगी । 


शरा नो कण के अदशन म दोप न सही। त्रपु जतु मे किप प्रत्यय का 
भी ता क्षदभेन ह । उस की लोपसंज्ञा प्राप्त हो कर प्रत्ययलक्षण कार्य का निषेध 
काना दोगा 1 त्रपु उतु हस्वान्त द। उससे परे कियू सान कर हरवस्य पिति एति 
ता से सुद्ध प्राप्त दोला दे! सुक वर्णाश्रय कार्य हु, आज नहीं इस छिये 
उस में अद्र का झगट्ा नहीं है। चिप परे रहते त्रपु ततु के कद्व न होने पर भी 
एक दो जाना चादिय । 


~ 


डिसी ल प्रसर अर्थाने प्रास या पिडित के अदान की रापमजा मानत 
से उम दोषन दोगा ! त्रपुजनु मे शिप क्सी से प्रसक नही छ| विद्विव न 





नवम भाहिक ६५९ 


यदि प्रसक्तादर्शन॑ लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते । प्रामणीः सेनानीः । 
अत्र द्धिः प्राप्रोति । 

प्रसक्तादशन छोपसंज्ञं भवति पष्टीनिर्दिएस्य । पष्ठीनिर्दिष्टस्ये- 
त्युच्यते । 

पष्ठीनिर्देष्टस्येत्युच्यते । चाहलोप पवेत्यवघारणम्‌। चादिलोपे 
विभापा । अत्र लोपसंज्ञा न प्राप्नोति । 

अथ प्रसक्ताद्शन लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यमाने कथमिवैतत्‌ सिध्यति? 

को हि शाब्दस्य प्रसङ्गः । यच गम्यते चाथो न च प्रयुज्यते । 


हें । अविहित होने से उसका स्वत अदन है। अतः ऐसे अदशन की लोपसंज्ञा 
न होगी ठो लुक्‌ न होगा । 


यदि प्रसक्त के अदशन की छोपसंका मानते हैं तो ग्रामणी सेनानीः 
यहां वृद्धि प्राप्त होती हे । ग्राम नयतीति ग्रामणीः। यहाँ ग्राम पूर्वक नी धातु 
से उपपदसमास में कमेण्यण्‌ प्राप्त है। उस को बाघ कर सत्सूद्विषद्रुह्‌० से 
क्विप्‌ होता है । प्रसक्त अण्‌ का अदर्शन होने से लोपसंज्ञा हो जायगी तो प्रत्यय- 
लक्षण से णित परे मान कर अचो ञ्णिति वृद्धि हो जानी चाहिये। 


पष्ठीनिर्दिष्ट मे ही प्रसक्त के अदर्शन की लोपसंज्ञा मानेग । ग्रामणी सेनानी. 
में प्रसक्त अण का अदन षष्टी विभक्ति से निर्दिष्ट नहीं हे इस लिये दृद्धिन 
होगी । 

यदि पष्ठीनिर्दिष्ट में ही प्रसक्त के दर्शन की लोपसंज्ञा मानते है तो 
चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ , चादिलोपे विभापा' यहां लोपसंज्ञा नहीं प्राप्त होती। 
यहां भी च आदि छाब्दों मे षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके लोप नही कहा गया 
हैं बल्कि जहां च आदि का अर्थ तो गम्यमान हे पर च आदि जब्दों का प्रयोग 
नहीँ होता उसे चाडिलोप मान कर प्रथम तिङ विभक्ति का निघात विकल्प कहा 
हे । यहां लोपसंज्ञा न होने से शुक्ला व्रीहयो भवन्ति श्वेता गा आज्याय दुहन्ति 
इस वाक्य में भवन्ति इस प्रथम चिड्‌ विभक्ति को निघात विकल्प न हो 
सकेगा । 

यदि घष्टीनिर्टि् विशेषण हटा कर केवल प्रसक्त के अदृशन की ही लोपसज्ञा 
मार्ने तो भी चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ , चादिलोपे विभाषा यहाँ आप लोपसंज्ञा केसे 
सिद्ध करेंगे ? 

यहाँ हम शब्द का प्रसङ्ग या प्रसक्ति क्या सानेंगे ? यही कि जैसा आप 


६२० व्याकरणमहाभाप्य 


अस्तु तर्हि प्रसक्तादर्शनं लोपसंने भवतीत्येव ! 
कर्थ शामणीः सेनानीः ? 
योऽत्राणः प्रसङ्गः क्विपासौ वाध्यते । 


प्रत्ययस्य लुक्‌ छुपः ॥ १।१।६१॥ 
प्रत्ययत्रहणं किमर्थम्‌ ? 
छुमति प्रत्ययग्रहणमम्रत्ययसन्ञाप्रतिपेधार्थम्‌ । 


लुमति प्रत्ययत्रहणं क्रियते । अप्रत्ययस्येताः संज्ञा मा भूवन्निति। 
कि प्रयोजनम्‌ । 





ने कहा जहां च का अथ तो गम्यमान हे, प्रतीत होता हे किन्तु च शब्द का 
प्रयोग नही होता । यही शब्द की प्रसक्ति हे । प्रसक्त च शब्द का भददीन होने 
से उस की छोपसंज्ञा हो जायगी । 

ता फिर प्रसक्त के अदर्शन की ही लोपसंज्ञा मान लीजिये । 

ग्रामणीः सेनानीः केले बनगे ? 

जो यहां प्राप्त अण्‌ का प्रसद्ध हैं अथवा अण की प्राप्ति है वह किप्‌ द्वारा 
घाध ळी जाती है । अतः अण्‌ प्रसक्त ही नही हुआ। उस का विधानही नही 
हुआ तो उसके अददीन की टोपसंशा केस होगी। लोपसंज्ञा न होने से बृदि 
प्राप्तिक्प दोप भी न द्दोगा। इस प्रकार प्रसक्त के अदर्शन की लोपसंज्ञा मानने 
म कही दोप नहीं साता । 


प्रत्ययप्रहण किस लिये किया है ? 


ळुफ ब्लु लप इन तीनों छ शब्द वाले अदर्शनों में प्रत्यय ग्रहण इस 
लिये किया हे कि प्रत्ययमिन्न के अदर्शन की ये संज्ञायें न हो जावें । केवळ 
प्रत्यय के अउशन की ही लक्‌ आदि संज्ञाय हावं। क्या प्रयोजन है? तद्धित 
का टर होने पर हक्‌ तद्वितलफि से विधीयमान स्त्रीप्रत्यय का ही छुक हो 
गोरि गोदगसअनस्य से ननुवृत्त गो शब्द का न हो। क्योंकि गोरित्रयोः की 

१ पञ्च इन्दराण्यो देवता अस्य पब्चेन्द्रः यहा म्प्रीप्रस्ययान्त टन्द्राणी शब्द 
१ निरिग्यमानन्यादेला अवन्ति टस परिभाषा से केवळ आनृदु आगम सहित 


नवम आहिक ६२१ 


प्रयोजन तद्धितळाकि कसीयपरशव्ययोद्धाकि च गोम्रकर्तिनि वृत्त्यर्थम्‌ । 


तद्धितलुकि गोनिवृत्त्यथंस्‌ । कंल्रीयपरशव्ययोशच लुकि प्रकृति- 
निवृत्त्यर्थम्‌। 'लुकूतद्धितलुकी'ति गोरपि जुक्‌ प्राप्नोति । प्रत्ययग्रहणान्न 
भवति 'कंसीयपरशव्ययोर्यञञौ लुक्‌ चे'ति प्रकृतेरपि लुक्‌ पराप्नोति । 
प्रत्ययग्रहणान्न भवति । 


“ गोनिबृत्त्यर्थैन तावन्नार्थः । 
योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । 


योगविभागः करिष्यते । 'गोरुपसजनस्य’ । गोन्तस्य पातिपदिकस्यो- 
पसजनस्य हस्तो भवति । ततः स्त्रिया” । स्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक- 
स्योपसजेनस्य हृस्वो भवति। ततो 'लुक्ततद्धितळुकी'ति। स्त्रिया इति 
वर्तते । गोरिति निवृत्तम्‌ । 
अनुवृत्ति से स्त्रीप्रत्यय की तरह गो शब्द का लुक्‌ भी प्राप्त होता है ।' 

इसी प्रकार कपीयपरशव्ययोयेजजौ छकू च से विधीयमान छुक्‌ कॅसीय 
और परशव्य मे स्थित छ और यत्‌ प्रत्ययो का ही हो, कंस और परशु प्रकृतियों 
का न हो। प्रत्ययग्रहण करने से छुक तद्धितलुकि मे गो शब्द का और कंसीय- 
परशव्ययो० में केस परशु प्रकृतियों का छुक न होगा । 

गोशब्द के लुक्‌ की नित्रृत्ति के लिये तो प्रत्ययम्रहण की आवश्यकता नही । 
गोस्त्रियोरुपसजनस्थ सूत्र मे योगविभाग करेंगे। गोरुपसजेनस्य यह एक सूत्र 
होगा। उसका अर्थ होगा--डपसजन गोशब्दान्त प्रातिपदिक को हस्व होता 
हे । जैसे--चित्रयु.। उस के बाद स्त्रियाः यह दूसरा सूत्र होगा। उसका 

१ यदि कहो छुकृतद्धितलुकि में गो शब्द का भी लूक मानने पर पन्चमिः 
गोभिः क्रीतः पट पञ्चगुः यहा कीतार्थक तद्धित ठक प्रत्यय का अध्यर्धपूर्वद्धि गोरूग० 
से लक होने पर लकूतद्धितलकि से गो शब्द का भी लक हो जायगा तो गो शाब्द 
अन्त में न रहने से गोरतद्धितलुकि से समासान्त टच्‌ प्रत्यय स्वत. ही प्राप्त न 
होगा उस के लिये अतद्धितलुकि यह निषेध व्यर्थ हो जाता है। वह व्यर्थ नहो 
इस लिय गो शब्द का छक स्वयमेव रुक जायगा सो भी वात नहीं। समासान्त 
टच्‌ करके फिर गो शब्द का लुकू संभव हे। वह न हो वल्कि ट्च करने से 
पहले ही गो का छुकू हो जावे इस लिये भी अतद्धितलुकि यह निषेध रह सकता 
हे। उस के व्यर्थन होने से वह इस वात में ज्ञापक नहीं हो सकता कि गो शब्द 
का छुकू नहीं होता । 











व्याकरणसहाभाऱ्य 


६११ 
F द है 
क्र 18 


कसीयपरशत्ययोर्विशिष्टनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 


केखीयपरदाव्ययोर्चिशिष्टनिदेशः कर्तव्यः । कंसीयपरशब्ययोर्यञञो 
भवतच्छयतोच्च छुग्‌ भवतीति । स चावश्यं चिशिष्टनिदेशः कर्तेव्यः । 
कियमाणिऽपि चे प्रत्ययश्रहणे उकारसकारयोमा भूदिति । कमेः सः 
कंसः । परान्‌ श्टणातीति परञ्ञुः इति । 


लेप दोपः । डणादयोऽन्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । स पषोऽ- 
तन्याथो विशिष्टनिदेशः कर्तव्यः । प्रत्ययग्रहणं चा कर्तव्यम्‌ । 


अथे होगा --उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हस्व होताहे। जैसे-- 
अतिराट्र । निक्तोशास्विः। तदनन्तर लक तद्धितळकि सूत्र में केवल स्त्रियाः 
सूत्र की अदुवृत्ति होगी। उस से स्त्रीप्रत्यय का ही लुक होगा। गो शब्द 
की अनुएत्तिन होने स उसका लुक्‌ च होगा। कंसीयपरशाव्ययो० में भी विशेष 
निर्देश करने से दोपन होया। सूत्र का अर्थ पेसा करेंगे -- कंसीय परशच्य शब्दों 
सि शिकार अवयव अर्थ में क्रम से यन्‌ अज्‌ प्रत्यय होते हैं साथ ही कंसीय परशव्य 
में म्थित छ ओर यत्‌ का लुक भी हो जाताहे। उस से छ और यत्‌ का 
बिशप निर्देश कर देने से उन्हीं का लुक होगा। प्रकृतियों का न होगा। छ 
जार यत के लुक का विशेष निर्देश करना आवञ्यक भी है। अन्यथा लुक में 
प्रत्ययमहण कर देने पर भी कंस आर परशु शब्दों भें स्थित स ओर उ प्रत्ययां 
का भी लक प्राप्त दोताह। वह न हो इस लिय छ ओर यन्‌ का विशेष निदेश 
करना चाद्यि। कमे सः ओर आट्परयोः खनिणभ्या डिच्च इन उणादि सूत्रों 
से मसे स झर उ प्रत्यय कर के केस और परु शब्द बनते हे । बाम्यते 
एनि पस, ज चाह की वस्तु है। परान्‌ श्रणाति इति परशुः। जो दूसरों झा 
दनन कोर पह पर्छु हे । प्रत्यप का टक कहने पर स जौर उ प्रत्ययां का एक भी 
पाणा ठोता ४1 ' उसे रोकने के लिये छ यत्‌ प्रत्ययो का विद्रोध निर्देश 


०, 


जार - । 


ई 


य? फोई दोप नटी । कंस और परशा में स और उ प्रत्यया के लुक की 
ना ट्रात दी नव । फ्पाकि उणाटयोऽव्यत्मन्नानि प्रानिपडिकार्नि इस परिभाषा 


- यसू जत यों झा वो विवानसामर्थ्य स लक न लोगा। यदि टुकू न 
माल थे पया गसाप यन अन का भी लुक हो जावे तो उन वा विवान फरना 


wa 


रि क्व 


२. जत कझृमिकेसउस्मपात्र० सूत्र में कमि कस दोनों का भेद से नि६ 


नवम भाहिकं ६२३ 


उक्त वा। 
किसुक्तम्‌ । 'ड्याप्पातिपद्किग्रहणमञ्गसपद्सज्ञाथ यच्छयोश्च 
छुगर्थसि'ति । 
पष्ठीनिर्देशाथ तु। 
पष्ठीनिर्देशार्थ तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌ । पष्टीनिर्देशो यथा 
प्रकल्पेत । 
अनिर्देशे हि षष्टर्थाम्रातीद्धिः । 


अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहणे पष्ठधर्थस्यापसिद्धिः स्यात्‌ । कस्य । 
स्थानेयोगत्वस्य । 


से उणादि शब्द अत्युत्पन्न माने जाते हें । उनमे किसी प्रकृति प्रत्यय का 
विभाग नही होता। इस लिये कस और परु शब्द स और उप्रत्ययान्त न 
होंगे तो स ओर उ प्रत्ययो का लुक्‌ नहीं प्राप्त होगा । उस अवस्था मे छ और 
यत्‌ प्रत्यय के विशिष्ट निर्देश का और कोई प्रयोजन नही रहता सिवाय इस 
के कि वह कंस और परशु इन प्रक्रतियो के झुकू को रोके। उस के लिये यहां 
सूत्र में प्रत्ययग्रइण करे या वहां छ यत्‌ के लुक का विशिष्ट निर्देश करे। कोई 
भेद नहीं पडता । 

कंसीयपरशव्ययो ० सूत्र मे छ यत्‌ का विशेष निर्देश किया ही हुआ है 
जो कि टयापूप्रातिपदिकात्‌ के अधिकार का प्रयोजन हे । वार्तिककार ने स्वयं 
कहा है--ड्यापूप्रातिपढिकग्रहणमङ्गभपद्सजाथ यच्छयोश्व ढुगश्रम्‌ । इस लिये यहाँ 
प्रत्ययग्रहण व्यर्थ है । 

अच्छा तो षष्टी विभक्ति के निर्देश के लिये अत्ययग्रहण करना चाहिये। 
प्रत्ययस्य कहने से षष्ठी का निर्देश हो जाता हे। उस से प्रत्यय के स्थान में 
हुआ जो अदशन उस की छुक्‌ इल टप संज्ञायें हो जायेंगी। यदि प्रत्ययस्य 
नहीं पढ़ते हें तो पष्ठी के अर्थ का अवगम नहीं द्वोता। षष्टी का अर्थ क्या हैं? 
रश्रानियाग । पष्ठी स्थानेयोगा के नियम से प्रत्यय के स्थान मे हुआ जो अदुशन 
यह अर्थ बिना प्रत्ययग्रहण किये नदी द्दो सकता । 
करना ही उणादयोडव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इस परिभाषा का शापक हे । अन्यथा 
कंस शब्द के कम्‌ धातु से व्युत्पन्न होने के कारण कमिग्रहण सें ही केस का ग्रहण 
भी हो जाता। देनों का पृथक्‌ २ निर्देश यह सिद्ध करता हे कि उणादि शब्द 
अव्युत्पन्न होते हैं । 


क क So > कनक 


६२४ व्याकरणमहा भोप्ये 
~ निटेशेना ~ © oe 

क पुनरिह पष्टीनि्देशेनार्थः प्रत्ययश्रहणेन यावता सर्वत्रेव 
पप्टयुच्चार्यते-अणिञोः, तद्राजस्य, यञ्ञजोः, शप इति । 

इह न काचित्‌ पट्टी । 'जनपदे छुविति' । 

अत्नापि प्रकृतं प्रत्ययग्रहणमञुवर्तते । क प्रकृतम्‌ । प्रत्ययः 
परश्चेति । 

ते प्रथमानिदि्टं पष्ठीनिर्दिष्टन चेहार्थः । 

ऊयापूप्रातिपदिकादित्येपा पञ्चमी प्रत्यय इति प्रथमायाः षष्ठीं 
प्रकल्पयिष्यति तस्मादित्युत्तरस्येति । 

प्रत्ययविधिरयम्‌ । न च प्रत्ययविधो पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । 


नायं प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्ययः । प्रकृतश्चानुवर्तते । 





आप (ष्टी के अथ को समझाने के लिये ) कहाँ पष्ठी विभक्ति निर्देशाथ 
प्रत्ययग्रदूण करना उचित समझते हैँ जब कि सर्वत्र ही लुक में पष्टी उच्चारित 
की हुई हे। उदाहरणाथ देखिये ण्यक्षत्ियार्षेनितो यूनि ट॒गणिनोः, तद्गाजस्य 
बहु नेनयास्वियाम । यजजोरच । अदिप्रभृतिम्य शपः । यहाँ अणिनोः, तद्राजस्य, 
यतमो , शप, ये सब पष्टी निदेश ६ जिन का लुक्‌ होता हर । 


यहाँ काई पष्टी नट दिखाई देती । जेसे--जनपदे लप । 

यहां भी उपर से प्रत्ययग्रहण की अज्ुत्रृत्ति आ रही है। कहां से ? प्रत्ययः, 
परथ से । 

यह ना प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हे । यहां हम पछी के निर्देश से 
प्रयाजन र । 

उयापप्रातियदिफान इस अधिकार सूत्र में प्रातिपडिफात्‌ यहद पञ्चमी 
प्रसर एस प्रथमा का तस्मादित्युत्तरस्य के नियम से पष्टी में बदल देगी। उस 
में जनपद रपू फा अथ होगा-प्रातियदिक से पर विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का 
उनपर अश में लुप्‌ होता ४ । 


क. 


जने डे रुप सूत्र ना प्रत्यय विधान प्रकरण में हे । प्रत्यय विधान म 
पत्यमी प्रिनिकि फिसा बिभाकिका षष्टी से नदी बटछा करती । 


क 


जन द लग यद सूत्र प्रत्यय का विधान नही करता । प्रत्यय तो पहळे से 
पिहित चराकारहा ईँ। उसकी यहाँ लनुवृत्ति मात्र करनी ह । जो चानुर सिक 


मवम आह्विक ६२५ 


स्वादेशार्थ वा वचनप्रामाण्यात्‌ । 

सर्वादेशार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌। छुक इछ छुपः सर्वादेशा 

यथा स्युः । 
प्रत्यय पूरै सूत्रों से विहित हे उसका जनपद अर्थ में छप्‌ करने के लिये प्रत्यय. 

यह प्रथमा षष्टी मे बदुल सकती हे । इस लिये सर्वत्र षष्टी उच्चारित होने से 
यहां तदुथै प्रत्ययग्रहण करना व्यथ हे ।' 

अच्छा तो सर्वादेश के लिये ग्रत्ययग्रहण करना चाहिये । जिस से लुक्‌ 
इल छप्‌ ये प्रत्यय के अदर्शन सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में आदेश हो । प्रत्यय के 
अन्तादेश न हो । 


१ वस्तुत षष्टीनिर्देशार्थ प्रत्ययग्रहण करना ही चाहिये । जिस से प्रत्यय 
के स्थान में हुए अदन की लुक आदि संज्ञायें होवें । इसी लिये वार्तिककार ने षष्टी- 
निर्देशाथ तु इस वार्तिक के पश्चात्‌ सबाँदेशाध वा इस वार्तिक में वा शब्द पक्षान्तर 
को दिखाने के लिये प्रयुक्त किया हे । अन्यथा आगस्त्यस्य छात्रा: आगस्तीयाः यह 
रुप नहीं बनेगा। प्रत्ययग्रहण के अभाव में लुक प्रकृति का भी समझा जाने लगेगा 
तो आगस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ इस सूत्र में यदि ऊपर से लुक की अनुद्ृत्ति 
करें तव अगस्ति कुण्डिनच्‌ और लुक्‌ ये तीन आदेश आगस्त्य और कौण्डिन्य 
इन दो शब्दों को अलग अलग प्राप्त होंगे जो कि सर्वथा अनिष्ट हैँ। यदि छुकू की 
अनुवृत्ति न कर के केवळ अगस्ति और कुण्डिनच्‌ ये दो आदेश ही उक्त दोनों शब्दों 
को वहुवचन में विधान करें तो आगस्तीया यहा बहुवचन में आगस्त्य शब्द को 
अगस्ति आदेश हो जायगा। तव आगस्त्य के दृद्धसंज्ञक न रहने से दृद्धाच्छः से 
जैपिक छ प्रत्यय नहीं प्रात होगा । प्रत्ययग्रहण करने पर लुक्‌ प्रत्यय का ही होगा । 
प्रकृति को आदेश नही होगा तो आगस्तीया में शैपिक अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
में गोत्रेऽलुगचि से गोत्रप्रत्यय यज्‌ का छक्‌ रुक जाने से आगस्त्य शब्द बृद्धसंज्ञक 
मिल जायगा । उससे छ प्रत्यय हो कर आगस्तीयाः यह इष्ट रूप बन जाता है । 
लुक्‌ संनियोगशिष्ट अगस्ति आदेश प्रत्यय के छकू के साथ ही होगा । यहां प्रत्यय 
का छकू न होने से अगस्ति आदेश भी नहीं होगा! भाष्यकार तो षष्ठी निर्देशाथ 
प्रत्ययग्रहण नहीं चाहते । उन के मत में आगस्त्यकोण्डिन्ययो.० सूत्र में यस्कादि- 
भ्यो गोत्रे से गोत्रम्रहृण तथा पूर्वानुक्तान्त छक्‌ की अनुइत्ति आती है। जो गोत्र 
में विहित है उस का छक्‌ हो जायगा । गोत्र में विहित प्रत्यय ही है। शेष प्रकृति 
भाग को अगस्ति कुण्डिनच्‌ आदेश हो जायेंगे । आगस्तीया में गोत्र विहित यन्‌ 
प्रत्यय का छक्‌ प्रतिपिद्ध हो जाने से अगस्ति आदेश नहीं होगा तो बुद्धाच्छ; से छ 
प्रत्यय सिद्ध हो जायगा । 


६२६ व्याकरणसर्द्दाभोप्य 


वोदेशा 
अथ क्रियमाणेऽपि प्रत्ययग्रहणे कथमिव लुक दळु लुपः सवाद 


~ 


वचनप्रामाण्यात्‌ । प्रत्ययग्रहणसामर्थ्यात्‌ । 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचायंप्रवृत्तिज्ञापयति लुक्‌ इलुः 
0७ ~~ ० a ५ २ 
ळपः सर्वादेशा भवन्तीति। यदयं 'कुग्वा ढुहदिहकिहणुहामात्मनेपदे 
दन्त्ये? इति लोपे प्रकृत लुक शास्ति । 
उत्तरार्थ तु । 
उत्तरार्थ तहिं प्रत्ययश्रहणं कतव्यम्‌ । 
कियते तत्रच प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति । 


द्वितीय कर्तब्यम्‌ । ङत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌। 
एकदेशळोप मा भूदिति । आघ्नीत । सं रायस्पोषेण ग्मीयेति । 





प्रत्ययग्रदण करने पर लुक उल छुप्‌ केसे सवीदेश हो सकेंगे ! 


~ 


~ 


वचन के प्रमाण से । प्रत्ययस्य इस वचन के सामथ्ये से यह समझा 
जायगा कि अलोन्य की बाधा हा कर सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान म लुक इल 
छादे दात ई । अन्यथा प्रत्ययस्य कहना व्यर्थ हृ । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । आचाय का व्यवहार इस बात का जापक 
ह कि लुक इल ळप ये मर्वाटेदा होते हॅ । क्योकि आचार्य जो घोळोंपो लेटि वा 
से खाप की अनुत्ृत्ति आन पर भी छग्वा दुहदिटलिह० सूत्र में छुक ग्रहण करत 
६ उससे यह वात सिद्ध होतो ह। यदि लोप के समान लक्‌ आदि भी अन्त्य 
के स्थान में आदेश हों तो टक्‌ अहण करना व्यथ है । 


अच्छा नो उत्तर सूत्र के लिये यह प्रत्ययग्रहण करना चाहिये । जिस स 
प्रययलोप प्रम्ययलक्षणम इस उत्तरसूत्र में प्रत्यय की अनुवृत्ति हो सके । 


हा किस कक + को. 
यह भी प्रयोजन नहीं । उत्तर सत्र म॑ प्रत्ययग्रहण किया ही हुआ दै! 


यद्या दसरा प्रत्ययग्रइण करने के लिये यहां प्रत्ययग्रहण करना चाहिये । 
पिस खे सम्पूण प्रत्यय का लोप दोनि पर प्रत्ययलक्षण हो। प्रत्यय के एकदेश था 
खबयय का रोप होते पर प्रत्ययलक्षण न हो 1 आघ्नीत ( आट इन-सीयुद्ध लिए रा ) 
संग्मीय ( सम्‌ गम-्यीयुटू लिउ इद ) यदा आइ पूर्वक इन्‌ धातु और सम पृयफ 
गम्‌ धातुर्ला स पिधिलिट्ट में सोगुटर प्रत्यय के सकार का लाप हुआ ई । यदद 


नवम आह्निक ६२७ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१1१1६२॥ 
प्रत्ययश्रहणं किमर्थम्‌ ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतीयत्युच्यमाने सौरथी वेहतीति गुरूपोत्तम- 
लक्षणः ष्यङ्‌ प्रसज्येत । 





प्रत्यय के पुकदेश का लोप हे । सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप नहीं हे इस लिये वहां 
प्रत्ययलक्षण न होगा तो झलादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीना० 
से हन्‌ गम्‌ के अनुनासिक नकार मकार का लोप नहीं होता । 


प्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 

लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतना सूत्र होने पर सौरथी वेहती ( सुरथस्य विहतस्य 
चापत्यं गोत्रं स्त्री) यहां अणिजोरनाषेयोगुरूपोत्तमयो "यड्‌ गोत्रे से गुरूपोत्तम 
मान कर होने वाळा प्यड्‌ आदेश प्राक्त होगा' । क्योंकि सुरथ विहत दाब्दों से 
गोत्र में अत इज से इन्‌ प्रत्यय करके सौरथि वेहति रूप होते हें । रम्‌ धातु 
से कथन्‌ प्रत्यय परे रहते मकार का लोप हो कर रथ शब्द बनता है। और इन्‌ धातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते नकार का लोप द्दोकर हत शब्द बनता दै। मकार नकार 
प्रत्यय नहीं हे । उनके रहते गुरूपोत्तस होने से जसे--इनन्त सौरथि वेहति शब्दों 
के इञ को अणिचोरनापयो ० से स्त्री अपत्य में प्यड आदेश प्राप्त होता है 
( गुरूपोत्तस शब्द का अर्थ हे--त्रिप्रभृतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌ । तस्य समीपे यत्‌ 
तडुपोत्तमम्‌। उपोत्तमं गुरु यस्मिन्‌ प्रातिपदिके तद्‌ गुरुपोत्तमम्‌। जिस प्रातिपदिक 
में तृतीय आदि अक्षर के समीपस्थ द्वितीय आदि अक्षर गुरु हो उसे गुरुपोत्तम 
कहते हैं |) वैसे लोप होने पर भी वह प्यड्‌ आदेश हो जायगा । अर्थात्‌ प्यड्‌ 
प्रत्यय का प्रादुर्भाव हो जायया । जिससे सौर्या वैहत्या ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा । सिद्धान्ततः स्त्री अपत्य मे इतो मनुष्यजातेः से ङीष्‌ होकर सौरथी वेहती 
थे इष्ट रूप बनते हैं । 





१, प्रत्ययस्य लक्षण दुर्दानं प्रादुभीवः प्रत्यय का लक्षण अर्थात्‌ दरशन, 
प्रादुर्भाव ऐसा अर्थ कल्पनाकर यह कहा जा रहा हे । सूत्रार्थ यह होगा--जिस किसी 
का लोप है उसके रहते जो प्रत्यय होता है, उसका लोप होने पर भी उस प्रत्यय का 


प्रादुर्भाव हो जाता है । 


६२८ च्याकरणमहाभाष्य 


नप दोपः । सेव विज्ञायते लोपे प्रत्ययलक्षण भवति प्रत्ययस्य 
प्रादुभाव इति। कर्थ तर्हि प्रत्ययो लक्षणं यस्य कायस्य तत्‌ लप्तेपि 
भवति । 

इदे तर्हि प्रयोजनम्‌ । सति प्रत्यये यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणं 
यथा स्यात्‌ । लोपोत्तरकाळं यत्‌ प्राप्तोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणं मा भूदिति । 

कि प्रयोजनम्‌ ? 

ग्रामणिकुळं सेनानिकुलम्‌ इत्यत्रीचरपदिके हस्वत्वे कते हृस्वस्य 
पिति इति हुमिति तुक्‌ प्राप्नोति स मा भृदिति । 


यदि तर्हि यत्‌ सति प्रत्यये प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन भवति, 





यह कोइ दोप नही । प्रत्ययलक्षण का अर्थ यह नही हैँ कि प्रत्ययका 
लक्षण दर्शन अथवा प्राइभाव होना । बहिर प्रत्यय हे लक्षण निमित्त जिस काय 
का वह काय प्रत्ययरक्षण कहाता ह । टोप होने पर प्रत्ययनिमित्तक काय का 
होना ही प्रत्ययळक्षण हे । सौरथी वेहती मे प्रत्यय को निमित्त मान कर कोई 
कार्य नहीं करना ह इम लिये मकार नकार का लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण 
नदी होगा । 

अन्ठा ता ग्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन हे कि प्रत्यय के रद्दते जो कार्य 
प्राप्त दो बह उस प्रत्यय के लोप होन पर भी प्रत्यवळक्षण अर्थात्‌ प्रत्यय का निमित्त 
मान कर हो जातै । प्रत्यय का लोप होने पर जो कार्य प्राप्त हो वह प्रत्ययलक्षण से 
न दोघे 1? 

क्या प्रयाजन दे ? 

श्रामणिरुलम सेनानिळुळमू ( आसण्य' सेनान्यः ङ्लम्‌ ) यहाँ पप्टी समास 
में उल शब्द उत्तरपद परे रहने किप्‌ प्रत्ययान्त ग्रामणी सनानी शब्द को 

एस्चाइणपो गालवस्य स हस्त करने पर हस्वस्य पिति हति से चुकू मात 

होता इ बढ न होते । क्योकि दिपू प्रत्यय के रहते तुक प्राप्त नहीं था वह पिंप 
का लोप टोने पर भी प्रत्ययलक्षण से नहीं होगा । 


यदि प्रत्यय के परे रहते जो कार्य प्राप्त हो वही ( प्रत्ययलोप होने पर ) 





4. प्रत्यचलाप प्रत्ययलक्षणम्‌ यता प्रत्ययलाप म प्रत्यय शब्द म ममी 
हि एए गान फर्‌ प्रस्यच सात सळ्राप एमा वाक्याचे समझा जाता ह । 


नवम भाहिक ६२९ 


लोपोत्तरकालं यत्‌ प्राप्नोति तन्न भवति, जगत्‌ जनगद्धित्यत्न तुक्‌ न 
प्राप्नोति। छोपोत्तरकाळं छात्र तुगागमः । तस्मान्नार्थ पवमर्थेत प्रत्यय- 
ग्रहणत । 

कस्माश्च भवति ग्रामणिकुळं सेनानिकुलम्‌ । 

वहिरङ्गं इस्वत्वम्‌ । अन्तरङ्गस्तुक्‌ । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 


इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । कृत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण यथा स्याद्‌ 
एकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत | से रायस्पोपेण ग्मीय । 


पूर्वस्मिन्नपि योगे प्रत्ययग्रहणस्येतत्‌ प्रयोजनसुक्तम्‌ । अन्यतरच्छ- 
क्यभकर्तुम्‌ । 
प्रत्ययलक्षण से होता है और प्रत्यय का लोप होने पर जो कार्य प्राप्त हो वह 
प्रत्ययळक्षण से नही होता तो जगत्‌ जनगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ । जने गच्छतीति 
जनगत्‌ । गम्‌ विप्‌ ) यहाँ क्विप्‌ प्रत्ययान्त गम्‌ घातु से तुक्‌ नही प्राप्त होता। 
क्योंकि यहाँ । अन्तरक्ञ होने के कारण पहले क्विप्‌ का लोप हो जाता है। उसके 
वाढ गमः को से गम्‌ के सकार का लोप होकर हस्वान्त बन जाने से तुक्‌ होता 
हे । क्विप्‌ प्रत्यय के परे रहते तुक्‌ प्राप्त नहीं था तो क्विप का लोप होने पर 
भी प्रत्ययळक्षण से नहीं होना चादिये। इस लिये ऐसे दोषयुक्त प्रत्ययग्रहण 
की कोई आवश्यक्रता नही । लोप होने पर सवत्र प्रत्ययलक्षण सान लेना चाहिय । 

ग्रामणिक्कुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ मे क्विप प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण 
से तुक क्यो नही होता ? 

यहां इको हस्वो० से हुआ हस्व बहिरङ्ग है ओर तुक्‌ अन्तरद्द है। 
असिद्ध परिभाषा से बहिरङ्ग हस्व असिद्ध हो जायगा तो तुक नही होगा । 

तो फिर प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन है कि सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप होने पर 
प्रत्ययळक्षण हो । प्रत्यय के एकदेश या अवयव का लोप होने पर न हो । आघ्नीत 
सं ग्मीय ( आड्‌ हन-सीयुट्‌ लिड्‌ त। सम्‌ गम्‌-सीयुट्‌ लिड्‌ इद्‌ ) यहाँ सीयुट्‌ 
प्रत्यय के एकदेश सकार का लोप हुआ है सम्पूण सीयुद्ध का लोप नहीं हुआ है 
इस लिये प्रत्ययखक्षण नही होगा तो झलादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश- 
वनति० से अनुनासिक नकार मकार का लोप नही होता । 

पहले सूत्र मे भी प्रत्ययग्रहण का यही प्रयोजन कहा था । इस प्रत्ययग्रण 
का भी आप यही कह रहे हैं । दोनों में से कोई एक प्रत्ययग्रहण अनावश्यक है ।' 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने यहा प्रथम भ्रत्ययग्रहण का खण्डन कर दिया हे! 





६३० व्याकरणमहाभाष्य 


अथ दितीय॑ प्रत्ययत्रहणे किमर्थम्‌ । 
= © क. be (~ ० 
घत्यचळक्षणे यथा स्यात्‌। वर्णलक्षणं मा भूदिति। गवे हितं 
गोहितम ! रायः कुळं रकुलमिति। 





जि _त- 


ट्रितीव प्रत्वयत्रहण किस लिये किया हे 


प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण कार्य ही दो ! वर्णलक्षण कार्य न 
हो दस लिये प्र ्रग्रलक्षणम यह द्वितीय प्रत्ययग्रहण किया हे । गवे हि6त॑ गोहितम्‌ । 
राय कुल; रेऊुल्म । यहाँ गोरे शाब्दो के पष्टीसमास में डे ङस्‌ विभक्तियों का 


नुक हुनाह। उस का प्रत्ययलक्षण मान कर अच्‌ परे हो जाने से एचोथ्यवायाव 
अत्र आयू ज्लादेश प्राप्त होते हें । वे अच्च रुप वर्ण लक्षण कार्य हे । अत्यय 


७ ७ 
रे 


को निमित्त मान कर होने वाले नहीं हँ इस लिये प्रत्ययलक्षण नहीं होगा तो 
अढू भाय आदेश नटी हाते ।' 


१. पतन्मृुलक ही वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ यह परिभाषा ह । जहा 


चण का प्रावान्य द अथात्‌ प्रधान रप से जहा वण का आश्रयण किया ह वही 
प्रय्यल्क्षण का नियत होदा हँ । किन्तु जहां वर्ण प्रवान न होकर प्रत्यय प्रधान है 


नन 


और अप्रवानना ने वण का आश्रयण किया हे वहा प्रत्ययलक्षण का निपेव नही 
होता । जसे- अतृणेट्र । यहा तृह घालु से लट्‌ भें तिप्‌ का लोप होने पर उसे 
प्रन्ययलक्षण मान बर तृणह इस्‌ से इमागम हो जाता हे । इमागम करने वाळे 
सून म हठादि पित सावधातुक प्रत्यय की प्रधानता हे हळू रूप वर्ण की प्रधानता 
चं 7 । वशा हळ वर्ण सावधातुक का विशषण है इस लिये वणे की अप्रधानता 
तने से बणाळ्य होने पर सी प्रत्ययलक्षण का निपेव नहीं होता । वर्ण की प्रधानता 
न प्रत्ययललेण निव ठे समान ही लोपा व्योवक्ति से होने वाला यकार वकार 
वळू गाए वण को निमित्त मानकर होने से वणाश्रय कहलाता हे, प्रत्ययात्रय 
त्यै आनसेिमाणम्‌ ( आए-खिव-मनिन्‌ ) में त्विव क वकार का लोप 
ने पर ने धानराप भाधधातके से प्राप्त साववातुययुण का निषेध प्रत्ययाश्रयत्वाद- 
न्यत्र सिउन शसा ४ का स्या? । वहां लापा च्याचलि से हुआ चकार का 
रोप भर पवान मालन प्रयय को निमित्त मान कर नहीं हुआ। बल्कि मनिन में 
उ रथ पर फो निमित मान कर हुआ टे 1. आर्थवातुकनिमित्तक लोपन होने से 
गा निक: नहीं होता यर निद किया दे । सदि उसी प्रकार सुपर्यक थिन्व छृण्य 
: पुच प्रत्यय करे और विद्य का सपापड्वारी स्टेप हो जाने पर प्रनययलक्षण 
न पिल पो गने नो. छोपो च्यो० से होने बाळा थिन्त कृण्च के बेकार का लोप 
मुद प्रत्ययाक्रय न होफर वळु रूप वर्णाय होगा । उस अवग्था गे 


gl 
~ 
ld 
et 
i 
~ 





नवम शाद्विके ६३१ 
किमर्थे पुनरिदसुच्यते । 
ग्रत्ययछोपे प्रत्ययळक्षणवचनं सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणसित्युच्यते । सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । 
सच्छास्त्रेणान्वाख्यायते । सतो वा शास्त्रमच्वाख्यायक भवति । सद्‌न्वा- 
ख्यानाच्छास्त्रस्य । 'उगिदचां सरवनामस्थानेऽधातोरि'ति इहेव स्याद्‌ 
गोसन्तो यवमन्ती । गोसान्‌ यवमान्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । इष्यते च 
स्थादिति। तच्चान्तरेण यत्त न सिध्यतीत्यतः प्रत्ययल्लोपे प्रत्ययलक्षण- 
वचन मित्येवमर्थमिद्सुच्यते | 


यह सूत्र किस लिये बनाया है? 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमू यह सूत्र इस लिये बनाया है कि शास्त्र सत्‌ का 
ही निमित्तत्वेन अन्वाख्यान करता है। असत्‌ का नहीं। शास्त्र द्वारा विद्यमान 
का ही प्रतिपादन होता है भविचमान का नहीं, या विद्यमान द्वी शास्त्र द्वारा 
प्रतिपादित किया जाता है। जैसे -उगिद्चा सर्वनामस्थानेड्धातो इस शास्त्र से 
सर्वनामरथान परे रहते नुम्‌ का विधान किया है वह गोमन्तौ, यवमन्तौ ( गोमत्‌, 
यवमत-ओऔ ) यहां सर्वनामस्थानसंज्ञक ओ प्रत्यय के विद्यमान होने पर ही हो 
सकता हे । गोमान्‌ यवमान्‌ ( गोमत्‌, यवसत-सु ) यहाँ सु सर्वनामस्थान के 
विद्यमान न होने से जुम्‌ प्रास नदी हो सकता । इष्ट हे यहां भी नुम्‌ हो। वह विना 
यत्न के सिद्ध नदी होता इस लिये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूत्र बनाया है । 


आधधातुक निमित्तक धातुलोप न होने से न धातुलोप सूत्र से लघूपधगुण का 
निषेध न हो सकेगा तो गुण होकर सुधेन्‌ सुकर्‌ण हांगे। प्रथमा एकवचन सु परे 
रहत सु लोप नलोप हो जायेंगे तब सुधे सुक. ये इष्ट रूप बनेंगे। न धातुलोप से 
गुणनिषेध मान कर तो सुधिन्‌ में सौ च से इन्नन्त को दीर्घ होकर विद्यार्थी की तरह 
सुधी ऐसा अनिष्ट रूप प्रात होगा। और सुकृण्‌ में नान्त की उपधा को सर्वना- 
सस्थाने चासम्बुद्धौ से टीर्घ होकर उपधायाइच से इत्व रपर हो जायगा तो वॉरुप- 
धाया दीधे इक से पदान्त मे दीघ होकर गी की तरह सुकीः यह अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा । यद्यपि पुचोऽयवायाव, के उक्त उदाहरण गोहितम्‌ रैकुलम्‌ में अच्‌ रूप 
वणाश्रय होने पर भी अन्ततः ङे छस्‌ प्रत्यर्यो का आश्रय भी है पर वह शब्दोपात्त 
नहीं हे इस लिये वहां मुख्य खूपसे वर्ण का ही आश्रय मान कर प्रत्ययलक्षण 


नहीं होता । 


An 


२२ च्याकरणमहा भाष्य 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
टुक्युपसंस्यानम्‌ । 
लुक्पपसंस्याने कर्तव्यम्‌ । पश्च सत्त । 


Lan 


कि पुनः कारणं त सिध्यति । 


छापे हि विधानम्‌ | 


लोप हि प्रत्ययलक्षणं विधीयत तेल छुकि न प्राप्तोति । 


न वा दर्शनस्य लोपसन्नित्वात्‌ । 


न वा कर्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ । अदर्दानस्य लोपसंनित्वात्‌। 
अदर्शन लोपखंने भवतीत्यच्यते । लळमत्संन्नाश्चाप्यदशनस्य क्रियन्ते | 
तन ळम्यपि भविप्यति । 


यद्ययम्‌ । 
प्रत्ययादर्शन ठु छुमत्सन्नम्‌ । 


fe 


प्रत्ययादर्शन तु ळुमत्संज्मपि प्राप्नोति । 


en 


सत्र का यद्र प्रयोजन तो ह किन्तु लुक में भी प्रत्ययलक्षण कहना चाहिय । 
पञ्च मम ( पसन , सप्तन-जस्‌ दास्‌ ) यहां पद्‌ संज्ञक पञ्चन्‌ सक्तन्‌ अब्दाँ से 
परे प्टन्यो लग से जसू जसू का रूह हुआह। लोप नही हुआ हे । इस ल्यि 
प्रत्ययशेप न दोने से प्रत्ययलक्षण प्राप्त नहीं दोता। प्रत्ययलक्षण न होने से पद 
सञ्ञा न ट्रोगी तो नलोप न द्रो सकेया। लुक में भी प्रत्ययलक्षण कहने से पढ 
सज्ञा होऊर नलोप हो जाता डे । 


BIO 3 जज + 5 





उता कारण ह ना लुक्‌ म प्रल्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता ? 


राप से प्रत्ययरक्षण कद्दा है उस लिये लक्‌ मे प्रत्ययलक्षण नही प्राप्त होता । 


क 


लर म शळग प्रत्ययलक्षण कहने की मावडय़ता नहीं । क्योंकि अदन 
वी सोपसंज्ञा बदी गए है1 ल शब्द वाळ लुक उल कप ये संज्ञायें भी अद*न 
A > SS” 


कोटी उता मे । उस से अदटन सामान्य को छ कर लक में भी प्रत्ययटक्षण 
हो जायगा | 
य नो प्रत्यय के सदशन सामान्य को लेकर ठक इलु टप्‌ संज्ञाय मी 
र द यानी यादिय 1 


नवम झाड्विक ६३३ 


तत्र को दोषः ? 
तत्र लुकि श्टुविधि; प्रातिषेष्यः । 
तत्र लुकि इलुविधिः प्राप्नोति स प्रतिषेध्यः। अत्ति हन्ति। 
इलाविति द्विर्वचनं प्राप्तोति ।' 
न वा पृथक्‌ सज्ञाकरणात्‌ । 


त घा एप दोपः! कि कारणस्‌ । पृथक्‌ संज्ञाकरणात्‌ । पृथक्‌ 
संज्ञाकरणसामथ्योबलुकि इळुविधिने भविष्यति । तस्माददशनसामान्या- 
इलोपसंज्ञा लुमत्संज्ञा अवगाहते । 


यथैच तर्हि अदर्शतसामान्याल्लोपसंशा लुमत्सज्ञा अवगाहते एवे 
छुमत्संज्ञा अपि लोपखंज्ञामवगाहेरन्‌ । 





वहां क्या दोप है ? 
७ ~ र 00 ~ 
वहां झुकू में श्छ का काय प्राप्त होता हे। उसका निषेध कहना होगां। 
अत्ति हन्ति यहां अदिप्रश्रतिभ्य शपः से हुए दाप्‌ के लुक्‌ को इछ भान कर 
इली से द्वित्व प्राप्त होता है । 


यह कोई दोप नह्दी। छक इछ छप्‌ इस प्रकार अलग २ संशाये करने 
के सामर्थ्य से लुकू मे इलुविधि न होगी । लुक्‌ आदि संज्ञाओं म सांकर्यं न होगा । 
इस लिये अदशन सामान्य को लेकर लोपसंज्ञा छुक आदि संज्ञाओ को व्याप्त 
कर लेगी । उनको अपनी लपेट म ले लेगी । अथात्‌ लोप शब्द से लुक आदि का 
सी ग्रहण हो जायगा तो लुक्‌ मे प्रत्ययलक्षण के उपसख्यान की आवश्यकता नहीं । 


जिस प्रकार अदर्शन सामान्य को लेकर छोपसंज्ञा से लुक्‌ आदि संजये 
युहीत हो जाती हे उसी प्रकार लुगादि संज्ञाओंसे भी छोपसंज्ञा गृहीत हो 
जानी चाहिये । 

१, थह उपलक्षण है। इळु मे छक का, लुप्‌ में लुक का, लुक्‌ मे लुपू का इस प्रकार 
तीनो का सांकय प्राप्त होने से उसका निषेध कहना होगा । जैसे--जुहोति में जुहोत्यादिभ्य 
इळु से हुए इलु को लक्‌ मान कर उतो वृद्धिकछुकि इलि से हु को वृद्धि प्राप्त होती 
हृ । हरीतक्याः फल हरीतकी, यहां हरीतक्यादिभ्यश्च से हुए अण्‌ कें छप्‌ को 
लुकू सान कर छुक तद्वितळुकि से हरीतकी में स्थित स्त्रीप्रत्यय का लुक प्राप्त होता 
हें। छवणेन संसृष्ट” लवण सूप. यहां लूवणाल्छुक से हुए ठकू के लुक्‌ को छुप्‌ मान 
कर छुपि युक्तवदूव्यक्तिवचने से युक्तवद्वाव प्राप्त होता है। 


592४ व्याकरणमहाभाग्य 


तत्र को दोषः । 

अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमती भृतेति 'छुक्‌ तद्धितलुकी'ति 
दीपो छुक प्रसज्यत । 

ननु चात्रापि 'न वा पृथक्‌ संज्ञाकरणादित्ये'व सिद्धम्‌ । 

ययै तर्हि पृथक सेशाकरणसामर्थ्यादत्र छुमत्संशा लोपसंज्षां 


नावगाहन्त एवं लोपसंक्षापि ठमत्संज्ञां नावगाहेत । तत्र स पव दोषो 
लुक्युपसंस्यानमिति । 


अस्न्यन्यस्लोपसंजाया पृथक्‌ करणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । लुमत्संघाखु 
यदुच्यत तत्लोपमात्र मा भूदिति । 





वहां क्या दोष ह 


अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमतीभूता ( गोमती-च्चि,भू ) यहाँ अभृततङ्गाव 
अथे म च्विप्रत्ययान्त गोमती शब्द से परे च्चि का सवौपहारी लोप हुआ ह । 
उले लुक मान कर ळक तद्वितलक्रि से गोमती में स्त्रीप्रत्यय डीप्‌ का लुक्‌ प्राप्त 
देना है ।' 

यहां भी लोपसंज्ञा कौर लुक संज्ञा के अलग २ विधान करने के सामर्थ्य 


य 


से लापसज्ञा म लक सज्जा का कार्ये नही होगा । 

जस लोपसंज्ञा और लुकसंज्ञा के अलग २ विधान करने के साम्य 
यी ळ.पसज्ञा म लक संज्ञा का कार्य नहीँ होगा वेस लक आदि संज्ञानो मे 
भी लापसंजा का कारय नहीं होना चाहिये । उस अवस्था म वही दोप्ह कि 


लक म प्रत्यय ठक्षण का उपसेख्यान करना होया । 


लोपसेज्ञाके प्रथक विधान करने का तो एक अन्य प्रयोजन है। क्या 1 





क 


१. अमहती महती सम्पन्ना महदभूता की तरह अगोमती गोमती सम्पन्ना 
गोमताबूना में पुंबदूभाव नहीं हाता । क्योंकि नदीवाचफ गोमती शब्द भापित्ु”व 
नारी 7॥ महती झच्द तो व्थिषण होने से नाधितपुस्क दू । प्रदीपकार श्रीमैयट 

रो दृष्टि स नो अगोमती और गोमती म सामानाविकरण्य न होन से पुवद्भाव का 
आन्य “1 ये मगोमनी इस प्रहत को गोमती टस विक्रति से प्रथक मानते हँ । सदि 
य पम वहेन को सी प्रति मान ळें अथवा प्रकृति विळति मे अभेद विवत्रा बर 
४ त्य नो सामानाविससन्य चन जाने से पुंथडाच घाम ९) वट भागिनर्धुम्य न 





नवम क्षाहिक ६३५ 


लुमति प्रतिषेधाद्वा । 


अथवा यद्यं “न लुमताद्कस्ये'ति प्रत्ययळक्षणप्रतिषेधे शास्ति 
तउज्षापयत्याचारयो भवति छुकि प्रत्ययलक्षणमिति । 


सतो निमित्ताभावात्‌ पदसङ्ञाभावः | 


सन्‌ प्रत्ययो येपां कार्याणामनिमित्तं राजः पुरुष इति, स जुप्तोऽ- 
पयनिसित्तं स्याद्‌ राजपुरुष इति । 


अस्तु तस्या अनिमित्तं या स्वादौ पदमिति पदसंश्ञा। या तु 
सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । 


प्रत्यय भोर अप्रत्यय सभी के अदर्शन की लोप संज्ञा होतीहे । छुक आदि 
सञ्चायँ केवळ प्रत्यय के अदीन की ही होती हैं। जो कार्य लुक आदि संज्ञाओं 
स कहा गया है वह लोप मात्र में नही हो सकता। लोपसंज्ञा व्यापक हे । वद्द 
अद॒रीनसामान्य की होती हे। उस से लुक्‌ आदि संज्चाये व्याप्त हो जायेगी किन्तु 
लुक्‌ आदि संज्ञाओं में लुकू आदि शब्द से भावित प्रत्यय का अदशन होता दै 
इस लिये वे लोप संज्ञा में व्यापक नही हो सकती । अथौत्‌ लुक आदि से लोप 
का ग्रहण नही हो सकता । 

अथवा न लुमताङ्गस्य सूत्र द्वारा जो छुमान्‌ शब्द से छुछ हुए प्रत्यय मे 
प्रत्ययलक्षण का निषेध किया हे वदद आचार्य का व्यवद्दार इस बात का ज्ञापक 
हे कि टुक्‌ मे भी प्रत्ययलक्षण होता है। इस लिये लुक्‌ में उपसंख्यान की 
आवश्यकता नहीं दे । 

विद्यमान प्रत्यय जिन कार्यो का निमित्त नहीं दै वह छुछ होकर भी उनका 
निमित्त नहीं होना चाहिये । जैसे--राज्ञः पुरुष यहां वाक्य में राजञ शब्द में 
विद्यमान ङस्‌ प्रत्यय राजन्‌ की पदसंशा का निमित्त नही है वह राजपुरुष इस 
समास में लुप्त हुआ भी पदसंशा का निमित्त नहीं होना चाहिये। पदसंज्ञा न 
होने से नलोप नहीं प्राप्त होता । 

ठीक है । राजपुरुपः से छुप्त हुआ ङस्‌ प्रत्यय स्वादिष्वसवेनामस्थाने से 
होने वाली पूर्व की पदसंज्ञा का निमित्त न होवै किन्तु सुप्तिङन्तं पदम्‌ से होने 
वाली सुबन्त की पदसंज्ञा तो निर्बाध है। वह पदुसञ्चा रह जायगी तो नोप 


हो जायगा । 


६३३ ४याकरणमद्ाभाप्य 


सन्येतत प्रत्यय आसीत्‌ । अनया भविप्यत्यनया च भविष्यति । 
लुत इदानी प्रत्यये यावत एवावधेः स्वादो पदमिति पद्संशा तावत 
एव सचन्त पदमिति । अस्ति च प्रत्ववळक्षणेन यजादिपरतेति छत्वा भसंक्षा 
प्राप्तात । 


ुग्टर्धचयाइच विग्रतिपधानुपपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात्‌ परिवीर्‌ इति । 


तगदीर्घत्वयोइच विप्रतिषेधो नोपपद्यते! क्व । परिवीरिति। 
कि कारणम्‌ । एकयोगलक्षणत्वात्‌ । पकयोगळक्षणे हि तुशूदीधत्वे । 
इह लुप्त प्रत्यये सर्वाणि प्रत्ययाश्चयाणि कार्याणि पर्यवपन्चानि भवन्ति । 
४ १५ ७ * > २२ 33 ९ र 
तान्येतेन प्रत्युत्थाप्यन्ते। अननेव तुझे अनेनेत्र च दीधेत्वमिति । 
= # €< F~ १ 
तदफयोगलक्षण भवति , एकयोगरुश्षणानि च कार्याणि न प्रकहपन्ते । 


sr 





टम्स्‌ प्रत्यय के विद्यमान रहते तो यह कहा जा सकता था कि इससे पद 
सज्ञा होगी इससे न होगी । क्योकि ङस्‌ पर रहते स्वादिवसर्व० से प्राप्त पूर्व 
राउन शब्द की पदसंज्ञा को असंज्ञा वाध लेती है। टस्‌ सहित राश की 
सुवन्त होने से पदसंज्ञा स्पष्ट दी हे। इम लिये छस की विमानता में तो राजन्‌ 
की न होगी, राज्ञ' की होगी यह जाना जा सकता है परन्ठु जब ढस्‌ छुप्त हो 
गया तत्र राजन ही सुवन्त है और राजन ही पूर्व हे । दोनो की एक राजन ही 
क्षयधि 61 जितनी अवघि की सुवन्तं पदप से पदर्सज्ला होनी है उतनी की 
स्वडिवतर्स० स प्राप्त दै । लप्त हुए टम्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर अच्‌ पर द्वो 
जायगा तो यथि भम्‌ से दोनों परसनाओ को वाध कर भर्येज्ञा प्राप्त दोतीह। 
शस लतिरिक दूसरा दोप यद भी हे कि-- 








तुङ और दीघद में पिप्रतिपेध नहीं बनता । कहाँ? परिवीः यहां । 
( परि न्येत-फ्प्‌ ) परि पर्थ च्येज़ घातु से क्िप प्रन्यय हुआ है। वलि रापिर 
से सम्प्रसारण नवा पूर्वरूप होकर हथर हळ: से दीघ प्राप्त होता ऐ उधर 
"म्यस्य शिवि टेलि तक सेनुफ। झिप के लोप को प्रत्ययरक्षण से मान कर दोनों 
काये एर साव प्राप्न होत हे । तुक भर दीय यहां दोनो एकब्रोगल्क्षण द । 
पयो प्रचयरदोणन टस एक सूत्र टारा ही होने वाल ह 1 क्योंकि गद 
वि पल्यय के टान हो जाने पर सार प्रत्पयाश्चित कार्य नष्टप्राय से हो जात 


ee em > “> नक ~ ला आ क ~~~ ~= 


१ स्याटििसयण्मे प्रा प्या जे नो पर होन रो भन्ला यावय 


टं पदम से छाप था आपयाड टोन से वाथगी 


नवम भाहिक ६३७ 


सिद्ध तु स्थानिसज्ञानुदेशादान्यभाव्यस्य । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । स्थानिसंज्ञा$न्यभूतस्य भवतीति वक्तब्यस्‌ । 
कि कृते भवति । सत्तामात्रमनेन क्रियते। यथाग्राप्ते तुगदीघत्वे सचिष्यतः । 
तदू वक्तव्य भवति । 


यद्यप्येतदुच्यते । अथवेतर्हि स्थानिवद्धाचो नारभ्यते। 'स्थानि- 
संज्ञान्य भूतस्यानलूत्रिधाचि'ति वक्ष्यामि । 





हैं। चे सब इस प्रत्ययलक्षण सूत्र से एक साथ पुन. उत्थापित किये जाते हैं । 
इसी से तुक ओर इसी से दीर्घ) यह पुकयोगलक्षण समस्या है । एक ही 
योग से एक साथ होने वाळे कार्य नही बन पाते । यहां क्रम तो कोई है ही नही; 
केस जाने कि परिवी मे पहले दीर्ध होगा, तुक न होगा । 


रथानिसंज्ञानुदेश आन्यभाव्यस्य या स्थानिसंज्ञान्यभूतरय ऐसा (नया) 
वचन बना देगे। उससे उक्त दोषन होगा। इस वचन का अर्थ है कि आन्य- 
भाव्य (=्अन्यभाव) अन्यभूत या अन्य वस्तु जो छोपादि आदेश हे उसको 
फिप आदि खूप स्थानी की जो संज्ञा पित्‌ कृत्‌ प्रत्यय इत्यादि जो व्यपदेश 
उसका अत्तिदेग होता हे । आप पूछेंगे आदेश की स्थानिसंज्ञा का अतिदेश कहने 
से क्या होगा तो उसका उत्तर हे--यह सूत्र प्रत्ययलक्षण कार्य न करके स्थानी 
की सत्ता मात्र कर देगा । लुप्त हुआ किप्‌ स्थानी उपस्थित समझा जायगा । 
उसकी उपस्थिति में विप्रतिपेव परं कार्यम्‌ से तुक और दीर्घ में जो परत्वात्‌ 
प्राप्त होगा वह हो जायगा । पर होने से हल से दीधे पहले हो जायगा तो परिवी, 
चन जायगा । 

यह भी गौरव ही है कि प्रत्ययलक्षण की जगह स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य यह 
वचन फहना होगा । 

यद्यपि यह वचन कहना होगा फिर भी उस वचन से एक लाघव हो 
जायगा कि अलग स्थानिवहाव नहीं कहना पड़ेगा। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानळू- 
विधौ ऐसा सूत्र बना देंगे। इसी से स्थानिवदादेशोऽनळ्बिधी का काम चक 
जायया | 





१ अनुदेशातङभतिदेशात । 
२, आन्यभाव्यस्य अन्यभाव एवान्यभाव्यस्‌ „ तस्य । स्वार्थे ष्यञ्‌ । अन्यभाव 


Ns 


अन्यचस्तु, अथात्‌ आदेश । 


६३८ च्याकरणमद्दासान्य 


क ७ ~ च 
यद्यवमाङो यमहत इत्यात्मनेपदे भवतीति हन्तरेव स्यात्‌ , वधेन 
स्यात्‌ ' नहि काचिद हन्तेः संज्ञास्ति या वधेरतिदिच्र्यित । 
टन्तेरपि संशास्ति । का । हन्तिरब । कथम्‌ । स्वि रूपं शब्दस्या- 
शाब्दसंजेःति वचनात्‌ स्व रूपे शाब्दस्य संज्ञा भवतीति हन्तरपि हन्तिः 
संता भविष्यति । 


भसज्ञा-डापू-प्फ-गोरात्वेपू च सिद्धम्‌ । 
भसंघा डीपप्फ गोरात्वेषु च सिद्धं भवति । 


भसंना--राजः पुरुपः राजपुरुषः प्रत्ययलक्षणन यचीति भसंज्ञा 
पाप्नोति । स्थानिसयान्यभूतस्यानळ्विधाविति वचनान्त भवति। 


टीप चित्रायां जाता चित्रा। प्रत्ययळक्षणेनाणन्तादितीकारः 
प्राप्नोनि ' स्थानिखं्ञान्यभृतस्यानलखिधविति यचनान्न भवति। 


emer लन ~ Seer > 


स्वा नमे न्ठसतस्यानळविवो इस वचन म यह दोप होगा कि आठो यम 
में इनू से कहा हना आत्मनेपद हन्‌ से ही हो सकेगा। वधू सेन हो सकेगा। 
कि टन फी कोडं सज्ञा नहीं जा उसके स्थान म हुए वध आदेण को अतिदिष्ट 


उ 
की जाय] 








दन की भी संज्ञा; | क्या? हन ही। कसे? स्व सर्प शाब्दस्य? इस 
वचन से मदद का सपना स्प्ररप संज्ञा हाना ह इस लिये इन्‌ की इन्‌ ही संशा 
हो जायगी । इस पचन का यह लाभ भीदै कि भर्सज्ञा, डीपू, प्फ और गो 
शब्द फा सात काने म भी स्पानमजान्यमुतस्यानलबिवीँ इस बचन से ही इट 
मिट ठ तादगा । भखज्ञा अमे--राज्ञ पुग्पः राजपुरुष । यहाँ समास में लुप्त 
टण एन्य के, प्रत्ययलक्षण से मान कर यचि भम्‌ से भसंज्ञा प्राप्त होती ह । 
उससे चयार न दो सकेरा |! किन्तु स्वा नमनान्य० दस बचन में अनल्विधी कहने 
से नसला नहीं दरे । क्योंकि अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से भर्सक्षा 
पिट! अर्श -विम टक को स्थानीसेज्ञा न डोगी तो ट्स परें न होने से 
नसेशा न हणी उरस नरप हो जायगा । टीप जमे--चित्राया जाता चित्रा! 
बहा लिया शब्द से न. जात कध में हुए अण का विसस्वितीराहिशास्य 
नळगंगा या मू से लुम एला 81 उस को प्रत्ययलक्षण स मान कर चित्र शब्द 
स्यन्त गो पापया सो दाप यो वाघ कर टिडटाणण० से टीप प्राप्त होता दै । 


५, सूपाय इन प्रयागस्थ इन ठी संज्ञा हे । 


नवम आहिके ६३९ 


प्फ-चतण्डी । प्रत्ययलक्षणेत यञन्तादिति ष्फः प्राप्नोति। 
स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यालळ्विधाविति वचनान्न भवति । 


गोरात्वम्‌--गामिच्छति गब्यति । प्रत्ययलक्षणेनामि 'औतोम- 
शलो'रित्यात्वं प्राप्तोति। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानळूविधाविति वचनान्न 
भवति । 


तस्य दोपो डो नकारळोवेत्वेम्‌ विधय; | 


तस्यैतस्य रक्षणस्य दोपः | डो नकारलोपः । आर्द्रे चर्मन्‌ लोहित 
चर्मन्‌! प्रत्ययळक्षणेन यचीति भसंज्ञा सिद्धा भवति । स्थानिसंज्ञान्य- 
सूतस्यानत्द्रविधाविति वचनान्न प्राप्नोति । इत्वम्‌- आशीः । प्रत्ययः 


स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनळ्विधौ कहने से न होगा । क्योंकि टिड्डाणञ्‌० 
सूत्र मे अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त की अनुवृत्ति आने से डीप अविधि है। 
इस लिभ लुक की अण्‌ संज्ञान होगी तो अण्णन्त न होने से डीप्‌ न होगा । 
पफ जसे --वतण्डी । ( चतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री ) यहाँ वतण्डाच्च से यञ्‌ प्रत्ययान्त 
बातण्डय शब्द से सत्री अपत्य अर्थ में छुक स्त्रियाम्‌ से यञ्‌ का लुक्‌ हुआ हे। 
उसे प्रत्ययळक्षण से यजन्त मान कर आवट्यायनी की तरह प्राचा ष्फ तद्धितः 
से प्फ प्राप्त होता है । स्थानिसतज्ञान्य० इस वचन म अनळ्विधो कहने से नहीं 
हेता । क्योंकि प्राचा प्फ० में अजाद्यतष्टाप्‌ से अकार की अनुवृत्ति आने से पफ 
अल्विधि है। इस लिये लटकू की यन्‌ संज्ञान होगी तो यजन्त न होने से प्फ 

दोगा । गो शब्द को आत्व जेसे-गामिच्छति गव्यति । ( गो अम्‌-क्यच्‌ ) यहां 
नामधात म सुपो वातुप्रातिगदिकियो से अम्‌ का छुकू हुआहे। उसे प्रत्यय- 
लक्षण से मान कर औतोमूशसो; से गो शब्द को आत्व प्राप्त होता है । 
स्थानिम्ञान्य० इस वचन में अनळ्विधो कहने से नहीं होता । क्योकि औतोस्‌- 
शासो मे इको यणचि से अच्‌ की अनुवृत्ति आने से आत अळूविधि हे । इस 
लिये छुक्‌ की अस्‌ संज्ञा न होगी तो अम्‌ परे न होने से आत्व नहीं होगा । 


स्यानिसंज्ञान्यसूतस्यानळविधौ इस वचन के बनाने में भी दोष है। डि 
पेर रहते नकारलोप, इत्त्व और इम्‌विधि नहीं सिद्ध होती। आद्रे चमन्‌ यहां 
चर्मन-डि इस अवस्था में सुपा सुछुक्‌० से छुकू हुए डि को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर यचि भम्‌ से चर्मन्‌ की भसंज्ञा हो जाती हे तो नलोप का अभाव सिद्ध 
हो जाता है । किन्तु स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन मे अनळूविधौ कहने से असंज्ञा 
नहीं प्राप्त द्दोती। क्योकि वह अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से अनळूविधि 


६४० व्याकरणमहाभाष्य 


छक्षणन हलीति इस्ं सिद्ध भवति स्थानिसंज्ञान्यसूतस्यानल्विधाविति 
वचनान्न प्राप्तोति ' इम्‌--अचृणेट्‌ । प्रत्ययळक्षणन हलीति इम्‌ 
सिद्धो भवति । स्थानिसंज्ञान्पभूतस्यालळुविधाविति वचनाऱ्न प्राप्नोति। 
सुन्नै च भिद्यते । 

यथान्वासमेवास्तु । 

ननु चोक्तं सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंश्ञाभावः। तुग्दीधत्वयो 
विप्रनिपेधालुपपत्तिरेकयोगळच्णत्यात्‌ परिवीरिति । 


नप दोपः। बदक्ष्यत्यन्ष परिहारम्‌ । इहापि परिवीरिति! शास्त्र 
परविप्रतिपथन परत्वात्‌ दीधेत्वं भविष्यति । 





हु। भयेज्ञान होन से नलोप प्राप्त होता हे उसके लिये न ठिसम्वुद्धयोः यह 
सूत्र बनाना पठता ह । आशीः ( आगशास-क्विप्‌) यद्वां लुप्त हुए किप को 
प्रत्ययलक्षण स मान कर हल परे हो जाता है तो शास इदड्हलोः से गास की 
उपधा झो दच्च सिद्ध दो जाता हे । किन्तु स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनळ्विधो 
कडन से इच्च नही प्राप्त होना । क्योकि हलाद प्रत्यय का ाश्रयण करने से 
टच्च अल्विधि हे । उसके लिये आशासः क्राबुपसंख्यानम्‌ यह वार्तिक बनाना 
पढ़ता 61 अनृणेट्र ( तृद्द उनम्‌-लङ्क तिप्‌) यहाँ हलडथापू० सूत्र से लुप्त हुए 
निपू का प्रत्ययलक्षण स मान कर हल परे हो जाता है तो नणह इमू ले इनम्‌ 
विशिष्ट तृदू थात को इमागम सिद्ध हो जाताह। किन्त स्थानिसञ्जान्यमत० 
टस वचन मे अनरत्रिदी कहने स डम्‌ नहीं प्राप्त द्रोता। क्योंकि हलादि पिन्‌ 
साईथातुक का आश्रयण करन से इम्‌ अल्विधि ह। इन दोना के साथ 
स्थानिसक्षान्वनृत? इस बचन के बनाने से प्रत्ययलक्षण सूत्र भी ट्रटता ह । 


अस्या तो यदान्यान ही रहन दीज्िये। ग्रत्ययदीपे प्रस्ययललणम यह सूत्र 


ही! नद चि t 


प्रत्ययरक्षण सूळ म सनो निमित्तानावात पडमेज्ञाभाव आर तुग्दीचवयाश 
जिप खवानूपान- येजा दाष कह य उनका क्या समाधान है ? 


` 


चद्‌ कोई दोय नहीं॥। कतो. निश्तासावात पटरेशानावः इस दोष का 
समाधान तो छी इसी सूत्र पर छागे कहेंगे। दगरीपन्वयोख बालि परिवी म 
भी उपदेश शास्त्रों के जिप्रतिपध में पर होन स दीघ हो. जायया तह न दंगा! 


सेव आह्विक ६४१ 
प्रयोजनमपृक्तादिलापे चुममामो गुणवृद्धी दीधलेमडाटूरनमूविधयः । 


अपृक्तळोपे शिळोपे च इते जुम्‌ अमासौ युणवृद्धी दीर्घत्वम्‌ 
इस्‌ अडाठो इनमूविधिरिति प्रयोजनानि । 


चुम्‌-अग्ने त्री ते वाजिता ची पघस्था | ता ता पिण्डानाम्‌ । 
अमामो-हे अनड्वन्‌ । अनड्वान्‌ । 

गुणः-अधोक्‌ । अळेर्‌ । दृद्धिःच्यमाई । 

दीर्घत्वम्‌-अग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था । ता ता पिण्डानाम्‌ । 
इस्‌-अदणेट्‌ । 

अडादी--अधोक्‌ । अलेट्‌ । पयः । औनः । 


इनमस्‌विधिः-अभिनोऽत्र । अञ्छिनोऽत्र । अपृक्तशिलोपयोः कृतयो- 
रेते चिधयो न प्राप्नुवन्ति । प्रत्वयलक्षणन भवन्ति । 


परिवीय ( परि च्येज-ल्यपू ) इत्यादि में प्रत्यय की अविद्यमानता म भी दीधे ही 
होगा । यद्यपि हृस्वस्य पिति कृति हुक्‌ और हलः ये दोनो प्रत्ययलक्षण से 
उत्थापित होते हें । उनके एकयोगलक्षण होने पर भी प्रवृत्ति सें पूर्व पर का क्रम 
वन जायगा । दोनो के क्रम से पर होने से दीध ही हो जायगा तुक्‌ न होगा । 


अघुक्त का लोप ओर शि का लोप हो जाने पर जुस्‌, अम्‌, आम्‌ , गुण, 
वृद्धि, दीर्घत्व, इम्‌ , अदू, आर्‌ और इनस का होना प्रयोजन हे । अग्ने त्री ते इस 
चेदमन्त्र मे त्रीणि के स्थान में त्री यह वैदिक प्रयोग है । शेइछन्दसि वहुलम्‌ से 
शि का लोप होकर फिर नुम्‌ उपधादीर्घ और नलोप हो जाता हे । लुप्त हुए 
भि को प्रत्ययरक्षण से मान कर सवैनासस्थान परे हो जायगा। तो नपुंसकस्य 
झल्चः से नुम्‌ और सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से उपधादीध हो जाता हे । इसी 
प्रकार वाजिनानिम्वाजिना। सधस्थानिस्सधस्था । तानि तानिस्ता ता। ये समझने 
चाहिये । दै अनड्वन्‌ | यहां अनडुह्‌ शब्द से परे सम्बुद्धि के छु का हळूड्याप्‌० से 
लोप होता है । उसे प्रत्ययलक्षण से मान कर सम्बुद्धि परे हो जायगा तो अमसम्बुद्धौ 
खे अनडुह को अमागम हो जाता है। अनड्वान्‌ सें हळूड्याप्‌० से हुए सुलोप को 
प्रत्ययलक्षण से सान कर चतुरनड़द्दोरासुदात्त आमागम हो जाता है। अधोक्‌ अलेट्‌ 
( इह्‌, लिह-लड़ः तिप्‌ ) यहाँ हल्ड्याप्‌० से हुए तिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर दुइ लिहू धातुओं को लघूपघगुण और लुङ्‌ लङ्‌ लह्‌-क्वड़दात्तः से अडागस 


६४२ व्याकरणसद्वाभाण्थे 
नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । स्थानिवद्धावेनाप्येतानि सिद्धानि। 
~ fF ० Lo a स्थानिबदित्युच > he 
न सिध्यन्ति। आदेशाः देत्यूच्यते । न च लोप आदेशः । 


लोपोऽप्यादेशाः । कथम्‌ । आदिश्यते यः स आदेशः । लोपोऽप्यादिः 
उ्यने। दोपः खल्वपि स्याद्‌ यदि लोपो नादेशः स्यात्‌ । इहाचः 
परस्मिन्‌ पूर्वविधावित्येतस्य भूयिष्ठानि लोप उदाहरणानि तानि न स्युः । 


यत्र तहिं स्थानिद्घाचो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः । 


हा जाता हृ। न्यमाट (निसृज्‌ लङू तिप) यहाँ हठ्ड्यापू> से हुए तिप्‌ के 
लोप को प्रत्ययलक्षण समान कर सूज का मृजेत्रृद्धि से वृद्धि हो जाती हे । अतृणेट 
( तृणह-लड् तिप ) यहाँ हठ्ड्याप० से हुए तिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर दळादि सार्वधातुक परे हो जायया तो तृणह इम्‌ से इमागम हो जाता 
६1 ऐयः ओन. ( ऋ-छद् तिप्‌ । उन्दू-छड सिप्‌ ) यहां हळूब्याप्‌० से हुए 
तिप्‌ सिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण स मान कर आडजादीनाम्‌ से ऋ और उन्द्‌ 
को साट्‌ नागम ट्वा जाता है। अभिनः अच्छिनः ( भिद छिदू-लक्क सिप्‌ ) यहां 
गन पपाप० से हुए सिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से मान कर सावधातुक परे 
दो जायगा ता रघादिभ्य इनम्‌ से इनम्‌ हा जाता हे । सर्वप्रथम अपृक्तसंज्क 
सु ति सि का लाप तथा भि का लोप होने पर जुम्‌ आदि उक्त विधियां नदी 
निद होती । प्रत्ययलक्षण से सिद्ध हो जाती हैं 


थे कोई प्रयोजन नहीं हैं । ये तो स्थानिवळाव से भी सिद्ध हैं । 
स्थानितद्जाव से ये सिद्ध नही हो सकत । फ्योकि आदेश को स्थानिवत्‌ 
कहा ह। भोर लोप छाटेदा है नहीं । 


रोप भी क्षाद्रेश दै । केस ? जो आटिश किया जाय वही लादेश दै । 
लोप भी आदिएट क्या जाता हे, विधान किया जाता हे इस लिये बह भी 
आदिश ८1 यदि राप को आदेश नहीं मानेंगे तो दोप भी होगा । यहां पहले 
व्याम्यात भन, परस्मिन पुवविवी इस सूत्र में बहुत अधिक उदाहरण लोप 
नप भादेश के टी ह बे सब गड बट हो जञायेंगे। इस टिये लोप को भी आदेश 
मानना चादिये 1 


अन्त्र जदा म्थानिमद्धाउ नही हा सकता वहाँ के लिये यद्‌ प्रत्ययढक्षण 
सूड वना याहिय | 


नवम आाह्विक ६४३ 


क च स्थानिवद्भावो नास्ति । 
यो&ल्‌विधिः । कि प्रयोजनम्‌ । 


प्रयोजनं डौ नकारळोपेत्वेमुविधयः । 
भसंक्षाडीपूष्फगोरातेषु च दोष: । 


भसंज्ञा डीपूष्फगोरात्वेपु च दोषो भवति | 


भसेज्ञायां तावन्त दोषः । अचार्यप्रवृत्तिक्षापयति न प्रत्ययळक्षणेन 
भसंज्ञा भवतीति। यदयं न डिन्सस्थुद्धयोरिशति डो नलोपप्रतिषेधं 
शास्ति। ङीप्यपि नेवं विज्ञायते अण्णन्तादकारान्तादिति। कथं तर्हि? 
अण्‌ योऽकार इति। प्फोऽपि नेवं विज्ञायते यञन्तादकारान्तादिति । 
कथं तर्हि यझू योऽकार इति । गोरात्वेऽपि नैवं विज्ञायते अमि अचीति । 
कर्थं तहि अच्यमीति । 


स्थानिवद्भा कहां नही हो सकता ? 


be 


जो अलविधि है। अलसम्बन्धी विधि में अनलाविधौ इस वचन से 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता है इस लिये वहां प्रत्ययलक्षण सूत्र की आवश्यकता 
हवे। क्या प्रयोजन हे? पूर्वोक्त कि परे रहते नकार का लोप, इत्त्व, और 
इम्‌विधि । 

परन्तु प्रत्ययलक्षण सूत्र में पूर्वोक्त भसंज्ञा, डीप्‌, प्फ और गो शब्द के 
आस्व म दोप भीतो हे? 

असंज्ञा में कोई दोष नही। आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
हे कि प्रत्ययलक्षण से भसंज्ञा नही होती। यह जो न ङिसम्बुद्धयो सूत्र द्वारा 
डि परे रहते नलोप का निषेध करते दें । उस से यह बात सिद्ध होती हे । अन्यथा 
आह्वे चर्मन्‌, यहां चर्सनःडि इस अवस्था में सुपा सुक्‌ पूवे सबेणा० से डिका 
लुकू दोने पर प्रत्ययलक्षण से ङि परें हो जायगा तो यचि भम्‌ से चर्मन्‌ की 
भसंज्ञा होकर पद न रहने से नछोप की प्राप्ति ही नहीं रहती । फिर ढि परे रहते 
नलोप निषेध करना व्यर्थ है। उपसे राजपुरुष यहां प्रत्ययलक्षण से भसंज्ञा 
न होगी तो सुबन्त की पद संज्ञा होने से नलोप निर्बाध सिद्ध हो जायगा । 
सतो निमित्ताभावात्‌ पदसज्ञाभावः इस पूर्वोक्त दोष का यहां यह समाधान हो 
जाता है । डीप्‌ में भी दोष नहीं हे । क्योंकि दिड्ढाणन्‌ सूत्र का यह अर्थ नहीं 
करेंगे कि अण्णन्त जो अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे डीप्‌ होता हे बल्कि 


६४४ व्याकरणसहाभाण्य 


घयोजनान्यपि तर्हि नेतानि सन्ति । यत्तावदच्यते डौ नकारलोप 
इति। करियते एतन्न्यास एवं, न कि सम्दुद्धयोरिति । इत्त्वमपि 
वष्यत्पतत--गास इत्ते आशासः काविति । इम्‌विधिरपि हलीति 
निवूृत्तम । 

यदि हलीति निवूत्तम्‌ । दणहानि अत्रापि प्राप्नोति । 


एवं तर्हिं अचि नेत्यनुवर्तिप्यते । 





प्रातिपदि के अण का जो अकार उससे परे डीप्‌ द्वोता हे । उससे चित्राया 
जाता चित्रा यहाँ डोपू न होगा । क्योकि अण रूप अकार के वणे होते से 
तदाश्रय ठाय में प्रत्ययलक्षण नहीं होगा । यह प्रत्ययम्रहण का प्रयोजन पहले 
कह लुके ट कि वर्णाश्रय कार्य में प्रत्ययलक्षण नही होता । यही बात प्फ में भी 
समम लेनी चाहिये। वहां प्राचा प्फक० का यह अथे नहीं करेंगे कि यजन्त जो 
अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे प्फ होता है बल्कि यज्ञ का जो अकार उस 
से परे प्फ दाता 61 उससे वतण्डी म प्फ न होगा । अकाररूप वर्ण का आश्रयण 
करने रे प्रत्ययळक्षण का निपेध हो जायया। गो शब्द के शात्व सें भी दोप 
नहीं । लात्व करने वारे औतोम्‌शसोः सूत्र का यह अर्थ नही करेंगे कि अजादि 
अम्‌ प्रत्यय पेर रहते पूर्व पर को आत्य होता है बल्कि अम्‌ सम्बन्धी अचू परे 
रहते पूर पर को एकादेन आात्व होता हे । उससे गव्यति मे आत्व नदी होगा । 
क्योंकि अच्‌ रुप वर्ण का झाश्रयण करने से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा । 


उस प्रकार तो प्रत्ययलक्षण सूत्र के प्रयोजन भी अन्यथासिद्ध दा जाते 
हँ 1 यद जो टि पेर रहते नकारलोप प्रयोजन कहा हे उसके लिये न टिसम्पुद्ध 
यढ सुत्र बनाया ही हुआ हे । आशीः में इच्च के लिये सी गास इदळूहळो सूज 
पर ६॥नालः पाघुपसँ' यानम यह वातिके कहेंगे। अतृणेद में इमूविधि भी सिट 
दो जायगी । उस वृद इमू में उत्तो पदछ दमि से टलि की अलुबृत्ति नडी 
फेरे । पित साधातुक पेर रहते तृणह को इस कइ देगे। उससे तिपू नादि 
पित सायघातुझ का रोप होने पर भी उसको स्थानिवत्‌, सान कर उमागम छो 
जायया । 

यदि नृणद टमू में दि की अनुवृत्ति नहीं करगे ता तृणहानि ( वृणद? 
लोट्‌ आदे मिप ) से अङ्नादि पित्‌ सार्वधातक परे रहते भी इमायम प्राप्न दाया । 

नो पिर नान्यस्वस्याचि पिति सार्वधातकें से अथि न की आनुतरति करेगे 
उसा खर्धे टोगा-- अनादि पित सार्दधानुक पेर रहते इमागम नहीं होता उससे 
गानि म टम नहीं होगा 1 


नवम आह्विक ६४५ 


न तहीदानीमयं योगो वक्तव्यः । वक्तव्यङ्च | कि प्रयोजनम्‌ । 
प्रत्यय ग्रहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययलक्षणेल यथा स्यात्‌। शब्दं 
गृहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन मा सूदिति। कि प्रयोजनस्‌। 
रोमता रपदो$स्य ब्राह्मणस्य सुहपद्‌ ब्राह्मणः । 'सोर्मनसी अलो- 
मोषसी' इत्यप स्वरो मा भूत । 


न छुमताङ्गस्य ॥१।१।६३॥ 
लुमति प्रतिपेध एकपदस्वरस्योपसंख्यानम्‌ | 

लुमति प्रतिपेधे एकपद्स्वरस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । एकपद्रुघरे च 
लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 

तो क्या फिर यह सूत्र नहीं बनाना चाहिये। हम तो समझते हैं कि 
बनाना चाहिये । क्या प्रयोजन है? प्रत्यय का नाम लेकर जो कार्य कहा 
राया दे वही प्रत्ययकृक्षण दी । जो प्रत्यय अप्रत्यय साधारण शब्द को लेकर कार्य 
कहा गया है वहां प्रत्ययलक्षण न हो । स्थानिवद्भाव से सिद्ध होने पर यह सूत्र 
नियमार्थ हे कि जहाँ प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयसाण है वहीँ प्रत्यय- 
लक्षण होगा । जहां तो प्रत्यय और अप्रत्यय दोनों के साधारण रुप का आश्रयण 
हे वहां प्रत्ययलक्षण न होगा। उससे शोभना दषदोऽस्य ब्राह्मणस्य स सुदषदू 
ब्राह्मणः यहां चहुन्रीहि समास में शोभन (सु) जसु-च्पद्‌ जस्‌ इस अवस्था में 
सुपो चातुप्रातिपदिकयो, से छुक हुए जस्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर सुरषदू 
यह असन्त नही बनेगा तो सोमेनसी अलोमोपसी से विधीयमान उत्तरपद आशुदात्त 
स्वर नही होगा। यह इष्ट सिद्ध हो जायगा । क्योकि सोमनसी० सूत्र में अनिनसूमन्‌ 
ग्रहणान्यर्थवता चानथकेन च तदन्तविविं प्रयोजयन्ति इस परिभाषा बळ से मन्‌ और 
अस ये अधवान्‌ या अनर्थैक प्रत्ययाप्रत्ययसाधारण शब्द लिये गये हें । अस्‌ 
प्रत्यय भी हो सकता है और प्रत्ययभिन्न भी । केवळ प्रत्यय का ही असाधारण 
रूप यहां आश्रीयमाण नहीं है। इस लिये छुप्त अस्‌ वाले सुरृपदू शब्द में 
स्थानिवद्भाव से उत्तरपदत्व होते हुए भी प्रत्ययलक्षण से असन्तत्व न होगा तो 
उत्तरपद झायदात्तस्वर न होकर नजूसुभ्याम्‌ से उत्तरपद अन्तोदात्त स्वर सिद्ध 
हो जायगा । 

लुमान्‌ के प्रत्ययलक्षण प्रतिषिध में एकपदाश्रय स्वर में सी प्रत्ययलक्षण 
का निषेध कहना चाहिये । अर्थात्‌ एक पद के स्वर में जहां छमान्‌ गब्द से 
प्रत्यय लुप्त हुआ है वहां भी प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहना चाहिये ।' 


१, स्वर का कार्य अङ्गाधिकारीय न होने से वहा न लुमताङ्गस्य यह निपेध 








व्याकरणसहाभाप्य 


1 
rc 
AN 


क्रिमविद्यंपण ? 
लन्याह । 
Cn ~ तसिञ्ठरकस्त्रवज AC 
सत्रामन्त्रितसिञ्ळुकूस्वरवजम्‌ | 


सर्वस्वरमामन्त्रितस्वर सिज्ळुक्र्वरं च वर्जयित्वा। सर्वस्वर-- 
सर्वस्नोमः सर्वपृष्ठ: । 'सर्चस्य स॒पी त्याययदात्तत्व यथा स्यात्‌ । 
आममन्त्रितस्वर--लपिंगगचछ । सप्तागच्छत । “आमन्त्रितस्य चे'त्याद्य- 


क्या सामान्त्रतया सभी एकपद के खरो म प्रत्ययलक्षण का निषेध कहना 


ठ्य? 
नः । सर्वस्वर आमन्त्रितस्वर नर सिज्लुक्स्वर को छोड़ कर । 


सर्स्यर जमे -नवत्तोगः सर्वप्रष्ठ, । ( सर्व, स्तोमः पृष्ट वा यस्य सः ) यहां 
बटयीदिसमास में वटमीहीँ प्रक्राया पूवपदम्‌ से होने वाळा पूर्वपद प्रकृति स्वर 
नाम्य साप से सुप पर विहित नागदा" हे। समास में विभक्ति का लक हो 
याणा 71 उसमे पट लुमान शब्द से प्रत्यय का अदर्शन है । सप परे न रहने से 
सद एख एकपद का विधीयमान आद्यदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । एकपदस्वर 
म प्रत्ययलक्षण का निपेध सघस्वर को छाड कर होगा तो यहां प्रत्ययलक्षण से 
कुप पर मान कर हो जाता 21 सवस्नोम, सवपृष्ट में प्रत्ययलक्षण होकर जिससे 
नादान हो सडे एस लिये एकपद के रवर विपयक प्रत्ययलक्षणप्रतिपेध मे सर्वस्वर 
का ळ्टागया £ 1 


न्यु पर पस--साग्रिगच्छ । सप्तागन्छत ( सर्पिसि-सु । सप्तन-जस ) 
या सरि सपान शदो के सम्बोधन में विभक्ति का लुक्‌ हुआ है 1 वह लमान, 
शाए से प्रत्यय फा आदन ह। उससे आमन्त्रित (स्सम्चोधन प्रथमा) परे न 


ग 7५ टण. थिय यह शऊपदा्य स्वर में प्रत्ययलक्षण का नि्पव कटा जा 
दि हैं, फ्रापययब्लण का निषेव बहने से द्विपदाश्नय स्वर म 

है तरण शरी च्या उससे दावि ठिष्टति यहा लिङ्ग अतिट, ते विधीयमान 
न तो लि ही निपा द्विशव्य है उस स्थि दलि भ पेर लुप्त हूण मु म 

हि - 0 गा एष क दद बन्‌ जन से इसमे पर तिष्टति फो निधान 
| ली रिध यर सनि आने वाला वार्निक नौ 
यातर होन अ काग्पा प्रद्ययदक्षण मियेध की अप्राप्ति भे विधान 


xh हक अहा रन फर रे र्‌ डु 


नवम आह्लेकं ६४७ 


दात्तत्वे यथा स्यात्‌। सिज्लुक्स्वर--मा हि दाताम्‌। मा हि घाताम्‌ । 
'आदिः सिचोऽन्यतरस्यामि त्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजन जिनिकिन्छाके स्त्रराः । 


जिनिकित्स्वरा छुकि प्रयोजयन्ति। गर्गा वत्साः । विदा उर्चाः। 





१. ०. 


रहने स॑पहाभ्यायस्थ आमन्त्रितस्य च इस सूत्र से स्पेस सप्तन्‌ आदि एकपद 
को विधीयमान आधुदात्तस्वर नहा प्राप्त होता । एकपदस्त्रर मे प्रत्ययलक्षण का 
प्रतिपिध आमन्त्रितस्त्रर को छोड कर होगा तो यद्वां प्रत्ययलक्षण से आमन्त्रित 
पर मान कर हो जाता ह | 


सिज्लुक्स्वर जेसे--मा हि दाताम्‌। मा हि धाताम्‌ । (माङ्‌ हि दा, घा- 
सिच लई तस्‌ ताम्‌ ) यहां दा था धातुओं से लुड॒ मे अडागम निपेध के लिये 
माह का योग हे । तिट्टतिटः से निघात रोकने के लिये हि राब्द का योग है । 
द्विच सूत्र से तिद के निवात का निपेध होता है। गातिस्थाघुपा० से सिच्‌ 
का लुक हुआ हे । सिच परे न रहने से आदि" सिचोडन्यतरस्यामू से विधीयमान 
दा घा आदि एकपद को आद्यदात्तस्वर नही प्राप्त हुता । एकपदस्वर मे 


प्रत्ययलक्षण का निपेध सिज्लुक्‌ स्वर को छोड़ कर होगा तो यहाँ प्रत्ययलक्षण से 
सिच परे मान कर हो जाता हे ।' 


एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण प्रतिपेध का क्या प्रयोजन है ? 


Dua 


प्रत्यय का छुक होने पर प्रत्ययछक्षण से प्राप्त नित्‌ नित्‌ कित्‌ इन 
एकपद के स्वरों का न होना प्रयोजन है । 





१, सा हि दाताम्‌, मा हि धाताम्‌ यहां सिचूळुक्रस्वर में तो ज्ञापक से भी 
प्रत्ययलक्षण का होना सिद्ध हो जाता है। क्योंकि गातिस्था० सूत्र में च्लि का लुक्‌ 
न विधान करके जो सिच का लुकू विधान किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि 
सिच्छक्‌ में प्रत्ययलक्षण होता हे । अन्यथा च्छि के ठुकू में लाघव था। सन्त्र 
घसहरणश० इस उत्तर सूत्र में ले ग्रहण भी न करना पड़ता। लाघव को छोड कर 
जो गौरव का आश्रयण किया है वह सिच का लुक होने पर भी सिच के कार्य करने में 
ही ज्ञापक हो सकता है । 


६४८ व्याकरणसहासाप्य 


उप्टन्नीवा चामरज्जुः । ड्नितीत्याद्युदात्तत्वं मा भूदिति। इह चात्रयः 
“क्विन इत्वन्तोद्रात्त खै मा भूदिति । 


पथिमयोः सवनामस्थाने ळुकि । 


पथियथोः सर्वलामस्थाने छुकि प्रयोजनम्‌ । पथिमथोः सर्वनाम- 
स्थाने लमना ळप्ने प्रत्ययलक्षण न भवतीति घक्तव्यस्‌ । पथिप्रियो 
मि प्रियः | पश्चिमथोः सर्वनामस्थाने इत्येष स्वरो मा भूदिति । 


se ee rene = = ~ —~——— 


जत्स्वर जस--गगा वत्सा. । चिदा उवाः उष्ट्ग्रीवा वामरज्जु' । {गयस्य दत्मस्य 
च गोत्रापत्यानि बहनि ) यहां गगाडि चनन्त गर्ग वत्स शब्दों से प्रथमावहुवचन 
तन पर रदत यननोम्च से यज का लुक हुआ हे । उसको प्रत्यग्रलक्षण से सान 
कर जिव यज्‌ परे हो जायया वा र्‍्नित्यादिरनित्यम्‌ से गग वत्स को आाद्युदात्त 
ररर प्राप्त होता हे | पुकपद के स्वर मै प्रत्ययलक्षण का निषेध कहन से नहीं 


GUE 


दोला टी प्रकार विदा उवा. ( तिदस्य उब्ेरय च योत्रापत्यानि बहूनि ) यद्वां 
पिदाडि आाजम्त्ययान्त चिद्‌ उ1 शब्दों से जस्‌ परे रहते यननोश्च से अज्‌ का 


गए पश, | उसकी प्रत्यवल उण से मान कर नित परे हो जायगा तो ज्नित्यादिनि- 
म १० ग्य शो इट तप्त द | एकप्रटम्वर म प्र्यरक्षण का सपथ करने 


= 


ए दारयां उब उडमीया । पामरज्जरि चामरज्जु' । यहाँ उष्ट्रग्रीवा चाभरम्जु 
पड़ी से एरा उ प्रतिहता मे हुए कन्‌ प्रत्यय का देवलादिम्यश्च से छप 
शव १ दस? अस्ययस्लण से मान कर नित परे हो जायया तो ज्नित्याडि® 
फि सणाचे छापर देणा मे! एयपदन्वर में प्रत्यययक्षण का नियध करने ग्ग 
संत हा”! 


"य बडा हो से कन्तोदान न छो इस ल्यि भी एकादम्पर स 
3. 


Jor >> न 4 Cc ४» तरच शा क्ट 
न पणा नय ह सनप्रद हणा द । पप्रेरपर्ययान बटनि इस नथ से उतस्याादतत 4 
2 बा 
Td ~ ०, पमा ८ क्र सु अक. ४127" हु है 
एसे रा पपन राय न्ये से गम पर रहा जडजिदुगटर७ ७० ले इक का टक एला ड़ । 


७८ पिरचय = पान हर स्व परे रा जाययाला सिन, खून स नन्द; 
॥ किक 
प्र ग + तपए से पनयद का निषध पदन ख नहीं दाना । 
«पे गो मनान न म होत यारे एयदस्चर में नी प्रपरपाग का 
= ज शा क rr 
40350 व प्रय. सा: लिए) पन्था मन्या प्रा बस्य ) गछौं बानी 
पिर से जनम के थर ए पिर्नाना का रुक दुग एए उस धत्ययलदाण ह मान 


नवम आहिक ६४९ 


अहो रविधी । 
अने ~ ba ७ ~ 
अलो रत्रिधाने लमता लुप्त प्रत्ययलक्षणं न भवतीति घक्तव्यम्‌। 
७ ~ Ly १७ च 
अद्दददाति। अहर्भुङ्क्ते। रोऽसुपीति प्रत्ययलक्षणेन प्रतिषेधो सा 
भूदिति। 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ । 
च A 15 रो ० क १3 
उत्तरपद॒त्वे चापदादिविधो लुमता छुप्त प्रत्ययळक्षणं न भवतीति 


कर सर्वनासस्थान परे हो जायगा तो पथिमयो' सर्वनामस्थाने से आाद्युदात्त प्राप्त 
होता 81 पूर्वपदप्रकृतिस्वर म वही सुनाइ देना चाहिये, किन्तु प्रत्ययलक्षण का 
निपेध कहने से आद्युदात्त न न होकर अन्तोदात्त पथि सथि शब्द ही पूर्वपदप्रकृति- 
स्वर से रह जाते इ । 

अहन शब्द के नकार को रेफ विधान करने म भी छुमान्‌ शब्द से 
लपत हण प्रत्यय म प्रत्ययलक्षण का निपघ कहना चाहिये | अहदंदाति। अहभुद्‌'क्त 
( भइनन्सु ) यहां अहन्‌ आब्द से परे स्वमोनेपुंसकात्‌ से सुका लुक्‌ हुआ है। 
उसको प्रस्ययळक्षण से मान कर सुप्‌ परे हो जायया तो रोऽछुपि से विधीयमान 
रेफ का असुपि यह निपेध प्राप्त होता हे । प्रत्ययरूक्षण का निपेध कहने से सुपू 
पेर न होगा तो रेफ सिद्ध हो जाता है। 

उत्तरपढ को पढ बनाने मे भी ळुमान शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय मे 


रोऽसुपि मे असुपि यह प्रसज्यप्रतिपेध माना गया हे । पयुदास नहीं । 
प्रसज्य में अथ होगा--भहन के नकार को सुप्‌ परे रहते रेफ नहीं होता। और 
पर्युदास मे अर्थ हंगा--जहन्‌ के नकार को छुपूभिन्न परे रहते रेफ होता हे । पर्युदास 
मानने में यह दोप होगा कि दीधमह यस्मिन्‌ निदाघे स दीघाहा निदाध यहा 
सुप्रमिन्न निदाघ शब्द परे रहते भी रेफ हो जायगा तो दीघाहनिदाघः ऐसा अनिष्ट 
₹ुप प्राप्त होता ह । वस्तुतः यहा अहन्‌ सूत्र से नकार को सुत्व इष्ट हे। क्योकि 
दीर्घाहन्‌ से पेर सु का इरूढयापू० से खोप होकर प्रत्ययलक्षण हो जायगा तो सुप्‌ 
प्रे हो जाने से असुपि यह निषेध लग जायगा। उससे रेफन होकर रुत्व होगा । 
अहर्ददाति यहा तो स्वम,नेपुस्कात्‌ से सुका छुक्र हुआ है। वह लुमान्‌ शब्द से 
प्रत्यय का अदशन हे इस लिये अहो रविधौ इस वचन से प्रत्ययलक्षण का निपेध हो 
जायगा तो सुप्‌ परे न रहने से रेफ ही होगा । भहरहो रौति। यहा तो अहन्‌ अहन्‌- 
रोति इस अवस्था में रोऽसुपि से प्राप्त रेफ ख्परात्रिरथन्तरेछु रुत्वं वाच्यम्‌ इस 
वचन हारा बाधित हो जाता है। बहा रूप आदि शब्द रेफमात्र के उपलक्षण हैं। 
पक्षान्तर में तो दूसरा समाधान हँढना होगा । 


८१५० व्याकरणमहाभाप्य 


वक्तव्यम्‌ । परमवाचा परमवाचे । परमगोडुहा परमगोडुहे । परमरव- 
छरा परमच्वलिहे । पदस्येति प्रत्ययळक्षणेन कुत्वादीनि मा भूचन्तिति । 


अपदादिविधाविति क्रिमथम्‌ ? 


~ "६ 
प्रस्त 


दधिसेचा दधिसेचः । 'खात्पदाद्यो'रिति प्रतिपेधो यथा स्यात्‌ । 


~ 


~ ~ ~ [क ~ 
यद्यपटादिविधावित्यच्यते उक्तरपदाधिकारो न प्रकल्पेत । 


~~ 


[१ 


प्रत्यवलक्षण का निपध कहना चाहिये । पदादिविधि को छोड कर । जहां पद के 
भादि निर का कोइ कार्य करना हो वहाँ उत्तरपद में प्रत्ययळक्षण का निषेध 
नदी होता । धर्थांत वहां उत्तरपद, प्रत्ययरूकण से पद बना नहीं रहता दै । परमवाचा 
परमयाचे । परमगोदुहा परसगोटहे । परमटरवलिहा परमखलिंहे । ( परमा चासो 
याकू, परमइचासी गोधुक , परमइचासी उवलिटू ) यहां कमेघारय समास में उत्तरपद्र 
वाच्‌, गोएुह, ब्वल्िह को प्रत्ययलक्षण से सुवन्त मान कर क्रम से चो. कुः, 
दाई पानोध , हाट; से कत्व घत्व ढत्व प्राप्त होते हें। उत्तरपद के पदत्व में 
त्ययन्द््षर का निषेव कहने से नही होते । राडे विभक्ति परे रहते तो भसम्चा 
हन थे कुजादि प्राप्त ही नहीं। 


परदादिपरिधि को क्यों छोटा गया ? 


त्य 4 


जिसस दवसेचां, दविसिच, यहां पष्टीससास सं उत्तरपद सेच शब्द 
को प्रस्ययरमगय खे खुबन्त मान कर पदादि सफार हो जायगा तो साता 
से पाएनिपे। सिद्ध डा जाता है। टविमेची यहां पष्टीसमास हव | उपपदसमास 
न पडले लिम्नते टाने सचा इस प्रकार निग्पपद्‌ सिच्‌ धातु से बि 
प्रग्यय परे नुग टोकेर मेची वनाया । फिर दघ्न सिचो दघिसेचा यह पष्टी 
स्मास विश दलि सिश्बते इस प्रकार उपपदसमास सं विच प्रत्यय करके 
दनान मेनो गलिरररेपयणाना कुष्टि सद्द समासवचन प्राक सुचुत्पत्तः इस परिभाषा 
के नियस र सुधुपक्षि स पू सच्‌ इस विच प्रत्ययान्त कृदन्त से ही दधिका 
माय हो जासन सन्‌ दाग पदन बनगा ना पदादि सकार के अनाव मे 
२ शरा: मे पथ्वनिषचन हा सक्या | 


त्र RR i »+ fF = ~ त प्र 5 तः 
78 टणर्पट २ धदव म पदाियिटि घाग छोड कर शत्पसटेकण मा 
त पणा 7. थर समर सपर पिपयक उगग्पेद फे नचिफार 
x; 5.6 2७ मिर सपक पय ST क FEN 


पछ पपार ही पद्य को जायगा 1 क्योंकि यहाँ मी उचरपद के आटि लार 


नवस भाहिक ६५१ 


तन्न को दोषः ? 
'कर्णा घणळदाणादि'त्येचमादिविधिर्न सिध्यति । 


~ 


चडि पुनर्नलोपादिविधो प्छुत्यन्ते लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न 
भवतीत्युच्येत । 


नेवं शक्यम्‌ | इह राजकुमार्यो राजकुमार्यः इति शाकलं प्रसज्येत । 


नेप दोपः । यदेतत्‌ सिति शाकलं नेति। पतत्‌ प्रत्यये शाकलं 
तेति चक्ष्यामि । 


को कोई विधि नहीं करनी इस लिये प्रत्यग्रलक्षण का निषेध होकर उत्तरपद नहीं 
बनेंगा। उत्तरपदादिः सूत्र का अर्थ ह उत्तरपद के भायदत्त का यहाँ से अधिकार 
किया जाता है । 


वहां बया दोप होगा । 


कर्णी वर्णलक्षणात्‌ इत्यादि सूत्रों से कणे भादि उत्तरपद को विधीयमान 
आद्युदात्त स्वर नहीं सिद्ध होगा । 

यदि उत्तरपदत्वे चापदादिविथो की जगह नलोपादिविधो 'लुत्यन्ते ऐसा कह 
दे नो केसा रहेगा ? इस वचन का अर्थ होगा--नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से विहित 
नोप से लेकर वाक्यस्य टे. प्लुत उदात्त, इस प्छुतप्रकरण की समाप्ति तक 
सब विधियो से लमान शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण नहीं होता । 
उस से चोः गुः भादि विधियो के तदन्तर्गत हो जाने से परमवाचा आदिमे 
प्रस्ययलक्षण का निपेध होकर त्वादि न होंगे । 


ऐसा नही कह सकते | तब दो राजकुमायों राजकुमार्यः यहाँ उत्तरपद 
कुमारी मे प्रत्ययछक्षण का निषेध न होकर कुमारी पदान्त बन जायगा तो 


इक्तो$सवर्णे शाकत्यस्य हस्वश्च से शाकल एवं प्रकृतिभाव प्राप्त होगा । इकोऽसवर्णे० 
यह सूत्र नलोपादि प्लुत्यन्त विधियों से बाहर है । 


यह कोई दोप नदा। इकोऽसवर्णे० सूत्र पर जो सिति शाकलं न यह वचन 
पढ़ा दे उसकी जगह प्रत्यये शाकलं न ऐसा पढ देंगे! उसमा र्थ होगा-न 
केवळ लिव्‌ प्रत्यय परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होता हे, बल्कि प्रत्ययमान्र 
के परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होता हे । उससे राजकुमायौ राजकुमार्यः में जौ, 
जस प्रत्यय परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होकर यणू हो जायगा । 


जीप 
श्र 
i 


८२ व्याकरणमहाभाप्य 


यदि प्रत्यये शाक्ळं नेत्युच्यते, दधि अघुना । मधु अधुना। 
अत्रापि प्राप्नोति । 


प्रत्यवे शाकलं न भवति, कतरस्मिन्‌, यस्माद्यः प्रत्ययो विहित 
हति । 
इह तर्हि परमदिवा परमदिव । दिव उदित्युच्वं प्राप्तोति । 
अस्तु तहोचिशेपेण । 
A 
नन चोक्तम उत्तरपदाधिकारो न प्रकल्पेतेति । 
घचनादुत्तरपदाधिकारो भविप्यति । 





यदि प्रत्यये शाऊळं न पढ़ेंगे तो दवि अधुना मधु अधुना यहां अधुना प्रत्यय 
[र ररते भी प्रक्रनिभाव का निषेध प्राप्त होगा । 


प्रयये शारेटे न भवति यह निषेध किस प्रत्यय के परे रहते लगेगा । जिस 
से जो प्रत्यय विधान किया गया होगा, न कि प्रत्यक प्रत्यय के परे रहते । राजकुमायी 
# सो कषी प्रन्थ्य राजफुमारी से ही विधान किया गया हे इस लिये वहां प्रकृतिभाव 
का निपच टो जायगा । किन्तु दघि अघुना में अधुना प्रत्यय दघि स नहीं किया 
गया ह टस लिय यहाँ प्रकृतिभाव का निषेध नई होगा । 


नो फिर परमदिवा परसदिवे ( परमा दी: ) यहां कमंघारयसमास में 
उस दिय शब्द भे प्रत्ययलक्षण का निषध न होकर दिव्‌ पदान्त बन जायगा 
तो 1 उत्‌ से उकार प्राप्त होता दर | क्योंकि छवि उत्‌ भी नलछोपाडिप्लुस्यन्त 


वी. प्ठरान्त यह वचन न मान कर सामान्य खूपसे 
बचन सान लीजिये । 


ध्य 
| 
:] 
टं ॥। 
४५४१) 
Nl 
ie 
ज्म 
oy १ 
न 
श 


रर पचन स रनरपटादिकार की निदि का जा दोप कहा था उसका क्या 


अ ८ 
साधारण हू 


बचत साम/य से उस्तस्पदाधिक्षारत्रिष्ठित कायी. पी सिद्धि हो जायगी । 
2 दम दिराररिहित उत्तपद के खावदात्तत्वर में प्रस्ययषक्षण फा 
दे हे पद न मिलते से फिस कापदात करंगे। इस लिये भी कौर 


ष्य. १, दिए प्‌ शमिम नी लगाको जिया १ प्रस्यगललण फा निषेध न होगा। 
हा मा दत हैस्य दा सप चियर सूर उनरपद पै आरि अध्वर को दी 





नवम आद्विक ६५३ 


तत्तहिं घक्तव्यम्‌ । 

न चक्तव्यस्‌। अच्ुवृत्तिः करिष्यते । इदमस्ति, 'यरसात्प्रत्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ' । सुप्तिङन्तं पदम्‌? यस्मात्‌ सुत्तिङविधि- 
स्तदादि सुवन्तं तिङन्ते च। 'नः क्ये’ । नान्तं क्ये पदसंज्ञं भवतीति । 
यस्मात्‌ क्यविधिस्तदादि सवन्ते च सिति च । पूर्वे पदसंज्ञं भवति। 
यस्मात्‌ सिद्विधिस्तदादि सुवन्तं च । स्वादिण्वसर्वनामस्थाने पूरवे 
पदसं भवति । यस्मात्‌ स्वादिविधिस्तदादि सुवन्तं च। यचि भम्‌। 
यजादिप्रत्यये पूव भे भवति । यस्माद्‌ यजादिविधिस्तदादि सवन्तं च । 


इद्‌ ताहे परमवाक्‌ । असर्वनामस्थाने इति प्रतिपेधः प्राप्नोति । 


अस्तु तस्याः प्रतिपेधः या स्वाढी पदमिति पदसज्ञा। या तु 
सुवन्ते पदमिति पटसंछ्ञा सा भविष्यति । 





उदात्त करते हैं। स्व॒रविधों व्यम्जनमविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा से छुक्ळकर्णः 
इन्यादि में ककार व्यञ्जन के अविद्यमानवत होने से स्वर पदादिविधि हो 
जाता हे । 

ता फिर उत्तरपदत्वे चापदादिविधा यह वचन कह दिया जाय £ 

कहने की कोइ आवश्यकता नही | हम परमवाचा परमवाचे इत्यादि का 
ससायान सन्य ढंग से करेंगे | घह यह है कि भनुवृत्ति की जायगी। पहले 
यस्मएन्ययविविस्तदाडि प्रन्ययेऽद्गम यद्व सूत्र हे । इसके वाद सुप्तिङन्तं पदम्‌ है । 
डसमें यस्मातप्रययचिति० से तदादि ग्रहण की अनुवृत्ति करके जिससे सुप्‌ तिङ्‌ 
किये जाये वह, ओर तदादि वह दे आदि में जिसके ऐसे घुत्रन्त तिडन्त भी 
पद संज्ञक होते हैं ऐसा अथे करेगे। आगे नः कये, सिति च, स्ंवाडिष्वसवेनास- 
स्थाने, यचि भम्‌ इन सब सूत्रों म॑ तदादि ग्रहण की अनुत्रृत्ति होगी तो यचि भम्‌ 
का अर्थ होगा-यादि अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की तथा जिससे यादि अजादि 
प्रत्यद्न किप्रे हैं चह हे आदि मे जिसके ऐसे सुवन्त की भी भसेज्ञा होती है । 
उससे परमचाचा सादि म टा परे रहते पूर सुत्रम्त की भसंज्ञा होकर पदसंज्ञा की 
बाधा हो जायगी तो कुत्वादि न होंगे । 

फिर भी परमवाक्‌ यहां प्रत्ययळक्षण से सु सर्वनामस्थान परे रहते 
असनामरथाने यह निषेध हो जायगा तो स्वादिष्वसवनामस्थाने से सुबन्त की 
पदसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 

हो जाये उस पदज्ञा का निषेध, जो स्वादिप्वसबे० से होती है। जो तो 


अ 


द्र व्याकरणमहाभाष्य 


सत्येतत धन्यय आखीत्‌। अनया सविष्यत्यचया न भविष्य- 
नीनि । लग इदानी घत्यव यावत प्वावधः स्वादी पदमिति पउसँघा 
सावन प्राउवथः सुवन्ते पदयिति। अस्ति च प्रत्ययलक्षणेन सवनास- 
स्थानपरमेति कत्वा ्रनिपेचाइच चलीयां खो अचन्दीति प्रतिपेत्र: प्राप्नोति । 


नाप्रातिपेवातू । 
र ही. * ह ०. १ १”. हर की © he ८) 
ताये प्रसज्यप्रतिपेथ! सर्वलामस्थाने नति। कि ताहि पयुदाखोऽये 
यदन्यत सर्यनायस्थानादिति । लर्वेनामस्थाने अब्यापारः । यदि कवचित्‌ 
पाप्नोति वत भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्तोति। 
अप्राप्तत्रा । 
ध्थचा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतियिध्यते। कुत पतत्‌! 


धनन्तरस्व धिविर्ग सवति प्रतिषेधो वेति । पूर्वा ्राप्तिर्रतिपिद्धा तया 
अविष्यति । 








परसवाफ मे परस नु वाच सस्परसवाकू । परमवाच-छ यहां सुवर्न्त पदम्‌ से 
व तिनि बरी पद्सेञा है चह रह जायगी । 


2 
4 
क 

र 1 

ne] 
म्य 

व, 
end 


सू प्रस्यय की दिद्यगानता म तो यह बहा जा सरता था कि इससे पदसंज्ञा 
तमी, सस न टोगी। क्षय जब ठि यु प्रत्यय ळप्त हो गया हे परमचाक यह 
य हनी शा विवि स्थादावसव० फी भी और मुण्तिटन्त५ की भौ समान 
ह इसे अपस्या ४ ग्यादिव० पी भी प्राप्ति हो जाती 8 । लुप्त हृण सु प्रत्यय 
गो वाथ क्षय थे नान फर सर्वनामस्थान परे हो जायगा तो निषेवाश्र बलीयांसो 
फरा रे वरियायायत से नसपेनागस्थाने यह निय प्राप्त होगा ही । 


ते पनेफमर यन लो एम प्रसज्यप्रतिपेध नहीं मानगे जिससे यष्ट कब हो 
है प. नागागारीन पर रद पू की पदज्ञा नहीं दवोती। क्षपित पर्युदास सान 
२ २४ इ रमा ह सनाय पनानन्न प्रत्यय पेर शने पू की पदसजा होती 
14 पटान रोने से मउमामस्थान में पदसंशा झा व्यापार नहों रला । 
उपल नस रामस्वानोीनिल से पद्ज्ञा का व्यापार रहेगा। यपवामस्यान में 
ग किया द पाहे नाहो खाबगी। चिन्ने पद्म एस पूरये खू से 
11 यदि प्रध्रास्तर मे आसवेनासस्थान था प्रसम्य 
कक परए उ परनराङ म पटू का निषेध से होया पणा 


८ 
# का धू ७ १ ना % का 
*. t Re टश ग्र 


नवम भाहिक ३५५ 
* ७ ° ग क 
नड चेयं प्राप्ति: पूवा प्राप्ति वाधत । 
तोन्लहते प्रतिपिद्धा सती वाघितुम्‌ । 


यद्येव परमवाची परमवाच इति सुप्तिङस्तै पदमिति पदसंज्ञा 
प्राप्नोति । 


ति OS ०,120 ~ प्य च ५९ OS ~ 
एवं तर्हि योगविभागः करिप्यते। स्वादिएु पूव पदसंज्ञं भवात। 
ततः सर्वनामस्थाने अयचि । पूर्व पदसंशं सचति। ततो भम्‌। भसंक्षं 
भवति यज्ञादावखयनामस्थाने इति । 


अनन्तरस्य विधिवी शवति प्रतिपेधी वा इस परिभाषावळ से अनन्तर अब्यवहित 
जो पदसज्ञा हे उसी का नसरवनामस्थाने से निषेध होगा। व्यवहित पदसंज्ञा का 
नदी । स्त्रादिएु से प्राप्त पदसंज्ञा अनन्तर है। सुप्तिटन्तप्‌ से प्राप्न व्यवहित 
5 | इस लिये स्वादिपु की पदसंज्ञा का निपेध होने पर भी सुप्तिडन्तम्‌ की पदसंज्ञा 
र जायगी । वह क्षप्रतिपिद्ध है । 


स्वाटिपु चाळी पदसंज्ञा युप्तिटन्तम्‌ वाळी पदसंज्ञा को वाध लेवे और 
सर्दनामस्थान से स्वयं निषिद्ध हो जावे तो परमवाकू से कसे पदसंज्ञा हो सकेगी ? 


अमवनामस्टने से प्रतिपिद्ठ होने वाली स्वादिषु यह पदसज्ञा सुप्तिडन्तम्‌ 
~ छो ७ डो थे ~ 
ठस पदसज्ञा को केसे वाघ सकरी हं। जो स्वय वाध्य हे वह दूसरे को बाधक 
कैसे होगी इन लिय परमवाक्‌ मे सुप्तिडन्तस्‌ दाली पदसंज्ञा निर्वाध सिद्ध है 


इस प्रकार तो परमवाचा परमवाच' यहाँ भो, जस्‌ परे रहते परसवाक्‌ इस 
सुवन्त की सप्तिटन्त पदम से पदसज्ञा प्राप्त होती हे । उससे कुत्व प्राप्त होगा । 


~ 


अच्छा तो योगविभाग करेंगे । स्वाटिष्वसर्वतामरथाने में स्वादिपु इतना 
एक सुत्र होगा । उसका अथ दोगा--स्वादिप्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंशा होती 
हे । इसके वाद असवनामस्थाने का भकार यचि भम्‌ के यचिस मिला कर 
सर्वनामरथाने अयचि ऐसा सूत्र बनायगे । उसका अथ होगा--यादि अजादि भिन्न 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा होती हं । या यों कहिये कि यादि अजादि 
सर्यनामस्थान परे रहते पूर्वे की पढमज्ञा नहीं होती । उससे परमवाचौ परमवाच 
परमवाचम्‌ इन सब क्षजादि सर्वनामस्थानों के परे रहते पूव की पदसंज्ञा न 
होगी । केवळ परमन्राक्‌ यहा हलादि सु सवनामस्थान क प्रे रहते पूर्व की पदज्ञा 
होगी । यइ कितने लाघव स इष्ट सिद्ध किया गया हे । इसके बाद भम्‌ यह सूत्र 


ह ध्याकरणमहां भाष्ये 


यदि तद्दि सावपि पदं भवति। पचः प्छुतविकार पदान्तग्रहणं 
चोदविप्यति। इह मा भूत्‌ भद्रे करोषि गोरिति । तस्मिन्‌ क्रियमाणेपि 
प्राप्नाति! 

घाक्यपदचोगन्त्यस्येत्येचं तत्‌ । 


त ~ 


इह तर्हि दधिसेचः 'सात्पदाद्यो'रिति पदादि छक्षणः पत्वप्रतिपेचो 
ने प्राप्नोनि । 


`] 


मा भूदेवं पद्स्यादिः पदादिः पदादेनेति। कर्थं तर्हिं पदादादिः 
पदादि' पद्रादनेत्यर्घं भविष्यति । 


फ्रगा। जिया क्रथ दोगा--सर्वनामस्थानभिन्न यादि अजाटि परे रहते पूर्व की 
गसल्ना होनी हे । पदसेजा म नन्‌ का सम्बन्ध यचि के साथ ह। भसंज्ञा 
भे रपनामत्वान के साथ हे । इस प्रकार भ पद सेज्ञाओं का सांकय इट कर कहीं 
दोप न हागा। 








उक्त प्रकार से यदि चु सवनामस्थान परे रहते भी पूर्व की पदसेज्चा मानते 
? तो गवोध्पद्मासस्थादरादधते पूवावस्यादुतरस्येडती इस सूत्र मं जो एचॉ को हकार 
उकार सप प्लुतविकारे करने म॑ पदान्त ग्रहण किया हे जिससे भद्रे करोपि गाः 
गोगव्टरस्थ ककार के पदान्त न होने से वहां उकार रूप प्लुत विकार 
ने होता यह क्षय पदान्त ग्रहण करने पर भी प्राप्त होता हे | क्योंकि गे 
यत रा परे रन गो की पदसंज्ञा हा जायगी तो खकार के पदान्त हो जाने से प्लुत” 
१ 


स्वर प्राणत दाना ह | 


हि 
१ 


सगमत चाउ 
हरा गया: | गाः 


पढ़ी के अन्त मं लाने वाळे एचो को बह प्लुतविकार 
गो का आकार पदान्त होने पर भी भरं एरोपि गाः 
शस समस्त पारक सन्त से न्हीह ! वाक्य के अन्तम तो विसर्ग 61 इस 
लिए सृ पर उशत परश्‍सजञा होने पर भी गो मे प्लुतविकार न होगा । 


ग 
i 


पर भो एमन यहां औं जम परे रहने उत्तरपद सोच 
पादि सकार को सान फर होने घाला सावयदायो 


कार ना र 


हुन य रका न गन म्प ध्‌ 


से णा निय नदी प्रापण शोता! 


व 
र 
टर 


र पट अम दि पटादि पदादेः (पद का खाडि जो सरार) धस 


= NT Amer Ay 


Sy" क 5 न की ता ते a प्र ६ ति जे, ~ ग PRR यी 
प दे उपर उने यि छ रहने पर नपद्रादिविचो एता उचने म यह 


SSIS Soreness क त नमन, 


हरी पण कृ प्रयायान होमि चर टोवेल 


नवस भाहिक ६७७ 
क ७ 
सेव शक्यस्‌ । इहापि प्रसज्येत। ऋक्षु वाक्षु कुमारीषु किशोरी- 
प्बति । 
सात्प्रतिपेधो शापक्रः स्वादिएु पदत्वेन येपां पदसजा, न तेभ्यः 
प्रतिपदो भदतीति । 
इह तर्हि बहुसेचा वएुसेचः। वहुजयं प्रत्ययः। तत्र पदादादिः 
~~ 5 % है. ११ ~ ~ 
पदादिः पदादनेत्युदयमान ऽपि न सिध्यति । 
एवं तहि । 
उत्तरपदत्वे च पदादिबिधो । 
~ ० चर्त ~ ट्र ° 
छुमता छुप्ते प्रत्ययलक्षणे भवतीति चक्ष्यामि । तन्नियमार्थं 
भविप्यति पदादिविधावेव । न पदान्तविधाबिति । 





प्रकार पष्टी समास सान कर दतिसेचो स पदछ न होने से पत्वनिषेष न होवे 
पिन्छ॒ पदान, आदि, पढादि; पदा, (पढ से परे जो आदि सकार ) इस प्रकार 
पमी समाल सान कर पत्वनिषेध हो जायया । क्योंकि दविसेचो से दवि इस 
पूर्य पद से परे सेच्‌ का सादि लार द । 


ऐसा नहीं हो सकता । सात्पदाद्यो, मे पदारादिः पदादिः इस प्रकार पञ्चमी 
खमास नही सान सकते। ऐसा मानने पर ऋल्षु वाक्षु कुमारीषु किशोरीषु यहां भी 
स्वादि'वसर्व० से पदसंञ्चक ऋच्‌ वाच आदि से परे सुप का शादि सकार होने 
खे पत्वम्रतिपे प्राप्त होगा । 


सात्पदाद्यो' म खान प्रत्यय परे रहते जा पत्वनिपेध किया है वह इस 
बात का ज्ञापक हे कि स्वाटिवसव० से जिनकी पदसंञ्चा हे उनसे परे खकार को 
पत्वनिप्रध नटी होता । अन्यथा अग्निसात यहाँ भी साति प्रत्यय परे रहते अग्नि 
अब्द की स्यादिवसर्व० खे पढसंज्ञा होने से पदाद्योः से ही पत्वनिपेध सिद्ध है 
तो सात्‌ ग्रहण व्यथ है । 

फिर भी वहसेचो वहुमेचः ( इईषदसमाक्षौ सेचौ बहुसेचौ) यहां सेच 
शब्द से ईषदसमाप्ति अर्थ म विभापा सुपो वहुचू पुरस्तात से बहुच प्रत्यय 
हुआ हैं। वह प्रातिपदिक से पूर्व विहित होता हैं । प्रत्यय है । पद नहीं हे। 
उससे परे सेच के सकार को पदादादि, पटादि, इस प्रकार पञ्चमी समास मानने 
पर भी पत्वनिषेध नही प्राप्त होता । 


अच्छा तो उत्तरपदत्वे च पदादिवियौ प्रत्ययलक्षणं भवति । ऐसा वचन कद 


tug च्याकरणसहाभाष्य 


वहुन्पूवेत्य च | 
वदच्पूर्वस्य च पदादिविधावेव । न पदान्तविधाविठि । 


टन्हे$न्त्यस्य | 


दन्देऽन्त्यस्य छुमता छुप्ते प्रत्ययळलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
घाकसफन्वचम्‌ । 


देग । वद नियमा होया कि उत्तरपद के पदत्व म पदादिविधि मे ही लमान 
शब्द से ळप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण होता हे। उससे परमवाचा परमवाचे 
टत्यादि मे प्राप्त कुत्वादि पदान्तविधिया मं प्रत्ययलक्षण न होगा तो वहाँ पद 
न होन से उल्तादि न होगे। दविसिचों इत्यादि पदादिविधियों में प्रत्ययलक्षण 


होने से पत्यनिंपरध सिद्ध हो जायया । 


बटुसेची बहुभच. यद्दा बहुच प्रत्यय के पद न होने से पदादि मान कर 
हनि वारा गातदाद्यो, से पत्वनिपिध केसे होगा? वहुसेच शब्द में समास न 
टोन से न पूर्वपद ह न उत्तरपद है । 


यहवमत्ययपृपक से भी पदादविधि म ही लमान शब्द से छुप्त हुए 
प्रस्यप म प्रत्ययलक्षण कह देगे। उससे वहुसेचो म पत्वनिपध दो जायगा और 


कन * ह sw 
सतपाल यदुवाच म उत्यादिन देंगे । 


उन्ह समास मे कई पद सेभव हाने पर अन्तिम पढ से दी लमान शब्द 
से छुप्त एर प्रत्यय म प्रत्ययलक्षण का निउत्र कददना चादिय | उससे घाफसकन्वचामू 
१ नाए घा सेक च त्वक च) यर्टा समाहार हन्ट में वाच स्वजु इन पूर्वपद्‌ तथा 
मे एम पर्दो में प्रन्ययलत्रण झा निपव न होने से पुघादि हो जाते हें । त्वच 
रस उच्चिम पद म प्रव्ययलक्षग का निप्रध होकर पदत्व न होने स कृत्य 


२६+ शस! 


= करणाया ~ ड ~ र: न्त्यस्य चनन क = नांव श्भृ Es 
त म्स के मतम इन्द्रऽन्त्यस्य यह चनन आनावश्या ह! 
है कर क कोक 4 TR f “न्न ग्‌ Pore किन, नं रै x 
पि 7 मुय अन्तमवद मही होनी टे इस दिखे 
गा 1 मे पराग पा उनरघढ़ न माना शायगा ते उत्तरपदरंत घापदादि- 


हु 


ग कीट ड याय ना उ सि 
नम पर में भी प्रवयलक्षण जाँ निष सिद्ध 


+ 

=e 
= 
A 
क्प 
be 
ई 
१५ 

पय ॥॥ 
रत्न 
| 
१० 
Na 

भे 


नवस भाह्िक ६३५५ 
इहाभूवन्तिति प्रत्ययलक्षणेत जुसूभावः प्राप्नोति । 


सिचि जुसोऽप्रसङ्ग आकारप्रकरणात्‌ । 


सिचि जुसोऽप्रसङ्गः। कि कारणम्‌ । आकारप्रकरणात्‌ । आत इति 
वर्तेते तन्तियमार्थ भविष्यति । आत एव सिज्ळगन्तान्नान्यस्यादिति । 


इह च इति सुष्मत्पुचो ददाति | इत्यस्मत्पुत्रो ददाति इत्यत्र प्रत्यय- 
लक्षणन युष्षदस्मदोः पष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वानावो इति बांनावादयः 
पाप्लुचन्ति । 
युप्मडस्मटो; स्थग्रहणात्‌ । 
स्थत्रहणे तत्र कियते । तच्छयमाणविभक्तिविशेपणं विज्ञास्यते । 


“५ 
< 


अभवन ( भू-सिच छट ञि) यहाँ भू धातु से लुड्‌ म गातिस्था० से 
सिञ्च का लक्‌ हुआ हे । उसे प्रत्ययलक्षण से मान कर सिच परे हो जायगा 
तो सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च से जि को जुस आदेश प्राप्त होता हे । 

अभवन्‌ में सिद्ध को मान कर जुस्‌ का अप्रसङ्ग है। जुस्‌ की अप्राप्त 
इ । क्योकि आकार का प्रकरण हे। आत यह सूत्र नियमार्थ है कि सिच का 
लुक होने पर यदि मि को जुस्‌ दो तो आकारान्त धातु से ही हो । भू के आकारान्त 
न द्वोन से जुस न द्दोगा। यदि ग्रत्ययळक्षण से सित्र मान कर सिजभ्यम्तविदि- 
म्य्च से उस करें तो आत. यह सूत्र व्यर्थ हो जाता है। अदु अधुः आदि 
आकारान्तों म भी प्रत्ययलक्षण से सिच्च मान कर सिजभ्यस्त० से जुस्‌ दो सकता 
ह । इस लिये आतः सूत्र के नियमा होने से अभूवन मे जुस्‌ नही होगा । 

इति युष्मत्पु्ो ददाति, इत्यस्मत्पुत्रो ददाति यहाँ युष्माकं पुत्र युष्मत्पुत्रः । 
अस्माक पुत्रः अस्मतुत्रः इस पष्टीसमास मे युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे विभक्ति 
का टुक्‌ हुआ हे । उसे प्रत्ययळक्षण से परे मान कर युप्मदस्मरो पष्टी० की अनुषृत्ति 
द्वारा बहुवचनस्य वस्नसौ से वस्‌ नस्‌ आदेश प्राप्त होते हें। पद से परे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को दिखाने के लिये इति शब्द का प्रयोग किया ह । 





युप्मदस्मदो. पष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयो ० इस सूत्र में स्थग्रहण से युष्मतुत्र 
अस्मत्पुत्रः मे वस्‌ नस्‌ आदेश नहीं होंगे । सूत्र में स्थम्रहण किया है। उसका 
यही प्रयोजन है कि विभक्ति के श्रूयमाण होने पर ही वास्‌ नौ आदि आदेश 
हों । पष्टी चतुर्थी द्वितीया विभक्तिस्थ युष्मद्‌ अस्मदू को आदेश कहने से उक्त 
विभक्तियाँ छुप्त होने पर आदेश नहीं द्वोंगे । 


६६० व्याकरणमद्दाभाप्य 


> 


अस्त्यन्यत्‌ स्थत्रहणस्य प्रयोजनम्‌! किम्‌ । सविभत्तिकस्य 
वानातादयो यथा स्थुरिति । 


नलदरित प्रयोजनम्‌ । पद्रस्यति वर्तते । विभक्तजन्त च पदम । तत्र 
अन्तरणापि स्थ्त्रहण सचिभक्तिकस्मव सचिप्यान्त । 


भवेत्‌ सिड यच विभक्तयन्तं पदम्‌ । यत्र खलु विभक्ती पदे तत्र 
त सिध्यति | ग्रामा वां दीयते । चासो नो दीयते । 


सवन्रहणमाप इणमपि प्रक्रतमनुवर्तत । तेन खविभक्तिकस्येच भविप्यत्ति । 


इह चक्षप्कां याजयांचकारति तिङङतिङ इति तस्य च निघातः 
नस्माच्चानिघातः प्राप्नोति । 


२२ ४४५५-५५ see “८ “५५0८ 


वटा स्थग्रहण का ना अन्य प्रयाजन हे । क्या ? विभचि सहित को वाम्‌ नी 
शादि छादिय हों । अकेठे वमद अस्मदफोनहों । 


स्थप्नटण का यड कोई प्रयोजन नटी । पदग्य सूत्र के अधिकार से विभत्तयन्त 
पद यो क्लादेश होगे सी बिना स्थग्रहण के सी दिभक्ति खदित युग्मर अस्मर्‌ को 
मी नाम ना शादि झादेन हो जायेगे । 


कौ क. 


जटा व्रिभत्तवन्त पद दे वहां स्थरम्रद्रण के बिना भी विभच्यन्त को ही 
गदश सिख हो जाव किन्तु जहा. विजि के परे रहते पद हे बहाँ पदाविफार के 
ति शोण भी बेप पामर अन्यद्‌ हो ही आदण प्राप्त रोते हैं उसके लिये 
हणण सद सकता ५ । जसे प्रासो वा दीवत। नौ दीयते। यहां युवास्याम 
एलन ग फी पगड गाम दो आदिन ठोते हे । चुरी का टिवचन भ्याम्‌ परे रने 


SR हात 1 यहां पदसञ्चक कवळ युष्मद अन्न 
र टी 


a 


पट फी म वष से परदनंज्ञा 


भ्यु ७. शो.» 
171 गदड प्रा 2 | 


क 
+ 


~ 


“स्य फे चधिङार हे साथ घतदार स्पमणदाडी से लई गब्द का श्रधिजार 


MOTE gi: पारगाव न से ताम ना खाडि लादेश सित 
81 दिफ्स रम नी समिरित दे] उस कदस्या में स्वग्रद्ठण करना 


जान “गछ 
१ पड "यार पानि 


; द्‌ ७ त 
टा सरण 21 उसके सासळ 


मि मान दर आदत नही होगे । 


प्र 
| 
| 
१३ 
+ 

1३ 
हा 
पवन! 
as] 
oe 

“म भा 


* 04 = vs f hg 
२ जल “की ० होश ००७ हा SPN गै स शनिएम्त 
दा न्मया (रार एस "योग में रन कान्य ट्स णगि्म्त स 
क्र न त्र 
= क 
परर DO सीए ड 


कण के किए मे शान पर [7 दे निया पाशा 





नवम भाहिक ६४१ 


आमि लिळोपात्‌ तस्य चानिघातस्तस्माच्च निघातः । 


आमि लिलोपात्तस्य चानिघातः तस्माच्च निघातः सिद्धो 
भविष्यति | 


अङ्गाविकार इटो विबिप्रतिपेधो । 
अत्ञाधिकारे इटो विधिप्रतिपचो न सिध्यतः । जिगमिप। संवि- 
डुत्स । अग्गस्यतीटो विधिप्रतिपेधा न प्राण्नुतः । 
ऋषन्ब्वत्म च | 
किं च । 
टक विधिपतिपे'ची । 


दोता ७1 मोर याजयाम्‌ के अतिटन्त न दोने से उससे परे चकार इस तिडन्त 
को निपान नहा प्रात होता | याजयाम्‌ म णिजन्त यज्ञ घातु से लिट परे रहते 
कारप्र ययादाम० ले आम विकरण हुना दै । आम. से प्राप्त लिटर के लुक को परत्वेन 


बाश कर पदे लिद्व के स्थान स तिपू करके फिर उसका आम. से लुक करने 
से याजयाम्‌ यह प्रत्यळक्षण से तिइन्त बन जाता हे । 


याजयाप्र मे लिटू के स्थान से तिप्‌ करने से पहले ही आम से लिदूका 
लुक हो जायगा तो याजयाम के तिउन्त न होने से उसे निघात न होगा और 
उस पेर चमार इस तिइन्त को निघात सिद्ध हो जायया । 

क्षताविकार में प्रत्ययलक्षण का निपेघ मानने पर इट्‌ का विधान भोर 
नप्रच नटी सिद्र दति । जिगमित ( गम्‌ सन्‌-छोट्‌ सिप्‌ ) यहाँ सन्नन्त रस्‌ धातु से 
छोटम अनो ह से दि का लुफ्‌ करने पर परस्मेपद परे न रहने से गमेरिट्‌ परस्मै- 
पंठपु से सन्‌ को इट नही प्राप्त होता । प्रत्ययलक्षण से परस्मैपद परे माने तो 
उसका न लमनाझस्य से निवेध प्राप्त होता हे । इसी तरह संविवृत्स ( सम्‌ वृत सन्‌- 
लोट सिप्‌ ) यहाँ सम्‌ पूर्वक सन्नन्त दृत धातु से बृदभ्य, स्यसनोः से परस्मंपद 
होता है । लोट मे अतो हे. से दिका लुक होने पर परस्मेपद परे न रहने से 
न ख़्स्यश्वतुस्थ- से सन्‌ को इंद्र का निवेध नहीं प्राप्त होता । प्रत्ययलक्षण का 
न ळुमतागस्य से निषेध हो जाता हे । इसके अतिरिक्त क्रम्‌ धातु को दीर्घत्व भी 
नदी सिद्ध होता । 

और क्या नही सिद्ध होता ? 

इद्‌ का विधान और निषेध । 


६६२ व्याकरणमहाभाष्य 

~ ल ~ दीर्घत्वस्‌ हि 

लेत्याह । अदेशेऽयं चः पठित' । क्रमेश्च दीर्घत्वस्‌। उत्क्राम 
संक्रामेति । 

इह किंचिदङ्गाधिकारे लुमता छुप्ते प्रत्ययलक्षणेन भवति | किंचिच्चा- 
न्यत्र न भवति । यदि पुनर्न छुमता तस्मिन्नित्युच्यते । 

अथ न लमता तस्मिन्नित्युच्यमाने किं सिद्धमेतद्‌ भवति, इटो' 
विधिप्रतिषेधौ क्रमे दीर्घत्वं च । 


वाढ सिद्धस्‌ । न इटो विधिप्रतिपेधो परस्मैपदे ष्वित्युच्यते । कथं 





नही, ऐसा नही । क्रमदीधत्वं च यहाँ च शब्द अयुक्त स्थान में पढ़ा गया 
है। उसके स्थान मे क्रमेश्च दीघत्वम्‌ ऐसा पढ़ना चाहिय । उससे समुच्चीयमान 
क्रम्‌ धातु की ठीक प्रतीति होगी । अर्थ यह निकलेगा कि इट्‌ का विधान और 
निषेध तो अन्यत्र अङ्गाधिकार मे सिद्ध नही होता और क्रम्‌ धातु मे केवल 
दीर्घत्व नहीं सिद्ध होता । उत्काम, संक्राम । यहां उदू सम्‌ पूर्वक क्रम्‌ घातु से 
लोट्‌ मे हि का छुक होने पर परस्मैपद परे न रहने से कम. परस्मेपदेपु से क्रम को 
दीधे नही प्राप्त होता। प्रत्ययलक्षण से परस्मैपद परे मानें तो उसका न लुमतान्नस्य 
से निषेध प्राप्त होता है । 


यहाँ कुछ तो ऐसे कार्य हैं जैसे जिगमिप संविवृत्स उत्काम आदि जो 
अन्नाधिकारीय हैं फिर सी वे लुमान शब्द से छुष्त प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण से हो 
रहे हें । अर्थात्‌ वहां न लुमताङ्गस्य यह निषेध नही छग रहा । और कुछ ऐसे कार्य 
है जैसे पूर्वोक्त जित्‌ नित्‌ कित्‌ स्वर आदि जो अङ्गाधिकार से बाहर हैं फिर भी 
वे छुभान्‌ शब्द से लुप्त प्रत्यय मे प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जाने से नही हो 
रहे । इन सब के समाधान के लिये यदि न लुमताङ्गस्य की जगह न लुमता तस्मिन्‌० 
ऐसा सूत्र बना दे तो कैसे रहेगा। न छुमता तस्मिन्‌ मै अङ्गाधिकार का झगड़ा 
न रह कर उसका अर्थ सब के लिये समान होगा कि छुमान्‌ शब्द से लुप्त हुए 
प्रत्यय को निमित्त मान कर जो कार्य प्राप्त दै चाह वह अङ्गाधिकार का होया 
उससे बाहर का हो प्रत्ययलक्षण से नहीँ होता । 


न छुमता तस्मिन्‌ बना देने पर भी क्या जिगमिष संवित्रत्स उत्काम सकाम 
थे रूप सिद्ध हो जायेंगे । क्या वहाँ प्रत्ययरक्षण का निषेध नही प्राप्त होगा । 


हाँ, अवश्य सिद्ध हो जावेगे। जिगमिष संवित्रत्स में क्रम से इद्‌ का 
विधान और इद्‌ का निषेध परस्मैपद परे रहते नहीं कहा गया है बल्कि सकारादि 


नवम भाहिक ६६४ 


तहि । सकारादाविति । तद्विजेपणं परस्मैपद्श्हणम्‌ । न खल्वपि 
घासेर्य AN ८ * Ne AC = 
सेर्दीधत्वे परस्मपदेष्वित्युच्यते। कर्शं तहिं। रितीति। तद्विशिषणं 
परस्मेपद्‌ ग्रहणम्‌ । 


न लुमता तस्मिन्निति चेद्‌ हनिणिडादेशास्तछेपे । 


न कुमता तस्मिन्‌ इति चेद्‌ हनिणिङादेशार्तळोपे न सिध्यन्ति । 
अवधि भवता दस्युः । अगायि भवता ग्रामः । अध्यगायि भवतानुवाकः । 
तलोप रते ळडीति हनिणिङादेशा च प्राप्नुवन्ति । 


ध्द *_ 


नप दोपः । त ळडीति हनिणिङादेशा उच्यन्ते। कि वहिं। 
आधंचातुक इति | तद्विशोपणं छुङ्भ्रहणम्‌। 


पर रहते कहा गया हैँ । परस्मेपद तो सकारादि का विशषण हे । सुख्य निमित्त 

तो सकाराडि दै । वह सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे हे ही। हि का लुक्‌ हो जाने पर 
भी कोई हानि नदीं। प्रत्ययलक्षण की भी आवश्यकता नटी । इसी तरह उल्लाम 
गैफाम म क्रम. परस्मेमटपु से होने वाला दीधे भी परस्मेपढ परे रहते नहीं कद्दा 
गया बल्कि शित परे रहते कहा गया दे । परस्मेपद तो शित्‌ का विशेषण दै । 
सुर्य निमित्त शित ही है । उत्काम संक्राम म गित्‌ प्रत्यय शपू परे हे ही । 


यदि न लुमता तस्मिन्‌ बनाते दे तो थह दोष हे कि तलोप होने पर इन्‌ 
हणू इट्‌ धातुओ के स्थान मे क्रम से वध, गा, और गाद्‌ आदेश नदी सिद्ध 
दोते । अवधि यहाँ हन्‌ घातु से कर्मवाच्य लुङ्‌ म चिण्‌ हुआ है। उससे 
पेर निणो ठु से तप्रत्यय का छुक्‌ हो जाता है। त का लुक होन पर न लुमता 
तरिमन्‌ से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा तो लुड्‌ परेन रहने से लडिच 
से दन को वघ आदेश नदीं प्राप्त होता । अगायि यहाँ इण धाठु से कर्मवाच्य 
म चिण से परे तका छक होने पर न ढमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययछक्षण का 
निषेध हो जायगा तो लुड्‌ परे न रहने से इणो गा छुडि से इण को गा आदेश 
नहीं प्राप्त होता । अन्यगायि यद्दाँ अधिपूर्वक इङ धाठु से कमेवाच्य छुद् में 
चिण से परे त का ळुकू होते पर न लुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो 
जायगा तो छड परेन रहने से विभापा छुदछडो से इड्‌ को गाङ्‌ आदेश नहीं 
प्राप्त होता । 


ये कोई दोष नही । अवधि आदि में उक्त सूत्रों से वध आदि आदेश छुङ्‌ 
परे रते नही कहे गये हैँ विक आर्धधातुक परे रहते कहे गये हैं। लुङ तो 


६६४ च्याकरणमहांभार्प्य 


€ € ¢ © नर च्य न्त्व क म र 
इह च सर्वस्तोमः सर्चपृष्ठः सर्वस्य खपी'त्यायुदाचत्वे न प्राप्ताते। 
~ ९० ५. सिद्धम्‌ थम्‌ 

तच्चापि घक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । न छुमताङ्गस्येत्यच सिद्धम्‌ । कथम्‌। 
न लुमता लप्तेऽङ्लाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यत । कि तहिँ। यो$सा छमता 
छुप्यते तस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यत्‌ कार्ये तन्त भवति । 

एवसपि सर्वस्वरो न सिध्यति। 

कर्तव्योऽत्र यत्नः । 


अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वे उपथा ॥१॥१॥६५॥ 


~ ~ 
किमिद्सळ्श्रहणमन्त्य विशेषणम्‌ । 





आर्धधातुक का विशेषण है । मुख्य निमित्त आर्धधातुक ही है। अवधि आदि 
मे आर्धधाठुक प्रत्यय चिण परे है ही । 


इसके अतिरिक्त न लुमता तर्मिन्‌ इस नये सूत्र से यह भी दोष है कि 
सर्वस्तोम सर्वएष्ठ, यहां पूर्वोक्त सवस्य सुपि से होने वाला आद्युदात्त स्वर नदी 
प्राप्त होता । साथ ही न लुमताङ्गस्य सूत्र छोड़ कर नया न लुमता तस्मिन्‌ सूत्र 
बनाना पड़ता है। इस से अच्छा तो यही है कि यह नया सूत्र न बनाया जाय । 
न छुमनाङ्गस्य से ही सब इष्ट सिद्ध हो जायेगे। केसे ? न लुमताङ्गस्य मे अङ्गस्य 
का अर्थ अङ्गाधिकारीय कार्य नही लेगे बल्कि लुमान्‌ शब्द से जो प्रत्यय छुप्त 
हुआ है उससे परे रहते जो अङ्ग हे उसका जो कार्य अङ्गाधिकारीय है या अङ्गा- 
धिक्कार से बाहर है बह प्रत्ययछक्षण से नहीं होता ऐसा अर्थ करेगे। इससे सर्वत्र 
लुमान्‌ मे प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा । छुमति प्रतिपेधे एकपदस्वरस्योपसँस्यानम्‌, 
अहो रविवौ, उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ, हन्दे$न्त्यस्य इत्यादि वचनों की कोई 
आवश्यकता न होगी । 

न झुमताङ्गस्य सत्र द्वारा सर्वत्र लुमान्‌ मे प्रत्ययलक्षण का निषेध मानने 
पर भी सवस्तोम सर्वषृष्ठ में सर्वस्य युपि से आद्यदात्त स्वर नही सिड होता । 

इसके लिये यत्न करना चाहिये ।' 


क्या यह अळ्ग्रहण अन्त्य का विशेषण हे । अर्थात्‌ क्या अन्त्यात्‌ के समान 


~ को र 
१ वह यल यही हे कि सोवर्य सप्ःम्यस्तदन्तसप्तम्य. मानी गई हैँ । 
उससे सुबन्त सर्वे शब्द को आदुदात्त होगा। छुप्‌ परे रहते न होगा तो सर्वस्तोमः 
के सुबन्त होने से सर्वर सिद्ध हो जायगा । 


नवम भाहिक ६३५ 
एवं भवितुमर्हेति । 
उपधासंज्ञायामल्प्रहणमन्त्यानिर्देशंइचेत्‌ संघातप्रतिपेधः । 


डपधासंज्ञायामल्त्रहणमन्त्यनिर्देशषचेत्‌ प्रतिपेधो वक्तब्यः । 
सघातस्य उप घासेज्ञा प्राप्तोति । 

तत्र को दोपः ? 

शाख इद्डूहलोः' शिष्टात्‌ शिष्टाम्‌ । संघातस्येच्यं प्राप्तोति । 

यदि पुनरलन्त्यादित्युच्यते । 





अलः यह पन्चमी का एफवचन हे या प्रथमा वहुवचन थथवा षष्ठी का एकवचन 
हैं। अन्त्य विशेषण में सूत्र का अर्थ होया--भअन्त्य अल से पूथ की उपधासंज्ञा 
होती हे । प्रथमा बहुवचन मं नर्थ होगा--अन्त्य से पूर्व अलो की उपधासंज्ञा 
होती हे। उस पक्ष में पूर्व उपधा इस सन्धि में पूर्वः के समान पूर्वे भी निकल 
सक्ता हू । अन्त्यात्‌ पूर्वे अलः उपवा । पछी के एकवचन से अर्थ होगा--अल के 
सध्य में जो अन्त्य हे उससे पूर्व की उपधासेन्ञा होती हे । इस प्रकार तीनों पक्ष 
संभव हैं । 

ऐसा हो सकता हे । अन्त्य का विशेषण जल संभव है । 

उपधासंज्ञा मे अलूग्रहण यदि अन्त्य का विशेषण है तो संघात की उपवा 
संज्ञा प्राप्त होती है । उसका निषेध कहना होगा । सघात का भर्थ मछूसमुदाय दै । 

अक्ससुदाच की उपधासंक्षा होने म क्या दोष है १ 

शास इदद्हलो से शाख की उपधा को इस्त कहा हे। जैसे रिष्टात्‌! 
जिष्टाम्‌ ( शासू-लोट तातड ताम्‌) यहाँ अन्तिम अल्‌ शास्‌ का सकार दै । उससे 
पूरै शा यह झल्समुदाय है। उसकी उपधासंज्ञा ग्राप्त होगी तो शा को इस्व 
होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । 

यदि अलः के स्थान में अळू यह प्रथमा का एकवचन पढ़ कर अन्त्यात्‌ 
पूर्ण उपधा ऐसा सूज बनायें तो केसा रहेगा । उस पक्ष मे अन्त्य से पूर्व जो अळू 
उसकी उपधा संज्ञा होगी। संघात की उपधा संज्ञा न होने से इष्ट सिद्ध हो 
जायगा । 

१, झन्त्यतिर्दैशः--- निर्दिशयतेऽमिधीयतेऽनेनेति निर्देशः ¦ जिसका अभिधान 
हे अर्थात्‌ यदि अल्प्रहण से अन्त्य का बोध होता है । अल्‌ अन्त्य का विशेषण रहा, 
पूव का विशेषण नहीं रहता । 


६६६ व्याकरणमहाभाष्ये 


पचमप्यन्त्योऽविशेषितो भवति । 

तत्र को दोषः ? 

सघातादपि पूर्वस्योपधासंज्ञा प्रसज्येत । तत्र को दोपः। शास 
हदडहलोः । शिष्टः शिष्टवान्‌ । शकारस्य इत्वं प्रसज्येत | सूत्रं च भिद्यते । 

यथाव्यालमेवास्तु । 

ननु॒ चोक्तमुपघासंजञायामळग्रहणमन्त्यनिर्देशइचेत्‌ संघातप्रति- 
पेघ इति । 

नेष दोषः । 

अळन्त्यात्‌ पढ्ने में भी अन्त्य विशेषित नहीं होता । अन्त्य का विशेषण 
अळू नही रहता। अन्त्य जो हे वह अळू लेना है या अळ्सस्चुदाय लेना हे इसका 


परिज्ञान कुछ न हो सकेगा । अल इस पञ्चमी के एकवचन में तो निःसन्देह 
अन्त्य विशेषित हो जाता था । 

वहां क्या दोष है। यदि अन्त्य से पूव अळ की उपधा संशा मानें तो क्या 
हानि है ! 

उस पक्ष में संघात से भी पूर्व की उपधा संज्ञा प्राप्त होती हे । वहां क्‍या 
दोष हे? शास इदड्हलोः से विधीयमान इत्त्व शिष्ट शिष्टवान्‌ ( शास्‌-क्त क्तवतु) 
यहां शास्‌ मे अन्त्य आसू से पूव अळू शकार को प्राप्त होगा । इसके साथ 
सूत्रभेद तो होगा दी । अलोन्त्यात्‌ की जगह अलन्त्यात्‌ पढने में सूत्र हूटता हे । . 


अच्छा तो जैसा सूत्र है वैसा ही रहने दीजिये । अलन्त्यात्‌ न पढ़िये । 


अलोन्त्यात्पूव उपधा इस यथान्यास सूत्र में जो संघात की उपधासँशा 
प्राप्ति रूप दोष कहा था उसमा क्या समाधान है ११ 


यह कोई दोष नही। संघात मे भी जो अन्त्य हे उसकी उपधासंज्ञा समझ 





१. अल्समुदाय की उपधासंज्ञा नहीं होती इस विषय में ज्ञापक भी है । पिबति 
मे पिब आदेश को जो अदन्त माना है वही इस चात का ज्ञापक है कि अळूसघात 
की उपधासंज्ञा नही होती। अन्यथा पिब के हलन्त मानने पर भी अल्सधात की 
उपधासंज्ञा पक्ष मे पिब के इकार के उपधा न होने से लघूपध गुण की प्राप्ति दी 
नहीं तो उसकी निवृत्ति के लिये पिब को अदन्त मानना व्यर्थ है । 


नवस आहिक ६६७ 
अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ 
सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य 
भविष्यति । 
अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेन्नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरन भ्यासविकारे । 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न | कि कारणम्‌ । नानर्थकेऽ- 


टोन्त्यचिधिरनभ्यासविकारे । अनर्थकेऽळोन्त्यस्य विधिनेत्येषा परिभाषा 
कर्तव्या । 


किमविशेपेण । 
नेत्याह । अनभ्यासचिकारे । अभ्याखविकारान्‌ वर्जयित्वा । 
भृञामित्‌ । अर्तिपिपत्योइचेति। 


कान्येतस्थाः परिभापायाः प्रयोजनानि ? 





ली जायगी । अलोन्त्यस्य इस परिभापा के नियम से अन्त्य अल से पूर्व जो 
अल्‌ संघात उसके अन्त्य भक्षर की उपधा संज्ञा हो जायगी तो शिष्टः शिष्टवान्‌ 
में शास्‌ के अन्त्य भ सकार से पूथ शा संघात के अन्त्य आकार की उपधासंज्ञा 
हो जने से उसे इच्च होकर दृष्ट रूप वन जायगा। 

यदि संघात के अन्त्य की उपधामज्ञा मानेंगे तो वह नहीं वन्ती । क्योंकि 
अनर्थक शब्द सं अळोन्त्यविधि नहीँ हुआ करती । शास यह समुदाय अर्थवान्‌ 
ह। उसका एकदेश आस्‌ या या ये अनर्थक हें । उनमें अलोन्त्य० का नियस 
नहीं हो सकता । नानर्थकेऽलोन्त्यविविरनभ्यासविकारे यह परिभाषा दैँ। इसका 
अर ह--लनर्थक शब्द म झलोन्त्य परिभापा नहीँ लगती । 

क्या सामान्य रूप से सभी जनथकों में अळोन्त्य परिभाषा नहीं लगती ? 

नही । ऐसा नही । अभ्यासविकारों को छोड कर । अभ्यास म॑ क्योंकि शब्द 
की ही आवृत्ति होती हे, शर्थ की नद्वी। इस लिये अभ्यास अनर्थक माना जाता 
हे। उस में तो झलोन्त्यविधि इए हे । अन्य अनर्थकों में नदी । जेसे--म्रजामित., 
अर्दिपिपत्योश्च इन भभ्यासविकार सूत्रों के उदाहरण चिभर्ति पिपर्त्तिं में श॒ प 
के अनर्श्रक अभ्यास जो भ प हैं उनके अन्त्य अक्षर अकार को इकार होता हे । 


नानश्रकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हैं ? 


६६८ ध्याकरणमद्दा भाण्य 


प्रयाजनमव्यक्तानुकरणस्यात इतो । 
अव्यक्तानुकरणस्यात हतावित्यन्त्यस्य प्राप्नोति। अनर्थकेऽलोन्त्य- 
विधिनेति न दोपो भवति | 


बैतद्स्ति प्रयोजनम्‌। आचार्यप्रशुत्तिज्ञापयति नान्त्यस्य पररूपं 
भवतीति । यदयं 'तान्नेडितस्यान्त्यस्य तु वे त्याह । 
घ्वसोरेद्वावभ्यासळोपरच । 
ऽसोरेद्वावभ्यासलोपञ्चेत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थकेऽलोन्त्य- 
विधिनेति न दोषो भचति | 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | पुनेळोपवचनसामर्थ्यात्‌ सर्वस्य 
भविष्यति । | 





अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ यह सूत्र प्रयोजन हे । पटत-इति पटिति । यहाँ 
इति शब्द परे रहते अव्यक्तानुकरण पटत्‌ शब्द के भनथेक अत्‌ शब्द को कहा 
हुआ पररूप उसके अन्त्य तकार को प्राप्त द्दोता हे । नानर्थकेऽलोन्त्य० से अन्त्य 
को न द्दो कर सर्वादेश हो जाता है । 

यह कोई प्रयोजन नहीं । आचार्य का व्यवहार इस वात का ज्ञापक हैं , 
कि पटत के अन्त्य तकार को पररूप नहीं होता । यह जो नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा 
इस उत्तर सूत्र द्वारा अन्त्य तकार को विकल्प से पररूप विधान करता हें। 
उसे यह बात सिद्ध होती हे । 

व्सोरेद्धावभ्यासलोपश्च यह सूत्र प्रयोजन है । देहि घेहि यहां घुसंज्ञक दा 
धा धाएुक्रों से छोट मे हि परे रहते ध्वसोरेद्धा० से विधीयमान दा धा के अभ्यास 
का रोप उनके अन्त्य अक्षर भाकार को प्राप्त होता है। नानर्थकेऽलोन्त्य० से 
अन्त्य को न होकर सवौदेश दो जाता हे ।' 


यद्व भी कोई प्रयोजन नही. । लोपो यि से लोप की अनुवृत्ति भाने पर 





१. नानर्थके$लोन्त्यविधि ० इम परिभापा में अनभ्यासचिकारे यह निषेध 
अभ्यासलोप मै नहीं लगेगा । क्योकि वह निपेध अभ्यास के रूपवान्‌ चिकार में ही 
हैं। अभ्यास का लोप तो रूप रहित होता हे । इस लिये अभ्यास विकार में अभ्यास 
का लोप नहीं माना जायगा तो घ्यसोरेट्टा० से विधीयमान अभ्यासलोप भी नानर्थके० 
इस परिभापा का प्रयोजन चन जाता हे । लोप और विकार में भेद होता है इस विषय 
में ोपागमवर्णविकारञ्ः यह भाष्यकार का वचन ही प्रमाण है। 


नवस भाहिक ६६९ 


अथवा शिल्लोपः करिष्यते । स शित्सर्वस्येति सर्वादेशो 

भविष्यति । 
ह? र 

स तर्हि शकारः कर्तव्यः । 

न कतेव्यः। क्रियते न्यास एव । हिशकारको निर्देशः । “घ्यसो- 
~ id ~ १ 
रद्धावभ्यालोपशब्चेति' । 

आपि छोपोऽकोऽनाचे । 

तिष्टति सुत्रम्‌ । 

अन्यथा व्याख्यायते । 

आपि इरि लोप इत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थकेऽलोन्त्यविधिनेति 
न दोपो भचति । 


~ 


घसोरेद्धा० में फिर जो लोप वचन कहा है उसके साम्ये से सवादेशा हो जायगा । 





आथवा अभ्यास लोप को शित्‌ किया हुमा समझेंगे । उससे अनेकाल्ञित्सर्वस्य 
में सर्वादेश हो जायगा । 
तो फिर अभ्यास लोप म शित. निर्देश करना चाहिय । 


शित्त निर्देश की अलग आवइझयकता नही. । घसोरेद्धा० सूत्र में ही दो 
शाकारवाला अभ्यासलोपश्‌ श्र इस प्रकार निर्देश किया हुआ है। एक शकार सर्वादेश 
के लिये समझ लिया जायगा । 

आपि लोपोऽकोऽनचि चह सूत्र प्रयोजन हे । यह हलि लोप. (७।२।११३) 
सूत्र का न्थांनुवाद हे । 

क्या आपि लोपोकोऽचचि से हलि लोपः सूत्र की सत्ता रह जाती है। 
हलि लोपः सूत्र की स्थिति तो यह नहीं हे । उसकी भाकृति अन्य है । 


हलि लोप" यह सुत्र ही आपि लोपोऽग़ोऽनचि कह कर अन्यथा व्याख्यात 
किया दे । इलि लोप सूत्र को ही तदुर्थक अन्य दावों में कह दिया हे । अनाप्यकः 
स आपि, अकरः ये दो पद लेकर हलि के स्थान में अनचि करके आपि लोपोऽ- 
कोऽनचि यह निर्देश कर दिया है| हमारा तात्पर्य हरि लोप' सूत्र से ही दे। 
आभ्याम्‌ यहाँ इदम्‌ शब्द से हलादि विभक्ति भ्याम्‌ परे रहते हलि लोपः से 
विधीयमान इदम्‌ के इद्‌ भाग का लोप इदू के अन्त्य दकार को प्राप्त होता हे । 
नानर्थकेऽलोन्त्य० से अन्त्य दकार का लोप न होकर सम्पूर्ण इद्‌ भागका लोप दो 
जाता हैं । 


६७० व्याकरणमद्दाभाप्य 


एतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अन एव लोपे वष्ट्यामि । 

तदनो ग्रहण कर्तव्यम्‌ । 

न कर्तव्यम्‌ । प्रकृतमजुवर्तते । क प्रक्तम्‌ । अनाप्यक इति । 

तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । 

हळीत्येपा सप्तमी अनिति प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयिप्यति तस्मि- 
न्निति लिर्दिष्टे पूवस्येति । 

अन्न छोपोऽभ्यासस्य | 
अन्त्यस्य प्राप्नोति । नानर्थकेऽरोन्त्यचिधिरिति न दोपो भवति। 


एतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अत्र ग्रहणसामर्थ्यात्‌ सर्वस्य 
अविष्यति । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । हलि लोप. सूत्र से इद्‌ भागका लोप न 
कह कर अनाप्यकः से हुए अन्‌ झांदेश का ही लोप कह देगे। आभ्याम्‌ में इदम्‌ 
के मकार को त्यदाद्वत्व पररूप होकर इद-भ्याम्‌ इस स्थिति में अनाप्यकः से इद 
को झन्‌ आदेश होकर हलि रोपः से अन के भन्त्य नकार का लोप हो जायगा 
तो शेप दोनों अकारों के पररूप हो जाने से आम्याम्‌ यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा | 


फिर तो हलि लोपः म अनू ग्रहण करना होगा । 


अन्‌ ग्रहण करने की आवश्यकता नही । ऊपर से प्रकृत चला आरहाहै। 
कहाँ से ? अनाप्यकः से । उसी की अनुवृत्ति हलि लोपः से हो जायगी | 

चह तो प्रथमाविभक्ति से निर्दिष्ट हें यहाँ पष्ठी से प्रयोजन है । 

हलि लोप में हलि यह सप्तमी अन्‌ इस प्रथमा को तस्मिन्निति निर्दिटे पूर्वस्य 


के नियम से षष्टी में बदुर देगी तो आर्थ होगा--हलादि विभक्ति परे रहते इठमू 
के स्थान में हुए अन्‌ का लोप होता हैं । 


अत्र लोपोऽभ्यासस्य यह सूत्र प्रयोजन हे । मित्सति दित्सति इत्यादि सन्नम्तों 
मे मी मा घु आदि धातुओं के अभ्यास का अन्त्य अक्षर का लोप प्राप्त होता हे । 
९. न्त्य य ७ 3 
नानथकेऽलोन्त्य ° से अन्त्य का न होकर सम्पूणे अभ्यास का लोप हो जाता है । 


४०७ ~ © 
यह भी कोई प्रयोजन नहीं । अत्र लोपोऽभ्यासस्य मे अन्न ग्रहण के सामथ्ये 





१. इृदस--यह सार्थक शब्द रूप है, इसका इृदू--यह भाग अनर्थक हे । 


नवम भाहिक ६७१ 


अस्त्यन्यदत्नत्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सन्नधिकारोऽपेक््यते । 
इद मा भूत्‌ ददी दघी । 


अन्तरेणाप्यत्र ग्रहण सन्तधिकारमपेक्षिष्यामहे । 


~ 


सेस्तहि सकारादिरपक्ष्यते । सनि सकारादाविति । इह मा 
भूत्‌-जिजञपयिपति इति । 


अन्तरेणाप्यत्रत्रहणं सनं सकारादिसपेक्षिष्यामहे । 


प्रकतयस्तहीपेक्ष्यन्ते । पतासां प्रकृतीनां लोपो यथा स्यात्‌। 
इह मा भूत्‌-पिपक्षति। यियक्षति। 

से सम्पूण अभ्यास का लोप दो जायगा । 

अत्र ग्रहण का तो अन्य प्रयोजन हें। क्या? सनि मीमाघुरभलभ० से 
प्रक्रान्त सन प्रत्यय का अधिकार अपेक्षित हे। अनत्रन्यहां । अर्थात्‌ सन्‌ प्रत्यय 
मे ही अभ्यास का लोप हो । ददो, दथो यहां सन्‌ भिन्न प्रत्यय मे अभ्यास का लोप 
न हो इसके लिये अत्र ग्रहण रह सकता हैं । 

अत्र ग्रहण के बिना भी सन्‌ प्रत्यय का अधिकार स्वरितत्व प्रतिज्ञा से 
अपेक्षित किया जा सकता है । 

तो फिर अत ग्रहण का प्रयोजन यह हे क्रि सकारादि सन में ही अभ्यासलोप 
हो । इडादि सन्‌ मेन हो | जेसे--ज्ञपय्रितुमिच्छति जिज्ञपयिषति यहां णिजन्त ज्ञपि 
धातु से खन पर रहते सनीवन्तवश्रस्जदम्भु० से पक्ष मे इडागम हुआ हे। सकारादि 
सन परे न होन से अभ्यासलोप नहीँ होता । इडभात्र पक्ष मे सकारादि सन्‌ होने 
से ज्ञीप्सति यहां अभ्यासलोप हो जाता हे । 


अत्र ग्रहण के बिना भी सकारादि सन्‌ की अपेक्षा हो जायगी । 


तो फिर अन्न ग्रहण का प्रयोजन यह्द है कि मीमा घुरभू लभू आदि 
प्रकृतियों से ही सन्‌ में अभ्यासलोप हो । अन्य प्रकृतियों से न हो। जेसे-- 
पक्तुसिच्छति पिपक्षति । यष्टुमिच्छति यियक्षति यहाँ पच्च यज्ञ धातुमों से सन्‌ 
परे रहते अभ्यासलोप नही होता । 

२, अत्र ग्रहण के सामर्थ्य से। सनि मी मा-इत्यादि सूत्रों में सन्‌ का निर्देश 
होने पर जो डुवारा अन्न शब्द से सन्‌ का परामर्श किया है उसका यही प्रयोजन है 
कि सन्‌ परे रहते जितना भी अभ्यास करके गृहीत रोता है, उस सारे का लोप 
होता हू । 


३७२ व्याकरणेमद्दाभांण्य 


अन्तरेणाप्यत्रत्रहणमेताः प्रकृतीरपेक्षिप्यामहे । 


विपयस्तर्ह्मपे्यते । 'मुचो$करमेकस्य गुणो वे'ति। इह मा भूत्‌- 
सुसुक्षति गाम्‌ इति । 


अन्तरेणाप्यत्रग्रहणमेतं विपयमपेक्षिष्यामहे । कथम्‌ । अकर्मकः 
स्येत्युच्यते । तेन यत्रैवायं मुचिरकर्मकस्तनेच भविष्यति । तस्मा 
न्नाथोऽनया परिभाषया नानर्थकेऽलोम्त्यविधिरिति । 


अळोन्त्यातूर्वोऽळुपधेति वा | 


अथवा व्यक्तमेच पठितव्यम्‌। अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वाइक उपधासंशो 
भवतीति । 


oo 


अत्र ग्रहण के बिना भी मीमा घु रभ्‌ लभू क्षादि प्रक्ृतियां प्रकरण से समझ 
ली जायेगी । 


तो फिर अत्र ग्रहण का यह प्रयोजन हे कि निश्चित विपय में ही निड्रिचत 
प्रकृतियों से सन्‌ में अभ्यास का लोप हो । जैसे--मुचो5कर्मकस्थय गुणो वा इस 
सूत्र से अकर्मक विषय में ही सुच धातु से सन्‌ में अभ्यासलोप होता है। 
मोक्षते वत्सः स्वयमेव यहां क्षकर्मक होने से अभ्यासलोप हो गया । किन्तु मुमुक्षति 
गाम यहां सकमंक होने से झुच्‌ घातु के अभ्यास का लोप नहीं होता । 


अत्र ग्रहण के विना भी निड्चित विषय समझ लिया जायगा । कैसे ? 
सुचोऽकर्मकस्य० में अकर्मक्स्य कहा है तो नहां सुच धातु अकर्मक होगी उसी 
विषय में अभ्यासलोप होगा | अन्यत्र न होगा । इस लिथे सब प्रयोजनों के 
अन्यथा सिद्ध हो जाने से नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा की 
कोई भावइयकता नहीं हे | 


अथवा अलोन्त्यात्‌ पूर्वोऽळ्‌ उपधा इस प्रकार स्पष्ट ही एक भर भन्‌ 
प्रहण कर देना चाहिग्रे। जिससे उप्रधा संज्ञा में अन्त्य भी अल ही लिया 
जाय और उससे पूर्व भी भळ्‌ ही लिया जाय । तव कही दोष न होगा । 


) यहा भाष्यकार ने प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि दिखा कर नानर्थके० इस 
परिभाषा का खण्डन कर दिया हैं। इससे अल्संघात में भी अलोन्त्यविधि मान कर 
शिष्ट: शिष्टचान्‌ इत्यादि बन जायेंगे ऐसा भाष्यकार को संमत माळूम होता है। 


नवम आहिक ६७३ 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ | 
अवचनाल्लोकविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । 

अन्तरेणापि वचनं लोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌। तद्यथा लोके 
अमीपां ब्राह्मणानामन्त्यात्पूर्व आनीयतामित्युक्ते यथाजातीयको ऽन्त्यस्त- 
थाजातीयकोऽन्त्यात्पू्च आनीयते । 

~ Oe निर्दिष्टे पू 
तास्मान्निति निर्दिष्ट पूवस्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादित्युत्तरस्य ॥ १।१।६७॥ 
किमुदाहरणम्‌ ? 





तो फिर अलोऽन्त्यात्‌ पृवो5लपधा ऐसा कह देना चाहिये । 


नहीं कहना चाहिये । विना कहे ही लोक्र-ञ्यवहार से यह वात जान ली 
जायगी । जैसे लोक से इन ब्राह्मणा में अन्त्य से पूर्व को लाइये ऐसा कहने पर 
जिस प्रकार का अन्त्य ह उसी प्रकार का उससे पूर्य लाया जाता हे । ब्राह्मणों 
मे अन्त्य यदि बाह्मण है तो उससे पूर्व भी ब्राह्मण ही लाया जायगा । 
अथवा जस व्राहाणां स अन्त्य सनुष्य हे तो उससे पूर्व भी मनुष्य ही लाया 
जायगा, पञ्च आदि नहीं लाया जायगा । यहां भी अन्त्य अल से पूवे अळू ही लिया 
जायगा, जल समुदाय नहीँ । इस प्रकार सूत्र से दी इष्ट उपधासंझा होकर काम 
चल जायगा ।' 


इन सूत्रों के क्या उदाहरण हैँ ? 





१ भाष्यकार ने यहां अल ग्रहण को अन्त्य विशेषण मान कर उक्त दोष के 
समावान द्वारा अलः यह पञ्चमी एकवचन स्वीकार किया है। यदि अल को 
प्रथमा बहुवचन या निर्धारण षष्टी का एकवचन मानलें तो भी उक्त लोकव्यवहार 
सदोप न होगा । प्रथमा पक्ष में अरः यह जाति में वहुवचन निर्देश है। अवधि 
और अवधिमत्‌ को तुल्यजातीय मानने से अन्त्य अल्‌ से यही अर्थ अवगत होया । 
ष्टी पक्ष में निर्धारण तुल्यजातीय का होता है इस कारण अलों में जो अन्त्य हे 
वह अळू ही लिया जायया। उससे पूर्व भी तज्जातीय अळू ही गृहीत होगा इस 
प्रकार तीनों पक्ष निदोष सिद्ध हो जाते हैं । 


६७४ व्याकरणमहाभाष्य 
CN ४०. 

इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति इको यणचि’ दध्यत्र 

मध्वत्र। इह तस्मादित्युत्तरस्येति 'ढथन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌’ । द्वीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 

अन्यथाजातीयकेन शाब्देन निर्देशः क्रियते । अन्यथाजातीयक 
डदाहियते । 

कि तह्यदाहरणम्‌ ? 

इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति 'तस्मिन्नणि च युप्माका- 
स्माकावि'ति। तस्मादित्युत्तरस्येति । 'तस्माच्छ्सो नः पुसी'ति । 

इदं चाण्यदाहरणम्‌ इको यणचि, ठ्यन्तरुपसगेभ्यो5प ईदिति। 
कथम्‌ । सर्वन्तास्ताय निर्देश; क्रियते। सर्वनाम च सामान्यवाची । 


तत्र सामान्य निर्दि विशेषा अप्यदाहरणानि भवन्ति । 
कि पुनः सामान्य, को विशेषः ? 





तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवेस्य के तो इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र ये उदाहरण 
। ओर तस्मादित्युत्तरस्य के द्वयन्तरुपसंगैम्योश्प ईत्‌ ¦ द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 
य उढाइरण देँ । इको यणचि म अचि सप्तमी हे । उसके परे रहते अच्यवहित 
पूवे इक्‌ के स्थान मे यण्‌ हो जाता है तो दध्यत्र मध्वत्र बन जाते हैं । द्वयन्तरुप- 
सगेभ्योऽप इत्‌ में हृचन्तरुपसर्गेभ्य यह पन्चमी हे। उससे अव्यवहित परे अप्‌ 
शब्द के अकार के स्थान मे इंकार दो जाता हे तो द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ समीपम्‌ 
चन जाते हैं । 


ey 


अन्य प्रकार के शब्द से सूत्रों मे निर्देश किया है। अन्य प्रकार के आप 

~ क. ~ ~ ~ 
उदाहरण दे रहै हैं । ये सूत्र निर्देशानुकुछ उदाहरण नही हैं । 

फिर सूत्र निर्देशानुरूप उदाहरण क्या होने चाहिये ? 

तस्मिन्निति निर्दिष्ट का तो तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ और तस्मादित्युत्तरस्य 
का तस्माच्छसो न पुंसे ये उदाहरण होने चाहिये । 

ये भी उदाहरण ठीक हें-इको यणचि, इृयन्तरुपसगेभ्योऽप इत्‌ । क्योंकि 
तरिमिन्‌ तस्मात ये सर्वनामसंज्ञक तद्‌ शब्द के निर्देश हें । और सर्वेनामशब्द 
सामान्य अर्थ के वाचक होते हैं। उनसे सभी का बोध हो जाता है। उसमें 
सामान्य तद्‌ शब्द के निर्देश में विशेष उदाहरण भी हो सकते हैं । 

सामान्य क्या है और विशेष क्या है ? 


नवम भाहिक ६७५ 


जी क ~ २ 

गोः सामान्यं कृष्णो विदोपः । 

त तहींदानीं छप्णः सामान्य गोर्विशञेषो भवति । 

भवति च। 

यदि तहि सामान्यमपि विशेषो, चिशेषोपि सामान्यं, सामान्यः 
विशेपो त प्रकल्पेते । 

प्रकल्पेत च। कथम्‌। विविक्षातः। यदास्य गौः सामान्येन 
विवक्षितो भवति कृष्णो विशेपत्वेन, तदा गोः सामान्य, कृष्णो विशेष: । 
यदाऽस्य कृष्ण सामान्येन विवक्षितो भवति गोर्विशेपत्वेन तदा कृष्णः 
सामान्यं, नाविज्ञपः । 





कृष्ण (काळा) घळ यहाँ गौ सामान्य है कृष्ण विशेष दै । 
क्या कृष्ण गौ यहां कण सामान्य और गो (वेळ ) विशेष नही हो सकता ? 


दो भी सकता है । 


जब सामान्य विद्ञेप और विशेष सामान्य हो सकता हे तब सामान्य विशेष 
का ही निउ्चय नदी होता । इनकी निठिचत व्यवस्था नही बनती । 


बनती भी हे । केसे ? विवक्षा से। जब वक्ता की इच्छ गो को सामान्य 
और कृष्ण को विशेष कने की होती हे तब गो सामान्य कौर कृष्ण विशेष हो 
जाता हे । और जब वक्ता की इच्छा कुग्ण को सामान्य भोर गो को बिज्रेप कहने 
1 होती ह तब कृष्ण सामान्य थोर गौ विशेष हो जाता हे । तात्पये यह है 
कि जहाँ गो परिच्छेश है और कृणणत्व परिच्छेढक है वहाँ कणत्व विशेष है 
गोल सामान्य है। जहां कृष्ण परिच्छेद्य है, गोत परिच्छेदक है वहां गोत्व 
विशेष है काणछ सामान्य दें। इसी बात को अन्य आचाये इस प्रकार कहते 
हैं कि सासान्य विशेष की व्यवस्था बन सकती है। किस प्रकार ? पिता पुत्र 
की तरह । जेसे वही किसी के प्रति पिता ओर किसी के प्रति पुत्र होता हे बसे 
यहाँ भी वही किसी के प्रति सामान्य और किसी के प्रति विशेष हो जाता है । 
अर्थवोध के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों में ये सव से उत्तम प्रयोग हैं जो 
सर्वनाम संज्ञक शब्दो के होते हैं। इन से बहुत अधिक विषय व्याप्त हो जाता 
हे । इसी लिये सप्तमीनिर्दिटे पूर्वरुय पज्चमीनिरदिष्ट उत्तरस्य ऐसा निर्देश न 
करके तरिमन्‌ तरमात्‌ यह सर्वनाम से निर्देश किया हे । 


६७६ ष्याकरणमद्दाभाष्यं 


अपर आह--प्रकव्पेते च। कथम्‌। पितापुत्रवत्‌ । तद्यथा स एव 
कंचित्‌ पति पिता भवति। कंचित्‌ प्रति पुत्रो भवति। एवमिहापि स 
एव कंचित्‌ प्रति सामान्यं कंचित्‌ प्रति विशपः। एते खल्वपि 
तैदेशिकानां वार्ततरका भवन्ति ये सर्वनास्ना निर्देशाः क्रियन्ते । पतिर्हि 
वहुतरकं व्याप्यते । 

अथ किमर्थझ्ुपसर्य निर्देशः क्रियते ? 

शाब्दे सप्तस्या निदि पूर्वस्य कार्य यथा स्यात्‌ । अर्थे मा भूत्‌ | 
जनपदे अतिशायने इति । 


किं गतमेतडुपसरगेण । आहोस्विच्छव्दाथिक्यादर्थाधिक्यम्‌ । 


गतमित्याह । कथम्‌ । निरयं बहिर्भावे । तद्यथा निष्क्रान्तो 
देशात्‌ निर्देशः | बहिदेंश इति गम्यते । शब्दच शब्दाद बहिर्भूतः । 
अर्थोऽवहिभूतः । 





निर्दिष्ट शब्द में निर्‌ उपसगे सहित दिश धातुका निर्देश किस लिये 
~ »s स्मिशि 
किया हे । अर्थात्‌ सूत्र में निर्दिष्ट ग्रहण का क्या प्रयोजन दै? तस्मिनिति पूर्वेस्य 
इतना ही सूत्र क्यों न वना दिया ? 


तस्मिन्निति पूर्वस्य इतना सूत्र होने पर सप्तमी के अर्थ में भी अव्यवहित 
पूर्व को कार्य प्राप्त हो जायगा । इष्ट हे कि सप्तमी विभक्ति निर्दिष्ट शब्द में 
ही अव्यवहित पूर्य को कार्य हो । सप्तमी से कहे हुए झर्थ में पूवे को कार्य न हो! 
जसे--जनपदे छप्‌ , अतिशायने तमविष्टरौ यहां जनपद अतिशायन ये सप्तमी 
निदे अर्थ हैं इको यणचि आदि में अचि आदि की तरह शब्द नही हें । इस 
यि यहाँ जनपद परे रहते या अतिशय परे रहते अज्यवहित पूर्वै को कार्य होता 
हे यह अर्थ न होगा । 


॥ क्या यह अर्थ उपसगै विशिष्ट निर्दिष्ट शब्द से निकल भी आतादै या 
केवळ शव्द के आधिक्य से अर्थ के आधिक्य की कल्पना की जा रही है । 


निर्दिष्ट शब्द से यह अर्थ निकल आता है। क्योंकि निर्‌ यह उपसगे 
वहिर्भाव अथ में प्रयुक्त होता हे । जैले--वेशात्‌ निर्गत: निर्देशः । यहाँ देश 
स बाहर निकला हुआ अर्थ समझा जाता है । शब्द से शब्द ही बाहर निकला 
हुआ होता है अर्थ नहीं । अर्थ तो शब्द के साथ नित्य सम्बद्ध रहता है इस 
लिये निर्दिष्ट अह्ण से सप्तमी विभक्ति वाळे शब्द में ही अव्यवहित पूर्व को 
कार्य होगा। सप्तमी के अर्थ में पूवे को कार्य न होगा । 


नदम भाहिक ६७७ 


अथ निर्दिष्टय्रहणं किमर्थम ? 
निर्दिएग्रहणमानन्तयोर्यम्‌ । 
निर्दिष्य्रहण क्रियते। आनन्तर्यार्थस्‌ । आनन्तर्यसात्रे' कार्य यथा 
स्यात्‌। इको यणचि | दः यन्न । मध्वत्र । इह मा भूत्‌ समिधी । समिधः। 
हपदे । रपदः । 


a Os Lo क 
किमश पुनारंदसुच्यते ? 


तरिमस्तस्मादिति पूर्वोत्तरयोर्योगयोराविशिपान्नियमार्थ वचन 
द्युदक पचत्योदनम्‌ । 


इ ~ ७ ९ गेया ~ * च् 
तस्मिन्‌ तस्मात्‌ इति पूर्वोत्तययोयोगयोरविापान्नियमार्थोऽ- 





ee ree een a 


फिर भी सूत्र से विशेषरूपे निर्दिष्ट ग्रहण ही क्यो किया । तस्मिन्निति 
शब्दे पवस्य ऐसा सूत्र क्यो न बनाया । उससे अर्थ की व्यात्रत्ति हो जाती । 





निर्दिश्महण विशेष रूप से इस लिये किया हे कि सप्तमी निर्देश से 
दात्यवद्वित पूय को कार्य हो। व्यवधान म पूव को कार्यनहो। आनन्तर्य का 
अर्थ अव्यवधान 81 उको अणचि से विधीपमान यण उध्यत्र मध्वत्र यहाँ दधि+अनत्र, 
सडु+अत्र इस अवस्था मे अत्र का शकार अच परे रहते अव्यवहित पूर्व इक्‌ 
के स्थान मे होता हे । किन्छु समिधो समिध हपढी दपठ: यहाँ समिध--भो 
जस । दपदकओ जस इस अवस्था में जो जस्‌ अच परे रहते घकार दकार अकार 
पझार से न्यपहित पूर उक्‌ के स्थान मे नही होता । तस्मिन्निति शब्दे कहने पर 
अव्यवहित अर्थ नदी निकल सकता था क्योकि अच ठाढढ परे रहते इक्‌ शब्द 
तो व्यवद्दित भी प्रयुक्त होता दै । निर्दिशग्रहण से इक और अच दोनो निरन्तर 
उच्चारित होंगे तो अव्यवधान में ही पूव को कार्य होगा। व्यवधान में नही । 
व्यवधान मे दोनो का साक्षात्‌ उच्चारण एव निर्देश नहीं बनता । 


ये सूत्र क्यो बनाये हँ । 


तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और तस्मादित्युत्तरस्य ये दोनों सूत्र क्रम से 
पूधे और पर को काम का नियम करने वाले इस लिये बनाये हैं कि लोक मे 





१ आनन्तर्यमेत्र=भानन्तर्यसात्रम्‌। मात्र कात्सन्येऽ्वघारणे । मयूरव्यंस- 
क्रादि समाम है । 
~ ~ न्त्य ~ ९__ २५ 
२, निर्दिष्ट शब्द में निर्‌ आनन्तर्य अर्थ में है, दिश धातु उच्चारणार्थक है । 


६७८ व्याकरणसहाभाप्य 


यमारस्थः । ग्रामे देवदत्तः । पूर्वः पर इति सन्देहः । ग्रामाद्‌ देवदत्तः 
पूर्वः पर इति सन्देहः। एवमिहापि दध्युदकं पचत्योदनम्‌ । उभाविको । 
उभावचौ । अचि पूर्वस्य अचि परस्येति संदेहः । तिङ्ङतिङ इति 
अतिङः पूर्वस्य अतिङः परस्येति सन्देहः । इप्यते चाचि पूर्वस्य 
स्यात्‌ । अतिङइच परस्येति । तच्चान्तरेण यत्न न सिध्यतीति नियमार्थ 
वचनम्‌ । एवसर्थमिद्छुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्दति । अथ यत्रोभयं निर्दिइयते 
किं तत्र पूर्वस्य कार्ये भवति आहोस्वित्‌ परस्येति । 


उभयनिर्देशे विग्रातिमेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशः । 


उभयनिदेशे विप्रतिपेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशो भविष्यति । 

सप्तमी और पञ्चमी के निर्देश मे पूर्व पर का सन्देह हे 1 ग्रामे देवदत्तः था 
यासात्‌ देवदत्तः ऐसा कहने पर यह नहीं पता लगता कि याम में देवदत्त पूर्व है या 
पर है। ग्राम से देवदत्त पू है या पर है। पूर्वे ओर उत्तर अर्थात्‌ पर इन 
दोनों अथा में अविशेष है । कोई विशेष नहीं मालम होता। इसी तरह यहां 
भी दध्युटकम्‌ ( दधि+उदकम्‌ ) पचत्योदनम्‌ ( पचति+भोदनम्‌ ) में दोनों ही 
इक्‌ हैं। दोनों ही अच्‌ हैं। दधि का इकार इक्‌ सी हे अच भी है । उदकरस्‌ 
का उकार इक्‌ भो है अच भी हे । इको यणचि से इक्‌ को यण्‌ करने मै सम्देह 
है कि अच मे इक्‌ को यण हो । पूर्व इकू को या पर इक को। पचति ओदनम्‌ 
या ओढन पचति यदा तिङ्डतिडः से तिङ को निधात करने में सन्देंह है कि 
अतिळू से पूर्वे तिङ्‌ को निघात हो या पर तिइ को। इष्ट है कि अच परे 
रहते पूवे इकू को यण्‌ हो, पर इक्‌ को न हो। अतिङः से परे तिङ को निघात 
दो। पूर्व तिड्‌ को निघात न हो। यह बात चिना यत्न के सिद्ध नही होती 
इस ल्यि ये दोनों सूत्र नियमार्थ बनाये हें । 


सूत्रों का यह प्रयोजन ठीक है किन्तु जहां सप्तमी और पन्चमी दोनों 
विभक्तियों का एक साथ निर्देश है वहां क्या पूर्व को कार्य होता है या पर को? 


दोनों विभक्तियो के एक साथ निर्देश में तस्मादित्युत्तरस्य इस पन्चमी- 
निर्देश के सूत्र क्रम मे पर होने से विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ के नियम से पन्चमी 
का निर्देश ही बलवान्‌ माना जायगा उससे पूर्व को कार्य न होकर परको ही 
कार्ये होगा | उभयचिदेशे विप्रतिपधान पञ्चसीनिदशः यह परिभाषा दै । 


नवम आहिक ६७६ 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमतो ळसावेधातुकानुदात्तत्वे । 
चदयति 'तास्यादिभ्योऽनुदात्तत्वे सप्तमीनिर्देशोऽभ्यस्तसिजर्थ’ 
on (5 
इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे ताम्यादिभ्यः परस्य ळसार्वधातुकस्य लसार्च- 
० र च 
धातुके परतस्तास्यादीनासिति सन्देहः । तास्यादिभ्यः परस्य लसार्व- 
घातकस्य । 


बहोरिष्ठादीनामादिलोपे । 


चक रत्तरप क ~ १ १ ० Oe ~ 
वहोस्त्तरपामिष्मयसाम्‌। इष्टमेयःखु परतो बहोरिति सन्देहः । 
बहोरुत्तरपासिप्टे मेय साम । 
गोता [णित । 
~ शभ © अर 
गोतः परस्य सघनामस्थानम्य सर्वनामस्थाने परतो गोत इति 
सन्देहः | गोतः पर्य सर्वनामस्थानस्य । 


ee 


उभयनिडजे विप्रतियेवात्‌ू० इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हे ? 


तास्यनुटात्ते न्टिटुपटणात्ट्सावेवातुकमनुदातमहिन्वटो' यह सूत्र प्रयोजन है। 
तास्यनुदाचित्‌० सत्र में तासि अनुदात्तेत्‌ टित्‌ अदुपंदेशात्‌ यद्द पञ्चमी निर्दि हे । 
लमार्वत्रातुकम्‌ यद्ग प्रथमान्त हे । किन्तु आगे अभ्यरतानामादि आदि: सिचः 
सूत्रों के लिये लसावधातुक इस प्रथमान्त को सप्तम्यन्त बनाने के छिये यह 
वचन कहेंगे कि--ताऱयादिभ्योऽनुटात्तल्वे सग्तमीनिर्देशोऽभ्यरतसिजर्थ इति । उससे 
लमावंवातुके यह सप्तमी निर्दिष्ट हो जायगा । तव दोनों म सन्देह होता है-- 
तासि आदि से परे सावधातुक को अनुदात्त हो या लसावधातुक परे रहते तासि 
आदि को अनुदात्त हो । पन्चमी निर्देश के बळूवान्‌ होने से पर को कार्य होगा 
तो लसार्वधातुके यह सप्तमी पष्टी म बदल जायगी। उससे लसार्वधालुक को 
अनुदात्त हो जाता है । 

बहोछौँपो भू च वहोः यह सूत्र प्रयोजन हे । यहां वहो. यह पञ्न्चमी हे । 
पूर्वा चुक्रान्त इप्रेमेय'सु यह सप्तमी हे । दोनों में सन्देह है कि बहु शब्द से परे 
इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इंयसुन्‌ का लोप हो या इष्ठन्‌ आदि परे रहते बहु शब्द का 
लोप हो, पन्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो बहु शब्द से 
परे इष्टन्‌ आदि का लोप हो जाता हे । 

गोतो णित्‌ यह सूत्र प्रयोजन है । गोतः यह पन्चमी है। पूर्वानुक्रान्त 


[६८० व्याकरणमहाभाष्ये 
रुदादिभ्यः सार्वधाठुके । 
रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य । सार्वधातुके परतो रुदादीना- 
मिति सन्देहः । रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य । 
आने सुगीढासः । 


आस उत्तरस्यानस्य! आने परत आस इति सन्देहः । आस 
उत्तरस्य आनस्य । 


आमि सतनाम्न; सुटू । 


~ 


लर्वनाम्म उत्तरस्यामः। आमि परतः खन्न इति सन्देहः । 
सर्वेनास्न उत्तरस्यामः । 





सर्वनामस्थाने यह सप्तमी है । दोनों मे सन्देह है कि गो शब्द से परे सर्वनाम- 
स्थान को णिद्वत्‌ होता हे या सर्वनामस्थान परे रहते गो शब्द को णिद्रत्‌ होता 
हे । पन्चमी निर्देश के बलवान होने से पर को कार्य होगा तो गो शब्द से परे 
सर्वनामस्थान को णिद्वत्‌ हो जाता है । 


दिभ्य C = ७७, को, [a ~ 

रुदादिभ्य. सावधातुक यद सूत्र प्रयोजन हे । रुदादिभ्य यह पन्चमी दद । 

© ~ ~ De ~ हे ~ ~ ~ © ०३ 
सावधातुके सप्तमी हे । दोनो में सन्देह ह कि रुदादि से परे सार्वधातुक को 
हेट हो या सार्वघातुक से परे रुदादि का इट हो । पब्चमीनिदेश के बळवान 


होने से पर को कार्य होगा तो रुदादि से परे वलाढि सार्वधातुक को इट्‌ हो 
जाता हे । 


ईदास” यद सूत्र प्रयोजन हे । आस यह पन्चमी है । आने झुक से अलु- 
वृत्त आने सप्तमी हे । दोनों मै सन्देह हे कि आस से परे आन को ईकार हो 
था आन परे रहते आस्‌ को ईकार हो । पन्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर 
को कार्य होगा तो आस से परे आन को ईकार हो जाता है । 


आमि सर्वनाम्न सुट्‌ यह सूत्र प्रयोजन हे । आमि यह सप्तमी है 
सर्वनाम्नः पञ्चमी है । दोनों मे सन्देह हे कि सर्वनाम से परे आम्‌ को सुट्‌ हो 
या आम्‌ परे रदते सर्वनाम को सुट्‌ हो। पन्चसीनिर्देश के बलवान दोने 
से पर को कार्य होगा तो सर्वनाम से परे आस्‌ को सुट्‌ हो जाता हे । 


नवस भाह्विक ६८१ 


घडित्याण्‌ नद्याः । 
~ क | क 
_ नद्या उत्तरेपां ङितां, डित्सु परतो लद्या इति सन्देहः । नद्या 
उत्तरेपां ङिताम्‌ । 
याडापः । 
आप उत्तरस्य डितः, डिति परत आप इति सन्देहः। आप 
उत्तरस्य डितः । 
डमा हुस्थादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ | 
ङम उत्तरम्याचः, अचि परतो डम इति सन्देहः । ङम उत्तरः 
स्माच.। 
विभक्तिविशपर्निदेशानवकाशल्यादविग्रतिपेध: । 
चिभ क्तिवितेपनिें शम्यानवकाशच्याद युक्तो विप्रतिषेधः । सर्घ- 
बघाच कृतखामथ्या खममी। अक्कतसामथ्या पडचपीति कत्वा पञ्चमी- 
निदेशो भविष्यनि । 





आणू नया, यह सूत्र प्रयोजन है । नथाः पञ्चमी हे । घोडिति से अनुपरत्त 
टिनि सप्तमी है । ठोनो में सन्देह ह कि नदी संक से परे डित्‌ विभक्ति को 
काद हो या टित्‌ विभक्ति पेरे रहते नढीसज्ञक को भाट हो। पञ्चमीनिर्देश के 
वलवान्‌ होने से पर का कार्य होगा तो नदीसज्ञक से परे डित्‌ विभक्ति को आद्‌ 
द्वो जाता है । 

याडाप यइ सूत्र प्रयोजन हे । आपः पञ्चमी दै 1 घोर्डिति से अनुवृत्त 
टिति सप्तमी ह । दोनों म सन्देह हे कि आत्रन्त से पर ङित्‌ विभक्ति को याट 
हो या डित्‌ विभक्ति परे रहते आत्रन्त का याट्‌ हो । पज्चमीनिर्देश के बलवान 
होने से पर को कार्य होगा तो आबन्त स परे डित्‌ विभक्ति को याद हो जाता हे । 


डमो हस्वादचि ढसुण्‌ नित्यम्‌ यह सूत्र प्रयोजन हे । डम यह पञ्चमी हे । 
अचि सप्तमी हे। दोनो में सन्देह है कि डम से परे अच को ङमुट्‌ हो या 
अचु परे रहते डम्‌ को डसुट हो । पञ्चमीनिर्देश के बलवान होने से पर को कार्य 
होगा तो ङम्‌ से परे अच को डमुट्‌ हो जाता है ।* 

उक्त सूत्रों वाले सप्तमी पञ्चमो विभक्तियों के एक साथ निर्देश मे 

१, ये प्रयोजन उदाहरणमात्र हैं। परिगणन नहीं किया गया हे। दीडो 
युडचि किङिति, ड, सि टू , हस्वनद्यापो चुर्‌ आदि अन्य अनेक प्रयोजन हैं । 


६८२ व्याकरणमहाभाष्ये 
यथाथ वा पष्टीनिर्देशाः | 


डी.के ४२ oles © ¢ ~ ~ 
यथार्थ वा पष्ठीनिर्देशः कतेव्यः। यत्न पूर्वस्य कार्यमिष्यते तत्र 
पूर्वस्य षष्ठी कतेब्या । यत्र परस्य कार्यमिष्यते तत्र परस्य पष्ठी कर्तव्या | 


स तर्हि तथा निर्देशः कतब्यः । 


Ln a १०) 


न कर्तव्यः | अनेनैव प्रकरूप्तिर्भविष्यति ! तस्मिन्निति निदिं पूवस्थ 
पष्ठी । तस्मादित्युत्तरश्य पष्टीति। 


तत्तर्हि पष्ठीत्रहणं कर्तव्यम्‌ । 


ल कर्तव्यम्‌ । प्रकतमचुवर्तते । छ प्रझृतम्‌ । 'पष्टी स्थानेयोगे'ति। 


De ~ 


पञ्चमी विभक्ति के विशेष रूप से अनवकाश होने के कारण यह विप्रतिषेध 
अयुक्त हे । दोनों का विप्रतिषेध ठीक नही वनता । जब दोनों सावकाश हों तभी 
विप्रतिषेध होता है। यहाँ उक्त सभी उदाहरणों में सप्तमी कृतलाम्थ्य है, 
सावकाग हे । उसका सामथ्ये अन्यत्र क्षीण हो चुका हे । किन्तु पञ्चमी अक्कत- 
सामर्थ्य है । उसका सामर्थ्य कही उपश्षीण नही हुआ। वह अनवकाइा है । 
इस लिये अनवकाश होन से अपवाद होकर सप्तमी की स्वत बाधक हो जायगी | 


या फिर अर्थानुसार षष्टी विभक्ति का निर्देश कर देगे। जहां पूव को 
कार्ये इए हें वहां पूर्व से पढ़ी और जहां पर को कार्य इष्ट है वहां पर से षष्टी 
विभक्ति लगा देरे । 


फिर अर्थाचुसार षष्टी विभक्ति का निर्देश कर दे । 


पष्टी का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं । इन्दी सूत्रों से षष्टी की 
निष्पत्ति हो जायगी। प्रक्ळूप्तिनसिदडि, निमपत्ति। सप्तमी के निर्देश मे पूवे को 
कार्य होने से पूवे म पष्टी और पञ्चमी के निर्देश मे पर को कार्थ होने से पर 
कट ~ ~ 
म पष्टी इन्डी सूत्रो से सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर इन्ही सूत्रों में घष्टी का ग्रहण कर दे। जिससे ये पड़ी की निम्पत्ति 
कर सके । 


उसकी भी आवश्यक्रता नहीं। षष्टी ग्रहण प्रकृत चला आ रहा है। कहां 
स! पट्टी स्थानेयोगा से । 


नवम भाह्विक ६८३ 


प्रकःपकामिति चान्नियमाभाव: | 
ह... क चट 

प्रकल्पकमिति चेत्‌ नियमस्याभाव. । उक्त चैतन्नियसाथोऽयमारस्भ 
[कु ~ र. 
इति । प्रत्ययचिधी खल्वपि पञ्चस्यः प्रकल्पिकाः स्युः । तत्र को दोषः । 
'गुग्विज्ञकिद्भ्यः सन्‌ । गुप्तिजूकिद्भथ्य इत्येषा पञ्चमी सन्निति 
प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌ तस्पादित्युत्तरस्पेति । 

अन्तु। त मदिवदन्य आदेश; प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतः सनः 
सन्त भविष्यति । 


नेवे नक्यम्‌ | इन्खंघा न प्रकल्पेत । उपदेश इतीत्संक्षोच्यते । 


प्रकतिविकाराव्यवस्था च । 


प्रकृतिविकाग्योच्च व्यवस्था न प्रकल्पते। इको यणचि, अचीत्येपा 
सप्तमी यणिति प्रथमायाः पर्छ प्रकल्पयत्‌ तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्पेति। 











य्रदि इन सत्रो को पष्टी का प्रकल्पक या निष्पादक मानते हैं तोये 
नियम सत्र नही रहते। जहां पट्टी नही हे वहां ये पष्टी निष्पन्न करेंगे। किन्तु 
जहां षष्टी पहले से विद्यमान हे जसे--उको यणचि यहां इक', वहां षष्ठी प्रकळप्ति की 
आवध्यकता न होने से नित्रम न हो सकेगा। एक साथ दो व्यापार ये सूत्र नहीं 
कर सकते । इधर पष्टी का निम्पाटन भी ओर उधर नियम भी। अभी ऊपर कह 
चक हें कि ये नियमाश्र बनाये हे। प्रकल्पषक सानने पर ये नियमार्थ नहीं 
रहते । 

दूसरा दोप यह भी हे कि प्रत्ययविधि में भी पञ्चमी विभक्तियां पष्ठी 
की प्रकल्पिका बन जायगी । उसमे क्या दोप हे ? यही कि गुप्तिज्‌किद्भ्य सन्‌ 
स गुपूतिज्ञकिद्भ्यः यह पञ्चमी सन्‌ इस प्रथसा को तस्मादित्युत्तरस्य के वचन 
से पष्टी बना देगी। 

अन्छा वना देवे । सन्‌ को और कोई आदेश तो कहा ही नहीं इसलिये 
अन्तरतम परिसापा से सन्‌ के स्थान में सन्‌ ही आदेश हो जायगा । 


ऐसा नही हो सकता! भादि2 हुए सन्‌ मे नकार की इत्संज्ञा नही हो 
सकेगी । इलन्त्यम्‌ से उपदेश में हळू की इत्संज्ञा कदी गई है । आदिष्ट सन्‌ 
क, ~ चड 
उपदेश नहीं दै । तीसरा दोष यह भी है क्रि-- 


प्रकृति ओर विकार की व्यवस्था नहीं बनेगी। प्रकृति=स्थानी। चिकार 


६८४ व्याकरणमद्दानाप्य 
सप्तमीपञ्चम्योर्च मावादुभयत्र पट्टी प्रक्ढुप्तिसतत्रोभयकार्यप्रसङ्घ: । 


सप्तमीपच्चम्योइच भावादुभयत्र पष्ठी प्राप्नोति। तास्यादिभ्य 
इत्येषा पञ्चमी ढसार्वधातुके इत्यस्याः पप्ठीं प्रकल्पयेत्‌ । तस्मादि- 
त्यत्तरस्येति। तथा लसार्वधातुके इत्येपा सप्तमी तास्यादिभ्य इति 
एऽचस्याः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पृवेस्पेति । तत्र को 
दोपः | तत्रोभयकार्य प्रसज्ञः । तत्र उभयो कार्य प्राप्नोति । 


* ~ “र 

नेप दोपः। यत्तावदुच्यते प्रकल्पकमिति चेन्नियमाभाव इति। 

2 (oR ha र ~ टक 
मा भूश्चियमः। सप्तमीनिर्दिष्ट पूर्वस्य पष्टी प्रकल्प्यते । पञ्चमीनिर्दिप्र 
परस्य | यावता सप्तमीनिर्दिष्टे पूर्वस्य पष्ठी प्रकटप्यते पळ्चमीनिदिष्टे 
परस्य, नोत्सहते सप्तमीनिर्दिणे परस्य कार्य भवितुम्‌ । नापि पञ्चमी- 
निर्दि पूर्व॑स्य | यदप्युच्यते प्रत्ययविधी पञ्चम्यः प्रकल्पिकाः स्युरिति । 





आदेश । इको यणचि में इक यहद प्रकृति हे । यण्‌ विकृति हे । अचि यह सप्तमी 
यण्‌ इस प्रथमा को पट्टी बना ढेगी तो इक्‌ के समान यण्‌ भी प्रकृति हो जायगी । 
> > 

चौथा दोष यह भी ह कि-- 


सप्तमी पन्चमी दोनों विभक्तियाँ जहां एक साथ निर्दिष्ट हैं वहां दोनों 
एक दूसरे का पष्टी चना देंगी तो दोनो के कार्य एक साथ प्राप्त होंगे । तास्यनु- 
दत्तित्‌० सूत्र मेँ तासिअनुदाततेन्‌डिदूअदुपदेशात्‌ यह पञ्चमी वक्ष्यमाण लसार्वधातुके 
यह सप्तमी को तस्मादित्युत्तरश्य के वचन से पी बना देगी और ऊसार्वधादुके 
यह सप्तमी तास्यनुदात्तेवडिटदुपदशात्‌ इस पञ्चमी को तस्मिन्निति निर्दिटे पूर्वस्य 
के वचन से घण्टी वना देगी तो वहां दोनों विभक्तियों के कार्थ एक साथ 
प्राप्त होते हैँ । 


ये कोई दोप नहीं हें। यह जो पहला दोष कहा कि इन सूत्रों को षषी 
का प्रकटपक मानने पर ये नियम नहीं रहेंगे। सो नियमार्थ न रहै । प्रकल्पक 
दी रदे । सप्तमी निर्देश में पूर्व को घटी प्रकलूप्ति होगी पन्चमीनिर्देश म पर 
को। उस अवस्था में जहां पप्डी की प्रकळूष्ति ह$ हे उससे अन्य को कार्य 
कसे हो सकता हे । सप्तमी निर्देश मे पूष को पळी बनाया हे तो पूर्व को दी 
काथ हांगा, पर को कदापि नहीं हो सकता। पञ्चमी निर्देश में पर को षळी 
बनाया हें तो वहां पर को द्वी कार्य होगा । पई को कदापि नहीं हो सकता । 
जहां पर्डी पळे से विद्यमान दे वहां भी सप्तमी निर्देश में पूर्व को ही पष्ठी छोर 


नवस आहिक ६८५ 


सन्तु प्रकल्पिकाः । ननु चोक्त गुप्तिज्ञकिद्श्यः सन्‌ इत्यघा पञ्चमी 
सन्निति प्रथमायाः षष्टी प्रकल्पयेत्‌ तस्मादित्यत्तरस्येति । परिहृत- 
मंतत। न कठ्चिदन्य आदशः प्रतिनिदिइयते तत्रान्तर्यतः सतः सन्नेव 
भविष्यति । ननु चोक्तं नेवे शक्यमित्संज्ञा त प्रकल्पेत। उपदेश इति 
इन्लेघोच्यते। स्यादेप ढोपो यदीत्संजा आदेश प्रतीक्षेत) तत्र खलु 
छतायामित्सनायां छोपेच कृते आदेशो भविष्यति। उपदेश इतिं 
होत्संनोच्यत । अथवा नानुत्पन्ने सनि प्रकळूप्त्या भवितव्यम्‌। यदा 
चोत्पन्नः सन्‌ तदा कृनखामर्थ्या पञ्चमीति कृन्वा प्रकलूप्तिर्न भविष्यति । 
यदप्यच्यते प्रक्रतिविक्कारव्यवस्था चेति। अत्रापि प्रकृती पष्ठी इक 
इति । थिक्रती प्रथमा यणिति। यत्र च नाम सोनी पष्ठी नास्ति तत्र 
परक्लूप्त्या भवितव्यम्‌ । अथवास्तु तावदिको यणिति यत्र नाम सौत्री 
पष्ठी । यढि चेदानीमचीत्येपा सप्तमी यणिति प्रथमायाः पष्ठी प्रकटपयेत्‌ 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट परवम्यति! अस्तु । न कश्चिदन्य आदेशाः प्रति- 
निर्दिद्यत तत्रान्तर्यतो यणो यणेव भविष्यति। यदप्यच्यत सप्तमी- 
पञ्चस्योच्च भावाडुभयच पष्टीप्रक्लृप्तिरू चोभयम्सर्यप्रसङ्ग इति । नेष 
दोपः। आचचार्यमरत्रत्तिज्ीपपति नोभे युगपत्‌ प्रकट्पिके अवत इति। 
यद्वमेकः पूर्वपरयोरिति पूर्वपरत्रहणं करोति । 





पन्चमीनिरईॅन म पर को ही पळी बनाया जायगा । इस प्रकार ये दोनो सूत्र षष्ठी 
प्रक्ळूष्ति रूप एक ही व्यापार करेंगे। जो कार्य नियम मान कर होना है वह 
प्रकद्पक मान करदो जायगा । दूसरा जो दोष कहा था कि प्रत्ययविधि में 
भी पज्चमी विभक्तियां पळी की प्रकदिपका बन जायगी सो वन जावे। क्या हानि 
६। यड जो कद्दा था कि गुपतिज्ञकिद्भ्य सन में शुपतिज्ञकिद्भ्यः यह पञ्चमी 
सन्‌ इस प्रथमा को पडी वना देगी तो उसका उत्तर दें दिया गयाथा कि 
सन्‌ को सन्‌ ही आदेश हो जायगा। फिर जो कहा था कि आदेश हुए सनू 
में नकार की इत्संज्ञा नहो सकेगी तो उसका उत्तर यह है कि यह दोष तब 
हो जब इत्संज्ञा आदेश की प्रतीक्षा करे। सन्‌ मे आदेश होने से पहले 
ही उपदेशावर्था में नकार की इत्सज्ञा और छोप होकर फिर स कोस आदेश 
हो जायगा । इत्संज्ञा उपदेश काळ में ही हो जाती है। वह आदेश की प्रतीक्षा 
नदी. करती । अथवा गुग्तिजकिदूभ्यः सन्‌ इस सूत्र से जब तक सन्‌ उत्पन्न 
नही हुआ तव तक उल घडो नदीं बनाया जा सकता। जब उत्पन्न हो गया 
तब गुप्तिजुकिदस्यः यह पञ्चमी चरितार्थ हो चुकी इस लिये प्रत्ययविधि में 
स्वतः ही पञ्चमी विभक्ति घळी की प्रकल्पिका नहीँ बन सकती। तीसरा जो 


६८६ व्याकरणमहासाष्य 


स्यं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा ॥१।१।६८॥ 


रूपग्रहणं किमर्थम्‌ ? न स्वं शाब्दस्यादाव्दसं्ञा भवतीत्येच 
रूपं शब्दस्य सज्ञा भविष्यति । न ह्यन्यत्‌ स्थे शब्दस्यास्ति, अन्यदतो 
रूपात्‌ । 





दोष कहा था कि प्रकल्पक मानने पर प्रकृति ओर विकार की व्यवस्था नहीं 
बनती | यहाँ भी यह उत्तर हे कि प्रकृति मे तो इकः यह पळी हे । विकृति 
में यण्‌ यद प्रथमा है। दोनों की व्यवस्था स्पष्ट है। जहां किसी सूत्र में पप्डी 
नही हे वही ये दोनो घळी के प्रकल्पक होगे । इको यणचि सूत्र मे तो सौत्री 
षष्ठी श्रूयमाण है वहां प्रकळगित की क्या भावश्यता है । यदि मान भी लें कि सौत्री 
पळी में भी प्रक्लृप्ति होती हे ता भी इको यणचि में दोष नही। अच्‌ परे 
रहते यण्‌ यह प्रसा तस्मिञ्चिति० के वचन से षष्ठी बन जायगी। बन जावे। 
यण्‌ के स्थान में अन्य कोई आदेश कयित न होने से आन्तयै से यण ही 
हो जायया । चोथा जो दोप कहा था कि सप्तमी पञ्चमी दोनो के एक साथ 
निर्देश स दोनो प्रकल्पिका बन जायगी तो दोनों के कार्य एक साथ प्राप्त 
होंगे बह सी कोई दोष नहीं। आचारय का व्यवहार इस वात का ज्ञापक है 
कि सप्तमी पञ्चमी दोना एक साथ घष्ठी प्रकल्पिका नही बनती । एकः पूर्वपरयोः 
मे जो पूव पर ग्रहण किया है उससे यह वात सिद्ध होती हे । अन्यथा आदूगुण 
इत्यादि में आत्‌ यह पञ्चमी पूर्चानुक्रान्त अचि इख सप्तमी को वळी वना 
देगी और अचि यद्र सप्तमी आत्‌ इस पञ्चमी को घळी बना देगी तो पूव 
पर के स्थान में एकादेश स्वत सिद्ध हो जाने से पूर्व पर ग्रहण व्यै है ।* 

रुपग्रहण किस लिये किया हे । क्यों न स्वं शाव्दस्यागव्दसंजा इतना ही 


सूत्र वना दिया। उससे शब्द का अपना रूप ही संज्ञा दो जायगा । क्योकि 
रूप से अन्य शब्द का अपना कुछ नही हैं । 





१ किसी को यह भन्ति हो सकती है किं दीर्घात्‌ छे च यहा दीर्घात्‌ यह 
पञ्चमी अनवकाश होने से छे इस सावकाश सप्तमी को वाध लेगी तो तस्मादि- 
त्युत्तरस्य के नियम से दीघ से पेरे छ को तुक प्राप्त होना चाहिये उसका 
समाधान यह ह कि दीर्घांद यह पज्चमी नहीं है वट्कि पष्टौ हें। व्यत्यय से षष्टी 
की जगह पञ्चमी कर ली ह। इस मे विभाषा सेनासुराच्छाया० सूत्र में सुराच्छाया 
यह छ पेर रहते ठुकू ही ज्ञापक्र है । इस लिय छ परे रहते दीध को तुक होता 
हैं । दीधे से परे छ को ठुक्‌ नही होता । 


२, कुछ व्याख्याकारो के मत में यह परिभापा-सूत्र है क्‍योंकि शब्द के उच्चारण 


नवम भाह्विक ६८७ ] 
एवं तर्हि सिद्धे सति यद्‌ रूपग्रहणं करोति तज्क्ञापयत्याचार्यः 
अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्वं शब्द्रस्येति । कि पुनस्तत्‌ । अर्थः । 
फिमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । 
ME ~ Ly ० ० ~ € ~ 
अर्थवदूग्रहणे चानर्थकम्यत्येषा परिभाषा न कर्तव्या सवति । 





ता फिर रूपग्रहण के विना भी सिद्ध होने पर जो रूपग्रहण किया है वह 
आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक हे कि स्पसे अन्य भी शब्द का कुछ 
हे । यद क्या है? अर्र है । 

इस चात के ज्ञापक करने का क्या प्रयोजन हे ? 

अर्थवद्प्रदण नानकस्य यह परिभाषा इस रुपपग्रहण से स्वतः सिद्ध 





# उसके ग्वत्प, उसके पर्यायवाची, विन्नेपबाची डाव्ड, तथा अर्य इन सबका 
ग्रहण प्राप्त होने पर केवळ आब्द के स्वरुप को प्रण करने के लिये यह नियमार्थ 
बनाया गरा ४ै। अन्या के मत में यह संज्ञा सत्र ही ह। क्योंकि परिभापा का 
कोई दिम्मा या बिव्यन्तर शेषसाव इसमे प्रतीत नहीं होता । इसे सञ्ञा सूत्र मानते 
21 इसरा अप है-आब्द का अपना रप संजा होता है, ग्राहक होता है। 
ठाया सगा को छेड कर । यहा दाब्दस्य यह मज्जी है। स्वरुपं यह संज्ञा है। 
सिद्रासकीमुटीकार ने जो स्वं रूप को सज्ञी माना है वह भागय विरुद्ध होने से 
चिन्त्य ह। आगे भी भणुदित यह संज्ञा टे सबर्ण्य संजी हे तपर, यह संज्ञा 
>, तत्कालस्य संत्री ह। यन विधिः सेञा दे तदन्तस्य सेज्ञी है। आदिरन्त्येन 
सहेता यह सम्पूर्ण सूत्र राजा है उसमें सन्नी का निर्देश नही है । बृद्दिर्यस्याचामादि 
मे यस्य संजी हे बुद्ध सजा हे । व्याक्ररणगरास्त्र म जो टि घु भ आदि संज्ञाय की 
गट हु वहा स्वरूप ग्रहण नहीं होता । वत्कि जिनकी वे संज्ञायें ह उन संनियों का 
वहा ग्रहण होता हे । अन्यत्र सर्वत्र शब्द विपय मे उसके स्वरूप का ग्रहण होगा। 
नतो उसके पर्यायो का, न विशेषवाची झाव्डों का और न अर्थका । शब्द का 
अपना स्वरूप कया ह टस विषय में भी बहुत कुछ मत भेदहे। कुछ लोग व्यक्ति 
को ही शव्द का स्वरूप कहते हैं। कुछ जाति को। जेंसा कि वाक्यपढीय में भर्तृहरि 
न कहा है-स्त्र रूपमिति केरिचित्त व्यक्ति संज्ञाभिधीयते इत्यादि । वस्तुत. 
व्यक्ति पदार्थ में भी जाति पदार्थ अवश्य अपेक्षित है। और जाति से भी व्यक्ति 
की नितान्त अपेक्षा हे इस लिये व्यक्ति और जाति उभयमिश्रित पदार्थ ही शब्द 
का स्वरूप मानना उचित ह । सरुपसूत्र में भाष्यकार ने स्वयं कहा भी है--न ह्याक़्ति- 
पदार्थकस्य दरव्यं न पदार्थः, च वा द्रव्यपदार्यकस्याक्रेतिने पदार्थः उभयोरुभयं 
पदार्थ इत्यादि । 





६८८ व्याकरणमहाभाष्य 
~ + | कप हक 
किमथ पुनारेदसुच्यत १ 
शब्देनाथीवगत: अर्थे कार्यस्यासमवात्‌ तद्वाचिनः संश्ञाप्रतिपधार्थं स्वरूपवचनम्‌ | 


दाव्देनोच्चारितेनाथो गस्यते । गामानय दध्यशानेति अर्थ 
आनीयते अर्थच सुञ्यते। अर्थ कार्यस्याख॑मवात्‌। इह च व्याकरण 
अर्थे कार्शस्यासभवः । अग्नेढेगिति न राक्यतेऽङ्गारेभ्यः परो ढक 
कर्तुस्‌ । शाब्दनार्थी वगतेरर्थे कार्यस्यासंभचात्‌ यावन्तस्तद्वाचिनः शब्दा- 
स्ताचदूभ्गः सर्वेभ्य उत्पत्तिः धाप्नोति । इष्यते च तस्मादेव स्यादिति । 
तच्चान्तरेण यत्ने न सिध्यतीति तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिपेधाथ स्वरूप- 
वचनम्‌ पवमर्थमिदस्रुच्यत । 


न वा राव्दपूवको ह्यर्थे सम्प्रत्ययस्तस्माद्थनिवृत्तिः | 


° 


नवा पतत्‌ प्रयोजनमस्ति | कि कारणम्‌। शब्दपूर्वको ह्यत 





होकर अर्ग नहीं बनानी पड़ेगी । इसका अर्थ हैं कि अर्थवान्‌ शब्द के 
ग्रहण म अनर्थक का ग्रहण नहीं हाता। चब्द के स्वरूप के साथ नित्य 
सम्वद्ध अर्थ भी ह इस लिये अर्थ वाले शब्द स्वरूप के ग्रहण से अनर्थक का 
ग्रहण नहीं होगा ता काओ कुशे वंगे से अनर्थक शे शब्द का थे सूत्र म ग्रहण 
न होने से वहां प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । किन्तु टित आत्मनेपदाना टेरे यहां 
अनथक टि को पत्थ विधान स तथा अनर्थक वर्णग्रहण से यह परिभाषा नदरा 
लगती इस लिये पचेते आदि म अनर्थक टि को भी टेरेत्व हो जाता हे । 


यद सत्र किस लिये बनाया हैं? 


क्योंकि लोक म उच्चारित किये हुए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती 
हैं। गामानय दव्यजान यह शब्द कहने पर गो पदाथ ही लाया जाता है! 
दही पदाथ ही खाया ज्ञाता हे । किन्तु यहां व्याकरण जास्त्र में कथित कार्य 
का अर्थ म असंभव हे । आनने्टक्‌ सूत्र द्वारा अशि शब्द से परे ढक प्रत्यय 
कहा हे । चद अग्नि शब्द के अर्थ जो अंगारे हें उनसे परे नहीं किया जा 
सकता । तो उस शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द दँ उन सब से ढक 
की उत्पत्ति प्राप्त होती हे। इष्ट हैं कि उसी अग्नि शब्द से ही ढक हो । 
यदद वात विना यत्न के सिद्ध नहीं होती इस लिये शव्द के पर्यायवाची अन्य 
शब्दी से वह कार्य रोकने के लिये स्वरूपसंज्ञाविधायक्र यद्द सूत्र बनाया है । 


यह कोई प्रयोजन नही है। क्योंकि शब्द पूर्वक ही अर्थ का ज्ञान दोता है । 


नवम आहिक ६८५ 


सस्प्रत्ययः। आतदच शाब्दपूर्वकः | योपि ह्यमावाहयते नास्ता । नाम 
च यदानेन नोपल्ब्छ भवति तदा पृच्छति कि भवानाहेति । शब्द- 
पूर्वकर्चार्थस्य सम्प्रत्ययः। इह च व्याकरणे शब्द कार्यस्य संभवः, 
अर्थऽसंभवः तस्मात्‌ तदर्थनित्वृत्तिर्भधिष्यति । 


इद्‌ तहि प्रयोजनस्‌। अशव्दसंक्षेति वक्ष्यामीति | इह मा भूत्‌ 
दाधा घ्वदाप्‌ । तरपतमपी घ इति । 


शब्दसज्ञाप्रतिषवानथक्य वचनप्रामाण्यात्‌ | 


शब्दसंञञायाः प्रतिपेघोऽनर्थकः । शब्दसंज्ञायां स्वरूपविधिः 
कस्मान्न भचति ! वचत्तप्रामाण्यात्‌। शाब्दसंश्ञाचचनसामर्थ्यात्‌ । 


तनु च घचनप्रामाण्यात्‌ संज्ञिनां सस्प्रत्वयः स्यात्‌ स्वरूप- 
ग्रहणाच्च संनायाः। 
पहले शब्द वाला जाता हैं तत्पर्‍्चात्‌ उससे अर्थबोध होता है। इस हेतु 
सेता ओर भी अच्छी तरह दाब्दपूवेऊ अथ का बोध होता हे कि जिस 
किसी को भी आप नाम लेकर वुलाते हैं उसे जव तक अपना नाम नही सुनाई 
देता वह तब तक यह पूछता हे कि आप ने क्या कहा। इससे मालूम हुआ कि 
दाब्दु श्रवण के बाद अर्थ का ज्ञान होता है । उससे पू नहीं। किन्तु इस 
व्याकरण शास्त्र म केवल शब्द मे ही कार्य का संभव हे, अर्थ में असंभव 
हे। इस लिये अथ मे कार्य का सर्वथा असंभव होने से अर्थ की निवृत्ति 
स्वत होकर प्रत्यासत्त्या उच्चारित शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण हो जायया । 


तो फिर इस सूत्र का यह प्रयोजन हे कि सूत्र मे अशब्दसंज्ञा लगा 
कर शब्दसज्ञा मै स्वरुपग्रइण का निषेध कहेंगे। जिससे दाधा ध्वदाप्‌, तरप्‌- 
तमपौ घः इन घु, घ आदि शब्दसक्षाओं में स्वरूप का ग्रहण न हो । 


अदाव्दसंज्ञा लगा कर राव्दसंशा में स्वरूपञ्रहण का निषेध करना भी 
व्यर्थ हे। आप पूछेंगे कि फिर घु घ भादि शब्दसंज्ञाओं में स्वरूपम्रहण 
क्यों नही होता तो उसका उत्तर है--वचनप्रमाण से। इब्दसंशा के वचन- 
सामथ्यं से वहाँ स्वरूपग्रहण नहीं होता । संज्ियो का ग्रहण होता है। 


शब्दसज्ञाओं में दाब्दसंज्ञा के वचनसासधथ्ये सेतो संज्ियों का ग्रहण 
हो जावे किन्तु स्वरूपग्रहण से संशा का भी महण हो जावे जो कि अनिष्ट 


६९० ध्याकरणंमद्दांसाष्य 


~ ~ CQ ~ _C ~ छ 
एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति न शब्दू- 
संज्ञायां स्वरूपविधिर्थवतीति। यदयं प्णान्ता पडिति पकारान्तायाः 
संख्यायाः पट्संक्षां शास्ति। इतरथा हि वचनप्रामाण्याच्च नकारा- 
न्तायाः संख्यायाः सम्प्रत्ययः स्वात्‌ | स्वरूण्यहणाच्य पकारान्तायाः । 
तेतद्‌्म्ति ज्ञापकम्‌ । नहि पकारान्ता संज्ञा । का तर्हिं | डकारान्ता । 
असिद्धं जशत्वं, तस्यासिद्धत्वात्‌ पकारान्ता | 


०2 हर न परक | क ~ * 
मन्त्राद्यथ तह्दीद्‌ं वक्तव्यम्‌ । मन्त्रे ऋचि यज्जुपीति यदुच्यत 
तन्मन्त्रदाव्दे ऋकुशव्दे यजुःशब्दे च मा भूत्‌ । 





उसे रोकने के लिये अशव्दसंज्ञा लगाना अत्यावव्यक होगा । उसके सामथ्यं 
डाओ में स्वझ्पग्रहण रुक जायगा | अत सुत्रारम्भ अवात्‌ है । 


५39 aut 


ऐसा नही दो सकता । आचार्य का व्यवहार इस वात का ज्ञापक है 
कि घु घ आदि शब्दसंज्ञाओं से स्वरूपग्रहण नही होता । यह जो प्णान्ता पटू 
सुत्र मे घकारान्त संख्या पप शब्द की पद संज्ञा की हे उससे यह वात सिद्ध 
होती हें । अन्यथा संज्ञा वचन सामर्थ्य से तो नकारान्त संज्ञी का ग्रहण हो 
जायगा जोर स्वरुप ग्रहण स पकारान्त पप संज्ञा का । उस अवस्था म धकार- 


अहण व्यर्थ ह 1 नान्ता पट्‌ इतना सुत्र द्वी पर्याप्त हें । 


न पकारान्त कोई संज्ञा नहीं है। कौन है? 
उकारान्त हे । पट्‌ संज्ञा ह, घघ्‌ नहीं हे । संज्ञी पष्‌ हे । उसका ग्रहण घट्सन्ता 
से नहीं हो सकता । 


» ॐ 
| 
०१ 

° 4 
| 
नल 
सै 
a 
AN 


पट्‌ संज्ञा में पपू को झला जशोन्ते से हुआ जदात्व असिद्ध है। उस 
असिद्ध होने से घप्‌ दी दीखेगा तो पघू का स्वरूपग्रहण घघ्‌ संज्ञा से 
संभव दँ। इस लियि पकारग्रहण व्यर्थ द्वोकर इसी चात का ज्ञापक रहा कि शब्द 


ज्ञा म स्त्रख्पग्रहण नहीँ होता । 


क क आ 


अच्छा तो मन्त्र आदि शब्द्साझो मे स्वरूपप्रहण रोकने के लिये 
अशच्द संज्ञा अहण करना चाहिय! मन्त्रे ऋचि यजुपि आदि शब्दो से जो 


संकाय सूत्री म कायार्थ उपात्त है वहां मन्त्रादि सब्द स्वरूप मे कार्य नहों 
अपि तु उनके वाच्य अर्थ में हो । 


नवम आहिक ६९१ 


मन्त्राद्य्थमिति चेच्छास्त्रसामर्थ्यादर्थगतेः सिद्धम्‌ । 


सन्चाद्यपेमिति चत्‌ तन्न । कि कारणम्‌! शास्त्रस्य खामर्थ्या- 
स्य गतिभवेष्याते। मन्त्र ऋचि यजुपीति यदुच्यने मन्त्रशब्दे 
तर्क्‌ शब्दे चजु'शव्दे च तस्य काथैस्य समवो नास्तीति कृत्वा सन्त्रादि- 


सहचारितो योऽथस्तस्य गतिर्भविष्यति साहचर्यात्‌ । 


सित्तद्रिजेपाणा बृक्षाययम । 


सिन्निदेशः दतब्यः । ततो वक्तव्यं तद्विशेषाणां ग्रहणं भवतीति। 
कि प्रयोजनम्‌ । चुलाद्यथम्‌ । विभापा वृक्षसृगेति! प्लक्षन्यग्रोधे प्लक्ष- 
न्यग्रोचा; । 





मन्त्र आदि संज्ञानो के लिय भी अदाब्द संज्ञा की आवश्यकता नही । 
क्योकि शास्त्र के रामध्य से वहाँ मन्त्र आदि दाब्द' न लेकर उनके सह- 
चरित अगी लिय जायेगे। मन्त्र आदि शब्द परे रहते विधीयसान कार्य का 
असभव हे दस लिये मन्त्रादिसरचरित अथे लेकर उसमें कार्य हो जायगा ।* 


सित्‌ निर्देश करना चाहिये । त्रृक्षस भगस इस प्रकार सकार लगाना 
चाहिय और फिर कहना चाहियि कि यहां शब्द के स्वरूप का ग्रहण न होकर 
उसके विशेषवाचिया का ग्रहण होता ह। किस लिय ? वृक्ष आदि के लिये। 


च्छ 


विभाषा वृक्षरृगतूणवान्यव्यज्ञनपद्यु७ यह सूत्र उदाहरण हे । यहाँ वृक्ष सग 








१ ऋचितु नुध०, मन्त्र घसहरगणश०, देवसुम्नयोयेजुषि इत्यादि स्थलों 
में ऋच आदि शब्द परे दोन पर झारत्र की प्रबृत्ति का सम्भव ही नहीं, अतः 
वहाँ ऋच आदि का स्वटप ग्रहण नहीं होगा । 

शब्द का अर्थ के साथ ऐसा साहचर्य है कि आब्द से अनुविद्ध ( ओत 
प्रोत) अर्थ का वोध होता है, आब्द से पृथक्‌ अर्थ का कहीं नहीं। अतएव 
भगवान्‌ भतृहरि वाक्यपढीय में कहते हैँ -- 
न सोस्ति प्रत्ययो रोके यः शब्दानुगसाइते । 
अन्नुविद्दमिव ज्ञान सवै दाव्देन भासत ॥ 

३. इस प्रकार स्त रूपं डाव्दस्य के माथ ही अगब्दसंज्ञा की भी आवश्यकता 
नहीँ हे यह कह कर भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने सूत्र का खण्डन कर 
दिया है । 


६९२ च्याकरणमहाभाण्य 
पिसयोयवचनस्य च खादर्थम्‌। 


पिन्निदेंशः कर्तव्यः । ततो चक्तब्यम्‌ । पर्यायवचनस्य च तद्वि- 
रेपाणां च ग्रहणं भवति स्वस्य च रूपस्येति । किं प्रयोजनम्‌ । 
स्वाद्यर्थम्‌ । स्व पुषः'। खपोप पुष्यति । रैपोषम्‌ । धनपोपम्‌ । अइव- 
पोषम्‌ । गोपोषम्‌ । 


जित्पयायवचनस्यैव राजायर्थम्‌। 


जिन्निर्देशः । कर्तव्यः! ततो वक्तव्यम्‌ । पर्यायवचनस्यैव ग्रहणं 
भवति । किं प्रयोजनम्‌। राजाद्यर्थम्‌ । सभा राजाऽमुष्यपूर्वा । 
~ * ) 

इनसभम्‌ । ईश्वरखभम्‌। तस्यैव ल भवति । राजसभा | तद्विशेषाणां 


च न भवति । पुष्यमित्रसभा । चन्द्रशुप्तलभा । 
ER RN 4... क 00 
आदि शब्दों का अहण न होकर वृक्षादि के विशेषवाचियों का अहण होता है । 
जैसे--प्लक्षन्यग्रोध प्लक्षन्यग्रोधा.। ( प्हक्षाइच न्यग्रोधाइच ) प्लक्ष न्यग्रोव 
ये वृक्षवि>ष हैं इनके द्वन्द्व मे विकल्प से एकवद्धाव हो जाता हे 


पित्‌ निर्देश करना चाहिये। स्वप॒ इस प्रकार पकार छगाना चाहिये । 
और फिर कहना चाहिये कि यहां उसके पर्यायवाची विदोषवाची तथा उसके 
स्वरूप का भी ग्रहण होता है। किस लिये। स्व आदि के लिये। स्व पुषः 
यह सूत्र उदाहरण हे । यहां स्व शब्द के स्वरूपग्रहण के साथ उसके पर्यायवाची 
तथा विशषत्राची शब्दों के उपपद होने पर भी पुष्‌ धातु से णमुल्‌ हो जाता 
षम्‌ 
है । स्वपोषम्‌ रैपोषम्‌ धनपोपपू इत्यादि । 


जित्‌ निर्देश करना चाहिये। राजन्‌ ज इस प्रकार जकार लगाना चाहिये 
और फिर कहना चाहिये कि यहाँ उसके पर्यायवाचियो का ही ग्रहण होता 
है। किस लिये। राजादि के लियि। सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा यह सूत्र उदाहरण 
है। यद्वां राजन्‌ शब्द के पर्यायवाच्चियो का ग्रहण होकर इनसभम्‌ , ईवरसभम्‌ 
इस सभागव्दान्त षष्टी तत्पुरुप समास में नएुंसकलिङ्ग हो जाता है । राजन्‌ शब्द 
के स्वरूप का अहण न द्दोने से राजसभा यहां नपुंसकलिङ्ग नहीं होता। इसी 
प्रकार राजन्‌ के विशेषवाचियों का ग्रहण न होने से पुः्यमित्रसभा चन्द्रगुप्तसभा 
दां भी नपुंसकलिङ्ग नहीं दोता । 


नवम भाहिक ६९३ 


मित्तस्य च तद्रिशेपाणा च मत्स्याद्यार्थम | 


झिन्निदँशः । कर्तव्यः। ततो वक्तव्यं तस्य च ग्रहणं भवति 
तड़िदापाणां चति । कि प्रयोजनम्‌ । मत्स्याद्यर्थम्‌ । पक्षिमत्स्यस्ुगान्‌ 
हन्ति’ । माल्स्यिकः | वद्विशपाणाम:शाफरिक । शाकुलिकः । पर्याय- 
यचनानां च भवति। अजिह्यान्‌ हन्ति। अनिमिपान्‌ हन्ति। अस्यैः 
कस्य पर्यायचचनस्येप्यते -मीनान हन्ति मैनिकः । 


अणुदित्सवर्ण हि ह 
त्सवणेस्य चाप्रत्ययः ॥१।१।६९॥ 
अप्रत्यय इति क्रिमथम्‌ ? 
सनाइंसभिक्ष उ: । अ साम्प्रतिके । 
अत्यस्पमिद्‌सुच्यत अप्रत्यय इति | अप्रत्ययादेशटित्‌किन्मितः 
इति वक्तव्यस्‌ । प्रत्यये-उदाहृतस्‌। आदेशे--इदम इश्‌। इतः इह। 
डिति-लछविता लवितुम्‌ । किति-वभूव । मिति-हे अनड्घन्‌ । 





a 


भित निर्देश करना चाहिये । मत्स्य झ इस प्रकार झकार लगाना चाहिये 
और फिर कहना चाहिय कि यहां उसके स्वरूप का तथा विशेषवाचियों का 
अहण होता हे! किस लिये? मत्स्य आटि के लिये। पल्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति 
यह सूत्र उदाहरण हें। यहां मत्स्य के स्वरूप का तथा विशेषवाचियों का 
ग्रहण होकर मात्स्यिक शाफरिक शाकुलिक में ठक्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
पर्यायवाचियो का ग्रहण न हाने से अजिह्मान्‌ हन्ति अनिमिषान्‌ हन्त यहाँ ठकू न 
होकर वाक्य ही रह जाता हे । अजिह्य अनिमिप ये मत्स्य के पयय हैं। 
इस एक पर्यायवाची मीन शब्द से तो उक्‌ प्रत्यय इष्ट हे । मीनान हन्ति मेनिकः 
यहां ठक हो जाता है । 

अप्रत्यय ग्रहण किस लिये किया हे? क्या जो केवल प्रत्ययसंज्ञक अण्‌ 
हें उसका ही सवर्णग्रहण में निषेध हे या जो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, 
इस प्रकार प्रत्यय शब्द को योगिक मान कर कोई भी विधीयमान अण हें 
उनका भी सतर्णप्रहण मे निषेध हे ? 

सनाशंसभिक्ष उ: अ साम्प्रतके इन सूत्रों से विधीयमान उ और अ 
थे प्रत्ययसंज्क अण्‌ हैं इनमे सवर्णप्रहण का निपेध हो जाता है तो दीर्घ प्लुत 
उ अ नहीं होते । 

अप्रत्ययः यह तो बहुत थोड़ा कहा गया हे । इससे केवल प्रत्यय में ही 


६५९४ च्याकरणमहाभाग्य 


डितः परिहारः--आचार्यप्रबृत्ति्ञापयति न रिता सवर्णानां 
ग्रहण भवतीति | यदर्थ ग्रहो <लिटि दीर्घत्वं शास्ति । 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । नियमार्थमतत्‌ स्यात्‌ । प्रहोऽलिडि दीघ 


Do कु. 


प्रात 


नजर 


यत्तहिं "तो बाति विभाषां शास्ति। सर्वेषामेष परिहारः 
शाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहण नेत्येवं न॒ भविष्यति। प्रत्ययं भूयान्‌ 





सवर्णप्रहण का निषेध होता हे । इसकी जगह अप्रत्ययादेशटितकिन्मित ऐसा 
कहना चाहिये । उससे प्रत्यय भाटे टित्‌ कित्‌ मित्‌ इन सव में भी सवर्णप्रहण 
का निषेध हो जायगा । प्रत्यय मे ता अभी सनाञस० यह उदाहरण दिये हैं। 
आदेश म---इदम इश सूत्र का इतः, इह यह उदाहरण हें। यहाँ उदम्‌ के 
स्थान भ इन आदेश हुआ है उसमे सवर्णप्रहण का निषेध हो जान से 
त्रिमात्रिक इकार नहीं होता । टित्‌ से लविता ळविलुम्‌ ( लन-इद तृच, वसन ) 
यहाँ लू धातु से तच तुसुन्‌ को इडागम हुआ हे । वह टित्‌ हे। उसमें सवणे- 
अरण छा निषेध हो जाने से दीर्ध प्छुत इकार नहीं होता। कित्‌ मे--बभूव। 

भू धातु से छिद्र में भुवो वुगलइलिटो” से चुक का आगम हुआ है । वह 
कित्‌ ह । उसमे सद्णप्रदण का निषेध हा जाने से सानुनासिक वकार नहीं होता । 
सित्‌ म - द्वे अनडवन ! यहाँ अनङ्ग शव्ढ से सम्बोधन मे अम सम्बुद्धौ से 
अम्‌ हुआ हैं । बह मित्‌ हैं । उसमें सबर्णप्रहण का निषेध हो जाने से दीधे प्लुत 
अकार नह हाता । 


प्रत्यय के साथ आदेश टिन, कित मित्‌ में भी जो आपने सवर्णग्रहण का निषेध 
हा हे उनमें डित्‌ का तो यह समाधान हैं कि आचार्य के व्यवद्दार से टित 
अपने सवणिया का ग्रहण नही करेगा । यद जो ग्रद्दोऽलिटि दीर्घ, सूत्र खे इद 
को दीर्घे विधान किया हैं उससे यह वात सिद्ध होती है। अन्यथा टित्‌ इद्‌ 
का आगम अपने सदर्णी दीर्घ का अहण कर ही लेता तो दीर्धविधान व्यर्थ है । 


यह कोई ज्ञापक नही | ग्रहोऽलिटि० में दीधे विधान तो नियमार्थ भी 


हा सकता है कि द्द से परे लिट्मिन्न इद्‌ को दीधै ही हो। दस्त या प्छुत 
नहों। 


ग्रहोड्छेटि० सत्र न नद्दी। उससे आगे आने वाले वृतो वा सूत्र में 


१, इश के विशेपविहित होने से त्यदायत्व का वाध होकर त्रिमात्रिक इदम्‌ 
के स्थान में त्रिसान्निक आदेश प्राप्त होता हे । 


ववम आहिक ६९५ 


परिहार.-अनभिधानात्‌ प्रत्ययः सवर्णांन्‌ न ग्रहीम्यति। यान्‌ हि! 
प्रत्ययः सवर्णान्‌ गृह्णीयात्‌ न तेरथेस्यामिघातं स्यात्‌ । अनभिधानान्न 
भविष्यति । 

इद तर्हि प्रयोजनम्‌ । इह केचित्‌ प्रतीयन्ते केचित्‌ प्रत्याय्यन्ते । 
हस्वाः प्रतीयन्ते दीर्घाः पत्याथ्यन्त। यावच्च ब्रते प्रत्याय्यमानेन 
सचणानां ग्रहण नेति तावदप्रत्यय इति । 





जा इट को दीधे विकल्प कहा हे वह इस वात का ज्ञापक हें कि इट्‌ अपने 
सवणियो का ग्रइण नहीँ करता। अन्यथा सत्रणप्रहण होकर हस्व ओर दीव 
दोनो प्रकार का इद स्वयमेव सि हो जाता तो विकल्प विधान व्यर्थ है । 

अत्र न केवल खित्‌ का अपितु प्रत्यय आदेश कित्‌ मित्‌ सभी का 
यह समाधान सुनिये कि भाव्यमानेन सवर्णाना ग्रहणं न इख परिभाषा से 
प्रत्यय कादि में सवणेप्रहण नटी दोगा । इस परिभाषा का अर्थ हे जो भाव्य- 
सान अर्थात्‌ विधीयमान द॑ उससे सवणियो का ग्रहण नही हुआ करता। 
प्रत्यय आदेश आदि सभी विधीयमान हैं भाव्यमान हें इस लिये इनमे सवर्ण- 
ग्रहण न हं.गा। प्रत्यय में ता विशेष समाधान यह भी हे कि प्रत्यय अच- 
भिधान से सवर्णप्रहण नहीं करेगा। यदि प्रत्यय सचर्णप्रहण करे तो वह प्रत्यय 
ही ( प्रत्यायक) न रहे । प्रत्यय अपने जिन सवर्णियों का ग्रहण करेगा उनसे 
उस अर्थ का अभिधान एवं चोध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यय यह अन्तर 
सजा हे । प्रतियन्ति अथ येन स प्रत्ययः। जिससे अर्थ का सम्प्रत्यय हो ज्ञान हो 
उसे प्रत्यय कहते ६ं। सनागसभिक्ष उ. मे उ प्रत्यय जिस अर्थको कद्दता है 
उसका सत्रणी ढीध प्लत उकार उस अर्थ को नहा कह सकता। इस लिये 
प्रत्ययत्व विदत हो जाने के कारण प्रत्यय अपने सवर्ण का ग्रहण नही करेगा तो 
प्रत्यय में सवर्णमहण निपध के लिय सूत्र म अप्रत्यय प्रहण सवथा अनावश्यक है । 

अच्छा तो अम्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन हे कि यहां झुछ तो प्रतीयमान 
इ । साक्षादुच्चारित हैं । कुछ प्रत्याय्यमान हे । साक्षाइच्चारित वर्ण द्वारा गृहीत 
किये जाते हें। अइ उ आदि हस्व प्रतीयमान हे। आई ऊ आदि दीर्घ 
प्रत्याय्यमान हैं । जितना अर्थ प्रत्यास्यमान से मवर्णो का ग्रहण नही होता इस 
वचन का है उतना ही अप्रत्यय यह कहने से अवगत होता है । अर्थात्‌ अप्रत्याघ्य- 
मान. न कह कर अप्रत्यय कह दिया है। इस अवस्था में अप्रत्याय्यमान 
और अप्रत्यय समानार्थक हें । अत जो प्रतीयमान नही बल्कि प्रत्याय्यमान 
है उनमें सवणे का ग्रहण नही द्दोता ऐसा सूत्रार्थ हो जायगा । यह अप्रत्यय ग्रहण का 
प्रयोजन दो सकता है । 


६९६ व्याकरणमहासप्य 


क॑ पुनर्दीधः सवर्णग्रहणेन गृहीयात्‌ ? 

हस्वम्‌। 

यत्नाधिक्यान्न ग्रहीष्यति । 

प्छुते तर्हि गृहीयात्‌ । 

अनणूत्वान्न ग्रहीष्यति । 

पर्वं तर्हिं सिद्ध सति यदप्रत्यय इति प्रतिपेघं शास्ति तज्ज्ञाप- 
यत्याचार्या भवत्येषा परिमापा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेति । 





प्रत्याय्यमान दीधे अपने किख सवर्णी को ग्रहण करेगा ! 
हस्व को । 


डिमात्रारप यत्न के आधिक्य से वह एकमान्निक हस्व को ग्रहण नहीं 
कर सकता । 


तो फिर प्लुत को ग्रहण कर लेवे । 


लेने ~ श ~ 

अण्‌ न होने से प्लुत को भी ग्रहण नद कर सकता । अण प्रत्याहार म 

हृस्व अकार ही पठित हे । दीर्ध नहीं । इस लिये दीर्घ अकार अण न होने से 
प्लुत को ग्रहण नहीं करेगा । 


तब तो सिद्ध होने पर जो अप्रत्ययग्रहण किया हे वह इस बात का 
ज्ञापक है कि भाव्यमानेन सवणाना ग्रहण न यह परिभाषा होती हे । अर्थात्‌ प्रत्यय 
गव्द यहाँ रूढि न मान कर प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इस प्रकार यौगिक 
मानेये तो जो अप्रत्यय है अविवीयमान है वह अण्‌ अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा 
विधीयमान नही करेगा । उससे भाव्यमानेन सवर्णाना ग्रहर्ण न यह परिभाषा 
स्वत सिद्ध हो जाती हे ।? 





१. यर्‌ परभापा अण्‌ के सवर्णश्रहण में ही भाव्यमान का निषेध करती 
हैं। उदित्‌ के सवणग्रहण मे यह निषेध नहीं करेगी तो कुह्दोइच. चो. कु यहा 
विधीयमान चत्व कुत्व आदिमे सवर्ण का ग्रहण होता हो है । इसी लिये कुछ लोग 
भाव्यमानोऽण्‌ सवणीन्न गृल्वाति इस प्रकार इस परिभापा का स्वरूप मान कर पढ़ते 
हैं। इसकी अपवाद-रूप साव्यमानोऽप्युकारः सवर्णान्‌ गृह्णाति यह परिभाषा ह जो 
दिव उत्‌ में उकार के तपर करने से ज्ञापत होती हैं । 


नंवम आद्विक ६९७ 
किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? 
भण्‌ सवर्णस्येति स्वराचुनासिक्यकाळभेदात्‌ । 


अण्‌ सवर्णस्येत्युच्यते । स्वरभेदादचुनासिकभेदात्‌ कालभेदाच्च 
अणु सवर्णान्न शृह्णीयात्‌। इष्यते च ग्रहण स्यादिति। तच्चान्तरेण 
यत्नं न सिध्यतोत्येवमर्थमिदसुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
तत्र प्रत्याहारम्रहणे सत्रणांग्रहणमनुपदेशात्‌ । 


तत्र प्रत्याहारप्रहण सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति। अकः सवणे 
दीर्घ इति । कि कारणम्‌ । अनुपदेशात्‌ । यथाजातीयकानां संज्ञा कृता 
तथाजातीयकानां सम्प्रत्यायिका स्यात्‌। इस्वानां च करियते हृस्वानामेच 
सम्प्रत्यायिका स्यात्‌ दीर्घाणां न स्यात्‌ । 





यहद सूत्र किस लिये बनाया हे ?' 


अण्‌ सवर्णस्यश यद सूत्र इस लिये बनाया है कि उदात्तादि स्वरभेद 
अचुनासिकभेद तथा मात्रा आदि काल भद से अण्‌ अपने सवणियों को ग्रहण 
नहीं कर सकता । इष्ट हे कि वह अपने सत्रणियो को ग्रहण करे। यहृ बात बिना 
यत्न के सिद्ध नहीं द्ोती इस लिये यह सूत्र बनाया है । 


सूत्र का यह प्रयोजन है तो, किंतु अक्‌ आदि प्रत्यादारो के अहण में 
प्रतीयमान इकारादि के द्वारा अपने सत्रणियो का ग्रहण नही प्राप्त होता । क्योंकि 
अक्‌ भादि में इकारादि का अनुपदेश है । साक्षात्‌ उच्चारण नहीं हे। अकः 
सवर्णे दीर्धः में साक्षाहुच्चारित अकार अण्‌ तो अपने दीर्धप्लुतादि सवर्णियों को 
प्रण कर लेवे किन्तु अक्‌ मे साक्षात्‌ अनुपदिष्ट किन्तु प्रतीयमान इकार उकारादि 
अण्‌ अपने दीर्घप्लुतादि सवणियों का अहण नहीं कर सकते । प्रत्याहारग्रहणे 
सवर्णीग्रहण० इस वार्तिक का यह भाव भी है कि भक्‌ में अनुपदि् ईकार 
का अक्‌ ग्रहण से गहण नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वर्णमाला या प्रत्याहार सें 





१, यह केवल अण्‌ के विषय में प्रन है। उदित्‌ के विषय में नहीं । अण्‌ 
के सवर्णग्रहण के सम्बन्ध में ही विचार करना है । उदित्‌ में तो सवणप्रहण अभीष्ट 
तथा वाचनिक सिद्ध माना है । » 


६९८ व्यार्करणमंहाभाप्य 
ननु च हस्वाः प्रतीयमाना दीर्घान्‌ संप्रत्याययिष्यन्ति । 


हृस्वसम्प्रत्ययादिति चेटुच्चायमाणशान्दसम्प्रत्यायकत्वाच्छव्दस्यावचनम्‌ । 


हस्वंसप्रत्ययादिति चेटुच्चार्यमाणः शब्दः सम्प्रत्यायको भवति 
न सम्प्रतीयमानः । तद्यथा ऋरित्युक्त संपाठमात्रे गम्यते । 


एवं तर्हि वर्णपाठ एबोपदेशः करियष्ते ।' 
वणेपाठ उपदेश इति चेदवरकाछत्वातू परिभाषाया अनुपदेश: | -. 


वर्णपाठक्रमे उपदेश इति चेद्‌ अवरकाळत्वात्‌ परिभाषाया 
अङुपदेशः । 





दीधे प्लुत ईकार अनुपदिए हें । प्रत्याहार संज्ञा जिस प्रकार के वणँ की की गई 
है वह उसी प्रकार के वर्णी की ग्राहिका या बोधिका होगी । हस्वो की संज्ञा की 
गई हे तो अक्‌ से हस्व इकार ही गृहीत होना चाहिये, दीर्ध प्लुत नही 


अक. सवर्णे में प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णी द्री प्लुत 
इकारादि का सम्प्रत्यायन करा देगे । अक्‌ से हस्व इकार प्रतीत होकर अपने 
सवर्णी दीघ प्लुत ईकार को भी प्रतीत करा देगा । 


अक्‌ में प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णियों का प्रत्यायन नहीं 
करा सकते । क्योकि साक्षादुच्चायेमाण वर्ण दी अपने सवर्णी का प्रत्यायक होता 
है । प्रतीयमान नहीं । जैसे ऋक्‌ ऐसा कहने पर केवळ ऋकू शब्द से अंद्विता- 
पाठ मात्र ही गम्यमान दोता हे और उससे अग्निमीळे इत्यादि मन्त्र संनिवेशविशिष्ट 
ऋचा नहीं जानी जाती । 


अच्छा तो वर्णमाला में दी हस्च अकारादि के साथ दीर्ध अकारादि का 
भी उपदेश कर देंगे, उपदेश से यहां तात्पर्य प्रत्यायन से है । हृस्व अकारादि 
अपने सवर्णप्रहण सहित प्रत्याहार में उपदि समझे जायेंगे । 


यदि वर्णमाला मेँ ही सवर्णग्रहण सहित भकारादि वर्णो का उपदेश 
सानेगे तो चह बनता नहीं । क्योकि सर्वणग्रहण कराने वाले इस सूत्र की 
निः्पत्ति अवरकाल हे । प्रत्याहारसंज्ञा के बाद सवर्णपग्रहण होने से प्रत्याहार में 


१, करिप्यते=च्याख्यास्यते । 


नवम भाहिक ६९९ 


कि परा सूत्रात्‌ कियते इत्यतोऽवरकाला । 

नेत्याह । सर्वथावरकालेव । वर्णनामुपदेशस्तावत्‌। उपदेशो 
तरकाला इत्संज्ञा । इत्संघोत्तरकाल 'आदिरन्त्येन सहेते'ति पत्याहारः । 
पत्याहारोत्तरकाळा सवर्णसंज्ञा । सवर्णसंज्ोत्तरकाळ*मणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्यय' इति । सेैपा$वरकाळा उपदेशोत्तरकाला वर्णानासुत्पत्तो 
निमित्तत्वाय कल्पिष्यत इत्येतन्न । 

तस्मादुपदेशः । 
कर्तव्यः । 
तत्राबुदत्तिनिर्देश सवर्णाम्रहणमनणूत्वातू | 
तत्नानुवृत्तिनिर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति। अस्य च्वौ’ । 
च १ ० ७ ~ 

यस्येति चे'ति। कि कारणम्‌ । अनणुत्वात्‌। नह्यतेऽणो येऽजुत्रृतो । 
के तहि ? येऽक्षरसमाम्नाये डपदिश्यस्ते । 





ही सवर्णप्रहण कैसे होगा । प्रत्याहार त्रिधायक सूत्र से यह सवर्णग्रहणपःरभापा- 
शास्त्र अयत्रा ग्रहणकशास्त्र पश्चात्‌ निप्यन्न होता है । इस लिये प्रत्याहार में 
इस सूत्र से सवर्णग्रदण नहीं हो सकता । 

क्या प्रत्याहार सुत्रो के वाद इसका क्रम है इस लिये यह सूत्र अवरकाळ हे? 


नहीं, सबेथा यह सूत्र अवरकाळ ही हे । न केवल सूत्र पाठके क्रम से 
अपितु आर्थिक क्रम से भी इसकी उत्पत्ति बाद मे हें। पहले वणी का उपदेश 
होता है। उपदेश के वाद इत्संशा। इत्संज्ञा के बाद आउिरन्यन सहेता से 
प्रत्याहार । प्रन्याहार के बाद सवर्णसंज्ञा । सवर्णसंज्ञा के बाद कहीं जा कर 
अणुदित्सुत्र से सवर्णग्रदण होता है। इस प्रकार उक्त वाक्यपरिसमाप्ति से सब 
के बाद में होने वाला यह ग्रहणकशास्त्र वर्णी के उपदेशकाल में ही सवर्णग्रहण 
कराने मं निमित्त यन जायगा ऐसा नहीं हो सकता । इस लिये प्रत्याहार में ही 
इस्त्र अकारादि के साथ दीर्घे प्लत अकारादि भी उपदिष्ट कर देने चाहिये । 
हस्त्र अकारादि का पाठ दीधप्लुतों का उपळक्षक होगा । उससे दीर्घप्लुत भी 
उपदि समझे जायेगे तो अक्‌ में उच्चायमाण अकार से आकार के समान 
प्रतीयमान इकार से इंकार का भी अदण स्वत' हो जायगा तो प्रत्याहारों के 


लिये इस ग्रहणक शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं । इसके साथ ही-- 
कअनुयृत्ति निर्देशों में भी इस सूत्र से इष्ट सिद्धि नहीं होती । शास्त्रप्रदृत्ति 


७०० च्याकरणमहाभाष्य 
एवं तहिं अनणत्वादनुवृत्तो न, अनुपदेशाच्च प्रत्याहार न! 
उच्यते चेदमण्‌ सचर्णान्‌ ग्रह्मातीति तत्र वचनाद्‌ भविष्यति । 
वचनाद्‌ यत्र तन्नास्ति । 


नेद वचनाल्ळभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ ! 
किम्‌ । य पते प्रत्याहाराणामादितो वर्णास्तैः सवणानां ग्रहणं यथा 
स्यात्‌ | 
एवं तहिं । 
सवर्ण5णुग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणाव्‌ | 
सवणेऽणग्रहणमपरिभाप्यम्‌ । कुतः । आकृतिश्रहणात्‌ । अवर्णा- 





के अनुकूल निर्देश को अनुवृत्ति निर्देश कहते हें । जैसे अस्य च्वौ । यस्येति च । 
यहां जो अकार इकार हैं इन में णकूड्‌ आदि प्रत्याहार चिद्द न होने से 
ये अण्‌ नहीं कहे जा सकते । अण्‌ स द्वोने से मणुदित्सूच से सवर्णप्रहण नहीं 
प्राप्त होता । अणादि प्रत्याहारों में तो प्रतीयमानां के अनुपदिष्ट होने से वहाँ 
इसकी प्रइत्ति नहीं होती और अस्य च्वौ आदूगुण. इत्यादि अनुवृत्ति निर्देशों मे 
अकारादि के अण न होने से इसकी प्रत्रत्ति नहीं होती इस प्रकार यह सूत्र 
दोनों मोर से गया । ये अण नहीं हैं जो अस्य च्वौ यस्येतिच आदि अनुबृत्ति 
निर्देशो में हैं । क्योकि इनमें प्रत्याहार का कोई चिह्न नहीं है जिससे हम इन्हे 
अण्‌ समझ। अण्‌ कौन हैं ? जो अक्षरसमाम्माय अथवा वणमाला में प्रत्याहार 
सजक पढ़े हैं । 

अच्छा तो अनुदृत्ति निर्देशों में अण न होने से प्रत्याहारो में अनुपदिष्ट 
होने से यदि यह सूत्र नहीं र्गेगा तो 'अणू सवर्णो का ग्रहण करता है, यह 
वचन व्यर्थ हो जायगा। उस अवस्था में वचन सामथ्यं स अस्य च्वौ आदि 
के अकार कों भी अण्‌ मान कर सवर्णप्रहण कर लिया जायगा । 

वचन सामर्थ्यं से यह बात नहीँ हो सकती । क्योकि इस वचन का 
अन्य प्रयोजन हे । क्या ? अकः सवर्णे०, इको यणचि इत्यादि अक्‌ इक्‌ प्रत्याहारो 
में जो आदि के अकार इकारादि वर्ण हैं वे अण्‌ होने से अपने सवर्ण का अदण 
कर सकें । एतदर्थ यह सूत्र रह सकता है । 

यह तो अति लघु प्रयोजन हे । इससे तो अच्छा यही है कि ब्यक्तिपक्ष 


१ वचन सामर्थ्य से वहीं सवणग्रहण होगा जहाँ अण भी नहीं है और साक्षात्‌ 
उच्चारण भी नहीं है, अकू अच्‌ में तो दोनों हें । ऐसा भाष्य का अक्षरार्थ है। 


नवम आाह्िक ७०१ 


कतिरुपद्ष्रि सवमवणकुलं ग्रहीप्यति । तथेवर्णाक्कतिः | तथोवर्णाकृतिः । 
नजु चान्या आकृतिरकारस्य । अन्या चा 55कारस्य । 
अनन्यलाच्च । 
अनन्यारतिरकारस्याकारस्य च | 
अनेकान्तो ह्यनन्यत्तकरः । 


यो ह्यनेकान्तेन भेदो नासावन्यत्त्व करोति । तद्यथा न यो गोइच 
~ ० 
गोइच भेदः सोऽन्यत्त्वं करोति । यस्तु खलु गोरचाइवस्य च भेदः 
सोऽन्यत्त्वं करोति । अपर आइ-- 


सत्रशऽणूग्रहणमपारिमाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्तम्‌ । 


सवणे ऽणुत्रहणमपरिभाष्यम्‌ । आङतिग्रहणादनन्यत््वं भविष्यति। 
अनन्याकृतिरकारस्याकारस्य च। 


अनेकान्ता ह्यनन्यत्तकरः । 


यो झेनकान्तेन भदो नाखावन्यत्वं करोति । तद्यथा न यो गोडच 
गोडच भेदः सोऽन्यत्त्वं करोति। यस्तु खळ गोइच अदवस्य च भेदः 
सो५न्यत्त्व करोति । 


SS 


को छोड कर आक्ृतिपक्ष एवं जाति पक्ष मान लिया जाय । उस पक्ष में इस 
सूत्र को यत्किंचित भी आवश्यकता नदी हगी । सवर्णग्रहण करने के लिये अणूग्रहण 
वाळा यह भणुदित्सृत्न अपरिभाप्य दै । अवक्तव्य हे । यह सूत्र नही बनाना 
चाहिये । क्योंकि आकृति पक्ष को मान छेगे। आकृति का अर्थ एकाकाराबुगत 
जाति दै । सर्वत्र अवण की जाति का उपदेश सानगे चह अत्वजात्याक्रान्त अवण 
मात्र को ग्रहण कर लेगी। हरु के साथ दीर्घप्लुत आदि सब का ग्रहण हो 
जायगा । इसी प्रकार इवणे उणी की आक्रति का ग्रहण होने से सभी प्रकार के 
इ, उ का ग्रहण हो जायगा । 

जव भकार की आकृति (आकार) अन्य हे और आकार की अन्य है 
तो अकार से आकार का ग्रहण केले द्दोया । 


अकार और आकार की आकृति अन्य नहीं हे! एक ही है। जो अनियम 
से भेद है उससे अन्यता नहीं होती । अ और झा के श्रवण लखन झैँ. 


मात्रा भेद होने पर भी मूलत अत्व जाति मे कोई भेद नहीं हे । भनेकान्त= 


७०२ व्याकरणमहाभाष्य 


तद्वच्च हळ्ग्रहणेषु । 


एवं च कृत्वा हळग्रहणेषु सिद्ध भवति। झलो झलि । अवात्ताम्‌। 
अवात्तम्‌। अवात्त । यत्रैतन्नास्ति-अणू सवर्णान्‌ शुह्णातीति। 


अनेकान्तो ह्यनन्यत्त्वकर | 
इत्युक्तार्थम्‌ । 
ठुताविछम्बितयोश्चाचुपदेशात्‌ । 


टुतचिळस्बितयोइचानुपदेशान्‌ मन्यामहे आक्रतिश्रहणात्‌ सिद्धः 
मिति । यदयं कस्यां चिद्‌ वृत्तौ वर्णानुपदिइय सर्वत्र कृती भवति। 





अनिप्रत' । अवयवाननुगत जो भेद है वह अनन्यत्वकर=अभेद कारक होता है । 
जो काली गो या सफेद गो का भेद है वह दोनों गौओं में भेद नहीं करता 
किन्तु जो गौ और घोड़े का भेद है वह दोनों मे भेद करता दै । दूसरे आचार्य 
इसी वात को यू कइते हैं-सवणेप्रहण के लिये अणुदित्सूत्र अवक्तव्य है । 
क्योंकि आक्नति पक्ष से वणौ में अनन्यता एवं अभिन्नता हो जायगी । अकार 
भोर आकार की अत्व जाति एक ही है । आगे की व्याख्या पूर्व के समान हे । 


आकृति या जाति पक्ष को मान कर ही हल ग्रहणों में भी कार्य सिद्ध 
किया जाता दं ' जहां अण्‌ न होने से अणुदित्सूत्र से सवणीप्रहण होने का प्रन 
दी नही उठता । जसे झलो झलि का उदाहरण अवात्ताम अवात्तम्‌ अवात्त है। 
( वस्‌-सिच्‌-छुड तास्‌ , तसू , त) यहां वस धाठु से लुइ में सिच परे रहते 
सः स्यावधालुक स वस्‌ के सकार कः तकार हुआाहे। दो तकारों के मध्य में 
स्थित सिच्‌ के सकार का झलो झलि से लोप करने में यह अडचन आती है 
कि झळ से परे झल नहीँ हे । क्योंकि झल प्रत्याहार में एक ही तकार पढा हं! 
दूसरे तकार को भी आक्कृतिपक्ष से झळ मानकर झलो झलि से लोप सिद्ध हो 
जाता है । भद अभेद दी होता है यह पहले कह चुके दें । 


आचार्य द्वारा उत और विलम्बित वृत्तियों में वणौ का उपदेश न 
करन से भी मध्यम बृत्ति मे वणो का उपदेश करके सर्वत्र कृतार्थ हो जाते हैं 
उसका कारण यह आक्रतिग्रहण ही है । 

5 प्यास जय पल काट 


१ जहाँ केवल भेद की हो प्रतीति न हो किन्तु अभेद की भी हो । 


भैवस आहिक ७०३ 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि नहीति । 
वृत्तिपृथकूत्य॑ तु नापपद्यते । 
वृत्तः पृथक्त्वे नोपपद्यते । 
तस्मात्‌ तत्र तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 


तस्मात्‌ तन्न तपरनिर्देशः कतंव्यः। न कर्तव्यः । कियत त्यास 
एव । अतो भिस ऐस इति । 


तपरस्तत्कालस्य ॥ १।१।७०॥। 


अयुक्तोञ्य निर्देशस्तत्कालस्येति । तदित्यनेन कालः प्रति 
निर्देच्यत । तदिन्ययं च वर्णः । तचायुक्ते वर्णस्य काळन सह सामाना- 
चिकरण्यम । 


ञाऱति पक्ष का यह प्रयोजन तो ठीक है फिन्ठु उस पक्ष को सानने पर 
वृत्तिया की प्रथकता नहीं बनती । मात्रा भेद से होने वाली हस्व दीर्ध प्लुतादि 
वृत्तियां का भेद तो आवश्यक हे ' वह प्रयोगलाधन म आपको भी अभीएहै। 
परन्तु भाकृति पक्ष को मानने पर वह भेद सिद्ध नहीं होता | हस्व अकार से 
परे जो कार्ये विहित हैँ वह आकृति पक्ष में दीर्थ अकार से परे भी प्राप्त होता 
उससे खट्वामभ यहां खदा शब्द के आकार से परे मिम्‌ को ऐस हो जाना 
चादिय । 

हस्व दीर्वादि वृक्तियो के भद के लिये वहाँ तपरनिर्देश कर देगे 
तपर होने से तपJ्स्तत्कालस्य के नियम से तत्काळ का ग्रहण हो जायगा तो 
आठति पक्ष से प्राप्त देप न रहेगा । वसे तपरनिर्देश करने की आवश्यकता 
भी नहीं ह। जहां तपर अभी ह वहां सूत्र से पहले से किया हुआ ही है। 
जेसे--अतो भिस एस्‌ यद्वां अत में तपर करने से हस्व वृत्ति वाला अकार ही 
लिया जायगा । दी वृत्ति वाला न लिया जायगा ता खट्वाभिः में भिस्‌ को 
एस्‌ न होगा । 

तत्काळस्य यद्द निर्देश ठीक नहीं है । क्योंकि तदू शब्द से आप काळ 
को समानाधिकरण रूप से विशेषित करते हें । स कारो यस्य स तत्काल; । चह 
वर्ण है काल जिसका यहाँ तद गन्द वण का परामदीक, वोधक है। उसमें 
चणे का काळ के साथ सामानाबिरण्य नहीँ बनता। वर्ण काळ केसे हो सकता हैं १ 


७५४ व्याकिरणर्महाभार्प्य 
कर्थं तर्हि निर्देशः कर्तव्य! । 
तत्कालकालस्येति । 
किमिदे तत्कालकालस्येति । 


तस्य काळः तत्कालः । तत्कालः कालो यस्येति सोऽयं तत्कालः 
काल; तत्काळकाळस्येति । 


स तर्हि तथा निदेशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः। उत्तरपदलोपोऽत्र 
द्रष्टव्यः । तद्यथा उष्ट्सुर्ासच सुखमस्य सोऽयमष्टमखः । खरमखः । 
फव तत्काळकालः तत्कालः तत्काळस्यति । अथवा साहचयात्‌ ताच्छब्दय 
भविष्यति । कालसहचरितो वर्णोपि काळ एव । 

कि पुनरिदं नियमार्थमाहोस्वित्‌ प्रापकम्‌ ? 

कथं च नियमार्थ स्यात्‌ कथ वा प्रापकम्‌ । 





तो फिर केसा निर्देश करना चाहिये । 
तत्कालकालस्य ऐसा । 
यह तत्काळकाळस्य क्या है ? 


उस वर्ण का जो कार है। वह तत्काल हुआ । फिर उस वर्ण के काळ 


के समान है काल जिसका वदद तत्कालकाल बना । यहां काळ के समान काल 
हो सकता हे इस लिये यह निर्देश ठीक है । 


तो फिर तत्कालकारुस्य ऐसा निर्देश कर दिया जाय । हम तो समझते हैं 
कोई आवश्यकता नही । यहां उत्तरपद का लोप हुआ समझना चाहिये। 
जैसे--उप्ट्रमुखमिव सुखं यस्य स उष्ट्रमुख यहां सञ्तम्युपमानपूर्वपदस्य वाच्यो वा 
चोत्तरपदलोप* इस वार्तिक से बहुब्रीहि समास होकर उत्तरपद सुख शब्द का 
रोप होता है वसे यहां तत्काल के उत्तरपद काल शब्द का लोप हो गया है । 
दूसरे काळ शब्द का अर्थ गम्यमान होने से उसका अप्रयोग ही यहां लोप 
समझ्िये । अथवा काल के साइचय से चर्ण को भी उपचार से काल शब्द का 
व्यपदेश हो जायगा । ताच्छव्यम्‌=तच्छ्च्दता । उस शब्द का प्रयोग । 


क्या यह सूत्र नियमार्थ हे या प्रापक है अर्थात्‌ विध्यय है । 


केले यह नियमार्थ हो सकता दै भोर केसे विध्यर्थ ? 


नवस भाहिफ ७०५७ 


यद्यत्राण्‌प्रहणमचुवर्तते तनो नियमार्थम्‌। भथ निवृत्तं ततः 
प्रापकम्‌ । 


करात विशेषः । 
तपरस्तत्काल्स्यति नियमार्थमिति चेद्‌ दीघेग्रहणे खराभिन्नाग्रहणम्‌ | 


तपरस्तत्कालस्येति नियमार्थमिति चेद्‌ दीर्घप्रहणे खरभिन्नानां 
ग्रहण न प्राप्नोति! केषाम्‌ । उदात्ताडुदात्तखरिताडुनासिकानाम्‌ । 


अस्तु तहिं प्रापकम्‌ । 
प्रापकमिति चेदू हखग्रहणे दीधप्हुतप्रातिपेधः । 


प्रापकमिति चेद्‌ स्वग्रहणे दीर्घप्छुतयोः प्रतिपेधो बक्तव्यः । 





यदि इसम पूर्व सूत्र से अण्‌ प्रण की अनुवृत्ति लात हैं तो नियमार्थ 
हे! भोर यदि अणु की अनुवृत्तिन लाकर अण्‌ अनण्‌ सभी तपरों में इसकी 
प्रवृत्ति मानते हुँ तो विध्य है । 

इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है? 

यदि यह सूत्र नियमार्थ हे तो इसकी प्रवृत्ति तपर क्षणों में ही होगी । 
ठपर अनरणो मेंन होगी तो उद्धिरादचू में आत्‌ यह तपर भनण्‌ है। उसमें 
तत्काल का नियम न होगा तो उदात्त अनुदात्त स्तरित अनुनासिक भेद भिन्न 
छः प्रकार के सवर्णी आकारो की वृद्धि सञ्चा न हो सकेगी। केवळ किसी एक 
दी आकार की ही वृद्धि संज्ञा होगी। अणुदित्सूत्र तो अण्‌ में ही सवर्णग्रहण 
करने से आत्‌ इस अनण मे लग नहीं सकता। इस प्रकार नियमार्थ मानने 
पर दीर्ध के ग्रहण में स्वर भिक्षों का ग्रहण नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर इसे प्रापक या विध्यर्थ भान लीजिये । 
यदि इस सूत्र को विध्य मानते हैं तो इसकी प्रबृत्ति अण्‌ अनण्‌ सभी 


तपरों में होगी। तब हस्व तपर कणों में भणुदित्सूत्र से सवर्णप्रहण होकर 
दीर्घप्लुत का ग्रहण भी प्राप्त होता हे उसका निषेध कहना होगा । जैसे अतो 
भिस ऐस्‌ में हस्व तपर अण्‌ अत. में अकार हे । उसमें सवर्णप्रहण होकर 
दीर्धप्लत अकार सेपरे भी भिस्‌ को ऐस्‌ प्राप्त होगा | तपरस्तत्कालस्य यदद 
सूत्र तो वहां तत्काल का नियम कर नहीं सकता क्योकि यद्द दीर्घ अनणु 


तपरों में छगने से चरितार्थ है । 


७०६ व्याकरणमहाभाष्य 


न वक्तव्य: । 
विप्रतिषेधात्‌ सैद्रस्‌ । 


भण्‌ सचर्णान्‌ गुद्वातीत्येतद्स्तु । तपरस्तत्कालस्य चा। तपर- 
स्तत्काळस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिपेघन। अण्‌ सवणान्‌ ग्रह्मातीत्यस्या- 
चकाशः हसवा अतपरा अणः! तपरस्तत्काळस्येत्यस्यावकाशः दी घास्तपराः 
हस्रेषु तपरूभयं प्राप्नोति । तपरस्तत्काळस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । 


यद्यं । 

दुतायां तपरकरणे मध्यमबिळाम्बितयोरुपसंख्यानं काङमेदातू । 

द्रतायां तपरकरणे मध्यमविळस्वितयोरुपसं ख्यानं कर्तव्यं, तथा 
मध्यमायां द्रृतविलस्बितयोः, तथा विलस्बितायां द्वतमध्यमयोः | कि 
पुनः कारण न सिध्यति | कालभेदात्‌ । ये हि द्वुतायां बृत्तौ वर्णास्त्रि- 


भागाधिक्कास्ते मध्यमाया, ये च मध्यमायां चर्णास्त्रिभागाधिकास्ते 
विलम्बितायाम्‌ । 





हस्व तपर अरणो में दीधेप्लुत के ग्रहण का निषेध कहने की आवश्यक्ता 
ही । विप्रतिषेध से सिद्ध हो जायया । अतो भिस ऐस्‌ यहां अतः में अणुदित्सूत्र 
से सबर्णप्रहण करें या तपरस्तत्कालस्य ले तत्काल का विधान करे। दोनों 
की प्राप्ति में परविप्रतिषेध से तपरस्तत्कालस्य ही ददो जायगा तो तत्काल का 
विधान होकर दीर्घप्छत भकार से परे सिस्‌ को ऐस न होगा । अणुदित्सूत्र का 
अवकाश हस्व अतपर अण्‌ हैं। तपरस्तत्कालस्य का अवकाश दीधे तपर हैं। 
हस्व तपरों में दोनों प्राप्त होते हैं । पर होने से तपरस्तत्कालस्य हो जायगा । 


यदि यह सूत्र तत्काल का विधान करके भिन्न काळ की व्यावृत्ति 
करता है तो दुत वृत्ति में तपर करने पर मध्यम कौर चिळम्बित वृत्तियो मे 
तत्कालता नहीं प्राप्त होती | वहां तत्कालता कहनी होगी । इसी प्रकार मध्यम 
के तपर मे दुत विछम्वित मे और विछस्त्रित के तपर में हुत मध्यम मे तत्कालता 
कहनी होगी । क्या कारण है जो उक्त वृत्तिया में तत्कालता नहीं सिद्ध होती? 


१, जिस वृत्ति में तपर क्रिया हो उससे भिन्न द्वत्ति में प्रयोग में भिस्‌ की 
पूल आदेश वी प्राप्ति न होने स एस्‌ आदेश का उपसंख्यान करना चाहिये यह 
वार्तिकार्थ ह्‌ । 


नवस भाह्रिक ७०७ 
सिद्धं त्ववस्थिता वर्गा वक्तुञ्चिराचिखचनाद वृत्तयो विशिष्यन्ते | 


सिद्धमेतत्‌। कथम। अवस्थिता घर्णा दृतमध्यमविलस्बितासु । 
किरुतस्तांह चृत्तिचिज्ञप, । चकतुश्चिरा्रिरचचनाद्‌ वृःठयो विशिष्यन्ते । 
चक्ता करिचरादवभिघायी भवति। आणु घर्णानभिघत्ते। कङ्चि- 
थिरेण । कब्चिशिर्तरण । कर्चिक्चिर्तमेन। तद्यथा तमेवाध्यानं 
कड्चिदाशु गच्छति । कञ्चिञ्चिरण कर्चिञ्चिरतरेण करिचञ्चिगतमेन । 
रथिक आशु गच्छति । आर्विकड्चिरेण । पदातिर्चिरतरेण । शिशु- 
` दिचरतमेन । 

चिषम उपन्यासः । अधिकरणमत्राध्वा व्रजिक्रियाया । तत्रादक्तं 
यदधिफरणस्य बृद्धिहाखा स्याताम्‌ | 


काटभेद होने से | द्रुत वृत्ति म जो वणे बोळे जाते हें मध्यम वृत्ति मै उससे 
तीन दिसे अधिक काल लगता हे । जोर मध्यम वत्ति में जो बण बोले जाते 
हुँ विळस्पित बत्ति म उससे भी तोन ठिस्से अधिक काल लगता हं । 








ir ie Ps he अमकर ००८ ५८. 





बन 





दत आदि दृत्तियां म तत्कालता सिद्ध हो जायगी। क्योंकि तीनो दृत्तियो 
में वर्ण उसी प्रकार अवस्थित रहते हे । उनका अपना अपना नियत काल है। 
फिर वृत्तिभेद क्‍यों प्रंतीत टोता ह? वक्ता के देर था जल्दी में बोलने के 
कारण । वस्तुत. उच्चारण म॑ टी भद दृ । वर्ण की स्थिति में कोई सेद न 
कोई वक्ता जल्दी बोलने वाला होता है। जल्दी वर्णा को बोल जाता हे। 
कोई देर में। कोई उससे देर से। कोई उससे भी देर में। जसे एक ही 
रास्ते को कोई जल्दी पार कर जाता है। कोई देर में। कोई उससे देर में। 
कोई उससे भी देर में पार कर जाता हे। रथवाला जल्दी पार कर जाता है। घोड़े 
वाळा देर से । पेदळ उसे देर में । और बच्चा उससे भी देर मे पार करता दै । 


यह मार्ग का दृष्टान्त ठीक नही बनता। मार्ग तो जाने का स्थिर स्थान 
वना हुआ हे । वह बनाया नहीं जाता । जल्दी या देर मे जाने से उसका क्या 
घटना बढ़ना । यद्वां तो वणी का उच्चारण प्रयत्न से करना होता है। उसमे 
जल्दी या देर करने से वर्णी पर प्रभाव पड़ता हे । प्रयत्न भेद से वृत्ति भेद 
हो जाने से वणी के काल मे भद हो जाना चाहिये ।' 


१, चिर और अचिर काल पर्यन्त उपलब्धि का निमित्त वृद्धि व हास वर्णों 
में होना चाहिये एसा आक्षेपक का भाव हे । 


७०८ व्याकरणमहाभाष्य 
पर्व तर्हि स्फोटः शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ । 
भेयाघातवत्‌ | 


तद्यथा भेर्याघातः भेरीमाहत्य कच्चिद्‌ विशञति पदानि गच्छति। 
करिचत्‌ चिंशत्त । करिचञ्चत्वारिंशत्‌ । स्फोटस्ताचानेच भवति ! 
ध्वनिकृता वृद्धिः । 


ध्वनिः स्फोठच्च शब्दानां ध्वनिस्तु खछु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केपांचिदुभयं तत्‌ स्वभावतः ॥ 


*न--><. 





अच्छा तो स्फोट को शब्द मान लीजिये ध्वनि शब्द का गुण दै । व्यञ्जक 
होने से उसका उपकारक हे । कैसे? भेयाघात की तरह। भेरीमाहन्तीति 
भेयांघातः । नगाड़ा बजाने वाला । जैसे कोई नगाडा बजाने वाला नगाडा बजा 
कर उसकी ध्वनि को सुनाता हुआ बीस कदम जाता है, कोई तीस कोई चालीस । 
( जितनी दूर तक नगाइ की आवाज़ जा सकती है वहां तक जा कर आगे 
आवाज़ पहुचान के ळिये फिर नगाडा बजाता हे ) स्फोट अर्थात्‌ नगाठे का विस्फोट 
सर्वत्र एक समान हे । केवल ध्वनि ही घटती बढती प्रतीत द्वोठी दै । ध्वनि 
छलौर स्फोट व्यज्ञक कोर व्यङ्ग्य--ये दो पदार्थ हैं। शब्दों की ब्यम्जक ध्वनि 
फेवल बाहर श्रवणेन्द्रिय से अल्प अथवा महान्‌ लक्षित होती है। स्फोट सब 
ध्वनिया में अभिन्न ही रहता है। व्यङ्ग्य और ब्यन्जक दोमों स्वभाव से 


१ ध्वनि दो प्रकार की ह--प्राकृत तथा वेकृत । भतेहरि ने इनका ऐसे 
लक्षण किया दै-- 


वर्णस्य अद्दण हेतुः श्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निसित्तत्व बेकृतः प्रतिपद्यते ॥ 


शब्दुस्योध्वेमभिन्यक्तेतृत्तिभेदाय वैकृतः । 


२, स्फोट व्यङ्ग्य हे । ध्वनि व्यञ्जक हे। स्फोट का अर्थ यही है कि 
स्फुटत्य्था5स्मात्‌ । जिसके उच्चारण करने से अर्थ की स्फुट प्रतीति होती है वह 
अर्थ का प्रत्यायक व्यञ्जक वाचक जो पदरूप या वाक्यरूप है वही स्फोट है । वह 
नित्य दै । अथ अब्दानु्ासनम्‌ सूत्र पर भाध्यकार ने येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूल- 
ककुदुखुरविपाणिनां रूम्प्र पयो भवति स॒ शाब्दः और अथवा प्रतीतपदार्थको लोके 
ध्वनिः शब्द इत्युच्यते यह कह कर दो प्रकार के शब्द के लक्षण पहले स्पष्ट किये 
हैं उन्हीं को यहा स्मरण रखना चाहिये । 


नयम क्षाहिक ७०९ 
आदिरन्त्येन सहेता ॥१॥१!७१॥ 


आदिरन्सन सहेतेन्यसम्प्रत्ययः संज्ञिनोइनिर्देशात । 
आदिरन्त्येन सहेतति अतम्प्रत्ययः । कि कारणम्‌ । संश्षिनोऽ- 
निर्देशात्‌ । नहि संशिनो निदिइयन्ते । 
सिद्धं ्वादिरिता सह तन्मध्यस्यति वचनात्‌ | 
सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ | आदिरन्त्येन सहेता गृह्यमाणः स्वस्य च 
रूपस्य ग्राहक; तन्मध्यानां चेति घक्तव्यम्‌ । 
सम्बन्धिडाब्दर्चा तुल्यम्‌ | 


सर्व स्थिशाष्देवा तब्पमेतन। तथ्चथा सस्वस्थिशव्टाः मातरि 
चतितव्यम। पितरि घाश्रपितब्यमिनि। त नोच्यते स्वस्यां मातरि 





Pm ०५-५८ ८-2“ -““- 


अवस्थित हं 1 ( इनके अस्तित्व म प्रमाणान्तर की अपेक्षा नही ) व्यक्त शब्दों से 
तो स्फोट ओर व्यनि दाना वियमान होते दे । क्याकि वहाँ अर्थ का बोध होता 
है। किन्नु अव्यक्त शब्दों में अधव्ाचक्ख रूप शक्ति न होते से स्फोट नहीं 
होता । केवल ध्वनि ही होती ह! 

आदिरन्त्येन सहेता इस संज्ञा सत्र म॑ संजी फा निर्देश न होने से सूत्र 
का अर्थ स्पट खबबुद्र नहीँ होता। इतना कहा है कि आदिरन्त्येन सहेता। 
इसको अन्तित करके बोळे तो अन्त्येन इता सह आदिः यह होता हे । संज्ञा 
का प्रकरण होने से सूत्र का इतना ही अर्थ समझ मे भा सकता है कि-- 
अन्तिम इत्संशक के साथ जा आदि वह संज्ञा होता है । किसकी सञ्षा होता 
हैं, उस संजी का निर्देश ही नदी किया। जैसे स्व रुपं शब्दस्य म शब्द्रय, 
अणुदित्मवणस्य मे सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य में तत्कालस्य, येन विधिस्त३न्तस्य में 
तदन्तस्य, बृद्धियस्याचामादिः म यस्य, इन षषी विभक्तियों से संक्षी का निर्देश 
किया है वैसे यहाँ भी पष्टी विभक्ति से संज्ञी का निर्देश करना चाहिये । 


ठीक हे । आदिरिता सह तन्मध्यस्य ऐसा सूत्र बना देंगे। उससे तन्मध्यस्य 


१. यहाँ भिर्याधात का दृष्टान्त उपलब्धि की समानता दिखाने के लिये 
दिया गया है। जिस प्रकार प्रयत्न विशेष से उत्पन्न हुआ भरी का शब्द कोई 
तो थोडे समय तक सुनता है। कोई चिर तक और कोई अधिक चिर तक, इसी 
प्रकार द्रुतादि वृत्तियोँ मे उपलब्धि का भेद है विषय ( वर्ण स्फोट ) का भेद नहीं । 


७१० व्याकरणमहाभाष्य 


स्वस्मिन्‌ पितरीति। सम्बन्धाच्च गस्यते या यस्य माता यो यस्य पितेति। 
पवमिहापि आदिरन्त्य इति सम्वन्धिशाब्दावेतौ । तत्र सम्बन्धादेतद्‌ 
गन्तव्यम्‌ । यै प्रति य आदिरन्त्य इति च भवति तस्य ग्रहणं भवति 
खस्य च रूपस्यति । 





इस सेझ्षी का निर्देश स्पष्ट हो जायगा । अर्थ होगा--अन्तिम इत्सेज्ञक के साथ 
जो क्षादि वर्ण तरह अपने मध्यगामी चणो का तथा स्वरूप का संशा या 
ग्राहक होता है। संज्ञाभूत आदि अन्त्य वणा में स्वरूप भी आदि का ही लिया 
जायगा, अन्त्य का नहीं। वद्द तो संज्ञी के प्रत्यायन में उपक्षीण होकर स्वये 
निवृत्त हो जायगा । इस प्रकार तन्मध्यस्य इस संज्ञी के निर्देश से अन्य संज्ञा 


सूत्रों के समान इस संज्ञा सूत्र की रचना हो जायगी तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो 
च 
जाता है । 


अथवा आदिरन्त्येन सहेता यही सूत्र रहने दीजिये । सम्बन्धी शब्दों 
के समान वहां भी संज्ञी का निर्देश स्वयं समझ लिया जायगा। जैसे--माता 
की आज्ञा माननी चाहिये । पिता की सेवा करनी चाहिये इन वाक्या में माता 
पिता ये सम्बन्धी शब्द हें । यहां अपनी माता या अपने पिता इस प्रकार 
अपना शब्द न लगाने पर भी माता पिता के सम्बन्ध से यह बात समझ ली 
जाती है कि जो जिसकी माता या जो जिसका पिता है उसको उसकी भाजा 
माननी या सेवा करनी चाहिये। इसी प्रकार यहां भी आदि भोर अन्त्य ये 
दोनों सम्बन्धी शब्द हैं। वहां सम्बन्ध से यह बात जान ली जायगी कि जिसके 
प्रति जो आदि अन्त्य हो सकता है वह यहाँ संज्ञी है। आदि और अन्त्य ये 
समुदित संज्ञा अपने मध्यगत संज्ञियों का आक्षेप स्वय॑ करा देगी। उससे 
अन्त्य इत्सज्ञक सहित आदि वणे अपने मध्यवदी वणी और अपने स्वरूप 
का ग्राइक हो जायगा ।? 

RRO SSNS य ३८:५०: ८: 

१. यद्यपि भाष्यळर तथा वार्तिककार ने इस प्रत्याहारसंज्ञा विधायक सूत्र 
मै संज्ञी के निर्देश के लिये उचित शङ्का उठा कर उसका समाधान कर दिया है 
तो भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट दीख रहा है कि संज्ञी निर्देश कें 
विना इस सूत्र का अर्थ सर्वथा अस्पष्ट रहता है । आदिरिता सह तन्मध्यस्य इस 
न्यास में कितना लाघव तथा अर्थ गौरव हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह वार्तिककार 
कात्यायन का वार्तिक सून्नकार पाणिनि के इस सूत्र से वस्तुतः अधिक स्फुट है । 


नवम भाहिक ७१५३१ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १।१।७२॥ 


इह कस्मान्न भवति | इको यणचि । दध्यत्र मध्यघ । 
अरुतु। अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीन्यन्त्यस्य भविष्यति | 


> 


नेवे शक्यम्‌ । येऽनेक्राल भादेशास्तेषु दोषः स्यात्‌-'एचोऽयचा- 
याव इति। 


नेप दोपः । यरथेच प्रक्तितम्तदन्तविधिर्भवति एवमादेशतोऽपि 
भचिप्यति | तज्रेंजन्तस्यायाद्यन्ता आदेशा भविष्यन्ति । 


यदि चे छचिद्‌ बेरूप्यं तत्र दोपः स्यात । ब्र्ोदकम्‌ । ब्रह्द्रः । 


यहां दध्यत्र, मचन मे यण्‌ करन चाले शको यणि मे येन विधिरतदन्तरय 
सूत्र से नदन्तविध क्यों नहीं होती? तदन्तविधि होकर रेगन्त के स्थान में 
यण हो अजादि परे रहत ऐसा अनै हो जाना चाहिये। अचि मे सप्तमी होने 
से यस्मिन, विधिस्तदादावलग्रहणे से तदादिविधि होकर अजादि अर्थ हो जायगा । 


हो जाव । अलोन्त्यस्य के नियम से इगन्त दधि मधु शब्दों के अन्त्य इकार 
उकार के स्थान में यण्‌ हो जायगा। 


ऐसा नहीं हो सकता । इको यणचिम दोपन सही । परन्तु जा भनेकाळ 
आदेश्च हैं तदन्तविधि मानने पर उनमें दोप हो जायगा। जेस--एचोय याव! 
यहां अय्‌ अव्‌ आदि आदेश अनेकाल्‌ दे । एचोऽयवायाव से तदन्तविवि होने 
पर एजन्त के स्थान में अयादि आदेश होंगे तो अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य के नियम 
से अलोन्त्य को बाच कर सर्वादेश प्राप्त होंगे। उस अवस्था मे चयनम्‌ के स्थान 
में अयनम्‌ यह अनिष्ट रूप प्राप्त होता हे । 


यइ कोई दोप नही । जैसे प्रकृति से तदन्तविधि होगी वैसे आदेश से 
भी हो जायगी सो एजन्त के स्थान में अयायन्त आदेश होकर चयनम्‌ यही 
छुद्ध रूप रहेगा । प्रकृति=स्थानी । 


यदी इस प्रकार प्रकृति और आदेश दोनों में तदन्तविधि मानने से 
कही शब्द में विरूपता आ जायगी तो वहां दोष प्राप्त होता है। जसे--न्रह्मद्रः । 
ब्रह्मोदकम्‌ । यहां आद्गुणः से होने वाले गुण एकादेश में पूर्व पर दोनों में 
तदन्त तदादिविधि हो जायगी तो सूत्र का अर्थ होगा--अवर्णांन्त समुदाय से अजादि 
समुदाय परे रहते पूते पर के स्थान में गुण एकादेश होता है तो भवणांन्त 


७१३ व्यार्करणमदामापय 


अपि चान्तरङ्गवदिरङ्गे न प्रकल्पेयाताम्‌ । तत्र को दोषः। स्योनः 
स्योना । अन्तरङ्गलक्षणस्य यणादेशस्य वहिरहलक्षणो गुणो वाधकः 
प्रसज्येत । ऊनशब्दमाश्रित्य यणादेशो नशब्दमाध्चित्य गुणः । 


~ > क 
अळविधिइच न प्रकरपेत । द्योः पन्थाः ख इति। तस्मात्‌ 'प्रकृते 
तद्रन्तचिधिरि'ति वक्तव्यम्‌ । 





समुदाय ब्रह्म से परे अजादि समुदाय इन्द्र उदक के रहते पूर्वे पर के स्थान 
में गुण होकर ए ओ रूप ही सुनाई देगे । 


इसके अतिरिक्त सवत्र तदन्तवि ध मानने पर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भी सिद्ध 
नहीं हागे। वे भी गइबडा जाथेंगे। जो अव अन्तरङ्ग है वह तदन्तविधि 
होने से बहिरङ्ग दो जायगा और जो बहिरङ्ग है वह अन्तरङ्ग हो जायया । वहां 
कया दोष है? स्योन, स्योना ( सिवू-न ) यहां अन्तरङ्ग यणादेश को वाध कर 
वहिरद्द छघूपधगुण होने लगेगा । सित्र धातु से औणादिक न प्रत्यय परे रहते 
रघूपधगुण, लोपो व्योर्वलि से वकार का लोप, और च्छवों दाड़चुनासिके च मे 
वकार को ऊठू आदेश ये तीन कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं । उनमें उठू आदेश 
वलोप को अपवाद होने से और लघृपधगुण को अन्तरङ्ग दोने से बाथ लेता द्दै। 
ऊटू करने पर सिऊ-न इस अवस्था में लघूपघगुण और यणादेश प्राप्त होते 
हैँ। अव तो इको यणचि इस यणादेश के अन्तरङ्ग होने से लघूपघगुण को बाघ 
कर पहले यण्‌ दो जाता ह । स्यू बनने पर साद धातुक गुण होकर स्योनः बन 
जाता हे। किन्तु इको यणचि में तदन्त-तदादिविवि मानने पर इगन्त के स्थान 
में जजादि परे रहते यण्‌ होगा तो सिऊ-न इस स्थिति म अनादि ऊन इब्द 
को सान कर मि को यण प्राप्त होता है और न डाब्द को निमित्त मान कर सिउ 
को लघूपघगुण प्राप्त होता हे । दोनों में गुण के अन्तरङ्ग हो जाने से बहिरङ्ग 
यण को वाध कर पहले लघूपधयुण हो जायगा तो अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


सर्वत्र तदन्तविधि मानने पर झअळविधि भी नहीं बनेगी। यौः पन्थाः 
( दिवू , पथिन्‌, तद्‌-सु ) यहां दिव औत्‌, पथिमव्युञुक्षामात्‌, त्यदादीनामः से 
होने वाले यथाक्रम औ, आ, अथे आदेश अब तो अलोन्त्य परिभाषा के नियम 
से दिव के वकार, पथिन्‌ के नकार, तदू के ठकार के स्थान में होते है । किन्तु 
अलोन्त्यस्य सूत्र म भी तदन्तविधि होने पर सत्र का अर्थ होगा--जो षष्टी 
निर्दिष्ट ह उसका अन्त्य अल हे अन्त में जिसके ऐसे अन्त्य अळन्तससुदाय को 
शद्दोता ६। तब यौ आदि में अन्त्य अल के स्थान में आदेश न होकर 


नवस आहिक ७५४ 


न वक्तब्यम्‌ । येनेति करण पपा तृतीया। अन्येत चात्यस्य 
विधिर्वचति। तद्यथा देवदत्तस्व समाशं शरावरोदनेन च यक्षदत्तः 
प्रतिविघधत्त । तथा सत्रामं हसूयद्यरथपदातिभिः । पवमिहाप्यचा 
घातोर्यत विधत्ते । अकारेण प्रातिपदिकस्य इज विधत्ते । 


वेन विधिस्तदन्तस्थति चेद्‌ ग्रहणोपाधीना तउन्तोपायप्रसङ्ग. । 


येन विघिस्नदन्तरयेति चेवू शहणोपालीनां तद्न्तोपाधिताप्रसद्ठः । 


दिव आदि ब्त घरुन्तयद्ुदाच का भादेन प्राप्त होंगे तो भनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा] इस लि प्रश्‍त म तदन्तविधि कठनी चाहिये । प्रकव प्रस्तुत नर्थात्‌ 


नङ तद॒न्तविधि अभीष्ट हे उस प्रन्तत 1 ही तदन्तविधि होती हे 
समत्र नहीं होती ऐसा करना चाठिये । 


प्रकरण स तदन्तविचि कदने की आवश्यकता नटी । येन विधिस्तदन्तस्य 
यहाँ येन यह करण कारफ में तृतीया ह, कर्ता सम नहीं हे । करण कारक कती 
का साधक या उपकारक ठोता 81 लोक म अन्य से अन्य का कार्य हुआ करता 
हे। अस देवदत्त के घर होने वाळे सहभोज को यज्ञदत्त ओढन शकोरे आदि 
पदार्थों से तयार करता हे। अन्न के प्रति उसके सयाम को हाथी घोडे रथ 
तथा पदक सबारी ले तेबार करता हृ । येसे यहां भी अचो यत्‌ कहद कर अच्‌ 
साधन के द्वारा धात से चत विधान किया हं! यहाँ नच, धातु का विशेषण 
वन कर उसका उपकारक होता हे । उससे विशेषण में तदन्तविधि होती है 
यह बात सिद्द हो जाती हे । इसी प्रकार अत इज कह्‌ कर अकारविशेषण द्वारा 
प्रातिपदिक से इज बिधान दिग्या है । तो अकार प्रातिपदिक का विशेषण बनता 
है। जहां विशेष्य को किसी विशेषण से ब्रिशेपित किया जायगा वहाँ उस 
विशेषण म तढन्तविधि हो जायगी सर्वत्र नदी होगी यह वात सूत्र से ही 
निकल आती दे। उससे इको यणचि एचोऽयवायाव में इक आदि के विशेषण न 
होने से तदन्तविधि न होगी । जहां घात या प्रातिपदिक का कोई विशेषण 
या उपकारक होगा वहां विशेषण से तद॒न्तविधि होगी सर्वेत्र न होगी इस 
लिये प्रकृतें तदन्तविवि, कहने की कोई आवश्यकता नदी । 


येन विधिस्तदन्तस्य यद्ग सूत्र होने पर यह दोष हैं कि जो ग्रहण की 
उपाधियाँ हैं वे तदन्त की उपाधियां प्राप्त होती हैं । सूत्र में जो शब्द ग्रहण 
किया दे उसकी जो उपाधि एवं विशेषण हैं वे तदन्तविधि होने पर सूृन्नाग्रह्दीत 


७१९ व्याकरणमहाभाप्य 


थे ग्रहणोपाधयः ते तदन्तोपाधयः स्युः। तत्र को दोपः। उतश्च 
प्रत्ययाद्खंयोगपूर्वादि'ति असंयोगपूर्वत्रहणञ्लुकारान्तविरोषणं स्यात्‌ । 
तत्र को दोषः । असंयोगपूर्वत्रहणेन इहैव पर्युदासः स्यात्‌-अध्णुहीति। 
इह न स्यात्‌-आप्लुहि शक्नुहीति। तथा 'उदोष्ठयपूर्वस्यःति ओषछ्ठय- 
ूर्वग्रहणमृकारान्तविशेषणं स्यात्‌ । तत्र को दोपः। ओष्टठयपूर्वश्रहणेन 
इह प्रसज्येत! संकीर्ण संगीर्णमिति। इह च न स्यात्‌ निपूर्ताः पिण्डा 
इति । 


सिद्ध तु विशेषणविशेष्पयोयथेष्टवात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । यथेष्टं विशेषणविशेष्ययोर्यौगो भवति । 
यावता यथेष्टम्‌ इह तावढुतश्च प्रत्ययाद्संयोगपूर्वादिति नासंयोगपूर्व- 
ग्रहणेन उकारान्त विशेष्यते । किंतर्हि । उकार एव विशेष्यते । उकारो 


शब्द हूँ अन्त में जिसके उसकी उपाधियाँ प्राप्त होती हैं । वहाँ क्या दोष है । 
उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूवोत्‌ यहाँ असंयोगपूवात्‌ यह विशेषण अब तो सूत्र मे पठित 
उत. अर्थात्‌ उकार का हे । तदन्तविधि होने पर उकारान्त का हो जायगा तो 
असंयोगपूवग्रहण से अदणुहि, तक्ष्णुहि ( अक्ष, तक्ष-्नु-लोद्‌ सिप्‌ ) यहां ही दिलुक्‌ 
का निषेध हो सकेगा। आग्नुहि शक्नुह ( आपू , झाक्‌-र्नु-लोट्‌ सिप्‌ ) मे न हो 
सकेगा । क्योकि अक्ष्णुहि में उकारान्त इनु प्रत्यय से पू क्ष का संयोग है । 
किन्तु आग्नुहि में उकारान्त इनु से पूर्व केवल आपका पकार हे, वह संयोग 
नहीं हे। उकार से पूवे भयोग मानने पर तो दोनों जगह संयोग पूर्व 
म हो जाने से हिलुक का निषेध सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार उदोष्टयपूर्वेस्य 
से ओष्टयपूवे यह विशेषण अब तो सुत्रपठित ऋकार का हे । तदन्तविधि 
होने पर ऋकारान्त का हो जायगा तो सकीर्णम्‌ सगीर्णम्‌ ( सम्‌ कु ग-क्त ) 
हाँ इत्व प्राप्त होगा । क्योंकि क्रकारान्त कु ग से पूर्वे सम्‌ का सकार 
ओष्टयवर्ण पूव में हे । किन्तु निपूर्ताः (नि प-क्त ) यहां ऋकारान्त पु से पूर्व 
नि का इकार भोष्टयवण पूर्व में नहीं हे, इस लिये यही उत्व न ददो सकेगा। ऋकार 
से पूव ओष्ठयवर्ण मानने में तो निपूर्ताः में उत्व हो जायगा। सेकीणम्‌ में 
नही होगा । 
विशेषण ओर विशेष्य का सम्बन्ध यथेष्ट होने से उक्त दोष न होगा । 
जव विशेषण विशेष्यभाव हमारी इच्छा के अधीन है तो हस उतदच प्रत्यया० म 
असंयोगपूर्व ग्रहण को उकारान्त का विशेषण न बना कर उकार का ही विशेषण 
बनायेंगे। सूत्र का अथ होगा-- असंय.गपू्वक जो प्रत्यय का उकार तदन्त भन्न 
से पर हि का लुक होता हे । उसले अक्षणुहि और आप्नुहि दोनों जगह 


नवस अहिक ७१५ 


योऽसंयोगपूर्वस्तदन्तात प्रत्ययादिति । तथा डदोप्ठधपूर्वस्येति 
नोष्ट्यपूर्वत्रहणेत ऋकारान्त विशेष्यते। ब्रद्कारान्तो यो धातुरोष्ठयपूर्व 
इति! कि तहिं। तकार एवं विशेष्यते। ऋकारों य ओछ्ञपूर्वस्त- 
दन्तस्य घातो रिति । 


समासप्रत्ययविधो प्रतिपवः | 


समासबिधी प्रत्ययविधी च प्रतिपेधो चक्तव्यः। समासविधी 
तावत्‌ । द्वितीया श्रितादिभि. समस्यते । कष्टश्रितः । नरकश्रितः। कष्ट 
परमश्चित इत्यत मा भूत्‌ । प्रन्ययविधीा । नडस्यापत्ये नाडायनः । इह 
न भवति । स्‌त्रचइस्थापत्ये संभनाडिः । 


क्षिप्रचिनेपेण ? 





उकार से पूर्व संयोग दने से हि का छुक नहीं होगा । उदोष्ठयपूवस्य में भी 
हम नषोष्टयपूर्येमठण फो ऋकारात्त का विशेषण न बना कर ऋकार का ही 
बनायेगे तो सूत्र का अर्थ दागा--ओएग्खर्ण हे पूर्व मे जिसके ऐसा जो ऋकार 
तदन्त धातु को उच्च होता हे । उससे निपूर्ताः मे उक्त हो जायगा । संकीणमू 
संगीणम्‌ मै नहीं होगा । 


समासविधि और प्रत्ययविधि में तदुन्तप्रहण का निपेध कहना चाहिये। 
समासविधि से जैसे -- द्वितीया श्रितातीतपतित० सूत्र से द्वितीया सुबन्त का 
श्रित आदि सुवन्तो के साथ तत्पुरुष समास होता हे । वह कटं श्रित. कश्श्रितः 
नरकं श्रितः नरकश्चित, यहाँ केत्रल श्रित के साथ हो जायगा किन्तु कष्टं परम- 
श्रितः यहां श्रितान्त के साथ न द्दोगा। समास न होकर कष्ट परमश्रित. यहद 
वाक्य ही रह जायगा। प्रत्ययविधि में जैस--नडस्यापत्यं नाडायन. । यहाँ 
नडादिभ्यः फक्‌ से सोत्रापत्य में विधीयमान फक्‌ प्रत्यय केवळ नड से तो 
हो जायगा परन्तु सूत्रनड यहां नठशब्दान्त से न द्ोगा। तो सूत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडिः यद्वां फक्‌ न होकर अत इन्‌ से इन्‌ हो जाता है। अनुशतिकादीना च 
से उभयपद वृद्धि हो जाती है । 


क्या सामान्य रूप से सभी प्रत्ययविधियो मे तदन्तविधि का निषेध 
होता हे? 


७१६ व्याकरणमहाभाष्य 


नेत्याह । 
उगिद्रर्णग्रहणवजेस्‌ । 


उगिद्ग्रहणं वर्णग्रहणं च वर्जयित्वा । डगिद्श्रहणम्‌ 'डगितश्च'। 
भवती । अतिभवती । महती अतिमहती । वर्णश्रहणम्‌ अत इन्‌ । दाक्षिः 
प्ळाक्षिः । 


अर्ति चेदानी कश्चित्‌ केवलोऽकारः प्रातिपदिकं यदर्थो विधिः 
स्यात्‌ । 


नहीं । उगिदूप्रदण और वर्णग्रहण वाली प्रत्ययविधियो को छोड़ कर। 
उगिद्ग्रण जैसे-उयितम्च से विधीयमान डीपूप्रत्यय भवती यद्वां डवतु 
प्रत्ययान्त भवतु शव्द से तो होता ही हें । तदन्तम्रहण होकर अतिभवठु से 
भी हो जायया तो अतिभवती वन जाता हे । अतिगयिता भवती अतिभवती । 
भवन्तम्‌ अतिक्रान्ता अतिभवती । उभयथा समास इष्ट हैं। शतृ प्रत्ययान्त 
हती मं जैसे डीप होता है वैसे तद्न्तम्रहण होकर अतिमहती से भी हो जाता 
है । महान्तमतक्रान्ता अतिमहती यह प्रादि समास हे । उगितऱच सूत्र में 


he 


अनुपसर्जनात्‌ का अधिकार न होने से उपसर्जन मे भी डीप्‌ हो जाता है ।? वर्णग्रहण 


जेसे--अत इन्‌ सूत्र के उदाहरण दाक्षि. प्लाक्षिः हें 1 (दक्षस्य प्लक्षस्य 


अपत्यस्‌ ) यहाँ अतइन्‌ सूत्र सें अत यह अकार वर्ण का ग्रहण है। उसमें 
तदुन्तविधि हो जायगी तो अकारान्त दक्ष प्डक्ष शब्दों से इन्‌ होकर दाक्षिः 
प्लाक्षि चन जाते हैं । 


क्या कोई अकेला अकार रूप प्रातिपदिक भी हे जिसके लिये अत इन्‌ 





१. जो सहत्‌ शब्द का गौराढिगण मे पाठ मानते ह उनके मत में महती 
में डीप्‌ होने पर भी अतिमदती में डीयू नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वहा 
अचुपसमनाव का अधिकार होने से उपमर्जन में डीयू न होया। उगितश्च से 
विधीयमान डीप्‌ तो उउसर्जन से भी हो जायगा। वहा अडुपसर्जनात्‌ का अधिकार 
नहीं हे। वरठुत गोरादिगण में सत्‌ अब्द का पाठ प्रामादिक है इसमें शतुरजुमों 
नद्यकाढी पर कहा गया बृहन्मइतोरपसंख्यानस्‌ यह स्वरविपयक वार्तिक ही 
जापक हें । अन्यथा डीपू होने पर नदी को उदात्तस्वर स्वत सिद्ध था उसके 
लिये महत्‌ आब्द का उपसंख्यान करना व्यर्थ है । इस लिये थतिमइती के समान 
महती में भी डीपू ही करना इष्ट है। डीप नहीं। 





नवम भलाहिक ७९७ 
अस्तीत्याह ' अततेर्डः, अः । तस्यापत्यम्‌ इः । 
अकच इन+्रत सत्रनामाब्ययघाताविचाबुपसख्यानम्‌ । 


अकजवतः सर्यनामाव्ययविधो इनस्यतो घाहुचिधाबुपसंख्यानं 
कर्तन्यम्‌ । अकज्यतः--सर्वक्रे । विरवके । अव्ययबिधो--उच्चकेः नीचकेः । 
इनस्पतः- भिनत्ति छिनित्ति ! 


MN Se ४८ > SX ४9 ऑसनीजजल 


सूत्र चरितार्थ हो सकता ७ यद्धि नही ता स्त्रयमेग अकारान्त प्रातिपदिक 
टिया जायगा उसके लियै परणप्ररण से तदन्तपिथि का वचन कहना च्यर्थ दं । 


Po 








४1 अकेला अकाररुप प्रातिपदिक भी ६। जिसके लिये अत इन्‌ सूत्र 

रन्‌ विधान चरितार्थं हो सकता दे । असे - अततेठः अः । तरयापत्यम्‌ इः । 

जत धातु सड प्रत्यय करके अ घनता हे। उस अ इछद से अपत्य भर्थ मे 

इन्‌ होकर 2 बन जाता दद । यस्थेतिच से म शब्द का लोप होकर इन 
प्रत्ययमाज दोप रइना हु । 


अकच चलिः शब्द की स4नाग भोर अव्ययसंज्ञा करने मे तदन्तविधि 
कहनी चाहिय । आर इनम्‌ वाले शब्द की घातुसशा करने मे तदन्तविधि 
कहती चाहिय । अकच्‌ वाले की सर्वनामसंज्चा मे जेसे--सबके विइवके । अज्ञातः 
सवे; से । यहां सर्व शब्द से अज्ञातादि अर्थ म अव्ययमर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः 
से अफ्रच्‌ हुआ हि। बद सर्व की टिसे पूर्व होने से सर्व के मध्यमे आ गया 
है।यह सवेक शब्द न तो सर्व ही दे और न सर्वशब्दान्त है | दं'नों से विलक्षण है । 
इसे तदन्तविधि से सर्वशब्दान्त मात कर सवोदीनि सवनामानि से सर्वनाम संज्ञा 
हो जायगी तो जसः शी से जस मे शी द्दोकर सर्वके विश्वके बन जाते हे । 
अव्ययविधि में जेसे--उच्चक्रै नीचकेः। चढाँ भी उच्चे नीचेस्‌ भव्ययों से 
अव्ययसर्वनाम्नाम्‌० से टि से पूव अकच हुआ हे । उच्चकेस्‌ शब्द न तो उच्चैस्‌ 
हैं ओर न उच्चेम्‌ शब्दान्त है। तदन्तविधि से उच्चैस्‌ शब्दान्त सान कर 
स्वराद्निपातमव्ययम्‌ से अच्ययसंज। सिद्ध दा जाती हे । इनम्‌ वाळे की घात 
संज्ञा मे जेसे--भिनत्ति छितत्ति। यहा भिदू छिद धातुओं से लर्‌ में तिपू 
परे रहते इनम्‌ विकरण हुआ हे । चह मिदचोऽन््यात्‌ पर के नियम से भिद्‌ 
छिदू के अन्त्य अच्‌ से पेरे होकर भिनदू छिनदू ऐसा बनता हे । यह भिनदू 
नतो सिद हे और न ही भिद्‌ गब्दान्त है। तदन्तविधि से भिदू शड्दान्त 
सान कर धातु संज्ञा हो जायगी तो धातोः से अन्तोदात्त स्वर सिद्ध हो जाता 





७१८ व्याकरणमहाभाष्य 


कि पुनः कारणं ल सिध्यति । 

इह तस्य वा ग्रहणं भवति तदन्तस्य वा। न चेदं तत्‌ । नापि 
तदन्तम्‌ । 

सिद्ध तु तदन्तान्तवचनात्‌ । 

सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । तदन्तान्तवचनात्‌ । तदन्तान्तस्येति 
वक्तव्यम्‌ । 

किमिदं तदन्तान्तस्येति । 

तस्यान्तः तद्न्तः। तदन्तोऽन्तो यस्य तदिदं तदन्तान्त, तदन्ता- 
न्तस्येति । 


ख तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः । 





है। यहाँ इनम्‌ प्रत्यय होता हुआ भी मित्‌ होने से आगम दे। इस लिये 
आगमा अनुदात्ता भवन्ति इस परिभाषा से प्रत्ययस्वर की वाधा होकर यदद 
अनुदात्त रहेगा तो सतिशिष्ट धातुस्वर ही एष्टव्य होगा । यदि धातुस्वर को 
वाथ कर यहां सतिशिष्ट इनम्‌ प्रत्यय का स्वर ही एष्टव्य माने तो अभिन' 
( भिनद्‌-रडू सिप्‌ ) यहां लङ्‌ से सिप्‌ परे रहते दश्च से दकारान्त धातु को , 
विधीयमान स्त्व करने के लिये भिनद की धातुसंज्ञा सर्वथा आवश्यक है । 


क्या कारण है जो अकच वाले और इनम्‌ वाले शव्द की उक्त संज्षार्ये नहीं 
सिद्ध होती ? 
e ~ ON 
यहां या तो उस पठित शब्द का ग्रहण होता है या तदन्त का। ( वह दें 
अन्त में जिसके उसका ) अकच और इनम्‌ वाला शब्द नतो वह है और न 
तदन्त हं । 
येन विधिस्तदन्तस्य की जगह येन विधिस्तदन्तान्तस्थ कहने से उक्त दोष 
न होगा । 
हृ तदन्तान्तस्य क्या हे । 
उस शब्द का अन्त ततरन्त हुआ । वह है अन्त मे जिसके वह 
तदन्तान्त होगा। सय शब्द्‌ का अन्त अकार ह | वह अकच वाले सर्वक शब्द 
के अन्त से हे ही। भिदू का अन्त दकार हे। वद्द मिनदू के अन्त में है ही। 
इस प्रकार अकच्‌ वाले भोर इनम्‌ वारे शब्द में भी उक्त सद्चाय सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर येन विविस्तदन्तान्तस्य ऐसा सूत्र बना देवे । 


नवम नाहिक ७१५ 


न कर्तव्य: । उत्तरपद्छोपोष्च द्रष्टव्यः तद्यथा उष्टूसुखमिव 
सुखमस्य उप्ट्रसुखः । खरमुखः । एवमिहापि तदन्तः अन्तो यस्य 
सो$ये तदन्तः तदन्तस्येति । 


तदेकदराविन्नानादा सिद्धम्‌ | 


देकदेंगविज्ञानादव पुनः सिद्धमेंतत्‌। तदेकदेशभूतरतद्‌प्रहणेन 
ग्रहाते । तद्यथा गङ्गा यमुना देवदत्तेति। अनेका नदी गङ्गां यमुनांच 
प्रविष्टा गङ्घायमुनाग्रहणेन ग्रह्मत। देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ताग्रहणेन 
गृह्यत । 


चिपम उपन्यालः । इह केचिच्छब्दा अक्तपरिमाणानामर्थानां 
चाचका भवन्ति। य पत संख्याशवब्दाः परिमाणशब्दाश्य । पञ्च 
सप्तति । एकलाप्यपाये न भवन्ति। द्रोणः खारी आढकमिति नेवा- 
थिफे भवन्ति न न्यूने । केचिद्‌ यावदेच तद्‌ भवति तावदचाइुः। 
य पते जातिदाच्दा शुणशाब्दादच | तले शतमिति । खार्यामपि भवति 
डरोणपि। डाक्छो नीलः कृष्ण इति हिमवत्यपि भवति चटडकणिका- 
मात्र५पि द्रव्ये । इमाइचापि संज्ञा अक्तपरिमाणानामर्थानां क्रियन्ते ताः 
केनाधिकस्य स्युः | 


~ २-५ >> 








कोई आचद्यक्रता नहीं । येन विविस्तदन्तस्य मे उत्तरपद अन्त शब्द 
का लोप हुआ समझिये। जेसे उप्ट्रमुखमिच सुखं यस्य स उष्ट्मुख, खरमुख' 
यहां उऱ्टमुख के उत्तरपद मुख का लोप होता हे वैसे यहां भी तदन्त शब्द 
के उत्तरपद अन्त शब्द का लोप हो गया हे । उससे तदन्तान्त का ही अर्थ 
निकल आयगा । 


र 


अथवा तदेक्रेशभूतस्तदमअ॒हणन गृप्रते इस परिभाषा से दोष न होगा । 
इस परिभाषा का अर्थ है जो जिसका एकदेश पव अवयव बना होता हे वह 
उसके ग्रहण से शृहीत हो जाता है । जेसे गड्डा यमुना देवदत्ता इन उदाहरणों 
में देखिये । अनेक नदियाँ गन्ना यमुना मे मिलने पर गन्ना यमुना कहलाती 
हें। देवदता स्त्री मे स्थित गर्भ देवदत्ता कहलाता है। वहां सर्व मै स्थित 
अकच ओर भिदु मे स्थित इनम्‌ भी सर्व एवं भिद्‌ के ग्रहण से गुहीत हो 
जायेंगे । 

यह च्टान्त ठीक नहीं। यहाँ कुछ शब्द निश्चित परिमाण वाले द्रव्य 
के वाचक होते हैं। जैसे जो ये संख्या शब्द या परिमाण शब्द हैं। पांच या 


७२० ब्याकरणर्मइर्भाण्य 
2 © र ~ रि ७. कक कदेशाभूतं ha क 
एवं तस्याचार्यप्रदत्ति्ञापयति--तदेकदे तद्श्रहणेन गृह्यते 

इति । यदयं नेदमदसोरकोरि ति सककारयोरिदमदसो; घ्रतिपेघं शास्ति । 
कर्थं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? 

इदमदसोः कार्यस्ुच्यमानं कः प्रसङ्गो यत्‌ सककारयोः स्यात्‌ । 


कै 


पच्यति त्वाचार्यस्तदेकदेशभूत॑ तद्‌त्रहणेन ग्रह्मत इति ततः सककारयोः 
प्रतिपर्ध जास्ति । 


कालि पुनरस्य योगस्य प्रयोजलानि ? 





सात इन संख्या ब्दो से एक भी संख्या कम होने पर पांच या सात नही 
रहते । द्र,ण=' १६ सर ) खारी ( ६४ खेर ) आढक ( ४ सर ) ये परिमाण ऋब्द 
हैं। जा अपने निश्चित परिमाण से नतो अधिक मे प्रयुक्त होते हैं न न्यून में । 
कुछ ऐसे शव्द होते हँ जो अधिक या न्यून जितना भी हो उस सब में प्रयुक्त 
दा जाते ६। मैस जो ये जाति«ब्द या गुणगव्द हैं। तेल्या घी थे जातिवाचक 
शब्द द । ये चाहे खारी भर तेळ दा या द्रोण भर हो दोनों में समान रूप से 
व्यवहृत हाते हें | सफेद काळा नीळा ये गुण वाचक शब्द हैं। ये भी चाहे 

सफेद द्वो या वटवृक्ष का वीकरण सफेद हो दोनो मे समान रूप 
से प्रयुक्त होते हें । यद्वां व्याकरण शास्त्र में ये सर्वनाम आदि संज्ञाय भी 
निरिचित परिमाण वाळे दाट्दो की, की जाती हैं घे अधिक की केसे हो सकती 
दव । सर्वनाम्रसंशक सर्वाडियण मे सरै शब्द का निश्चित परिमाण है । सबैक 


को सवे केसे समझ सम्त दँ । इसी प्रकार भिनद को भिदू नहीं समझ सकते । 


अच्छा तो आचार का व्यवहार इस वात का ज्ञापक है. कि तदेकदेश भूत- 
स्तदूग्रहणन गृह्यते यह परिभाषा होती हे । यह जो नेदमदसोरको में अकोः कह 
कर कफारभिन्न इदम्‌ अदस्‌ से परे मिस को ऐस्‌ का निषेध किया है उससे यह 
वात सिद्ध होती हे । 

नेडमदनोरकोः म अक्रोः केसे ज्ञापक हुआ ? 


केत इदम्‌ अदस्‌ का कहा हुआ कार्य ककारसहित इदम्‌ अदस्‌ को प्राप्त 
हो सकता हे । किन्तु आचार्य देखते है कि जो जिसका एकदेश या अवयव वन 
जाता दद बह उपक ग्रहण से ग्रुहीत द्रो जाता ह तो अकच्‌ खहिंत इदम्‌ अदस 
भी इदम्‌ अदस्‌ के अहण से गृडीत होते दें । उनमे परे भिस को ऐेस्‌ रोकने 
के लिये अकोः थह प्रतिपेध करते दें । 

इस सूत्र के कया प्रयोजन हें ? 


भवस साह्विक ७२१ 


प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम। 


सर्वे परमसर्च । विएवे परमचिञ्वे। उच्चेः परमोच्चैः। नीचेः 
परमनोचरिति । 


उपपदतिधो भयाट्यादिग्रहणम्‌ । 


प्रयोजनम्‌ । भर्यकरः। अभर्यकरः। आढ्यंकरणम्‌ । स्वाळ्यं- 
करणम्‌ । 


डी [ब्धि' घाव 
डाब्विधाबुगिदूग्रहणम्‌ । 
प्रयोजनम्‌ । भवती अतिभवती । महती अतिमहती । 
प्रतिषेवे स्वखादिग्रहृणम्‌ । 
प्रयोजनम्‌! स्वरसा | परमखसा । दुहिता | परमदुहिता । 


ति कति म 


सबैनाममेज्ञा थोर अव्ययसंज्ञा म तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन हे । 
जेसे--सर्वे यहां सर्वनामसंज्ञा दाकर जसः शी हो जाता हे वसे सर्वशब्दान्त 
परमभसर्वे मे भी हो जाता हे । उच्च. यहां जैसे स्वरादिनिपात० से अव्ययसंज्ञा 
होकर सुप्‌ का लक्‌ होता हे वैसे तदन्तविधि से उच्चैस्‌ गब्दान्त परमोच्चैस्‌ 
सेभीहोजाताहे! 

भय आढ्य आदि उपपद वाळे कृदन्ता में तदन्त का ग्रहण होना 
प्रयोजन द । जैसे भयेकरः यद्वां मेघर्तिभयेषु छन. से भय उपपद होने पर 
खच्‌ प्रत्यय होता है पेसे तदन्तविधि से भयशाब्दान्त अभय दाब्द उपपद 
होने पर भी खच प्रत्यय होकर अभयकरः बन जाता हे । आढयंकरणम्‌ मै जेसे 
आाढय उपपद होने पर आढ्य सुभग स्थूल० से ख्युन्‌ प्रत्यय होता हे वैसे तदन्त 
विधि से भाढय शब्दान्त स्वाढयं करणम्‌ से भी हो जाता है । 


उगितश्च से डीप्‌ करने मे तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन हे। भवती 


में जैसे उगितश्च खे ढीप्‌ होता दै वेसे तदन्तविधि से अतिभवती में भी हो 
जाता हे । महती के समान अतिमहती में भी हो जाता है । 

न पटू स्वल्लादिभ्य' खे ढीप्‌ निषेध में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन 
है। स्वसा में जैसे न पट्‌ स्व० से छीपू का निषेध होता है वैसे तदन्तदिधि 
खे परमस्वसा में भी हो जाता है। दुद्धिता की तरह परमदुदिता में भी दो 
जाता है । 


७२२ व्याकरणमहाभाष्ये 


अपरिमाणबिस्तादिग्रहणं च | 

अपरिमाणविस्तादिग्रहणं च डीपूप्रतिपेधे प्रयोजनम्‌ । 'अपरि- 
माणविस्ताचितकस्बल्येभ्यो न तद्धितळुकी'ति। छिबिस्ता द्विपरमविस्ता | 
त्रिबिस्ता त्रिपरमविस्ता । दृघाचिता द्विपरमाचिता । 

दिति । 

द्तिग्रहर्ण च प्रयोजनम्‌ । दितेरपत्यं देत्यः। अद्तिरपत्यमादित्यः । 

दित्यदित्यादित्येत्यदितिग्रहणं न कर्तब्य भवति । 
रोण्या अण्‌ । 
रोण्या अणू ग्रहणं च प्रयोजनम्‌ । आजकरौणः । सैं हिकरौणः । 





ङीप्‌ का निषेध करने वाले अपरिमाणविस्ताचितकम्वल्येभ्यो न तद्धिछकि 
इस सूत्र में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन है । जैसे द्विविस्ता द्वयाचिता यहाँ 
दवियुसमास में विस्त आचित शब्दों से परे तद्धित का लुक होने पर अपरिमाण- 
बिस्ताचित० से ढीपू का निषेध होता है वैसे तदन्तविधि से बिस्त आचित 
शब्दान्त द्विपरमविस्ता द्विपरमाचिता में भी हो जाता है । 


दिति शब्द में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन है । दितेरपत्यं दैत्यः । 
जैसे दिति शब्द से अपत्य अर्थ में दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः से ण्य 
प्रत्यय होता हे वैसे तदन्तविधि से दिति शब्दान्त अदिति से भी होकर आदित्यः 
बन जाता है । दित्यदित्या० सूत्र में अदिति ग्रहण भी नहीं करना पड़ता । तदन्तविधि 
से दिति शब्द से ही अदिति का भी ग्रहण हो जायगा । 


रणी शब्द से अण्‌ करने में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन है। रोण्या 
अदूरभवः रीण जैसे यहां केवळ रोणी शब्द ले रोणी इस सूत्र से चातुरारथिक 
भण्‌ प्रत्यय होता हे वैसे तदन्तविधि से आजकरौणः सेंहिकरौणः में भी हो 
आड 
जाता हे ॥ 


पपा ामान्न---न-व__. 
१. आजकरौणः सैहिकरौणः हाँ अनुशतिकादि के आक्वतिगण होने से 


उभयपद वृद्धि माननी चाहिये । अन्यथा आजकरोणः सेंहिकरोणः यह पाठ 
भाप्यसम्भत मानना चाहिये । सभी मुद्रित भाष्य पुस्तकों में उभयपद बृद्धि बाला 
ही पाठ उपलब्ध होता है । वह विद्वानों द्वारा विसय है । 


नवम आह्निक ७२३ 


तस्य च | 
\ > ८2 

तस्य चेति चक्तव्यम्‌ । राण; । 

[ed है कक आव ध्य बो”. # ७ > 
, के पुनः कारणेन सिध्यति। न तदन्ताच्च तदन्तविधिना सिद्ध 

Ne 
केवळाश्य व्यपदेशिवद्भावेन । 
हर 

व्यपट्रे दियद्भावोऽप्रातिपदिकेन । 

[क पुनः कारण व्यपदे शिवद्धावोऽघ्रातिपदिकेन । 

इह सूत्रान्ताट्टग्‌ भवति । दशान्ताड्ठो भवतीति केवलाडुत्पत्तिमा 
भूदिति । 

तदन्तम्रहण के साथ उस शब्द के अपने स्वरूप का भी ग्रहण होता ६ 
यह कहना चाहिये। उससे केवल रोणी शब्द से भी अण्‌ प्रत्यय होकर रौणः 
चन जाता दे । 

क्या कारण ह॒ जो रोणी आदि शब्दों में तदन्त के साथ उसके स्वरूप 
का भी ग्रहण नदी सिद्ध होता? क्या तदन्तविधि द्वारा रोणी शाब्दान्त से 
मर न्यपटेशिवद्राव द्वारा केवल रोणी को ही रोणीशब्दान्त मान कर केवळ रोणी 
से क्षण सिद्ध नहीं हो सकता ? 

असुख्य में सुग्व्यवत्‌ व्यवहार को व्यपदेगिवद्भाव कहते हैं । व्यपदेशिवद्धाव 
से रोणी को रोणीञब्दान्त मान कर उससे भण्‌ नही कर सकते। क्योकि 
व्यपदेशिव द्वावोऽप्रातिपदिकेन यह परिभाषा हे । इसका अर्थ है-प्रातिपदिक को छोड़ 
कर व्यपढेशिवद्धाव होता हे । अर्थात्‌ प्रातिपदिक से प्रत्यय करने में व्यपदेदि- 
वद्भाव नही होता। उससे केवल रोणी शब्द रोणीशब्दान्त की तरह नहीं माना 
जा सकता । केवळ से अण्‌ करने के लिये तस्य च यद वचन आवश्यक है । 





क्या कारण है जो प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव नहीं होता ? 

यहाँ कतूक्थादिसूत्रान्ताट्टकू इस सूत्र द्वारा सूत्र दाव्दान्त से ठक्‌ कहा 
हे । ओर तदस्मिन्नधिऊमिति दझान्ताइ इस सूत्र द्वारा दशन्‌ शब्दान्त से ड 
कहा हे उसका प्रयोजन यह हे कि केवळ सूत्र या दशन्‌ शब्द से ठकू या 
ड प्रत्यय न हो। यदि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धाव होवे तो केवल सूत्र या 
दशन्‌ शब्द को सी सूत्रान्त दशान्त मान कर उक्त प्रत्यय प्राप्त हो जाने चाहिये 
उस अवस्था में अन्तम्रहण च्यर्थ हे । यही अन्तम्रहण इस बात का ज्ञापक है 
कि प्रातिपदिक सें व्यपदेशिवद्घाव नहीं होता। 


१, भाष्य में कारण शब्द प्रयोजन चाची हें । 


७२४ व्याकरणमद्दासाण्य 
+ ~ i ~ ba 
नतदस्ति ज्ञापकम्‌ । सिद्धमत्र तदन्ताश्च तदन्तविधिना केवलाश्च 

व्यपदेशिवद्भावेन । सोऽयमेवं खिद्धे सति यदन्तग्रहणं करोति तज्न्नाप- 

यत्याचार्यः सुत्रान्तादेच दशान्तादेचति । 

नात्र तदम्ताइुत्पत्तिः प्राप्नोति । इदानीमेव ह्युक्ता समासप्रत्यय- 
विधी प्रतिषेध इति। 

सा तह्यपा परिभाषा कर्तव्या । 

न कर्तव्या । आचार्यप्रबुत्तिज्ञापयति भवत्यपा परिभाषा व्यपदेशि- 

च ट्कावोऽप्रातिपदिकेनेति | यदयं "पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च'त्याह । 





यह कोई ज्ञापक नहीँ । यहाँ सूत्र दाव्दान्त या दशन्‌ दाब्दान्त से तो 
तढन्तविधिद्वारा उक्त प्रत्यय सिद्ध दें। केवळ सूत्र या दनू से ब्यपदेदिव- 
द्वावद्वारा सूत्रान्त या दशन्‌-शव्दान्त मान कर सिद्ध हैं फिर जो दोनों सूत्रों 
में अन्तग्रहण किया हे वह इस वात का ज्ञापक है कि यहां सूत्रशाव्दान्त या 
दशन्‌शब्दान्त से ही उक्त प्रत्यय हो। केवल को व्यपदेशिवद्भाव से सूत्रान्त 
दशान्त मान कर न हो । 


उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण के बिना ता तदन्त से उक्त प्रत्यय प्राप्त 
ही नहीं होते । क्योकि अभी उपर कह चुके हैं समासप्रत्ययविधौ प्रतिपेधः। 
अर्थात्‌ प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदन्तविधि नहीं होती। इसी को दूसरे 
शब्दों में इस परिभाषा के नाम से कहते हैं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त- 
विधिनास्ति । जब प्रत्ययविधि मे प्रातिपदिक से तदन्तविधि का निषेध 
है तो उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण किये बिना सूत्रान्व या दशान्त से 
त्यय न होकर केवळ सूत्र या दशैन्‌ शब्द से प्राप्त दोंगे। वे केवळ से न 
बल्कि सूत्रान्त चा द॒गान्त से ही हों इस लिये वहां अन्तग्रहण करना सफल 
दो जाता है। उससे भी यदि प्रातिपदिक में व्यपदेदिवद्वाव द्वारा केवळ सूत्र 
या दरदान्‌ को भी सून्रान्त या दान्त मान कर उक्त प्रत्यय करना चाहें तो 
अन्तग्रहण सर्वथा व्यर्थ हो जाता दै। इस प्रकार इसी अन्तग्रहण से ये दोनो 
परिभापायं ज्ञापित हो जाती हैं कि--प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति 
छोर व्यपंदे शिवद्धावो5प्रातिप दिकेन । 


तो फिर व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन यह परिभाषा बना देवें । 


कोई आवश्यकता नहीं। झन्यत्र भी आचाय के व्यवहार से यह परिभाषा 


नवम आहिक ७२७ 
नतदस्ति शापकम्‌। अस्ति झन्यदेतस्य बचने प्रयोजनस्‌। किम्‌ । 
ख पूर्वा दिनि वक्ष्यामीति । 


यत्तहिं योगचिभागं करोति । इतरथा पूर्वात्‌ सपूर्वादिनिः इत्येव 
घृचात्‌ । 


कि पनरयमस्यैच शोषरुतस्य चेति । 
नत्याह । यघ्चानफ्रान्त यञ्चानक्रर्यते स्वस्यच शोपस्तस्य चेति। 


a नजर eer Ne oe Nr नाना, 
~ ~ = = SS Sees 





be रॅ 


ज्ञापित दो जाती हे । भाचाय्रे ने जो पूर्वादिनि , सपूर्वाच्च यह दो सूत्र बनाये दें 


वडी इस परिभाषा का ज्ञापक हे । यदि प्रातिपदिक मे व्यपदगिवद्धाव होता तो 
केवळ पूर्वशव्द का ही व्यपद्ेशिवद्धात्र से सपूवेक ( विद्यमानपूर्वक ) मान कर 
संपूवा्य सूत्र से ही केयळ पूय शब्द से भी इनि सिद्ध हो जाता । और पूर्वात्‌ 


यह च्य दोता ।* 

यड़ कोई ज्ञापक नदी । प्वादिनिः सत्र के पृथक बनाने का तो अन्य 
प्रयोजन हैं। क्या? यह कि आगे सपूर्वादिनिः ऐसा पढेगे उसमे पृवादिनिः 
के अभाव से विद्यमान पूर्वक पूर्वशब्द व्यतिरिक से भी इनि प्रत्यय होने 
लगेगा, जा अनिट होगा। पूवादिनि के रहने पर तो उसकी अलुद्ृत्ति होने पर 
विद्यमानपूरददक पूथ शब्दान्त से ही इनि होगा जिससे कृतपूर्वी ( कटम्‌ ) इत्यादि 
इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जायेंगे। अत पूवोत्‌ यह अंग व्यर्थ न होने से जापक नहीं 
दो सकता । 

पृवादिनि, के चनाने का यदि यही प्रयोजन हे तो योगविभाग किस लिये 
किया हे 1 फिर तो पुर्वादिनि, सपूर्वाच्च ये ढो सूत्र न वना कर पूर्णात्‌ सपूर्वादिनिः 
यह एक सुत्र बनाना ही पर्याप्त हे। उस एक सत्र से भी पूर्वी ओर छतपूर्वी 
यहाँ दोनो जगद उनि हो सकता हैँ। योगविभाग से स्पष्ट है कि केवल 
पूर्व को व्यपदेशिवद्धाव से सपूर्व न्हा माना जायगा। पृवोढिनि सूत्र केवल 
पूय से ही इनि करेगा । इष्ट हे कि विद्यसानपूर्वक से भी इनि द्दो। उसके 
लिये सपूर्वाच्च यद्द पृथक्‌ सूत्र बनाना सफल हो जाता है । 


तस्य च यह वचन क्या केवल रोणी शब्द के ही स्वरूपग्रहण के लिये दै ? 
नही। जो कहे जा चुके या कहे जायेंगे उन सभी के स्वरूपग्रहण के 
लिये तस्य च यह वचन है । 


१, पूवीदिनिः सूत्र में पूर्वात्‌ यह अंश ज्ञापक है । 


७२६ व्याकरणमहाभाष्य 
रथसीताहलेभ्यो यदूविधौ । 


रथसीताहलेभ्यो यद्विधौ प्रयोजनम्‌ । रथ्यः | परमरथ्यः । सीत्यं 
परमसीत्यम्‌ । हस्या परमहल्या । 


सुसर्वाधदिक्‌ शब्देम्यो जनपदस्य । 


सुसर्वार्धदिक्राव्दे भ्यो जनपदस्य प्रयोजनम्‌ । खु-खुपाञचालकः 
सुमागधकः | सवै--सर्वपाञ्चालकः खर्वमागघकः । अध-अधपाञचालकः । 
अर्धसाग धकः । दिकूशव्द-पूर्वपाञचालकः। अपरपाऽचाळकः । पूर्वमागधकः। 
अपरमागधकः । 


ऋतो वृद्विमाद्विधावबयवानाम्‌ | 


न कतोत्रद्धिमद्विघाववयचावां प्रयोजनम्‌ । पूर्वशारदम्‌। अपरशारदम्‌ । 
दाघम्‌ । अपरनेदघम्‌ । 





रथ सीता हल शब्दों से यत्‌ करने में तदन्त का अहण प्रयोजन हे । जैसे 
रथ्यम्‌ , सीत्यम्‌, हल्या यहाँ क्रम से तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ , नौवयोधर्मविषमूल- 
सूल०, मतजनहलात्‌ करणजल्पकपेषु इन सूत्रो से रथ सीता हळ शब्दों से यत्‌ 
होता हे वैसे तदन्तविधि से परमरथ परमसीता परमहरू से भी दो जाता हे । 


सु सबै अध दिक-शब्दों से परे जनपदवाची शब्द से प्रत्यय करने में 
तदन्त का ग्रहण प्रयोजन हे । जैसे पाञ्चालक: मागधक' यहाँ पन्चाळल मगध 
शब्दों से भव अर्थ में जनपदतदवध्योश्च से अलुवृत्त अश्रृद्धादपि बहुवचनविपयात. 
से बुस्‌ प्रत्यय होता है वैसे तदन्तविधि से सुपन्चाल सुमगध, सर्वपन्चाल, सर्वमगध, 
अवेपज्चाळ अर्धमगव, पूर्वपज्चाल, पूवेमगव शब्दों से भी हो जाता दै। इन सब में 


९ 2 ~ 
सुसर्वा बौज्जनपदस्य, डिशोऽमडाणम्‌ इन सूत्रों से यथाविहित उत्तरपद वृद्धि भी हो 
जाती है । 


अवयवाइतो- से होने घाली उत्तरपदबृद्धि में ऋतु के अवयवों का तदन्त 
ग्रहण से प्रयोजन है । पू्वेशारदम्‌ इत्यादि । जैसे शरदि भवे शारदम्‌ यहाँ संघिवेला- 
शृतुनक्षनेभ्योऽण से अण्‌ होता है वैसे दारद. पूर्वोऽवयत पूर्वशरत्‌ । यहां 
एकदेखि तत्युस्प् समास में शरत्‌ शब्दान्त से भी तदन्तविधि से हो जाता है 
निदाघे भवम्‌ नेटाघम। पूर्वेनिदाधि भवम्‌ यहाँ भी सन्धिवेला० से अण्‌ होकर 
पूवनेदाघम्‌ वन जाता हैं । इन सब में अवयवारतोः से उत्तरपद बृद्धि होती दै । 


नवम आहिक ७२७ 
ठञूविधौ संख्यायाः । 

ठञ्बिधो संख्यायाः प्रयोजनम्‌ । द्विपाषिकम्‌ ! पञ्चपाष्ट्रिकम्‌ । 
धर्मान्नञ: | 

धर्मान्नञ्ञः प्रयोजनम्‌ | घम चरति घार्मिक. । अधर्मं चरति आधर्मिकः। 

'अधमोच्चे'ति न वक्तव्यं भवति । 
पदाद्वाधिकारे तस्य च तदुत्तरपब्स्य च | 
पदाद्वाधिक्कार तस्य च तदुत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम | 


seh oe eee dee oe क nee 





किक has 


सेग्याया. मेन्चाय? घसूत्राग्ययनेपु इस सत्र से संख्यावाची शब्द से 
र्थ करने में नदन्त का म्हण प्रयोजन ह। असे पष्टि परिमाणमस्य पाटिकम्‌ 
यहाँ पि शाब्द से प्राग्वतीय व्य हाता एँ वैसे तदन्तविधि से द्विपष्टि से भी 
हो जायगा तं हिपाशिझम बन जाता है। संख्याया" सवन्सरसंस्यस्य च से यहाँ 
उत्तरपद वृद्धि भी हो जाती दे । द्विपष्टि इस तद्धिताथ द्विगु समास में हुए ठन्‌ 
प्रत्यय का अव्यवपूर्वद्विगोलगसेजायाम्‌ से छक तो नहीं होता। क्योकि तदस्य- 
परिमाणम्‌ में तदू यद पुन. समर्थव्रिभक्ति का जा निर्देश किया है उससे 
लक का अभाव ज्ञापित होता है। अन्यथा सोउस्यासवस्तबृतय, से सोऽस्य की 
अनुवृत्षि आ ही रही दै । फिर तदस्य कहना व्यर्थै है । 


नञ्‌ से परे धर्म शब्द से प्रत्यय करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
हैं। जैसे घन चरति धार्मिक. यदाँ धर्म शब्द से चरति अथे में ठक्‌ होता 
है चसे तदन्तविधि से नज पूर्वक अधर्म शब्द से भी हो जायगा तो आधर्मिकः 
बन जाता है । तदन्त का ग्रहण हो जाने से यह लाभ भी होगा कि अवमाच्च 
यह वार्तिक नदा बनाना पढ़ेगा | 


पदाधिकार और अङ्गाधिकार में उस पठित शब्द का तथा वदद पठित 
कार >» ~ hn न हि जन १ 
डद हे उत्तरपद में जिसके उसका भी ग्रहण होता दै ऐसा कइना चाद्य । 


यहां पदाधिकार शब्द से दोनों पद के अधिकार लिये गये हैं। एक तो 
पदस्य सूत्र से विहित अष्टमाध्यायस्थ पदाधिकार । दूसरा अछुगुत्तरपढे से विदित 
उत्तरपदाविकार । उत्तरपद में उत्तर शब्द का लोप करके उसे भी पदाविकार माना 
गया है । पह्ठाध्यायस्थ समस्त तृतीय पाद उत्तरपदाधिकार एवं पदाविक्रार यहां 


७२८ व्याकरणमहाभाष्य 
पदाधिकारे किं प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमिध्केषीकामालानां चिततूलमारिषु । 
इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु प्रयोजनम्‌ । इष्टकचितं 


चिन्वीत । पकेष्टकचितं चिन्वीत। इषीकतूलेन । झुब्जेषीकतूछेन । माल- 
भारिणी कन्या । उत्पलमाळभारिणी कन्या । 


अङ्गाधिकारे किं प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनं महदपूरवसृनप्तृणां दीधेविधो । 
महाब्‌। परममदान्‌। अप्‌- आपः तिष्ठन्ति स्वापस्तिष्ठन्ति । 
स्वस्-स्वसा स्वसारो स्वसारः । परमस्वसा । परमस्तखारी । परम- 


स्वलारः । नप्तृ--नप्ता नप्तारौ नप्तारः। एवं परमनप्ता परमनप्तारौ 
परमनप्तारः । 


पदू्युष्मदस्मदस्थ्याचनडुहो तुम्‌ ।' 
पद्भावः प्रयोजनम्‌ । द्विपदः पद्य । 
पदाधिकार में क्या प्रयोजन हे ? 


इष्टकेपीकामालानां चिततूलभारिषु इस सूत्र में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
। जैसे इष्टकाचितम्‌ इत्यादि मै चित आदि उत्तरपद परे रहते हस्व होता 
अ च. होने ~ ~ 9०० 
वस तठु त्तरपद का ग्रहण होने से पक्केष्रचितम्‌ आदि में भी हो जाता है । 
भड्राधिकार में क्या प्रयोजन दै ? 
महत अपू स्वर नप्तृ शब्दों को दीर्ध करने में तदुत्तरपद्‌ का ग्रहण 
_ जैसे ७ ७ ०० ~ 
प्रयोजन हे । जैसे महान्‌ यहा महत्‌ अङ्ग को सान्तमहत संयोगस्य से दीर्घ 
~ ७ २५ 
होता हे वेखे परममद्दान्‌ यहां महदुत्तरपद पद में भी हो जाता है । आपः स्वसा 
नप्ता यहाँ जस अपूतृनतृचूस्वस० से दीर्ध होता है वैसे स्वापः परमस्वसा 
परमनप्ता यहां तदुत्तरपद मे भी हो जाता हे । 
अङ्गाधिकार में पद्‌ आदेश, युष्मद्‌ अस्मद्‌ के आदेश, अस्थि आदि के भादेश, 
विवक्षित हे । अङ्गाधिकार तो अङ्गस्य से विहित षष्ठाध्यायस्थ चतुर्थपाद से लेकर 
सम्पूर्ण सप्तमाध्याय तक प्रसिद्ध ही है। 
१ यहाँ पद्युप्मदस्मदस्थ्यादि यह एक समस्तपद है, अनडुद्दः यह दूसरा 
असमस्त ~ क्ट > 
असमस्त एथक्‌ पद हे । ऐसा होने पर ही चुम्‌ का अन्वय अनडुद्दः के साथ ही होता है। 





नवम भाहिक ७९९ 
अस्ति चेढानी कश्चित्‌ केवळ पाच्छच्दो यदर्थो विधिः स्यात्‌ । 
तास्तीत्याह । 
एवं चर्दि अद्ञाधिकारे प्रयोजनं नास्तीति कृत्वा पदाधिकारस्य 

प्रयौजत्तमुक्तम्‌ । 'दिमकापिहतिपु च' । यथा पत्काषिणी पत्काषिणः | 
पव परमपत्कापिणी । परमपत्कापिणः । 


यदि पदाधिकारे पादस्य तदन्तविधिर्भवति । “पादस्य पदाज्या- 
तिमोषहतेछु' यथह्‌ भवति पादेनोपहतं पदोपहतम्‌ । अत्रापि स्यात्‌- 


दिर्यपादेनोपहले दिग्वपदोपहतम्‌ इति । 


मोर घनडुहू गब्द को जुम्‌ आगम ये तदन्त ग्रहण के प्रयोजन हें । पद्धाव 
जसे--डिपद्‌. पञ्च । यहाँ पाद शाव्दान्त द्विपाद शब्द को पाद, पत्‌ से पदू 
नाद हो जाता हे । टी पाडी यस्य न द्विपाद्‌ । चहुबीहि समास मे संख्यासुपूर्वस्य 


खे पाद आब्द के अन्त्य अकार का लोप होकर पादू वन जातादे। उसे शस्‌ 
सं पद होता हुं । 


क्या को! अकेला पादू शब्द भी हे जिसके लिये पादः पत्‌ यह सूत्र 
चरितार्थ हो सकता दो। यदि नहीं हे तो स्वयमेव उत्तरपद में पद आदेश 
होगा उसके लिये पदाप्लाविकारे तस्य च तहुत्तरपठस्य च इस वचन द्वारा 
पदूभाव प्रयोजन वताना च्यथ दै । 


नहीं है । अकेळा पादू शब्द कोई नहीं हे । 


इस लिये शड्टाधिकार मे यदि पद्‌ आदेश प्रयोजन नहीं है तो 
पदाधिकार में पदादेश का प्रयोजन कदा हुआ समझ लीजिये। हिमकाषिहतिषु 
च सूत्र से जैसे पत्क्रापिणो पत्कापिण यहाँ केवळ पाद शब्द को पवू आदेश 
होता है देखे पाइजब्टोत्तरपड परमपत्कापिणो परमपत्कापिण. यहां भी हो जाता है । 
हिमकापिहतिषु च यह सूत्र पष्टाध्यायस्थ तृतीय पाद के उत्तरपदाधिकार का है । 


यदि पदाधिकार से पाद शव्द से तदन्त का ग्रहण होता है तो जैसे 


पांदनोपहत॑ पदोपहतम्‌ यहाँ पादस्य पदाज्याति० से पद आदेश होता हे यैसे 
दिग्धपादेनोपहत यहाँ पादशब्दान्त से भी होकर दिग्थपदोपहतं बन जाना चाहिये ।' 


१. वस्तुतः हलन्त पदू आदेश करने में ही वातिक में पाद से तदन्तविधि 


७३० व्याकरणमेद्दाभाण्य 


एवं तहीड्राधिकार एव प्रयोजनम्‌ । 
नचु चोक्तं न केवछः पाच्छब्द इति । 
अयमस्ति पादयतेर प्रत्ययः पात्‌ | पदः । पदा । पदे । 


युष्सद्‌ अस्मदू । यूयम्‌ वयम्‌ । परमथूयम्‌। परमवयम्‌ । अस्थ्यादि | 
अस्थ्ता दध्ना सक्थ्ना । परमास्थ्ता । परमदच्ना । परमसकथ्ना । 
अनडुहो जुम्‌। अनड्वान्‌ । परमानड्वान । 


ठीक है । इस लिये पदाधिकार को छोड़ कर अङ्गाधिकार में द्वी पद्‌ 
आदेश प्रयोजन ससझिये । 


यह जो कहा था कि अकेला पाद्‌ शब्द कोई नदीं है जिसके लिये पद 
आदेश प्रयोजन वनता हा । 


अकेला पादू शब्द भी है देखियि--पादयतेरप्रत्ययः पादू । णिजन्त पादि 
धाठु से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते उपधावृद्धि और णिलोप होकर पादू बन जाता 
हें । क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता हे । अप्रत्यय =भविद्यमानः प्रत्ययः=क्कप्‌ 
आदि । पादू शब्द से शस्‌ आदि परे रहते भसंक्षा होकर पदू आदेश हो 
जायया तो पदः पदा पदे इत्यादि रूप वन जायेंगे। इस प्रकार पद्भाव प्रयोजन 
अङ्गाधिकार में बन जाता है । 


इसके अतिरिक्त युष्मद्‌ अस्मदू के आदेशो मे तदन्त का अहण प्रयोजन 
है। जैसे यूयम्‌ वयप यहां युष्मद अस्मदू को यूय वय आदि आदेश होते हैं 
वेसे परमयूयम परमवयम्‌ यहां तदन्त मे भी हो जाते हें । अस्थिद्धि० सूत्र से 
अनइ करने में तदन्त का ग्रदण प्रयोजन दे । 


~ 


जैसे अस्थ्ना दध्ना सक्थ्ना में केवल अस्थि आादि शब्दों से भसंज्ञा मे 
अनट्‌ होता है वैसे परमास्थ्ना आदि तदन्त में भी हो जाता है । 


अनडुह को नुम्‌ करने मे तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है । जैसे अनइवान्‌ 
म सावनडुददः से नुस होता है वेसे तदन्तम्रहण होकर परमानइवान मे भी हो 
जाता है । 





का प्रयोजन कहा हैं। अजन्त पद आदेश करने में नहीं कहा गया है इस लिये 
दिग्धपादेनोपइतम्‌ में पाठशब्दान्त से पद आदेश दी प्राप्तिशड्डा ही अनुपपन्न है । 


नत्रम भाहिक ७३१ 


युपाथेमयिपुगोसालिचतुरनइत्त्रिप्रहणम्‌ | 


प्रयोजनम्‌ । घा; ' सुच्चा: । पर्था: सुपन्थाः । मन्थाः परममन्थाः। 
पुमान्‌ । परमपुमान्‌ | गाः । सुगः । सखा । सखायो | सखायः | सुसखा । 
ससजाया । सुसखाय; । परमलखा । परमसखायो। परमसखायः । 
चत्वारः । परमचत्वारः । अतडूबाहः । परमातइचाहः । त्रयाणां 
परमत्रचाणाम्‌ । 


व्यदादिबिविमस्त्रादिस्त्रीग्रहणं च । 


प्रयोजनम्‌ । सः । अनिल; । भस्रका। भख्रिक्रा | वहुभस्त्रका । 
चढुभर्त्रिका। निर्भश्का निर्भस्मिक्रा। स्त्रीप्रहणं च प्रयोजनम्‌ । स्त्रियों 
ख्रियः । राजसिया राजस्त्रियः । 


वर्णग्रहण च सवत्र | 


प्रयोजनम्‌ । छ । सर्वच । अङ्गाधिकारे चान्यत्र च । अन्यतरोदा- 
हतम्‌ । अङ्गाधिकारे 'अतो दीर्घा यञ्ञि सुपि च | इहव स्यात्‌ आभ्याम्‌ । 
घटाभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 

दिव्‌ पथिन्‌ मथिन पुस गो सखि चतुर्‌ अनडुह और त्रि छब्दों मे 
अङ्गाधिकारीय कार्य करने मे तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है। यौ सुयौः आदि 
सच उदाहरण स्पष्ट हें । सब मे तदन्तविधि होकर यथाविहित कार्य हो रहे 
हें। सुपन्था सुगो, सुमखा यहाँ तत्पुर्य समास में न पूजनात्‌ से समासान्त 
निपेष हो जाता हे । परमसखा परमसखायौ में बहुत्रीहि समास है । तत्पुरुष मे 
तो समासान्त टच प्राक्त होता दे । 

त्यदादि भखाठि और खी दाव्द के अग्राधिकारीय काय में तदन्त 
का ग्रहण प्रयोजन हे । सः। अतिम । शोभनः सः। यहाँ पूजार्थक अति शाब्द 
में तद शब्द उपसजन नहीं है ता तदन्त ग्रहण से सवेनामसंज्ञा के कार्य 
हो जाते हैं। वहमस्प्रका बहुभस्त्रिका में भस्पैपाजाज्चाद्वास्वा नन्‌ पूर्वाणामपि से 
इत्व-विकल्प हो जाता है। तदन्तविधिका यह लाभ भी है कि नमपूर्वाणाम्‌ 
ग्रहण नहीं करना पड़ता । राजख्ियौ राजस्त्रिय* मै स्त्रिया. से इयड हो जाता है । 

बणैग्रदण में तदन्त का ग्रहण सब जगह प्रयोजन है । सब जगह कहां? 





१, न पूजनात्‌ से यहाँ समासान्त का निषेव है। पूजार्थ में यहाँ सु भति 
का ही ग्रहण इष्ट है । 


७३२ ब्याकरणमद्दासाष्य 


प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्याः | 


प्रत्ययग्रहणं च अपञ्चम्याः प्रयोजनस्‌। यञिञोः फग्‌ भवति। 
गाग्यीयणः । वात्स्यायनः । परमगार्ग्यायणः । परमवात्स्यायनः । 
दाक्षायणः । परमदाक्षायणः । 


~~ थे 9 
अपञ्चस्या इति किमथम्‌ ; 





अक्षाघिकार मे और अढ्वाधिकार से बाहर भी। अङ्गाधिकार से बाहर के 
उदाहरण पहले अत इन्‌ दाक्षि, प्लाक्षिः ये दिये जा चुके हैं। अज्ञाधिकार 
का उदाहरण अतो दीर्घो यनि, सुपिच यह ह। सुपि च में अतो दीर्घो यनि 
से अतः की अनुवृत्ति आती हे। अत मे अकार यह वर्णप्रहण है। उसमे 
तदुन्तविधि यदिन हो ता आम्याम्‌ ( इदम्‌, इद्‌, अ+भ्यास्‌) यहां इदम्‌ के 
अकार रूप वर्ण में ही सुपि च सेदीर्घ होता । घटाभ्याभ्‌ यहाँ अकारान्त घट 
शब्द में न होता तदन्तम्रइण से हो जाता है । 


जहाँ पन्चम्यन्त से परे प्रत्यय को कार्य विधान किया गया है उसे छोड 
कर अन्यत्र सर्वत्र प्रत्ययम्रहण में भी तदन्त का ग्रहण प्रयोजन हे।' यनिनोश्च 
से युवापत्य म फक्‌ होता हे वदद जेखे गार्ग्यायणः वात्स्यायनः यद्वां गार्ग्य वात्स्य 
दाव्दो से होता है वैसे परमगाग्यायण परमवात्स्यायन. यहां गाग्य वात्स्य शब्दान्त 
प्रातिपदिक से भी हो जाता हैं ।१ 


पन्चम्यन्त से पर कार्थ विधानार्थं गृहीत प्रत्यय में तदन्तम्रइण का निषेध 
क्यों किया गया दे । 





१. पुतन्मूलक ही प्रत्ययग्रहणे यस्मात स विद्वितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहण 
भवति। यह परिभापा ह। जो कि यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययऽञ्गम्‌ सत 
का परिशेष हे । उसी का भावानुवाद हे । नवीन लोग प्रत्ययप्रहणे तदन्ता ग्राह्माः 
ऐसा भी पढ़ते हैं ! 

इस वार्तिक का यह अर्थ नहीं कि जहाँ पञ्चम्यन्त मे प्रत्यय का विधान दै 
वहाँ त:न्तविधि नहीं होती, किन्तु यह क्रि जहाँ पञ्चम्यन्त से परे कार्यान्तर 
विधान के लिथे प्रत्यय का प्रण ( अनुवाद ) है वहाँ तदन्तविवि नहीँ होती । 


२, प्रत्ययप्रहण यस्मात्‌ स विदितस्तदादिस्तदन्तस्य ग्रहणो भवति इस 


परिभाषा के नियम से परमगार्ग्य में भी यजन्त तो गार्ग्य ही हे। परमगाग्य नहीं 


नवम जाहिक ७३३. 
दपत्तीर्णा । परिपत्तीर्णा । 

अलेबानर्थकेन । 
अलेवानर्थकेन तदन्तविधिर्भवति नाम्येनानर्थकेनेति वक्तव्यम्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌? इन्‌ग्रहणे प्लीहन्‌ ग्रहणं मा भूत्‌। उद्ग्रहणे गसुद्‌- 
ग्रहणम्‌ । स्त्रीश्रहणे शस्रीप्रहणम्‌ । संग्रहणे पायलं करोतीति मा भूत्‌। 


दरपन लौर्णा, परिपत्‌ तीणी यहां निष्टा नत्व करने मे केवळ क्त प्रत्यय 
के तकार को ही नतय होते । क्तम्रत्ययान्त तण शब्द के तकार को नत्व न होवे 
इस लिये अपज्चम्या यह निषेध किया गयाहे। रदाभ्या निष्ठातो न. पूरय 
च द* सूत्र म रदाभ्याम्‌ इस पन्चमी से परे नत्वदिधानाथ निष्ठा प्रत्यय को 
ग्रहण क्रिया ह उसमे ठदन्तत्रिधि होगी तो केवल त धातु से विदित निष्टा 
प्रत्यय क्त को ही नस होगा । निष्ठाप्रत्ययान्त तीण के तकार को नत्र न होगा ! 
अनथक से यदि तदन्तविधि हो तो अल रूप अनर्थक वर्ण से ही हो । 
अन्य अनर्थक सेन हो यद कइना चाहिये । क्या प्रयोजन हे? हन्‌ के ग्रहण 


हे इस लिये फक्‌ प्रत्यय यजन्त गार्ग्य स ही होगा परम शब्द छूट जायगा । यदि 

परमगाग्ये को यजन्त मानें जो कि सर्वा असंभव है तो उससे फक करने पर 
परमशब्द को आदिब्रृद्धि होकर पारमगाग्यायणः ऐसा अनिष्ट रप प्राप्त होता है। 
इस लिये भाग्यकार का यहा यही तात्पर्यं समझना चाहिये कि यनन्त स फक्‌ 
करने से तदन्तविधि द्वारा यजन्तान्त प्रातिपडिक भी रख सकते हें । किन्तु फक 
प्रत्यय तो तदादिनियम से यजन्त से ही रोगा। इसी प्रकार दाक्षायणः परम- 
दाक्षायण ये इजन्त के तथा इनन्तान्त से फक्र करके बने उदाहरण हैं। प्रत्यय- 
ग्रहणे यस्मात० इस परिभापा से लभ्य तदन्तग्रहण का येन विधिस्तदन्तस्य से 
लभ्य तदन्त ग्रहण से फलभेद नहँ होना चाह्यि । प्रत्ययग्रहण परिभापा का 
निषेध करने वाली दो परिभाषायें अन्यत्र प्रसिद्ध हे । संछाविधो प्रत्ययम्रहणे 
तदन्तग्रहण नास्ति। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति । 
इन में संशाविधो० यह परिभापा सुप्तिडन्ते पदम्‌ में अन्तग्रहण से ज्ञापित होती 
हैं। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्यय० यह हृठयस्थ हृल्लेखयदणलासेपु में किये 
लेख अद्ृण से ज्ञापित होती है। अन्यथा लेख शब्द के अपुप्रत्यगन्त हने से अण्‌ 
ग्रहण से ही सिद्ध ह तो लेखग्रहण व्यथे हे । स्त्री प्रत्यये चानुपसञेने न यह परिभाषा 
भी प्रत्ययग्रहण परिभाषा का निषेध करती है। इस प्रकार उक्त तीनों परिभाषाओं 
के विपय को छोड कर सर्वेत्र प्रत्ययम्रहण से प्रत्ययग्रहणपरिभापा प्रदत्त होती है । 


७३४ व्याकरणमद्दा भाष्य 


किमर्थमिद्सुच्यते। न पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य 
चेत्येव सिद्धम्‌ । न चेदं तत्‌ , नापि तदुत्तरपदम्‌। 

तन्न वक्तव्यं भवति । 

कि पुनरत्र ज्यायः ? 


तदन्तचिधिरेच ज्यायान्‌। इदमपि सिद्ध भवति। परमाति- 
महान! एतद्धि नेव तत्‌ । नापि तदुत्तरपदम्‌ । 


मै प्छीहन्‌ में स्थित अनर्थक इन्‌ का ग्रहण न होगा । क्योंकि यह अल्रूप 
~ च ~ ॥ ७ 
नही है अल्समुदाय हे । उससे इन्‌ हन्‌ पूषायम्णा शौ, सौ च यह इन्‌ का दीर्धः 
नियम प्लीहन सन छगेगा तो प्लीहानी प्लीहानः यहां उपधा दीधे हो जाता 
है। उद्‌ के ग्रहण मे गर्मुद्‌ के अनर्थक उदू का ग्रहण न होगा | क्योंकि यह 
अनर्थक झल्रूप नहीं है अलसमुदाय हे । उससे गर्मुत्‌ स्थाता यहां उद 
स्थास्तम्भो पूर्वस्य से पूर्वसवणे नहीं होता हे । स्त्री के महण में शास्त्री के 
अनर्थक स्त्री शब्द का ग्रहण नही होगा । क्योंकि यह अनर्थक अळू रूप नहीं 
है। उससे शस्त्र्यी शस्त््यः यहां खिया से इयङ्‌ नहीं होता है। सम्‌ के 
हा ~ © 
ग्रहण में पायसम्‌ करोति के अनर्थक सम्‌ का ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि यह 
अनर्थक अळ्रूप नरा हे । उससे पायसं करोति यहां सम्‌ से परे कृ को 
सम्परिभ्या करोतौ भूषण से सुट्‌ नहीं होता है । 


अलेवानर्थकेन यद्व नियमार्थ वचस विशेषरूप से किस लिये बनाया 
है? क्या यदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपद्स्य च से इष्ट सिद्ध नहीं दो सकता! 
क्योंकि प्लीहन इत्यादि मे इन्‌ इत्यादि नतो इन्‌ आदि रूप ही हैं और न 
हन्‌ आदि उत्तरपद वाले हैं । प्छीइन्‌ में समास न होने से इन्‌ उत्तरपद में 
नहीं हें । इसी प्रकार गर्मुद्‌, शस्त्री, पायसम्‌ में उदू, स्त्री और सम्‌ उत्तरपद 


~ 


नहीं हैँ । 

अलेवानर्थकेन इख नियम वचन के बना देने पर पदाङ्गाधिकारे तस्य० थद 
चचन नही बनाना पड़ेगा । इसी से सर्वत्र कास चल जायगा । 

इन दोनों चचनो में कोन अधिक उपयुक्त हे । 


अलेवानथकेन इस नियम वचन द्वारा विधि करना ही अधिक उपयक्त 
हे । इससे परमातिमददान्‌ भी सिद्ध हो जाता है अतिशयितो महान अतिमहान । 
परमश्रासी अतिमहान्‌ परमातिमहान्‌। यहां न तो केवल महत, शब्द दै। और 


नवस आह्निक ७३५ 


अनिनस्मन्ग्रहणानि च । 


अनिनसुमनग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेत च तद्न्तविधि प्रयोज- 
यन्ति । अन्‌--राक्षेत्यर्थवता, सास्नेत्यनर्थकन । इन--दण्डीत्यर्थचता, 
चाग्ग्मीत्यन थकेन । अस्‌-सुपयाः इत्यर्थवता, सुस्रोताः इत्यनर्थकेन । 
मन--खझुशर्मा इत्यर्थवता, सुप्रथिमा इत्यनर्थकेन । 


यस्मिन्‌ बिषिस्तदादावलूग्रहणे । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादाविति वक्तव्यम । कि प्रयोजनम्‌? अचि 

® द्‌ ~ पुति ~ > > 
इनुघातुश्च॒ञं व्योरियड्धबडगविति इहँव स्यात्‌ श्रियो। भुवो। श्रियो 
स्वः इत्यत्र न स्यात्‌ । 








न ही महत्‌ शब्द उत्तरपद म ह । उत्तरपद म तो अतिमहत्‌ शब्द हे । इस लिये 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च० स यह गृहीत नहीं दोगा तो सान्तमहतः संयोगस्य से दीधे 
नहीं सिद्ध होता । असैवान्थकेन से तदन्तविधि होकर दीर्ध सिद्ध हो जाता हे । 


अन्‌ हन्‌ अस्‌ मन्‌ ये भर्थवान्‌ या अनर्थक केसे भी हो तदन्तविधि में 
ले लिये जाते दे । अन्‌ जैस--राज्ञा । यहाँ राजन्‌ मे अन्‌ शब्द कनिन प्रत्यय 
रूप होने से अर्थवान्‌ हूं। साम्ना यहाँ सामन म मन्‌ प्रत्यय का अवयव 
होने से अनर्थक है। दोनो को अन्नन्त मान कर अल्लोपोऽन से अकारलोप हो 
जाता हे । इन्‌ जेसे-दभ्डी। यहां दण्डिनू मे इन्‌ प्रत्यय अर्थवान्‌ है। वाग्मी 
हाँ वाग्ग्मिन्‌ में ग्मिन्‌ प्रत्यय का अवयव होने से अनर्थक है। दोनो को 
इन्नन्त मान कर सो च से दीधे हो जाता हे । अस्‌ जेसे--सुपयाः । यहाँ असुन 
प्रत्यय का असु अर्थवान्‌ ह । सुखोता. यहां तुट्‌ आगम सहित अनर्थक है । 
दोनो को असन्त मान कर अत्वसन्तस्य चावातोः से दीर्ध हो जाता हे । मन्‌ 
जेसे--सुञमा । यहां मनिन्‌ प्रत्यय का मन्‌ अर्थवान्‌ हे । सुप्रथमा यहां इमनिच 
का अवयव होने से अनर्थक हे । दोनो को नान्त मान कर सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
से उपधादीध दो जाता हे । 


वर्ण सम्बन्धी सप्तम्यन्त विशेषण परे रहते यदि कोई विधि की जावे तो 
उस विशेषण म तदादिविधि होती हैँ ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन हे? 
अचि इनु धातु० में अचि यह अच्‌ वर्ण सम्बन्धी सप्तमी विभक्ति प्रत्यय का 
विगेषण हे उसमें तदादिविधि होकर अजादि प्रत्यय परे रहते यह अर्थ हो 
जायगा। नहीं तो अच परे रहते यही अर्थ रहता । उससे श्रियो म्रुवौ यहां 


७३ है व्याकरणमहाभाप्य 


वृद्धेयस्पाचामादिस्तद्‌ इद्धम ॥१।१।७३॥ 
वृद्धित्रहणं किमर्थस्‌ ? 
यस्याचामादिस्तद्‌ बृद्धस्‌ इतीयत्युच्यमाने दात्ताः राक्षिताः 
अत्रापि प्रसज्येत | बुद्धिप्रहणे पुनः क्रियमाण न दोषो भवति । 
अथ यस्यग्रहणं किमर्थम ? 
~ ~ 
यस्येति व्यपदेशाय । 
अथाजग्रहणं किमर्थस्‌ ? 
ब्रद्धिर्यस्यादिस्तद्‌ वृद्धस्‌ इतीयत्युच्यमाने इहेव स्यात्‌- ऐति- 


कायनीयाः । औपगवीयाः। इह न स्यादू- गार्गीयाः वात्सीयाः इति । 
अज्श्रहणे पुनः क्रियसाणे न दोषो भवति । 


भो रूप अच परे रहते दी इयङ उवड होत । किन्तु श्रिय. श्र यहाँ जस्‌ 
परे रहते न होते । क्योकि जस्‌ अजादि तो है पर अच नहीं है । तदादिविधि 
दो जाने मे अज्ञादि जस्‌ परे रहते भी इयङ्‌ उवङ्‌ हो जाते हैं । 


वृद्धिम्रहण किस लिये किया है? 


यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ इतना सूत्र दोने पर दात्ता राक्षिता. ( दत्तस्य 
रक्षितस्य च छात्राः । दत्त रक्षित-भण्‌ ) यहाँ भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त होती हे । बृद्धसंशा 
होकर दृद्धाच्छ से भण्‌ का बाधक छ प्रत्यय प्राप्त होगा । दुद्धिग्रदण करने पर 
दोष नही होगा क्योकि दत्त रक्षित शब्दों मे आदि अच्‌ वृद्धिसंशक नहीं है । 

यस्य ग्रहण किस लिये किया है ? 

यस्य ग्रहण संज्ञी के ब्यपदेश एवं बोध के लिये किया है। जेसे-- 
स्वं रपं शब्दस्य, अणुदित्सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य, ग्रेन विविस्तदन्तस्य इत्यादि में 
पष्टी विभक्ति से संज्ञी का निर्देश है ऐसे ही यहां वृद्धसंज्ञा में भी यस्य यह 
पष्ठी श्रिभक्ति संज्ञी के निर्देश के लिये हैं। उससे सूत्र का अर्थ होगा--जिख 
शब्दसस्ुदाय के अचो मे आदि अच वृद्धिप्तज्ञक हे वह शब्द समुदाय वृद्धसञ्चक 
होता हूँ । 


अच ग्रहण किस लिगि किया हैं ? 


ृद्धियै'यादिस्तद्‌ इद्धम्‌ इतना सूत्र होने पर ऐतिकायनीयाः ओपगवीया 





नवम भाहिक ७३७ 
अथादिग्रहणे किमर्थम्‌ ? 
वृद्धिर्यस्याचां तद्‌ बद्वम्‌ इतीयत्युच्यमाने सभाखंनयने भवः 


साभासेनयनः इत्यचापि प्रसज्यत । आदिग्रहणे पुनः क्रियमाणेन दोषो 
भवति । 


ठृद्धसञ्ञायामजसनिवेदादनादित्वम्‌ | 


बूड संमायामजसंनिषेशाद्‌ आदिरित्येतन्नोपपद्यते । नह्यचां 
सांनवशा. स्त । 


चन चेचे विभायते अनेवादिरिति । 
( ऐतियायनस्थ जीपगत्रस््र छात्रा । ऐतिकायन, नौपगव-छ ) यहां वृद्धसंज्ञा हो 
सकेगी । गार्गाया वात्सीयाः ( गार्ग्यस्य वात्स्यस्प छात्रा.) यहाँ न हो सकेगी। 
क्योकि अच्च ग्रहण के अभाव में सूत्र का अर्थ होगा--जिस समुदाय का 
भादि अक्षर वृद्धि संक हे वह समुदाय वृद्ध संशक होता दै । उससे ऐतिका- 
यन औपगत्र के आदिमें ऐ औ ये वृदिसक्षक भक्षर द्दे इस लिये यहां तो 
वृद्दसझा हो जायगी किन्तु गार्ग्य वातस्य के भादि में गकार वकार हें वह 
वृद्धिसंज्ञक नहीं हं इस लिये वहां वृद्धसंज्ञा न हो सकेगी । अच्च ग्रहण करने 
पर दोप नहीं होगा । क्योंकि समुदाय में विद्यमान अचो के मध्य में आदि अच्‌ 
लिया जायगा तो गारग्य वात्स्य समुदाय में विद्यमान अचो मे आकार के आदि 
अच द्वोने से बुद्धसंज्ञा सिद्ध हो जाती हृ । 

भादिग्रहण किस लिये किया ह ? 

श्रद्धियस्याचां तद्‌ वृद्धम्‌ इतना सूत्र होने पर सभासंनयने भवः साभा- 
संनयन. यहां सभार्सनयन की भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त होगी। क्योकि इस समुदाय 
में विद्यमान अचा में भीं शब्द का आकार वृद्धिसंज्ञक हें। आदिम्रहण करने 
पर तो दोष नदीं होता । सभासंनयन म भ शब्द का आकार वृद्धिसंजक होता हुआ 
भी अच समुदाय के आदि में नहीं है । 

बुद्धसंशा में केवळ अचों का ही समुदाय संनिविष्ट न होने से अचों के 
सध्य में आदि होना नदी वनता । हल रहित केवळ अचों का क्रमवान्‌ समुदाय 
तो कदी ( किसी प्रातिपदिक में) संनिविए है नहीं। उस अवस्था में आदि अच्‌ 
का होना केसे संभव है । 

यदि ऐसा मान छै कि अन्इल्समुदाय में जहां आदि अच्‌ बृद्धि हे वहां 
वृद्धसंज्ञा होती है तो क्या हानि? 


७६८ व्याकरणमहदांमाण्य 
नैंचे शक्यम्‌ । इद्दैव प्रसज्येत ओपगचीयाः । इह न स्याद्‌ गार्गीयाः । 
एकान्तादित्वं तर्हि विज्ञायते । 


एकान्तादिले च सर्वप्रसङ्गः । 


इहापि प्रखज्येत-सभासेनयने भवः साभासंनयनः इति । 


सिद्धमजाकृतिनिर्देशातू । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। अच आक्कतिर्निदिंश्यते । 


१७ 


ऐसा भी नहीं दो सकता! वैसा मानने पर ओपगवीयाः में ही वृद्धसज्ञा 
हो सकेगी । यार्गायाः में न हो सकेगी। क्योंकि ओपगव ओर गाग्य इन दोनों 
अजूदछूसमुदायों में लोपगव में ही आदि अच भोकार वृद्धिसंज्ञक है। गार्गीयाः में 
नहीं हैं । 
तो फिर अजदळ्समुदाय म एकान्त एवं अवयव बना हुआ आदिं अच 
बृद्धिसञ्चक देख कर वृद्धसंज्ञा मान ले । 


अज्ञहकुलमुदाय के अवयवभूत आदि अच को बृद्धिसंञ्चक देख कर यदि 
समुदाय की वृद्धसंशा मानेंगे तो उन सभी समुदायों की बृद्धसंज्ञा प्राप्त होगी 
जिनमें कहीं भी इद्धिसञ्चक आदि अच्‌ अवयव बना हुआ है। उस अवस्था 
मं सभासनयन शब्द की भी वृद्धसज्ञा प्राप्त हो जायगी। क्योंकि सभासंनयन 
इस अजूदल्ससुदाय म भी वृद्धिसंक्ञकक भाका आकार संनयन का आदि अवयव 
चना हुआ है । 


अच की क्षाकृति का निर्देश मान कर उक्त दोषन होगा । यहां हम 
अच्‌ व्यक्ति न लेकर सम्पूर्ण अच जाति लेगे। जिल अजुहलससुदाय में अच्‌ जाति 
की अपेक्षा आदि अच्‌ वृद्धिसंज्ञक होया उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा मानेंगे तो 
सभासनयन की वृद्संक्ञा न होगी। क्योकि सभासँनयन मे भा का क्षाकार 
सम्पूण अचों के आदि में नहीं हे ।* 








१ यद्यपि प्रातिपदिक अजूहलूरूप समुदाय हे, तो भी अचाम्‌ इस वचन 
से अजाकृति का ग्रहण दोगा । हलाकृति विद्यमान होती हुई भी विवक्षित नहीं 
होगी तव सूत्रार्थ होगा--जिस शब्द का उसमें होने वाले सभी अचां की अपेक्षा 
आदि अन्‌ दृद्धिसंजक हे वह शब्द वृद्ध सजक होता हे । 


नवम आहिक ७३९ 
एवमपि व्यञ्जनेन्यचहितत्वान्न प्राप्नोति । 
व्यञ्ञनस्याविद्यमानत्व यथान्यत्र । 
व्यञ्जनस्याविद्यमानवदूभावो वक्तव्यो यथान्यत्रापि व्यञ्जनस्या- 
विद्यमानवदूभाचो भवति । काल्यत्न । स्वर । 

वा नामधयस्य | 
बुद्वसंना वक्तव्या | देवदत्तीयाः । दवदत्ता: । यज्ञदतत्तीयाः । याशद्त्ताः | 

गोत्रात्तरपदस्य च । 


गोत्रोत्तरपदस्य च बुद्धस्ंणा वक्तव्या । कभ्वल्चारायणीयाः । 
ओदनपाणिनीयाः । घुतरीढीयाः । 





फिर भी व्यस्जनों की आहति का व्यवधान होने से अन्न नच--भाक्गति 
के आदि सं न मिल सकेगा । 


च्यन्जनों की आहति अविद्यमान मानी जायगी। जसे अन्यत्र भी 
व्यञ्जन अविग्रमानवत्त माने जात है) अन्यत्र कह्दां? स्व॒रविषय सं । इस प्रकार 
सर्वत्र इष्ट त्रिय से वृद्धसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 


पौस्येय नाम की वृद्धसेज्ञा विकल्प से कहनी चाहिये । देवदत्तीया 
दैवदत्ता । यज्ञदत्तीयाः याज्ञदत्ता । यहाँ देवदत्त यज्ञदत्त इन पुरूषनामो की 
विकल्प से वृदसेज्ञा होकर बृद्धसेजा पक्ष म शेपिक छ प्रत्यय हो जाता है। 
बृद्धसञ्चा के अभाव में शपिक अण हो जाता हे । 


गोत्र प्रत्यय है उत्तरपद से जिसके ऐसे शब्द की भी बृइसेज्ञा कहदी 
चाहिये । कम्वलचारायणीया । ओदनराणिनीया' । घृतरौढीया । यहाँ चरस्य गोत्रापत्यं 
चारायणः । पाणिनस्य गोत्रापत्यै युवापत्यै वा पाणिनि" । रूढस्य गोत्रापत्य रौढिः। 
ये गोत्रप्रत्ययान्त हैं । कम्वलप्रिय चारायण कम्बद्चारायरणः । ओदनप्रिय 
पाणिनिः ओद्नपाणिनिः । घृतप्रधानो रौढिः पृतरीढिः। तेषा छात्रा, कम्बलः 
चारायणीयाः इत्याडि। यहां उत्तरपदलोपी कर्मधारय समास में दृद्धसंज्ञा 
होकर शैषिक छ प्रत्यय हो जाता है । 


७४० व्याकरणमहाभाष्य 


गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ । 


गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत्‌ प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम्‌ । पतान्येचो- 
दाहरणानि । 


किमविशषेण ? 


नेत्याह । 
जिह्वाकात्यहरितकात्यवरजेम्‌ । 


जिह्लाकात्यं हरितकात्यं च चर्जयित्वा । जैह्वाकाताः | हारितकाताः । 
किं पुनरत्र ज्यायः । 


'गोत्रान्ताढा ऽसमस्तवदिःत्येव ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति। 
पिङ्गलकाण्ड्यस्य छात्राः पेङ्गळकाण्वाः । 


अथवा गोत्रप्रत्ययान्त को असमस्त की तरह समास रहित की तरह 
स्वतन्त्र माव कर उससे यथाविहित प्रत्यय होता हे ऐसा कहना च'द्ये। यदी 
पूर्वोक्त कम्वल्चारायणीया, आदि उदाहरण हैं। कम्बलचारायण भादि में 
गोत्रप्रत्ययान्त चारायण आदि को असमस्तवत्‌ मानने पर चारायण आदि स्वयमेव 
ृद्धियेस्याचामादि ० से वृद्धसंशक हो जायेंगे । अलग वृद्धसज्ञा कहन की आवश्यकता 
न होगी । 


च 


क्या सामान्य रूप से सभी गोत्रप्रत्ययान्तों को असमस्ववत्‌ मान लेना 
चादिये। 


नहीं । जिह्वाकात्य जोर हरितकात्य को छोड़ कर । कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः । 
जिह्वाप्रवान कात्य जिह्वाक्रात्यः । हरितवर्ण, कात्य हरितकात्य. । तस्य छात्रा 
जेह्वाक्राता', हारितकाता । यहां गोत्र प्रत्ययान्त कात्य शब्द को असमस्तवत्‌ 
नहीं माना जायया तो कात्य के वृद्ध न होने से वृद्धाच्छ से शेषिक छ प्रत्यय 
नहीं हुभा। बल्कि कण्वादिभ्यो गोत्रे से शैषिक अण्‌ प्रत्यय हो गया । आपत्यस्य च 
तद्धिते-नाति से कात्य के यकार का लोप हो जाता है । 


गोत्रोत्तरपदस्य च और गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ इन दोनो वचनों में कौन 
अधिक उपयुक्त दै ? 


गोशन्ताद्वाऽसमस्तवतत्‌ यही वचन अधिक उपयुक्त है । उससे पिङ्गल 
काण्व्यस्य छात्रा; पब्चलकाण्वा' यह भी सिद्ध हो जाता हँ । कण्वस्य गोत्रापत्यं 


नवम भाद्विक ७४१ 


त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ 


यस्याचामादित्रहणमचुतर्वते उताहो न । 
किं चातः | 


यद्यनुवर्तते, इह च प्रसज्यत त्वत्पुत्रस्य छात्राः त्वात्पुत्रा4 | इह च 
न स्यात्‌ त्वदीयो मदीय इति । 


क ha ७ 

अथ निवृत्तम्‌ , एङ्‌ प्राचां देश यस्याचामादिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

पवे तहानुवर्तत । 

कर्थ त्वात्पुत्रा मात्पुत्रा इति ? 
काण्व्यः। पिझ्ञलश्चासौ काण्व्यः पिञ्गलकाण्व्यः । तस्य छात्रा’ पेद्नलकाण्वाः॥ यहाँ 
गोत्र प्रत्ययान्त काण्य्य शब्द को असमस्तवत्‌ मानने से काप्थ्य शब्द स्वतन्त्र 
हो जाता है तो वृद्धाच्छ. से प्राप्त छ को कण्वादिभ्यो गोत्रे से विहित अण 
प्रत्यय वाध लेता हैं। यदि असमस्तवत्‌ न मान कर गोत्रोत्तरपदस्य च से 
बुद्धसंज्ञा कर दें तो काण्व्य शब्द के स्वतन्त्र न होने से कण्वादिभ्यो गोत्रे से 
छ प्रत्यय की बाधा न होगी । तव वृद्धाच्छ से छ होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


पूर्वसूत्र से यहाँ यस्याचामादिम्रहण की अनुवृत्ति आती है या नहीं ? 

इससे क्या ? 

यदि अनुदृत्ति आती हे तो सूत्र का अर्थ होगा--जिस समुदाय के 
अचों के मध्य में त्यदादि शब्द आदि में हों उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा होती 
हे । उससे त्वत्पुत्रस्य छात्रा त्वासुत्राः यहाँ त्वत्पुत्र इस समुदाय के आदि 
में त्यदादि होने से बृहसंज्ञा हो जायगी तो इद्धाच्छः से क्षण को वाध कर 
झेषिक छ प्रत्यय प्राप्त होगा । और त्वदीयः मदीय ( तव मम इदमू) यहां 
त्यदादि के किली समुदाय के आदि मे न होने से दृद्दसंज्चा न होगी तो 
छ प्रत्यय न हो सकेगा। यदि यस्याचामादि ग्रहण की अनुवृत्ति यहाँ नहीं आती 
तो आगे आने वाले एङ्‌ प्राचा देशे सूत्र में यस्याचामादिं ग्रहण करना होगा । 


यस्याचामादिग्रहण की अनुवृत्ति यहां आती है । 


त्वात्पुत्राः मात्पुत्राः कैसे बनेंगे ? 


७४२ व्याकरणमहाभाष्य 


सस्वन्धमञुवर्तिप्यते । -वृद्विर्यस्याचामादिस्तद्‌ बृद्धम्‌। त्यदा- 
दीनि च वृद्धसंज्ञानि भवन्ति .। ब्ृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌। 
पङ््‌ प्राचां देशे यस्याचामादिश्रहणमञुवर्तते। दुद्धिश्रहर्ण निवृत्तम्‌ । 
तद्यथा कश्चित्‌ कान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादत्ते।) स यदा 
निष्क्ान्तकान्तारो भवति तदा सार्थ जहाति। 


3 
‘2 


एङ्‌ प्राचां देशे ॥ १।१।७५॥ 


एड प्राचा देशे शेषिकेष्विति बक्तव्यम्‌। 
सैपुरिकी सैपुरिका स्कोनगरिकी स्कोनगरिकेति । 





सम्बन्ध का अनुवतैन करेगे । बृद्धियेस्थाचा० यह पहला सूत्र है । उसके 
बाद त्यदादीनि च यह सूत्र हे । इसमें पूर्व सूत्र की सम्पूण अलुवृत्ति आने 
पर भी केवल वृद्धम्‌ इतने अंश काही सम्बन्ध करेंगे। अन्य अंग का सम्बन्ध 
उसी के साथ रदेगा। तो इस सूत्र का अर्थ होगा--त्यदादि शब्दों की वृद्ध 
संज्ञा होती हे । क्षाम एङ्‌ प्राचां देशे यह सूत्र है। उसमें पूर्व सूत्र के यस्या- 
चासादिप्रहण का ही सम्बन्ध होगा । बृद्धिग्रहण की निवृत्ति हो जायगी तो अर्थ 
होगा--जिस समुदाय के आदि में एड्‌ हे वह समुदाय प्रागुदेश के अभिधान 
से वृद्धसेज्ञक होता हे ' जैसे कोई मनुष्य भयंकर जंगल आ जाने पर साथी 
को सहारे के लिये ले लेता है । वह जब जंगल से निकल जाता हे तब आवश्यकता 
न होने से साथी को छोड़ देता हे । इसी प्रकार यहाँ भी आवश्यकतानुसार 
सम्बन्ध का अनुवर्तन होगा । 


एड्‌ प्राचा देशे विधीयमान वृद्धसंज्ञा केवळ शैषिक प्रत्यय करने में ही 
कहनी चाहिय। जिससे अपत्य विकारादि अन्य अथी में वृद्धसंज्ञा न हो। 
सेपुरिकी सेपुरिका ! स्क्रोनगरिकी । स्कौनगरिका । ( सेघुरे स्कोनगरे च भवा ) यहाँ 
सेपुर स्कोनगर ये प्राचीन वाहीकम्रामवाची शब्द हैं। उनकी शैषिक प्रत्यय 
विधान सं वृद्धसज्ञा हो जायगी तो वाहीकय्रामेम्यश्च से भव अर्थ में ठल निद 
प्रत्यय हो जाते इं ।' 


१. यहा प्रदीपकार श्री कैयट लिखते हैं कि कुणि नामक किसी प्राचीन 
व्याख्याकार ने इस सूत्र में प्राचाम्‌ का अर्थ प्राचीन आचार्यों के मत में ऐसा 
किया हें! अन्य व्याख्याकारों ने प्राचाम्‌ को देश का विशेषण मान कर प्राच्य 


नवम शाह्विक ७४३४ 


कश 


नवाह्विक महाभाष्य सम्पूर्ण हुआ । 








देश के अभिधान में या प्राच्य देण के कथन में ऐसा अब किया हे । भ्राचाम्‌' 
को आचाय का विशेषण सानने पर तो चाहे प्राच्यम्रामहो या उदीच्य हो या 
दोनों से बहिभूत वाहीकप्राम हो सर्वत्र वृद्धसज्चा हो जायगी। क्रोडे भव क्रोडः 
यहाँ उदीच्य्राम न॑ ओर देवदत्ते भत्रः दवदत्त यहां वाहीक माम में प्राप्त 
रद्धसंजञा व्यवस्थित-विभाषा से नहीं हुई। जिनके मत में देवदत्त यह प्राच्यग्राम 
ह और जो प्राग्‌ देशाभिधान में व्रद्धसंज्ञा मानते हैं उनके मत मे देवदत्त की 
उद्धसज्ञा होकर काश्यादिगण में पठित होने से छ को वाध कर काश्यादिश्य- 
प्ठज़ निठो मे ठन्‌ निठू हो जायेंगे तो दवदत्तिकी देत्रदत्तिका ये रूप बनेंगे ॥ 


© रि ७ 9. 
छान्राणामुपकुवती भृशमिय हष हुदस्पन्वतो 
व्याख्या बोधमभीष्सित प्रदिशती पूर्वापर युञ्जती । 
भाष्याथ च विवृण्वती सुविशदं प्रइनानभिव्यनजती 


राराज्यात्सतत विमत्सरबुधाँ स्वान्तं पर प्रीणती ॥ 


इति श्रीचारुदेवश्ञास्त्रिणः कृतिषु नवाह्विकस्य व्याकरणमहाभाष्यस्य 
सविवरणो हिन्यनुवाद पार्तिमगात्‌ । 


शुभे सूत्रादष्यापकानामध्यायकानां च ॥ 


